मध्यएसिया का ३ हः 


खण०५- १ 


राहुल सांकृल्यायन 


बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ 


पदना 


प्रकाशक 
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद 
पटना 


प्रथम सस्करण, वि० स० २०१३, सन्‌ १९५६ ई० 
सर्वाधिकार सुरक्षित | 
मूल्य १०॥॥)) सजिल्द १२॥) 


सकल 
सम्मेलन मुद्रणालय 
प्रयाग 


समर्पण 


परगत डा० कार्श।असाद जायसवालकों 
जिनकी स्मृति अठारह वर्षोंके अनन्त वियोगके बाद भी 
मेरे जीवनकी श्रिय निधि है 


वक्‍त 
“विद्वानेव विजानाति विद्वज्जनपरिश्रमस्‌” 


बिहार-राज्य के शिक्षा-विभाग के अन्तर्गत यह परिषद्‌ एक साहित्यिक सस्था है। 
अबतक इसके द्वारा दो दर्जन महत्वपूर्ण पुस्तको का प्रकाशन हो चुका है। उन्हें समस्त हिन्दी- 
ससार ने पसद भी किया है। 

सन्‌ १९५४ ई० मे, बिहार के तत्कालीन शिक्षासचिव श्री जगदीशचन्द्र माथुर आई० 
सी० एस० के अनुरोध से, परिषद्‌ ने इस पुस्तक का प्रकाशन स्वीकृत किया था। किन्तु परिषद्‌ 
की स्वीकृति से पूर्व ही इसके दूसरे खण्ड के कई फार्म लखनऊ में छप चुके थे। तब भी, हिन्दी 
में ऐसी पुस्तक का अभाव और एक अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा उस अभाव की पूर्ति का सत्प्रयास 
देखकर, परिषद्‌ ने अपने नियमों के अपवाद-स्वरूप, विशेष परिस्थिति मे, वह स्वीकृति दी थी | 

इसलिए कि लेखक ने इस पुस्तक के दूसरे खण्ड की छपाई पहले ही शुरू करा दी थी, 
इस पहले खण्ड की पाण्डलिपि भी--दोनो खण्डो की एक-सी छपाई कराने के विचार से-- 
लखनऊ भेज दी गई। परन्तु कुछ अनिवायें कारणो से जब दूसरे खण्ड की ही छपाई में विलस्ब 
होने लूगा, तब प्रस्तुत खण्ड को पहले ही प्रकाशित करना आवश्यक समझ, प्रयाग में इसकी छपाई 
का प्रबन्ध करना पडा, क्योकि इसके लिए लखनऊ में खरीदा हुआ कागज भी प्रयाग भेजना था । 

हम चाहते थे कि दोनो खण्ड एक साथ ही प्रकाशित हो। पर दूसरा खण्ड इससे कुछ 
बडा है। फिर भी हम उसे अविलम्ब प्रकाशित करने में प्रयत्नशील हैं। आशा है कि वह भी 
शीघ्र ही पाठकों की सेवा में पहुँचेगी । तबतक इस खण्ड का पहले निकल जाना उचित ही हुआ । 

इस पुस्तक में विभक्तियों के चिह्न सर्वत्र शब्दों के साथ लगे हुए हे। परिषद्‌ की अन्य 
पुस्तको में ऐसा नही है। किन्तु इस पुस्तक के दूसरे खण्ड के कई फार्म जेसे पहले छप चके थे 
वैसे ही इस खण्ड के भी छपवाने पडे। कारण, दोनो खण्डो की छपाई में समता रखना आवशध्यक 
प्रतीत हुआ। विभक्तियों को शब्दों से हटाकर या सटाकर लिखने-छापने की परिपाटी आज 
भी हिन्दी-जगत में प्रचलित हैं। अत पहले के छपे हुए पृष्ठो को नष्ट करके परिषद्‌ की परम्परा 
के अनुसार पुन नये सिरे से छपाई शुरू कराना हमने अनावश्यक समझा, क्योकि पुस्तक के 
महत्त्व मे इससे कोई बाधा नही पडी है। 


(६) 


अस्तु। भारत का इतिहास पढने पर प्रायः ऐसा अनुभव होता है कि मध्य एसिया के 
इतिहास से भारत के इतिहास की कितनी ही घटनाएँ सम्बद्ध हे । परन्तु हिन्दी में मध्य एसिया 
के कुछ देशो के भौगोलिक एवं ऐतिहासिक विवरण तो मिलते हे, सम्पूर्ण मध्य एसिया का क्रम- 
बद्ध इतिहास नहीं मिलता । इसलिए अनेक ऐतिहासिक जिज्ञासाओं का समाधान नही हो पाता 
था। आशा है कि अब यह पुस्तक भारत और उसके पडोसी देशो के इतिहास की श्वुखला को 
अटूट सिद्ध करके पाठको को सन्तुष्ट करेगी। 
इस पुस्तक के समर्थे लेखक महापण्डित श्री राहुल साकृत्यायनजी अन्तरराष्ट्रीय ख्याति 
के विद्वन्‌ हे। इस यूग के आप एक धुरन्धर साहित्यकार हे । साहित्यिक शोध का क्षेत्र आपके 
अनवरत अनुसन्धानात्मक परिश्रम एवं लेखनी-सचालन से बहुत उबर हुआ है। आपकी अथक 
लेखनी ने कितने ही ऐसे विषयो को सनाथ किया है, जिनकी ओर हिन्दी-ससार के विद्वज्जनो 
का ध्यान आक्ृृष्ट नही हुआ था। अत हिन्दी-साहित्य आपकी खोज की लगन और देन से बहुत 
लाभान्वित हो रहा है। विव्वास हैं कि यह पुस्तक भी हिन्दी-साहित्य के एंक चिर-अनुभूत अभाव 
की पृत्ति करेगी तथा ऐतिहासिक गोध के कामो मे भी सहायक होगी । 
शिवपूजन सहाय 


दीपावली, सवत्‌ २०१३ वि० (सचालक ) 





कर. बे ७.2. ० 2. 





कै 
हक] 
[इ 





पे 

मै १ 
रह 
| 


है 


- मैं 
प्र्प्फत ; 
श्र 
2 हठ दर क्या 
है" ॥ मै न 
जे ट कह, 
हा हि 
की ग ञ्‌ 


भूमिका 


भारतके दतिहास की जगह मध्य एसियाके इतिहासपर मैंने क्यों कलम उठाई, यह प्रश्न 
हो सकता है। उत्तर आसान है। भारतके इतिहासपर लिखनेवाले बहुत है। जिसका अभाव 
है, उसकी पूर्ति करना जरूरी था, यही विचार इस प्रयासका कारण हुआ। अपनी यात्राओम 
में रूस और मण्य-एसियाके सम्पर्कमे आया, उनके ऊपर कितनी ही पुस्तके लिखी और अनु 
वबादित की । उसी समय विचार आया, आधूनिक ऐतिहासिक घटनाओको पिछले इतिहासकी 
पृष्ठभूमिमे देखना चाहिये। इस तरफ आगे बढा, तो यह भी मालूम हुआ, मध्य-एसियाका 
इतिहास हमारे देशके इतिहाससे बहुत घनिष्ट सम्बन्ध रखता है। द्वविड (फिनो-द्रविड | जाति-- 
जिसने मोहनजोडरो और हडप्पाके भव्य नगर और यशस्वी सिन्धु-सभ्यताको प्रदान किया--- 
का सम्बन्ध मध्य-एसियासे भी था। हालके पुरातात्विक अनुसन्धान बतलाते हे, कि आर्योका 
सम्पर्क द्रविड जातिसे सबसे १हले सिन्ब्‌-उपत्यकामें नही, बल्कि ख्वारेजूममे हुआ था। वहा परा- 
जित करके उनका स्थान ले आय॑ भारतकी ओर बढे। उनका बढाव पिछली विजित भूमिको 
बिना छोडे आगे को तरफ होता रहा, इसीलिये भारतीय आरयोंकी परम्परा में अपने-पुराने छोडे 
हुये स्थानका उल्लेख नही पाया जाता । आयोंकी अनेक लहरोके बाद ग्रीक लोगोने भी बाह्त्रिया- 
से आकर भारतके कुछ भाग पर शासन किया। शक-कुषाण भी वहासे ही होकर आये। तथा- 
कथित हण--हेफ्ताल--भी मध्य-एसियासे भारतकी ओर बढे। तुर्क और इस्लाम भी वहासे 
चलकर भारत आया। इन शासको और उनकी जातियोके इतिहासका एक भाग मध्य-एसिया- 
में पडा रहा, जिसे जाने बिना हम अपने इतिहासको समझनेमें गलती कर बैठते हे । इस दृष्टि से 
भी मुझे इस पुस्तकके लिखनेकी प्रेरणा मिली । 
यद्यपि में अपने इतिहासको मध्य-एसिया---अर्थात्‌ मुख्य चीत, भारत-अफगानिस्तान, 
ईरान, कास्पियन समुद्र और रूस द्वारा घिरी हुई भूमि---तक हे। सीमित रखना चाहता था, 
लेकिन इतिहासकी नदी बहुत टरढी-मेढी! बहती है, जिसके कारण मुझे इन सीभात देशोके 
इतिहास में भी कही-कही भटकना पडा। वैसा न करनेंसे विषयकेः समझनेमे कठिनाई होती । 
तामोके उच्चारणमे हिन्दीमे अभी हमारी कोई परप्परा नहीं बनी है, विशेषकर उन 
नामोके बारेमे, जो कि पहली बार इस पुस्तकभे आ रहे हे । अग्नेज़ों और अग्रेजीका उच्चारण 
सबसे भ्रष्ट होत। है, इसलिये मैने उससे बचनेकी कोशिश की है । जन इसके बारेमें ज्यादा अच्छे 
रहते हैं, और अपनी अधिक उच्च(रणानुरूप लिपिके कारण रूसी सबसे अच्छे हे। पर, मूल 
भाषाओकी लिपियोमे जो दोष हे, उसे वह कैसे दूर कर सकते हे ” मगोल लिपिमे मुश्किलसे 
डंढ दर्जन अक्षर हे । वहा क, ग, और ह में कोई अन्तर नही है। कंगान, खगान, हंगान, हकान 
चाह जिस तरह एक ही लिखे शब्द को पढ लीजियें। चीनी नामोके उच्चारणमें भी ऐसी 
कठिनाई है। इसके अतिरिक्त पुस्तककी छपाई जिस निराशाजनक परिस्थितियोमे वर्षो रुक-रक 


४2: 


कर होती रही, उसके कारण म॑ नामोके एक समान उच्चारणको बराबर इस्तेमाल नही क्र सका | 
इस तया दूसरी बातोमे भी विषय-सूचिमे दिये गये रूपको अन्तिम मानना चाहिये । 

पुस्तक॒की सामग्रीका बहुत बडा भाग मेने रूसमें अपने दो सालके प्रवास (१९४५-४७ ई० ) 
में जमा किया। इसमे शक नहीं, मध्य-एसियाके इतिहासकी जितनी सामग्री रूस और रूसी 
भाषामे है, उतनी अन्यत्र नही मिल सकती । जिस तत्परतासे वहा ऐतिहासिक और पुरातात्विक 
अनुसन्धान हो रहे है, उनके कारण हर सार नई-नई सामग्री प्राप्त हो रही है। अफसोस है 
१९४७ के बादकी उपलब्ध सामग्रीम बहुत कम हीका इस्तेमाल में कर सका। प्रो० ताल्स्तोफ 
कई वर्योसे पुरातात्विक अभियानों के नेता होते रहे है । इस विषयमे---विशेषकर ख्वारेज्म, क सकुम 
और किजिलकुमकी मूमिके सम्बन्धमे---उनका ज्ञान अद्भुत है । सप्तनदके बारेमे ड।०वेन स्तामका 
अध्ययन गरभीर है। इन दोनो विद्वानोसे जब-जब मुझे मिलनेका मिला, उन्होंने समय और 
श्रमका कुछ भी न खयाल करके दिल खोल क्र अपने ज्ञानसे लाभ उठानेका मुझे अवसर दिया । 
इसका उल्लेख में अपनी यात्रा-पुस्तक 'रूसमे पच्चीस मास में कर चुका हु। में अपनी कुछ 
कल्पनाओम उतना आग्रहवान्‌ न होता, यदि उनके साथ विचार-विनिमयके बाद उनमें सार न 
रता। मध्य-एसियाका इतिहास लिखनेके अधिकारी सोवियत्‌ विद्वान ही हो सकते हे, 
लेकिन अभी वह भिन्न-भिन्न कालो और अशोपर ही अनुशीलन कर रहे हे। न मालूम कब तक 
वह इस अनृशीलनको क्रमबद्ध इतिहासके महाग्रथके रूपमे परिणत करेगे। उस ग्रथके तैयार होने 
तक मेरे इस प्रयासका मूल्य रहेगा ही' । 

दो सालके वाद रूससे भारत चले आनेका एक बडा कारण सगृहीत सामग्री और अध्ययनको 
पुस्तकके रूपने लानेका खयाल था। मेने वहा चार-पाच मन पुस्तक जमा की थी । इनके अतिरिक्त 
दो वर्बमे पढी पुस्तकोंसे बहुत से नोट लिये थे। वहा रहते पुस्तक लिखने१२ वह प्रेसका मुह देख 
सकती, इसमें पीछेके तजबेंने भी सन्देह पेदा कर दिया । इन्ही पुस्तकोको सुरक्षित छानेके खयालसे 
में अफगानिस्तानके छोट रास्तेको छोड इगलेण्ड होते भारत लौटा । यदि सीधे रास्ते लौटा होता, 
ता अगस्त १९४७ में परिचमी पाकिस्तानमें आता, फिर न मालूम सामग्री और सग्राहक पर 
क्या बीतती * 
इतनी बडी पुस्तकको छापनेवाले मिलने मुश्किल थे। एक प्रकाशकते पहिली जिल्दके 

बीस-पचीस पृष्ठ कम्पोज क्र लिये, और दूसरी जिल्दको नेशनलहे रल्ड प्रेसमे छापनेके लिये दिलवा 
दिया; पर अन्तमे यह भार उतको अपनी झक्तिसे बाहर मालूम हुआ। नेशनल हेरल्ड प्रेसने 
भेरी जिम्मेवारीपर उस जिल्दको छापना शुरू किया, जिसके लिये कागज भी में दे चुका था। 
पहलेवाले प्रकाशकके हाथ ढीला करनेपर यहसारा बोझ मुझे बर्दाइत करना पडा---और वहपहला 
नही दूसरा खड था! श्री जगदीशचन्द्र माथुरने पुस्तककी पाण्डुलिपिको देखकर इसे बिहार 
राष्ट्रभाषा परिषद्को देनेके लिये कृहा। पर पहिले तो पहलेवाले प्रकाशकको तैयार करना था, 
जिन्हें में वचन दे चुका था। वह राजी हुये | बिहार राष्ट्रभाषा परिषदने प्रकाशित करनेकी 
इच्छा प्रकट की, जिसमे श्री जगदीशचन्द्र माथुर और परिषद्के सचालक-मण्डल ने जो प्रयत्न 
किया, वह न होता, तो पुस्तककी सदगति कीडे-मकोडे ही करते । 

पुस्तकका पहला जिल्द सम्मेलन मुद्रणालय प्रयागमे छपा है, और दूसरा नेशनल हेरल्ड 
प्रेस लखनऊमे। सम्मेलन मुद्रणालयके अध्यक्ष श्री सीताराम गुठे अपनी चुस्ती और कारये- 


हि 


क्षमताके लिय॑ प्रसिद्ध है। उन्‍होंने इसको जिस' तत्परतासे छापा, उसके लिये में उनका हृदयसे 
कृतज्ञ ह। पहले नेशनल हेरल्डने फुर्तीसि छापना शुरू किया था, फिर उसने वर्षो तक चुनी 
साध ली। हर्ष है, नये प्रबन्धकने अब तत्परता दिखलाई है। आशा है, दूसरा खड भी जल्दी 
निकल जायगा। 

लिवावट खराब होने और अभ्यास छूट जानेके कारण, म॑ पुस्तक को टाइपराइटर- 
परबोल कर लिखाता ह्‌। मुझे परिश्रमका अभ्यास है, और बाहरी बाधा उपस्थित न हो, तो सारा 
समय लिखने-पढनेमे बिता सकता हू। मेरे साथ चलनेवाले सहायक बहुत कम मिल सकते हें । 
श्री मगलदेव परियार इस विबयम मेरी ही' तरह निरलठस हे । उनकी सहायता और द्र तगतिने 
इस पुस्तक बडी सहायता की है। 

त्रुटियोंके बारेमे विषय-सूचीके' हेडिगो और उच्चारणोकों अन्तिम मानना चाहिये। 
मसुरी, 
४-६-५६ 

राहुल साकृत्यायन 


मध्य- /शलयथाका इतिहास (१) 


विषय-सूची 
अध्याय पृष्ठ अध्याय प्थ्ठ 
भाग १. ४ नवपावाण-युग, (५००० ई० पु०) 
(प्रामेतिहासिक सानव १ राख-- अ-नवपाषाण-युग (३००० ई० पु०) ३७ 
३००० वर्ष पूर्व ) १ ९१. नवपायण-यूग ३७ 
९१ पुराकल्प ३ (१) कृषि ३७ 
९१ प्ृथिवी पर प्रागी ३ २) पशुपालन ३९ 
९२ प्राकृतिक भूगोल प्‌ ३) मृत्पात्र ४० 
९२. जलवायु-परिवततंन ७ (४) पायाणास्त्र ४१ 
९४९ वनस्पति क्षेत्र पे परिवतेन ८ (५) जलवायु ४१ 
९५ हिमयुग ० (६) अनौमे नवपायाण-यूग._ ४२ 
२ पुरापाबाणयुग (_ --२६०००-- है अनवपाषाण-यूग हम 
१३००० बर्ष पथ ) ११ 0९४३ मानव-जाति ४५ 
९१ मानव-जातिया ११ भाग २ 
९२ निम्न-पुरापाषण युग १४ (धातु-युग ३०००--७०० ई० पु०) 
(१) जावा मानव १४ १ ताम्र-युग (२६५००--१५०० ई० 
(२) पेकिग-मानव १६ पृ०) प्र 
(३) हैडलवर्ग-मानव १७ १ युगकी विशेषता ५१ 
(४) मुस्तेर-मानव २० २ ताम्र-उद्योग ५२ 
३. उपरि-पुरापाषाणयृुग और मध्य- ३ व्यापार ५३ 
पाबाणयग २० ४ हथियार ५४ 
९१, ओरनन्‍्यक (१५००० वर्ष पूर्व) २० ५ राज-व्यवस्था ५४ 
(१) क्रोमेतरो २० ६ अनोमे ताम्रयुग ५७ 
(२) प्रिमाल्दी २० 3 ख्वारेज्ममे ताम्रयूग ५८ 
(३) सोलते २० ८ लिपि आदि ५८ 
(४) मद्लेन र्र २ पित्तल-पुग ( १५००---७ ० ० ई०पु० ) ६० 
२ मध्यपाषाण (१२००० पूव) २३ १ यूगकी विशेषता ६० 
३. मानव दरीर-लक्षण २४ २ ख्वारेज्ममे पित्तल-पुग ६१ 
(१) शरीर-लक्षण २४ ३ सप्तनदमे पित्तल-युग ६१ 
(२) जातियो का सम्मिश्रण. २५ ४ अनौमे फ्तिल-पुग ६२ 
(३) रक़्त-भेद २६ ५ जातिया- ६२ 
४ सध्य-एइसिया के आदिस सानव ३ लोहयूग (७०० ई० पु०) ६७ 
(“-२५००० ई० पु०) २८ १ शकद्भीप दर 
९१ मध्यपाषाण-पुग २८ २ शक लोग ६७ 
१) तेशिकताश मानव २८ भाग ३ 
२) जीवनच्चर्या ३१ उत्तरापथ (ई० पु० ६००--७२० ई०) 
(३) भाषा ३३ १ शक (६००--१७४ई० पूृ०) ७३ 


९२ मध्यपायाण-युग ३५ १ शक-जातिया 9३ 


अध्याय 
२ अलताई के शक 
२ हुण (ई० पु० ३००--३०० ई० ) 
९१ प्राचीन हुण 
ए२ हण पराभव 
९३ पीछ के हुण शासक 
(१) बत्ती और हण 
(२) हण पराभव 


7] 


पृष्ठ 


(३) उत्तरी और दक्षिणी शानूयू ९२ 


९१ व-सुन्‌ (३००-१०० ई० पु०) ९३ 
(१) सस्कृति ९८ 
(२) इतिहास ९८ 
( ३) व्‌-सुनो के' पडोसी १०० 
(४) बूपुन्‌ राजा (सेनू-चू) १०२ 
९२ अवार ४००-५८२ ्ड० पृ०) १०४ 
(१) अवार १०४ 
४ तुके (५४६--७०४ ई०) 
तुक सा'म्राज्यकी स्थापना १०६ 
२ शव-क्रिया १०८ 
३ तुर्क-राजावलि १०९ 
(१) इल-खान तूमिन. ११० 
(२) इसि-्गी ११० 
(३) मू-यू खान ११० 
(४) तोबा खान १११ 
(बौद्ध धर्मका प्रवेश) १११ 
(५) शेतू शबोलियो ११२ 
(६) दूलन खान 9१9०८ 
(७) दा-तू बुगा खान ११५ 
(८) खे-ली खान ११५ 
(९) तु-ली खान ११७ 
(१०) सि-ब-ली खान ११८ 
(११) चे-बी खान ११९ 
४  अशेना-निशों 
(१२॥ गु-दु-ल कगान १२० 
(१) मौचो १२१ 
(२) मो-गि-ल्यान्‌ १२४ 
५ पश्चिमी तुके (५८०--७०४ ई०) 
? दालोव्यान १२८ 
२ नीली 9२९ 
३ चुडो कगान हे 
४ श-गुइ १३० 
न तुन्‌-र-ख्‌ १३० 
६ वयू-डी सि-बि खान १३३ 


अध्य।य पृष्ठ 
७ सिशे-खू १३४ 
८ निशव॒ दुल-खान १३४ 
९ शबोलो खिलिश खान १३ 
१० इबी दुल-खान १३ 
११ इबी शबोलो शे-खू १३४ 
१२ अशिना शिन्‌ १३४ 
१३ सोगे १३५ 
(४ फूलू १३५ 

(तुर्क जा तिया ) १३७ 


भाग ४६ 


(दक्षिणापथ ई० पु० ५५०--६७३ ई०) 
१ अखमनी (५५०--३२६ 


१ कुरव (कौरोश) १४६ 
२ दारयबहु १४७ 
(१) शासन-व्यवस्या ९४८ 
(२॥ धर्म १५१ 
(३) क्षयाश १५१ 
(४) दारयबहु १५४ 
(५) अलिकृसुदर १५४ 
२ कग ई० पु० ५००-०-१०० ई० ) 

१ केल्तमीनार सस्क्राति १५८ 
२ ताजाबंगायब ,, १५९ 
३ ताजाममीराबाद ,, १६० 
४ आदिम कग है 
५ कग है 

(कग-कुबाण ) 
६ कुषाण-अफोग १६२ 
७ अफोग सस्कृति ,) 
३ ग्रोक-बास्त्र ( ३३०---१३० ई० पु० ) 
३ ग्रीक-बाख्त्री ([ २६०-१३० ई० पू० ) १६४ 


९१ अलिकसुदर ् 
९२ सेल्यक (१) १६७ 
९३ ग्रोको-बाख्तरी १६८ 


४ 


(तुलनात्मक बाख्तरी ग्रीक-व॒श ) १६९ 


(१) दिवोदात (१) १७० 
(२) दिवोदात (२) १७० 
(३) एउथुदिम १७१ 
(४) दिसमित्रि १७३ 

(भारत-विजय ) १७४ 
(५) एउक्रतिद १७८ 
(६) हेलियोकल । 9७९ 
(७) अन्तिलियकिद १८० 


भारतमे 


( १३ ) 


अध्याय पृष्ठ 
(१) मेनान्दर १८१ 
(२) स्त्रात (१) १८१ 
(३) स्त्रात (२) १८१ 
९५ राजव्यवस्था १८२ 
९६ कला श्८५्‌ 


४ दाक (ई० पु० १३०--४२४५ ई०) 


? यूची १८७ 
९१ क्षहरात वश १९० 
२ मोग १९० 
३ पह लव १९१ 
(तुलनात्मक शक-पहकूव वश) 
९२ कुपण १९५ 
१ कुजुल कदफिम्‌ १९६ 
२ विस कदफिम्‌ १०८ 
३ कृनिष्क (१) १९० 
४ वशिष्क २०७ 
५ कनिष्क (२) हे 
दर दृविष्क 77 
9 वासुदव २०९ 

पिरो २५० 
५ हेफताल (४२५--५५७ ई०) 
१ राजा दे 
२ तुलनात्मक हेफताल-अवार वश कर 
३ ईरानो और हेफ्ताल २१३ 
६ तुर्क (५५७-- ७०४ ई०) 
१ दाडोबिय न दि 
२ चुलो कगान के 
३ तुलनात्मक तुकं-वश २१७ 
४ शे-गुई और ५ तुन-शे-खू २१८ 
५ स्वेनू-चाड का देश-वर्णन २१९ 
६ अतिम तुके २२६ 
(१ ' शेरेकिव्वर, सेकेजकैत ५ 
(२) बेन्दुन 
(३) तंगशादे २७ 


भाग ५ 
(उत्तरापय ७६६--९४० ई० ) 
१ आपूज्ष,उद्गूर ( ६२९--९२६६० ) 


९१ आगूज २३१ 

७२ उद्ग्र २३३ 

९२ उदगुर-खाकान २३४ 

9 जिकेन्‌ 7 
उदश्गुर-राजावली 

२ बोसत ३२४५ 


अध्याय [षठ 
३ नुमेत 

४ वॉरन, 

० बीत पीली । 
] तु-खे-ली /3 
७ बंखतेवर है 
८ पृत्र २३७ 
९ कुृतुलिग बिगा है 
१० मोइनचुरा हु 
११ यितिकिन 
१३ दुर्मोगों छ 
१५ आचो 
९६ ऊँतुलुग 
१७ काउ-साझ है; 
१८ गुृदुलग जिगिन के 
१९ भाई 
छ हि भतीजा ) 


२२ ओके 

२३ ओ-नेयन 

२४ अल्तिम' उद्गुर हैं 
आतुर्युक 

२ करलक (७३९--९४० ई० ) 


१ करलक (करलोग) जाति २४८ 
२ धर्म २४० 
३ करलकोक नगर २५० 
भाग ६ 
(दक्षिण।पथ ६७३--९०० ई० ) 

१ अरब ( --+६७३--८१२ ई० ) 
6१ पंगम्बर मुहम्मद 

(नई आयिके व्याख्या) २५७ 
९२ आरभिक खलीफा २५८ 
१ अबू-बकर 
२ उमर 5 
३ उस्मान २६१६ 
४ अली २६९ 
२ उमैय , वश(खलीफा ६६१--७४९ ई०) 
१ म्वाविया सेरवान (१) २६४ 
(१) (तुलनात्मक अरब वश). २६६ 
(२) (अरर्नवजय के समव) . २६८ 
२ यजीद मेरवान-पृत्र २७१ 
३ म्वाविया (२) २७२ 
४ अब्दुल-मलिक हु 
५ वलीद २७३ 


( ४ ) 


अध्याय पृष्ठ 


कुतैब मुस्लिम-पुत्र वाहिली. २७३ 
स्वतत्रताका अतिम' प्रयास २७९ 
६ सुलेसमान २८२ 
७ उम्र (२) २८५ 
८ यज्ीद (२) २८६ 
९ हिशाम २८७ 
शिथा-आदोलन २८९ 
अबू-मस्लिम २९४ 
३ अब्बासों (खलोफा ७४९---८१८ ई०) 
१ सफफाह अधपुलू-अब्वास २९७ 
३ मृसूर 3०१ 
३ मेहदी ३3०४ 
(मकन्ना-विद्रोह) ३०५ 
है हादी ३०६ 
५ हारूत रसीद ३०७ 
६ अमीन ३०८ 
७ मामूने ३०९ 
(अरबी साहित्य) 
(सिक्के) ३११ 
४ ताहिरी (८१८--७२ ई०) 
१ ताहिर (१) ३१३ 
(तुलनात्मक वश) 
२ तलहा ३१४ 
३ अली ३१५ 
४ अब्दुल्ला ! 
५ ताहिर (२) ३१६ 
(शासन-व्यवस्था | हे 
६ महम्मद हर 
» सफ्फारी (८६१--९३० ई० ) 
? याकूब है! 
२ अम्न सफफार ३१९ 


भाग ६ 
(उत्तरापय ९४०---१२१२ ई०) 
१ कराखानी (९४०--११२५ ई०) 


ह १ उद्गम ३२६ 
२ राजावलि ३२८ 
९३ राजा ह 
१ शातुक कराखान हर 
२ बोगराखान हर 
३ इलिक' नस्र ३२९ 
४ तुगान ५ 
५ कादिरखान यूत्रुफ ६ 
६ अरसछन खान सुलेमान ३३० 


अध्याय पृष्ठ 
७ बोगरा खान ! 
८ इब्राहीम ३३१ 
९ तुगरल कराखान युसुफ है 
१० तूृगरल तैमन ३३२ 
११ बोगरा खान हारून के 
१२ कादिर खान जिबराईल बे 
२ कराखिताई (१११५--१२१९ ई०) 
९१ उद्गम गा 
3२ खित्तन सम्राट ३३५ 
१ अपोकी है 
२ ताइ-चुड ३३८ 
३ शी-चुझ ३३९ 
४ मू-चुड' ३४० 
५ चिझुु-चुड मिग्ची का 
६ शबनचुड ३४१ 
७ शिड्-चुड ३४२ 
८ ताउन्चुक ३४३ 
९ ताउ़ कू-ति ३४४ 
१०. ते-चुडः ३४५ 
९३ कराखिताई ३४७ 
१ येल देशी दे 
२ ग्रखान-पृत्रो ३५० 
३ येल-इ-ले हे ए 
ु चे-लु-गू ॥) 
५ ग्रखान ३५१ 
(१) मुस्लिम विद्रोह हे 
ख्वारज्मसे झगडा ३५२ 
( २ परंपरा | 
(२) परपरा ३५३ 
६९. कुच लक ३५०५ 
(१) उस्मान खापे झगड़ा ३५६ 
(२) मगोलोसे झड़प ३५७ 


साग ७ 
(दक्षिणापथ ८९२--१२२९ ई०) ३५६९-६० 


१ सामानी (८९२--९९९ ई०) ३६१ 
उद्गम 9! 

१ नम्न (१) ३६२ 
२ इस्माईल है 

३५ अहमद ३६४ 
0 है 

४ नस्र (२ ३६६ 
५ नृह (१) हि 


३» अब्दुलमलिक (१) ह 


( १५ ) 


अध्याय पृष्ठ 
८ मन्‍्सूर (१) ३६७ 
९ नृह (२) ५; 
ब-अली सीना १६८ 
१० मसूर (२) ३७० 
११ अब्दुलमलिक (२) ३७१ 
१२ मुन्तसिर ह 
(१) सामाना शासन-व्यवस्था ३६३ 
(२) शिल्प और व्यवसाय ३७६ 
२ कराखानी (९९३--११३१ ई०) 
उद्गम गे 
१ इलिक त्तस्न ३८० 
२ इब्राहीम (१) ३८२ 
३ इब्राहीम (२) ३८३ 
४ शस्शुल्मूल्क ३८४ 
५. खिदत्ष खान ३८६ 
६ अहमद ! 
९ महमृद तगिन ३८८ 
१० तमगाच बोगरा खान ३८९ 
११ 3 तमगाच खान हु 
१२ रुकुनद्वान महम्मद ३९० 
२ ३ सिक्के १7 
३ गजनवी (९९८--१०५९ ई०) 
6१ उद्गम 
१ अल्प तगिन ३९३ 
२ सुबुक तगिन ३१४ 
हे तुलनात्मक वशावलि ३१७ 
९२ राजावलि ३१८ 
१ सुबुक तगिन हा 
२ महमूद 
३ महमृद और ख्वारेज्मशाह ४०० 
(१) मामून (१) ह 
(२) मामून (२, जे 
(३) अबुल हारिस' ४०२ 
(१) अल्तुनताश ४०३ 
रे मसऊद ४०९ 
(२) हारूत ख्वारंज्मशाह ४१० 
(सल्जूकी गज ४११ 
(बूरीतगिन ४१३ 
४ मुहस्मद ४१५ 
५ मोद्द 77) 
६ इब्राहीम ;; 
४ सलजूकी (१०३६--११५७ ई० ) 
$१ राजावलि ४१६ 


अध्याय पृष्ठ 
6२ उद्भव ४१७ 
९२३ सुलतान ४१८ 
१. तृगरल मिकाईल-पुत्र हे 
२ अल्प अरसलतन ४२१ 
३ मलिकशाह (१) ४२२ 
(गज़ाली ४२३ 
४ भहमूद (१) ४२४ 
५ बरकियारुक ५ 
६. मलिकशाह (२) ४२५ 
७ मुहम्मद (२) हं 
८. महमूद (२ 
९ सिजर 223 
५ गोरी (११५६--१२०७ई०) ४३२ 
९६१. कराखिताई गा 
९२ गोरी ४३३ 
१ गयासुद्दीत मुहम्भद (१) ४३४ 
२ शहाबुद्दीन ४३६ 
३ गयासुद्दीन (२) महमूद ४३८ 


६ खवारेज्मी (१०७७--१२३१६०)४३९ 
९१ प्रवेशक 2! 
तुलनात्मक वशावलि के 


$२ सूलतान ; 
१, अनोश तगिन हा 
२ कुतुबुद्दीन मुहम्मद ४४० 
३ अतूसिज द; 
४ इल-अरसलत ४४२ 
६ तकाश ४४४ 
(बौद्ध-ईसाई-जर्थुस्ती ) ४४८ 
७ मुहम्मद (अलाउद्दीन') ४५० 
। १) शासन-व्यवस्था ४फ्५ 
२) मासे झगडा ४५६ 


७ “चिगिसलान (१२१९--२९ ई०)४५८ 


९ै १ तैयारी ४५९ 
१. शासन, शिक्षा ४६१ 
२ ख्वारेज्मशाह से वेंमनस्य ४६३ 
२ अभियान ४६६ 
१ अन्तर्वेद-विजय ४६७ 
२ जूचीकी सफलता ४७० 
३ मृहम्मद का अन्त ४७२ 
४ जलालुद्वीन ख्वारेज्मी ४७५ 
५ विद्या-केद्र ख्वरेज्म ४७६ 
६ ख्वारेज्मका पंतन ४७७ 
७ जलालुद्दीन भगोडा ४७९ 


अध्याय 
८ गजनीका झगडा 

९ एक सफलता 
१० पराजय 
११ खुरासान-विद्रोह-दमन 
९३ परिचमकी विजय-यात्रा 
९४ मग्रोल युद्ध-साधन 

0५ चिग्रिस सम्राट 
चाडचुन की यात्रा 
चिगिस मगोलिया लौटा 
जूचीकी मृत्यु 
चिग्रिसकी मृत्यु 
चिगिसकी समाधि 
जलालद्वीनका अवसान 
परिणाम 

८. यास्सा 
परिशिष्ट 

५१ पुस्तक-सूची 

९२ नामानृक्रमणो 

९३ ग्रांक-बाख्तरी मुद्राये 
सानचित्र-चित्र-सूची 

१ जलनिर्भम-रहित भूमि 

२ प्रापाषाण मानव 

३ जावा मानव 

४ पेकिंग मानव 

मुस्तेर (नियडर्थल) मानव 
क्रोमेज़ों मानव 

तेशिक ताश गुृह्म 


् ४? रा ७ ए ९) ७ 


५ -.दी ..४' 


( १६ ) 


अध्याय 


पृष्ठ 
४८१ 
जग 


४८२ 
४८४ 
४८५ 
४८६ 
४८८ 


४९० 
४९२ 


है 
४९३ 

॥7 

न्‍ैर 


४९४ 


४९९ 
प्‌ठडढ 


१४ 
रा 


5 


१८ 
१९ 
23. 


८ 


” हथियार 


९, १० शक 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
है 
१६ 
१७ 
१८ 
९९ 


२५९ 
३०. 
३१ 
३२ 


३३. 
३४ 


उत्तरापथ, दक्षिगापथ 
माउद्न-सा म्राज्य 
वूसुन-भूमि 

अवार-सा म्राज्य 
तोबा-सामध्रज्य 
पूर्वी-पश्चिमी तुक 
दारयबहु-सा'म्राज्य 
ख्वा रेज्मी सस्क्ृतिया 


अलिकपुदर-सा ज्राज्य 
देमित्रि छ 
कनिष्क 
कनिष्क-मूत्ति 
हेफ्ताल-सा म्राज्य 
उद्ग्र राज्य 
अरब-सा म्राज्य 
उमेया ,, 
अब्बासी 
कऋराखिताई 
कराखानी ४ - 
से लजूकी ॥7 
गोरी रै 
चिगिसखान 
चिगिसी' साम्राज्य 


रैरँ 


३५-३७ ग्रीक-बाख्तरी मुद्राये 


मध्यएसिया का इतिहास 
खण्ड १ 


भाग १ 
प्रागैतिहासिक मानव (१ छाख वर्ष---३००० ई० पू०) 


अध्यार १ 
_राकल्प 
6१. पृथ्वीपर प्राणी 


वैज्ञानिक खोजो से पता लगता है, कि हमारी पृथिवी का जन्म आज से दो या चार अरब 
वर्ष पहले हुआ था। लेकिन, उसः समय अपनी उष्णता के अधिक होने और दूसरे 
साधनों के अभाव से कोई वनस्पति या प्राणी न पैदा हो सकता और न जी सकता था। 
मनुष्य तो पृथिवी के आयु से मिलाने पर बिल्कुल हाल में आया हुआ प्राणी है। पन्द्रह 
लाख वर्ष पहले भी उसका बहुत मुद्दिकल से पता लगता है । एक तरह हम कह सकते हे, 
कि उसकी सत्ता का भान दस' लाख वर्ष से पहले नहीं जाता । आगे हम देखेंगे, कि इस दस लाख 
वर्ष मे भी साढ़े नौ लाख वर्ष तक वह मनुष्य कहलाने का पूरी तौर से अधिकारी नही हो सका 
था और जिसे हम मानवता कहते हे, उसका आरम्भ तो आज से पन्द्रह हजार वर्ष से भी पीछे 
नहीं होता । 

मध्य-एसिया मे मानव का इतिहास' लिखते समय मानव की पृष्ठभूमि पर भी एक सरसरी 
दृष्टि डाल देना अनावश्यक नहीं होगा। दो (या चार) अरब वर्ष की पृथिवी की आयु मे तीन 
चौथाई अथवा १४२ ५ करोड वर्ष तो अजीव-कल्प के हें। इस सारे समय में पृथिवी पर किसी 
तरह का कोई जीवधारों नही था । ५७ ५ करोड वर्ष पहल ही सर्वप्रथम हमें प्राणी के फोसील 
(पथरायें शरीर) का पता लगता है। इसी समय से जीव-कल्प आरम्भ होता है--अर्थात्‌ 
पृथिवी पर प्रथम जीवधारी' को आये अभी साढे सत्तावन करोड वर्ष हुए हैं। जीवकल्प के पहले 
प्राकू-केब्रियन चट्टाने एक लाख अस्सी' हजार तथा २५ हजार फुट मोटी मिलती है। जीवकल्प 
भी पुराजीवक (पलियोजोइक्‌ ), मध्य-जीवक (मेसो-जोइक्‌ू) और नव-जीवक (किनोज्ोइक्‌) 
तीन कल्पो में विभक्‍त हैं। पुरा-जीवक कल्प के छ भेद हे, जिनके नाम फलक (१) से मालूम 
होगे । पुराजीवक कल्प में हम अत्यारंभिक तथा मीन जैमे प्राणी तक को ही देख पाते हें, 
प्रथम मीन का अस्तित्व ३२ करोड वर्ष से पहले नहीं मिलता। पुराजीवक को आदिकल्प 
भी कह सकते हैं। 

मध्य-जीवक (द्वितीय-कल्प) में विशालकाय शरटो (छिपकली-मगर की जातियो) , दन्त- 
धारी पक्षियों तथा प्रथम शुद्ध पक्षी तक जीवन का विकास हो जाता है। शरट-युग को तियासिक 
युग कहतेह और दन्तधारी पक्षी जुरासिक युग मे हुए थे। जहाँ पुराजीव कल्प ३० करोड वर्ष तक 
रहा, वहाँ मध्य-जीवक कल्प साढे १४ करोड वर्ष मे समाप्त हो गया । इसके बाद नवजीवक 
(किनोजोइक्‌) कल्प आज से ६ करोड वर्ष पहले आरम्भ हुआ, जो अब तक चला जाता है। 
नवजीवक कल्प के तृतीयक और चतुर्थक दो युग-भेद है। यदि जीवकल्प के आरन्‍्भ से इस तरह 


ड मध्यएसिया का इतिहास (१) [११११ 


के विभाजन को स्वीकार करे, तो पुराजीवक आदि युग हुआ, मध्य-जीवक द्वितीयक युग, नवजीवक 
तृतीयक और चतुर्थक दो यूगो में विभक्त हुआ । नवजीवक के तृतीयक और चतुर्थक युग भी अनेक 
भागो मे विभक्त है । इसी युग मे प्राय ५ करोड वर्ष पूर्व प्रथम स्तनधारी प्राणी का प्रादुर्भाव हुआ । 
इससे पहले के प्राणी (शुद्ध पक्षी, दन्तधारी पक्षी) अण्डज थे। अण्डज प्राणी का उत्पादन उतना 
सुरक्षित नही होता, क्योकि माता को अण्डे बाहर कही रख देने होते है, जहाँ पर उनके वानेबाला 
की सख्या कम नही होती । उनकी रक्षा मे मीन और शरट जैसे जल-यल उभगजीवी प्राणियों का, 
विशेषकर अडे से बाहर निकलने के बाद पानी और भोज्य पत्तियों के लिए वक्ष सहायक 
होता है। स्तनधारी प्राणियों को सबसे बडी सुविधा यह है, कि उनका अडा बाहर नही, बल्कि माँ 
के पेट के भीतर परिपुष्ट होता है और काफी शक्ति-सचय के बाद बाहर आता है। उस 
वक्‍त भी तुरन्त वह अपने पैर पर खडा होकर स्वावलम्बी नहीं हों जाता, किन्तु, उसकी रक्षा 
के लिये जहाँ माँ की बच्चे के प्रति ममता सहायक होती है, वहाँ माता के स्तन से दूध 
निकलकर भोजन से उसे निश्चिन्त कर देता है। तवजीवक कल्प एक तरह स्तनधारियों 
का कल्प था। 

जैसा कि अभी कहा, नवजीवक कल्प तृतीयक और चतुर्थक दो युगी से विभवत है । इस 
सारे नवजीवक को जीवन की उषा मान कर पाँच भागों में विभकत किया गया है, जिनम' उपा 
(एओसेन), लघुउषा (ओलिगोसेन'), मध्यडषा (मिओसेन) और अतिडया (सिआंसेल) के 
चार यूगो को तृतीय युग कहा जाता है। मध्यउषा-युग आज से साढ़े तीन करोड़ वर्ष पहले था और 
अतिउषा पन्रह लाख वर्ष पहले। मियोसेन (मध्यउपा) युगके अन्त के करीब प्राग्मानव का 
आरम्भ माता जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए यह समझ लेना आवश्यक है, कि उपायुग मं 
ही लेमूर और नर-वानर वश का अलग विभाजन हुआ था। लघुउपा-युग में अभी नर-वासनर वश 
अलग नही हुआ था । यह मध्य उषा युग ही था, जिसमे नर और वानर दोनों वश अलग हाने लगे । 
अतिउषा युग के सारे समय तक हम कल्पना ही से कह सकते हैं, कि मानव का पूर्वज किसे। रूप मे 
अवस्थित था। हमारे यहाँ सिवालिक मे इस जन्तु की फोसील हुड्डियाँ मिली है । ता भी इसम 
भारी सन्देह है, कि मनुष्य बनने की ओर बढने में यह सफल हुआ था, उधर गढ़ रहा था, उसमे ता 
सन्देह नही, क्योकि वनमानुषों की अपेक्षा उसके शरीर और कपाल का विकास अधिक 
मानवोचित था। 

तृतीय कल्प के अन्त में चाहे मानव का प्रथम पूर्वज किसी रूप में अस्तित्व 
में आया हो, किन्तु उसका स्पष्ट पता हमे चतुर्थयुग था अतिउपा युग में ही मिलता है, 
जब कि उसे हम जावा-मानव, पेकिंग-मानव, हैडलवर्ग-मानव, नियडर्थल ( मुस्ते र) मानव 
आदि के रूप मे पाते है। तो भी हमारे नृवश (सपियन-मानव) का पता बहुत परे 
लगता है। 

मानव और उससे सम्बन्ध रखनेवाले प्राणियों के विकास का परिचय यहाँ 
दिये फलको से अच्छी तरह हो जायगा। लेकिन, मध्य-एसिया में मानव-विकास को वहाँ 
भाप्त सामग्री के आधार पर बतलाने के लिए यह जरूरी होगा, कि वहाँ के प्राकृतिक भूगोल 
और हा के इतिहास पर भी कुछ कहा जाय, क्योकि मानव-विकास में इनका भारों हाथ 
रहा है। 


२ प्राकृतिक भूगोरू | १ पुराकल्प ५ 


फलक १--भूतत््वीय कल्प' 











पूग रतर की मुठाई (फुट) काल (वर्ष) शरीर विशेष 
| अधिया ४७०० ४० लाख मानव 
ऋ& | अतिठया 2३००० है मानव 
। पे मश्यत्रपा २१००० ३५ करोड 
४" लब उपा । २ 00७0७ स्तनधारी 
है उपा ४३००० ६ करोड़ 
| # | कऋ्रतासस ८६७०० शुद्ध पक्षी 
। | जुरासिक २०७००० दन्‍्तधारी पक्षी 
विशासिक २२७०७ शरट 
। ह् | पैमीर्थन १३००० 
बडा कवनभक्तीय 43004 ३० करोड़ 
॥ | प्रावीनत रतन ४30७७ प्रथम मीन 
| | | सिलूरियन ५ ४७७४७ 
| 70 | और्दाविचियन्‌ 4०७०० 
| केम्क्ियन्‌ ४०००० ५७ ४ करोड प्रथम फीसील 
ट प्राकू-के खियन १८००० 
। २५००० २ या ४ अरब 


४२. प्राकृतिक भूगोल 


तृतीय कल्प रिसा समय था, जबकि पृथिवी लगातार कप रही थी, भूकपों का ताँता लगा 
हुआ था। पृथिवी की ऊपरी पपड़ी सिकुड रही थी, जिसके कारण एक विशाल पर्वत-श्रेणी पृथिवी' 
के भीतर से ऊपर की जार उठने लगी। यह उठी पर्वत-श्ेणी युरोप और एसिया' (युरेसिया महा- 
द्वीप) को दो भागों में विभकत करती आज भी मौजूद है। इसी सुदीर्घ पर्वत-श्रेणी के अलग-अलग 
भाग हैं पेरितेस, कार्केसस, हिमालय और उसके आगे मध्य-चीन के पर्वत । युरेसिया द्वीप का _ 
रूप आज की तरह पहिले नही था । इसकी भीतर एक बडा समुद्र लहरे मार रहा था, जो कि अतला- 
स्तिक को भूसध्य सागर और काला सागर से मिलाते कास्पियन, अराल समुद्र तथा बलकाश को 
लेते तियेनशान पर्वतमाला तक फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण की ओर फैली अल्ताई और 
तियेनशान पर्वतमाला इस महासमुद्र को और पूर्व बढने में बाधक थी । इससे यह भी मालूम होगा, 
कि मध्य-एसिया का पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजन कृत्रिम और राजनीतिक नहीं, बल्कि 
प्राकृतिक है। तियेनशान और पामीर की पर्वतमालाएँ दक्षिण में हिमालय-श्रेणी से मिलकर पश्चिमी 
मध्य-एसिया को पूर्वी मध्य-एसिया से अलग करती है । 





* (60089 .३ धी९ १.76 ० ४७॥ ( पा००7 ०६) !945 ) 9 39 


६ सध्यट्सिया का इतिहास (१) [ ११२ 


यह अवस्था तृतीय कल्प के आरम्भ में थी। तृतीय कल्प के मध्य में पहुँचने तक युरेसियन 
महासागर कई स्थानों मे छिन्न-भिन्न हो गया और उसके स्थान पर आस्ट्रिया से बलकाश सागर 
तक एक महासागर दिखाई पडने लगा। बल्कान से काला सागर, कास्पियन सागर, अराल और 
बलकाद तक को अपने पेट में रखनेवाले इस जलिनिधि को भूतत्व-विशारद्‌ सरमातिक सागर 
कहते हे। लेकिन, भूपरिवत्तेन का काम अभी समाप्त नही हुआ था, तुतीय कल्प के अन्त में 
सरमातिक सागर भी कई स्थानों से विलुप्त हो गया और उसके स्थान पर काला सागर, कस्पियन 
सागर तथा अराल और बलकाश के महासरोवर बच रहे। 
तृतीय कल्प का अन्त हो रहा था और चतुर्थ का आरम्भ, जबकि एक और प्राकृतिक 
परिस्थिति उपस्थित हुईं। तियेनशान्‌ के परिचमवाले मध्य-एसिया में महासमुद्र के बहुत सूख जाने 
के कारण जलवायु में सूखापन होना जरूरी था, उधर भूमध्य-रेखाके ऊपर जमी महाजलराशि से 
आशा हो सकती थी, कि वह इस सूखी प्यासी भूमि के लिए बादल भेजकर सहायता करेगी। लेकिन, 
बादलो के रास्तेमे हिमालयसे कार्केसस तक फेली अति उच्च पर्वतमाला वैसा करने नही देती 
थी। वह बल्कि, समय-समय पर उचककर अभी और भी ऊपर उठती जा रही थी। आकाणम सिर 
उठाकर बादलोका रास्ता रोकनेके लिए तैयार इस महापवंत-श्रेणीने पश्चिमी सध्य-एसियाकी वर्षा 
को बहुत कम कर दिया। इसका परिणाम मध्य-एसियाकी भूमिपर यही हुआ, कि वहाँके बचे-वु्चे 
समुद्र या महासरोवर और क्षीण होने लगे, नदियोकी धाराएँ पतली हो चली, भूमि और शुप्क 
होने लगी। पानी और नप्नीके अभावमे वनस्पतियों और उनपर अवलम्बित प्राणियोकी स्थितिमे 
क्रान्ति होना आवश्यक था। कजाकस्तानकी प्यासी भूमि, उज्बेकिस्तान तथा तुर्कमानिस्तानके 
कराकुम (कालाम) एवं किजिलकुम (लालमरु) उसीके परिणाम है। चतुर्थ कल्पक आरम्भसे 
आज तक मध्य-एसियाकी यह सूखी प्यासी भूमि इसी अवस्थामे चली आई हैं, बीचमे कभी-कमी 
सूखा और नमीके कारण जलवायुमें थोडा-सा अन्तर देखनेमे आय। | आज भी इस भूमिसे जाडोमे 
थोडी-सी हिमवर्षा हो जाती है और वर्षाके नामपर गर्मियोमे कभी-कभी कुछ छीटे पड़ जाते हैं। 
अत्यन्त ऊंचे पर्वत-शिखरो या पव॑ त-पृष्ठोको छोडकर मध्य-एसियाकी सारी भूमि सालभर प्यासी 
ही रहती है । 
पूर्वी और पश्चिमी दोनों मध्य-एसियाको लेकर देखे, तो मालूम होगा, कि मचूरियाकी 
परिचमी सीमासे लेकर कालासागर या अजोफ सागरके पूर्वी छोर तकके दक्खिन की भूमि ऊँची 
धरती या पर्वतोसे घिरी एक विशाल खलार है। यहाँका पानी बासफोरस (तुर्की) के एक सेंकरें 
| से मार्गंको छोडकर महासागरोसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता। बल्कि कालास।|गर मध्य-एसियाने 
बाहर होनेके कारण हम कह सकते है, कि उसके वर्षा या समुद्रके पानीका पृथिवीके महासागरोसे 
कोई सम्बन्ध नही है । बासफोरसका जलमार्ग भी बहुत समय तक बन्द था और वह अन्तिम हिमयुग 
(प्रायः १००००० वर्ष पूर्व) के बलके कम होनेपर पिघली अपार जलराशिके फूट निकलनेके 
कारण ही खुला। मध्य-एसियाकी यह जलनिर्ममहीन खलार अलृताई-तियेनशान्‌की पर्वत- 
श्रेणियों दी भागोमे विभकत है, जिसमे (१) पूर्वी मध्य-एसिया गोबीसे लेकर तरिम-उपत्यका 
व जम तियेनशान्‌ और दक्षिणमे क्वेलुन पर्वतमालासे घिरा है। (२) पदिचमी मध्य- 
एसियाके मे तियेनशान्‌ और पामीर दक्षिणमे अफगानिस्तान और ईरानकी पर्वतमाला तथा 
पश्चिममे काकेशस गिरिमेखलासे घिरा है। इसका पदिचमी भाग अर्थात्‌ कास्पियन समुद्रके पासकी 


३ जलूवायु-परिवर्शेन ] १ पुराकल्प ७ 


भूमि समुद्रतलसे ६०० फूट नीची है। यदि कालास।गरसे कास्पियन सागरके बीचकी पार्वत्य भूमिको 
तोडकर जलमार्ग बना दिया जाय, तो कालासागरका पानी बडे वेगसे कास्पियनमे गिरने लगेगा 
और कास्पियन तथा अराल समुद्र मिलकर एक बहुत बडे सागरके रूपमे परिणत हो जायेगे, जिसका 
प्रभाव मध्य-एसियाके जलवायु पर भी बहुत भारी पडेगा । दूसरी ओर यदि तियेनशान्‌-पामीरके 


। | | | | । 





| 
श् 


है 
[] 
| ई। 8 


न्‍ 


|| 


कुक 


मा अमवकाफकव अध्यका.. वदकमकम्नज४गशाअपापदंबलसामनाद 
कप मध्यएसिया कक. दरधम्भाख़ाकक,. धरनिकी ०“ / छू 






|| 


॥| 






४0 हक ११० 


१, जलनिर्ममरहित 


हिमाच्छा दित पहाडोसे निकलनेवाली इली, चू, सिर, जरफशाँ और वक्ष (आम्‌ ) नदियाँ दक्षिणसे 
मुर्गाव आदि, और पश्चिमी (काकेशस) गिरिमालासे किरा आदि छोटी-बडी नदियाँ पानी 
लाना बन्द कर दे, तो सारा पश्चिमी' मध्य-एसिया पूर्णतया रेगिस्तान हो जायगा ।' 


8३. जलवायु-परिवत्तेन 

यद्यपि मध्य-एसियाके तीन तरफ खडे इन विशाल पर्वतोने वर्षाकों रोक उसका बहुत 
अहित किया है,किन्तु साथ ही इस भूमिको बिल्कूल प्यासा मरने भी नही दिया । इनसे निकलनेवाली 
नदियाँ कम था अधिक परिमाणमे हिमगलित पानी बराबर लाती रही। मानवका' प्रादुर्भाव 
तृतीयकल्पके अन्तमें उपापापाण-युगम' हुआ । उस समय मध्य-एसियामें मानवर्के अस्तित्वका कोई 
पता नही लगता और जैसा कि हम आगे बतलायेगे, जावा नर-वानरकी विचरण-भूमि मध्य- 
एसियासे तीस डिग्रीसे भी अधिक दक्षिणमे है । मध्य-एसियाम बीस हजार वर्ष पहले चतुर्थ हिमयुगके 
समय मानव अवश्य मौजूद था। निर्मानव कालसे मानवकाल लेते आज तक मध्य-एसियाकी 
भूमि भ्रकृतिक निप्ठुर हाथोमे खेल रही थी, जिसके साथ मनुष्य भी अपनी बेबसी दिखलानेके सिवा 
कोई चारा नही रखता था । आज बहाँ मानव अपने भव्य सामाजिक उत्कषेमे पहुंचकर प्रकृतिके 





 एजतिबतता था ॥पाा8090, (रि शिपाशएटीए, 903) एणी, 4, 97 ०4 
वही, ! 979 28 


८ मध्यएसिया का इतिहास [ १४१४४ 


बाधाको हटानेके लिए कटिबद्ध हुआ है। कास्पियन सागरका अजोफ-कालासागरसे मिलानेके 
लिए वोलूगा-दोनकी विशाल नहर तैयार हो गई है, जिसके द्वारा बम्बईसे चला जहाज बाकके 
तैलक्षेत्रमे आसानीसे पहुँच सकता है। लेकिन, यह परिवर्तत उससे बहुत कम है, जा कि मध्य- 
एसियाकी तीन विशाल मरुभूमियों (प्यासी भूमि, कराकुम और किजिलकुम ) का सस्यध्यामला 
भूमिमे परिणत करनेके लिए किया जा रहा है। वक्षु (आमूदरिया) को एक विशाल नहर द्वारा 
किजिलकुम-मरुभूमिके भीतर हो कास्पियन समुद्रसे मिलानेका काम बड़े जोर-शारसे चल रहा है। 
इससे किजिलकुमकी करोडो एकड बालुका-भूमि मेवेके बागो और गेहूँ के खेलाके रूपम परिणत 
हो जायगी। इस नहरके कारण बम्बईका कपडा लालसागर, भूमध्यसागर, कालासागर, अजोफ- 
सागर, दोन' नदी, दोन-बोलूगा नहर, बोलूगा नदी और कास्पियन सागर होते बढ महर और 
वक्षु नदी द्वारा अफगानिस्तान पहुँच जायेगा । लेकिन, इतनेंसे हम पश्चिमी मध्यनाशियाकी 
जल-समस्याको पूरी हल हुई नहीं देखते । सिर, जरफशां और आम दरियाओ पानासे 
बनी अनेक महान्‌ जलनिधियों तथा उनसे निकलनेवाली नहरों द्वारा सिचित कराहा 
एकड भूमि रेगिस्तानके पेट्से निकालकर जो हरे-भरे खेतोके रूपमे परिणन की जायगी, उसके 
कारण सूर्य-किरणे इस भूमिके जलको मनमानी तौरसे सोखने नही पायेगी और उससे जलवायूम 
भी अनुकूल परिवर्तन होगा। लेकिन सोवियत विज्ञानवैत्ता इतने ही से सतोध नही करना चाहने । 
वह सोच रहे है, कि कैसे जिन्नालूटर और बासफोरसकी जलप्रणालिया द्वारा सम्बन्धित पृथिवीक 
महासागरोको अजोफ और कास्पियनके कृत्रिम मार्ग द्वारा मिलाकर मध्यनामसियाकी जलरसामिका 
बढाया जा सकता है। परमाणु-शक्ति और परमाणु-बमका आविष्कार कर मनप्यका मस्लिग्क 
बेठ नही सकता, वह उस दिनकी आशा रख रहा है, कि मध्य-एसियाक जलाभावकों बह दूर' करने; 
छोडेगा। सोवियत राष्ट्र ओब नद के पानी के बहुत से भाग को मध्य-नासिया॥ रगिस्यान को और 
मोड कर इसे करना चाहत है। प्रसगवश यह कह देना आवश्यक है, कि हमारे यहाँ भी, जहाँ 
कि वर्षा करनेमें प्रकृति बहुत उदार है, अपने प्राकृतिक जलमार्गोंमे अनुकूल परिवर्तन करनेकी 
बहुत सम्भावना है। कटक या उडीसासे हमे समुद्र द्वारा बम्बई या सूरत जानेकी अनिवार्यता 
पे होगी, यदि महानदी और नममंदाके ऊपरी भागोकों कुछ ही मील लम्बी नहर हारा मिला 
या जाय । 


६४ वनस्पतिओक्षेत्र में परिवत्तंन 


तृतीय कल्पका अति-उषा युग आया, जब कि जावामे प्रथम मनुप्यक! दर्णन होने लगा । 
उस समय परिचमी मध्य-एसियामे समुद्रके पास जहाँ-तहाँ थोडा-सा रेगिस्तान था, अधि प्यासी 
भूमि, कराकुम और किजिलकुमका अभी शिलान्यास ही भर ही पाया था, बाकी भूमि या तो 
तृण-वनस्पतिसे आच्छादित मैदान अथवा भारी जगलोसे ढके पहाड और उसकी तराइयां 
थी। भूकम्प समय-समयपर आए, जिनसे ये पर्वत उच्ककर और ऊपर उठ गये, बादलका 
रास्ता और रुका, वर्षाकी और कमी हुईं, जिससे बनस्पति-क्षेत्र समुद्रोके तठसे पहाडोकी ओर 
सिकुडने लगा । 

मध्यउषायुग (साढे तीन करोड वर्ष पूवे) के बाद महासागरोसे सरमातिक सागरका 
उम्तन्ध टूट गया। उसका जल भाष बनकर उडता गया, समुद्र सूखता और उसका जल अधिक 


४. हिमयुग | १ पुराकहप ९ 


खारा होता गया। इसके अवशेपर्क रूपस जिग्सम और लवणकी राशि जमा होती गई, जो आज 
भी वहाँ मिलती है। प्रकृतिने सुर्य-करणा द्वारा ही जल सुखाकर अपना काम समाप्त नही कर 
दिया, बल्कि यह युग भीवण आधिवयोका भी था। आज वैसी प्रचण्ड आँधियोके न होनेपर भी 
वायु देवता अपने पूर्व पौरयका रेगिस्तानाम किसी जगह बालूके पहाडोकों बना और किसी जगह 
ब्िगाइकर दिखाते हे । उस समय जब कि वनस्पति-हीन' होते मैदान मे अभी बालू नही, साधारण 
मिट्टीकी प्रधानता थी, हस प्रलयकर झनश्नावातोंने सिद्ठीके अतिसूक्ष्म रेणुओ (त्रसरेणओ) को 
आकाणम बहुत ऊपर उद्घाकर लें जाके ऊँचे पर्वतोके सस्तकपर जमा करना शुरू किया। इन 
बरस २ णुओकी भारी मादी तह वनरपतियार्क लिए बड़ी ही उर्वर है, जिससे वायुने मैदानोकों वचित 
कर पहाहडाका घर भरा । 


१५ हिमयुग' 

सुर्वकिरण और झझावानाका प्रभाव मध्य-एसियाकी भूमिम बहुत पडा, किन्तु उससे 
कम प्रभाव चारो हिमयुगीका इस भूमिपर नहीं पड़ा। तृतीय कल्पके अति-उपायुगके बाद ये 
हिमयुग जाने शुरू हुए । एकनरक हिमयुग हजारी नही लाखो वर्षों तक रहा । इनके समयमे मनुप्य 
पृथिवीपर आ चुका था, यद्यपि अभी वह उसका एक दुर्लभ प्राणी था और पृथिवीके कुछ ही 
स्थानोम देखा जाता था। यह हिमसूग जाजके परमाणु-बससे भी अधिक भयानक साबित हुए थे। 
मानव प्रकतिमाता पर बहुत विश्वास करके बहुत-कुछ आलसीकी जिन्दगी बिताने लगा था, 
ने उसे तने ढकिलेकी फिकर थी, ने छत ढूँढ़ने की । हिमयग उनसे कहने लगा--या तो हमारे प्रहार- 
को सहन करने लायक बनो, नहीं तो पृथिवीसे लुप्त होनेके लिए तैयार हो जाओ । आज भी यदि 
युरोपका वाधिक माध्यम तापमान पाँच ही डिग्री सेटीग्रेड नीचे गिर जाये, तो हिमयुगकी अवस्था 
पैदा हो जायगी | सारे अतिउपाकालमे तापमान गिरता गया, सर्दी बढती गई, जिसके परिणाम- 
स्वरूप हिमयुगोका आरम्भ हुआ। चारो हिमयुगोमे युरोपकी भूमिपर इगलेण्डसे उराल पर्वत तक 
हजारो फुट मोटी बर्फ की तह जम गई थी। लेकिन, दूरालसे पूर्व अर्थात्‌ मध्य-एसियामे वेसा नहीं 
हुआ | बर्फकी तह मोदी ने होनेपर भी जलवायु अत्यन्त भीषण रूपसे शीतल हो गया था। हिम- 
युगोकी उग्र सर्दीके कारण पशु-वनस्पतिके क्षेत्र क्षीण होते गये । हर दो हिमयुगक बीचके सन्धिकाल 
(हिमसन्धि ) मे जलवायुकी अवस्था कुछ नरम जरूर हो जाती और प्राणी-बनस्पति फिर अपनी 
खोई हुई भूमिकों प्राप्ल करनेकी कोशिश करते । यह स्मरण रखना चाहिए, कि यह सन्धिकाल भी' 
हजारों वर्षके थे । 

मान लो, हम आजसे लाखों वर्ष पूर्वक प्रथम हिमयुगम जाकर मध्य-एसियाकों 
देख रहे हैं। उस समय इसके पश्चिमोत्तरमे उरालसे परे हजारों फुट मोटी बर्फंसे ढँकी रूसकी 
भूमि है। मध्य-एसियाकी भूमिमे एक अति विद्ञाल समुद्र (सरमातिक) लहरे मार रहा है, जिसमे 
पूर्व, दक्षिण और पद्चिवमकी हिम-पर्वतोकी हिमानियोसे निकलकर बडी-बडी नदियाँ गिर रही हे, 
जो अपने सागर-सगमौपर डेल्टा और कछारोमे मिट्टीके स्तर जमा करती जा रही हैं। हजारो 





* (लालाओं क्‍ताी0ए०708ए (फ्याट 3088 बाते 0ध6४, १८७ ४०४६ 938) 
7 १70; ४ए, प्रा, 00, 2«4। 
५ 


० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ १।१।५ 


वर्ष बाद प्रथम हिमयुग समाप्त हो गया। अब हिमसधि-काल आ गया। पश्चिमोत्तर-भागम 
दुरन्तव्यापी हिममालिका रूससे लुप्त हो गई। पूर्व, दक्षिण और परिचिमर्क हिम-पर्वताकी दूर तक 
विस्तृत हिमानियाँ भी सकुचित होने लगी, इसके कारण नदियोकी धाराएँ क्षीण होती गद । सर- 
मातिक समुद्रमे जलकी आय कम और व्यय अधिक होने लगा--नदियोस जितना जल जाता था, 
उससे कही अधिक धूपमे भाप होकर उडता जा रहा था। विज्ञाल सरमातिक समुद्र और भी 
छिन्न-भिन्न होने लगा। सहस्राब्दियाँ बीतती गईं, नदियोकी धाराएँ और भी कृश हो गई । वानीकी 
कमी और रेगिस्तानकी वृद्धिके कारण चू, तलस, जरफशाँ और भुर्गाबकी भ्राति कितती 
ही समुद्रमे पहुँचनसे पूर्व ही अपनेको मरुभूमिमे खोने लगी। झ्भावात नदियाकी लाई मिट्टी के 
साथ खेलवाड करने लगा। मोटे कण अर्थात्‌ बालू एक जगहसे दूसरी जगह टीलाके रूुपभ बनते- 
बिगडते रहे और सूक्ष्म कण (त्रसरेणु) टिट्ठी दलकी भांति उडते-सुस्ताते, घासके मैदानों, 
तर।ई और पहाडोके जगलोको पड कर ढॉकते जा रहे थे। 

इस प्रकार हिमयुगो और हिमसधियोने मध्य-एसियाके भूललकों बडी निर्देयतापूर्वक 
दलित-मदित कर दूसरा ही रूप दे दिया। प्रकृतिकी इस निप्टुर क्रीडाने केवल धरामलक ही 
आकार-प्रकारमे परिवत्तंन नहीं किये, बल्कि वनस्पतियों और प्राणियोकी अवस्थाम भीषण 
उथल-पुथल मचाई । 


स्रोत प्रथ 
१ पेवोबित्नोये ओबश्चेस्त्वो (प० ५० बैफिमेकों) लैनिनग्राद १६४८ 
2 (७60089 70 (४6 ॥.6 ०। (०४७ (फाटना लंध), ॥,07त07 |५ 7॥ 
3. फिित02007 फ 'प्रकराइप् ( 27779००, 909) ४०65 ।, ।! 
4 एलालाओं 3प707070089 (77८४ 8048 दात॑ ०0॥08, ४०७ ४०४६ 988) 


० मएटाएत4ए 7.० 77 76 06 9006 28९ (५8076 वाप॑ (!। 68 
थ्शिप्रषगगल, ॥,000072 945 ) 


अध्याय २ 
पुरा-पाषाणर ग 
6१ मानव-जातियाँ 


चतुर्थयुग अधिउषा (प्लेस्तोसेन) और अतिउषा (होलोसेन) के दो उपयुगोमे विभकत 
है। अधिउषायुग हमारी सपियन-मानव-जातिकी प्रधानताका है, जिसमे नवपाषाण युग प्रथम है, 
जो आजसे ७००० हजार वर्ष पहले शुरू हुआ था--यञ्मपि उसका यह अर्थ नही, कि वह पृथिवी 
पर सभी जगह एक ही समय आरम्भ हुआ। तस्मानियाके मूल निवासी, जो युरोपीय लोभी 
नर-राक्षसोके कारण अब ससारसे लुप्त हो चुके है, उन्नीसवी सदी तक अभी पुरापाषाण-युगमे 
विचरण कर रहे थे । चतुर्थ युगके आदिम भाग पुरापाषाण-युगर्के आदिम या निम्न पुरापाषाण- 
युगमे और भी कितनी ही मानव-जातियाँ अस्तित्वमे आई थी, जिनमेसे नियडर्थल (मुस्तेर) 
मानवका ही अभी तक मध्य-एसियामे पता लगा है। हो सकता है, इससे पहलेकी हेडलवर्ग और 
पेकिंग मानव जैसी जातियोके भी अवशेष आगे मिले। मानव-इतिहासको क्रमबद्ध करनेके लिए 
यह आवश्यक है, कि उज्बे किस्तानमे मिले मुस्तर मानवकी कडीको पीछेसे मिलानेके लिए दूसरे 
मानवोका भी कुछ वर्णन कर दिया जाय । 

सभी मानव-जातियाँ उसी समय विद्यमान थी, जब कि पृथिवीपर चार महान्‌ हिमयुग 
आये थे। ये हिमयुग निम्न प्रकार थे --- 


मानव-जाति 
परच-हिमयुग १३००० वर्ष ओरिन्यक 
चतुर्थ हिमयुग (उम्म) ५०००० , मुस्तेर 
तृतीय हिमसधि १ ५० लाख अश्योल 
तृतीय (रिस्‌) डे प्राग-अश्योल 
द्वितीय हिमसधि रे» शैल (हैडलूवर्ग ) 
द्वितीय ० (मिदेल) ४» पेंकिंग 
प्रथम हिमसधि के 
प्रथम ० (गज) 2 


ऊपरी-पुरापाधाण-युग चारो हिमयुगोके समाप्त होनेके साथ आजसे प्राय १५ हजार 
वर्ष पूर्व आरम्भ होता है। कुछ विद्वान पुरापाषाण-युगमे एक मध्य-पुरापाषाण-युग को भी मानते 


? (फ फिकए &7028८७ (/ ९0 फ्रेप्रोा४ 929) एछ7ए 3-6, 772780077९ 
पावा4ब (? 207७, (७277० 928) 

* पेवॉबितनोये ओबदचेस्त्वो (१० प० येफिमेको) पृष्ठ ३०, 4ए८एए१०५ए 4» 70 ६८ 
06 8६०४४ 286 (७४००९ ब्यात (४ मर 8 (१ए९्णथ] (9459) 9 47, ?7०876558 
हगवे 6704360०089 (४, 607407 (४766८) 9 9 


१२ कर मध्यएसिया का इतिहास (१) [१।२॥१ 


है, जो ३५ से ५० हजार वर्ष पूर्व मौजूद था और इसी समय चतुर्थ हिमयुगके भीतरसे मुस्तेर 
(नियण्डर्थल) मानव जीवन-सघर्ष कर रहा था। ऊपरी पुरापाधाण-युगक ६ हजार वर्षोम निम्न 
प्राचीन जातियोका पता लगा है-- 


वर्ष पूर्व जाति उपजाति 
१५००० ओरिनूयक प्रिमालदी, क्रामयोन्‌ 
१४००० सोलत्र 

१३००० मद्लेन 

११००० अजिल 


यहाँ जो काल दिया गया है, उसे एकदम निश्चित नहीं समझना चाहिए। उदाहरणाध, 
जहाँ मद्लेन मानवको कोई-कोई विद्वान्‌ १३००० हजार वर्ष पहले मानते है, वहाँ दूसरे उसे ०५-२६ 
हजार वर्ष पहिले स्वीकार करते है। इनको स्पप्ट करनेके लिए यहां दिये हुए दुसरे, तीसरे और 
चौथे फलको को देखे। पाँचवे फलकसे ताम्र और लौह-युगकी सम्यता भारतवर्षम किस रुपम 
रही, इसका पता लगेगा । 


फलक २--नवजीवक-कल्पका विवरण 


युग सभ्यता काल जलवाय्‌ 
[| इदउषा लौह १००० ई० पू० नरम 
[ ताम्र १५०० ई० पू० 
॥& ( नवपाषाण ५००० ई० पू७ आई 


के अधि-उषा 


सोलूत्र १४०७० ,, 


[ अजिल ११००० ई० पू० ठफ्ड-गर्म 
[पु १३००० ई० पृ० 
ओरिनूयक १४००० ,, पश्चाद -हिम 


उपरि पुरा-पाषाण मध्य पा० 


जी 
चतुर्थकल्प 


न 


79 
ई हू [इलेर २००० » चाहे है (का 
9 ह्िमस 
अश्योलू २२००० के पिललान 
हर ॥ प्राग-अह्योलू २६००० दि लिए (सिदेल ) 
ऐ स््रपी प्र० हिमसधि 
प्र० हिमसधि (गुज) 
( अतिउषा ३ लाख के 
| मध्यउषा शक. 
ि, । लघुउषा की 
उषा 


१ सानव-जातियाँ ] २ पुरायाषाण युग १३ 
फलक ३--चतुर्थ युग 


युग हिमयुग पुरातत्वीय युग. _ मानव-जाति समाज 


लौह 
पित्तल 


हु 
। 








छ 
छः । नवपाषाण 
5 अजिल 
वर्म ८ [ मदलेन सपियन मातृसत्ताक 
ट क्रोमत्रो 
सोलूत्र ग्रिमालदी 
(५८ | ओरिनअक 
छू ्ि र्सि 9 [ मुस्तेर नेयण्डर्थल सगोत्र विवाह 
णै" है ली. (9 
(0 | पट ल॒. * /अइ 
प्रागहिम 2 शेल 
पं मय 
( हि हैंडलवर्ग आदिम साम्यवाद 
“+० प० एफिमैन्को (पेवोबित्नोयें ओव्द्वेस्त्वो) पृष्ठ ६९ 
मानव जातियाँ रे 
फलक ४--मानव- 
मानव-जातिया वर्ष हिमयुग उद्योग आविष्कार (मिश्र) 
१५०० ई० पू० लोह 
२००० ,, पित्तल 
३००० ई० पू० इतिहासा रम्भ 
४००० ,, लोह उपयोग 
५४५०० ,, ताम्र 
है , ०७ ॥7 
क्रोमजी भ०० ,| 
ग्रिमालूदी १३५०० ,, 
मुस्तेर ७५०० ,, रिस उतार प्राचीन मुस्तेर, आग, धनुष 
हैंडलवर्ग मिन्देल, अव्येल 
! | पेकिड, गुज सधि, गेल 
जावा ५०००० ,/ 
१० लाख अधिउषा 





ते ओबू० पृ० ११२। 
* बही पूृ० ६९ एलशालडी /चाप7000089 (एफण्याद् 9028 थााते 000८:$ 938) 
कु 874-75 


१४ भध्यएसिया का इतिहास (१) [ १११२१ 


फलक ४--भारत में इृद-उषा युग 


काल 

इस्लाम १००० ई० 
ग्प्त ४0090 ,, 
शक हु 

मौयें ] ३०० ई० धू० 
बुद्ध #,०0 ,| 
उपनिषद्‌ अप बज 
ऋगवेद हम 
की की री | 


६२. निम्न-पुरापाषाण युग 
१. जावा मानव 


अभी तक जितने मानव-अवशेषोका पता लगा है, उनमें जावा-मानव सबसे पुराना है । 
इसे त्रितील मानव या पिथक-अथाप भी कहते है। १५९१ ६० में डच विद्वान्‌ प्रोफेसर ई० दुब्वाका 
मध्य-जावाकी सोलो नदीके किनारे तिनील स्थानमे इस मानव-लोपडीका ऊपरी भाग, दाढ़के दा 


$4 75५ 
।$६4 + | 77]९८.. 


| 


| 


42 
रह 
५ 





२ पुरापाषाशायुग का मानव 


दाँतो और जाँधकी एक हड्डीके साथ प्राप्त हुआ। यह फोसील जिस स्तरमें मिली थी, उससे वह 
अतिउषाकालकी मालूम होती थी। इसी स्तरमे सूअर, जलीय' अद्व, हरित तथा बिलुप्त स्टेंगोइन 


है 


* काल एक लाख वर्षसे पूर्व ७७0, ४7४0, 7 227 'पेवों बितनोये ओबृश्चेस्त्वो 
(प० प० येफिमेको १६३८, पृष्ठ २७) 

 0:४००८४४४४7४०००४, इसके समकालीन मानव नर्वदा उपत्यका (होशंगाबाद और 
जब्बलपुर के जिले) में मिले हे---?76४७5४07० उशाठा० (8प्रथा| शिट्ट8०, 950) ०, 49 


१ जावा मानव ] २ पुरापाषाण यर्ग १५ 


गज जैसे प्राणियोकी फोसीलायित हड्डियाँ मिली थी, जिससे मालूम होता है, कि जावा मानवको 
भोजनके लिए इन जानवरोको मारना पडता था। जावा मानवका कपाल-दक्षेत्र ४० घन सेन्‍्ती- 
मीतर है, जो सभी वन-मानुषोसे अधिक है, क्योकि उनका कपाल-क्षेत्र ६५५ घन सेन्‍्तीमीतरसे 
अधिक नही होता । लेकिन यह आधुनिक मानवके कपालक-स्षेत्र १६०० घन सेन्तीमीतरका दो- 
तिहाई है, अथवा उतना ही, जितना कि आधुनिक मानवके अत्यल्प विकसित वेद्दा (लका) लोगोका 
कपाल-क्षेत्र होता है। जावा मानव बाहरसे दी्घ कपाल (७१२) किन्तु खोपडीके भीतर 
आयत-कपाल (5०) था। इलियट स्मिथके मतसे वह निसन्देह मानव-वशका था और 
कुछ थोडी-सी वाणी (भाषा) की शक्ति भी रखता था, किन्तु वह खॉसने जैसी ध्वनिसे अधिक 
विकसित नहीं थी। खडा होक चलनेमे वह बहुत-कुछ मनुष्य जैसा था, किन्तु दात वनमानुषसे 
अधिक समानता रखते थे। ऊँचाईमे वह ५ फुट ६ या ७ इच था अर्थात्‌ बहुत-कुछ आजकलके 
साधारण मनुष्य जितना लम्बा था। भय उपस्थित होनेपर वह आसानीसे वृक्षोपर चढ जाता था 





रे. जावा मानव 
और शायद रहनेके लिए वही घास-फूसकी नीड जेसी झोपडी भी बना लेता था। जावा-मानव 
उसी समय जावाके सदाहरित जगलोमे निवास करता था, जब कि युरोप प्रथम-हिमयुगसे गुजर 
रहा था। उस समय सुमात्रा और मलायासे मिला हुआ जावा, एसियाका एक अभिन्न अग था । 
जावा मानवके कालके विषयमे मतभेद होना स्वाभाविक है। कोई-कोई उसे हैडलवर्गीय' मानवका 
समकालीन मानते है और कोई उसे पैकिंग मानवसे पीछेका। 





' विशेष के लिए पठनीय (४०॥८:७ /प४700089, ि:80079 ० 7777000089 
(0.४ जतत07) 36-77 ०७ (९ ४८7070६ 07 ४८7९7८९ (५ 7४ 7२0९७ 946) 9 4, 
770876४5 बा0 /7टॉ)26०००६५.... म४8क्‍077 ० #707070089 (& (६ ०0000) 7. 353 


१६ सध्यएसिया का इतिहास (१) | १।२१२ 


२ पेकिग-मानव 

प्रोफेसर ओसबोर्न तथा दूसरे कितने ही नृतत्व-विशा रदोका मत है, कि मानव-जातिका 
उद्गम एसिया ही में कही होता चाहिए। जावा मानव एसियामे मिला । पैकिंग मानव भी एसियाम 
ही प्राप्त हुआ। चीन और मगोलियामे पुरा-पाषाण युगके बहुतसे पुराने पराधाण हथियार मिले 
है, किस्तु उनके साथ मानव-अवशेष नहीं मिले, अब मानवकों आक्ृति आदिके बारे पुछ 
कहना मुदिकल है। वर्तमान शताब्दीके आरम्भमे कुछ फोमील हुए मानव-दस्त भी मिले थे । ले किन 
सबसे महत्वपूर्ण प्राप्ति १६२६ मे हुई जब कि चीनकी राजधानी पेकिगेसे ३७ मील दक्षिण- 
पदिचिम चूकूतीयानकी एक गुहामे अधिउषा (प्लैसतोमेन) के दो मानव-दस्त प्राप्त हुए । १६०७ 
में एक और दाँत तथा निचली दाढ़ का फोसील मिला, जो कि किसी तरुणका विना घिसा हुआ दान 
था। यह जावा-मानव से अधिक विकसित रहा होगा । २ दिसम्बर १६२६ को सभी सन्देहोंकों दूर 
करनेवाली प्राप्ति एक तरुण चीनी विद्वानकों मिली। यहू खोपड़ी प्राय पूरी है और इसका 
कपाल-सक्षेत्र जावा मानवसे कुछ अधिक है। इसका काल प्राय ५ लाख वर्ष पूर्व बतलाया जाता है । 
बडा होनेपर भी पेकिंग मानवका कपाल जावा-सानवसे बहुत समानता रखता है। खोपड़ी अधिक 
चिपटी, सकरी और पीछेकी ओर तीचा होती, ललाट तथा आँवोके ऊपर उमड़ी हुई हड्डी दानामे 
एक-सी है। किन्तु पेकिंग मानवकी अपेक्षा जावा मानवका ललाट अधिक ऊँचा है, इसलिए किलने 
ही विद्वान्‌ उसे नेयण्डर्थल (मुस्तेर) के पास खीच लाना चाहते है। इसका कपाल-क्षेत्र ०७० 
घन सेतीमीतर तक अथात्‌ जावा-मानवर्से ४० ही सेतीमीतर कम है । जून १६३० ई० मे उसी 
गुहासे एक और खोपडी मिली, जिसका कपालक>द्षेत्र प्रथमसे अधिक तथा आकृति मुस्तेर-मानवर्से 
बहुत समानता रखती है। नवम्बर १६३६ में उसी गुफामेसे तीन और खोपडियाँ सिली, जिनमेंसे 
दो १२०० और ११०० घन सेतीमीतरवाली दो पुरुषोकी थी और तीसरी १०५० घन सेतीमीनरकी 





४ पेकिद' मानव (खोपडी और मानव ) 
एक स्त्रीकी थी। स्टाइह्ाइमको मिली नियडर्थल स्त्रीकी खोपडी ११०० धन-सतीमीतरकी 
थी। इन पिछली खोपडियोके साथ गालकी हड्डियाँ भी मिली, जिनसे पता लगता है कि पेकिग- 
मानव गाल और नाककी हड्डियोमे आधुनिक मगोलायित जातियोसे समानता रखता था, यह 


४ हंेडलवर्ग ] २ पुरापाषाण युग १७ 


समानता उसके दॉतोमे भी थी। इस प्रकार यह कहा जा सकता है, कि यह मगोलीय जातियोका 
पूर्वज था। प्रोफेसर ब्लैकका कहना है--पेकिद्भ-मानवके दॉतोकी विशेषता बतलाती है, कि वह 
उस मानवित (होमोनिद) से बहुत अन्तर नही रखता था, जिससे कि पीछे नियडर्थल (मुस्तेर) 
और सपियन मानव-जातियोका विकास हुआ ।* 

पेकिग मानव अग्निका उपयोग करता था, यद्यपि यह नही कहा जा सकता कि वह अग्नि 
बना भी सकता था। इसके हथियार लकडी पत्थर और हरिनकी सीगके होते थे। 


३ हेडलवर्ग मानव 


आजसे डेढ लाख वर्ष पहले प्रथम या द्वितीय हिमसधिमे एक मानव रहता था, जिसे 
हेडलवर्ग मानव कहा जाता है। १६०७ ई० में जर्मनीके हैडलवर्ग तगरके समीप मावरमे इस 
मानवका सबसे पहले जबडा मिला था । स्थानक कारण इस मानव-जातिका नाम हैडलवर्ग पड 
गया। इससे पहले जावा और पेकिज्ध मानव यद्यपि मौजूद थे, किन्तु उनपर अब भी नर या वन- 
मानूपके बीचमे होनेका सन्‍्देह हो सकता था। हैडलवर्ग मानव पहला असदिग्ध मानव हे । इसका 
बह जबडा आजके धरातलमे ७६ फुट नीचे एक प्राचीन नदीकी बालुकाम चिपका हुआ मिला था। 
उसी स्तरमे अधि-उपा युगके स्तनधारियोकी हड्डियों भी मिली थी, जिनमें सरलदन्त गज, सिह 
और लोमधारी गेडा भी थे | हैडलवर्ग मानवके ये ही खाद्य थे और इन्हीसे उसका संघर्ष था। 
उस समय हिमसधिके कारण जलवायु अधिक ठडा नही था, जिससे उसे गुहामे रहनेकी अवश्यकता 
नहीं थी। इस मानवका जबडा बहुत बडा और भारी था, ठुड्डीका एक तरह अभाव था। वह 
आजकलके कितने ही आधुनिक मानवोसे अधिक बडा नही था। कितने ही शरीर-शास्त्रियो का 
कहना है, कि जबडा यद्यपि वनमानुष जैसा भारी है, किन्तु कुछ दूस रे शरीर-लक्षण आगे आनेवाली 
मुस्तेर जाति जैसे है । इसीलिए कितने ही विद्वान्‌ इसे मुस्तेर (नियडर्थल) का पूर्वज मानते है। 
शायद इसके हथियार शेल-कालीन हथियारों जैसे थे। यह भी अनुमान किया जाता है, कि अपने 
सास्कृतिक विकासम हैडलवर्ग-मानव पेंकिग-मानव जेंसा ही था । 
४. मुस्तेर (नियण्डथल) 

वर्तमान सपियन सानव-वशसे भिन्न जिन' पुरातन मानव-वश्ञोके चिह्न प्राप्त हुए हैं, 
उनमें सबसे अधिक इसी मानवक है । सर्वप्रथम १८४५ ई० में जिन्नालूटरसे इसकी एक खोपडी 
मिली थी, किन्तु उस समय विद्वानोका ध्यान उसकी ओर नही गया । उससे आठ वर्ष बाद डुसेलू- 
डोर्फ (जर्मनी) के पास नियण्डर्थलकी घाटीकी एक गुहामे खुदाई करते समय मजूरोकी एक खडित 
कंकाल मिला, जिसमे ऊपरी कपाल, बाँह और पौर एवं कथे और कृूल्हेकी हृड्डियाँ थी। खोपडी 
अधिक चिपटी तथा बॉहोकी हड़ी अधिक उभडी हुई थी, जो कि आगे चलकर इस जातिका विशेष 
शरीर-लक्षण मानी गईं, इसी कारण इसका ताम नियण्डर्थल-मानव पडा। लेकिन, नियण्डर्थलके 





१5५ मार 0रहाता(ई छा 50070९ (५ 7 सिवाटए) 9 47 
१काल ४०००० वर्ष (५, (9तेणा (फांत6८. 29708685 थागर्त :7५00008) , 
9 79: ४०००००३०००० वर्ष ((+छा॥ /जाई), ) 


डे 


१८ मध्यएसिया का इतिहास (१) | ११२२ 


अतिरिक्त इसका दूसरा अधिक प्रसिद्ध नाम मुस्तेर है। १६०८ ई० में फ्रासके दोरदोएँ इलाकेंके 
मुस्तेर स्थानमे एक नियण्डर्थल ककाल प्राप्त हुआ था, जिसके नामपर रह मानव और उसकी 
सस्क्ृति मुस्तेरके नामसे प्रसिद्ध हुई। इस मानवकी हष्डियाँ बेलूजियम, इग्लिशचेनलके द्वीप-समूह 
(१८४८ ई० ), युगोसलाविया ( १८६६९ ई० ), क्रिसिया (१६२३ ई० ), फिलस्तीन (१६२५५६०), 
इताली (१६२६ ई० ), क्रिमिया, दोनेत्स उपत्यका,' उज्बेकिस्तान (१६३८ ई०) आदि बहुन 
जगहो पर मिली है। यह मानव तृतीय हिमयुग (रिस्‌) के बादकी तृतीय हिमसभिम मौजूद था, 
जिसका काल एक लाखसे २५ हजार वर्ष पूर्व तक आँका गया है। मुस्तेरीय सस्कतिके हथियार 
मगोलिया और चीन (शेनसी) तक मिले हे, किन्तु शरीर-अवशेष ते मिलनेसे यह कहना मुश्किल 
है, कि वह मुस्तेर मानवक्क है। 

मुस्तेरकी गुहामे प्राप्त हड्डी १५ वर्षके एक बालककी थी, जा ५ फुटसे कम लम्बे! थी । 
आमतौरसे यह जाति छोटे कदके लोगोकी थी, जिनकी लम्बाई ५ फुट २ इचसे ५ फूट ४ इच तक 
पाई जाती है। जिब्नालतरकी स्त्री-लोपडीका कपालक-क्षेत्र १९८० घन-पर्तीमीतलर था और 
शापेल-ओ-सेतकी खोपडी १६०० घन-सेन्तीमीतर। मुस्तेर मानव दीघे-कपाल (3० और 3६ के 


4 क्ः 
॥ #72/* 
हैः | 22 


/ 
ल्‍ॉ, ०० >>: 
न (222 4) 
/ 4 विद , ॥4 
78 2280५, ॥ 










७ 







| 





47 १८ 


५, मुस्तेर (नियण्डर्थल मानव) 


बीच ) था। बाँहोंकी हड्डीका उभडा होता इसकी अपनी विद्येषता थी, यह बतला आगे हैं। इसका 
चेहरा बहुत लबोतरा और नाक अधिक चौडी होती थी। चौडी होने का यह अर्थ नहीं, कि बह 
चिपटी होती थी। इसकी दुड्‌डी नहीके बराबर थी । नियण्डर्थल-मानवके पैर आजकलके बच्चो 





'पेबों०ओब्‌ ० पृष्ठ २९७०, २९६, और २२०, ३०० में भी । 


४. मुस्तेर ] २ पुरापाषाण युग १९ 


जैसे थे, जिससे जान पडता है, कि उसकी घुट्टीके जोड ऐसे थे, कि वह पैरोपर अधिक चक्कर 
काट सकता था। कथधेपर सिर कुछ आगेको निकला रहता था। 

मुस्ते र-मानव तेशिकताश (मध्य-एसिया) में भी मिला है, इसे हम आगे बतलायेगे। 
इसका मूलस्थान एसिया माना जाता है।' 

चतुर्थ हिमयुगके उतार आरम्भ होनेके बाद कुछ सहर्नाव्दियो (२५ हजार वर्ष पूर्व) तक 
मुस्तेर मौजूद रहा । आजसे २५-३० हजार वर्ष पूर्व सपियन (उत्तम) मानवकी पुरातन शाखा 
क्रोमेओ आ मौजूद हुई। कितने ही नृतत्व-विशारद्‌ मानते है, कि विशेष परिस्थितियोके कारण 
मुस्तेर मानव का ही सपियन-मानवके रूपमे जाति-परिवत्तेन हुआ । दूसरोका कहना है, कि 
सपियन विजेताओने मुस्तेरकों पराजित कर उन्हें अपनेमे हजम कर लिया। अन्तिम उपरि- 
पुरापाषाण युगके क्रोमेत्रो, प्रिमाल्दी और मद्लेन मानव सपियन जातिके थे। आजसे २५-३० 
हजार वर्ष पहले मुस्तेर मानव जाति लुप्त हो गईं। सबसे पुरातन अवशेष मुस्तेर जातिका ही 
मध्य-एसियामे मिला है, इसलिए उसके बारेमे और विस्तारके साथ हम आगे लिखेगे। यहाँ 
मानव-विकासकी कडीको स्पष्ट करनेके लिए सपियन मानवकी कुछ पुरानी जातियोका वर्णन 
कर देना उचित है। 


जन 


! आग का उपयोग यह जानता था (5०॥०7७7 ४.४/7०.०00०४०५ 9. 239 विशेष के लिए 
8., लजााक्रा॥४ ए280004५९ (७) ४८१प९८४ 6 ०7827, 7778 (924) 

+0 जाए ० जाए 9 58 

8 (॥60, #00॥ [9 78 
स्रोत ग्रन्थ : 

] पेवों० ओबु० 

2 0 डिक्काए &॥0080678 (७ में कप, (थ्ांएते8०, 929) 

3 ए?ल्‍27780772 7078 (?882०५), 

4. ०900० वंग्ता/8, (7 (7००, (४७) ]924 ) 

5 (+&ए८थ ० 7777000089 
6 साडा07ए ण #या77090०089 (& 0 हल890058, 7.070070, 945) 
7 7 (७४७ (४7९ ताल: ० $टा०2८९ (0 ऐप छिठा००, 2/०0४009 946) 
3 ?7087०85 ब्यावे 370०7%९० ०४५ (५ ७ (४7स्‍06, 7/०छव००७ 944) 
9, 8096 386 ए 09 (९, 77, 8, हएफथ४8०7) 


अध्याय ३ 
उपरि-पुरापाषाण ओर मध्यपाषाण-युग 


$१. ओरन्‌यक (१५००० वर्ष पूर्व) 


तूलूब (फ्रास) से ४० मील दक्षिण-पश्चिम ओरन्‌ूयक नामक स्थान है। सही पर इस 
मानव के शरीर-अवशेष मिले थे, जिसके कारण इस जाति तथा इसकी शाखाओं का ताम औरन्यक 
पडा । इसी जाति के अन्तर्गत ऋरेमेओों, सोलूत्रे, मदूलेन और अखिल जातिय, हैं, जो आज से १४ 
हजार वर्ष पूर्व तक मौजूद थी। मुस्तेर मानव के साथ पुरापाषाण युग का निम्न स्तर खतम हो 
जाता है और ओरलूयक से हम उपरिपुरापाषाण युग में पहुँचते है । 


0, क्रोमेलओं 


फ्रास की वेजेर नदी की उपत्यका में, जहाँ पर कि पूर्वोक्त मुस्तेर-गुहा है, एक दूसरी 
लटकी हुई चट्टान है, जिसे क्रोमेजो कहते हैं। १८६८ ई० में क्रोमेमों की शैल-गुड़ा मं पाँच मानव- 
ककाल मिले, जिनका नाम प्राप्ति-स्थान के कारण क्रोमेतों पड गया। उपरि-पुरापावाण मुग मे 
युरोप का सब से अधिक प्रसिद्ध मानव यही था। मुस्तेर मानव जहाँ खर्वकाय था, वहाँ कोमेजी 
कितनी ही बार ६ फुट का कद्दावर मनुष्य था। यह दीर्घ कपाल था और इसका कपाल-क्षेत् 
१५६० से १७१५ घन सेन्तीमीतर तक होता था। चेहरा शरीर की अपेक्षा छोटा और चौडा 
था। क्रोमेजो स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक नाटी होती थी। इस मानव का शरीर-सक्षण 
कितनी ही बातो में आधुनिक एस्किमो---विशेष कर ग्रीनलैण्डवालो--से इतनी समानता रखता 
है, कि कितने ही विद्वान मानते हैं, कि मध्य-एसिया से नवपाषाण-युग के मानव के आने पर 
क्रोमेओो उत्तर की ओर हटते दूर चले गये, जो ही आजकल एस्किमो है । इस बात में तो सभी 
सहमत है, कि यह मानव-वश मुस्तेर की भाँति उच्छिन्न नहीं हो गया, बल्कि उसकी मनाने 
या रक्त आधुनिक मानव मे मौजूद हैं।* 


२ ग्रिमारूदी' 
भूमध्यसागर के तट पर फ्रास के माने प्रदेश में प्रिमालदी नाम की नौ गुफाएं हैं, जिनमे 
अधिकाश ध्वस्त हो चुकी हे। इन्ही मे से एक शिश्यु-गृहा मे १६०१ में माँ और बेंटे के दो सम्पूर्ण 


* पेबो० ओबू० पृ० ४३, 0९0 #|0, 07. 78-89 
- छ60॥0 57% ७97 76, 78, 


मु £४ए९7०१७ए ॥हि या धा6 ०0, 8६07९ 4४८ 7 75 


२ प्रिमाऊूवी | उपरि पुरापाषाण-पुंग २१ 


ककाल मिले | स्त्री प्रौढा रही होगी और पुत्र १४ वर्ष के करीब का। स्त्री का कद ५ फूट ३ 
इच था और लडके का ५ फुट से थोडा ही अधिक । दोनो ककाल ओरन्‌यक काल के है, यद्यपि 
इनका सम्बन्ध उनसे नही है। नुृतत्त्व-विशारद्‌ इसे निम्रोयित जाति का बतलाते है । इसकी खोपडी 
दीर्घ कपाल, ठुट्ठी थोडी सी विकसित, दाँत बहुत बडे, नाक की हड्डियाँ चिपटी थी। बडे नथने 
विशेष तौर से निग्नो जेसे थे। इसके निग्रो-सम्बन्ध को अपेक्षाकृत लम्बी टाँगे तथा बाहु के ऊपरी 
भाग भी बतलाते हैँ। ग्रिमाल्दी ककाल अफ्रीका के इमेस लोगो से अधिक समानता रखते है। 
यद्यपि यह प्रश्न जटिल है, कि निग्रोथित आकार के ये लोग युरोप मे कैसे पहुँचे । कुछ विद्वानों का 
कहना है, कि ग्रिमाल्‌दी-मानव क्रोमेजों मानव का पूर्वज था। प्रोफेसर इलियट*स्मिथ का मत 


है, कि ग्रिमालूदी जाति का शरीर-लक्षण, निग्रो की अपेक्षा आस्ट्रेलायित मानव से ज्यादा 
मिलता है । 





६ क्रोमजों मानव 


प्रिमालूदी मानव यद्यपि ओरनूयक्‌ कालमें था, तो भी उस जातिमे इसे सम्मिलित करनेके 
लिए अधिकाश विद्वान्‌ तैयार नही हे । 

ओरनूयक्‌ मानव सास्क्ृतिक विकासमे मुस्तेर मानवसे आगे बढा था। उसके चकमक- 
पत्थरके हथियार अधिक सुधरे तथा कार्यकारी थे। उसके हथियारोके भेद भी अधिक थे। यद्यपि 
हथियार पत्थरके अतिरिक्त कुछ हड्डीके भी थे, लेकिन इसमें सन्‍्देह नहीं उसके हथियारोमे 
लकडीके भी बहुतसे रहें होगे, जो १०-१५ हजार वर्षों तक सुरक्षित नहीं रह सकते थे । अपने 
पत्थरके हथियारोसे वह बारह॒सिगेकी सीगोकों काटकर वाण और भालेके फल बनाता था। हड्डीके 
हथियारोका बनाना शायद इसी मानवने पहले-पहल आरम्भ किया । हड्डीकी सूइयोसे वह चमडेंकी 
सिलाई भी करने लगा था, यद्यपि इस सुईसे मोची की सुईकी तरह सूत खीचा जाता था । ओरन्‌यक 
मानव धनुष और वाणका इस्तेमाल जानता था। इसने हड्डियोपर अपनी कलाभिरुचिका प्रदर्शन 


२२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ १३।१ 


किया है, साथ ही गुफाओमे उसके हाथके चित्र भी मिलते है। स्पेनके अलूतमीरा गूफाकी छत 
और दीवारोपर उसके हाथके बनाये हुए कितने ही बैल, बिसोन, हरिन और घोडेके अत्यन्त सजीव 
चित्र है। अलूतमीराकी गूफा बहुत अँधेरी-- २८० मीतर लम्बी है, (एक मीतर ३ फुट पौने 
४ इचका होता है) । गुफाके भीतर रोशनी बिल्कुल नहीं जा सकती और चित्र भीतरकी 
दीवारमे सब जगह बने हुए हे।आज भी प्रकाशके विना उन्हें देखा नहीं जा सकता, इसलिए 
चित्रकारोने अवश्य दिये की सहायता ली होगी। ओरनयक्‌ मानव ४-५ इचकी मिट्टीकी 
मूर्तियाँ भी बना लेता था, जो काफी अच्छी थी । 


३ सोलूत्रे (१४००० वर्ष पू्वे) 


फ्रासमे मासोके पास सोलूत्रे नामक स्थान है, जह। ऊपरी पुरापाषाण युगके मानवके 
शरीरावशेष मिले है, जिसके कारण उसका नाम सोलूत्रे पडा। इस मानवके अवशेध इशगलैण्ड, 
उत्तरी स्पेन और मध्य युरोप लक मिले हे। वह घोडोका शिकारी था और हिमयुगके समाप्त 
होनेंके बाद युरोपमे जो घासके मेदान मौजूद हुए थे, उनमें घुमा करता था। चकमक-पत्थरके 
बने हुए सुन्दर फल वह अपने भालो और वाणोमे लगाता था, जो शिकारके लिए ही भय- 
कर हथियार नही थे, बल्कि उनके बनानेमें कला और सुरुचिका भी भारी' परिचय दिया 
गया था। सोलूत्रे मानवकी दस्तकारीके रूपमे चकमक पत्थरकी छिलाई और सफाई अपने 
जिस उच्चतम विकासपर पहुँची थी, उसका मुकाबिला नवपाषाण युगके पहलेवालोने नहीं 
कर पाया। इसने हड्डीकी सच्ची सूई बनाई, इससे पहले मोचियोकी तरह ही सिलाई होती 
थी। इस मानवकी सूईके लिए सूतका काम अँतडियोके रेशे या नसे करती रही होगी। इस 
समय मानवने अपने चमडेके परिधान और जूता आदिके बनानेमे बहुत तरक्की की होगी, 
इसमे सन्देह नहीं। इस मानवके रहनेके समय युरोपका जलवायु वैसा गरम नहीं था, जैसा 
ओरनूयक्‌ मानवके समय। वह कुछ अधिक सर्द था। इस समय युरोपमे मम्मथ गज अब 
भी मौजूद थे। 


है: है मदलेन ( १३००० वर्ष पूर्व ) 


सोलूत्रे मानवके दो सहस्नाब्दियों बाद मद्लेन मानवका पता लगता है। फ्रासकी बेजेर 
नदीकी उपत्यकामे मद्लेन कैसल (गढ़) के करीब ही इस' मानवका अवशेष मिला था। अपने 
पत्थरके हथियारोमे यह सोलूत्रे मानवका मुकाबिला नही कर सकता था। हड्डी और हाथी-दाँतके 
हथियारोको यह ज्यादा पसन्द करता था और चकमकको बहुत कठोर हथियारोके' तौर पर ही' 
इस्तेमाल करता था। औरन्‌यक-बशका इसे नालायक उत्तराधिकारी कह सकते है। यह फ्रास ही 
नही स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम और इगलैण्डमे भी रहता था। इसके समय शायद हिमयुग की स्मृति 
भी लुप्त हो चुकी थी। मदलेन मानव अपने भालो और वाणोके फल हाथी-दाँत तथा हरिनकी 





५ पेवों ० ओब्‌० पु० ३५०-६ ३ | 
१ छा 870 ७. 242 
: पैबों? ओब्‌० पृ० ४६६९-८३, 06७0 &० 99 77, 43, 


अजिल ] मर्ध्य-पाधाण-युग २३ 


सीगोका बनाता था । इन फलोमे कुछ कॉटेदार भी होते थे, जिनसे आगे मछली मारनेकी वशीका 
विकास हुआ। अपने हड्डीके हथियारोपर यह चित्रकारी भी करना जानता था। मद्लेन मानव 
के चित्रों में सील और सामोन मछलीकी आक्ृतियाँ काफी' मिलती हैं । इस्केमोसे इसके शरीर- 
लक्षणों में भारी समानता है। एस्किमो लोग भी हड्डी और लकडी पर कारुकार्य करनेमे बहुत 
दक्ष होते हे। हो सकता है, मदलेन मानव लकडीके बोटोको चमडेसे बाँधकर एक तरहकी नाव 
बनाता था। वह धनुहीके सहारे बर्मा द्वारा लकडी और हड्ीमे गोल छेद कर सकता था। वह 
जाडेके दिनोमे गुफाओ या चट्टानोकी छायाके नीचे शरण लेता और गर्मियोमे फूस या चमडेकी 
झोपडी में। आधुनिक एस्किमो लोगोसे आकृति और हस्त-शिल्पमे ही नही वह भारी समानता 
रखता था, बल्कि दीपकसे प्रकाश और खाना पकानेका भी शायद काम लेता था। चित्रकलाके 
विकासमे, प्रागेतिहासिक मानवोसे इसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके चित्रोमे मस्मथ गजका 
सजीव चित्रण यदि कही देखा जाता है, तो कही बिसौन और सिहका आकार, कही लाल और 
दूसरे हरिनोका शिकार अकित मिलता है। वह लाल, भूरे, काले और पीले रगोको इतनी 
सुन्दरताक साथ इस्तेमाल करता था, कि चित्र बहुत सजीव और भावपूर्ण हो जाता था। 
इसके चित्रोम कितने ही पूर्ण आकार के है। वह ब्रुशका अवश्य इस्तेमाल करता था। रगोको 
शायद हरिनकी सीगोकी बनी नलियो मे रखता था । 


९२ मध्यपाषाण 

अजिल, अश्योल"* (११००० वर्ष पूर्व) 

मदलेनसे दो सहस्नाब्दी बाद इस मानवका पता लगता है, जो कि पुराण मानवजातियोका 
अन्तिम प्रतिनिधि था, और अपनी विशेषताओं के कारण इसे पुरापाषाण और नवपाषाणके 
बीचवाले मध्यपाषाण युगका मानव कहते हैँ। दक्षिणी फ्रासमें लूदके समीप मा-द-अजिलकी 
गूफामे इसके हाथकी चीजे मिली थी। इगलेण्ड और स्काटलेण्डमे भी इसका पता लगता है। 
अज़िल मानवकी एक विशेषता यह थी, कि वह मुर्देकी बहुत सी खोपडियोको अलग करके 
अण्डेकी तरह एक जगह गाडा करता था। बवेरियामे नोदंलिगेन के पास ओफनेत गुहामे एक ही 
जगह १७ खोपडियाँ गाडी मिली थी, जिनके साथ गेरूके टुकडे भी थे, जिससे मालूम होता है, कि 
वह गेंरूसे रगकर शरीरका शड्भार किया करता था। उन खोपडियोमे एक छोटे बच्चेकी भी 
थी, जिसके पास बहुतसे घोधे आदि रकक्‍्खे हुए थे, जो मरनेपर भी लडकेको खेलनेके लिए थे। 
जान पडता है, शरीरके बाकी भागकों ये लोग जला दिया करते थे। पीछे जब शरीरका 
जलाना आम हो गया, तो भस्मको भिद्ठवीके बतेनमे रखकर गाड दिया जाता था, लेकिन यह 
न॑व-पापाण युगकी बात है। हिमयुगके बीते बहुत दिन हो गये थे, यूरोपका जलवाय इस 
वक्‍त नरम था। प्दलेनके समय घासवाले मेदानों का स्थान घने जगलोने ले लिया था। 
अज़िल मानव अच्छे मछए थे, साथ ही शिकार भी उनकी जीविकाका बडा साधन था। पालतू 








! दक्षिण-भारत मे कुर्नूल के पास एक गुहा मे इस जसे हथियार १८८१ ई० में मिल्के 
थे, 07९0780070 7707% (९०४2०, 728० 35) 
* (पेबों० ओोबू पृ० बि० १६०, (९४0. ८.0, 9. 45) 


बढ मध्यएसिया का इतिहास (१) | १४३॥३ 


पशुका पहले-पहल इन्हीके समय पता लगता है, जो कि कुत्ता था। अभी कृषिका कहीं 
पता नहीं था। अजिल मानवकों मछली या जानवरके शिकारपर गुजारा करना पडता 
था। कुत्तेकी ध्राणशक्तिका उपयोग करके वह शिकारके जानवरोका अच्छी तरह पीछा कर 
सकता था और शायद कुत्ते जानवरके घेरनेमे भी सहायता करते थे। अभी फल जमा करने 
और शिकारसे प्राप्त मासके सिवाय आहारका कोई दूसरा साधन मानवकोी प्राप्त नहीं 
हुआ था। 


$३ मानव दरीर-लक्षण 


प्राचीन मानवोका फोसील-भूत हड्डियोके सिवा और कोई शरीरावशेष नहीं मिला, 
इसलिए उनके केशोकी बनावट कैसी थी, चमडे, आँख और केशका रग कैसा था, रधिर किस 
बर्गका था इत्यादि बातोंके जाननेका हमारे पास' साधन नहीं है। आजकलकी मानव-जातिके 
मुख्यतः चार भेद है आस्ट्रेलायित, निग्रोयित, मगोलायित और दवेताग। रगोका अन्तर 
दिखलाई पडते भी मगोलायित और दवेताग जातियोके शिशुओकी नासाकृतिमें पहले अन्तर 
नही रहता, नासा-सेतु (बॉसा) का विकास वयस्कताके साथ होता है । 


१ दरीर-लक्षण 


केशकी बनावट चमडेका वर्ण और नासाकृतिको देखकर आज हम मानव-जातियोके 
भिन्न-भिन्न भेदको समझ लेते हें। निग्रोयित जातियोके चमडेका रग काला, बाल काले तथा 
ऊन जैसे फूले होते हैं। आस्ट्रेलायित लोगोका चमडा काला और बाल काले तथा लहरदार 
होते है । मगोलायित, जिसमें अमेरिकन इडियन भी शामिल हे, हल्का रग, सीधे बाल तथा उचन्नत- 
नासा-सेतुके होते हे। रवेताग बहुत हल्का रग, पतली नाक तथा भिन्न-भिन्न वर्ण और बनावटके 
केशोवाले होते है। नेत्रकी आकृतिमे भी भेद देखा जाता है, किन्तु वह अधिक स्थिर लक्षण नहीं है । 
हवेतागो और निग्नरोयितोकी आँखें अधिक विस्फारित होती है, जब कि मगोलायितोकी ऊपरी 
पपनीमे एक भारी परत पडी रहती है, जिसके कारण वह पूरी तौर से खुल नही सकती । निपम्रोयितों 
और आस्ट्रेलायितोके ओठ बहुत मोटे होते हैं, मगोलायितोके उनसे कम और दइवेतागोके ओठ 
बहुत पतले होते है। कभी-कभी शरीराकृतिमे भिन्न प्रकारके विकास भी देखें जाते हैं। अमेरिकन 
इंडियन नियमितरूपेण काले बालो और आँखो तथा हल्के रगवाले होते है, किन्तु अलास्का और 
ब्रिटिश कोलम्बियाके विशालतम मस्तिष्क और अल्पतम रोमवाले लिगित और हैदा एस्किमो 
इसके अपवाद हैं। इनका चमडा बहुत सफेद, केश लाल और आँखे हल्की भूरी होती है, जिनके 
कारण इन्हे कपिल (ब्लौड) एस्किमो कहा जाता है। आजकल भी देखा जाता है, भिन्न-भिन्न 
जातिके लोग प्राय अपनी ही जातिमे विवाह या सन्‍्तानोत्पत्ति करते है, जिसके कारण उनकी 
शरीराकृतिमे आनुवशिकता कायस हो जाती है अर्थात्‌ एक जातिमे एक ही रूपरगके 





९ (60, “४८0, ७. 02 


२ जातियों का सम्सिश्रण ] पाषाणे-युग २५ 


व्यक्ति पेदा होते रहते हे। मानव-आकृति और रणके परिवत्तंनमे जलवायु भी कारण 
होता है। अधिक गरम देशोमे रहनेवालें लोगोका रग श्याम होने लगता है, चाहे उनके 
माता-पिता श्वेताग ही हो, तो भी जलवायु का प्रभाव उतना अधिक और शीघ्रतासे नही 
देखा जाता, जितना कि जोडा-निर्वाचन या एस्किमोकी भाँति अज्ञात कारणों द्वारा देखा 
जाता है। 

भिन्न-भिन्न मानव-जातियोमे वर्ण-मेद और रूप-भेद किस तरह हुआ, इसके बारेमे विद्वानोने 
बहुत सी कल्पनाएँ दौडाई है। अर्थर कीथके मतानुसार वर्ण-भेदका कारण मनुष्य-शरीरके भीतरकी 
निष्प्रणालिक ग्रथियोके हारमोन (जीवन-रस) है। मस्तिष्कके ललाटकी बगलमें अवस्थित 
पिटुइटरी ग्रथि अधिक बढी हो, तो उससे हारमोनका भी अधिक स्राव होगा, जिसके कारण नाक, 
चिबुक (ठुड्ठी), हाथ और पर अधिक लम्बे हो जायेगे। शरीरकी बुद्धिपर थाइराइड ग्रथि नियत्रण 
करती है। यदि इसका हारमोन कम निकले, तो नासा और केश बहुत कम विकसित हो पाते 
हैं और चेहरा चिपटा हो जाता है। इस हारमोनकी कमी से निग्रो जातिके लोगी के शरीरपर 
बालकी कमी है। जलमे आइडिनका अभाव होनेसे थाइराइड ग्रथि हारमोन स्नाव के लिए अधिक 
प्रयत्न करके स्वय बढकर घेघेका रूप धारण कर लेती है । बचपनसे वेसा होना बकलोल भी 
बना देता है । इसका अर्थ यह हुआ, कि बाहरी प्रकृति (जलमें आइडिनका अभाव) भी 
मनुष्यकी भीतरी निष्प्रणालिक ग्रथियोपर प्रभाव डालती है और उसके द्वारा (अर्थात्‌ 
प्राकृतिक वातावरणक कारण) शरीर-लक्षणोमे| परिवर्तन होता है। केवल रग आदि हीमे 
नहीं, वल्कि शरीरके ढॉचें पर भी इस तरहके प्रभाव देखे जाते है, जिससे मालूम होता है कि 
शरीर-लक्षण कोई स्थिर चीज नही है। पूर्वी युरोपसते अमेरिका आये हुए यहूदियोकी कपाल- 
भित्ति 5३ होती है, किन्तु उनके पुत्र-पुलियोकी ८१० ४ और पौत्र-पौतियोकी ७८ ७ बन जाती 
हैं । शरीर-दीघताकी बात तो यह है, कि हार्व्ड-विश्वविद्यालयके छात्र अपने माता-पितासे ३ ४ 
सेन्तीमीटर अधिक ऊँचे हो जाते हे। 


२. जातियो का सम्मिश्रण 


प्राचीन मानव-जातियों में भी जाति-सम्मिश्रण हुआ, क्योकि मानव सदासे घुमच्तू रहा 
है---कषियुगरस पहले तो वह घुमन्तू छोडकर और कुछ था ही नही । हम आजकी मानव-जातिके 
इतिहास मे भी ऐसे बहुत से उदाहरण पाते हे, जिसमें दो-चार व्यक्ति नही, बल्कि जातियोका 
सम्मिश्रण हुआ। ईसापूर्व द्वितीय शताब्दीके अन्तमे प्रीक लोग आक्रमण कर भूमध्यसागरके 
तट पर बस गये । थ्र स (बलकान ) वासी क्षुद्र-एसिया में चले गये, इसी तरह केल्ट भी इताली तक 
फैलते क्षुद्र-एसिया में पहुँच गये । रोमन उपनिवेशिक युरोपके बहुत से भागो में जा बसे। जर्मन 
कवीले कालासागर के उत्तरी तट से चलकर पश्चिम और दक्षिणी युरोप तथा उत्तरी अफ्रीका 
में जा बसे। ल्‍लावोने फिनोकों हटाकर रूसमे उनका स्थान ले लिया। बुलगार कालासागर- 


सदफ्रेनमरंानाई 





! (८०५ ४४४४. 7. 02 शैशवके बाद नाक स्पष्ट होती हे, ७७४. 7४0, 9. 0], 
वही और 9 06. 
ड 


२६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ १३३ 


तट छोड बल्कानमें चले गये। कितने ही हुण कबीले वर्तमान मगोलियासे चलकर हुँगरीमे जा 
मगियार के रूप मे बस गये। युरोप-निवासी तब तक बराबर चलते-फिरते ही दिखाई देते रहे, 
जब तक कि खेतो में वैयक्तिक सपत्ति का अधिकार स्थापित नहीं हो गया । जो बात युरोपके 
लिये हुई, एसिया उसका अपवाद नही रहा । इन्दोनेसिया के निवासी मलयू लोग पश्चिम की ओर 
प्रयाण करते-करते यूरोपियन तुर्की तक चले गये। इस प्रकार किसी भी जाति का शुद्धताका 
दावा बिल्कुल झूठा है। हाँ, कभी-कभी आदिम मानव ऐसे स्थान पर भी पहुँच गया, जहाँ प्राकृतिक 
बाधाओ के कारण वह बाहरसे सम्बन्ध स्थापित नही कर सका । उदाहरणार्थ, प्रीनलैण्ड के स्मिस- 
सोड इलाके के एस्किमों और तस्मानिया के मूल निवासी । सहस्नाव्दियोसे दूसरी जातियोके 
सम्पर्कंसे बचित होनेके कारण इन जातियो ने अपने विशेष शरीर-लक्षण विकसित कर लिये। 
एक समयकी सकरित या मिश्रित जातियाँ भी अधिक समय तक एक जगह अलग-अलग रहकर 
विशेष लक्षण विकसित करने में समर्थ होती हे। अधिक देशोमे बिखरी होनेपर भी प्राय 

अपनी जातिमे ही सनन्‍्तानोत्पत्ति करनेके कारण युरोपीय यहूदी लोगो की शुकाकृति नाक 
उनका साफ परिचय देती है । 


३ रक्‍त-भेद' 


वर्तमान शताब्दीमे चिकित्सा शास्त्रकी खोजोमे रक्‍्त-परीक्षाका भी एक स्थान है। मानव- 
जातिके रक्तका ओ० ए० बी० और एबी इन चार समूहोमे वर्गीकरण हुआ है। रक्‍्तको किसी 
बीमारके शरीरमे डालते वक्‍त इस वर्गीकरणका ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि ज हा 
ओ रक्त किसी भी आदमीकी दिया जा सकता है, वहाँ ए रक्तको बी में डालनेसे हानि होती हे । 
शुद्ध अमेरिकन-इडियन लोगोमे शुद्ध ओ रक्‍त पाया जाता है। आस्ट्रेलियन मूलनिवासियोमे भी 
ओ रक्त हो अधिक मिलता है और बाकीके ए रक्‍्तवाले होते हैं। सारे एसियाको लेनेपर २० से 
३४ सेकडा ही ओ रक्त मिलता है। पश्चिमी युरोपमे बीकी अपेक्षा ए रक्तवाले ज्यादा मिलते हैं, 
किन्तु पूर्वी और दक्षिणी युरोपमे बी की प्रधानता देखी जाती है। सीमान्त पर रहनेवाले कितने ही 
लोगोमे ए बहुत कम मिलते हैं और बी रक्तवाले ही अधिक होते है। विद्वानोका कहना है, कि ओ 
रक्त, चूँकि सर्वत्र मिलता है, इसलिए शायद यही मूल और सबसे प्राचीन रक्त हो । बीकी अपेक्षा 
ए रक्तकों आदिम जातियोमे ज्यादा पाया जाता है, इसलिये ए अधिक पुराना है। इस प्रकार 
रक्‍्तकी आनुवशिकतासे हम पीछेकी ओर बढते-बढते पुरा-पाषाणके मानवों तक पहुच सकते हैं 
किन्तु तुलनात्मक परीक्षाके लिए हमारे पास साधन नही है। एक विद्वान्‌का कहना है, कि यूरेसि- 
याई जातियोका चौडे सिरवाला होना बी रकतकी उत्पत्ति और प्रसारके कारण हुआ। राइन- 
लेण्डकी अपेक्षा बलिन और लाइपजिगमे एकी अपेक्षा बी रक्त अधिक पाया जाता है । एलग्रे 
नदीके पूरब पश्चिमकी अपेक्षा और भी अधिक बी मिलता है। बी रक्‍्तकी अधिकताका कारण 
वहाँके लोगोका यूरेसियाई (स्लाव) लोगोके साथ अधिक सम्मिश्रण है। रक्‍्तका वर्गीकरण 
का चिकित्सा-शास्त्रसे बाहर नृतत्त्वीय अनुसन्धानमे भी उपयोगी हो चला है, किन्तु उससे हम 





' पेवॉबितूनोये ओबश्चेस्तवो (५ प एफिमेको) 


२ रकतभेद ] पाषाण-युग्र २७ 


प्राचीनतम मानव-जातियोके बारे में बहुत अधिक नही बतला सकते । हाँ, मुस्तेर, क्रेमेजो आदि 
कितनी ही प्राचीन जातियोकी मगोलायित आकृति शायद उन्हें ए वर्गका बतलाती है । 


] ज्ाइ67ए णए #परा770०20००४2४, 770 36-37 

2 [7 जपगाातहद 2४ 5ठ74ूपट ([ 36 १०४७४) 

3 (८॥४९४४/ 27777070089५ (8098) 

4 ()फा 9-7 /&0९४8078, (6 ( फफाट0:) 

5 087688 300 372096००४५ (५ 0७. (४705) 

6 &आ॥770700०089५ 7, 77 (&, 8 79907, 7,0ए407 946) 

7 क्र ४४6 869 (5 0600 8707, 7.0४007., 946) 

8 6€0०0689 7 पाल परटि 0ी ग्राकण0 (एफ्राएथए 7.00, ॥.00099 4945) 


४७४७ (7९ एलएताट: 0 50०7९ (७ व शावा5०, 7,070008. 946) 
0 ज्ा४/0०ए ० &70790089५9 (४. (४ प्रबत607) 


का 


अध्याय ४ 
मध्य- पस्चया के आदिम मानव 


मध्य-एसियाकी अपार बालुकाराशि (प्यासी भूमि, कराकुम, किजिलकुम, तकलामकान 
और गोबी) का पूरी तौरसे अनुसंधान अभी ही शुरू हुआ है, जब कि ये रेगिस्तान कम्युनिस्त 
शासनमें आये। नृतत्त्व-विशारदोकों बहुत आशा है, कि मानवंके आरभिक इतिहासकी कुजी 
शायद इन्ही रेगिस्तानोसे मिले, जो कि किसी समय हरे-भरे घासके मैदान अथवा वृक्ष-वनस्पतिसे 
आच्छादित वनखड थे। पश्चिमी मध्य-एसियामे सबसे प्राचीन मानव मुस्तेरके अवशेष दो जगह 
मिले है। इरतिसके तटपर कुरदाइ मे मध्य-पुरापाषाण युगका मानव रहता था, लेकिन सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है दक्षिणी उज्बेकिस्तान मे तेशिकताशका गुहा-मानव | 


$१ मध्य-पुरापाषाण-युग 
१ तेशिकताश मानव 


पामीर का ही पदिचमकी ओर बढा हुआ पव॑तीय भाग उज्वेकिस्तान गणराज्यमें 
समरकन्दसे लेकर तिरमिजके उत्तर तक फैला हुआ है। इसी पर्वतमालाके दक्षिणी 
भागमे दरबदका प्रसिद्ध गिरिद्वार है, जो स्वेन-चागकी यात्राकें समय (६३० ई०) 
देशकी' प्रतिरक्षाका बहुत जबदेंसत साधन समझा जाता था। इस सँकरे गलियारेमे 
लोहेका फाटक लगा हुआ था। अब उसका वह सैनिक महत्त्व नही रह गया है, और न समरकद 
बुखारासे आनेवाले यात्रीके लिए दरबदसे गुजरना आवश्यक है। लेकिन दरबद होकर जानेवाली 
शीराबादकी छोटी नदी अपना एक दूसरा महत्त्व रखती है । दरबदसे कुछ मील उत्तर इसी 
नदीके दाहिने किनारेपर कत्ताकुर्गंनबका विशाल गाँव है, जिससे कुछ और ऊपर जानेपर नदीके 
बॉये तटपर अमीर-तैमूर स्थान है। शायद अमीर-तैमूर यहाँ आया हो, कितु अमी२-तैमू रके आनेसे 
पचासो हजार वर्ष पहले एक दूसरी ही मानव-जातिका यहाँ डेरा था, जो तैमूरसे कही ज्यादा 
खूनखार थी। अमीरतैमूरके बिल्कूल पास की पहाडीमे तेशिकताशकी गुहा है। यही मुस्तेर 
मानवके अवशेष जून १६३५८मे मिले। यह स्थान उज्बेकिस्तानके बाइसून जिलेमे है। अमीर- 
तैमूरमे भी मध्य-पुरापाषाण युगके अस्त्र मिले हे, कितु वहाँ मानव-शरीरावशेष नही मिले। 
एसियामे यहाँसे पूरब मुस्तेर मानवका अवशेष और कही नही मिला है। यह गुफा १५-१६ 
सो मीतर लबी और १५ से २० मीतर चौडी है। सोवियत पुरातत्ववेत्ताओने इसकी सुव्यवस्थित 
रीतिसे खुदाई करके बहुत सी एतिहासिक सामग्री प्राप्त की है, जिनमे पाषाण-अस्त्र (नुकलेयस, 
छूरे ) तथा बहुत प्रकारके जानवरोकी हड्डियाँ है। जगली बकरियोकी विशाल सीगें काफी परिमाण 
मे प्राप्त हुईं है। इस गुफाके वर्तमान धरातलके नीचे दस स्तरोका पता लगा है। ऊपर से तीसरे 


 जुदी उज्जेकिस्तान्स्कओ अकदमी नाउक (ताशकद १६४०, पृष्ठ ४४२-४) 


तेशिकताश मानव ] १ आदिम सानव २९ 


तलम ५० मीतर लबा एक चबूतरा-सा मिला, जिसपर बहुतेरे बडे-बडे पत्थर पडे हुए थे। यहाँ 
बकरीकी सीगो तथा पत्थरके हथियार बनानेके साधन प्राप्त हुए। नवे स्तरके तीसरे चौथे तथा 
दसवे स्तरके भी तीसरे चौथे चतुष्कोणोमे सबसे अधिक सामग्री मिली, जिनमें पाषाण-अस्त्रोके 
साथ दो बकरीकी सीगे तथा बहुतसे जगली जानवरोकी हड्डियाँ मिली | मालूम होता है, पत्थरके 
हथियारोका मिस्त्रीखाना यही पर था। सबसे महत्त्वकी चीज जो यहाँ मिली, वह थी आदमीकी 


ईद श्न्व्व ० अभी रतेमूर श्र प 


० दरबद 
उत्तर 


। 


दक्खिन 





५, तेकिशत'श गुहा 


हड्डी, खोपडी, जिसमे नेयण्डर्थल या मुस्तेर मानवर्के शरीर-लक्षण स्पष्ट दिखाई पडते हे। खोपडी 
बहुत मोटी थी, इसका ललाट नीचा था, भौकी हड्डी उभडी हुई थी, दाँतोमे कुकुरदत छोटा था 
यद्रपि और दाँत बहुत बडे थे। मुँह बहुत बडा था, पर ठुड्ीका अभाव था। 

तेशिकताश गुफामे मिली हड्डियोके देखनेसे पता लगता है, कि वहाँ सबसे ज्यादा सिवेरीय 
बकरीका इस्तेमाल होता था, जिसकी ६४९ सख्याका पता लगा है। इसके अतिरिक्त ४५ पक्षी, 
२ घोडे, २ सूअर, १ पार्द्सिंग तथा ५, ७ और जानवरोका पता लगा है। हड्डियोसें मालूम होता 
है, कि तेशिकताश मानवका सबसे प्रधान खाद्य सिबेरीय बकरी थी, उसीका शिकार उसकी 
प्रधान जीविका थी। 

इस खोपडीका कपालक-दक्षेत्र १४९० घन-सेतीमीतर था, जबकि आजकलके शिशुका 
११५० से १५०५ घन-सेतीमीतर होता है (चिम्पाजीका कपांलक-क्षेत्र ३५०, ओराडऊतानका 
३८० और गुरिल्लाका ४०० घन-सेतीमीतर होता है) । यह खोपडी १५-१६ सालके लडकेकी 
थी। गृहामें से बहुत सारे पाषाणास्त्र और हड्डियाँ मिली, इसलिए आशा हो सकती थी, 


| १ै४१ 


मध्यएासया का इातहास (१) 





। 


तेशिकताश मानवके पाषाणास्त्र ए १८ 


८ 


। 


१. जीवनचर्या ] १. आदिम मानव ३१ 


कि वहाँ और भी खोपडियाँ या शरीरावशेष होगे। कितु मुस्तेर मानवक अवशेष उतने सुलभ 
कही भी नही हे। नृतत्त्व-विशारदोका कहना है, कि तेशिकताश मानव पेकिंग मानव और 
आधुनिक मानवके बीचका था। 


(१) जीवनचर्या 


आजसे २५-३० हजार वर्ष पहले चतुर्थ हिमयुगके अतमे लुप्त इस मुस्तेर मानवकी 
जीवन-यात्रा कैसी थी, इसका कुछ पता उसकी गुफामे मिली हड्डियाँ बतलाती है और कुछ का 
अनुमान हम तस्मानिया के मूल-निवासियोकी जीवन-यात्रासे कर सकते हे। तस्मानियाके लोग 
दक्षिणी उज्बेकिस्तानके बराबर ही शीतोष्ण (प्रायः ४० डिग्री अक्षाश) में रहते थे, यद्यपि एक 
दूसरेसे भिन्न (दक्षिणी और उत्तरी गोलाब ) में होनेके कारण उनकी ऋतु एक दूसरेसे उलटे 
कालमे पडती थी। तेशिकताश मानवको जहाँ हिमयुगकी कठोर सर्दीमि जीवन-सघर्ष करना पड 
रहा था, वहाँ पिछली शताब्दीमे अँगरेजोकी कृपासे जीवनसे मुक्त हो जानेबाले तस्मानियन लोगोको 
उतनी सर्दीका मुकाबिला नही करना पडता था, तो भी वह ऐसी जगह पर थे, जहाँ कभी-कभी 
जाडोमे बर्फ पड जाती थी । आबेल तस्मनने १६४२ ई० में आस्ट्रेलियाके दक्षिणमे अवस्थित इस 
द्वीपका पता लगाया था, जिसके ही नाम पर उसका नाम तस्मानिया' पडा। १७७७ ई० में 
कप्तान कूक जब तस्मानिया पहुँचा, तो उसने वहाँके लोगोकों पुरापापाण-युगमें पाया। जान 
पडता है, तस्मानियत लोग एसियासे मलाया-जावा होते आस्ट्रेलिया पहुँचे थे। उस समय आस्ट्रे- 
लिया शायद एसियासे स्थल द्वारा मिला हुआ था। प्रबल मानव-शत्रुओके भयके मारे तस्मानियन 
लोग भागते भागते इस द्वीपमे पहुँच हजारो वर्षोंसे अपना सरल जीवन बिता रहे थे। दूसरे बर्बर 
मानव-शत्रुओने उन्हे भागकर जान बचानेका अवसर दिया था, कितु सभ्य अँगरेज उतनी दया 
दिखलानेंके लिए तेयार नही थे । अस्तु, तस्मानिया द्वीपमे पहुंचकर ये मानव सपकंसे वचित हो 
अपना पुराना जीवन बिता रहें थे, जबकि श्वेताग नई भूमियोकी खोज करते उनके पास पहुँचे । 
उस समय वह लोहा या किसी घातुका हथियार इस्तेमाल नहीं करते थे। पुरापाषाणयुगीन 
मानवकी तरह उनके हथियार छिले चकमक पत्थरके होते थे । पाषाण कुआरको भी बनाना नही 
जानते थे, जिसे कि शेल मानव बना सकता था। वे आमतौरसे नगे रहा करते थे, कितु कभी-कभी 
चमडे भी पहनते थे । कागरूके चमडेसे बिछौनेका काम लेते थे । वर्षा और गर्मीसे उनके स्वास्थ्य 
पर कोई बूरा प्रभाव नही पडता था। उनका घर खाली शाखाओं और घासोका बनाया हुआ 
आड होता था, जिसके ऊपर छत डालनेकी आवश्यकता नही समझी जाती थी । अँगरेजोनें धीरे 
धीरे नसमानियाके सुन्दर द्वीपको निगलकर अधिकाश निवासियोकों अकाल ही' काल-कवलित 
करा दिया। बचे हुए निवासियोकों १८३१ ई० में पासके फिलण्डर द्वीपमे निर्वासित कर दया 
दिखाते हुए फोपडियों में रख दिया गया | खुली जगहमे वर्षामें भीगते और जाडेमे काँपते 
उन्हें कोई रोग नहीं हुआ था, कितु अब उन्हे सर्दी और जुकाम होने लगा । अपनी प्राकृतिक 
अवस्थामे यह लोग शरीर पर चर्बी और गेरू पोता करते थे, जिससे शायद सर्दी-गर्मीका बुरा 
प्रभाव नही पडता था। 


+७७७७ण० 





+ ए०7०ए०89 हि 0 276 (00 58076 ७8०, 97 40-44: 


ई२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ १४११ 


तस्मानियन लोगोके जीवनसे हमे पता लग सकता है, कि आजसे ५० हजार वर्ष पहले मध्य- 
एसियाके प्राचीन निवासी कैसे रहते थे। तस्मानीय लोग घोषे-कौडी आदिकी मालाके बड़े शौकीन 
थे और तेज चकमक पत्थरसे काट कर गोदना भी गोदाते थे। आहारकी खोजमे वह बराबर एक 
जगहसे दूसरी जगह घूमते रहते थे। कितनी ही बार बच्चोकों भी आहारकी कमीके कारण भूखे 
मरनेके लिए छोड दिया जाता था, वही बात विकलागों और अधिक बूढे आदम्ियोकी भी थी | 
कडी लकडीके बने हुए सीघे-सादे भालेसे वह कागरूका शिकार करते थे। लकडीकों काटकर 
उसे चकमक से छील लेते थे । यदि लकडी टेढी होती तो उसे आगसे गर्माकर सीधा करते थे। 
एक छोरको आगसे जला लेते थे, फिर उसे छीलकर तेज बना लेते । यह छोर उपी और होता था, 
जिधर लकडी ज्यादा मोटी अतएवं भारी होती थी। उनके भाले ११-१२ फूट लबे होते थे। एक 
ओर भारी होनेकी वजहसे उस ओर सामने करके फेंका हुआ भाला लक्ष्यपर सीधे जाता था। 
तस्मानीय शिकारी ४०-५० गजके फासलेसे काँगडकों भार सकता था। वह जिस तरह चिर- 
अभ्यासके कारण भालेका ठीक निशाना लगा सकता था, वैसे ही ढाई फुट लबे मोदे डडे या पत्थ रोकी 
भी फेककर शिकार कर सकता था। उनकी आँख, कान और प्राणकी शक्ति बडी तीज थी, जिससे 
अपने दिकारका अच्छी तरह पीछाकर सकते थे। जो भी पशु-पक्षी उनके हाथमे आता, उसे 
लकडीकी आगमे डाल अधपका करके बालो और पञ्ञोकों झुलसा कर चकमकंके चाकूसे 
काटकर टुकडे-टुकडे कर देते। नमकका काम थोडी-सी लकडीकी सफेद राख देती थी। बह 
केवल भुना हुआ मास खाते थे, उबालनेके लिए उनके पास कोई बर्तन' नही था । 

भोजनके बारेमे तेशिकताश मानवकी भी यही अवस्था रही होगी। तेशिकताश मानव 
गर्मियोमे अपनी गुफासे बहुत दूर-दूर तक भठकता रहां होगा। उसको ऐसी नदी, जलाशय 
भी मिलते होगे, जिनमे मछलियाँ रहती थी। शायद इनकी स्त्रिय/ भी तस्मानीय स्थियोकी 
भाँति पानीमे गोता लगाकर या वैसे ही मछलिया पकडती रही होगी। बसी या जालका पता 
तस्मानीय लोगोको नहीं था। पुरुषोका काम शिकार खेलना था। तस्मानीय स्त्रियाँ दूसरा 
काम करती थी। वह अपने पुरुषोके पास' खाते वक्‍त बेंठ जाती, वहू अपनी आज्ञाकारिणी 
स्त्रियों को अपने मासमेसे काटकर एक टुकड़ा थमा दिया करते थे। तस्मानीय पुरुष 
लकडीके बोटोको नावकी तरह इश्स्तेमाल करते थे, तीन चार आदमी उस पर बेठ कर 
लकडीके भालोसे मछली मारते थे। यही भाले नावकी लग्गीका भी काम देते थे। 

वह व्यापार या चीजोकी अदला-बदलीका ज्ञान नहीं रखते थे, व कृषि जानते थे और 
ने पशुओका पालन ही। उनके यहा न कोई सामन्‍्त-राजा था, तन कानून और नहीं कोई 
नियमित सरकार । अगर बीमारी होती, तो थोडा-सा खून निकालकर चिकित्सा कर लेते थे । 
मुर्दोकी कभी-कभी वह गाड देते थे और कभी-कभी किसी पेडके कोटरमे रख देते थे। यदि 
जलाते तो अवशेष को गाड देते, लेकिन खोपडीको या तो सस्मारकके तौरपर रख 
लिया जाता या पीछेसे कही अलग गाड दिया जाता था । उनका विश्वास था, कि मनुष्य 
मरनेके बाद अपने पित्तरोंके साथ एक आनन्दमय द्वीप में रहता है। झगडा खडा होने पर 
उनके न्याय तरीका बडा विचित्र था “दोनो पक्ष वाले पास आकर आमने सामने से छातीके 
ऊपर अपने दोनो हाथोको रक्खे अपने सिरको एक दूसरेके चेहरेपर हिलाते बहुत ऋरोधपूर्ण 
चीखनेकी आवाज तब तक करते रहते, जब तक कि उनमेसे एक थक नही जाता या 


२ भाषा ] आंविस सानंव ३३ 


उसका क्रोध शात' नहीं हो जाता था ।” शायद सहस्लाब्दियोके तजबेके बाद उन्हें युद्धको जगह 
यह तरीका पसद आया। तस्मानीय जातिका अतिम पुरुष त्रुगनिनि १८७७ ई० में मरा, 
जिसके साथ पुरापाषाण युगकी इस प्राचीन जातिका खातमा हो गया। 


(२) भाषा' 


प्राचीन मानवने अपने पत्थरके हथियारों या हड्डियोके रूपमे जो अवशेष छोडे हे, उनसे 
उनके इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश पडा है। पर, भाषा द्वारा मानवके प्रागैतिहासिक काल 
पर उससे भी अधिक प्रकाश पडा है, जितना कि शरीरके ढाँचे या हथियारोके अध्ययनसे | 
दरीरके ढाँचेम भिन्न-भिन्न जातियोक सभी व्यक्तियोमे वह भिन्नता नही देखी जाती, जो कि भाषाके 
अध्ययनसे स्पप्ट दिखाई पडती है। भाषाने एक दूसरे से बहुत दूर निवास करनेवाली जातियोके 
पुराने सबधका पता दिया अफ्रीकाक्के पासके मदगास्कर द्वीपके निवासियोका सबंध मलय लोगोसे 
है, इसका किसको पता लगता, यदि भाषाने इसकी सूचना न दी होती। भारतीय आरयोका, 
अंगरेजों, जर्मतो, और रूसियोसे वश-सबध है, इसका पता नहीं लग सकता था,यदि भाषाने इसका 
सकेत न किया होता । लेकिन जिह्ला, तानु, ओठके अतिरिक्त स्वर-यत्रके काफी विकास होने पर 
ही मानव ठीकसे वर्ण-उच्चारण कर सकता' है। स्वर-यत्रकें विकासका पता मस्तिष्कके भीतरके 
उस क्षेत्रके विकाससे लगता है, जहाँसे भाषण-यत्र पर नियत्रण होता है। निम्न-पुरापाषाण युगके 
मानव---जावा, पेंकिंग और हैडलवर्ग--के स्वर-यत्रका विकास इतना नहीं हुआ था, कि वह 
वर्णोका अच्छी तरह उच्चारण कर सकते । मुस्तेर मानव इस विषय में कुछ आगे बढा हुआ था, कितु 
बतंमान भाषा-वज्ञों में से किसी का उसके साथ सबंध जोडना बहुत कठिन है। भाषा भावों के 
सकेत का साधन है। शब्द, स्पर्श, और गति (अग-परिचालन ) द्वारा प्राणी एक दूसरे को अपने 
भावों से अवगत कराते हूँ। कुत्ता अपने स्पर्श और भिन्न-भिन्न प्रकार की अग-गति से ही अपने 
भावों को नही व्यक्त करता, बल्कि उसके शब्दों मे भी दु ख, रुवाँसे होने, प्रार्थना, आग्रह, खतरा 
या आक्रमण के भावों को प्रकट करनेवाले भिन्न-भिन्न स्वर होते हें। तो भी वनमानुष जेसे 
बहुत ही विकसित प्राणियों में भी किसी प्रकार की भाषा का पता नहीं लगता। मनुष्य अन्य 
प्राणियों की तरह सकेत द्वारा भी अपने भावों को व्यक्त करता है और वचन द्वारा भी । यह कहना 
कठिन है, कि इन दोनों में पहले किसका विकास' हुआ । आज भी एक दूसरे की भाषा से अपरिचित 
व्यक्ति अथवा गूंगे-बहर सकेत द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हे । भाषा के विकास के लिए 
स्वस्यत्रो का अधिक विकसित होना अवध्यक है। लेकिन स्वर-यत्र के भी विकसित होने पर 
भाषा का विकास तब तक नहीं हो सकता, या भाषा तब तक नहीं फूट निकल सकती, जब तक 
कि भप्तिस्क में उसका नियत्रक-यत्र भी विकसित न हो चुका होता । तोता-मैना इसके उदाहरण 
हैं। अपने स्वर-बत्रों क॑ विकास के कारण वह मनुष्य-जैसी भाषा बोल तो सकते हैं, कितु नियत्रक 
स्थान के अभाव के कारण केवल मनुष्य के स्व॒रो की नकल भर है। धीरे-धीरे बोलता 
आदमी ० ०७ (बढेंढ) सेकेण्ड मे एक स्वर बोल सकता है, जल्दी बोलने में और भी कम 





+ (69, #य0 90 35-40 
५ 


३४ भध्यएसिया का इतिहास (१) [| १४४२ 


समय लगता है। इतनी जल्दी और बारीकी से शब्द को निकालना मनुष्य के उपर्युक्त यत्र की 
करामात है । 
भाषा का लिपिबद्ध होना बहुत पीछे हुआ । मिस्र और अर्सरिया की भाषाएं आज से 
४-४ हजार वर्ष पहले लिपिबद्ध हुई। मिस्र में अक्षर-सकेत न हो अर्थ-सकित रहने के कारण 
उच्चारण का पता नही लग सकता । उच्चारण का पता तो आज की हमारी लिपिबद्ध भाषाओं 
की पुस्तको द्वारा न भी पूरा ही हो सकता । एक-एक स्वर के उच्चारण में जहाँ व्यक्ति मे अन्तर 
देखा जाता है, वहाँ स्व॒रो के उतार-चढाव आदि के सबंध में तो आज भी हमारी लिपिया मे काईं 
विशेष सकेत नही है । देश और काल मे दूरस्थ एक वश की भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से 
हमे उनका सबध मालूम होता है, तथा यह भी कि उनम कितना परिवर्तन हुआ है । भाषाओं का 
इतिहास यह स्पष्ट बतलाता है, कि उनका उच्चारण, अर्थ और व्याकरण-नियम सभी परिवर्तत- 
शील है। सास्क्ृतिक स्तर में जब भारी परिवर्तन आता है, तो इस परिवर्तन की गति भी तीत्र हो 
जाती है। सास्कृतिक विकास जब एक तल पर रुक सा जाता है, तो भाषा में परिवर्तन भी 
बहुत कम होता है। हिन्दी-युरोपीय भाषा-वह की स्‍लाव-जैसी भाषाओं का सहिलण्ट (सेन्चेटिक ) 
रूप अब तक मौजूद रहना यही बतलाता है, कि काफी समय तक वह उसी सास्क्ृतिक स्तर पर 
रह गई। हम जानते हे कि स्‍लाव जातियो के पूर्व॑ंज (शक) बहुत पीछे तक धुमन्तू पशुपाल रहे 
और अपने दक्षिण के पडोसियो के लौह-युग में चले जाने के बाद भी कुछ शताब्दियों तक पित्तल- 
यूग में ही रहे। भिन्न-भिन्न भाषा बोलनेवाले लोगो के साथ घनिष्ठ सपर्क होने पर भी भाषा मं 
तेजी से परिवर्तन होता है। यह गलत धारणा हे कि लिपिबद्ध भाषा ही में परिवर्तत की गति मद 
होती है। ग्रीनलेंड और मेकेजी नदी के एस्किमो लोग अत्यन्त प्राचीन समय से एक दूसरे से 
अलग हो गये, कितु उनकी आजकल की बोलियो में बहुत कम अन्तर पाया जाता है । अफ्रीका की 
बन्तू बोलियाँ भी देश और काल के भारी अन्तर के बाद भी बहुत कम परिवर्तित हुई। यह भी 
इसी तत्त्व को बतलाती है, कि सास्क्ृतिक विकास की गति मद होने पर भाषा में परिवर्तन की गति 
भी धीमी हो जाती है। दूसरी तरफ हम हिंदी-युरोपीय भाषाओं को देखते हैं, कि युरोप से लेकर 
एसिया तक की उनकी भिन्न-भिन्न भाषाओं और बोलियो में कितनी तेजी के साथ परिवर्तन हुआ । 
परिवतेन में स्वर सबसे आगे रहती है, लेकिन व्यजन भी कम परिवर्तित नहीं होते । 
भाषा के यह बाहरी कलेवर ही' तेजी से परिवर्तित नही होते, बल्कि उनके अर्थों मे भी भेद हो जाता 
है और कभी-कभी तो वह बिल्कुल उल्टा अर्थ देने लगते है । हिंदी और बँगला में उपन्यास से हम 
कथाग्रथ का अर्थ लेते है, कितु दक्षिण भारत की बोलियो में उसका अथ है! भाषण । 
जिस तरह यह कल्पना अवेज्ञानिक है, कि एक ही जोडे से दुनिया की सभी मानव जातनियाँ 
पंदा हुईं, उसी तरह एक भाषा से दुनिया की भाषाओं का विकास मानना भी गलत है। यद्यपि आज 
चार पाँच भाषा-वश्ष ही पृथ्वी के अधिकाश देशो और लोगो में बोले जाते है युरोप, अमेरिका 
और एसिया के भी बड़े भाग में हिदी-युरोपीय भाषा-वश की बोलियाँ चलती हे। तुर्की चीनी 
तुकिस्तान से लेकर तुर्की तक में बोली जाती है। चीनी भाषा भी एसिया के बहुत बडे भूखण्ड में 
बोले जाती है। मलय भाषा-वश् फिलिपाइनसे मदगास्कर तक फैला हुआ है। अफ्रीक। के 





'व.ध्याहुपथ४०॥७ ९४६7९, 00ए00फायल्या ब70 ०7877 (0 ४2भु१९४०७, 9283) 


२, म पाषाण युग ] आदिम सानव ३५ 


बहुत बडे भाग में बतू भाषा-वश का राज्य है। लेकिन एक-एक भाषा का इतना विस्तार नव- 
पाषाण युग ही तही, बल्कि ओर पीछे की घटना है। युरोप के बहुत से भागो तथा भूमध्यसागर के 
निकटवर्ती देशो में बहुत पीछे तक अ-हिन्दूयुरोपीय' भाषाएं बोली जाती थी। दक्षिणी अफ्रीका 
में बच्तू भाषा का प्रचार हाल के समय में हुआ है। तुर्की भाषा-वश पाचवी सदी ई० में पश्चिमी 
मध्य-एसिया में जरा-जरा फेलने लगा और आधुनिक तुर्की विशेषकर उसके युरोपीय भाग मे तो, 
पद्रहवी सदी में उसका प्रवेश हुआ। अरबी का मिस्ध और मराकों की भाषा होना पैगबर मुहम्मद 
(मृत्यू ६२२) के बाद की बात हैं। अनुसधान से पता लगता है, कि प्राचीन काल में भाषाओं का 
बहुत अधिक विकेद्रीकरण था और आज से कही अधिक भाषाएँ उस' समय बोली जाती थी। 
उनमें से कुछ सदा के लिए लुप्त हो किसी एक भाषा के अधिक फैलने में सहायक हुईं। 
सास्कृतिक इतिहास' हमे बतलाता है, कि उच्च सस्क्ृतियाँ अल्प-विकसित सस्क्ृतियों को अपने 
जैसा बनाने में सफल होती हे। उच्च सस्क्ृति पर जल्दी पहुँचने के लिए अल्प-विकसित लोगो को 
जो परिवर्तन करना पडता है, उसमें पराई भाषा का स्वीकार भी शामिल है । भाषा वस्तुत 

सास्कृतिक अवस्था के विकास का दर्पण है। सास्कृतिक विकास के साथ भाषा का विकास अनिवार्य 
है, और इसी परिवर्तत में जातियों की तरह कितनी ही भाषाओं का नाम होष' हो जाना भी 
आवश्यक है। भाषा-वश बतलाता है, कि उनकी भाषाओं को बोलनेवाले खास मानव-वह 
रहे होगे अर्थात्‌ एक मानव-वश की एक भाषा रही होगी, कितु भाषा रक्त के सबध को सर्वदा 
निश्चित नहीं बतलाती। कितनी ही जातियाँ अपनी भाषा छोड दूसरी भाषा स्वीकृत कर 
लेती है। अमेरिका के निग्नरों अपनी भाषा भूल गये हे, और वह अब अँगरेजी बोलते 
है। पूर्वी जर्मनी के अभिकाश निवासी सस्‍्लाव-जाति के है, लेकिन अब वह जर्मन भाषा 
बोलते हूँ । 


$२ मध्यपापाण-युग (१२००० वर्षपूर्व) 


पहले यूगो की अपेक्षा इस युग के मानव के अवशेष पद्चिमी मध्य-एसिया में बहुत जगद्दी 
पर मिले है। निम्न सिरदरिया में तुकिस्तान-शहर में इसका पता लगा है। कराताउ, और 
म्यूकम (जबुलिजिला ) ,बेत्पक दला (अल्माअता ) भी मध्य-पाषाण यूग के अवशेषो के लिए मशहूर 
हैं। अराल समुद्र के पास भी इस युग के मानव के अवशेष पाये गये हे। किजिलकुम और 
कराकुमकी विदश्ञाल मरुभूमियाँ आज सोवियत पुरातत्ववेत्ताओं की आखेट-भूमि बन गईं 
हैं। कोई आदचर्य नहीं, यदि वहाँ ऐसे मध्यपाष।ण युगीत मानव के अवशेष और भी 
मिल जाये, जिनसे उस यूग के इतिहास पर काफी प्रकाश पडे | यह तो हमे मालूम है, 
कि आज से १०-१२ हजार वर्ष पहले से ही,जब मध्यपापाण-युग का मानव मध्य-एसिया में रहता 
था, उस समय का जलवायू वहाँ के मानव के लिए अत्यन्त प्रतिकूल सिद्ध हो रहा था। हिमयुग 
के पदचात्‌ समुद्र और नदियों के सूखते जाने से यहाँ की भूमि अत्यन्त सूखी होती । जगलों 
और घास के मैदानो को बिकराल रेगिस्तान अपने पेद में हजम करते गये। मध्य-एसिया के 
मानवो के लिए यह सत्यानाश की घडी थी। उसके लिए दो ही रास्ता था, या तो वहाँ रहकर 
लुप्त हो जायें अथवा अन्यत्र चले जायें। युरोप की अवस्था इस वक्‍त बड़ी अनुकूल थी, इसलिए 


३६ ्यदृस्ज्क का इतिहास (१) [ १४४२ 


उनका उधर जाना स्वाभाविक था। भारत में इस युग के अवशेष ऊपरी गगा से कच्छ तक 
मिले है ।' न 

जैसा कि नाम से ही पता लगता है, मध्यपाष।ण युग पुरा पाषाण और नव-्याप!ण के बीच 
का समय है। यह मानव-प्रगति में बहुत शिथिल सा समय था। इस' समय प्रवाह रुक सा गया था, 
उसका खुलना नव-पाषाण थुग ही में देखा जाता है (यह वही समय था, जबकि युरोप में 
अज़िल मानव रहता था) । मध्यपाषाण-युगीन मानव की जीविका का साधन फल-सचय तथा 
पशु और मछली का शिकार था। अभी केवल कुत्ता मनुष्य का पाऊतू साथी बन सका था । 
ग्राम्य पशुओं में यही वह जानवर था, जो मनुष्य के घनिष्ठ संपर्क में सबसे पहले आया और 
आज भी उसकी स्वामि-भक्ति वेसी ही देखी जाती है। 

मध्यपाषाण-युगीन मानव उस समय के प्रतिकूल वातावरण में बेत्पक्दला (अल्माअता ) से 
अराल और कास्पियन तट तक किसी तरह अपना जीवन व्यतीत करता रहा । प्रकृति की निष्दुरता 
के कारण उसके लिए जीवन-सधर्ष बहुत कठिन था, जिसी के कारण वह युरोप की अनुकूल 
भूमि की ओर गया। हिमयुग के अवसान हुए देर होने के कारण बहुत से पहाड हिममुक्त हो गये 
थे, जिसके कारण यातायात का बहुत सुभीता था। मध्यपाषाण-युग के बाद मध्य-एसिया के अनो 
जैसे कितने भागो मे, हम जिस मानव को पाते हैं, उसका सबध यदि खोपडी में से अल्पाइन जाति 
से मिलता है, तो सस्क्ृति मे उसकी मसोपोतामिया और सिंघ-उपत्यका से अधिक घनिष्ठता दिलाई 
पडती है। ऐसी अवस्था में यह कहना कठिन है,कि यहाँ रहनेवाली जाति मध्यपाषाण-युगीन मानवों 
की सतान थी, अथवा परिचमी मध्य-एसिया के दक्षिणी भाग को अधिक अनुकूल पाकर भूमध्य 
जातीय मेसोपोतामिया और सिंध-उपत्यकाके लोगो का यहाँ स्थायी प्रवेश हो गया । सिधु-उपत्यका 
या मसोपोतामिया से अनौ या अराल तट तक भूमध्य-जातीय लोगो और उनकी सस्कृति के 
अवशेष मिलते हे । हो सकता है, मध्यपाषाण युग में पश्चिमी मध्य-एसिया के पुराने निवासी यूरोप 
की ओर प्रवास कर गये हो और पीछे उनकी जगह भूमध्यीय लोग अपनी नवीन सस्क्ृति के साथ 
आ गये हो । यदि पहले के निवासियों मे कुछ रह गये हो, तो वह भी धीरे-धीरे भू मध्यीय जाति 
के भीतर मिल गये । 

(9७0 #ांए ए 252 ॥/ प्रथा ?7607800747० 9, 504 (09 क्‍$47६ 
266४ 678 9० 0, 758... ए7दंगडठत८ [प्रता5 (8, 22४8०) ७. 36 
स्रोत ग्रथ। 

! तुदी उज्जेकिस्तान्स्कओं अकदमी नाउक (ताशकद १६४०) 

2. 2ए679१9ए ॥ 76 77 ४४6 006 8607९ 438५ ((20777८7) 

3 एलालाथं 40777079[00४५ (3098) 

4 0780986 708 '९७(५४८९, 726९ए00:घाह्य 250 (07787 ((), ]8[080॥), | ५23) 

3५ 76 सफाल्या6! शिल्ा४0णत्‌प्र८ (] 06 .४(07227)) 

6 96006 ॥5044 (9 79880) 

7. ?€॥800घ8० पा0 (? 7072) 

8. 7.8089926० (7, 8॥007760, ] 933) 

9 768 7७78० तप (०४०१८ (0, (४०6८ ४४१ ७ (०४९), 3१37९ 924) 


0 रिटघढ१7८768 0 ४6 एब्ल लिा४079 0 ] "५, 
[,ण7400, 878) 3५ # रण िब्णपात (8, 8, +ज6फ, 





अध्याय ४ 


नवपाषा प-युग , अ-नवपाषाण-युग 


मश्य-रसिया में मानव पराधाण-युग से नवपाधाण यग में ईसा पूर्व ५००० अर्थात 
आज में 3००० वर्ष पूर्व जाया। सिरदरियां की उपत्यका, सोग्द (जरफशॉ-उपत्यका), 
तुपार (मा्यवद्दा-उपत्यका), इआारेज्म (निम्न वक्षु-उपत्यका) और अराल, भेव॑ (मुर्गाब, 
उपत्यका ) आदि बहुत से रथाना में नव पाधाण युग के अवशेष मिले हे । 


४१ नवपापाण-युग (५००० ई० पृ०) 


मध्यपाथाण युग मे जलवाय के अत्यस्त सूखे होने के कारण यहाँ के मानव को बहुत कप्ट 
हुआ। नवपाधाण युग में उसमें थाडा परिवर्तन अवश्य हुआ था, जिसके कारण प्रगति का अवरुद्ध 
मार्ग फिरसे खुला। नवपाधाण-बुग की विशेषता है---१ कृषि, २ पशुपालन, ३ मृत्पात्र-निर्माण और 
४ पीस-धिस' कर बने परापाणास्त्र । क्र और पशुरक्षाके कारण अब मानव निरा' घुमन्तू नही 
रह सकता था। उसे अब एक जगह बसने की अवश्यकता हुई--इसी समय पहलें-पहल ग्राम 
आबाद हुए। मनुण्य सामाजिक जीवन की उस अवस्था में पहुचा, जब कि वह एक जगह रहते हुए 
सामूहिक काम कर सकता था और सामूहिक तौर से अपने शत्रुओं से रक्षा भी कर सकता था। 
अब शिकार और फल-सचय ही जीविका के साधन नही रह गये थे। कृषि और पशुपालन में स्त्री 
का अब प्रधान भाग नहीं रह गया था, इसलिए सारे पुरापाषाण-युग में चली आई मातृसत्ता का 
लोप हुआ और उसकी जगह पुदप-प्रधानता या पितृसत्ता की स्थापना हुईं। शिकार (चाहें मछली 
का हो या प्राणियों का) ही सध्य-एसिया के मानव की पिछले युग मे प्रधान जीविका थी। पहाडो 
में जगल था और वहाँ आज जैसे तब भी जगली सेब, नास्पाती, अगूर आदि फल होते थे। मानव 
को फल-सचय का भी अधिक सुभीता था, कितु जिन जगहों पर तवपाषाण युग के मानव के 
अवशेष मिले हैं, वहाँ फल-सचय का सुभीता कम ही रहा । 


१. कृषि' 


गेहूँ और जौ मध्य-एसिया के पहाड़ों में जगली अवस्था में मौजूद थे। आज भी लाहुल की 
सीमाके पार लदाखके रास्ते मे नदी की कछारो के पास जगली गेहूँ और चने मिलते हे और लदाख 
जानेवाले अपने घोडे-खच्चरो को वहाँ दो-चार दिन ठहरकर चराना आवश्यक समझते है। गद्दी 
लोग तो हर साल वहाँ अपनी भेड़ो को मोदी करने के लिए ले जाते हैं। कोई आदइचर्य नही, यदि 


3४४७४७७७७आश था ॥ां के आरके 


* (360, /था, 9, 9 90-99 


३८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ १६४१ 


कृषि के लिए नवपाषाण-युग के मानव ने गेहूँ और जौ को स्वीकार किया । आरभिक गेहूँ-जी जगली 
गेहूँ जौ की तरह ही पतला होता रहा होगा। जगली अवस्था मे पशु, जलवायु अनुकूल होने पर 
अधिक मोटे होते है, कितु पालतू बनने के बाद उनकी हड्डियाँ पतली, तथा उनके कण सूक्ष्म हो 
गये । पर अनाज और फल मनुष्य के हाथो में पडकर अधिक बडे और स्वादु बने । 
कृषि का अविष्कार कैसे हुआ, इसके बारे में विद्वान कहते हैं. शिकारी आदमी ने घास 
के अभाव मे शिकार के पशुओ को दूसरी जगह जाने से रोकने के लिए पहले घास के तौर पर अनाज 
को बोना शुरू किया, जिसके खाद्य होने का परिचय उसे पीछे मिला । सूखे फल यद्यपि देर तक 
सुरक्षित रखे जा सकते है, कितु जैसा कि पहले बताया, मध्य-एसिया में उसकी सुलभता बहुत कम 
जगहों पर थी । शिकार के मास को जाडो में भले ही कुछ महीनो तक रकक्‍वा जा सके, नही तो जल्दी 
न खतम करने पर उसके सडकर' खराब हो जाने का डर रहता हैं। उस समय के मानव को मास 
की दुर्गग्य आज की जितनी नापसन्द नहीं थी, तो भी मास सडाकर खाना स्वास्थ के लिए 
हानिकर है, इसका पता तो उसको था ही । अनाज ऐसी चीज थी, जिसको बहुत समय तक 
रक्‍्ख। जा सकता था। करतल-भिक्षा तरुतल-वास' बिल्कुल अनिश्चिन्तताका जीवन है। कृषि ने 
मानव को इसके बारे में बहुत-कुछ निर्श्चित कर दिया। चाहे मास के बराबर स्वाद और शबित 
अनाज में न भी हो, कितु उसके द्वारा महीनों के लिए आहार की चिता का दूर हो जाना मानव- 
प्रगति के लिए हुई बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। शिकारी मानव को प्राय' रोज शिकार की चिंता 
में दौडते रहना पडता था। अपने पत्थर के हथियारों द्वारा शिकार करने में सफल होना रोज- 
रोज नही हो सकता था। कितनी ही बार उसे सपरिवार भूखे रहना पडता था। 
खेती करने के लिए अब उसे विशेष हथियारों की अवश्यकता हुई, जो सभी हथि- 
यार पत्थर के होते थे। पुरापाषाण-युग के मानव अपने पत्थर के हथियारों से पेडो को काट लेते 
थे, डालियो को काट छीलकर लकडी के भाले या डडे बना लेते थे। मई १६४१ में 
(परमाणु-युग के भीतर) मुझे निम्न-पुरापाषाण युग के शिल्पका परिचय मिला। केदारनाथ 
४ मील के करीब रह गया था। मेरे भार-वाहक तरुण नेपाली बलबहादुर ने पहिले डडा रखने 
की अवश्यकता नही समझा था, लेकिन जब ६००० फुट से ऊपर की चढाई में साँस फूलने लगी, 
तो उसे डडे की अवश्यकता मालूम हुई। वृद्षो के क्षेत्र से हम लोग ऊपर थे, कितु झाडियाँ अभी 
खतम नही हुई थी। झाडियों मे डेड-दो इच मोटे डडे मिलने आसान थे, कितु हमारे पास फल 
खाने के छोटे से चाक्‌ के अतिरिक्त यदि कोई दूसरा हथियार था, तो रिवाल्व॒र, जिससे डडा नहीं 
काटा जा सकता था। बलबहादुर अपने पूर्वजों की तरह चौबीस घण्टे खुकुरी बाँधना धर्म नहीं 
समझता था। लेकिन, डडे की भारी अवश्यकता थी। पुरापाषाण-मानव का चकमक का पास 
में किसी तरह का छिला हथियार भी नहीं था। उसने नाले में पडे बहुत में पायाण- 
खडो में से एक धारदार पत्थर उठा लिया, और कुछ ही मिनटों में झाडी में से एक अच्छा' 
खासा मोटा डडा काट लाया। उसी पाषाणास्त्र से उसने डडे की कमचियाँ काटकर गाँठो को भी 
चिकना कर दिया, फिर छाल को छीलने लगा । मुझे डर लगा, कही वह इसमें अपनी कला न दिखाने 
लगे। में केदारनाथ जल्दी पहुँचना चाहता था। आकाश का कोई ठिकाना नहीं था, न जाने कब 
घूप छिप जाय और मे फोटो लेने से वचित हो जाऊँ। उसने ऊपर के थोडे से भाग को छीलकर 
अपना काम खत्म कर दिया और हम वहाँ से चल पडे । में अपने पुर्वेजो के इस युग से परिचित था, 


२, पश्ुपारूनत | नथपाथाणं युरें ३९ 


है । 


कितु बलबहादुर को इतिहास से क्या काम था, उसे तो काला अक्षर भेस बराबर था। अवश्यकता 
आविष्कारकी मा होती है, इसका ही यहाँ पता नहीं लगा, बल्कि यह भी मालूम हुआ, कि 
पापाण-युग के सिद्धहस्त मानव ने और भी अच्छी तरह से काटने, फाडने, छीलने आदि कामो को 
अपने पत्थर के हथियारों से किया होगा। क्ृपि-यूग के लिए आवश्यक हुक को उसने पहले ही बना 
लिया होगा, इसमें सदेह है, कित्‌ वर्षा से भीगी धरती को पत्थर की कुदाल से वह खोद 
सकता था। आगे चलकर उसने लकड़ी के किसी तरह के हल में चकमक पत्थर का फाल 
लगायाहोगा । फसल काठने के लिए उसका पत्थर का हसिया मध्य-एसिया और दूसरी जगहों 
में बहुत मिला है। टेंढी लकड़ी मे दौत को तरह तेज धारवाले छोटे छोटे पत्थरों को जड दिया जाता 
था, यही उस समय का हसिया था। डठल काटने के कारण पत्थर के दॉत धीरे-धीरे अधिक 
चिकने हो जाते हैं, ऐसे द,त बहुत से मिले हे । क्पि के साथ तीसरा आवश्यक हथियार था आटा 
पीसने का ओखल-मूसल । आजकल अऔखल-मूसल अधिकतर चावल कूटने या अनाज के छिलके को 
छुड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैदान मे लकड़ी और पत्थर दोनों के ओखल होते हे, 
कितु मुसल लकडी का ही हाता है | पहाड़ से पत्थर की ही ओजल होती है, जो प्राय किसी 
चट्टान मे गढ़ा खोदकर बनाई जाती है। आठा पीसने का साधन उस समय ओखल-मूसल नहीं, 
बल्कि खरल से अधिक समानता रखता था। ११वीं शताव्दी में भी तिब्बत के घुमन्तू लोग 
किसानों में बदल के लाये अपने अनाज को पत्थर की बडी कुडी में मोदे लोढे से पीसा करते थे । 
भारतीय विद्वान स्मृतिशान-कीति (१०८० ई०) भेस बदल कर किसी पशुपाल के यहाँ चाकरी 
करते थे । एक दिन बडी रात तक मालकिन के हुक्म से आटा पीसते हुए उनको झ्पकी लग' गई, 
और शिर लोढे से जाकर टकरा गया । सत्तू के लिए भूना जी कुछ बिखर गया, जिसके लिए 
मालकिन ने गालिया देना जितना आवश्यक समझा, उतना बेंचारे स्मृति के शिर में लगी चोट के 
लिए सान्त्वना देता जरूरी नहीं समझा । नवपापाण-युग में अभी ते हाथ की चक्‍की का पता था 
ने पनचककी का । उस समय यही पत्थर की कुडी-लोढा या ओखल-मूसल काम देता था। आज भी 
तिब्बत आदि देदा। में सत्तू खाने का रबाज है । इससे आदर्मी रोटी बनाने के झझट से ही नहीं बच 
जाता, बल्कि जहाँ रोदी बनाने के लिए रोज-रोज लकडी जमा करने और चूल्हा फूँकने की तरदुदुद 
है, वहाँ एक दिन भूनकर सक्तु पीस लेने पर महीनों के लिए छुट्टी हो जाती है। भारतीय आर्य ईसा से 
डेढ़ हजार वर्ष पहले भारत पहुँचे । उनके प्राचीनतम अ्रथ ऋगवेद में ही नहीं, बल्कि पीछे के भी 
पुराने सस्कृत-प्रथों में रोदी का पता बहुत कम लगता है। सत्तू (सक्‍्तु) और छालनी तो वैदिक 
काल में दृष्टान्ल रूप म मशहूर हो गये थे । अनी की खोदाई मे तदूर का भी पता लगा है, जिससे 
मालूम होता है, कि मध्य-एसिया के नवपापाण-युगीन मानव तदूरी रोटी से अपरिचित नही थे। 
शायद मिट्टी या पत्थर के तवो पर भी वह रोटी बना लेते थे। 


२ पशुपालन 


तिब्बत के ऊँची पथारों में गदहे की जाति का एक जानवर (क्याड_) पाया जाता है, 
जो खच्चर के जितना बडा होता है। तिब्बती लोगों ने क्याड को पालतू बनाने की बहुत कोशिश 


१आरन+ीलिकाइएएनकरपदाक हाफेफेकरंफीा 





' कराजतकाधता ह #प्राफ्रिहका) 9.0. 0-27 


९४० भध्यएसिया का इतिहास (१) [ १५१ 


की, किंतु वह उसमें सफल नही हुए। पालतू बनाने का मतलब कंवल साथ रखना ही नही, 
बल्कि जानवर से काम लेना भी है। साक्‍्या के लामा के खच्चरो के साथ मेने एक बयाड़ को देखा 
था। क्याडः का छोटा बच्चा कही से मिल गया था, जिसे अपने खच्चरो के साथ लामा ने पाल, लिया 
और अब वह बडा होने पर भी खच्चरों के साथ रहता था। लेकिन, उस पर भला कोन 
बोझ लाद सकता था ? वह प्राण देने के लिए तैयार हो जाता, यदि कोई पीठ पर कुछ बाधने की 
कोदिश करता । नव-पाषाण यूग ही में नही, बल्कि उससे पहले भी सनुप्य के पास किसी जंगली 
जानवरो के बच्चे का पल जाना मुश्किल नही था, और ऐसे हरिन, कुत्ते, भेड या दूसरी जाति के 
छोटे बच्चे को कभी किसी ने पाल लिया हो, तो कोई आइचर्य नहीं। लेकिन असली पशुपालन तब 
कहते है, जब कि मनुष्य अपने घर में नर-मादा पद्ुओ को रखकर उनकी संतान बढ़ाता है । 
मध्य-पाषाण यूग में कुत्ता पालतू हो गया था, यह हम बतला आये है। विस्तार के साथ 
पशुपालन का व्यवस्थित प्रबंध नवपाषाण-युग में ही हुआ । यहू बतला चुके है, कि पालतू जानवरों 
की हड्डियाँ पतली और सूक्ष्म होती हैं, जब कि उसी जाति के जगली प्राणियों में उससे उल्दा 
पाते है । यदि भूमि अत्यन्त हरी-भरी हो, तो, जगली जानवर बड़े कहावर होते हैं। बारह- 
सिंगे तो वनस्पति की कमी के कारण जहाँ शरीर में छोटे होते जाते हैँ, वहाँ उनकी सीगे छोटी 
तथा शाखायें कम होती जाती है, तो भी उनकी हड्डियो की बनावट पालतू जानवरों जैसी नहीं 
होती । भेड, गाय और सूअर मध्य-एसिया में इस समय पालतू बनाये गये । घोड़े के पालतू 
बनने में कुछ सदेह है | मध्य-एसिया में ही पालतू बनाई गई भेडे, यहाँ से गये लोगो के साथ युराप 
गईं। यद्यपि जगली गदहा मध्य-एसिया में भी रहा होगा, कितु मदद्े और बिल्‍ली को सबसे पह 
पालतू बनाया मिख््रियों ने | मध्य-एसिया का ऊँटठ दो कोहानो का होता है, जब कि अरब और 
दूसरी जगह के ऊंटो के पीठ पर एक ही. कोहान होता है। ऊँट नवपाषाण-युग के पीछे मध्य- 
एसिया में पालतू बनाया गया। 


३. मृत्पात्र 


मिट्टी के बतेंन बनाना भी नवपाषाण-युग की एक विदेषता है । आग का पता निम्न- 
पुरापाषाण युग मे ही लग गया था। उसी समय (युग के पिछले भाग में) लकड़ी था 
पत्थर से घिस कर आग पैदा करता भी आदमी को मालूम हो गया था। वहू अपने मां को 
आग पर भूनकर खाना जानता था। अनाज की उत्पत्ति से उसे मिट्टी के बर्तनों की अधिक 
आवश्यकता मालूम हुईं, इसीलिए इस' समय मृत्पात्रों के बनने और उनके उपयोग का विशेष प्रचार 
हुआ। कई-कई प्रकार और रण के मिट्टी के बतेन बनने लगे--पानी रखने के बर्तन, पानी पीने के 
वर्तन, पकाने के बतंन आदि नाना प्रकार के भेद इसी समय प्रकट हुए। अभी कुम्हार का चनका 
नही बन पाया था। श्रम का विभाजन भी उतना नही हुआ था और एक ही आदमी या परिवार 
पीर-बबरची-भिश्ती-खर सबका काम देता था। तिब्बत में आज भी कुम्हार की अलग जाति या 
पेशा नही है, लोग स्वय मिट्टी के बर्तन बना लेते हे। कितने ही बन वह। आज भी कुम्हार के 
चकके की सहायता से नही बनते। चाय रखने की खोटी' (टोटीदार हैण्डलदार सैकी)तो बहुधा 
हाथ से बनाई जाती, और कितने ही हाथ उसमें अद्भुत कला का चमत्कार दिखलाते हैं। नव 
पाषाण-युग के मानव भी अपने हाथो से ही मिट्टी के बतंनो बनाया करते थे। गोलाई लाने के 


५ जलवायु ] नवपाधाण युग ४१ 


लिए वह मिट्टी की गोल-गोल मेखलाएँ बना कर एक के उपर एक रख देते और फिर गीले 
हाथो से भीतर-बाहर उसमे चिकना देते। यदि मिट्टी के बर्तनों को खुले आवे मे पकाया 
जाय, तो हवा का प्रवेश निर्बाव हो जाता हे। मिट्टी मे लौह-कण मौजूद रहते हे, पकते वक्‍त 
हवा के साथ इनके सीधे सबब से बरतने लाल हो जाते है। यदि बन्द हवा के साथ भदठी के 
भीतर बर्तेन को पकाया जाय, तो हवा के सम्पर्क से बहुत-क्रुछ वचित रहने के कारण बर्तन लाल न 
हो, भूरा या राखके रग का हो जाता हे। यदि मिट्टी मे कुछ कोयला पीसकर मिला दिया जाय, 
तो बतेन का रग काला हो जाता है । यह बाते नव पाषाण-युग के मानव को मालूम थी ? 


४ पाषाणास्त्र' 


पुरापापाण-युग के मानव के हथियार बहुत कुछ फ्लिन्ट (चकमक ) पत्थर के होते थे, 
जो मामूली पत्थर से ज्यादा कडा होता हे, उसीलिए उसकी म।ग बहुत अधिक थी, और 
वह हर जगह सुलभ नहीं था। खडिया की खानों क खडिया के स्तर में हड्डी की तरह 
यह मिला करते है। तवपाषाण-युग का मानव अपने पत्थर के हथियार मे खोदकर कुआँ 
मा बनाते हुए चकमक के स्तर पर पहुँचता था। कभी-कभी इसके लिए उसे २०-२० फुट 
गहरी खुदाई करनी पडती थी । चकमक को निकाल लेने के बाद कुएँ फिर उसी गड़ढे में कभी- 
कभी ढह जाते थे। बेल्जियम में स्पीनेस की चकमक खान में पुरापाषाण-युग़ के दो पिता- 
पुत्र खनक खान के नीचे उतरकर अपना काम कर रहे थे, इसी समय उनपर से छत गिर गई और 
दोनो दबकर मर गये । आज भी उनका शरीर ब्रुसेल्स के राष्ट्रीय म्यूजियम मे रखा हुआ है। चकमक 
पत्थर की दुले भता ही कारण थी,जिसमे कि नयी तरहके हथियारो के बनानेका दिशा-निर्देश किया। 
खतरा शायद कभी ही कभी होता था। खडिया की खानो में चकमक की रीढ ढूँढ़ना और 
निकालना इतना समय और श्रमसाध्य था, कि आदमी ने उसकी जगह साधारण पत्थरो को भी 
इस्तेमाल किया। उसने देखा कि रगडकर पालिश करने से दूसरे पत्थरों में भी धार 
भा जाती है। रगडकर पालिश करके पत्थ र के हथियार बनाता नवपाषाण-युग के मानव के हथियार 
की सबसे बडी विशेषता थी । १८६६ ई० में डेनमार्क के कुछ प्रागेतिहासिको ने तवपाषाण युग' की 
कुल्हाडी की परीक्षा ली। उनन्‍्ह मालूम हुआ, कि केवल इन्हीं हथियारों से जगल के 
कल और दयार जैसे दरख्तों को काठा जा सकता है और इनके सहारे पेड के तने को खोदकर नाव 
घनाई जा सकती । नवपापाण-युग के मानव ने घिसे पालिश किये हथियारों के बवाने के साथ- 
सौथ पुराने ढग के चकमकवाले पापाण-अस्त्रो को, जो कि छाट और चेली निकालकर बनाये 
जाते थे, छोड़ा नही । पापाण-अस्त्रों के अतिरिक्त उस समय लकडी और सीग के हथियार भी 
इस्तेमाल किये जाते थे । 


५. जलवायु 


पुरापापाण-युग के मानव के लिए तापमान की अनुकूलताअतिकूछता सब से अधिक 
ध्यान देने की बात थी । तापमान गिरने से सरदी बढती, जिसके कारण शिकारके जानवर दक्षिण 





॥ 0560, 0.४3, 979, 492-62 
धु 


४२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [११५१ 


की ओर अधिक गरम जगहो मे चने जाते। इसलिए शिकारी को भी दक्षिणाभिमुख यात्रा करनी 
पडती । इसके अतिरिक्त अपने शरीर के लिए भी उसे अधिक चमडा पहनने की अवश्यकता 
होती । नवपाषाण-युग का मानव अब कृषि-जीवी भी था। कृषि में तापमान से भी अधिक नमी 
अथवा वर्षा के च्यूनाधिक होने पर ध्यान देना पड़ता। मध्यनसिया में जहा मध्य- 
पाषाण-युग वर्षा और जल के अभाव का समय था, वहाँ नवपापाण-्युग अपेक्षाकृत अधिक आद्े 
था। इसके कारण मानव वहाँ वर्षा के भरोसे खेती कर सकता था। अभी नहरों द्वारा सिचाई 
करने का समय नहीं आया था। इस नमी के कारण मनु/्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर 
पडता था, जहाँ यह वनस्पति के लिए अधिक लाभदायक सिद्ध होती थी, वहाँ उसकी कारण 
मक्खियाँ और मच्छरों को भी बहुत सुभीता था, जिनकी भरमार से तरह-तरह की बीमारियाँ 
होती थी। मृत्यू का तुलनात्मक अध्ययन भी हमे इसी परिणाम पर पहुँचाता है। भिक्न-भिन्न 
युगो के भिन्न-भिन्न आय के लोगो में प्रतिशत मुत्यु-सख्या निम्न प्रकार थी -- 


युग आयु ०-१४ १५०२० २१-४०. ४१-६७ ६० से ऊपर 

मध्य-पुरापाषाण 6० १५ 0 पर 

उपरिपुरापाषाणा २४ ५ ६८ ४५३,.६ १६१ ४ 

मध्य-पाषाण ३० ८ ६,२ भप / ३ ९ ४५ 

नवपाषाण 7) हि है है 

प्राचीनपित्तल ७६ १७० ३६ ६ *८ ६ $ ३ 
(आस्ट्रिया ) 


१शवी सदी (,,). ५० ७ ३ १२१५१ (ृश्द ०१ 

२०वी सदी (,) १५ ४ ७ ११६ २९२६ ४७9, ४ 

यद्यपि यह विवरण मध्य-एसिया नही मध्य-युरोप (अस्ट्रिया) का है, तो भी हम मध्य- 
एंसिया के नवपाषाण युग के बारे मे भी कह सकते हैं, कि उसके अधिकाझ् मानव २१ से '४४ वर्ष 


की उमर मे मर जाते थे, उसके बाद १४ वर्ष से नीचे के लडके ज्यादा मरते थे । ४० वर्ष से ऊपर 
जीनेवाले बहुत थोडे ही आदमी होते थे । 


६. अनौमें नवपाषाण-युग 


जप. शा 


पदिचमी मध्य-एसिया के दक्षिण-परि्चिम कोण पर तुकंमानिया सोवियत गणराज्य 
की राजधानी अदृकावाद से थोडी दूर पश्चिम अनौ के प्राचीन ध्वसावशेष है, जिनकी खुदाई 
१६०३ में अमेरिकन पुरातत्त्ववेत्ता राफेल पम्पेलीने की थी। यह स्थान ईरान और प्तोवियत की 
सीमा पर अवस्थित कोपेत दाग प्व॑तमाला से थोडा उत्तर में है। पम्पेलीने यहां ध्वसावशेषों की 
खुदाई के अतिरिक्त अदकावाद के एक पाताल-कूप के भिन्न-भिन्न स्तरो की भूस्थिति का भी परिक्रय 
दिया है। इस कुएँ मे २२ सौ फुट तक नल धँसाया गया था, तो भी चट्टान का पता नहीं लगा 








+97087688 70 37८7०८०।०४४ 9. [ 
'फ्फाफबाांणा था प्रकाशक एण ॥ ७, 6 


६. अनो | तवपाषाण युग ४३ 


था। २१सौ फुट पर भूरे रग' की चिकनी मिट्टी मिली थी। उसके ऊपर कभी पत्थर' के ढोके, 
कभी भूरी मिट्टी, १८ सौ फुट पर बालू, १७ सौ फुट पर गोल-गोल पत्थर इसी तरह आगे इन्ही 
चीजो को पाया गया। ६०० से 5८०० फुट की गहराई मे हिमयुग का प्रभाव दिखाई पडा। इन 
स्तरों से पता लगा, कि मध्य-एसिया के जलवायु मे समय-समय पर परिवर्तन होता रहा। 
अनौ में खुदाई तीन जगहो पर हुई थी, जिसमे उत्तरी कुर्गान (उत्तरी डीह) की खुदाई वर्तमान 
तलसे २० फुट नीचे तक की गईं। यह कुर्गान आस-पास के धरातल से २० फूट ऊचा है। 
उत्तरी कुर्गान मे नवपाषाण-युग और अनव-पाषाण युग के अवशेष मिले थे। अनौ के नवपाषाण- 
युगीन लोग कच्ची ईटो के आयताकार मकानो में रहते थे। घरो की छते आज की तरह मिट्टी की 
नही, बल्कि फूस' की होती थी। आजकल वर्षा के अत्यन्त कम होने के कारण सारे मध्य-एसिया 
में मिट्टी की छते होती हे। यह मिट्टी की छते कौशाबी और रायबरेली से पच्छिम उराल 
पर्वतमाला तक चली जाती है। पूरब मे मिट्टी की छतो का स्थान फूस की झोपडियॉँ या 
खपडलके मकान लेते है । यही अवस्था प्रागैतिहासिक कालसे चली आ रही है। पूरबमे मिद्टीकी 
छतोका रवाज नही है, उसका कारण मिट्टीका कमजोर होना नही, बल्कि वर्षाका आधिकमय है। 
अनौमे फूसकी झोपडियाँ यही बतलाती हे, कि ६ हजार वर्षपूर्व वहाँ आजकी अपेक्षा वर्षा अधिक 
होती थी। तो भी वह बहुत अधिक नही होती थी, नही तो कच्ची इंटोका स्थान मिट्टीकी रहेवाली 
दोवारे लेती। पक्‍की ईटोका बनाना तभी सुकर था, जब कि आस-पासमे जगल काफी होता । 
करीब-करीब उसी समयसे थोडा पीछे मोहनजोदडोमे पक्की ईंटोका उपयोग होता था । 

अनीौ के मानव हाथसे मिट्टीके बतेन भी बनाते थे, जो पतले कितु देखनेमें भद्दे होते थे । 
अपने बर्ततोपर वह भिन्न-भिन्न ज्यामितीय आक्ृतियाँ बनाते थे। मिट्टीकी तकली पर वह उन 
कातते थे, लोढ़े और कुडीसे अनाज पीसते थे। उनकी खेती गेहूँ और जौकी थी, जिसकी भूसीकों 
मोट बर्तनोके बनानेकी मिट्टीमे सान लेते थे। उनके शिकारके जन्तुओमे सूअर, लोमडी, भेडिया, 
हरिन आदि थे। मसीनेके लिये हड़डीका सुआ इस्तेमाल करते थे। इनके हथियार छिले 
हुए चकमक पत्थरके होते थे। लकडीके डडे और पत्थरकी मुडीकी गदा इनका युद्धका हथियार 
था। तीर और भालेके फल या गोफन (ढेलवॉस) के पत्थरका भी उपयोग इन्हें मालूम नहीं 
था। इनके शिकार किये हुए पशु ऐसी आयू और आकारके थे, जिन्हे आसानीसे मारा जा सकता । 
घरके भीतर मिट्टीके फरोेके नीचे यह अपने बच्चोको दफना देते थे, साधारण मुर्देको बाहर 
फर्शके नीचे दबातें थे। शवके साथ गुरिया अन्य उपभोगकी चीजे और खान-पानकी वस्तुएँ भी 
दफनाते थे । शायद बच्चे देवताको प्रसन्न करनेके लिए घरकी फर्शके भीतर बलि रूपमे दबाये 
जाते हो। अन्दमनके आदि-निवासी भी बच्चोको घरके भीतर और बडोको बाहर दफनाते हे । 
दाँत न निकले बच्चें रोममे भी दफनाये जाते थे, जबकि सयानो को आगमे जलाना होता था। 
भारतके हिंदुओमे यह प्रथा आज भी देखी जाती है। सबसे नीचे १० फुट मोटाईवाले 
प्राचीनतम स्तरमे पालतू पशुओका पता नहीं लगता, बल्कि हाँ, शिकार किये हुए जगली 
पशुओकी हड्डियाँ मिलती है । पम्पेलीने नवपाषाण-युगीन स्तरमे निम्न चीजोका भाव और 
अभाव उल्लिखित किया है--.- 


१७७७० 


+ ए70]078007 ॥7 पफध8४87 0. 00 


डे मध्यएसिया का इतिहास (१) [ १४१४२ 
भाव अभाव 
हस्तनिर्मित रेखा-रजित मृत्यात्र पालिश किया पात्र या गेरिया 
गेहें-जौकी खेती' पक्‍की ईंट 
कच्ची इंटके आयताकार गृह बनसकी मदिया 
हड्डीका सूआ उत्कीर्ण पात्र 
चकमकके सीधी धारवाले हथियार सोना-हगा 
मिट्टीकी तकली' रांगा 
ताबे-सीसेका हलका-सा ज्ञान लोहा 
पीसनेका पत्थर धातुर्के फल 
फीरोजेकी' मणियाँ पृ, मनप्य था बक्षीं वि! 
दीर्घेशग गाय, सूअर, घोड़े कुत्ता 
घरमे सिकुडे शिशुकी समाधि अट 
गौ, भेड, हरिन, बारह॒सिंगा, घोड़ा, बकरी 


भेडिया और सूअरका शिकार 


इस स्तरमे जिन चीजोका अभाव था, उनभसे कितनी ही ऊऋपरक स्तराम भसिली । 


6२. अनवपाषाण-युग' (३००० ई० पू० ) 


जैसा कि नामसे प्रकट है, यह एक अवान्तर युग था, जब कि परापाण यगका जब्त 
हुआ, कितु धातु-युगका आरभ नही हो पाया। अनौ की खुदाई में हम देशय आगे है, कि उमेश 
पहलेके युगमे भी ताबे-सीसेका हलका-सा परिचय था, कितु असली धातु-युगके आरभ होने#$ 
लिये आवश्यक है, कि आदमी धून' (धातुपाषाण) को गलाकर धातु बना सके। यह भी याद 
रखना चाहिए, कि पाषाण-युगका अन्त दुनिया के सभी देशोमे एक समय नहीं हुआ । जह 
मेसोपोता मियामे पाषाण-युगका अन्त ३५०० ई० पू० में होता है, वहाँ डेन्माकंम १६०० ४० 
पू० में और न्यूजीलेण्डमे उसका अन्त सन्‌ १८०० ई० में ही जाकर होता है, जबकि वहां 
आदिम निवासियोका युरोपियन जातिसे सम्पर्क होता हैं। अनौमें इस स्तरको परमोेलोने द्वितीय- 
सस्क्ृति कहा है, जो कि ऊपरके तलसे २४ फुट नीचे है। पम्पेलीमे इसका काल ६०००-५००० 
ई० पू० माता है, लेकिन अधिकाश विद्वानोके मतसे यहु समय ४००० ई० पू० से अधिक 
पुराना नही हो सकता। उस कालमे निम्न वस्तुओका भाव और अभाव देखा जाता है--- 


भाव 
मृत्यात्र पूर्वेबत्‌ 
तन्दूर पात्र 
घर पूब॑ंबत 


अभाव 
कुम्हारका चक्‍का 
पक्की ईंटे 
बर्तंनकी मुठिया 


चकमक का हँसिया, सूआ, गदा और गोफन उत्कीर्ण पात्र 





+ [6 त्पा/ाा(6? शित्रगिड07रधूपठट, 2390-95 


३ मानव जाति ] अनवपाषाण युग 84 


भाव अभाव 
मिट्टीकी तकली सोना-रूपा 
ताबे और सीसेका थोडा-सा ज्ञान रॉगा-पीतल 
पीसनेका परथर लोहा 
छोटी-बती सीगवाली गाये, मूअर, घोडे, बातुके फल 
बकरी, ऊँट, कुत्ता और महिया भेः पशु और मनुष्यकें चित्र 


घरमे शिशु-समाधि 

अनवपापाण-य गमे खेंतीके अतिरिबत पशुओको पालतू बनानेका भी प्रयास देखा जाता है, 
यद्यपि हुथियारोमे! अभी कोई परिवर्तन नही हुआ था । हत्थेके विना मिट्टीके बतेत अब भी बनते थे, 
लेकिन उनको लाल और दूसरे रगकी रेखाओसे अलकृत किया जाता था। ताबेके छरे का होता 
मदिग्ध-सा मालूम होता है। कुत्ता, बकरी, ऊँट और विना सीगकी भेडको इस सगप्र पालतू बना 
लिया गया था। अनीमे इससे पहलेके स्तरमे भी फीरोजेकी मणियाँ मिली है । तरह-तरहके 
आभपणोसे शरीरकों सजाना और पहलेसे चला आता था। फीरोजाकी खाने अनी से थोडा ही 
दक्खित ईरानक भीतर मिलती हे। ऊँट गायद प्रबसे लाकर पालतू किये गये । 


९३ मानव-जाति 


मुस्तेर मानव आजके सपियन मानवसे बहुत भेद रखता था। उसको आजकी किसी जातिसे 
मिलाना सभव नहीं है । यद्यपि प्रऊत्तिके और स्थानोकी तरह प्राणियोमे भी क्किस सर्पकी गतिसे 
ही नहीं होता, वतिक कभी-कभी मेंढंक-कुदानकी तरह एकाएक जाति-परिव्तेन भी हो जाता है। 
इस नियमके अनुसार हजारो वर्मोमें एक मानव-जातिसे विलक्षण दरीर-लक्षणवाली दूसरी 
मानव-जाति पैदा हैं| सकती है। उस प्रकार ते शिकताश-मानव ३०-३५ हजार वर्ष बाद मध्यपापाण- 
यगके मानव रूपम परिणत हो सकता है, किंतु तो भी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता । 
मध्यपाधाण-यूगके अन्तर्म जो मानव अपने पालतू कुत्तोके साथ मध्य-एसियासे पहले-पहल यूरोपकी 
ओर गया, बह हिंदू-यूरोपीय जातियोका पूर्वज था। इसका यह अर्थ नही समझना चाहिए, कि 
हिंदू-युरोपीय जातियोके निर्माणमे किसी और रतका समिश्रण नहीं हुआ है । अनौमे मिली 
नवपापणयुगफी खोपटियां दीर्घकपाल थी । विशेषज्ञ बतलाते है, कि उन खोपडियोमे वही सारे 
लक्षण मिणने है, जिन्हें कि भूमध्यीय जातिकी विशेषता माना जाता है। उनमें मगोलायित 
खोपठीसे कार्ट गमानता नहीं है। यह खोपदियाँ बतलाती हे, भूमध्मीय मानव-जातिकी एक 
गाखा मध्य-गसियाके भीतर घृत्त गई थी ।' 

मत्य-एसियाके भिन्न-भिन्न भागोमे जिन जातियाके अवशेप मिले हे, उनपर एक विहगस 
दृष्टि हालनेसे मालूम होगा, कि अन्तिम हिमयुगके बीच तथा उसके कई सहस्नाब्दियों पीछे तक 
मस्तेर (नेयडर्वल) मान+ यहाँ रहता था। जीवन-निर्वाहका जब तक स्थायी साधन नहीं प्राप्त हो, 
और जब तक प्रकृति और प्राणि शत्रओसे अपनी रक्षा करनेमे सफल नहीं हो जाये, तब तक 
प्रजननकी अपार क्षमता रहने पर भी मानव-वश तेजीसे नहीं बढ सकता । अपने घातक शत्रुओं 
पर कुछ हद तक विजय करके ही मानव फल-फूल सकता है। गृहाओमे रहनेवाला मुस्तेर-मानव 
मव्यनागसियाम बहुत ही कम सख्यामे रहा होगा, यद्यपि, इसका यह अर्थ नही कि उसके अवशेष 


४६ मध्यएसिया का इतिहास (१) | १५२ 


अभी जिन दो-चार जगहोमे मिले है, उन्हें छोड और स्थानोमे वह नही मिल सकते । मध्यपापाण- 
युगीन मानव भी बहुसख्यक नही हो पाया होगा, तो भी मुस्तेरते उसकी संख्या अवश्य बडी होगी । 
मध्यपाषाण-युगका मानव आधुनिक सपियन-मानव-वशसे सबंध रखता था और वही शायद हिदू- 
युरोपीय जातियोका पूर्वज था। यह भी बतलाया जा चुका है, कि इसी मानवने तवपापाण-युगीन 
सस्कृतिको अपने साथले जाकर युरोपमे इसकी नीव डाली। युरोपमे जो खोजे हुई हे,उनसे यह बात 
मान ली गई है, कि मध्य-एसियासे आया यही' मानव युरोपकी पुरानी जातियोको अपनी सस्कृति 
और शस्त्रसे पराजित करनेमे सफल हुआ, जिसके परिणामस्वरूप पुराने तिवासियोंमेसे किलने ही 
या तो मर-हर गये, या अपने पुराने निवासस्थानकों छोडकर एस्किमों लोगोंके रूपमे दूर किना रो 
पर भाग गये, अथवा विजेताओमे घुल-मिल गये। मध्य-एसियामें मध्यपापाण-युगीन मानवरों 
(हिंदू-युरोपीय जातियोके पूर्वजो ) के कुछ भाग रह गये या नही ? अभी तक जो अनुसंधान हुआ 
है, उससे यही पता लगता है, कि अगले तवपाषाण-युगमे अनी या ख्वारेज्मके नवपाधाण-युगीन 
ध्वसावशेषोसे जिस मानवका पता लगता है, वह भूमध्यीय जातिका था। साथ ही यह भी 
स्वीकार किया जाता है, कि मध्य-एसियासे जानेवाले हिंदु-युरोपीय जातिके पूर्वज थुरोपम जाकर 
नवपाषाण-युगीन सस्क्ृतिका प्रचार करते हे, अर्थात्‌ नवपायाणास्त्रोके साथ जौ-गेहूँकी खेती 
और गाय-भेडके पालन करनेका काम इन्ही के द्वारा वहाँ आरभ होता है, इससे सिद्ध होता है, कि 
नवपाषाण-युगमे पुरातन हिंदू-युरोपीय मानवका सबंध मध्य-एसियासे था। भूमध्यीय जातिका 
ख्वारेज्म तक घुस जाना क्या यह नहीं बतलाता, कि पुरातन हिदू-युरोपीय लोग कंवल जलवायुकी 
प्रतिकूलताके कारण ही पर्चिमकी ओर भागनेके लिए मजबूर नहीं हुए, बल्कि भूमध्यीय जातिके 
यह मानव-शत्रु भी उनके पीछे पडे हुए थे ? 

मुस्तेर, प्रागू-हिह-युरोपीय और दीरघंकपाल भूमध्यीय इन्ही तीन जातियोका इस समय 
तक मध्य-एसियामे होना सिद्ध होता है। इन तीनोका सबंध किस तरहका रहा, यह अभी 
अधकारसे है। नवपाषाण-युगसे भी पहलेसे मध्य-एसियाकी भूमि की अपनी विशेषता चली आती 
है, जिसके का रण उसके गर्भसे ऐसे प्रकाशके निकलनेकी सम्भावना है, जो मानवके भूले हुए इतिहास- 
को अँबेरे से उजाले मे लादे। अतीतकालमे प्यासी-भूमि, किज़िलकुम और कराकुमके विधान 
रेगिस्तान मानवके लिए सबसे बडे शत्रु रहे । इन रेगिस्तानोके भीतर भूलकर हजारोने अपने प्राण 
गँवाये । इतना ही नही रेगिस्तान हमेशा मानवकी' भूमि पर आक्रमण करता रहा, साल-साल वह 
खेतीकी भूमि ही नही, गाँव और नगरोको उदरसात्‌ करता रहा। आज केवल ख़्वारेज्मभे रेगि- 
स्तानीमे ही २०० नगरो और बस्तियोके ध्वसावशेषोका पता लगा है। सोवियत इतिहासज्ञ और 
पुरातत्ववेत्ता इन ध्वसावदीषोके महत्त्वको समझते है । वह जानते है, कि जिस तरह बालूने अपनी 
ध्वस-लीला दिखलानेमें कोई कसर उठा नही रखी, उसी तरह उसने बहुत सी अ मोल ऐतिहासिक 
सामग्रीको अपने नीचे सुरक्षित रक्खा है।सोवियत सरकार दूसरे सास्क्ृतिक कार्योकी तरह 
पुरातत्ततक अनुसधानों पर भी बडी उदारतासे पैसे खचे करती है। पिछले १४-१५ वर्षोने ख्वारेज्मके 
रेगिस्तानमे यह अनुसधान जारी है । १९४६ ई० में इसके लिए हवाई जहाजोने १० हजार मीलोकी 
उडान की। मोटरो, लास्योका बडे व्यापक रूपमे उपयोग किया गया। उस' साल ७ दर्जनके 
करीब चममंपत्र पर लिखे अभिलेख इस मरुभूमिने दिये। यह अभिलेख उस भाषाम लिखें हुए 
है, जो लुप्त हो चुकी है। १७०० वर्ष पुरानी भाषाका नमूना प्राप्त करना पुरातत्ववेत्ताओके 


[३., मानव जाति | अनवपाषाण युग ४७ 


लिए कम प्रसन्नताकी बात नही है। पुरातात्तिक अभियानोके अतिरिक्‍त रेगिस्तानकी भूमिमेसे 
करोडो एकड जमीनको खेत और बगीचेके रूपमे परिणत करनेके लिए वक्ष्‌ नदीकों कास्पियन 
सागरसे मिलानेवाली महानहरकी खुदाई हो रही है । इससे जहाँ निर्जन मरुभूमि पर मानव 
बस्तिया बसेगी, वहाँ पुराने ध्वसावशेषोके भीतरसे मानव-इतिहासके रहस्यको ढूँढ निकालना 
आसान होगा । 

अनव पापाण-युगके बाद हम धातु-युग्मे प्रवेश करते है । कृषि और धातुशित्प मिलकर 
ग्रामों और नगरोको स्थायित्व प्रदान करते हैं, कितु मध्य-एसियामे घुमन्तू जीवनका सर्वथा 
उच्छेद हाल तक नहीं हो पाया था। नवपापाण-युगमे भी घुमन्तू और स्थायी निवासियोका संघर्ष 
रहा, जो सधर्प सोवियत क्रान्तिके बाद ही खत्म हुआ | बीचका सारा मध्य-एसियाका इति- 
हास घृमन्तूओ और अधघुमन्तूओके सघर्षका इतिहास है । अघुमन्तू दासता, अरधदासतासे होते 
समान्तवाद तक पहुँच गये थे, जबकि धुमन्तू जातियाँ बहुत-कुछ जनयुग अथवा जन-सामन्‍्त युग 
तक ही अपने जीवनकों सीमित रखती रही । 





स्नोत-ग्रथ * 
[ (टा0छ वो ४77४॥709008५ (2048) 
2 एड्राएओंत बणा गा गीपरकाइईइ) (रे एपाएथआए) ४०8 4, ॥7 
३3 एठह27238 बाते 572टीा260058४ (४ ७ (79056) 
4 [6 लिप्रफशात06? ऐफ2॥80070५06 (॥ 66 १४०0789) ) 
59, (४७ सिकणए 2726००४८९०8 (७ (॥ छेपव7) 
6 (७€07029 77 ६४76 ४6 ० ७४७ (प्रश८ट४४॥ 4,6॥६॥ ) 
7 फल ६&एठताएए07 छी शिद्वा (७ ४&॥॥0६ 5779, 7.07407 927) 
8. 6 #लॉठाबा फेटशवाओ एा णिद्ापऐए शिवा (५ ४ 870) 
9 /#्राध्रतृपाए 6 शिवा, 2 एछॉ5 (#70फ िशाए ]925) 
0 2चढएछ ३)28207ल४ए४ ॥लैकणए 0 6 7300 पा।५ 0६७7 (७ ९०४), 934) 


भाग २ 


धातृ-युग ( ३०००-७० ० द० पू० ) 


अध्याय १ 
ताम्र-युग (२५००-१४०० ई० प्रू०) 
१ युगकी विशेषता 


पाषाण-युग मानवका प्रथम युग है, जो भिन्न-भिन्न विद्वानोके मतानुसार ३ लाख या 
१ लाख वर्ष तक रहा। ताम्र-युगके साथ मानव धातु-युगमे प्रवेश करता है, जो आजसे पहिले 
७००० से ४५०० वर्ष तक भिन्न-भिन्न देशोमे चला आया। सभी देशोमे ताम्रयुग एक साथ नहीं 
शुरू हुआ। मिस्र और मेसोपोतामियामे उसका आरभ सबसे पहले (३५०० ई० पू०) हुआ। 
हो सकता है, भूमध्यीय जाति से मध्य-एसियामें घुस आनेके समय हिदी-युरोपीय-पूर्वजीने 
धातुकी कला सीखी । किसी देशमे ताम्रथुग और पित्तलयुगमे अन्तर रहा है, जैसा कि मध्य-एसियामे 
२५०० से १५०० ई० पू० तक ताम्रयुग रहा और १५०० से ७०० ई० पू० तक पित्तलयुग, 
परन्तु कई देशोमे दोनोका अन्तर इतना कम रहा, कि पाषाणयुगसे सीधे पित्तलयुगमे मानवका 
प्रवेश माना जा सकता है। पाषाणयुगके अन्तर भी कही-कही प्राकृतिक रूपमें ताबेके कठोर 
डले (ओहायो भाँति) आदमीको मिल जाते थे, जिन्हें विना आगमे गरम किये वह 
ठोक-पीटकर तेज बना लेता था, कितु ऐसे बनाये हुए हथियारोके कारण इसे हम ताम्रयुग नही 
मानते। ताम्रयुग तब शुरू होता है, जब कि आदमी ताबेकी धून (धातु-पाषाण) को लेकर उसे 
कोयलेकी आगमे पिघले द्रव्यकों अपने भिन्न-भिन्न उपयोगके हथियारोके रूपमे ढालने 
लगा । यह विद्या आदमीको बहुत पीछे मालूम हुई। प्राचीन मानव धधकते लकडीके कोयलेको 
एक गढेकी पेदीमे रख देता, और उसके ऊपर एकतह धून और एक तह कोयलेको रखता ऊपर तक 
भर देता। फिर फूँकनेकी फोफियाँ लगाकर कई आदमी हवा देने लगते, जेसा कि आज भी कही- 
कही सोनार करते देखे जाते है। पीछे आदमीको मालूम हुआ, कि मुँहसे फूँकने की जगह चमडेकी 
भाथीसे हवा देना ज्यादा अच्छा हैं। इस प्रक्रिवासे वह धूनसे धातु अलग करने लगा। १६ वी 
शताब्दीके मध्य तक कुमाऊँ-गढवालमें और मध्य-प्रदेशमे आज भी कही-कही जनजातियोने घूनसे 
धातु निकालनेकी यही विधि अपना रखी है। भाथीमे अवद्य इन' लोगोने कुछ विकास किया, और 
कहदी-कही आदमी हाथकी जगह पैरसे चलनेवाली बडी-बडी भाथियोका इस्तेमाल करने लगे।' 


* किसी-किसीका कहना है कि भारतमे नवपाषाणके बाद सीधे लोहयुग आया 
((>८० ४70. 00 700, 207) पर तॉबेके हथियार मोहनजोदरो और बहादुरगढ़ 
(हरद्वार) में मिले हू। 

(2फा &979ए 3706४४078, [9० 7685-94 


भर मध्यएसिया का इतिहास (१) [ २११२ 
२ ताम्र-उद्योग 


ताँबा बनाना पत्थर, हड्डी या लकडीको छीलकर हथियार बनाने जैसा नही था । ताँबेकी 
धूनमे ओषिद, सलफिद और सिलिकेत (का्बोनेत) मिला रहता है। उनसे बहुत तेज तापमानमे 
पिघला कर ही ताँबेको अलग किया जा सकता है। तॉबा पिघलानेके लिए भारी गर्मीकी अवदय- 
कता होती है। १०८३ सेटीग्रेटके तापमानमे तॉँबा पिघलकर पानीहो जाता है' और अपने अन्य 
साथियोकी अपेक्षा अधिक भारी होनेके कारण उसका पानी नीचे चला जाता है, जिसे नीचेके छेद 
से अलग करते हुए भिन्न-भिन्न प्रकार के साचो मे ढाल लिया जाता है। ताॉबे के इस प्रकार के निर्माण 
के साथ-साथ मानव पाषण-युग से धातु-युग मे ही नहीं आया, बल्कि वह अब वैज्ञानिक युग का 
मानव बन गया। ताँबा बनाना रसायन-शास्त्र का बाकायदा प्रयोग है। इसके साथ मानव के 
शिल्प में विशेष परिवर्तन हुआ । सस्कृत और पाली के पुराने ग्रथो में लोह का अर्थ तॉबा होता है 
सिहलद्वीप (लका) में अशोक के पुत्र भिक्ष्‌ महेल्र के लिये जो महाविहार बनाया गया था, उसमे 
एक निवास का लोह-महाप्रसाद (लोहे का महल) नाम इसलिए पडा था, कि उसकी छते 
ताँबे की थी। इससे पता लगता है, कि आज से२१-२२ सौ वर्ष पहले भी ताँबे के लिए लोह शब्द 
प्रयुक्त होता था। आजकल लोहार लोहे के क/म करनेवाले को कहा जाता है। पहाड मे ताँबे 
के बर्तन बनानेवालों को तमोटा या टमठा कहते है। नीचे मैदान में ताम्रकार नाम' की कोई 
जाति नहीं मिलती, उनके स्थान' पर वहाँ कसेरे हे, जो कॉसे, पीतल के बर्तनों को बनाते है । 
ताम्र-युग में लोहार या लोहकार जैसे शब्द का प्रयोग ताम्रकार के लिए होता था।' 
इस प्राचीनतम धातु के लिए भारतीय आर्यो की भाषा में अयस्‌ शब्द का भी प्रयोग 
होता था, जो कि पीछे केवल लोहे के लिए बर्ता जानें लगा। फिर ताँबे और लोहे में 
भेद करने के लिए ताँबे को लोह-अयस्‌ और ताम्र-अयस्‌ तथा लोहे के लिए कृष्णायस 
(काला-अयस्‌ ) शब्द का प्रयोग होने लगा। भारत में आने के कई शताब्दियों बाद हिंदी-आर्य 
असली लोहे से परिचित हुए । 
ताम्न के आविष्कार के साथ-साथ हम एक नये उद्योग को स्वतत्र रूप से स्थापित होते 
देखते हे । पत्थर, लकडी या हड्डी के हथियार के लिए कच्चे माल को विशेष प्रयत्न से तैयार करने 
की आवश्यकता नही होती, उनको छील-घिसकर किसी हथियार का रूप देना, उस युग का हरएक 
आदमी थोडा-बहुत कर सकता था। हाँ, अधिक कुशल और अभ्यस्त शिल्पी की बनाई चीजे 
अधिक सुन्दर और उपयोगी होती थी । इसके कारण भले ही लोग उसकी खुशामद करते रहें हो । 
लेकिन, वह ऐसी स्थिति मे नहीं था, कि शिकार और पीछे कृषि और पशुपालन की जीविका को 
छोडकर पत्थर छीलने का ही व्यवसाय करने लगता । यह भी स्मरण रखने की बात है, कि जिस 
तक्ष (छेंदने, छीलने) धातु का प्रयोग सस्कृत मे केवल लकडी के छीलने-छेदने के लिये ही' होता 
है, वह झूसी भाषा मे केवल पत्थर छीलने-छेदने के लिए इस्तेमाल होता है। आरभिक ताम्रयुग 
में हिंदी-युरोपीय जाति की वह शाखा पृर्वी-युरोप से मध्य-एसिया में लौट आई थी, जिसके वशज 





4 ५३ नियरऐसिया बिक ध 
४००० और ३००० ई० पृ० के बीच नियरऐसिया में ताँबा पिघलाकर ढालने का 
आविष्कार हुआ। ९7०87९8 ब्यव ॥7०४०८९००४ए 9. 32) 


३. व्यापार ] ताम्रयुग भ३ 


आज आये और शक के नाम से प्रसिद्र हुए, यह सदिग्ध-सा है। कितु, ताम्रयुग के मध्य या पित्तल- 
युग के आरभ में (२००० ई० पू० के करीब) वह अवश्य वहाँ पहुँच गये थे । 


3. व्यापार 


ताम्रथग के साथ लोहारों का स्वततन्न पेशा स्थापित हआ। गाँवों में अलग लोहारशाला 
कायम हुई और कुछ आदमी नियमित रुप से लाख-उत्पादन' के व्यवसाय में लग गये। इसके 
माथ ही ताँगे की मांग बद्धत बढ़ ग४। पत्थर के हथियारों के सामने ताँबे के हथियार 
उतने ही' शक्तिशाली भें, जितने तलवार के सामने वारूद से चलनेवालें हथियार। तांबे के 
हथियार केबल यद्र और शिकार के लिए ही उपयोगी नहीं थे, बल्कि क्ृषि में भी 
उनका अधिदा और अधिक उपयोग होने लगा जगलो और झाडियो को साफ करके 
खेत बनाना परापाण-युग से मुश्किल काम था, जेकिन ताँग्रे के कुल्हाडे उसको बहुत 
आमगाती से कर सकते थें। यदि मनुष्य को अवश्यकता होती, तो जगलों और शझाडियों 
के लिए उस समय खैरियल सही थी। हलके फाल और हँसिया में भी ताँबें का उपयोग 
अधिक होने लगा । उतती साँग होने के कारण अगर ताँबे ने व्यापार का स्थायी रास्ता निकाला, 
तो इसमें आश्लर्ग करने की अवश्यकता नहीं । लाँबा उस बक्‍त की बहुत दुर्लभ चीज थी, और 
उसे बनाने की विद्या तथा आवश्यक कनन्‍चे माल सब जगह सुलभ नही थे। ऐसे महगे उद्योग 
का सब जगह जादी फतवा आसान काम नही था। इसीलिए दुनिया के भिन्न-भिन्न भागो में 
तामयुग के फटने में २५०० ई० पू० से १४७०० ई० तक का समय लगा। इससे पहले खाने-पीने 
की चीजी का आदान-प्रदान' भले ही होता रहा हो, कितु वह बाकायदा व्यापार नही था । शिकारी 
अवस्था में जहाँ आदर्मी को कभी-कभी शिकार के न प्राप्त होने के कारण भूखे रहना पडता, वहाँ 
शिकार मिल जाने पर मास को खनम करने फी जल्दी भी पड जाती थीं, जिसमे कि वह सडसे 
ने गाये। कौर (किन्नर ) तथा कितने पी दूसरे प्रदेशों मे आज भी यह प्रथा देखी जाती है. शिकार 
को मार लेने पर बिहारी जोर से चिल्लाकर पुका रता है--है कोई यहाँ है तो आके अपना हिस्सा 
लें ।' आज यद्यपि शिकारी अपनी परतीतेबाली बन्दूक को इस्तेमाल करते हुए वेयक्तिक रूप से 
शिकार करना 32, लेकिस सब भी उसके पुराने सस्कार उसे सामूहिक शिकार के युग का स्मरण 
दिलाने है, दगलिए बड़ आसपास में खडे किसी आदमी को भी उसमें भागीदार बताना चाहता । 
शिकारी समझता था, कि यदि उसका शिकार बडा जानवर है, तो वह और उसका परिवार अकेले 
जल्दी मास को खा नहीं सकता, वह सह जायेगा। ऐसे मासे के साथ क्रय-विक्रम क्या अदला- 
बदली करने का भी कहाँ सुभीता ही सकता था ? इसीलिए व्यापार करने की जगह पर, हमारी 
पुरानी विवाह आदि प्रथाओं के अवसरों पर न्योता के रूप में चीजी के भेजने जसा रवाज था, 
जिसका यही अर्थ था, कि इस वक्‍त आपके कार्य-प्रयोजन' में हम सहायता करते है, हमार कार्य- 
प्रयोजन में यदि क्षमता हों, तो आप भी इसी तरह सहायता कर । 

कृपियुग और पशुपालन के साथ वैयक्तिक सम्पत्ति की स्थापना हुई । सम्पत्ति भी रोज- 
रोज के खानें से अधिक जमा होते लगी, इसीलिये उधार देंने या अवला-बदलछी करने का रवाज 





बही !' 30 


प्र्ड मध्यएसिया का इतिहास (१) [ २११४४ 


चला | लेकिन, अदला-बदली से, विशेषकर जब कि उतनी ही चीजे मिलती हो, बाकायदा व्यापार- 
प्रथा स्थापित नही हो सकती और न सारे समय व्यापार करनेवाला वणिगृवर्ग स्थापित हो सकता 
था । ताम्रयुगने व्यापारके लिए सबसे अधिक सुभीता प्रदान किया, क्योकि ताँबेके हथियार 
केवल विलास की चीज नही थे। वह यूद्ध और जीविका दोनो के सबसे उपयोगी साधन थे, उनकी 
हर जगह माग थी और माँगके अनुसार ही उनका मूल्य भी अधिक था। अब अनाज, मास या पशुओ 
का मूल्याकन तॉबे के टुकडो या हथियारों में किया जाने लगा और बराबर के भार के खाद्य 
को ढोने की जगह छोटे से ताँबे के टुकडे को ले जा बहुत सी खाद्य-सामग्री लाई जा सकती थी । 
ताम्रयुग ने देशो की छोटी-छोटी सीमाओ को व्यापार के लिए तोड दिया। व्यापार के लिए अब 
यातायात का सुभीता दूँढा जाने लगा। मानव-दिमाग सोचने लगा, कि कैसे थोडे समय में 
अधिक से अधिक चीजो को दूर से दूर जगहो मे पहुँचाया जा सकता है। इसीका परिणाम हुआ, 
नदियों और सभुद्रो का मे नौका सचालन और धरती पर गाडी या रथ का सचार । 


४ हथियार 


ताँबे के हथियारों के बनने के पहले पाषाण-युग मे भी बहुत तरह के पत्थर, हड्डी या लकडी 
के हथियार बनने लगेथे। काटने के लिए जहाँ कुल्हाडे बनते थे, वहाँ मास काटने या छीलने आदि 
के लिये पत्थर की छूरियाँ भी बनती थी। तीर और भाले के फल भी बहुत बना करते थे। ताँबे 
के हाथ में आने पर आदमी पाषाण-युग के हथियारों की नकल करने लगा। तॉबे के कुठारो की 
शक्ल वही थी, जो कि पत्थर के कुल्हाडो की । हाँ, समय बीतने के साथ उसमे और कितने ही भेद 
शुरू किये गये। भाले और तीर के फल भी पाषाण-युग की नकल पर ही बने । पत्थर का हथियार 
छुरे या कटारी बनानेके लिएनमूना हो सकता था, लेकिन तॉबेके हथियार को काफी लम्बा बनाया 
जा सकता था, इसलिए इसी युग में पहले-पहल लम्बी सीधी तलवारे बनने लगी । पापाण-युग के 
मानव को अस्तुरे की अवश्यकता नही थी। उसको अपनी दाढी-मूंछ बढानेमे कोई शौक का खयाल 
नही था, बल्कि वह उसे सहजात समझकर बुरा नही समझता था। लेकिन,ताम्रयुग में आकर अब 
इच्छानुसार दाढी-मूंछ बनाने के लिये अस्तुरा भी आन उपस्थित हुआ। हँसिया, फरसा, दोहरा 
फरसा, बसूला आदि बहुत तरह के हथियार बनने लगे । 

मानव को आदिकाल से ही शरीर को सजाने का शौक था। वह पहले फूलो-पत्तो, दाँतो, 
कौडियो, हड्डियो आदि से श्वूगार किया करता था। नवपाषाण-युग में मध्य-एसिया का मानव 
फीरोजा और दूसरे कितनी ही तरह के रग-विरणे पत्थरों के आभूषण बनाता था। ताम्रयुग मे 
अब ताँबे के बहुत तरह के आभूषण बनने लगे । लौहयुग में लोह के आभूषण उतने नही बने, जितने 
कि ताम्रयुग मे ताँबे और पित्तलयुग में काँसे-पीतल के । इसमे एक कारण यह भी था, कि तॉबा 
लोहे की तरह मोर्चा खानेवाली धातु नहीं थी। ताम्रयुग के बहुत तरह के ककृण, कुडल, 
हँसली आदि आभूषण मिले हे । 


#. . "ज-व्यवस्था 


लाखो वर्षों से मनुष्य प्रकृति का स्वतत्र पुत्र था । उसका सामाजिक सगठन पहले परिवार 
* हूप में हुआ। परिवार जहाँ अपने व्यक्तियों के आहार को एकत्रित करने के लिए मिलकर 


५ राजव्यवस्था | ताभ्रयग 44 


प्रयत्न. करता रहा, वहाँ उनके झगडो को भी शात करता था, साथ ही बाहर से आक्रमण होने 
पर सारे नर-नारी अपनी रक्षा के लिए लडने जाते थे। उसी युग में मानव मातृसत्ताके आदिम 
साम्यवाद से निकल कर जन-युग में पहुँचा, जबकि सामाजिक सगठन कई परिवारोसे मिलकर 
बने जन के रूप में हुआ। नवपाषाण-युग मे कृषि और पशुपालनने मात-सत्ता हटाकर पुरुष- 
सत्ता स्थापित करते हुए जनके प्रधात नेता महापितर की' सृष्टि हुईं। यद्यपि वह आगे आने- 
वाले राजा का अकुर था, तो भी वह अभी उनसे ऊपर नही समझा जाता था, और उसकी प्रतिष्ठा 
इसीलिए अधिक थी, कि वह योग्य सैनिक नेता और जनके भीतर शाति रखनेवाला योग्य पच 
था। ताम्र-युग में अब महत्त्वाकाक्षी व्यक्तियो को आगे बढकर सर्वेसर्वा बनने का अच्छा 
मौका मिला। कृषि और पशुपालन द्वारा कुछ व्यक्तियों के पास अधिक सम्पत्ति जमा होने लगी। 
इन्ही व्यक्तियों ने आरभिक जनयुग के दासताहीन समाज मे दासता का आरभ किया । पहले यदि 
जनो में युद्ध होता, तो वह बहुत क्र होता था (करता तो आज भी पूँजीवादी युद्ध की एक विशेषता 
है, कोरिया में सैनिको से अधिक गाँव के निरीह नर-तारी बच्चे-बूढे अमेरिकन बमो के शिकार 
हो रहे है )। आदिम जनो के युद्ध में हारे हुए जन को या तो नि शेष नष्ट हो जाना पडता, या अपनी 
शिकार-भूमि' को छोड बचे-खुचे आदमियो को लेकर दूर भाग जाना पडता था। उस वक्‍त 
पराजित को दास बनाने की प्रथा नही थी, बहुत हुआ तो उनकी कितनी ही' स्त्रियों को पकड़कर 
अपनी स्त्री बना लिया। मातृ-सत्ता-युग में विवाह की प्रथा नहीं थी, इसलिए पिता 
का पता लगना आसान नहीं था, प माता को पहचानने में कोई कठिनाई नही थी, 
इससे भी माता का नाम और शासन चल पडा, यद्यपि शरीर में उस' वक्‍त की स्त्री पुरुष से 
अधिक बलवान नहीं होती थी। आदिम जनयुग में भी विवाह की प्रथा यही तक पहुँच 
सकी थी, कि पुरुषों का एक झुड पति माना जाय और स्त्रियों का एक झुड पत्नी। 
कृषि और पश्मपालन के साथ सम्पत्ति का उत्पादन बढ चला अधिक हाथो के का होने 
पर अधिक काम तथा उससे अधिक सम्पत्ति के उत्पादन का रास्ता निकल आया था, 
इसलिए वैयक्तिक सम्पत्ति के उत्पादन और स्वामित्व के बलपर जहाँ पुरुष समाज का नेता 
बन गया, वहाँ इस पितृसत्तायुग के युद्धों मे पकडे गये छात्रुओ को मारने की जगह दास बनाकर 
जीवित रहने का अधिकार दिया गया । युद्ध की पहले की क्रता में इसके द्वारा कुछ कमी हुई, 
इसमें सदेह नही। दासो का श्रम अधिक धन उत्पादन करने लगा। 

ताम्रयुग में दासता-प्रथा ज्यादा बढ चली--दासों की सख्या अधिक बढने लगी, 
क्योकि खेती और दूसरे व्यवसायो में उनके श्रम की' बडी माँग थी । दास वही लोग रख सकते थे, 
जिनके पास काफी सम्पत्ति थी, जिनके पास काफी काम था। युद्ध रोज-रोज नही हुआ करता, 
कि दास बिना मूल्य के मिलते रहे । इसलिए फूसला-बहका, डरा-धमका, प्रलोभन देकर दासं- 
दासियाँ बनाई जाने लगी। दासो के श्रमने धनिको के हाथ में और भी सम्पत्ति एकत्रित कर दी, 
वह धन के बलपर और भी लोगो को हाथ में करने लगे । इस प्रकार ताम्र-युग के साथ एक और 
बडी सामाजिक क्रान्ति यह हुई, कि जनयुग के स्वतन्त्र मानव-समाज के स्थान पर सामन्‍्तयुग की 
घोर विषमता का समाज स्थापित हुआ | ताँबे के हथियार, उस समय ऐसे ही महँगे थे, जैसे कि 
आजकल के लडाई के बारूदी हथियार । जहाँ सामन्‍्त अपनी सम्पत्ति से महँगे हथियारों को खरीद 
या बनवाकर, उनके चलानेंवाले आदमियो को भाडे' पर रखकर शक्तिशाली हो सकता था, ब्रहाँ 


५६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ २५१४६ 


साधारण आदमी इसकी क्षमता नही रखता था । ताम्रयुग के सामन्‍्तो के सामने उनके पिछडे 
हुए स्वच्छुन्द जन (कबीले) टिक नहीं सकते थे, क्योकि उनके हथियार निकम्मे थे, चाहे लडने मे 
वह अधिक वीर थे। शस््त्र-वल के अतिरिक्त सख्या-बल भी सामन्‍्तो के पक्ष में था, क्योकि उनके 
पास सम्पत्ति-बल अधिक था । 

ताम्रयुग ने व्यापार के लिए छोटी-छोटी जन-सीमाओ को तोड फेका और अपने 
क्षेत्र को व्यापक बनाया। मिस्र कहाँ, मेसोपोतामिया कहाँ, सिन्धु-उपत्यका कहाँ, अनौ और 
ख्वारेज्म कहा ” आजकल नक्शे में देखने से भले ही वह नजदीक-नजदीक मालम हो, और 
विमान द्वारा पहुँचने मे भी दूर न मालूम होते हो, लेकिन आज से साढे चार हजार वर्ष पहले 
वह दुनिया क॑ छोर पर अवस्थित थे । लेकिन, ताम्रयुग मे हम एक जगह की बनी हुईं चीजों को 
समुद्रो, पहाडो और रेगिस्तानो को पारकर दूसरी जगह पहुँचते देखते हे । व्यापारिक एकता 
की तरह देशो के एकीकरण में भी इस युग ने बडा काम किया। अपने ताम्र के हथियारों क॑ 
बलपर सामन्त दूसरो को अपने अधीन करते जन-सीमाओ को मिटा राज्यों और महाराज्यो 
की स्थापना करने मे सफल हुए। ताम्रयुग ने मनुष्य को बतला दिया, कि अब छोटे-छोटे जन 
अपनी रक्षा नही कर सकते। मध्य-एसिया का दक्षिणापथ इस समय नवपाषाण युग से ताम्रयुग 
में आकर ग्राम-नगरो में बसे स्थायी निवासियों का देश था, कितु इसका उत्तरापथ वर्तमान 
(कजावस्तान) अब भी पूर्णतया घुमन्तुओ की निवास-भूमि था। जैसे पिछली शताब्दियो 
मे हम उत्तरापथिक घ्‌मन्तुओ का दक्षिणापथिक निवासियों के साथ बराबर सघर्ष देखेगे, वही 
अवस्था ताम्रयुग में भी थी। उत्तर के घुमन्तू जन (कबीले) अपने सरदारो के नेतृत्व मे दक्षिण 
के समृद्ध नगरो और ग्रामो को लूटने के लिए आते, और पीछे उनमे से कितने ही वहाँ बसकर 
शासन करते, जातियो के सम्मिश्रण और सस्क्ृतियों के दानादान' का काम करते थे | 


६ अनोमे 


ऐतिहासिक काल मे परिचमी मध्य-एसिया को दक्षिणापथ और उत्तरापभ इन' दो भागों 
में विभक्त देखा जाता है। दक्षिणापथ से हमारा मतलब है, सिरदरिया और अराल समुद्र से 
दक्षिण का भाग, जिसमे आजकल तुकंमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के गणराज्य 
मौजूद है। उत्तरापथ मे किरगिजिस्तान का कुछ भाग और कजाकस्तान सम्मिलित हैं । दक्षिणा- 
पथ में कराकुम और किजिलकुम जैसे दो महान्‌ रेगिस्तान है, जिनमे किजिलकुम पुरानी सस्कृतियों 
की सुरक्षित समाधि-सा है। उत्तरापथ में प्यासी-भूमिका भारी रेगिस्तान है। यही पर्चिममें तलस 
नदी से पूरब मे इली नदी तक, फैला सप्तनद भूभाग है। जो उत्तरापथ का सबसे अधिक आबाद 
तथा ऐतिहासिक महत्त्व की भूमि है। इसिककुल और बलकाश के दो महासरोवर भी इसीमे 
हे । त्यानशान्‌ तथा अल्ताई की पर्वेतमालाएँ इसके दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वी छोर पर है । सप्तनद 
उत्तरापय का एक छोटा भाग है। त्यानशान्‌ पर्वतमाला ही इली नदी से दूटकर उत्तर में अत्ताई 
का रूप ले लेती है, जो कि अपने तॉबे और सोने की खानो के लिए सदा से प्रसिद्ध है। एक समय 
सारा एसिया इसी के सोने के ऊपर निर्भर करता था--तुर्कों और मगोल भाषा का अल्ताई 
(सुवर्णगिरि) नाम यथार्थ ही है । 


अनौममे ] ताम्रयुरग 
६ . अनोमे ताम्रयुग' 


५७ 


दक्षिणी कुर्गान की स्थापना के साथ ईसा पूर्व तृतीय सहस्राब्दी के मध्य में यहाँ ताम्रयुग 
की स्थापना होती देखी जाती है। यह समय मध्य-एसिया के लिए जलवायु के अनुकूल था। अनौके 
दक्षिण खुरासान में ताॉँबा मौजूद था, पामीर तथा अल्ताई तो अपू्े तॉबे की महान्‌ निधियों के 
लिए प्रसिद्ध है ही । अनौ में इस युग में कुम्हार के चकके का उपयोग दिखाई देता है । मृत्पात्र भी 






१४१२ "४ 
हर ६ 
«५ शाकोर 5 
४ पिंक ८: ८० 
5. ०/ऑ्न्नना >> 
+8 के 5:35 
रे धन आम 
कि या “कंयणीजा ७ 3 रेहपीन बला ८ ।एपे 
[7 वश्भान्‌ कै ५ 
ही आया 
ट की 
४८“ नूँ, श्हगा ५४ शव है 'सिमकननकमकममकण्ल्कक, 
5. की कल मारे 
; मे लमफ्रककलकमबआ, न मारता 


' 
॥| 


फिकममंककलंपेवक मनाने हे 
विराउनमानशकााग की सफमान्‍्काड. ऋण, 
4ांपमपोगेककररम'बंगाविक/काक/ ० सापण्याक पारकावागनकमाआत पक पनकाओ, <+४2०-४ शिकार 


लि ८ ४ कि ज्कजनी...प्वममकआ 
िरममाममपापेनवस४प४८“वमकापामके का उनमे कल ४ १ 34५4: ९५६००+३#व्कक ै। ही. ०० मं वैबगिरि निजर/वीलरततारम2 सर जल 























१) मध्यात्षिया (उत्तरा, दक्खिना प्रथ) 


नाना रूप के बनने लगे थे । पात्रों पर मनुष्य, प्राणी और वृक्ष-लता आदि के चित्र होते थे । 
यद्यपि, आभूषणों में बहुत भेद नहीं हुआ, कितु अब वह अधिक सुन्दर बनते थे। बहुमूल्य पत्थरों 
का उपयोग बडी कला मकता के साथ किया जाता था। पता लगता है, इस युग मे अनौवालो का 
सिन्धु-उपत्यका, और मसोपोतामिया से सबध था । काल्दिया, असीरिया और सिन्धु-उपत्यका 
में बहु- पूजित माता-माई का सब्मान यहाँ भी बहुत अधिक था । घर के भीतर अब भी मृत 
शिशुओ को दफनाया जाता था। इस युग मे निम्न चीजों का भाव और अभाव देखा जा ता है 


इम्यथ्या दरदायानिएंकाजवेकंक | 





' एजतबाणा पथ पा 0887, 970 8-]9 


५८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [२११४८ 


भाव अभाव 
कुम्हार का चक्‍का कलई वाला मृत्यात्र 
ताबा और मामूली चित्र पक्की इंटे 
घर (पूर्ववत्‌) बतन की मुठिया 
किवाड की चुल के नीचे पथरी (पूर्ववत्‌) धातु या पाषाण का कुल्हाडा 
गाय, बैल, देवी की मिट्टी की मूर्तियाँ लोहा 
हड्डी के शर-फल धातु में सीसा का मिश्रण 


तॉबे का हँसिया, माला और बाण के फल लेख 
जानकर ताॉबे में सीसे की मिलावट 
करवट शव-समाधि 


७, ख्वारेज्ममे ताम्रयुग 


ख्वारेज्म की किजिलकुम की मरुभूमि में नवपाषाण युग से लेकर १२वी-१ ३वी सदी ईस्वी 
तक के बहुत से ध्वसावशेष मिलते हे, जिनमे ई० पू० चौथी सहस्त्राष्दी से तीसरी सहस्त्राब्दी के 
आरभ तक केल्त मीनार सस्कृति का अस्तित्व पाया जाता है। यह ससस्‍्कृति मुख्यतया मत्स्यजीवी 
तथा शिकारी मानवों की थी। इसके अतिरिक्त यह लोग खेती भी किया करते थे । कई बातो से 
यह अनौऊे नवपायाण-यूग से समानता रखते थे। ईसापूर्व तृतीय सहस्राब्दी के मध्य में खुवारेज्म 
ताम्रयुग मे अथवा स्थानीय पित्तलयुग मे चला गया | वस्तुत सारे मध्य-एसिया में ताम्रयुग 
और पित्तलयुग का भेद स्पष्ठ नहीं पाया जाता । 

ख्वारेज्म में पित्तलयूग का परिचय ताजाबागयाब (ई० पृ० दूसरी सहख्राव्दी) और 
अमीराबाद (१०००-६००० ई० पृ०) की सस्क्ृतियों मे मिलता है।* 

अनौ और ख्वारेज्म के रहनेवाले एक ही जाति के मालूम होते है, जो उस समय भराल 
से लेकर सिझकियाझु (पूर्वी तुकिस्तान) तक फैले हुई थी। रुसी विद्वान्‌ स' प ताल्सतीफका मत 
है, कि यह जाति मुण्डा-द्रविड जाति से सबध रखती थी । ख्वारेज्म की इस सस्क्ृति का सिन्धु- 
उपत्यका (मोहनजोउरो) की सस्कृति से इतना सादृश्य है, कि दोनी को आकस्मिक न समझ 
एक मानना ही अधिक युक्तियुक्त है । 


८ लिपि आदि 


ताम्रयुग सभी देशों में लिपि के प्रचार का युग है । व्यापार और राज्य के वि तार के 
कारण लिखित सकेतो द्वारा सूचना देना अत्यावश्यक था । हम मोहनजोउरो में इस यंग में लिपि 
का उपयोग देखते है, यद्यपि वह अभी तक पढी' नही जा सकी है । मेसोपोतामिया और मिश्र मतों 
हजारो अभिलेख मिले हे। ख्वारेज्म में भी कुछ चिह्न मिले है, लेकिन कहा नहीं जा सकता, कि 





* ऋत्कियें सोओब्रचेनिया /० 3 99 46-50, देखो आगे ४२ 


लिपि ] तास्रयग ५९ 


वह लिपि है या शिल्पियो के सकेत मात्र । कुछ भी हो, धातु-युग मे प्रवेश करने के बाद किसी 
तरह की लिपिका होना आवश्यक हो जाता है। उसके साथ ही गणित और नाप-तौल भी राज्य 
और व्यापार के सचालन के लिए आवश्यक होते है, इसीलिए यह कल्पना करना गलत नही होगा, 
कि ताम्र-पित्तलयुग में मध्य-एसिया में उन चीजो का उपयोग होने लगा था । 


(>९702/७) 2.0॥7000089 (#7७7८2 20298) 

(पा 8279 &7८6९88678 (/ (४ फ्रैण्ा४0) 

जिड्ुओ078007॥ ॥7 7 प्रगधिड४ं&7 2 ४008 (रि ऐेणाए7०॥9) 

क्रत्किये सोओब्श्चेनिया ४० >!7 (लेनिनग्राद) 
अर्खेओलोगिचेस्किये रस्कोप्‌कि व्‌ त्रिअलोति (गुर्जी,त्बिलिसि १९४१) 
फल ४०8४ 0००४४ 0७४६४ (५ ७ (४766, 7.07067 928) 
फल शिल्रप्परााए& 50067 (ऐ  7,0७7५, 3920) 


बैंड... उठ ैंछे न 


ज्च ७9) एगाा 


8. 


अध्याय २ 
पित्तल-युग (७०० ह*० पू०) 


१ युग की विशेषता' 


का के... खेर, 


- ताँबे मे दशाश रॉगा (टिन )मिला देने से पीतल बन जाता है। ईसा पूर्व २००० ई० पु० 
में मानव को यह सूत्र मालूम हो गया था। राँगा मिला देने से जहाँ धातु का रग बदल जाता है, 
वहाँ वह अधिक कडी भी हो जाती है । ताँबे में रॉगा सभवत अकस्मात्‌ ही मिला। 
आजकल टित पैदा करनेवाले देश मलाया, दक्षिणी अफ्रीका, खुरासान (ईरान ),टसकनी (जमंनी ), 
चेकोस्लोवा किया, स्पेन, दक्षिणी-फ्रान्स, कार्नवाल (इगलेड ) आदि हे । कारकेशस, शाम में भी रांगा 
मिलता है। काकेशस, चेकोस्लोवाकिया, स्पेन और कार्न॑वाल में पास ही पास राँगे और ताँबे 
दोनो की खाने हे। जान पडता है, ताम्रकारो ने कभी गलती से राँगे की धून' भी ताम्र- 
धुन के साथ मिला दी, जिससे चमत्कारपूर्ण एक नई धातु तैयार हो गई और फिर काफी तजमगें 
के बाद मालूम हुआ, कि दशाश राँगा मिलने से अच्छा पीतल बनता है। शायद राँगे का सुलभ न 
होना ही मिस्र और मसोपोतामिया म ताम्र युग के देर तक रहने का कारण हुआ । सिन्ध॒-उपत्यका 
और सुमेरिया (मसोपोतामिया) में जो ताँबे की चीजे मिली है, उनमें निकल का भी अदा 
है। उसे जान-बूझकर मिलाया नही कह सकते, बल्कि उसका कारण इन देशो में उम्माँ की ताम्र- 
धूनों का उपयोग होना था, जिनमे कि काफी निकल होता है । 

पीतल के आविष्कार के साथ धातु-विज्ञान और आगे बढा। यह उस' महान्‌ घातु-युग का 
आरभ था, जिसका विकास आधुनिक धातु-युग मे हजारो तरह के मिश्रित धातुओ के रूप में देखा 
जा रहा है। काकेशस दक्षिणापथ से कास्पियन समुद्र के परले पार है, जहा पहुँचने के लिए 
उसके दक्षिण से सुगम स्थल-मार्ग भी था। काकेशस मे पीतल बनाने के लिये राँगे की जगह 
सुर का इस्तेमाल होता था। सुमेरियन लोग सीसा मिलाकर पीतल बनाते थे। यह स्मरण खना 
चाहिए, कि जस्ता (ज़िक) और ताँबे के मिश्रण से तैयार हुआ काँसा बहुत पीछे बनने लगा, 
जब कि मानव लौह-युगमें पहुँच चुका था। नवपाषाण-युग और ताम्र-पित्तल-युगकी बस्तियोमे 
एक और महत्त्वपूर्ण भेद देखा जाता था नवपाषाण-युगीन बस्तियाँ हर बात में स्वावलबी देखी 
जाती थी, कितु ताम्र-पित्तल-युग के आरभ होते ही वह स्वावलब खतम हो गया, क्योकि अब 
धातुओ के हथियारों या उसके कच्चे माल के लिए दूसरे देशो पर निर्भर रहना पडता था । 





*पुफ़& 90726 386 (५ ७ (४006) 9, 2 (मिस्र, मेसोपोतामिया और सिंधु 
उपत्यकाएँ ३६००-६००० ई० पू० तक ) 


सप्तनद] पित्तल युग ६१ 


२. ख्वारेज्ममें पित्तल-युग' 


ताजाबागयाब-सस्क्ृति पित्तलयुग की सस्क्ृति मानी जाती हैं, जो कि ईसापूर्व दूसरी 
सहस्राब्दी मे मौजूद थी । अहृुका-कला, तेशिककला आदि के ध्वसावशेष इस सस्क्ृति से सबंध 
रखते है । इस युग का मानव कृषक और पशुपाल था । उसका समाज मातृसत्ताक जन था । गाँव 
किस तरह के होते थे, इसका अच्छी तरह पता नही लगा, जिसका कारण निर्माण-सामग्री का 
स्थायित्व-हीन होना हो सकता है'। इस समय के मृत्पात्र विना मुठिया के होते थे, लेकिन काले-ला/ल 
रगो के सजाने के अतिरिक्त कच्चे बतेन पर खोदकर भी उन्हें अलकृत किया जाता था । 
इसी' यूग में अमीराबाद की संस्कृति (ई० पू० प्रथम सहस्राब्दी का पूर्वार्ध) भी है, जिसे 
प्राग-लोह सस्क्रति भी कहा जाता है । यह मानव भी मातृसत्ताक जन-समाज में पहुँचा था । क्ृृषि, 
पशुपालन इसकी मुख्य जीविका थी'.। जानबासकला आदि के ध्वसावशेष इसीके हे । 


३ सप्तनदमे 


ईसा-पूर्व द्वितीय सहस्राब्दीके अन्तमे उत्तरापथका सप्तनद प्रदेश भी पित्तल-यूगमे 
पहुँचा । तलस्‌, चू, इली आदि सात नदियोके कारण इस प्रदेश का यह नाम पडा । हो सकता है 
सप्त-सिन्धु जैसा ही कोई इसका मूल नाम रहा हो, जिसे कि तुर्की और मँगोल भाषाओ से रूसी 
में अनुवादित होकर आजकल सेमी-रेचये (सात तदी ) कहा जाता है'। इस प्रदेशको यह भी बडा 
लाभ था, कि अल्ताईकी तावेके खाने इसके पास थी । आजकल भी' बल्काश सरोवरके उत्तरसे अव- 
स्थित करागदा के कारखाने सोविवत-झूसके तॉबा बनानेके सबसे बड़े कारखाने हे। हालमे 
सप्तनदके कितने ही पुराने नगरोके ध्वसावशेपोकी खोदाई हुईं है, जिनमे तरज (जम्बूल) ,सरिग 
तथा बालासगून (दोनों किगिजिस्तान की च्‌ उपत्यकामे, ), कोइलूक (इली-उपत्यका ) खास महत्त्व 
रखते है । १९४१ में महा-चू-तहर तेयार हुई, जो प्राचीनकालकी परित्यकत' बस्तियोके भीतर 
होकर गुजरी । यहा खोदते समय हजारो पुरातत्त्व-सामग्री प्राप्त हुई। चू और इलीके द्वाबे मे 
पित्तलयुग का केन्द्र था। यहाके लोग कृषि, मछबाई और शिकारीका जीवन बिताते थे। 

१ अद्वोनीय--पित्तलयुगम उत्तरापथर्म अद्रोती, करासुक और मिनूसून लोगोकी जिन 
सस्कृतियोका पता लगा है, बह भी शिकारी, मछुबाई और कृपिसे जीविका करते थे । अद्वोनीय 
संस्कृति का समय १७००-१२०० ई० पू० माना जाता है। यह उत्तरापथके उत्तरी भागमें येनेसेइ 
नंदीसे उराल तक फैली थी । उस्त-एरबाके पास अद्वोनीय ससस्‍्कृतिसे सबंध रखनेवाली कितनी 
ही चीजे मिली है । इसके मृतृपात्रोमे ज्यामितीय आकृतियोका अलकरण देखा जाता है। 

२. करासुक---१२००-८०० ई० पू० में उत्तरापथमे हम करासुक सस्कृतिका पता 
पाते है । अल्ताई पर्वतमालाके पश्चिमोत्तरमें इमकी कितनी ही कब्ने मिली हे, जिनकी चीजे अद्वो 
नीय जैसी हैं । 

३ मिनूसून--पित्तलयुगमे उत्तरापथसें एक और सस्क्ृतिका पता लगा है, जिसे 
मीनूसून कहते है । इसकी' भी बहुत्त सी कब्ने मिली हे, जिनमें मुर्दोंके साथ पीतलके आभूषण, छु रे, 





' ऋत्किये सोओबृइचेनिया, र॥77, 0-6 


६२ मध्यएसिया फा इतिहास (१) ([२॥२४३ 


तलवार, कुल्हाडे आदि रखे प्राप्त हुए है। येनेसेइ नदीके किनारे तक इसका पता लगता है। 
शायद इस जाति का केन्द्र उत्तरापथके पूर्वोत्तर था और बेकालके पास तक' फले खकासी 
लोगोके साथ इसका सबंध था ।' 

उत्तरापथकी उपरोक्त तीन सस्कृतिया जिस समय समाप्त होती है, उसके अनतर ही शकत 
लोगोका उत्तरापथमे स्पष्ट पता लगता है'।। इससे अनुमान होता है, कि यही शकोक पूर्वज थे । 
नवपाषाण-यूग और अनवपाषाण-युगमे दक्षिणापथ ही नहीं उत्तरापषय और सिदक्‍्याऋ (तरिम- 
उपत्यका ) तकमे हम मुडा-द्रविड जातिका पता पाते हे। ईसा-पूर्व ७वी ८वी शताब्दीसे देखते 
हैं, कि सारे मध्य-एसियामे हिन्दृ-्युरोपीय वशकी शक-आरयें शाखाका ही पर प्राधाच्य है। 
कोई आइचर्य नही, यदि मुडा-दविड और हिन्दू-युरोपीय कालके बीचमे उत्तरापथमे रहनेवाली 
पित्तलयुगकी उक्त तीनो जातिया वही हो, जिन्होने मध्य-एसियासे मूडा-ह विड-बँशके प्राधान्यको 
खतम किया, और स्वय उनका स्थान लेकर आगे उत्तरापथ और सिद्धक्याडमे शक और दक्षिणा- 
पथमे आर्यके रूपमे अपनेको प्रकट किया । इससे यह भी मालूम होता है, कि मध्य-एसियामे हिन्दू- 
युरोपीय जन ईसा पूर्व तीसरी सहस्राब्दीके मध्यसे पहले नहीं थे। ऐसा होने पर उनकी एक 
शाखा हिंहुआयोंका भारतमे पहुचना ईसा-पुर्वे दूसरी सहस्राब्दी के मध्यमे अधिक युक्तियुक्त 
मालूम होता है । 


४ अनोमें' 


अनोमें दक्षिणी कुर्गान ताम्र-पित्तल-युगका अवशेष है, तो भी इस स्तरमे हम पित्तलकी 
जगह ताम्रकी ही प्रधानता देखते हे । लोगोके बारेमे भी हम निश्चित नही बतला सकते, कि बह 
नवपाधाण-युगकी तरह मुडा-द्रविड जातिके थे अथवा हिदू-युरोपीय आर्य । 


५ जातियॉ 


मध्यपाधाण-युगसे पित्तल-युगके अन्त तक हमे मध्य-एसियामे चार मानव जातियोका 
पता लगता है। मध्य-पुरापाषाण युगमे उत्तरापथकी प्यासी-भमि, और अल्ताईमे मुस्तेर मानवके 
अवशेष मिले हे, इसी तरह दक्षिणापथमे सोग्द और तुखार ( मध्य-वक्षु उपत्यका ) में भी मुस्तेर 
मानवका पता लगता है। १२ हजार वर्ष पूर्व मध्य-पाषाण युगीन मानवरके अवशेष उत्तरापथममे 
किपचक (प्यासी-भूमि) और सप्तनदमे तथा दक्षिणापथमे सिर उपत्यका, सोग्द और ख्वारेज्ममे 
मिलते हे । 
ताम्रयुगमे अनौ, ख्वारेज्मसे सप्तनद तक मुडा-द्रविड जातिकी प्रधानता थी । पित्तल 
युगमे आर्यों और शकोके पूर्वज सारे उत्तरापप और दक्षिणापथमे फैले । मुस्तेर और 
मध्य-पाषाण युगीन मानवके सबंधमे हम निरचयपूर्वक कुछ नही कह सकते। मध्य-पाषाण युगीन 
मानव, हो सकता है, नवपाषाण युगके मुडा-द्रविडका ही पूर्वज हो, और यह भी हो सकता है, कि 
* “नेकतोरिये इतगी आर्खेआलोगिचेस्किस़ रबोत्‌ व्‌ सेमिरेच्ये” (अन० बेनंइतम) “ऋत्किये 
सोओब्‌” >ता, ]0-8 
कफ जा पा, ० 8-[9 





जातिया] पित्तलयग ६ 


वे ही, उन हिंदू-युरोपीयोके पूर्वज हो, जो कि नवपाषाण-युगके आरभमे युरोपकी ओर भागनेके 
लिये मजबूर हुए। ऐसी अवस्थामे मुडा-द्रविड-वशके लोग भूमध्यीय वश होनेके कारण दक्षिण 
या दक्षिणपूर्वंसे मध्य-एसियामे घुसे होगे । पित्तलयुगमे मध्य-एसिया खाली करके जानेवाले हिदू- 
युरोपीय वशकी एक शाखाको फिर हम उनके पूव॑जोकी भूमिमें लौटते देखते है । ये ही शको और 
आरयोके जनक थे । इनके आनेके बाद मुण्डा-द्रविड लोगोका क्या हुआ, शायद वहा भी वही इति- 
हास पहिले ही दोहरा दिया गया, जो कि भारतमे पीछे हुआ-अर्थात्‌ कुछ मुण्डा-द्रविड पराधीन 
होकर वही रह गये और धीरे-बीरे विजेताओने उन्हे आत्मसात्‌ कर लिया, कुछ लोग पराधीनता 
न स्वीकार कर खाली पडी हुई भूमिमे आगे खिसक गये । अल्ताईसे सिड्य क्याद्य तक फैले मुण्डा- 
द्रविड जातियोके इन्ही भागे हुए अवशेषोको हम आज बोल्गाके उत्तरके बनखडोमे रहनेवाली 
कोमी, बाल्तिकके पूर्वी तट पर बसनेवाली एस्तोनी और फिनलैण्डमे बसनेवाली फिन जातिके 
रूपमे पाते है । किसी समय मास्को और लेनिनभ्रादका सारा भूभाग उसी जातिका था, जिसकी 
ग़ाखाये वर्तमान कोमी, एस्तोनी और फिन है । फिन भाषाका द्रविड भाषासे सबंध भी इसी बातकी 
पुष्टि करता है, कि शकायों और द्रविडोके सघर्षके ही परिणामस्वरूप उनका एक भाग जो 
उत्तरकी ओर भागा, वही फिन जाति हे । इस प्रकार मुण्डा-द्रविड कहनेकी जगह हम नवपाषाण- 
युगकी मध्य-एसिथायी प्राचीन जातिको फिनो-द्रविड कह सकते है । उत्तरकी उक्त तीनो जातियोमे 
कोमी दूसरोके सम्पर्कमे सबसे कम आई। यद्यपि आज इन फिनो-द्रविड जातियोका रग 
यूरोपियनों जैसा गोरा ही नहीं होता, बल्कि इनके बाल पिगल होते हे---काले केशोका तो उनमे 
कही पता नही लगता । लेकिन, यदि कौमी नर-नारियोका फोटो देखे, तो मालूम होता है, कि 
हम दक्षिणके किसी शुद्ध द्रविड व्यक्तिका फोटो देख रहे हैं । कदमे भी यह लोग नाटे और 
शरीरम एकहरे होते है । 
फिनो-द्धविड नृतत्वके अध्ययनके लिये उपयोगी सामग्री भारतमे ही नहीं सोवियत रूसमे 

भी बहुत है, जिसकी ओर हमारे देशके विद्वानोका ध्यान ना चाहिये । 
स्नोत-प्रथ मर 

| [॥6 3॥0/26 5४० (ए ७ (॥70८, (७॥7797086 930) 

2 ऋत्किये मोओबदचैनिया ४० >द77] (लेनिनग्राड) 946 

१ ऐ+चाजरता बता वा पा धिशवा (रि रिए्गाएथोर) 

६ (एध्यालवां /0०॥०)०/0४५ (7, 088) 

5 वूत् ए॥6 उल्ृप्रातराए (5 लि।0: शत) (7.070609 946) 

0 8 छपरा € 720)800000० (| तेढ १/072०7) 


अध्याय ४ 


लोहयुग (9०० हे० प्‌०) 


ईसापूव द्वितीय सहस्राब्दीमे पित्तलयुगमे पहचने पर भौगोलिक तौरसे हम शको और 
आरयोंका भेद स्पष्ट दिखाई पडता है। इस समय शक यक्सर्त नदी (सिर-दरिया ), अरालसमुद्रसे 
उत्तर रहते थे, उनके दक्षिणमे आयोका निवास था । सुग्ध (जरफशा-उपत्यका), हृवारज्म 
(ख्वारज्म ) से लेकर पहले हिंदृकुश और खुरासानके पर्वतो तक और थोडे ही समय बाद फारसकी 
खाडी और सिन्धु तथा गगाकी कछारो तक आर्य पहुच गये। ग्रीक इतिहासकारोके अनुसार हम 
यह भी जानते है कि दुनाई (डेन्यूब) से त्यानशान तक फैली घुमन्तु जातिको शक, स्कुथ' अथवा 
सिथ कहते थे। ग्रीक और उसका अनुसरण करनेवाली अग्रेजी भाषामे उसका चाहें कितना ही 
बुरा अर्थ हो, किन्तु शक शब्दम ऐसा कोई बुरा भाव नही है। ग्रीक लेखकोके अनुसार शक लोग 
अपनेको स्कोल या सकोल कहते थे। दार॒योशने अपने बहिस्तुन॒के अभिलेखमे, उन्हें शक वामसे 
पुकारा है। भारत भी ईरानकी इस रायसे सहमत है। बहुतसे लेखक कालासागरके उत्तरमें 
रहनेवाले सिथियो और सिरदरियाके उत्तरमे घूमनेवाले शकोमे अन्तर करना च हते है। इतने 
दूर तक फुले हुये धुमन्तू जनमे कुछ स्थनींय भेद हो सकता है, छेकिन इससे उन्हें हम 
अलग नही मान सकते ग्रीक इतिहासकार ई० पू० शवी शताब्दीमे भी यह माननेके लिये तैयार 
थे, कि कालासागरसे सिरदरिया तकके घुमन्तूओमे रीति-रिवाज, खान-पान और वस्त्र-भूषा मे 
अन्तर नही था। उनके हथियार भी एक तरहके होते थे । दोन नदीको पूर्वी और पाइचमी शकोकी 
सीमा माना जाता था । 


१ शकठद्वीप 


युरेसिया द्वीपमे एक समय दुनाइ (डेन्यूब) से त्यानृ्ञानू-अल्ताई (पर्वत-श्रेणी ) तक 
फैली शक जातिकी भूमिको हम पित्तलयुगक आरभमे भारतीय परिभाषाके अनुसार शक द्वीप 
कह सकते हे, पुराने ईरानी शब्दानुसार शकानवेइजा या पीछेकी भाषाके अनुसार शकस्तान भी 
कह सकते हे। लेकिन ई० पू० द्वितीय शताब्दीमे शकोके बस जानेके कारण ईरानके पूर्वी 
भागको शकस्तान या सीस्तान कहा जाने लगा । इस भागको हम आदि-शकस्तान कह सकते हे 
इसी परिभाषाके अनुसार हम अराल और सिरदरियाके दक्षिणकी भूमिको आर्यद्वीप, आर्यान- 





. अल्ताइ व्‌ स्किफ्स्कोये ब्रेमिया” (स० ब० किसेलेफ), वेस्लिक द्वेब्नेद इस्तोरिड 
१६४७ पृ० १५७-७२, ऋत्कये सोओबरचेनिया >टाता, 9 2 से वेनइताम का लेख भी 
इसी विषय पर। इसका समर्थन पुन वेनंइतामने किया है 'इस्तोरिको-कुल्तुर्नोये प्रोश्लोये 
सेवेनोइ किगिजिइ पो मतेरिलियाम्‌ वोल्शवो चुइस्कओ कनाला” मे (फून्जे १९४३) 


शकद्वीप | लौहयुग 7 ६५ 


बेइजा था आर्यस्थान कह सकत है। पीछे अवेस्तामे आर्यानवेइजा एक छोटा सा प्रदेश था; जिसे 
आधुनिक इतिहासकार कभी खुरासान कभी वाह्लीक (बाख्तर), आजुर्बाइजान या, कभी ख्वारेज्म 
मानते हे। इसलिये भ्रमसे बचनेके लिये हम इसे आर्यद्वीप ही कहे, तो अच्छा । 

शकद्वीप और आयेद्वीपका यह भेद बहुत दिनो तक नही चला | हणोके प्रहारसे १७४ ई० 
पू० से ही शक प्रबके शकद्वीपको छोडनेके लिये मजबूर हुए, और अगली पौने ६ शताब्दियोमे 
शकोको छिन्न-भिन्न करते हुए हुण ओर उनके वदज डेन्यूबके तट तक पहुच गये। उनके इस 
महाभियानके कारण ईसाकी चौथी शताब्दी में पूर्वी शक्‍्द्वीप हणद्वीपके रूपमे परिणत हो गया, 
और दोन' नदीसे पश्चिमके शकद्वीपमे भी कालासगरके करीब बसनेवाली गाथ, सरमात (शक- 
बशज ) जातियोकों अपने पुराने स्थानोको छोडकर उत्तर या पदिचिम' में भागना पडा । हम यह 
भी जानते हे, कि पूर्वी शकद्दीपको पूर्णतया खाली करनेका ही परिणाम हुआ--भ्रीक-वाख्तर 
राज्यका ध्वस, भारतमे भ्रीक (यवन) राज्यका विनाश और भारतकी राजनीतिक तथा सामाजिक 
जीवन पर शकोकी स्थायी छाप । 

शको और आर्योका भेद आपसभे चाहे कितना ही हो, किन्तु विशाल हिदू-युरोपीय वश 
पर विचार करनेसे वह भेद बहुत नगण्य सा है | मध्य-पापाण-युगके अन्त अथवा नवपाषाणयुगके 
आरभ में, जब प्रकृतिके प्रकोप तथा फिनो-द्रविड (मोहनजोडरो) जातिके प्रहारके कारण हिृ- 





यूरोपीय जनगण मब्य-/सिया छोडकर युरोपकी ओर जानेंके लिये मजबूर हुआ, उस समय अभी' 
उनके भीतर केन्सम और शतम्‌का ने भाषा-भेद हुआ था और न शकार्य तथा परिचमी हिदू-युरो- 
पीयका ही भेद । ग्रीक, रोमक, गा, केल्ट आदिके सम्मिलित जनगणका कोई एक नाम' निश्चित 


| 


६६ भध्यएसिया का इतिहास (१) | २४३१६ 


न हौनेसे हम उसे परिचमी हिंदू-युरोपीय जनगण कहते हे। मध्य-एसियासे हिहू-युरोपीय 
जनोका युरोपमे जाना सभी स्वीकार करते है, और इसमे भी सहमत है, कि वह नवपापाण-युग्े 
हुआ । नवपाषाण-युगकी एक विशेषता है कृषि, लेकिन क्ृषिके हथियारों और धान्योके लिये एक 
प्रकारकी शब्दावली हम केल्तम' और शतम्‌ भाषाओमे नही पाते। केन्तम्‌ की बात तो दूर 
शतम्‌ भाषाओमे भी कृषि-सबधी एक तरहके शब्द नही मिलते, इससे यह कहना उचित नही 
जचता, कि नवपाषाण-युगमे हिंदू-युरोपीय मध्य-एसियासे पश्चिममे गये, शतम्‌ और केन्तम्‌ का 
भेद हुआ, शक और आय॑ दो स्वतन्त्र जनोमे विभक्त हुए। यदि हम नव पापाण-युगसे पहले 
इन विभाजनोको माने तो भाषाशास्त्रके अनुसार इसमे कोई हरज नहीं पडता, किन्तु कालके 
अनुसार बहुत लम्बा समय भाषाओके परिवतंनके लिये देना पडता है। इस शतम्‌-केत्तम्‌ और 
शक-आरय भेदके समयको निर्धारित करनेके लिये शायद मध्य-एसियाकी मरुभूमि इतिहास- 
वेत्ताओकी सहायता करे। 

ऊपर कहे आर्यद्वीपमे भूमध्यीय जाति चली आई, यह अनौ (दक्षिणी तुकंभानिया ) और 
ख्वारेज्मकी पुरातात्विक खोजोसे सिद्ध है, कितु शकद्वीपमे भमध्यीय जातिका कोई इस तरहका 
हस्तक्षेप दिखाई नही पडता । मध्यपाषाण युग हो या नवपाषाण-युग, इसी समय परिविमकी और 
भागे हिहयुरोपीय जनगणकी शाखा शकार्य मध्य-एसियामे पहुँचकर फिरसे अपना द्वीप 
कायम करनेमे सफल हुईं। यहाँ आरयोका सम्पर्क उसी भूमध्यीय जातिसे हुआ, जिसकी समुन्नत 
सस्क्ृतिके अवशेष सिन्धु-उपत्यका और मसोपोतामियामे मिलते है। इस सम्पर्कके कारण आगे 
बढनेमे बहुत सहायता मिली और आगय॑ जल्दी जल्दी पित्तलयुगको पार हो लौहयुगम पहुँच गये । 
ऐसे सम्पर्क के अभावके कारण शकद्वीपक शक सामाजिक विकासमे उतने नहीं बढ़ सके । 
ई० पू० ६ठी ५वी शताब्दीमे, जब कि आर्योके स्थानोमे लोहेका खूब प्रचार था, गकलोग 
अभी पीतलकी ही तलवारों, वाण और भालेके फलोकों इस्तेमाल करते थे। दारयोशकी 
सेनामे सम्मिलित ग्रीक लोगोसे लडते इन शक सैनिकोके बारेमे लिखते हुए ग्रीक इतिहासकार 
कहते है, कि उनके देशमे चादी और लोहा नही होता, इसीलिए इन धातुओका प्रचार उनमे नही 
है; साथ ही सोने और ताबेकी बहुतायत है, इसीलिए वह हथियारोक लिये पीतल और सौदर्यके 
लिये सोनेका मुक्तहस्त हो उपयोग करते है । इस समयके पीछे तथा हणोके प्रहरस पहले ही काला- 
सागरके तट पर रहनेवाले शक भी पशुपाल-घुमन्तू-जीवनको पूर्णतया या अशत छोडकर क्षिजीवी' 
प्रामवासी बन गये । शकद्वीपका सारा पूर्वी भाग तब तक अपने पशुपाल-घुमन्तू-जीवनकों' 
छोडनेके लिये तैयार नही हुआ, जब तक कि हण उनको इस भूमिसे भगानेमे समर्थ नही हुये । 
१२८ ई० पू० में चीनी सेनिक-पयंटक चाडुक्यान्‌ जब उनके केन्द्र बाख्तरमे पहुँचता, तो एक 
विशाल वेभवशाली राज्यके स्वामी होनेके बाद भी अभी शकोको उसमे तम्बुओमे रहते अपने घोडो 
और भेडोको जगह जगह चराते-घूमते देखा “अर्थात्‌ अब भी वह अपने पुराने जीवनसे चिपक 
रहना चाहते थे। स्थायी निवासियोको लडाकू घुमन्तू जातियाँ आमतौरसे डरपोक कह कर घृणाकी 
दृष्टिसे देखती है। डरपोक न' होने देनेके लिये तमूर विश्वविजेता बननेके वाद तथा नवीन 
समरकन्द जैंसी बडे बड़े प्रासादोकी नगरीका सस्थापक होते हुए भी धुमन्तू जीवनका अभिनय 
करता था । यह अभिनय बिल्कुल बेकारकी चीज नही थी। वस्तुत घुमन्तू जीवन युद्धके लिये सदा 
तैयार सैनिक जीवन जैसा है। अन्तर इतना हीं है, कि सैनिक जहाँ घूमनेके लिये स्वतन्त्र 


२. शक लोग] लौहयुग ६७ 


होने पर भी स्त्री और बाल-बच्चोके सबधसे वचित' रहता है, वहाँ घुमन्तूका सारा परिवार (नर- 
नारियों और बच्चे-बूढो सहित सारा जन ) सेनाका अभिन्न अग होता है । वह जैसे आक्रमणके लिये 
एक क्षणकी सूचनामे तैयार हो सकता है, वेसे ही सैनिक अवश्यकता पडने पर भागनेके लिये भी 
तैयार हो सकता है। घुमन्तू विजेताकों जहाँ शत्रुके समस्त नगर और गाँव लूटपाटके लिये खुले 
मिलते है, वहाँ उनपर विजय प्राप्त करनेवाले नागरिकोको कुछ भी हाथ नही आता । यही कारण 
है, जो घुमन्तू लोग सह्राब्दियों तक अजेय साबित हुए । चीनने हुणोको बार बार मार भगाते जब 
मफलता नहीं पाई, तो अपनी प्रतिरक्षाके लिये महा दीवार खडी की । कुरव महान्‌ मसागेत 
घुमन्त्‌ुओके साथ लठते लडते मारा गया । उसके उत्तराधिकारी दारयोशकों भी ५१३ ई० पु० 
में पक्चिमी शकों पर आक्रमण करके पछताना पडा । ग्रीक लोगोका' तजर्बा इससे बेहतर नही था । 


२. शक लोग 


घमन्तू जीवनमे जहाँ सैनिक और राजनीतिक दृष्टिसे कितने ही सुभीते हे, वहाँ सामाजिक 
और सास्क्षतिक दृष्टिसे यह घाटेका सौदा है । दूसरी जातियोके लौहयुगमे चले जानेके बाद भी 
गकोका पित्तलयुगम पडा रहना सामाजिक गतिरोध ही था। हम जानते हे, सामाजिक विकासके 
अनुसार भाषाका विकास होता है। शक भाषाके बहुत कम ही नमूने हमारे पास तक पहुँचे है, और 
जो पहुँचे भी है, बह ईसवी सन्‌के आरभ होनेके बादके है। लेकिन शकोके उत्तराधिकारियोकी 
भाषा देखनेसे मालम होता है, कि उनकी भाषा जो विश्लेषात्मक न हो, सइलेषात्मक ही रह गयी, 
उसका कारण पूर्वजोका यही सामाजिक गतिरोध था । भारतीय आर्योकी भाषामे परिवर्तन भारतमे 
आते ही होने लगा, जब कि अपने सारे शतम्‌ बशमे अपरिचित टवर्गका ऋग्वेद तकमे प्रयोग होने 
लगा। हमारी भाषाने मौलिक परिवर्तन (सइलेषात्मकर्से विश्लेषात्मक होना) जहाँ ईसाकी छठी- 
सातवी दताब्दीमे हो चुका, वहाँ शकोक़े आधुनिक वशज स्‍्लावो (रूसी आदि जातियो) की भाषा 
आज भी सश्लेपात्मक है---उसमें क्रिया तथा शब्दक रूपोमे प्रत्यय सस्कृत की भाँति अभिन्न अगके 
तौर पर प्रयुक्त होते है और सहायक क्रियाओका उपयोग आज भी नही देखा जाता । इससे उनमें 
यह विशेषता देखी जाती है, कि भाषाके ढाचेकी दृष्टिसे स्‍लाव भाषाये सस्कृतसे जितनी 
नजदीक है, उतनी हमारे यहाँ की कोई भी जीवित भाषा नही है । 
दार्योश एक आर्य राजा था। उसने ५१३ ई० पू० में युरोपके भीतरसे कालासागरके किनारे 
किनारे उत्तर में बढकर शकोके ऊपर असफल आक्रमण किया था। ग्रीक इतिहासकारों द्वारा 
उद्धृत भक्त परम्पराके अनुसार इस आक्रमणसे १००० वर्षपूर्व शकोका प्रथम राजा हुआ था। 
इसमें संदेह है, कि जब तक शकोकी भूमिमे शक रहे, तब तक कोई उनका वास्तविक 
राजा हुआ होगा। शक घुमन्तूओके सरदार या नेताओं को भी दूसरोकी देखादेखी राजा माना 
गया होगा। शकोमे स्त्रियोका विशेष स्थान था, बल्कि ई० पू० चौथी-पाचवी दताब्दीमे दोनसे 
पूर्व रहनेवाले शक जनगणका नाम सरमात या सर्वभात इसीलिए पडा था, कि उनमें माता (स्त्री ) 
सर्वे-सर्वा होती थी। स्थ्रियाँ मृत जन-पतिका स्थानापन्न ही नही होती थी, बल्कि वह सेना- 
सचालन भी करती थी। 
इतिहासके आरभमे शकोम जो रीति-रवाज, वेष-भूषा देखी जाती थी, वह बहुत पुराने 
कालसे चली आईं थी | त्ञीनी और ग्रीक दोनो लेखक इस बातमे सहमत हैँ, कि शकोका मुख्य 


६८ सध्यएसिया का इतिहास (१) [२३२ 


भोजन मास और मुख्य पान दूध था। मासके साथ ताजा खून पीना भी हंस प्रचलित रहा होगा, 
तभी तो युद्धमे प्रथम गिरे शत्रुका गरम-गरम खून वह पाण्डव भीमकी तरह पीते थे, शत्रु सरदारकी 
खोपडीका कटोरा बनाकर बडी सावधानीसे रखते थे। यह दोनो प्रथाये का देखी जाती 
है, यद्यपि वह मगोलायित थे । चगेज खापके मगोल सेनिकोके इतने सफल होनेमे एक कारण 
उनका घोडा था, जिस१र चढकर वाण चलाते हुए जहाँ वह युद्ध कर सकते थे, वहाँ अवश्यकता 
पडने पर धोडेकी नसभे छेदकर उसके खूनसे भूखको शान्तकर फिर लडनेकेलिये ताजा हो जाते 
थे। विवाह-प्रथा शकोमे बहुत प्रारभिक रूपमे थी। कई भाइयोकी एक स्त्री हो सकती थी और 
स्त्रियोके एक समृहका पुरषोका एक समूह पति समझा जाता था, अर्थात यथ-विव।ह उनमे प्रचलित 
था । किसी सरदारके मरने पर उसकी एक पत्नीको अवद्य कन्नमे अपने पतिका साथ देना पडता 
था। मिस्री सामन्‍्तोकी तरह शकोमे भी शव-क्रिया बडी गानसे सम्पन्न होती थी । मृत सरदारके 
साथ उन सभी चीजोको कब्रमे रख दिया जाता था, जिनकी कि उसे जीवनमे जरूरत पठती थी । 
सभी तरहक हथियार, आभूषण, खान-पानकी चीजे और घोडोको ही कब्नभे नही रखा जाता था, 
बल्कि दास-दासियोको भी स्वामीके साथ जाना पडता था। पुराने शकोमे मुर्दे (विशेष कर 
सामन्तके मुर्दे) को दफनानेका रवाज था। उनकी कक्ने कार्केशसर् उत्तरमे मिली है, और 
अल्ताई भी उनसे खाली नही है । साधारण कब्नोमे भी खान-पान-सहित बतंनोका रबखा जाना 
आवश्यक समझा जाता था। यह प्रथा शकोकी एक शाखा खसोमे ईसवी सन्‌के आरभसे पीछे तक 
भी पाई जाती थी, यह लदाखसे कुमाऊ तक मिलने वाली खस-समाधियोसे सिद्ध हे। दफा नेक 
अतिरिक्त शक मुर्देको पेडके ऊपर टाँग देते थे, जिसमे पक्षी मास खा जाये । उसके बाद हट्ठीकों 
इकट्ठा करके गाड दिया जाता था। पारसिथो में अब भी इसी प्रथा का अनुसरण किया जाता हे 
और वृक्ष की जगह दख्मा में शव को गिद्धो द्वारा खाने के लिये छोड दिया जाता हे । यूनानी 
लेखको से यह भी मालूम होता है, कि पक्षियों के लिये छोड देने की जगह कभी कभी मनप्य 
अपने हाथो से हड्डी से मास को अलग कर देता और इस' तरह बिना चिरप्रतीक्षा के ही हुठ्टी को 
दफता ने का मौका मिल जाता था। मुर्दा दफनाने के साथ-साथ शको मे मुर्दा जलाने का भी 
राज था। उस समय पत्नी को साथ भेजने के लिये जिदा जलाने की जरूरत पडती । ८वी श्वी 
शताब्दी मे, जब कि रूसी लोग अभी ईसाई नहीं हुये थे,उनमे सती प्रथा मौजूद थी,जिसे एक अरब 
पर्यटक ने अपनी आखो देखा था। भारत मे सती-प्रथा का रवाज शको के आने के साथ हुआ । 

शको की पोषाक सारे युरेसिया द्वीप में एक सी थी। उनके सिर पर एक नुकीली टोपी 
होती थी, जो शक-सिक्‍्को से लेकर मथुरा और अमरावती की २री-१री शताब्दियो की मृत्तियों 
में भी पाई जाती है। पैरो मे पायजामा और देह पर लबा चोला, साथ ही घुटने या उसके पास तक 
पहुँचनेवाला चमडे या नम्दे का बूट उनकी विशेष पोशाक थी। कमर मे कमरबन्द के साथ सीधी 
लम्बी तलवार लटका करती थी। उनकी लम्बी नाक और भूरेबालो का चीनी लेखकों ने विशेष 
तौर से उल्लेख किया है। सस्क्ृत के लेखको ने शको, यवनो, पल्हवों और बाहलिफो को रक्तमुख 
कहा है। शक सुदरिया अपने सौन्दर्य के लिये भारत मे अधिक विख्यात थी। हारे वेद्यो ने उनके 
सौंदर्य का कारण प्याज अधिक खाना बतलाया है। बागभट्टने अपन “ 'अष्टागहुदप 

(उत्तरतत्र) मे लिखा है--- 
“भ्स्योपयोगेन शकांगनानां लावण्यस(रादि-विनिर्मितानाम्‌ ।! 


९, शक लोग ] लौहयुग ६९ 


शकी के परम देवता सूर्य थे, इसका पता ग्रीक पुस्तकों से ही नही मिलता है, बल्कि भारत 
में शकों जंसी बूहधारी सूर्य-प्रतिमाजी का व्यापक प्रयार तथा ईसाई धर्म स्वीकार करने से पहले 
हूसियो की सूबे में एकाल-भवित भी इसी बात को बतलाती है। सूर्य के अतिरिक्त “दिवु” शकों 
का पूज्य देवता था, जो कि वैदिक थी और ग्रीक जेउस है। “अपिया” (आप्या) के नाम से पृथ्वी 





माता पूजी जाती थी। सूर्य को वह “स्वलियु” कहते थे, जिसमे रके स्थान में लके साथ शकों के 
अत्यन्त प्रेम की हटा देने पर सूर्य शब्द साफ दिखाई पडेगा । स्वलियु देवता दिव्‌ पिता और अपिया 
माता का (द्यावरापृजित्री) पुत्र था। पक' भी एक प्रधान देवता था, जो वेद में भग, ईरानी में 
बग (वगदाद-रभगदत्त) और रूसी में बोग के रूप में मौजूद है। राजा या बडे सरदार को शक 
लोग पकपुर कहते थे, जो कि भगपूर (भगपुत्र) का ही रूपानन्तर है। फारसी और अरबी से चीन 
के सम्राट को फगफर कहा जाता है, जो कि इसी पकपूर से निकला है। चीनी सम्राट देवपुत्र 
(स्वर्गपुत्र) कहे जाते थे, यह हमें मालूम ही है। चन्द्रमा देवता को शक लोग अरतिम्पत 
(अर्थी-पति) कहते थे। वृन्द्ू भी उनकी एक देवी थी और थमी-मसद तथा विरोपत 
(वीरपति) उनके देवता थे। शक भाषा के पुराने नमूने बहुत ही कम मिले हैं। उनमे से 
कुछ हे--- 





१ [८४ 80५४॥८४ 9, 539 


७० मध्यएसिया का इतिहास (१) | श३२ 


तवितीज"-अग्नि स्वलियुन्च्सूर्य 
शक-"-शक पर्थ--पृथकृकृत 
ज़रिना>॑+हरिना कनगर-राजा (रूसी कन्याग) 
महकनग-महाराजा तबवितवरू-"जनपाल 
तमूरी>>समुद्रीय (रानी ) स्परोत्र>-स्वरएथ्थ 

प्नोतग्रन्थ 


[! 4,638 82८ए0768 (क# ( 868772785, 2/]68 860) 
2 वेस्लिक ब्रेब्नेइ इस्तोरिड 947 
3 ऋत्कि० सोओब० खत 


भाग ३ 


उलरापथ ( ८७० टु ७ प्‌ ७०-०७०० 5० ) 


अध्याय १ 


शुक (६००-१७४ ह्े० पू०) 
९१ शक-जातियाँ' 


हम देख चुके है, ० पू० ३ेरी सहसख्राब्दी से प्रथम सहस्राढदी के प्राय मध्य तक सप्तनद 
और अत्ताई में क्रण अफनास (२५००-१७०० ई० पू०), अन्द्रोन (१७००-१२०० ई०) पू०, 
करासुक (१७००-८०० ई० पुृ०) और अन्तिम के समकालीन मिनिसुन जातियाँ रहती 
थी । कोई प्रमाण नहीं है, कि यह लोग शको के पूर्वज छोड किसी दूसरी जातिके थे । ईसा 
पूर्व ७वी शताब्दी में हम उत्तरी मध्यनासिया से शक जातियो का प्रसार निम्न प्रकार पाते है । 
(१) दोन से पूरब कारिपयन ऊे उत्तर होते अराल समुद्र और यक्‍सर्त (सिरदरिया) के मध्य 
तक मगागित जाति का विस्तार था, अराल समुद्र के पास यह जाति निम्न वक्‍पु-उपत्यका मे अर्थात्‌ 
स्वारेजूम में भी फैली हुई थी। दसके दक्षिण में कारिपयन के किनारे दहा घुमन्तू शक जाति थी, 
जिसने पीछे पार्थ जातिशों जन्म दिया । मसागित से पूरव यक्‍सते की ऊपरी उपत्यका के उत्तरी 
भाग, नरिम नदी और 2सिकूल तक सकरोका (प्रायृ-सहबद्) जाति रहती थी। सइवरू जन पीछे 
हमीसे निकला। अल्ताई में उस समय प्रागू-बुसुन जाति थी, जिससे पीछे वूसून जन पैदा हुआ । 
इससे पूरब क्ाडहों तदी के पास कानस्‌ तक यूची जन के पूर्वज रहते थे । तरिम-उपत्यका या 
मिद्कियाद में शका की ही एक शाला खश रहते थे, जो ई० पूृ० ७ वी सदी से पहिले ही कराकुरम 
गिरिमाला को पारकर गिटिगत और कश्मीर में फैल गये थे। फिर आगे चलकर उन्होने नेपाल तक 
सारे हिमालय को खणभूमि बसा दिया | यह सारी शक-वदश्य जाति ई० पू० ५ वी सदी तक पित्तल- 
युग में थी। दारयोश के अभिलेख मे तिम्राखोदा, होमवके, त्याई ताम के तीन शक जनो का पता 
लगता है, किस्तु उनके रथान के आरे में कुछ कहना मुश्किल है। मसागित्‌ के पूरब में शकरौका 
का विचरण स्थान सप्ननद का पश्चिमी भाग था। यह जातिया अभी प्रागैतिहासिक काल में 
विचर रही थी। देने के बारे में ग्री और ईरानी लोगो ने जो कुछ वर्णन किया है, उसके 
अतिरिक्त और पता नहीं लगता। इनमे से कुछ जातियों के बारे में निम्न बाते सालूम 
होती है-- 

(१) मसागित्‌ --मसोगित शब्द मंसाग या महाशक से निकला है । सचमुच 
ही उस गमय सह छोक जनों में सबसे बडा जन था। दोन से लेकर यक्‍सते नदी के 
मध्य तक तथा खारेज्म में फोला स़े महाजन महाशक कहें जाने का अधिकारी था। इनका 





। [१,७३8 ५६ ५६९९५, 
* बढ़ी ॥ , 540 


७४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३१११ 


सबसे प्रिय हथियार कुल्हाडा था । दूसरे शकोकी तरह यह घोडे पर चढकर तीरका निशाना 
लगा सकते थे। तीर और भाले के फल ही नहीं इनके कुल्हाडे और लम्बी सीधी तलवारे 
भी पीतलकी होती थी। पशुओं का मास और दूध इनका मुख्य भोजन था । तम्बू के डेरो 
को छोडकर कोई इनका स्थायी निवास नही होता था । यह पक्के यायावर थे। इनकी स्त्रिया 
पुरुषो की भाति युद्ध मे लडढती थी, और कितनी ही बार सेना का नेतृत्व भी करती थी। यद्यपि 
महाशक्‌ पुरुष अलग अलग व्याह करते थे, किन्तु तो भी दूसरी स्त्रियों के साथ सम्बन्ध रखने 
की स्वतन्त्रता थी। इससे मालूम होता हैं, कि अभी यह यूथ-विवाह से आगे नही बढे थे। 
वृद्ध-बृद्धाओ को मार डालने की प्रथा इनमे प्रचलित थी। एस्किमो लोगो में अभी हाल तक वृद्धा- 
वस्था में पहुचने पर बूजुर्गों को मार डालनेका आम रवाज था, जिसका कारण उनका परिवार 
के ऊपर भारस्वरूप होता था। मसगित्‌ या महाशक जन' के साथ अखामनशी (ईरानी) शासकों 
का बराबर संघर्ष रहा, जिसके बारे में हम आगे कहेगे । मसगित्‌ के पश्चिमी कबीलो को सरमात 
भी कहते थे। बल्कि कभी कभी इस सारे कबीले का नाम मसगित्‌-सरमात बतलाया जाता है । 
यह बतला चुके हे, कि स्त्रियों की प्रधानता के कारण ही इस' कबीले का सर-मात था सर्वे-मात 
नाम पडा । शायद यह यूनानियो का दिया हुआ नाम हो | 

(२) सकरौका--महाशक जन' से पूरब किन्तु यक्‍सते नदी के उत्तर-उत्तर मप्तनद 
- भूमि के पर्चिमी भाग में यह घुमन्‍्तू जन पशुचारण करता था। सकरौका वस्तुत' शक-ओक 
(शकस्थान ) का ही परिचायक है। इनकी भूमि सोग्द के उत्तर मे थी। यह एक समय दारयोश 
प्रथम की प्रजा थे। इनके दक्षिण मे सोग्द लोग सोग्द (जरफशा) नदी से वक्‍य्‌ मंदी तक रहते 
थे। इनकी टोपी लम्बी नुकीली होती थी । कुछ विद्वानों का मत है, कि शक्रौका और शक-होमवर्क 
एक ही थे। दारयोश के समय यह यक्सत नदी के दाहिने किनारे पर बसते थे, किन्तु ई० पू० द्वितीय 
सदी में इनके झ्ोर्दू खोजन्द की पदिचमी पहाडियो मे रहते थे । यह भी सन्देह किया जाता है, कि 
चीनियो ने जिन्हे सइवाझ लिखा है, वह वस्तुत यही सकरौका थे। 

(३) दाह--यह सभवत शकरौका और महाशक के बीच में यक्‍्सर्त नदी के पहाड़ियों 
के निवासी थे, जो पीछे कास्पियन के किनारे ईरान की सीमा तक पहुँच गये । चीनियों ने इनका 
नाम अनसी बतलाया है। यह अच्छे घोडसवार धनुधेर होते थे। इन्हीके एक कबीले पारथी मे 
२४८-४७ ई० पू० में मामूली राज्य स्थापित करके अन्त में ईरानी-ग्रीको के सारे राज्य को अपने 
कब्जे मे कर लिया। | 

(४) खस---इस जनका ग्रीक या ईरानी स्रोतो से पता नही लगता । तालमी और दूसरे 
लेखको ने हिमालय के खसो का वर्णन किया है, और हमारे लिये जो आज भी यह एक जीवित 
जाति है। गिल्गित-चित्राल मे कसकर, कश्मीर मे कश, काशगर मे सशगिरि, और कश्मीर से 
पूरब नेपाल तक खस या खसिया जाति तथा नेपाली भाषा का दूसरा नाम खसकुरा (खस भाषा ) 
यही बतलाते है । पित्तल युग मे तरिम उपत्यका इनका निवास थी । हणो से भगाये जाने के बाद 
जब तक कि लुघुयूची इनकी भूमि मे छा गये, तब तक सारी तरिम-उपत्यका खसभूमि थी । 

(६-६) वृयुनू, यूची--यह दोनो शक जातियाँ को आगे हम त्यानशान से छाडहो तक 


देखेगे। जिस काल के बारे मे हम यहाँ लिख रहे हे, उस समय चाहे 2 0 
) हर जिस नाम से / दन्‍्ही के पृवज 
इस भूमि के स्वामी थे। 333 आह 


२ अह्ताई के | दाक ७५ 


सारे उत्तरापयथ के शक धुमन्तू पशुपाल थे, इसीलिये उनके अवशेषो मे गाँवों, गो और 
मकानों का पता मिलना सभव नही है। लेकिन घुमन्तू होने पर भी शक सरदारो की कब्रे बहुत 
शान-शौकत से बनाई जाती थी, जिनमे उनके उपयोग की कितनी ही सामग्री दफना दी जाती 
थी । ऐसी क्रो से उनके बारे मे बतलानेवाली' कितनी ही सामग्री प्राप्त हो सकती है। 


0२ अल्ताई के शक 


सोवियत पुरातत्त्व-वेत्ताओं की खोजो से अल्ताई के शको के इतिहास पर बडी रोशनी 
पड रही है। क. मोइसेवा ने अपने एक लेख में! लिखा है. --- 

“साफ-सुथरी और बल खाती हुई संडक अधिकाधिक ऊचाई पर चढती चली 
गई है। चट्टानी कगारो को पाकर मोटरों का एक दल इस सडक पर से आगे बढ रहा है । सोवियत 
संघ की विज्ञान अकदमी और देश के एक सबसे बडी स्युजियम लेनिनग्राद एर्मीतेज ने पाजीरिक 
घाटी में पुरातत्व-सम्बन्धी खोज का संगठन किया है। पदिचमी साइबेरिया में अल्ताई पहाडो के 
बीच स्थित यह स्तपीय घाटी चालू पथो और बस्तियों से बहुत दूर है । 

ऐसा मालूम होता है, मानो अल्ताई पहाडो का सारा सौन्दर्य पाज़ीरिक घाटी के इस रास्ते 
में केन्द्रित हो गया है। सदा मौजूद रहने वाली बर्फ से ढेंकी पहाडी चोटिया नीले आसमान की पृष्ठ- 
भूमि में बहुत भली' लगती हैं। निस्तब्ध जंगलों के बाद चरागाहो की ताज़ा हरियाली आखो के 
सामने आती है। कातूना नदी का हरा पानी धीमी' गति से घाटी मे से बहता पहाड के 
कगार पर पहुचता है | वहा से वहू जब नीचे गिरता है, तो फूहारों के सिवा और कुछ नही 
दिखाई देता | नदी के किनारे भेडो के रेवड, ढोर तथा घोडो के दल चरते रहते है। 

यह एक समृद्ध और सुन्दर प्रदेश है। 

मोटरे इस समय चिबित दरें से गुजर रही है, फिर पाज़ीरिक घाटी से जानेवाली 
घूमती हुई सडक पर मूड जाती हे । झोध-दल के म्‌खिया प्रोफेसर रुदेन्को और उनके सभी साथी 
खुदाई-स्थल पर पहुचने और अपना काम शुरू करने के लिए उत्सुक हे । उन्हे पाच बडे पाज्ीरिक 
टीलो की खुदाई का काम पूरा करना है। दो की खुदाई और पुरातत्वविदो द्वारा उनका अध्ययन 
हो चुका है। प्राचीन शकों के जीवन और रीति-रिवाजों के बारे में यहा से अत्यधिक मूल्यवान्‌ू 
सामग्री मिली है। ५ 

आखिर भहा उलगान नदी के पानी पर सूरज की किरनो की चमक दिखाई देती है। 
इसके एक बाजू भीमाकार कगारो के समूह से घिरी एक तलहटी है। यही पाज्जीरिक घाटी 
है। इसके रहस्यमय दिखाई पडने का कारण शायद यह है, कि यहा कोई नहीं रहता । यहा इस 
लिए कोई नही रहता, कि घादी मे पानी का एकदम अभाव है। यहा पानी कई किलोमीतर दूर से 
लाना पडता है। 

पुरातत्वविदों के कैम्प के साथ निस्तब्ध घाटी में मानवीय आवाज़ो तथा हथौडियो, 
कुदालों और लट॒ठों की ध्वनिया गूजने रूगती हें। टीलो की बगल में तम्बू लग जाते हैं, और 
अलावो का धुआ उठने लगता है । खनक मुर्दों के प्राचीन टीलो पर से पत्थरो को हटाने छूगते हैं । 





* “सोवियत भूमि” (दिल्ली १९५३) 


७६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [३११२ 


टीलो पर छाई मिट्टी और लद्ठो के साफ हो जाने पर सामने बडी चतुराई से बने लकडी 
के तहखाने का दृश्य आ जाता है। यह तहखाना एक बडे घर के समान' मालूम होता है, सिवा 
इसके कि उसमे दरवाज़े या खिडकिया नही है । 

तहखाने को खोला जाता है, लेकिन कुछ दिखाई नही देता । हर चीज़ पर बर्फ की मोटी 
तह जमी है । टीले पर से कुछ भी हटाना कठिन है । चिर-आच्छादक बर्फ तहखाने और उसके भीतर 
की चीज़ो को हजारो सालो से सुरक्षित रखे हे । 

क्यो टीलो की प्रत्येक चीज बर्फ-बन्द दिखाई देती है ? विद्वान एक मुहृत से इस सवाल में 
दिलचस्पी ले रहे हे। अल्ताई पहाडो की भूमि सदा बर्फे से जमी नहीं रहती । फिर भी 
चट्टानी टीलो के नीचे उसे अक्सर वेसा देखा गया हैँ। पूरी खोजबीन के बाद विंद्वान्‌ इस नतीजे 
पर पहुचे है, कि टीलो मे बर्फ का चिर-जमाव कृत्रिम रूप से पैदा किया गया है। उनका कहना है, 
कि टीलो का पतझड में निर्माण किया गया होगा, ताकि नमी' और पाला टौलो में प्रवेश कर 
प्रत्येक चीज को बफे से ढेंक दे। गर्मी के दिनों मे तहखानों पर स्थित चट्टानों के कारण 
धूप उनमें प्रवेश नहीं कर पाती और बर्फ के पिघलने की नौबत नहीं आती । इस प्रकार 
बर्फ दीर्घकालीन यूगो तक--पुरातत्वविदो द्वारा टीलो की निस्तब्धता के भग होने तक--- 
जेसी-की-तेसी बनी रही । 

अब समस्या यह थी, कि टीलो से चीजो को कैसे हटाया जाय । इसका एक ही तरीका 
था, कि बफ को गर्म पानी से धीरे-धीरे पिघलाया जाय। बर्फ के पिघलने पर पुरातत्वविदो 
की आखो में चमक दौड गई। कितनी अप्रत्याशित निधि यहा जमा थी? कार कार्य युक्त 
चमडे की चीजे, रेशम और फर से बने महिलाओ के समूचे कपडे, और प्राचीन योद्धाओ के 
सिर पर पहनने के कवच | शोध-दल की कलाकार वेरा सुन्त्सोवा ने तुरन्त इन चीजो के चित्र 
बनाते शुरू कर दिए, ताकि चमडे, फर और फैल्ट से बनी इन चीजो के सजीव रमों का रिकाई 
रह सके। बर्फ के चिर-जमाव ने अब तक उन्हें अपने असली रूप में पूर्णतया सुरक्षित रखा था। 
लेकिन कौन जाने अब, प्रकाश में आने के बाद भी, उनकी पहले वाली शोभा बाकी 
रह सकेगी ? 

पुरातत्त्व के इतिहास में ऐसी एक भी मिसाल नही मिलती, जहा हजारों साल पुरानी 
चमडे, फर, कपडे या फैल्ट की चीजे सही-सलामत अवस्था मे उपलब्ध हुई हों। मिस्र के शाहों 
के समाधि-स्थलो मे अनेक सुन्दर चीजे मिली थी । लेकिन, वहा के महीन कपडो और चमडे 
तथा लकडी की चीजो को जैसे ही बाहर निकाला गया, वे पुरातत्वविदों के हाथ का स्पश पाते ही 
राख का ढेर हो गईं और उनके चित्र तक नही लिए जा सके। लेकिन यहा सभी चीजे इतने अच्छे 
ढंग से सुरक्षित थी, कि वे आज भी उतनी ही मजबूत और सुन्दर दिखती थी, जितनी कि पहले,--- 
लगता था जैसे उन्हे अभी अभी बनाया गया है। 

दृढ देवदार से बनी शव-पेटिका इतनी भारी थी, कि उसे बिना अलग अलग किए बाहर 
निकालना असम्भव था। सबसे पहले मजबूती से फिट किए हुए ऊपर के ढक्कन को हटाया 
गया। पुरातत्वविदों की नजर अल्ताई के प्राचीन निवासियों के शरीरों पर टिक गई। 
मे इतनी अच्छी हालत में थे, कि लगता था मानो उन्हें अभी कुछ ही दिन पहले शव-पेटिका 
में रखा गया हो। उनकी संख्या दो थी,--एक शक सैनिक शरीर दूसरा उसकी पत्नी | 


२ अहताई के ] शक के 


सैनिक का रग सावला था और गालो पर हड्डिया अपेक्षाकृत ऊची थी। स्त्री का चेहरा सफेद और 
छोटा तथा हाथ कमनीय था। दोनों शरीर मसाले से सुरक्षित थे । 

पुरुष की छाती और कंधों पर गोदना गुदा हुआ था, इसकी ओर ध्यान गया। बिल्ली 
की भाति मालूम होता परदार गिद्ध, और एक हिरन बाज जैसी चोच वाला और बिल्ली की 
एक लम्बी दुम का चित्र गोदा हुआ था। यह कल्पनातील पेचीदा डिजाइन सावली चमडी पर साफ 
नजर आता था । प्राचीन शको का रुपाल था, कि इस तरह के गोदने क्रर पिजाचों से उनकी रक्षा 
करते हैं और साहस तथा ऊचे वश के सूचवा है । 

उपलब्ध चीजों की पूर्णणमरा जाच करने, उनका वर्णन करने तथा चित्र बनाने मे कई 
दिन लगे गाए। गस बीच तहखाने से भी काम होता रहा । प्रतिदिन अधिकाधिक आइचर्यंकर 
चीजों का पता लगता था। फेल्ट का एक बहुत बडा कालीन मिला। इस पर सम्पन्नता और समृद्धि 
की देवी का रंगीन चित्र बना था, जो अपने हाथों में जीवन के वक्ष को लिए थी'। उसके सामने 
काले धृघराले बालो से युक्त एक घोड़सवार खड़ा था। कालीन के चारो ओर तेज रग के फूलो 
की किनारी थी। प्राचीन प्रथा के अनुसार घर की सबसे बढिया चीजो को भी मृत व्यक्ति के साथ 
दफना दिया जाता था | 

नमदे के बराबर में ही एक मखमली कालीन भी मिला, जो बहुत ही मूल्यवान 
कालीन सिद्ध हुआ । इस पर घोडसवारों, शोर को शरीर और बाज़ की चोच वाले विचित्र 
जन्तुओं और हिरन के चित्र बने थे। कालीन के डिजाइन से पुरातत्वविदों को शक योद्धा के 
दफनाने की लिथि का पता लगाने में मदद मिली । अल्ताई के मखमली कालीन पर अकित' घोड- 
सवार की छवि ईरान की प्राचीन राजधानी के खण्डहरों में से मिली छवियों और मुहरो के 
डिजाइन से मिलती है । यह खग्डहर ईसवी सन्‌ से पूर्व छठी या पाचवी शती के हे, अर्थात्‌ आज 
से २४०० या २५०० साल पुराने है। 

टीली में चीनी कपडे भी निकले। एक प्राचीन चीनी आईना तथा अन्य कितनी ही 
चीजे मिली, जिनसे पता चलता है, कि टीलो का निर्माण करने वाले अल्ताई के प्राचीन लोग 
ईसा से पहिले पाचवी शती के निवासी थे । 

जब तक हुई ख़दाई से पूरात्वविदों को यह मालूम हो गया, कि कबर की दीवार 
के पीछे उसे धोड़े मिलेगे । सचमच उन्होंने एक लकडी की दीवार देखी, जिसके पीछे चौदह 
सुन्दर घोद दफनाए हुए थे। ये सब-्कें-सब, अपने शानदार साज़-सामान के साथ बहुत बढ़िया 
स्थिति में सुरक्षित थे। लकड़ी मर नक्‍काशी को काम और सोने के पत्तर से सुसज्जित जीन, 
विविध रणो से युक्त घोड़े के लबादे और चीनी रेशम की बनी ओहारे सभी बहुत सुन्दर थी । 

घोडो के विशेषज्ञों को ऐसा मौका शायद ही मिलता है, जबकि उन्हे दो हजार साल से भी 
ज्यादा पहले मारे गए घोडो के सुनहरी ताम-झाम को अपने हाथ से स्पर्श करने का सोभाग्य प्राप्त 
हो। हा मारे गए, क्योकि ये घोडे युद्ध या किसी दुर्घटना में पडकर नही, बल्कि योद्धा की कब्र 
में दफनाने के लिए मरे थे । 

पाज़ीरिक टीलों की अन्तिम निधियों को बक्सो में पैक करने के बाद शोध-दल घाटी 
से विदा हो गया। प्राचीन शको के मृत शरी रो को लेनिनग्राद के एर्मीताज म्युजियम के लिए 
रवाना कर दिया गया । 


७८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [३६१४२ 


सोवियत विज्ञान ने अल्ताई के टीलो के रहस्यो का उद्घाटन कर लिया । सुदूर अतीत 
को उन्होने फिर से हमारे लिए मूर्त कर दिया । पाजीरिक घाटी से मिली चीजे उन लोगों के 
जीवन, धामिक विश्वासो और कला की कहानी हमे बताती हे, जो किसी जमाने में अल्ताई पहाड़ों 
में रहते थे। इन्हे देखने से पता चलता है, कि ये लोग' चिरकाल से ही सस्क्ृति में हीन तथा 
अविकसित नहीं थे। इन चीजो से पता चलता है, कि शक जाति के लोगो की सस्क्ृति ऊची 
थी। ये चीजे प्राचीन' शकों के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोडने में मदद देती है ।” 


स्नोत-ग्रथ : 

| 4.68 8८ए0765 (7 (७ 82877977) 

२ आखंआलेगिचेस्किइ ओचेक॑ सेवेनोंइ किगिज़िइ (अ न वेर्नूदताम्‌, फ्रुन्जे १६४१४६०) 

३ इस्तोरिको-कुल्तुनोये प्रोशलोये सेवेनोंइ किगिजिइ पो मतेरियलाम्‌ वोल्शवो चुदस्कओ 
कनाला (बेनश्ताम, फुन्जे १९४३) 

४ अल्ताई व्‌ स्किफस्कोये ब्रेमिया (स ब किसेलेफ), “वेस्लिक्‌ द्वेवनेइ इस्तोरिह” 
947 ॥ 90 57-72 

५० क्रत्क० सोओब्‌ ०» >,02 

६. “सोवियतू भूमि” (दिल्ली १९५३ ई०) 


अध्याय २ 


हूण (३०० ईं० पू०--३०० ई०) 


शको के उनके मूलस्थान से निकाल कर उसपर अपना अधिकार जमाना हणों का काम 
था। यही नही, बल्कि मध्य एसिया के उत्तरापथ और दक्षिणापथ दोनों में जो आज सभी जगह 


मगोलायित चेहरे देखे जाते है, यह भी हूणो की ही देन है। तुक हणो ही से निकले और 
मगोल भी हुणो ही की सन्‍्तान हे । 


१ प्राचीन हण 


दशकों की तरह हुण भी घुमन्तू पशुपाल थे। मध्य-एसिया में दोनों एक दूसरे के 
पडोसी थे। यूची के निकाले जाने से पहिले शक-भूमि त्यानशान्‌ और अल्ताई से पूरब हणो 
की गोचर-भूमि मे मिल जाती थी । इसलिये अन्तिम संघर्ष के पहिले भी इनका कभी 
कभी आपस में युद्ध या वस्तुविनिमय के लिये सबध हो जाया करता था। चीन के इतिहास से 
पता लगता है, कि वहा पर भी धातुयुगीन सास्क्ृतिक विकास में पदिचम से जानेवाली जाति 
का विशेष हाथ रहा । यह जाति शकों से सबध रखनेवाली थी, इसमे सन्देह नही। चीनियो 
के उत्तर में रहनेवाले हणो का भी यदि शको के साथ सबंध रहा और उनके द्वारा वह धातुयुग 
में आये, तो कोई आश्चर्य नहीं है। तातार और तुर्क यह दोनों शब्द हणो के वह्जों के लिये 
इस्तेमाल हुये है, लेकिन चीनी इतिहास में ईसा की दूसरी सदी के पूर्व तातार शब्द का पता नहीं 
है, और ५वीं सदी से पहिले तुर्क शब्द भी उनके लिये अज्ञात था। भ्रीक और ईरानी स्रोत जब 
सूखने लगते है, इसी समय से चीनी स्रोत हमारे लिये खुल जाते हे। शको के बारे में चीनी 
इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है। लेकिन अभी तक उसमे से थोडा ही युरोप की भाषाओ में 
आ सका है। रूसी विद्वानों का इस सामग्री को प्रकाश में लाने तथा व्यवस्थित रूप से छानबीन 
करने का काम बहुत सराहनीय है । किन्तु वह रूसी भाषा में बद्ध होने से हमारे लिये बहुत 
उपयोगी नहीं हुआ | नवीन चीन और सोवियत-रूस आज सारी शकभूमिका स्वामी है । वहां 
इतिहास के अनुसन्धान में जितनी दिलचस्पी दिखाई जाती है, उससे आशा है, कि उनके बारे में 
पुरातत्व-सामग्री तथा लिखित सामग्री से बहुत सी बाते मालूम होगी। त्यानशान्‌ ( किरगिजिया ) 
में नरीन्‌ की खुदाई में शकों के विशेष तरह के वाण के फल तथा मट्टी के गोल कटोरे और दूसरी 
चीजे भी मिली हैं। इस्सि कुल सरोवर के किनारे त्यूप स्थान मे भी इस काल की कुछ चीजे मिली 
है, जोकि मास्को के राजकीय ऐतिहासिक म्यूजियम में रखी हुई है। कजाक गणराज्य के बेरका- 
रिन स्थान में निकली कब्र में भी कुछ चीजे मिली है, जो ५वी-४थी सदी ई० पू० की मानी 
जाती है। वही कराचोको (इलीपत्यका) में खुदाई करने पर शक्ती के पीतल के बाणफल मित्रे। 


८० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३॥२१ 


मिनूसीन और उनके उत्तराधिकारियों से सबध रखनेवाले है। शक-जनो के पीतल के हथियार 
पूर्वी युरोप (चेरतोम लिक) से बेकाल और मन्चूरिया की सीमा तक है, इनकी गोचर भूमि 
समय-समय पर बहुत दूर तक फैली हुयी थी। डाक्टर बेनंइताम--सप्तनद, अल्ताई और 
त्यानशान के प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के बडे विद्वान--का कहना है, कि ई० पु० ६वी 
शताब्दी मे इस सारे इलाके में घृमन्तू इक जनों का निवास था। यह भी पता लगा है, कि 
शको ने कुछ खेती का भी काम सीखा था, तब भी वह प्रधानतया पशुपाल थे | 

चीन में भी अपने इतिहास को बहुत अधिक प्राचीन दिखलानेका आग्रह रहा है, किन्तु 
चीनका यथार्थ इतिहास ई० पू० छठी सदीसे शुरू होता है। उसके पहिलेकी सारी बाते 
पौराणिक जनश्रुतियोसें अधिक महत्व नहीं रखती। चीनका प्रथम ऐतिहासिक राजवण 
चिन (२५५४-२० ६ ई० पु०) है। इस वशके सस्थापक चिन-शी-ह्वाऊ-ती (२५५-२५० ई० पू० )ने 
बहुत सी छोटी-छोटी सामन्तियोमे बठे चीन को एक राज्यमे संगठित किया। इससे पहिले 
उत्तरके घुमन्तु हुण चीनको अपने लूठपाटका क्षेत्र बनाये हुए थे। यह अश्वारुढ़, मासभक्षक, 
कूमिशपायी लडाके बराबर अपने दक्षिणके चीनी गावों और नगरोपर आक्रमण किया 
करते थे। उनकी सपत्ति घोडा, ढोर और भेडे थी, और कभी कभी ऊंट, गदहे, खब्जर भी 
इनके पास देखे जाते थे। वर्तमान मगोलिया, मचूरिया तथा इनके उत्तरके साईबेरियाके 
भूभाग इनकी चरभूमि थे। हुण कबीलोको चीनी ह्यड_-नू कहते थे। तुर्क, किरिंगिज, मगयार 
(हुगर) आदि पीछे इनक ही उत्तराधिकारी हुए। ह्यड_-बूके अतिरिक्त चीनी इतिहाम' एक और 
भी घुमन्तु मगोलायित जनका पता देता है, जिसको तुड-ह कहते थे। इन्हीके उत्तराधिकारी पीछे 
कित्तन' (खिताई ), मच्‌ आदि हुए। विशाल हण जनके बहुत छोटे छोटे उपजन थे, जिनके अपने 
अपने सरदार हुआ करते थे। हमारे यहा तथा दूसरे देशोमे भी ओर (उर्दू) शब्द सेनाका पर्याय 
माना जाता है। इन घुमन्तुओमे एक पुरे जन--जिसमें उसके सभी नरनारी बाल-बृद्ध सम्मिलित 
थे---को ओदं कहा जाता था। इनका शासन जनतात्रिक था, और सरदारको जनके ऊपर अपना 
स्वतत्र दर्जा कायम करनेका अधिकार नही था। हुण बच्चे जहा बचपन हीसे पशुओं का चरान। 
सीखते थे, वहा उससे भी पहिले वह छोटी छोटी धनु ही से पहिले चूहेका शिकार करते, फिर सियार 
और खरगोशका । नगी पीठ पर घोडसवारी करना भी बचपन ही से इन्हे सिखाया जाता था और 
अधिक क्षमता प्राप्त करनेपर वह घोडे पर बेठे-बैठे धनुष चलाने लगते थे। दूध और मासका 
भोजन तथा चमडेकी पोशाक इन्हे अपने पशुओके ऊपर निर्भर करती थी। ऊनके नम्दे भी' यह 
बना लेते थे। जवानों अर्थात्‌ योद्धाओका इनके यहा बहुत मान था, और खानपानमें सबसे 
पहिले उनकी ओर ध्यान दिया जाता था। बूढे और निरबंल सिर्फ जूठ-काठ पानेके अधिकारी थे । 
मरे पिताकी रखी या छोडी हुई स्त्रियोके पति बेटे हुआ करते थे। छोटे भाईकी विधवा भी 
दूसरे भाईकी पत्नी बनती थी। शको या इनकी स्थितिमे रहनेवाले दूसरे जनोकी तरह लडाईसे 
पीठ दिखाकर भागना इनके यहा बुरा नही समझा जाता था, बल्कि वह यूद्धकफोशलका एक 
अग था। दया-मायाकी इनके यहा कम गुजाइश थी। इनके हथियार धनुष-वाण, तलवार और छ्रें 
थे। सालमे तीन बार इनकी जन-सभा होती थीं, जबकि सारा ओद एकत्रित होकर जहा 





' आखें० ओचेक० पृष्ठ २४०२५ 


हुण“र जँ; ] ह्र्ण ८१ 


धामिक और सामाजिक उन्योका पूरा करता, वहा साथ ही राजनीतिक और दूसरे झगडे भी 
मिटाता । बहुत से सरदाशक ऊपर विर्यानित राजा का ज्ञान्य कहा जाता था। 

अन्दाज लगाया जाता हैं, कि. १८००-००७ ई० पूृ० तक चीनमे उत्तरके इन घुमन्तुओकी 
लूट्पाद बराबर होती रहती थी। ईसाओूब सलीम री शताब्दीम सान्‌-शी, शेनु-श्ी, ची-हूे में इनके 
ओ्द विचरा करते थे । इगी समय ल्लाड टो नदीके मुडाब पर भी इनका ओद रहा करता था, 
जिसके कारण आज भी उस प्रदशका आस करन है । चिन-जी-जह्वाड ती (२५४-२०६ ६० पू०) 
में खीन। बड़े भागफां एक राज्यम परिणत कर साथा, कि हणोंकी लूटमारसे कैसे चीनकी 
रक्षा की जाय । इरुके लिये सतत बीनड़ी महान्‌ दीवारकें कितने ही भागकों एक रक्षाप्राकारके 
तौर पर निर्मित कराया, और आद तथा कान सी आदि प्रदेशोमे घुस आये हणोको निकाल कर 
उत्तरकी और भगा दिया | समद संटसे पश्चिमस लतूचाउ तक की इस दीवारको बनानेमे ५ लाख 
आदमी मर-मर कर वर्वा तक कोदाऊ नी वे काम करते रहे । निर्माण-कालसे लेकर हजार वर्षों 
तक उत्तरके धमन्लुओं और जीनका जा खूनी संघर्ष होता रहा, उसके प्रमाण स्वरूप लाखों 
खोपडिया दीवारते किनारे जमा होती गई । घीनके उत्तरम जहा हुणोंसे मुकाबिला करना 
पडता था, वड़ा पश्चिमम ये थी पुबज शक भी कम खन-खराबी' नहीं करते थे। 


२, हेण-राजावलि 


£ तुमने मान्य २५० ६० पू० 
४ माउदन्‌, तत्पृष् १८३ ,, 
डर सी-यू, तापत्र १७२ ,, 
४ चु-चेन, तत्पृत्र १७२-१२७ , 
५ इचिसे, तद भ्रात १२७-११७ , 
६ भक्त ११७-१०७ » 
9, जानू सील १०७-१०४ ,॥ 
८, शूली- | १०४-१०३ ,, 
8 शूती १०३०-९८ ॥ 
१०, हलुला €ट्-प ७ ,, 


(१) तूमन घानू-य (२५० ई० १०) '--जिस समय चिन-तरक्षके नेतृत्वमे चीन एकता 
बढ़ हो रहा था, उसी समय (२४० ६०१०) हुणोमे भी एकता पैदा हुई। चीन सम्नादकी मृत्युके 
बाद जो अराजकता पैदा हुई, उससे हणोंके प्रभम शानूयू दूसन ने लाभ उठाया और डेढ हजार 
बरस पीछे होनेवाले अपने योग्य उत्तराधिकारी चिंगिज ख तूकी तरह ओदू तथा दूसरे प्रदेशीपर 
लूटमार की, और आर्दृगकों फिरसे अपने जनकी गोचर-भूमि बना लिया। उ रसे हुण आकर 
अब फिर परदिचमी कानू [के निवासी यूचियोक पड़ोसी बल गये । तूमनूका प्रभाव अपने जनपर 
बहुत था, किन्तु हणीका सबसे बड़ा शान्‌य्‌ उसका पुत्र माउदुत हुआ | बुढ़ापेस पिताने अपनी 

अकः 


ख् ॥ ] 





 हताइजाते ५७०४5 एी पढाई (५. हें, शिक्षा, शाभ्षाह्र।४ 995) 


८२ भध्यएसियां का इतिहास (१) [ ३॥२३२ 


तरुणी पत्नीके फेरमे पडकर ज्येष्ठ पुत्र माउ-दुनकों वचित करके छोटेकों राज देना चाहा। माउ- 
दुनको रास्तेसे अलग करनेके लिये उसने अपने पर्चिमी पडोरस। (यूची लोगोके) पास अमानत 
रखा और फिर उत्तपर आक्रमण कर दिया। जिसका अर्थ यही था, कि यूची माउदू नको मार डामे। 
लेकिन, माउ-दून एक तेज घोडेपर चढकर भाग निकला। पिताने प्रसन्नता प्रकट करनेके लिये उसे 
दस हजारी सरदार बना दिया, किन्तु, माउदून अपने पिताकी करनीकों भूलनेवाला नही था । 
कहते हे, माउदूनने मिडली (गानेवाले वाण) का आविष्कार किया। वह शब्दवेबी वाणम 
अभ्यस्त था, एक दिन उसने बृढ पिताकों वाणका लक्ष्य बनाकर बदला लिया । 

(२) माउदून (१८३ ६० पृ०) --शान्‌-यू बनते ही माउदूनने अपने पिताके परिवा रकों 
कत्ल कर डाला और केवल पिताकी एक स्त्रीकों अपने लिये जीवित रहने दिया। इस समय तक 
चीन और यूची ही नही, बल्कि पुराने तुगुस (तुड हु, ह्वात) भी अपने जनका एक बढ़ा सगठन 
कर चुके थे। हुणोकी उनके साथ भी लडाई होने लगी। गोबीकी बालुका भूमिके बीचम दोनों 
जनोका एक भीषण संघर्ष हुआ । वह माउदूनका मुकाबला कर बूरी तौरसे हारे । बहुतसे 
तुगुसोको हुणोने अपना दास बनाया । उनमेसे कुछ भागकर मगोलियाके उत्तर-पूर्वम जानेमे सफल 
हुए, जो आगे धीरे धीरे शक्ति-सचय करके फिर हणोके प्रतिद्वन्द्दी बन गये । माउदून एक चतुर 
सेनातायक था। जनके सगठत और शासनमे भी उसने वैसी ही प्रतिभा दिखलाई । उसमे 
अपने तीन प्रतिद्वन्दी जनोको परास्त कर हणोकी शक्तिको बढाया। उसे कोरोस, दारयोश्‌, 
सिकन्दरकी श्रेणीका विजेता माना जा सकता है। तृगूसोको उसने परास्त करके उत्तरसे 
अपने को सुरक्षित कर पर्चिमी पडोसी यूचियोकी खबर लेनेकी ठानी । यूची भी बड़े वीर योद्धा 
थे, हणोकी तरह ही वह घुमत्तू पशुपाल तथा घोडसवारीके साथ धनुप चलाना जानते थे। यह 
बहुत सभव है, हथियार और युद्धकी शिक्षामे हणोके गुरु इन्ही शकोके पूर्वज थे । यूची माउ- 
दुनकी सेनासे कितने ही समय तक म्‌काबिला करते रहे, किन्तु अतमे (१७६ या १७४ ई० पू०) 
उन्हें हुणोके सामने पराज़य स्वीकार कर कोकोनोर और लोबनोरकी अपनी पितृभूमिकों छोडनेके 
लिये मजबूर होता पडा। माउदूनने चीन-सम्राद्‌ वेन्‌-ती (१६६-५६ ई० पूृ०) को लिखा 
था-- जितनी जातिया (तातार) धोडेपर चढे धनुषकों झुका सकती हे, उन्हे एकताबद्ध कर 
मेने एक राज्य कायम कर लिया। यूचियोको और तरबगताइयोंको भी मैने नष्ट कर दिया । 
लोबनोर्‌ तथा आसपासके २६ राज्य, अब मेरे हाथमे हे । अगर तुम नही चाहते, कि हा डब्न 
महादीवारको पार करे, तो तुम्हे चीनियोको महादीवारके पास हगिज नही आने देना चाहिये। 
साथ ही मेरे दृतको नजरबन्द न कर तुरन्त मेरे पास लौटा देना चाहिये |” 


(क) शासन आदि--- 


भाउद्ठतका राज्य पूरबमे कोरियासे लेकर पदिचममे बल्काश तक और उत्तरमे बैकालसे 
दक्षिणमे क्विनूलन्‌ पर्वतमाला तक फैला हुआ था। उसके पिताके भय हण राज्य केवल अपने 
कबीले तक सीमित था और दक्षिणमे चीनके भीतर हैण जब तब लूटमार भर कर लिया करते थे | 
इतने बडे राज्यके सचालनक लिये पुरानी व्यवस्था उपयुक्त नहीं हो मकती थी, इसलिये माउदूनकों 


* बह्ढी 9 347, बेनेशताम्‌ (आखें० ओचेकक० पृ० ४२) 





दासन ] ह्ण ८३ 


नई व्यवस्था कायम करनी पडी। यह स्मरण रहना चाहिये, कि हुणोका समाज पितृसत्ताक था, 
अभी वहा सामत्तशाही नही फैली थी । चीनमें किसान अर्धदास और दास जैसे थे। उनके 
बाल-बच्चे सामन्‍तोकी चल सम्पत्ति थे। हण-शासनयन्त्र निम्त प्रकार था--- 





१२, म्राउटनका दृशसाप्ताझम ( १८३ $« ;) 


(१) शान्‌-यू--राजावाची चीनी शब्द शान्‌ू-यूका हुण भाषाका रूप जेगी कहा 
जाता है। शायद हसीका रूपान्तर चगीज हुआ। राजाकी पूरी उपाधि थी तेग्री-कुदू 
शान्‌-यू (देव-पृत्र महान) । आज भी मगोल और तुर्की भापामें देवताका वाचक तेग्रो शब्द 
मौजूद है। शानू-यू प्रभावजानी योद्धा और नेता होता, लेकिन उसके ऊपर हुण-ओरदका 
नियत्रण रहता था । 

(२) दूगी--डसका अर्थ है धर्मात्मा या न्‍्यायी । शानू-यूके नीचे दो दूगी हुआ करते थे, 
जिनमे एकको पूर्व-दृगी! और दूस रेकी पश्चिम-दूगी कहते थे । पूर्व-दूगीका दर्जा ऊचा समझा जाता 
था, और आमतौरसे वह युवराज माना जाता था। हुण साम्राज्य पूर्व भाग पर पूर्व-दूगीका 
शासन था और पश्चिम पर परद्चिम-दूगीका । राज्यके मध्य-भाग अर्थात्‌ हुण-जनक्षेत्र पर स्वय 
शान्‌-यू सीधे शासन करता था । 

(३) रुक-ले (कुनलू)--यह भी दक्षिण और वाम दो होते थे, जिनमे वामका दर्जा 
ऊचा था| 

(४) इनके नीचे वाम और दक्षिणक दो सेनापति होते थे। 

(५) इनके नं।चे वाम दक्षिण के दो दवान होते थे। आगे भी दो वाम दक्षिण कुतलू 
जैसे दसहजारी और हजारी तकके चौबीस सैनिक अधिकारी होते थे। हण-शासनमे सेनिक- 
असेनिक अधिकारका भेद नहीं था। 

इनके अतिरिक्त हण-शासकों की उपाधि, श्वगोसे समझी जाती थी, जो शायद समय 
समथ पर उनके श्यूगार होते हाँ । दोनों दूगी और दोनो रुकले चतु श्रग कहे जाते थे। उनके नीचे 
पद-श्ुग अधिकारी थे । दोनो कुतलू झासन-प्रबधकको दे खते थे । दूगी आदि २४ श्रेष्ठ अधिकारियो- 
के अपने क्षेत्र थे, जिनके भीतर ही वह अपने ओद्द तथा पशुओको लेकर विचरण कर सकते थे । 
उनको अपने हजारी शतिक और दशिक आदि अफसरोके नियुक्त करनेका अधिकार था। 


८४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [३॥२॥२ 


शान्‌-यूकी रातीकी पदवी इन्‌-ची (येड-ची) थी। हुणोके तीन-चार ऊचे कुल में से उसे 
लिया जाता था । शान्‌-यूका अपना कुल बहुत ही सम्मानित समझा जाता था । हणोने जो श्रेणिया 
और पदविया स्थापित की थी, वह तुर्कों और मगोलोके समय तक मानी जाती रही। 
तैमूरने भी हजारी, पच-हजारी, दस-हजारी दर्जे स्वीकार किये थे, जो कि उसके वणज 
बाबरके साथ पीछे भारतमे आये। 


(ख) नववर्षोत्सव-- 
यह उत्सव हणोका सबसे बडा राष्ट्रीय मेला था, जिसे शान्‌-यू बडी शान- शौकतसे 

मनाता था। पितरो, तिडरी (देव), पृथिवी और भूत-ओेतोके लिये बलि इप। समय दी 
जाती थी। शरदमे दूसरा महोत्सव मनाया जाता था, जिसमे ओरदृकी जनगणना, सम्पत्ति 
और पशुओ पर कर लगानेका काम किया जाता था। हुण-जनोमे अपराध कम था और उसके 
दण्ड देनेमे देरी नही की जाती थी। वह दोनो महोत्सवोके समग्र किया जाता था। महोत्मवम' 
घूड-दौड, ऊटोकी लडाई तथा दूसरे कितने ही सैनिक और नागरिक मनोरजनके खेल होते थे । 
उनके अपराध दण्डमे मृत्यु-दण्ड तथा घुटना तोड देना भी शामिल था । सम्पत्तिके विरुद्ध अपराध- 
का दण्ड था सारे परिवारका दास बना दिया जाना । 

नववर्षोत्सव और शरदोत्सव दोनो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक महा-सम्मेलन 
थे। इनके अतिरिक्त भी शान्‌-यूको कुछ धामिक कृत्य रोज करने पडते थे। दिनभे शान्‌-यू सूर्यको 
नमस्कार करता और सन्ध्याको चन्द्रमाकी पूजा और नमस्कार। चीनियोकी भाति हुण भी पूर्व 
और वाम दिशाको श्रेष्ठ मानते थे। शान्‌-य्‌ सभामे उत्तरकी ओर मुह करफे बैठता, जब कि चीन 
सम्राट का बेठना दक्षिणाभिमुख होता था । चाद्रमासकी तिथियोको प्रधानता दी जाती थी । सेना 
अभियानके लिये शुक्लपक्ष और वहासे लौटनेके लिये क्ृष्ण-पक्ष प्रशस्त माना जाता था। लूट में 
सम्पत्ति और बदी हुए दासोका स्वामी वही होता था, जिसने दुृश्मनसे उन्हें छीना। दुश्मन का 
सिर काट लेना, बहुत वीरता मानी जाती थी। 

जान पडता है, शकोका प्रभाव हणो पर भी पडा था। शकोकी भाति ही' हणोमें भी मृत 
सरदारकी बहुत सी मूल्यवान सम्पत्ति कब्मे गाड दी जाती थी, समाधिके ऊपर कोई स्तूप या 
वृक्ष आदि चिन्ह नही लगाया जाता और न मरेके लिये बहुत रोना-धोना किया जाता था। 
(ग) युद्ध-- 

हण पशुजीवी ही नहीं आयुध-जीवी भी थे | लूटमार उनका पेशा था। उनकी 
लडाईकी एक बडी चाल थी, दृश्मनके सामने पराजित होनेका अभिनय करके भाग पडना । जब 
दुश्मन उनका पीछा करते कुछ दूर निकल जाता, तो सुशिक्षित सुसगठित जहा-तहा छिपे ट्ण दस्ते 
कर आर पर आक्रमण कर देते। माउदूनने चीनके युद्धमे एकबार इस तरह ३ लाख २० हजार 
2 कस अपने जालमे फसा लिया था। चीन सप्राट अपनी सेनाके साथ आधुनिक ता-तुछ- 
फ्‌ ($ सी, से एक मील दूर एक दृढ़ दुर्गबद्ध स्थान पर पहुच चुका था, लेकिन उसकी अधिकाश 
सेना पीछे रह गई थी। माउदन अपने ३ लाख चुने हुए सैनिकोके साथ चीनियो पर ठूट पडा 
और सम्राट विर गया। सेना ७ दिन तक घिरी रही। बडी मुश्किलसे चीनी अपने सम्राटको 


90. 9 वी. 


घेरेसे निकाल पाये। समझौतेमे उन्हे कितनी ही अपमानजनक बाते करनी पडी। माउदूनके घेरेका 


चीयू ] ट्रण ८श्‌ 


एक कोता ढो जा था । 37 मा” सेवक साथ वागनम समर्थ हुआ | माउदूनने पीछा 
नही किया । चीवक्ो आती है। रा चडुआारा रेशम तथा कट॒मूत्य थातु, रतन, चावल, अगूरी शराब 
तथा बहुत तरहके खाद्यरीं मं कि विंध मजबर /ना पड़ा । इस तरह बोनी राजकुमारियोका 
शक्तिशाली घुमस्तू राजाओंय खाट सन की पा चली । समझा गया, राजकुमारीका लडका 
मातृ कुलका पक्षपाती हांगा । 
चीन सम्राद हुई वीक मरनेक बा उसकी विसवा रानी कौ-छू अपने पुत्र ( वेन्‌-ती) को 
गद्दी पर बैठा बारह साल [(: ४६ ७ धृ०) तक सथथ राज करनी रही । हणोमे पितृ-सत्ताक 
समाज होतेफे कारण कुछ सभी | था, विस, कारण कितने ही चीनी भाग कर उनके राज्यमे 
चले जाते ये । ऐप ही किती देखा रोकी वाल॥ पड़पर माउदूनने रानीकों सदेश-पत्र भेजकर 
अपने हाथ और हृदयकों दैतेंह प्रात किया । दरबा रस्थोले सुद्रकी' आग भडकानेकी कोशिश 
की, लेकित किमी सममदारन रतीको समझावा-- अभी भी लड़के हमारी सडकी पर सम्राटके 
भागनेकों गीत गाने फिले ई। रालीत ।ह। सरम से पत्र लिखो--- मेरे दात और केश परम- 
भट्टारक (आप) के प्रेमका आते करणेके बारस नदी 2 ।" साथ ही उसने दो राजकीय रथ, बहुत 
से अच्छे अच्छे घोड़े तथा हुग री बर्ड भज। । गा 'दू। 4 ।। $ुछ छोग्जित सा हुआ और उसने बहुत 
में हुणी घोडे भेजकर क्षम। मांगों । माउदनत ।हू। उम्बे के ले (३८ साल) तक राज्य किया। 
(३) चनयू' (कू।॥ ६९० ई० पु०) यह माउदुसका पृत्र था, जिसे चीनी लेखक 
लाऊशान्‌ जानू-यू (महान्‌ बंद जे” भा के साभसे याद करते है। सम्रादूने शास्‌-यूके 
लिये नई राजकुमारी भेजी, वियके साव वहासें एक हिजड़ा (स्वाजासरा) भी आया, 
जो जल्दी ही शानूयूड़ा विध्यासतात सत्री बने गया। चीनी भेठो, राजकुमारियों के 
प्रभावम आकर हुण ज्यादा विलागी ते जा रहें थरे। ख्वाजासरा इसे पसंद नहीं करता 
था। उसने हुणोंक्ों समझावा“«लुम्कार ओईकी सारी जससझता मुश्किलसे चीनके कुछ 
परगनों के बराबर होगी, किंतु तब भा तुम चीनका दब्ानेम समर्थ होते रहे। इसका रहस्य 
है, तुम्हारा अपनी वास्तव, अवेध्यकलाओआ लिये चीनसे स्वततश्न होता। में देखता हूँ, कि 
तुम दिन पर दिन अधिक और अविक थीनी चीजाई प्रेमी बनते जा रहे हो। सोच लो, चीनी 
सम्पत्तिका (वा भाग तुम्तारे सारे जागाकी पुरी तौरसे खरीद लेनेके लिये काफी है। तुम्हारी 
भूमिके कठोर जीवन+ लिये रेशम और राटन उससे उपशुक्त नहीं है, जितना कि ऊनी नम्दा। 
चीनके तुरन्त नप्ट हो जाने बार्ल व्यजन उसने उपयोगी नहीं हो सकते, जितनी तुम्हारी 
कूमिश और पनीर ।” वह बराबर हृणोका इस तरह सजग करता रहा । चीनके जवाबमे शान-यूकी 
ओरसे जो चिट्ठी उसने लिखवाई थी, 47 चर्मपत्रकी लम्बाई चौडाईमे ही अधिक बडी नहीं थी, 
बल्कि उसमे शान्‌-यूकी अधिक लम्बी उपाधि भी लिखी गयी थी--- हुणीके महान्‌ शान्‌ यू जेंगी, 
और पृथिवीक पुत्र, मूर्य-चन्द्-समान आदि” आदि । 
चीनी राजदूतने एक बार हुणामे उृद्धों झा सम्मान नहीं होता कहकर ताना मारा था, इसपर 
उसने जवाब दिया---/जब चीर्न। उना लड़ाई, लिये निकलती है, तो में वही देखता, कि उनके 
सअधी अपनी सेनाके लिये कितनी है। अच्छी ली जीगे अपनेको वचित ने करते हो । हणोका व्यवसाय 





8 पी०फथात 9९७४७ ० ]'४४७5, 9. 248 


८६ मध्य एसिया का इतिह।स (१) [ ३२४२ 


है युद्ध । बूढे और निर्बल युद्ध नही कर सकते, इसीलिए सबसे अच्छा आहार लडनेवालोको दिया 
जाता है।” “लेकिन पिता और पुत्र एक ही तम्बूको इस्रेमाल करते है, पुत्र अपनी सीतेती मासे 
व्याह करता है। भाई अपनी भ्रातृ-बधुओके साथ कोई विशेष विचार नहीं रखता ।” यह 
कहने पर उसने कहा-- हुणोका रवाज है, अपनी भेडो और ढोरोके मासकों खाना और दृधकों 
पीना । वह ऋतुके अनुसार अपने पशुओको लेकर भिन्न-भिन्न चरभूमियोमे घूम करते है । हर एक 
हुण पुरुष दक्ष धनुधेर होता है, शातिके समय भी उसका जीवन सरल और सुखी होता है । 
उनके शासनके नियम बिल्कुल सरल है । शासक और जनताका सबंध उचित और चिरस्थायी 
है। यचपि पुत्र या भाई अपने पिता या भाइयोकी स्त्रियोकों रख लेते है, कितु उसका कारण 
यही है, कि अपने खानदानकों सुरक्षित रख सके । चीनी विचारानुसार यह पाप हो सकता 
है, लेकिन इससे कुल और वशकी रक्षा होती है।” यह कहते हुए यह भी कहा--- लेकिन चीनमें 
दिखावाके लिये चाहे पुत्र या भाई ऐसे पापके भागी न' होते हो, कितु इसका परिणाम होता है 
विद्रोह, शत्रुता और परिवारका ध्वस | तुम्हारे यहा आचार और अधिका रकी एसी गदी व्यवस्था 
है, जिसने एक वर्णको दूसरे वर्गके खिलाफ खडा कर दिया है, एक आदमी दूसरे आदमीके विलासके 
लिए दास बननेके लिये मजबूर है। आहार और कपडा केवल खेतके जोतने और रेशम-कीट 
पालनेसे मिलता है। वैयक्तिक सुरक्षाके लिये प्राकार-बद्ध नगर बनाना पडता है। सकठके समय 
तुम्हारे यहा कोई नहीं जानता, कि कैसे लडना चाहिये, और शातिके समय तुम्हारा हर एक 
आदमी ऐडीसे चोटी तक खून पसीनेकों एक करते जीता है। अपने ढकोसलोकी बढ-बढकर बात 
मेरे सामने मत करो।” फिर उसने कहा--“चीनी दूत, तुम्हे बोलना कम चाहिये और 
अपनेको इतने ही तक सीमित रखना चाहिये, जिसमें अच्छे किसम और अच्छे तापका रेशम, 
चावल, शराब आदि हमारी वाषिक भेटे भेजी जाये। यदि भेटकी चीजे सतोपजनक हो, तो बात 
करना बेकार है। हम लोग बात बिल्कुल नही करेगे। यदि हमें सतुष्ट नही करोगे, तो हम 
तुम्हारी सीमाओ पर आक्रमण करेगे।” 

७ साल राज करनेके बाद चीयूकों चीनके ऊपर आक्रमण करनेकी अवश्यकता पडी। 
तह $ लाख ४० हजार हण सेनाके साथ लूटपाट करता वर्तमान सिथान्‌ू-फ्‌ तक चला आया और 
बडी भारी सख्यामे लोगो, पशुओ और धन-सम्पत्तिको अपने साथ ले गया। चीनी बडी तैयारी 
करनेमे लगे थे, कितु तब तक चीयू अपना काम करके लौट चुका था | कई साल तक यह आतक 
छाया रहा, फिर इस बात पर सुलह हुई- महा-दीवारसे उत्तरकी' सारी भूमि धनुर्धरों (हणों) 
की है, और उससे दक्षिणकी भूमि टोपी और कमरबन्द वालोकी ।” 

यूची-पलायन---चीपूकी सबसे बडी विजय थी, कान्सूस यूची शकोकों भगाना । माउदुन 
उन्हें सिफे परास्तभरकर पाया था। उस समय लोबनोरसे ह्वाअहोके मुड़ाव तक यूचियोकी विचरण- 
भूमि थी। लोवनोरसे उत्तर-पूरब सइवाड (शक ) रहते थे। चीथूने अपनी' सुसगठित सेनासे' गृच्तियों 
पर लगातार ऐसे जबदेस्त आक्रमण किये, जिसके कारण यूचियोकी भारी क्षति हुई और १७६ या 
१9४ ई० ० में वह अपनी भूमि छोडकर परिचमकी ओर भागनेक लिये मजबूर हुए। रइजाटकी 
भूमिमे थोडा जानेके बाद उनका एक भाग तरिम-उपत्यकाकी ओर चला गया और दूसरा इली- 
उपत्यकाके रास्ते आगे बढा--पहले भागकों लघु-यूची कहते है और दूसरेको महायूची'। लघ 


ध् 


यूचियोके आनेसे पहले तरिम-उपत्यका उन्ही खसो (कशो) की थी, जो कि उस समय भी कश्मीर 


५ चूचेन | हरण (॥ 
और पश्चिमी हिमालय तक फले हुए थे। अब कुछ गताब्दियोके लिये तरिम-उपत्यका लगी 
यो की हो गईं। महायूचियोने सडवडकों खदेड कर उनकी जगह अपने हाथमे ले लीं 9 
वाहू अपने पदिचमी पडोसी तथा त्यानशान ओर संप्तनद के निवासी ३सुन् पर पडे। 
चियोको हणोने यहा भी चैनसे नही रहने दिया ओर वह बराबर पश्विमकी ओर बढतें है ्ि 
दरिया और अराल समुद्र तक फैल गये। फिर वहासे दक्षिणकी ओर घूमें। कुछ सर 
उनका केन्द्र वक्ष नदीके उत्तरमे था। इसी समय ग्रीको-बास्त्री। राजा हेलियोक भरी हे 
कास्पियन तटवासी पार्थियों और सोग्द उपत्यकामे पहुचे यूचियोने उसके राज्यकों *' 
बाटकर लत यवन-राजवशको खतम कर दिया। आगे १२८ ई० पू० मे, जब चाडक्यान बारह 
पहुचा, तो उस समय वह यूचियोका केन्द्र बन चुका था। आगे हम बतलायेगे, कि कैसे सूची हु । 
द। क्तिको आगे बढाते हुए भारत तक पहुचे । 


४३ पीछेके हण शासक 


(४) चूचेन->चीयू (१७२-१२७ ई० पू०)--अपने बापके स्थान पर शानू-य 
चीनी हिजडा अब भी प्रभावशाली मत्री था। चीयू के पास भी चीनसे नई राजकुमारी 
तत्कालीन चीन सम्राट नू-तीने उसे धोखेसे पकडना चाहा, भारी बुद्ध हुआ, अन्तमे शर् 
जालमे एक बार आकर भी निकल भागनेम समर्थ हुआ । अब चीन ओर हणोके तिरतर 
होने लगे और चीनी सीमात हणोकी आक्रमण-भूमि बना रहा । 

(५) ईचिसे! (१२७-११७ ई० पृ ० )--यह ५वा शान्‌-यू चौथेका भाई था । दी मी 
चीन सीमात पर लूटमार जारी रक्खी, लेकिन वह बहुत दिनो तक चल नहीं सकी। वूततीर्ग 
गक्तिशाली सम्राट था। उसने हणोका बल तोडनेके लिये बहुत भारी तैयारी की । इसकी 
बडी सेनाओने एकके बाद हण-भूमिपर लगातार आक्रमण किये, लाखो हुणोको बेदर्दीसि मी 
और उनकी भेडोकों वडी सख्यामे पकड लिया। इस प्रकार हुण उत्तरकी ओर भगाये 
रहे । यूचियोकी भूमि (कान्सू) हंणोंसे खाली करा ली गई । कान्सूमे ही एक तगर चाऊ-ये १। 
जहा कोई हुण सरदार रहता था। इस तगरके विजयके समय चीनी सेनाको एक सोनेकी 


मिली, जिसकी हुण पूजा किया करते थे । अदाज लगाया जाता हे, कि यह “सुवर्ण-पुरुष” बुत 


प्रतिमा थी। तरिम-उपत्यकाम बुद्ध-धर्म अशोकके समयमे पहचा बतलाया जाता है, हो 
है, वहासे यूचियोमे होते बह हुणोमे पहुचा हो। यूचियोकी पुरानी भूमिके विजयकी बाद 
भारतका परिचय वहा प्रचलित वौद्ध-धर्मके कारण ही मिला। लेकिन बौद्ध-धर्मके चींगै” 
पहुचनेका प्रमाण अभी और पीछे मिलता है। 

यद्यपि चीनी सेना हुणोको उत्तरमे ढकेलने में सफल हुईं थी, कितु वह उसे सदी 
विजय नहीं समझती थी। इसीलिए सम्रादू बूनीते अपने सेनापति चाडु-क्यान्‌कों 
शत्र्‌ हुणोके शत्र्‌ यूचियोके पास भेजा, कि पद्िचममे यूची भी उतके ऊपर आक्रमण करें 
संम्राटने यूचियोको उनकी पुरानी भूमिम आकर बसनेका निमत्रण दिया। चाड़-क्यान्‌ छः 
ई० पू० म्‌ अपनी यात्रा पर चला। यह चीनका प्रथम महान्‌ यात्री है, जिसका यात्रा-विवर्रो 





5 8 णाडद्ाएं ४०888 0 72५४7; 2. 349 


क्‍लिक 


८८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ शरा३ 


बडा ज्ञानवर्धक है। चाड-क्याभ्‌ दस साल हृणोका बदी रहा। जब बू-सू्नोंने अपनेको हुणोमे 
स्वतत्र कर लिया, तो यह «ह हगोकी नगरबद्दीते भागकर वूसूत भूमिमें होते हुए 
खोकन्द पहुचा। वहाके निवासी घुमतू नहीं, बल्कि नगरों और ग्रामोके निवासी थे। बहासे 
समरकन्द होते वह यूचियोके केन्द्र बाख्तरमे पहुचा। चाड-क्यानने बयूचियोकों बहुत समझाने 
की कोशिश की, कि सम्राट वू-तीने तुम्हारी जन्मभूमि खाली करा ली है, वह चाहते है कि तुम 
लौटकर उसे सम्हाल लो। लेकिन यूची भली प्रकार जानते थे, कि घुमन्तुओका जीतना वेसा 
ही अचिरस्थायी है, जैसा कि डेला फेकने पर काईका फटना। वह बाझुतरके विशाल 
राज्यके स्वामी हो आनन्दसे जीवन बिता रहे थे, इसलिये हुणोसे झगडा मोल लेनेके लिये 
तैयार नहीं थे। चाझ क्यान्‌कों बदरुशा, पामीर और सिड-जियाहु होकर लौठना था, जहा 
वह हणोकी पहुचसे बाहर नही रह सकता था। उसे फिर उनकी केदमे रहना पडा और बारह 
वर्ष (१३८-१२६ ई० पू०) के बाद चीन लौटनेका मौका मिल। ११५ ई० पू० में फिर उसे 
वूसुनोके पास भेजा गया, जो इस्तिकुल महासरोवरके पास त्यानशानमे रहा करते थे। चो+ 
पर्चिम जानेवाले रेशम पथको सुरक्षित तौरसे अपने हाथमें रखना चाहता था, इस लिये 
चाहुक्यानको दूसरी बार भेजा गया था। उसने पाथिया आदि दूस रे देशोमे पता लगानेके लिये 
अपने दूत भेजे । लौटकर उसने सम्राट्को पश्चिमी देशोक बारेमें रिपोर्ट दी । मूल रिपोर्ट प्राप्य नही 
है, लेकित सूमा-च्याऊने ६९ ई० पु० में अपनी पुस्तक “शी-की” और पाछकीने ९२ ई०में “ब्यान्‌- 
शान्‌-शूकी मे (अपूर्ण पुस्तक जिसे पीछे उसकी बहिनने पूरा किया) उपयोग किया है। पिछली 
पुस्तकमें २०६ ई० पू०--२४ ई० तकका वर्णन है। चाहू क्यान्‌ पश्चिमसे लौटनेके बाद ११४ 
ई० पू० में मर गया। उसके विवरणके जो अश मिलते है, उससे बहुत सी बातोका पता लगता है। 
पाथियन लोग चर्मपत्र पर आडी लाइनमे लिखते थे। फर्गानासे परथिया तक शक-भाषा' बोली 
जाती थी । 

इशी-ज्या (१२७-११७ ई० पू० ), अच्ची (११७-१०७ ई० पू०), चान्‌-सी-लू (१०७- 
१०४ ई० पू० ) ) शूली-ह ( १०४-१०३ ६० पृ० ) दु-ती-ह ( १०३-६८ ई० प्‌० ) / हे-लू-हे ( श८- 
८७ ई० पू०) ये हणोके ५वेके बादके शान्‌-यू हे, जिनका समकालीन हानूवशी सम्राट वू-ती 
(१४०-८६ ६० पु०) था। चिन्‌-वशने हुणोकी शक्तिको तोडनेके लिये जो प्रयत्न किया था, उसकी 
समाप्ति हानवश ने की । 


(क) बूतों और हृण 

वू-तीका ५४ वर्ष का शासन हुणो के पराजय, चीन के शक्ति के चरम उत्कर्ष और 
रेशम-पथ को सुरक्षित करने के लिये बहुत महत्त्व रखता है। १२६ ई० पृ०, ११६ ई० पू० 
और ६६ ई० पू० में चीन ने हुणो के ऊपर तीन जबर्दस्त आक्रमण करके उनके उद को 
छिन्न-भिन्न कर दिया। जेनरल बेइ-सिन्‌ के आक्रमण १२९ और ११६ ई० पू० में हुये थे। 
इन आक्रमणो के फलस्वरूप हुणो की सैनिक शक्ति ही नहीं तोड दी गईं, बल्कि तीन सालों के 
भीतर चीन को १६ हजार, ७० हजार और १० हजार हण बदी मिल गये, जिन्होंने दास 
बनकर चीन के आथिक विकास में भारी काम किया। इधर फर्गाना तकका वणिक्‌ू-पथ भी 
चीन के हाथ मे आ गया, इसलिये रोम के साथ खूब व्यापार होने लगा। इससे पहले ही 


परःभव ] हणे ८९ 


अल्ताई के उत्तर-पूरब के धुमन्तू तिडली और सप्तनद तथा त्यानशान के ब-सुन हणी के अधीन 
थे। वह समय पडने पर सैनिक सहायता भी देते थे। 
वूती की सफलता का एक कारण यह भी था, कि धीरे धीरे हुण सरदार विलासी होते जा 
रहे थे और उनमे शक्ति हथियाने के लिये आपस में घोर वेमनस्य था । चीयूने १७६ या १७४ ई० 
पू० मे यूचियो को देश छोडने के लिये मजबूर किया। यह हण-शक्ति के चरम उत्कर्ष का समय 
था। अब जबकि वू-तीकी शक्तिसे मुकाबला करना था, तो इणोका सगठन बहुत खोखला था। 
चीनके भीतर घुसकर लूटपाट करना हुणो की आजीविका का एक प्रधान साधन था और इसी 
वजह से कितने ही समय भिन्न-भिन्न सामन्‍्तो के ओद्द एक हो जाया करते थे । यह एकता 
स्थायी नही हूं तो थी। इसीसे लाभ उठाकर ईसा-यूवे द्वितीय शताब्दी के अन्त तक फर्गाना तक 
का सारा मध्यएसिया चीन के हाथ में चला गया । १० वे शान्‌-य्‌ ह-लू-क्‌ (६८-८७ ई० पृ०) के 
समय इस वेमनस्य ने हणों में गृह-युद्ध का रूप ले लिया। €० ई० पृ० में चीन ने हणो पर एक 
बहुत बडा सैनिक अभियान भेजा । इस समय सिडक्याड के कराखोजा और पीजाम्‌ के इलाके 
चीनियो के हाथ में थे। इतिहास के आरभ से ही तरिम-उपत्यका में कराहर से काशगर और काश- 
गर से खोतन तक बहुत से समृद्ध नगर बसे हुये थे, जिनमे खस और शक जातीय लोग रहा करते 
थे। चीनियो ने हुणो को बहुत दूर उत्तर भगा दिया था, कितु इतने पर भी हणो की शक्ति 
बिल्कुल खतम नही हुई थी। यह उस जवाब से मालूम होता है, जिसे कि सधि करने के लिये 
भेजे गये दूत को उन्होने दिया था--- दक्षिण हान के महान्‌ वश का है और उत्तर हणो का। 
ट॒ण प्रकृति के स्वच्छन्द पुत्र है । वह कठिनाइयों तथा छोटी मोटी बातो की परवाह नही करते । 
चीन के साथ एक बडे पैमाने पर सीमान्ती व्यापार करने के लिये हमारा प्रस्ताव है, कि एक 
चीन राजकुमारी व्याह करने के लिये आये, प्रति वर्ष १० हजार समूरी चमडे, उच्च श्रेणी के रेशम 
के १० हजार थान और इनके अतिरिक्त पहले सचि-पत्रो से मिलने वाली' भेट भी, हमारे 
पास' भेजी जाय। यदि यह कर दिया जाय, तो हम फिर सीमात पर लूट पाट नही करेगे।” 
दान्‌-यू की मा बीमार थी । शकुन-शास्त्रियों ने बतलाया, कि देवता बलि चाहते हे । 
खोकन्द के विजेता तथा चीन का सर्वश्रेष्ठ सेनापति स्थत्‌-बी दरबारी षड्यन्त्र के कारण भाग कर 
हणो की शरण में चला आया था, उसी की बलि देवता को दी. गई। जान पडता है, देवता इससे 
और रुष्ट हो गये। कई महीने तक लगातार हिम-वर्षा हुईं। पश और उनके बच्चे मर गये, लोगो 
में महामारी फैल गई । अन्न की फसल जहा होती थी, वहा पकने नही पाई । इसके साथ युद्ध-क्षेत्र मे 
भारी पराजय हुई, जिसमे बड़े-बडे सेनापति मारे गये । इससे हुणो की कमर क्यो न टूठ जाती ? 


(ख) हृण-पराभव 


खूखन, हु-हन्‌-ये या खू-गन्‌ू-जा (५६-३१ ई० पू०) १४ वा शानू-यू था। इस समय 
मचूरिया से लेकर इसूसीकुल तक की हृण-भूमि में प्रचड गृह-कलह चल रहा था । एक नही पाच- 
पांच शान्‌-यू बन गये थे, जिनमे ह-हन्‌-ये का अपना बडा भाई ची-ची' उसका' जबदंस्त प्रतिद्दद्वी 
था। आपसी सघर्ष तथा चीन के प्रहार के कारण कितने ही हुण सरदार चीन की अधीनता स्वीकार 
करने में ही कल्याण समझते थे | कराकोरम' (मगोलिया ) प्रदेश में ह-हानू-ये ने ची-ची को जबर्दस्त 
हार दी ह-हानू-ये का दूसरा प्रतिद्वन्द्दी बो-यान था, जिस पर उसने ५० हजार सेना के साथ आक- 


कुक 


न मध्यएसिया क। इतिहास (१) [ ३२३ 


मण किया। अन्त में बो-यान को निराश होकर आत्महत्या कर लेनी पडी। हु-हानू-ये का 
शासन बहुत मजबूत हो चला। इतने प्रतिद्वन्द्रियो के खिलाफ हु-हानू-ये के विजय का एक कारण 
यह भी था, कि सरदारो के प्रभाव के बढने के बाद भी हणों में अभी' सामरिक जनतत्रता का लोप 
नही हुआ था और वह जतनिर्वाचित था। कितु, भोग और सम्पत्ति ने हणो में भेद अवश्य प्रकट 
कर दिया था । 
ह-हात्‌-येते परिषदके सामने चीन कौ अथीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रक्‍्खा। 
बहुत से सरदारो ने असहमति प्रकट की । उनका कहता था-- हमारा प्राकृतिक जीवन' है केवल 
पशुबल और क्रियापरायणता। अपमानपूर्ण अधीनता तथा सुखी जीवन' हमारे लिये उपयुक्त 
नही है, बल्कि उसके प्रति हम घृणा करते हैं। घोडे की पीठ पर चढ़कर लडना यही हमारी 
राजनीतिक शक्ति का मूलमत्र है। यही वह चीज है, जिससे कि हम सदा बर्बर जातियों में 
अपनी प्रधानता कायम रखते आये हे। युद्ध मे मरना हमारे हरेक वीर योद्धा की कामना रहती' 
है। चाहे हम आपस में कभी लड भी पडे, तो भी कोई परवाह नही, क्योकि यदि एक भाई सफल 
नही होगा, तो दृसरा सफल होगा और इस प्रकार राज्य सदा अपने वद्य में रहेगा। असफल भाई 
भी कमसे कम बहुत सम्मानजनक मृत्यु को प्राप्त करेगा। चाहे चीनी साम्राज्य बहुत मजबत' 
है, कितु वह न हमको जीतने की और न अपने मे पचा लेने की शक्ति रखता है। हम लोग क्‍यों 
अपने पुराने रास्ते को छोडकर चीनियो के सामने नतमस्तक हो, और अपने पृ्वंज शान्‌-युओं के 
नाम पर बट्दा लगाये, अपने को दास बनाये और दुसरे लोगो के सामने उपहासास्पद बने। 
चाहे ऐसा करने से हमे शान्ति मिल जाय, कितु दूसरो पर प्रभुत्त करने का हमारा हक सदा के 
लिये खतम हो जायगा।' 
समर्पण के पक्षपाती एक राजकुमार ने कहा--- ऐसा नही है । सभी जातियो के सामने 
कुअवसर और सुअवसर आते रहते हे । चीन की शक्ति इस समय बहुत उत्कर्ष पर है। कुलजा को 
लेकर उन्होने दुगेबद्ध कर लिया है। उधर के सभी राज्य चीन के विनम्र सेवक है। शू-ती-ह (१०३- 
६८ ई० पू०) के समय से ही हम जो खो रहे है, उसे फिर प्राप्त नही कर सके । इस सारे समय 
में हम पिटे है। निश्चय ही इस समय हमारे लिये यही इच्छा है, कि थोडा सा अपने अभिमान को 
कम करें, न कि बराबर लडते जायेँ। यदि चीन की अधीनता स्वीकार करते है, ,वो शातिपुर्वक 
हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते है। यदि हम ऐसा नही करनते, तो बहुत भयकर तौर से न्ट 
होते जायेगे। ऐसी अवस्था मे हमारे लिये कौन रास्ता अच्छा है यह स्पष्ट है।” 
चीन ने सधि की शर्तों मे यह भी रखी थी, कि श। नू-यू का एक पुत्र प्रतिभूति (अमानत ) के तौर 
पर भेजा जाये। हु-हानू-ये ने इसे स्वीकार किया। उसके जेठे भाई ची-ची ने भी वेसा ही किया । 
अगले साल (५१ ई० पृ० मे) ह-हान्‌-ये ने चीनी दरबार मे आने के लिये प्रार्थना 
की । हण पराजित होते भी चीनकी जितनी क्षति कर बैठते थे, उससे यह सौदा सस्ता मालूम 
हुआ। सम्राद्‌ स्वेनू-ती (७३-४८ ई० पू०) ने उसकी अग॒वानी के लिये एक मजबूत और बडा 
शानदार दस्ता भेजा, हु-हानू-ये के आने पर स्वय बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। 
सज्नाद्‌ के सभी राजकुमारो तथा हूसरे सामन्तो के ऊपर शान्‌-यू को माना गया और उसे घरती 
अं कक (४* केक नहीं वहा गया। सम्बोधन में भी शानू-यू का नाम लिये बिना 
पृल्यवान्‌ भेद दी गई, जिसमे एक सोने की मोहर, एक राजकीय 


पराभव ] हणे ५१ 


4 


खड्ग और कितने ही राजकीय रथ, घोडे, जीन और दूसरी चीजे थी। सम्राट्‌ से मुलाकात करते 
के बाद विशेष दूत ने ले जाकर शान्‌-यू को निवास-स्थान पर पहुचाया । कुछ समय बाद शानू-य्‌ 
को लौटने की अनुमति मिली । 

ची-ची ने भी अधीनता स्वीकार करते हुये प्राथेना की थी, कि उसे महादीवार के बाहर 

ईस प्रदेश में रहने की आज्ञा दी जाये, जिसमे कि खतरे के समय वह उधर के दुर्गबद्ध नगरो की 
रक्षा कर सके। ची-ची के दूत की भी सम्राद ने बडी खातिर की । अगले साल फिर दोनो भाई 
शान्‌-युओ के पास दूत आये, जिनमे ह-हानू-ये के दूत की ज्यादा आवभगत की गईं। उससे अगले 
साल (४६ ई० पू० में ) ह-हान-ये जब दरबार में गया, तो उसका पहले ही की तरह सम्मान हुआ, 
और ज्यादा भेंट भी प्राप्त हुईं। इससे ची-ची की ईर्ष्या और भडक उठी। उसने ह-हानू-ये को 
निर्बल समझा और अपने सारे ओद को लेकर पश्चिम की विजय पर चल पडा। कुलजा के घुमन्तू 
व्‌-सूनो को अपनी ओर करने के लिये उप्तने दूत भेजा । वूसून राजा ने दूत का सिर काटकर युद्ध 
घोषित कर दिया। वह जानता था, कि चीन उसकी पीठ पर है। ची-चीं ने उसे हराया, फिर उत्तर 
में तरबगतई, व्‌-चे, च्याह-कुन्‌, तिड-ली आदि घुमन्तुओ को अपनी अधीनता स्वीकार करने के 
लिये मजबूर किया। चाड-कुन्‌ से ७ हजार ली दक्षिण-पूरब इस' समय ची-ची के ओर का केन्द्र 
था। उस समय तक वू-सूनो की प्रमुखता में यहा के घुमन्तू बहुत कुछ स्वायत्त शासन कर रहे थे । 
चीची शान्‌-यू या उत्तरी हुण-ओईका मुख्य-स्थान कराकोरम' (उलानूवातोर) के पास था, जहाँ से 
किरगिजो का केद्र २३०० मील और आज का तुर्फात तथा पीजाम २००० मील थे। ४८ ई० पू० 
में सम्राट य्वेनती गद्दी पर बैठा। उसने ह-हानू-ये की प्रार्थना पर २० हजार नाप अनाज भेजा । 
ची-ची इस पर जल मरा। उसका लडका सम्राद का प्रतिहार था । उसे उसने बुला भेजा और 
पहुचाने के लिये आये हुए दूत को भी मार डाला। दरबार को सूचना मिली थी, कि हु-हानू- 
ये का ओर्द बहुत शक्तिशाली और समृद्ध है, वह ची-ची का मुकाबला अच्छी तरह कर 
सकता है। 

४५८ ई० पृ० से हुण ओर दो भागों मे बट गया--ह-हानू-येका दक्षिणी ओदू अब चीन के 
अधीन था और ची-ची का उत्तरी ओद्द्‌ बिलकुल स्वतत्र था। ह-हान्‌-ये और चीन में जो सधि हुई 
थी, उसकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार है--चीन और हृण में सदा के लिये शाति रहेगी। उनमे 
एक परिवार जैसा मेल रहेगा। दोनो में से कोई पक्ष एक दूसरे पर न आक्रमण करेगा न धोखा 
देगा। अगर कोई लूटपाट करे, तो उसकी दूसरे पक्ष के सामने शिकायत की जाय | वह दोषियों 
को दण्ड दे और क्षति-पृत्ति दिलवाये। अगर कोई चढाई हो, तो प्रत्येक पक्ष उसे अच्छी तरह 
दबाने का प्रयत्न करेगा। जो पक्ष इस सधि को तोडे, उसके और उत्तराधिकारियों के साथ 
देव वैसा ही करे, जैसा कि उसने इस सधि पत्र के साथ किया।* 

सधि हो जाने के बाद शान्‌-य्‌ू और चीनी राजदूत एक पहाड के ऊपर गये, जहाँ अपनी 
रत्नजटित तलवार से शान्‌-यू ने एक सफेद घोडे की बलि दी, और यूचियो के राजा की खोपडी 
मे---जिसे कि विजय के चिन्ह के तौर पर हुणों ने अपने पास रख रखा था--घोड़े के खून मे 
सोना मिला कर चीनी राजदूत के साथ एक एक घूंट पिया। 





वही ०0. 357 


९२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३।२।४ 


चीनी दरबारी ऐसी शपथ से बहुत नाराज थे। उन्होने जोर डाला, कि शपथ को लौटा 
लिया जाय, लेकिन सम्राट ने इसे पसन्द नहीं किया । 

उधर ची-ची चीन के दूत को मार डालने के लिये परेशान था। समरकन्द का (शक ) 
राजा कुलजा के वूसूनों के अत्याचार से उत्पीडित था। उसने किरगिज-प्रान्त में स्थित ची-ची 
को मदद के लिये बुलाया, और हणो की अधीनता को फिर से स्वीकार किया। ची-ची' उनवी 
मदद के लिये चला, लेकिन वूसूनो की मदद के लिये चीनी सेना भी आ पहुची | शान्‌-यू ची-ची 
तलस्‌ (तुलाई) नदी के किनारे लडते हुये मारा गया, जिसके कारण उत्तर की बरबर जातियों 
की एकता खतम हो गई । 


३ उत्तरी और दक्षिणी शान्नय' 

ची-ची और हू-हनु-येके द्वारा ईसापूर्व प्रभ्म शतछ्री मे हुण जन दो भागों रे विभकत 
हो गया, जिसमे दक्षिणी हुण चीन के साथ रहना चाहते थे। महादीवार से दूर उत्तर 
गोबी के रेगिस्तान से परे वर्तमान मगोलिया और बाइकाल के पास घूमने वाले हुण' चीन की 
पहुच से अपने को दूर समझते परवाह नही करते थे, कि चीन रुष्ट होगा, तो हमारी हानि होगी । 
चीन की अधीनता स्वीकार करने की मनोवृत्ति ५२ ई० पृ० मे ह-हान-ये ने जो प्रकट की थी, 
जान पडता है, वह ची-ची के मरने के बाद बिल्कुल लुप्त नही हुई। ह-हान-ये बराबर अपने को 
चीन का अनन्य-भक्‍्त साबित करना चाहता था, यद्यपि चीन-सम्राद उसपर पूर्णतया विश्वास 
नहीं कर सकता था। वह समझता था, ये धुमन्तू हण--जिनका न किसी खेत से नाता है और 
न घर से--बे-नकेल के ऊट है । लेकिन साथ ही उसको विश्वास था, कि जबतक उनकी अच्छी तरह 
भेट-यूजा होती रहेगी, तब तक वह विरोधी नही बनेगे। उसे यह पता लग गया था, कि हणो को 
आदमी” बनाने के लिये सबसे अच्छा तरीका यही है, कि उनके पास सामन्ती भोग की' वस्तुये 
पहुचाई जाय और उनके अन्त पुर मे सुन्दर-सुन्दर चीनी राजकुमारिया प्रवेश करे। ३३ ई० पू० 
में (मरने से दो साल पहले ) ह-हान्‌-ये फिर दरबार मे आया । अबकी भी ४९ ई० पू० की तरह ही 
उसका स्वागत हुआ। शान्यूकों सम्राट यूत्रेन-ती (४८-३२ ई० पृ०) ने अपने अन्त पुर की 
सबसे सुन्दरी तरुणी चाउ-चुन्‌ (प्रभावती) प्रदान की । संम्राट्‌ के हरम में हजारो सुन्दरिया 
रहती थी, जिनमे से चाउ-चुन्‌ की तरह कितनी ही ऐसी' भी थी, जिन्हें सम्राट ने कभी देखा 
भी नही था। कायदा था दरबारी चित्रकार सुन्दरियों का चित्र अकित करता । सम्राद चित्र 
देखकर उनमें से किसी को पसन्द कर अपने पास बुलाता। चित्रकारों को इसके लिये खूब रिव्वत 
मिलती थी । उस समय माउतामक एक दरबारी पवित्रकूर था, जो इस काम पर नियुक्त था । अन्त - 
पुरिकाये अपने सौन्दर्य को बढा-चढाकर चित्रित कराने के लिये खूब वसा देती थी। चाउ-चून्‌ 
संव-सुन्दरी थी,किन्तु वह इस' बात के लिये राजी नही हुईं। माउ ने नाराज होकर उसका बहुत 
भद्दा चित्र बनाया, इसीलिये सम्राद ने उसे कभी नही बुलाया। चीन के विद्ञाल प्रासाद के 
एकात कोने में उसका जीवन बीतने लगा। शरद आता, पत्ते पीले होकर गिरने लगते । बह 
सोचती मेरा तारुण्य और सौन्दय॑ भी इसी तरह खतम हो जायगा । इसी समय ह-हानु-ये ने सम्राट 





*बही 9 43] 


दक्षिणी श नू-य ] ह्ण ९३ 


से एक राजकुमारी मागी । राजकुमारिया अपने प्रासाद को छोडकर बबंर हूणो के तम्बू मे जानेके 
लिये तैयार नही हो रही थी । लेकिन हण राजा को एक राजकुमारी अवद्य देनी थी, यदि चीन के 
जन-धन की रक्षा करनी थी। चाउ-चुनने जाना पसद किया। सम्राट ने समझा, कि वह कोई 
साधारण सी तरुणी होगी, और प्रसन्नतापूर्वक देना स्वीकार किया । लेकिन, जब वह शान्‌य्‌ के 
साथ भेजने के लिये सम्राट के सामने लायी गई और उसकी दृष्टि इस निसर्ग सुन्दरी पर पडी, 
तो वह अपनी बातसे उलट तो नही सकता था, लेकिन' उसने उसी' वक्‍त चित्रकार माउ को प्राण- 
दण्ड का हुकुम दिया | चीन के बहुत से कवियो और नाट्यकारो ने चाउ-चुन्‌ के स्वदेश छोडने के 
करुण दृश्य और रेगिस्तान तथा जगली' पश्चिमी देश के भयानक चित्र अकित किये हे। हृण- 
प्रतिहारिया सितार के साथ मधुर सगीत द्वारा उसके मन' को बहलाने का बेकार प्रयत्न करती 
थी। निर्जन रेगिस्तान में सदाहरित समाधि को खडी देख चाउ-चुन सोचती, एक दिन मुझे भी 
यही दफन कर दिया जायगा । कहते हे इसी समय हणो का सगीत यत्र चीन' में प्रचलित 
हुआ । 

हु-हानू-ये चीन सम्राट का बहुत कृतज्ञ हुआ। इसको प्रकट करने के लिय उसने 
सम्राट से प्रार्थना की, कि छ्व डहो से लोबनोर तक की सारी सीमा की रक्षा का भार में लेने के 
लिये तैयार हु, वहाँ छावनी रखकर व्यर्थ धन खर्च करने की अवश्यकता नहीं। लेकिन एक बूढ़े 
मत्री ने सम्राट को साववान किया--- शासी से कोरिया तक जगलो से आच्छादित पर्वत-श्रेणियाँ 
खडी थी, तो भी विजेता माउदुन और उसके उत्तराधिकारी भीतर घुसने में सफल होते रहें । वह 
जहाँ चाहते थे, वहाँ से अपनी इच्छानुसार चीन पर आक्रमण करते थे। वह तब तक ऐसा करते 
रहे, जब तक कि व्‌-ती' (१४०-८६ ई० पू०) ने उन्हें रेगिस्गन' के उत्तर मे भगा नहीं दिया और 
सारी महादीवारको दुर्गबद्ध नही कर दिया।  सीमात की छावनियाँ इसीलिये हे, कि देशद्रोही 
चीनी भागकर हृणो के देश में न चले जाये, साथ ही यह भी कि हुण चीत के ऊपर आक्रमण 
न' कर सके । यह कहने की अवश्यकता नही, कि हमारे सीमात के निवासियों में भारी सख्या 
हुण-वशियों की हे, जिन्हें कि हम धीरे धीरे हजम कर रहे है । हाल में हमने च्याछ (तिब्बत-वशियों) 
से सबध जोडना शुरू किया है, जो कि हमारे अफसरो की लोलुपता और लूट-खसूट से बहुत रुष्ट 
है। यदि च्याहु और हण दोनो घुमन्तू आपस में मिल गये, तो हमारे लिये भारी खतरा पैदा हो 
जायगा।, एक शताब्दी से थोडा अधिक हुआ, जबकि महादीवार बनाई गई। यह केवल मिट्टी 
का ढूह नही है। पहाड के ऊपर और नीचे पृथिवी के स्वाभाविक उतार-चढाव' पर यह बनाई 
गई है। इसमे मधु-छत्र की तरह बहुत से गुप्त मार्ग और तहखाने तैयार किये गये है, स्थान-स्थान 
पर दुर्ग बनाये गये हे । क्या यह सारा विशाल श्रम नष्ट होने के लिये छोड दिया जायगा ।* 

सम्राट के दूत ने मीठी मीठी बाते करके शान्‌ू-यु को समझाने की कोशिश की। क्‍या 
रहस्य है, इसे वह भली भाँति समझता था। इसके एक ही साल बाद सम्राट यूत्रेन-ती और दूसरे 
साल शान्‌ू-य्‌ ह-हान्‌-ये भी मर गये । 

चाहे उत्तर और दक्षिण का मत भेद भीतर-भीतर रहा हो, लेकिन वह बीसवे 
शानू-यू ह-तू-एल-शी-ताउ-क्‌ (१८-४६ ई०) की मृत्यु तक प्रकट नहीं हो सका। हणों में 
यह नियम नहीं था, कि शानू-यू का बडा बेटा उसका उत्तराधिकारी हो। कभी कभी 


899. |. विका.. 


बड़े बेटे की तो बात अलग सारे बेटो को छोड़ कोई सगा या चचेरा भाई शान्‌-यू बना 


९४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३१४४४ 


दिया जाता था। ह-हानू-येके के बाद उसके पाच बेटे एक के बाद पी आम] हे 8, 
शान-य का भतीजा द्वितीय ह-हान ये उत्तराधिकारी समझा जाता था, लेकिन सेनिक जनतत्रता 
उसमे बाधक हुईं। बहुत सधर्ष के बाद ह-हान्‌ मे द्वितीय (४८ ५७ ईस्वी) यद्यपि शानू-यू चुन 
लिया गया, किंतु २०वे शान्‌-य्‌ के पुत्र ने भी अपने को शानू-यू घोषित कर दिया। वह एक 
तरह अपने चचा ची-ची के अपूर्ण काम को पूरा करना चाहता था | न 

अब दोनो हण ओद्दुओ में सवर्ष शुरू हो गया। ४६ ईस्बी में दक्षिणी शान्‌-यू के भा ४ 
ने उत्तरी शान्‌ू-यू के भाई को हराकर बदी बनाया। उत्तरी शान्‌-यू जानता था, कि चीन डर 
कृपा-पात्र अपने प्रतिढ्द्वी से में सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिये दक्षिण की अपनी 
चरभमि से ३०० मील दूर चला गया। भविष्यवाणी थी, कि घुमन्तुओं को अपनी नवी पुद्त में 
३० ० मील दूर भागना पडेगा। थोडे समय बाद पाँच असन्तुष्ट सरदारों तथा ३ ह हजार परिवारों 
को लिये उत्तरी शानू-यू का भाई बागी हो निकल भागा। सारे दल ने उत्तरी हृण-केद्र 
से ७५ मील पर डेरा डाला, जहाँ दोनोमें लडाई हुईं। पाचों सरदार मारे गये । उनके पुत्रों ने 
अपने बचे-खुचे आदमियो के साथ दक्षिणी हुणो के पास जाना चाहा, किंतु उत्तरियों ने उन्हें 
पकड लिया और उनके बचाने के लिये आये दक्षिणियोको हराकर खदेड डिया। सम्रादने दणिक्षी 
दान्‌-यू को और दक्षिण जानेके लिये कहा और वह लिन्‌-चाऊ (ल्पू-यूवेन) के इलाके में चला 
गया। यही के रहने वाले हणो ने तीन शताब्दी बाद चीन' के एक राजवश की स्थापना की । 

उत्तरी शान्‌-यू चीन से झगडा मोल नहीं लेना चाहता था। उसने बहुत से चीनी 
युद्ध-बदियों को लौटा दिया । लूट-पाट करने के लिये उसका बहाना था : “हम चीन की भूमि 
प्र लूट पाट नही करते, हम तो अपने विश्वासधाती सरदारों का पीछा कर रहें हैं।” ५२ 
ईस्वी में उत्तरी शान्‌-यू ने सधि के लिये अपना दूत भेजा, लेकिन उस समय दरबार में इस पर 
मतभेद रहा। अगले साल घोडो और समूरी खालों की भेट भेजकर फिर उसने सुलह करने का 
प्रथत्त किया, और गायकों की एक मडली सागी तथा अपने शी-यू (तुकिस्तान) के अनुगामी 
राजाओं को साथ ले आकर अधीनता तथा सम्मान प्रदर्शित करने के लिये आज्ञा माँगी। 
चीन चाहता था, कि दोनो में से कोई नाराज न हो। बहुत नरमी के साथ स्वीकृति देते 
हुये चीन दरबार ने उसे लिखा ' अतीत्‌-काल मे ह-हानू-ये और ची-ची गृह-कलह में लगे 
हुए थे। उस समय देवपुत्र ने अपना कृपापूर्ण सरक्षण दोनो को दिया और उनके पुत्रों को राजसेवा 
में स्वीकार किया। हाल के वर्षों मे दक्षिणी शान्‌-य्‌ ने दक्षिण की ओर मुँह फेर कर हमारी 
अधीनता स्वीकार की। चूकि वह ह-हानू-ये की अविच्छिन्न सतान में सर्वज्येष्ठ है, इसलिये हमने 
उसको उचित उत्तराधिकारी माना । लेकिन जब वह अपने अधिकार से बाहर जा हमारी मदद 
से उत्तरी ओदूं को नष्ट करना चाहता है, तो हमारे लिये आवश्यक हो जाता है, कि उत्तरी 
शान-यू की उचित अभिलाषा पर भी ध्यात रखे, क्योकि उसने भी कई बार हमारे प्रति अपने 
कर्तव्य का पालन किया है। इसलिये कोई कारण नही है, कि क्यो न उत्तरी शानू-यू सी-्यू 
राजाओ को उनका कत्तंव्य-पथ दिखलाने के लिये उनके साथ आकर अपनी स्वामि-भक्ति का 

प्रमाण हमारे सामने दे। 

प्रथम उत्तरी शानू-यू ५२ ईस्वी के बाद किसी समय मर गया। उसका उत्तराधिकारी 

द्वितीय शानु- यू ५६ ईस्वी मे स्वय महादीवार के पास अधीनता स्वीकार करने के लिये आया। 


हह नये | हणे कप 


तो भी वह ३े साल तक बराबर चीन में लूटपाट करता रहा,जिसको हटाने के लिये दक्षिणी ओर 
ने बडा काम किया। ६३ ईस्वी में उत्तरियों ने चीन से व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिये 
प्रार्थना की | दरबार ने अनुमति दे दी, समझा, लूटपाट बद हो जायगी । दो साल बाद ६६४ ईस्वी 
में उत्तरी' शान-यू के पास चीन' का दृतमडल गया । दक्षिण ओद को यह पसंद नहीं आया और 
उनमे से कुछ उत्तरियों में जा मिले। चीन बराबर भेट भेजता रहा, लेकिन हुण अतिरिक्त लाभ 
के बिना सतुष्ट नही रह सकते थे, इसलिये उनकी लूटपाट नही बद होती थी। सम्राट मिझू-ती 
(५८-७६ ई० ) ने मजबूर होकर उत्तरियों के ऊपर ७३ ईस्वी में बहुत भारी सेना भेजी, लेकिन 
हुण अपनी सनातन युद्ध-तीति के अनुसार गोबी रेगिस्तान के पार भाग गये । ८४ ईस्वी मे फिर 
उत्तरी शान्‌-यु को हम व्यापारी सुविधा पाते देखते है, जिस पर दक्षिणियो ने उनके कुछ आद- 
मियो और पशुओ को पकड कर अपना असतोष प्रकट किया। 

ईसवी' प्रथम शताब्दी का अन्त होते होते उत्तरी हणो में आपस का वेमनस्य ज्यादा हो 
गया। साथ ही उनके प्रतिद्वन्द्रियों की शक्ति और सख्या भी बढ गईं। उनके पूरब (मचूरिया) 
के घ॒मन्तू स्थात्‌ू-पी (ह-द्वान्‌), जो तृगूसो की एक शाखा थे, तेजी से शक्ति सचय कर रहें थे और 
वह समय दूर नही था, जब कि वह चीन को एक राजवश देनेवाले थे। शक्तिशाली स्यथान्‌-पी 
पूर्व से उत्तरी ओद्‌ं पर आक्रमण कर रहें थे। दक्षिण मे उनके दक्षिणी भाई-बद जान छोडने के 
लिये तैयार नही थे, पश्चिम में सी-यू तुर्कीस्तानी कबीले चोट-पर-चोट कर रहे थे, उत्तर में तिक्न- 
लिझ (ककाली ) भी अपना प्रभुत्व दिखला रहे थे। चारो ओरो के प्रहारों से छिन्न-भिन्न होकर 
उत्तरी हण ओद्‌ विलुप्त होने लगा । उनमे से कुछ उत्तर की ओर भागे, और कुछ सेलगा के उपरी 
धार से होते इतिश नदी, इस्सीकुल (सरोवर) की तरफ बढकर वूसुनो की भूमि को हथियाने लगे । 
इतने ही तक सतोप न कर वह कंगो की भूमि अराल-समुद्र से उत्तर-उत्तर शक-वशीय सरुमातों 
के उत्तराधिकारी अलानों को कास्पियन के उत्तर से हटाते कालासागर और दुनाइ (डन्यूब) कं 
किनारे पहुँच गये । अतिला (एत्‌-जेल ) बडे अभिमान से कहता था : में शानू-युओ का वशज हूँ । 
मातुृभूमि से भगाने के लिये उत्तरी हुणो पर अन्तिम प्रहार स्यान्‌-पी ने ७७ ईस्वी में किया । 
उन्होंने शान्‌ू-यू को पकंड लिया और उसके चमडे को विजय-स्मारक के तौर पर अपने पास 
सुरक्षित रखा। उत्तरियों के बचे-खुचे आदमियो में से २ लाख ने कई टुकडियों में हो महा- 
प्राकार के भिन्न-भिन्न स्थानों में आकर चीन' की अधीनता स्वीकार की । तब से स्वतन्त्र हुण जाति 
का नाम समाप्त हो गया । 

दक्षिणी शानू-यू ४५-१९० ईस्वी तक चीन के सामन्‍्त के तौर पर चीनी जन-रुमुद्र के 
कोने मे रहे । वह अधिक और अधिक चीनी बनते गये, और अब भी चीन' के लिये काफी 
सैनिक सहायता देते थे। कभी कभी उनमे अपने पूर्वजों का खून जोग मारता, लेकिन उसका 
परिणाम हजारो के प्राणहानि के सिवा और कुछ नही होता था। १७७ ईस्वी में तत्कालीन शान्‌-यू 
ने चीन के लिये स्यान्‌-पी विजेता दर्जे>वेसे लडाई की। चीनी हारे ३ मरने वालो में हणो का 
शान्‌-यू भी था । उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ, जिसे मारकर एक चीनी जेंन रल शान्‌- 
यू बना। पीछे हुण राजवश का नाम भी लुप्त हो गया। तुझ-हू (सुअरवाले आदमी ) स्थान्‌-पी 
के रूप में आगे आये और उनके नेता दर्जे-वेने १६५ ईस्वी' के आसपास स्थान्‌-पी वश की स्थापना 
की । हुणो की तरह ये भी सैनिक जनतत्नता और घुमन्तू जीवन के अनुगासी थे। इस वश्ष ने 


९६ भध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३।२।४ 


उत्तरी चीन पर ४ थी शताब्दी के अन्त तक अपने शासन को कायम रक्‍्खा। स्यानू-पी के उत्तरा- 
धिकारी उन्हीके वश के तोबा थे, जिनका तृतीय राजा ताउ-वू-ती (३८६-४०६ ई०) बहुत बडा 
विजेता तथा उत्तरी बेई वश का सस्थापक था। तोबा कौ एक शाखा उनकुरन ने ज्वेन्‌-ज्वेन्‌ 
स/म्राज्य को ३५४ ईस्वी' के आसपास स्थापित कर उसका विस्तार त्यानशान्‌ से कोरिया तक 
किया। इन्हीफे लौह कमकर तथा उत्तराधिकारी तुर्को ने तुर्क-बश और तुर्क-ससार की स्थापना 
की, जिसका वर्णन आगे आयेगा । 





स्रोत ग्रथ 

| > परक०परड्थातवे एटबाड ण पधा3 (8 के एकक:०, शध्याहढ० 895) 

२ आर्खेआलोगिचेस्किइ ओचेक॑ सेवेनोंह किगिजिइ (अ न वेन्द तामू, फुन्जे १६९४१) 

३ हुभ्नु इ गुन्नी (क इनस्त्रान्त्सेफ, लेनिनग्राद १९२६) 

४ इज इस्तोरिश्गुन्नोफ १ वेका दो नाशे एरा (अ न वेर्नूश्ताम्‌), सोव्येत्‌ वोस्तोकोवेदे- 
निये ए! (94]) पृष्ठ ५१-५७ 

५ सिरिइस्किये इस्तोच्तिकि पो इस्तोरिइ नरोदोफ (न' पिगुलेब्स्कया, लेनिनग्राद १९४१ ) 

9 लि&50076 १68 पिपए३ (0654प४०८, ?%078 756) 

७ पेवॉनचालूनिस्र क्रोफ कोबरा इज़ नोइन-उला (लेनिनग्राद १६४७) 

8 हि०कएकाएणा 77 ०7पशय ०78०० (0 :९ए७०, 8) / ४ ९३४८४ 

9 46 800ए ० एशब्ा३ छिलका (वह ० ्ाव्लट्था) 0पावमांदों 5007609, 
86० 97 9. 77) 

१० ओचेक॑ इस्तोरिइ सेमिरेचूय (वरतोल्द, १८९८) 

[4 घाडइ।णाड |! 8609 ८ 66 ४९४ 500025850728 (27, परशादाएए, 2४०8 856) 

2 लिडाफए ०00 ४86 लियए-आप फ प्रोटाए एशबत०ा8 छत (77058 (५४५७७, 
जण्फ्यानं छत 2ैपचां०णण्शाट्वा पस्‍30ए5, 7,070609, ९० 7 892, 3) 

[3 50 [काइावढ १65 लाफाइ-शप (9072000, ०४० 3४802५$ (१८) ]॥] 
00 4, 4923) 


अध्याय २ 
१, वु-सुन (३००-१०० हे० पू०) अवार 


९ १ ,व-सन 


० 

हम शको के इतिहास के बारे में कह चुके हे । वू-सुनो के इतिहास के विशेषज्ञ डाक्टर 
अ० न० बेर्नशतामका कहना है” 'व्‌-सुनो की सस्क्ृति वही हे, जो कि शको की, अन्तर है 
केवल उसमें पीतल का अभाव” । इससे साफ है, कि कारपेथियन से कोकोनोर तक फैली हुई 
पित्तल-युग के आरभ से चली आती, महात्‌ शक-जाति की बहुत सी शाखाओ मे वृ-सुन्‌ भी एक 
थे। वू-सुनो के शरीर-लक्षण के बारे मे चीनी कहते है नीली आखे, लाल दाढी और बानर जैसा 
साधारण चेहरा ।” कू-वा (सिडकियाड) के पीछे के निवासी भी नीली आखो और लाल 
बालवाले थे। ओरेल' स्टाइन तथा लेकाक को तरिम उपत्यका में नीली आखो और लाल बालो 
वाले नर-नारियो के चित्रपट भी मिले हे, जिससे मालूम होता है, ईसा की ४थी ५वी शताब्दी मे अब 
भी तरिम-उपत्यका मे इस' तरह के लोग निवास करते थे। 

हैः बेकाल 


(हू... 
२.  ५3एीज) 
9 हक 
हे 8, क्र ४ » तुरफान 
2 + * 2028. 


१३ वूसुनूभूमि ( १ ई० ) 


ईसापूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में वू-सुन जाति बहुत शक्तिशाली थी, यद्यपि 
यही समय था, जब कि हुण एक विजेता के तौर पर प्रकट हुये थे, जिनका शिकार कभी कभी 
वृ-सुनो को भी होना पडता था। इन शताब्दियों में भी चीन के रेशम को परिचम देशो की 


*आखें० ओचेक ० (वेनंइताम) पृष्ठ २७ 


९८ संध्यएसिया का इतिहास (१) | ३।३११ 


च्ज्ज 


ओर पहुंचानेवाला मध्य-एसिया का वाणिज्य-मार्ग वू-सुनो की भूमि ४; इस्सीकुल के किनारे से 
जाता था। यही उनका केन्द्र ची-गू था। हुण और चीन दोनो व्‌-सुनों को अपनी अपनी ओर 
खीचना चाहते थे। इली-उपत्यका, चू-उपत्यका और त्यान्‌शान्‌ पर्वतस्थली वू-सुन भूमि थी, जो 
कि उन्हें अपने शक-पूर्वजो से मिली थी । उनके दक्षिण में पहाडो से उतरते हूं। तरिम-उपत्यका 
थी, जहा बसनेवाली ह-मा जाति से उनका व्यापारिक सबध था। पश्चिम में तलसू-उपत्यका में 
कग जाति का सीमात उनके साथ आ मिलता था। पश्चिम और वक्षिण में फर्गाना (तावान) 
की सुन्दर उपत्यका का राज्य उनका पडोसी था, जो कि रेशम-पथ के कारण बहुत समृद्ध तथा 
अपनी उत्तम जाति के घोडो के लिये अति प्रसिद्ध था। १२६ ई० पू० में चाड क्यान्‌ ने लौटकर 
जब तावान के घोडो की प्रशसा की, तो राजी खुशी से काम न निकलते देख सम्राट्‌ वू-ती को 
वहा सैनिक अभियान भेजना पडा, जिसके कारण चीनी साम्राज्य की सीमा वहा तक पहुच 
गई। वू-सुन लोग घुमन्तू पशुपाल थे। चीनी लेखक उनके बारे में कहते हे--- बु-सुन्‌ न खेती 
जानते हे न बागबानी । वह अपने पशुओं के साथ तृुणजल सुलभ एक स्थान से दूसरे स्थान में 
घूमते रहते हे । धनी वृ-सुनो के पास चार-चार पाच-पाच हजार घोडे रहते हे ।” 


१ .सस्क्रृति 

व्‌-सुन यद्यपि अपने पूर्वज शकों की तरह अब पीतल नही लौह युग में आ गये थे, कितु 
अभी उनकी अवस्था आदिम समाज जैसी थी। १६२६ ईस्वी मे किगिजिस्तानमे जो पुरातात्विक 
खुदाई हुई थी, उससे पता लगता है, कि मृत्‌पात्र कला में वह बडे चतुर थे। धातु, काप्ठ, चर्म और 
मृत्यात्र का हस्तशिल्प उनके यहा अच्छा विकसित था। उनके काप्ठ या मिट्टी के वर्तन तीन प्रकार 
“के मिले है---अन्न रखने के, खाने के और भोजन पकाने के। सोने का आभूषण भी उनके 
यहा प्रचलित था। हथियारों में भारी वजन का धनुष, बाण, लम्बी तथा सीधी तलवार प्रधान 
थी। वाण तीन धारा होता था । चाड-क्यान्‌ अपनी यात्रा (१३८-१२६ ई० पू० ) में दो बार आकर 
वू-सुनो के देश मे रहा था। उसीने इस घुमन्तू जाति को चीन की ओर खीचा । आगे बहुत से व्‌-सुन 
सामन्तो ने चीत की राजकुमारिया व्याही। एक चीनी राजकुमारी के मुह से किसी जन-कवि ने 

घुमन्तुओ के नीरस जीवन का गीत गवाया है --- 


बन्धुओ ने मुझे दिया, दूर देश मे, 

वू-सुन के राजा को देकर, भेजा पराये राज्य मे । 
रहते नमदा ढँकी गोल कुटिया मे, 

खाते मास और पीते दूध । 


२. इतिहास 


वू-सुनो के तीन विभाग थे, जिनके अवशेष निम्न स्थानों में मिले है-- ( १ ) चू उपत्यका 
में कराबलती, (२) त्यानशान्‌ में कराकोल, त्यूप और कोचकोर तथा (३) इली-उपत्यका में 
अल्माअता जिले के कई स्थान | २०९ और २०१ ईसा पूर्व में हृगो ने बु-सुनोको बरी तरह से 





* ऋत्कि० सोभोब्‌ ० व्य, 2 (वेर्नूइ्तमका लेख) 


इतिहास ] वूसुन्‌ ९९ 


ध्वस्त किया था | माउदुन और ची-उचु ने जब (१७४ ई० पृ०) यूचियो को बुरी तरह नष्ट-अ्रष्ट 
करके उन्हें मातृभूमि छोडने के लिये मजबूर किया, तो तरिम-उपत्यका मे आकर लघु-यूची व्‌-सुनो 
के पडोसी बन गये और महा-यूची इली और चू-उपत्यकाओ के व्‌ू-सुनों का भारी नुक्सान करते 
एसिया, वक्षु-उपत्यकाकी ओर गये । इस समय व्‌-सुनोने हणोकी अधीनता स्वीकार की, जिसका 
अन्त चाड-क्यान्‌के आनेके बाद चीनका पक्षपाती होनेके साथ हुआ। 

वृ-सुन्‌के पश्चिममें कक (कग) और फार्निाके शासक थे, दक्षिणमे उनके नये पडोसी 
लघु-यूची (तुषार ) थे, कितु इनसे उनको डर नही था । इनकी अपेक्षा वृ-सुन्‌ कह सबल थे । उनके 
भयका कारण पूर्व और पूर्वोत्तरमे था । वहा पूरबसे आते अन्तर्राष्ट्रीय वणिकू-पथको हाथमे रखनेके 
लिये चीन अपनी सारी शक्ति लगा रहा था, और पूर्वोत्तरमे हुणोका शान्‌-यू यह देखनेके लिये तैयार 
नहीं था, कि उसकी अधीनता स्वीकार करनेवाले वृ-सुन्‌ चीन को अपना स्वामी माने । व्‌-सुन्‌ 
समझते थे, कि उनकी भलाई चीनके साथ रहनेमे है। हणोका जीवन ब्‌-सूनो जेसा ही था। दोनो 
ही घुमन्तू पशुपाल थे, और क्ृषि-जीवनसे उनको कोई मतलब नही था। हणोके आनेका मतलब 
था, उनकी चरभूमियोका छिन जाना और हणोकी गुलामी स्वीकार करना । च,नकी कूटनीतिक 
चालोमे अपनी राजकुमारियोसे दूसरे शासकोके साथ व्याहु करना भी सम्मिलित था। माउदुनके 
समयसे ही हूण शान-यू राजकुमारिया पाते रहे। तिव्बती शासक ८वी-९वी शताब्दी तक चीन- 
राजवशके दामाद होते थे। राजकुमारीका यह मतलब नही, कि वह सम्राटकी अपनी लडकी या 
बहिन हो। मालूम होता है, जैसे भेट-इनाम देनेके लिये और बहुत सी चीजे राजकीय भडारमे 
रक्‍्खी जाती थी, बसे ही' अन्त पुरमे जहा तहासे जमा की हुई सू न्दरिया भी रहती थी । चाऊ-चुन्‌की 
घटना हम कह चुके हे। इससे कितने ही वर्षों पहले ७३ ई० पू० में चीनी राजकुमारीका बहाना 
लेकर हुणोने वूसुनोके ऊपर आक्रमण किया। एक चीन राजकुमारी वू-सुन्‌ सरदारसे व्याही थी । 
उत्तरी शान्‌-यू देख रहा था,कि चीनके साथ मिलकर ये नीली आखो, लाल दाढी वाले वानर हमारे 
जुयेको उठा फेकना चाहते हे। शान्‌-यूने क्रेधाव होकर मागकी अपनी हान-राजकुमारीको 
हमारे पास भेज दो, नही तो हम तुमसे लडाई करेगे ।” व्‌-सुनोने हान सम्राद स्वेनू-ती (७३-४८ 
ई० पृ०)से सहायता मागी और तुरन्त एक बडी चीनी सेना आ भी गई। चीनियो और व्‌ 
सुनोने मिलकर हणोको बहुत बूरी' तरहसे हराया। कितने ही राजकुमारों और मशहूर सेना- 
पतियोके साथ ४० हजार हृण मारे गये, ७ लाख घोडे, गाये, भेडे, खच्चर और ऊट विजेताओके 
हाथ लगे। ११वा शान्‌-यू हु-यन्‌-ती (७७-६८ ई० पू०) उस समय उत्तरी और दक्षिणी ओद्दका 
भेद न होनेके कारण सभी हणोका सयुकत शासक था। यह सघर्ष इली-उपत्यकामे हुआ था। 
चीन की एक लाख सेना ६०० मील परिचम चलकर मददके लिये आई थी। कुलजाके वृ-सुन्‌ 
राजाने ५० हजार सेना लेकर पश्चिमसे आक्रमण किया था। चीनी सेना हामी और बर्कूल तक 
पहुची, लेकिन घुमन्तू हणोको पहले ही से पता लग गया था, इसलिये उन्होने अपने परिवारों 
तथा बहुतसे पशुओको उत्तरमें दूर भेज दिया था । पराजयके साथ शान्‌-यूका चचा, दामाद आदि 
विजेताओके बदी बने थे। जैसा कि अभी हमने कहा, उसी जाडेमें हणोने व्‌-सुनोसे बदला लेना 
चाहा, लेकिग उस साल बफ॑ इतनी पडी, कि आक्रमण करनेवाली हण सेनामेसे दशाश ही मरनेसे 
बच पाये । इसी समय हणोके उत्तरी पडोसी तिड-लिझ (किरगिज या प्रागू-उदगुर) ने भी उनकी 
कमजोरीजे फायदा उठाना चाहा और उन पर धावा बोल दिया। मच्रियाक व्‌-ह्वान्‌ भी चुप नही 


५०० मसध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३३११ 


बैठे रहे। इस प्रकार हुण चीन राजकुमारीको वू-सुनोसे कहा छीनते, स्वयं >नके शक्ति अत्यन्त 
क्षीण हो गई। चीनी इतिहासकार लिखते हे, कि इस मानवीय और प्राकृतिक सघर्षमें एक 
तिहाई हण जन मारा गया, जिनमे युद्धमे भूखसे मरे भी शामिल थे, उनके पशुओमेसे भी आधे 
खतम हो गये । 

१६२६ में वू-सुनोकी भूमिसे एक बडा महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ था। अल्ताई के ध्वसा- 
वशेषकी खुदाईमे भी एक वृूसुन्‌ राजाकी कब्र निकल आई, जिसको ईसा पूर्व ३री शताब्दीका 
बतलाया जाता है। हण सरदारोकी जैसी कब्ने उत्तरी काकेशसमे मिली है, वेसी ही यह कब्र भी 
बडी वभवपूर्ण थी। लेकिन जान पडता है, कन्न बननेके थोड़े ही समय बाद कबर-चोरोको पता लग 
गया, इसलिये इसका बहुमूल्य सामान उसी समय निकाल लिया गया। यह स्थान अल्ताईके 
ऐसे भागम है, जहा नीचे घरती सदा हिमीभूत रहती है।। जिस छेदके द्वारा चोर भीतर घुसे, उसी 
छेदस पीछे पाती भी भीतर घुस कर बफं बन गया । इसलिये २२ शताब्दियों तक हिमके नीचे सभी 
चीजे दबकर सुरक्षित रह गईं। १० हाथ (४ मीतर) गहरे गड्ढे में पुराने चमडे, लकडी और १० 
घोडे सुरक्षित मिले। घोडे बडी जातिके और सुन्दर थे । जान पडता है, वह मृत सरदारकी अपनी 
सवारीके घोडे थे। घोडोंके सजानेके कुछ जेवर और दूसरी चीजे भी मिली । भरसक चोरोने किसी 
मूल्यवान्‌ चीौजको न छोडना चाहा, लेकिन तब भी' पुरातत्वकी कितनी ही महत्वपूर्ण चीजे प्राप्त 
हुई। उरसुला नदीके किनारे शिवेमे भी दो शव मिले, जिनमे १४ घोडे, ५०० भिन्न-भिन्न प्रकारके 
सोने और दूसरी तरहके आभूषण , घोडो और आदमियोके ओढने, पहननेकी कितनी ही चीजे 
मिली। अल्ताईका अर्थ ही है सुवर्णगिरि, जिस समयकी यह कब्र है, उस समयका सारा एसिया 
अल्ताईके सोनेसे सोनेवाला बनता था। पाजिरेक्सकी कब्र के बारे में हम लिख चुके हे । 


३. वू-सुनोके पडोप्ती 


उत्तरापभमे वू-सुन्‌ अल्ताईसे त्यानशान और तलस-तदी तकके स्वामी थे, जिनके भीतर 
धीरे धीरे हुण प्रवेश करने लगे और ईसवी प्रथम सदीमे केवल त्यानशान' (इस्सीकुल) का पहाडी 
इलाका वू-सुनोका रह गया। इली और चूकी उपत्यकाये जब हणोकी चरभूमि हो गई, तब 
भी वहा कोई कोई शक-वशीय कबीला उनकी क्रपा से रहने पाता था। ४३६ ई० में वू-सुन 
राजाने चीनको भेट भेजी थी, जिससे उस समय तक वू-सुन' जातिके बने रहनेका पता लगता है । 
उत्तरके यह घुमन्तू हिम-कन्दुककी तरह दूसरे कबीलोको अपनेमे हजम कर थढते जानेकी क्षमता 
रखते थे। हुणोकी प्रभुताके दिनोमे ह-ह्वान्‌, तिड-लिड, तुड-गुस आदि कबीले उनमे हजम हो 
गये। यह सभी मगोलायित जातिके थे, इसलिये चेहरेमोहरेमे कोई अन्तर नही था, हा भाषा- 
भेदको वह भूलते गये । दक्षिणी हण ओद किस तरह अन्तमे चीनियोमे हजम हुआ, इसे हम अभी 
कह चुके हे। वू-सुन भाषा ही नही आकृतिमे भी इसरी जातिके थे, उनके हजम होने में कुछ 
अधिक समय जरूर लगा, कितु वह अन्तमे हजम होकर ही रहे। आज भी इस' भूमिके 
निवासी कज्जाकोमे सरी-उइ-शुन्‌ नामका एक वश मिलता है, जो शायद वूसुन्‌ वशका 
परिचायक है। 

व्‌-सुनोके पश्चिम उत्तरापप (सिरदरिया और अराल समुद्रके उत्तर) में कग जाति 
रहती थी, जिसका नाम महाभारत और सस्कृतके और कितने ही ग्रथोमे मिलता है । इनको 


पडोसी | वूसुन्‌ १०१ 


पुराने शको का ही वशज होना चाहिये, कितु कितने ही ऐतिहासिक इनका सबध सोग्दोसे बतलाते 
हैं। कगोको कछू-ली' (गाडीवाले) मगोलायित जातिसे मिला नही देना चाहिये । दोनो का एक 
समय पता लगता है और आगे चलकर कगोका' स्थान कडली और उनके दूसरे हण-वशज साथी 
कबीले लेते हे, इसलिये इस तरहका भ्रम होना बहुत सम्भव है। कग दक्षिणापथके इतिहासमे 
काफी पीछे तक पाये जाते है और उनका विनाहद ५वी ६ठी सदीमे ही हो पाता है, अथवा यह कहिये, 
कि अन्तमे वह तुकों तथा सोग्दियोमे विलीन' हो जाते हे। 


कगोके पश्चिममे शकोकी सरमात्‌ जाति दोनके तट तक फैली हुई थी, यह हम' बतला 
चुके हैं। इन्हीके उत्तराधिकारी आगे आलानके नामसे प्रसिद्ध हुए। डाक्टर बेनादस्कीने अलानो 
और अन्‍न्तोको एक बतलाया है। उन्होने पुराने इतिहासकारो का मत देते हुए सिद्ध किया है, कि 
“स्वलाव (शकलाव या शकराव) और अन्ती पहले एक ही नामधारी थे तथा यह दोनो बबेर 
जातिया प्राचीनकालसे एक ही तरह की जीवन-चर्या और रीतिरवाज रखती थी। दोनो ही 
जातियोकी एक ही भाषा थी, जो एक अत्यन्त बबंर बोली थी। वह शकल-सू रतमे भी एक दूसरेसे 
भेद नही रखते हे। बिना किसी अपवादके दोनो ही जातियोके पुरुष दीर्धकाय और हट्टे-कट्टे 
होते । उनके शरीर और केश बहुत साफ या पाण्डु-दवेत नही बल्कि वह कुछ कुछ मेले रगके होते 
थ। उनका जीवन बडा कठोर था, मसागेतो (महाशको) की तरह वह भी शारीरिक आरामकी 
परवाह नही करते ।" * वर्नादस्‍कीने अन्तोको सरमतियोसे जोडते हुए कहा है, कि सरमात वर्तमान 
कजाकस्तानसे परश्चिमकी ओर चलकर दक्षिणी रूसमे ईसा-पूर्वे दूसरी या प्रथम शताब्दीमे आये । 
उधरसे आनेवालोमे यही आलान सरमाती कबीलोमे अत्यन्त शक्तिशाली थे। इन्होने ईसाकी 
प्रथम' शताब्दीमे निम्न दोन-उपत्यका और उत्तरी कार्कंशसकों अपना निवास-स्थान' बनाया। 
अन्तके लिखनेमे चीनी लिपिमे जो सकेत है, उसका उच्चारण अनू-चे होता है। यह भी बतलाते 
हे कि अन्तीसे ही अस' या असी शब्द निकला है। १२४६-४८ ई० में पोपके दृत प्लानों कारपिनीने 
भी मगोलोके द्वारा पराजितोको अलानी सिवे अस्सी” बतलाया है, और यह भी कि अलानी और 
आस एक ही जाति थी। १२५३-५४ ई० में फ्रेच राजाने रुकरुकको अपना दृत बनाकर मगोल 
खानके पास भेजा था। वह भी कार्पिनीके शब्दोको दुहराता है'। अन्तमे वर्नादस्की इस' निष्कर्ष 
पर पहुचत हे, कि अन्त, असु या यास्‌ एक ही जाति है, जिसके वशज काकेशस्‌के आधुनिक ओस- 
सेती हे और पूर्वी स्‍लावों (आधुनिक रूसियो) के निर्माणमें इस अस्‌ जातिका बहुत हाथ है। 
धभन्तू होनेकी वजहसे यदि इनका पता अराल समुद्रसे निम्न दनन्‍्यूब (दुनाई) के पास तक मिले, 
तो कोई आइचर्य नहीं। कालासागरके उत्तर-पूर्वमे अवस्थित अज्ञोफ या असोफ सागरका नाम 
वस्तुत' इन्हीके नामसे पडा, जिसका अर्थ है अस-सागर। जान पडता है, प्रबसे हणोंका जैसे-जैसे 
धक्का इनपर लगता गया, बैसे वैसे आगे बढते हुए वह या तो काकेशस्‌ और रूसमें भगे अथवा 
उनका बहुत सा भाग हुणो में हजम हो गया । 





* प्रोकोपियस्‌ 


१०२ े मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३४३११ 


वूसूनू-राजा (सेन्‌-च्‌) 


गुनू-मो १०५ ६० पू० 
ग्युन्‌-च्युइ-्मी-के 

नीमी 

क्वानू-वान्‌ ६० ई० पू० 
चुइ-ली-मी 

इ-ची-मी २ 9 र्ट प्‌०-८ र्ई७ 


चीनी अभिलेखोमे .परोक्‍त व्‌-सन्‌ राजाओका पता लगता है । उनके नामका उच्चारण 
समान चीनी शब्दोके उच्चारणमे लिखा गया है, इसलिये मूल उच्चारण क्या था, इसका 
समझना आसान नही है। सप्ततद उनकी मुख्य भूमि थी, यह उसी समयसे चीर्नी ग्रथोम' लिखा 
जाने लगा, जबकि ईस!पूर्व २री शताब्दीके मध्यम हणोके विरुद्ध शकोकों उभाडनेके लिये चाइ- 
बयान्‌ दूत बनाकर भेजा गया । हणो द्वारा जो वृ-सुन्‌ राजा मारा गया, उसके पुत्रकों हुण राजा 
पकडकर अपने साथ ले गया । पीछे उसे व्‌-सुन्‌ जनमे लाकर बापकी जगह पर बैठाया। अपनी 
मूल भूमिसे भागते हुए महायूची व्‌-सुनोकी सप्तनद भूमिसे गुजरे थे, यह हम बतला आये है। 
हुणोके प्रहारसे त्यानशानमे अपनेको सिकरोड लेनेसे पहले वूसुन्‌ जन सप्तनदकी समतल सी भूमिम 
रहा करता था। ईसापूर्व २री शताब्दीमे वू-सुन्‌ जनमे १२००० परिवार या ६३०००० व्यक्ति 
थे। वह युद्धमे ८८८०० सैनिक जमा कर सकता था। इनकी राजधानी चि-गू इस्सीकुलके 
दक्षिण-पूर्वी तट पर थी, जो अक्सू (सिछझ क्याड) से ६१० ली उत्तर-पश्चिम, फर्गाना की राजधानी 
(खोजन्द) से २००० ली उत्तर-पूर्व और कग-भूमि की सीमासे ५००० ली पूर्व, कगोकी 
राजधानी फर्गाना (तावहू) से २००० ली उत्तर-पद्चिम थी। रूसी इतिहासकार अरिस्तोफके 
अनुसार चि-गू इस्सीकुलके तट पर नही, बल्कि किजिलू-स (लोहित नदी) के तट पर था। व्‌ सुन' 
राजाओबके बारेमे निम्न बातोका पता लगा है --- 

गुनू-मो--( १०५ ई० पू०)--इसे ही वह चीनी राजकुमारी मिली थी,जिसके नीरस 
जीवन-गीतको हम पहले उद्धृत कर चुके हे। फर्गानाके राजाके श्रेष्ठ घोडोकी बात सुनकर चीन- 
सम्राट्‌ ने जब माँग की, तो राजाने देना नहीं चाहा, जिसका परिणाम हुआ १०२ ई० पू० मे 
फर्गाना पर चीनकी चढाई। इस चढाईमे गून-मो ने २००० सैनिक सहायताके लिये दिये थे, 
लेकिन उन्होने युद्धमे भाग नही लिया। 

ग्युन्‌ ध्यूइ-मी--गुनू-मो का पोता था। इसके समय चीनी रानीके कारण चीनी 
अफसरोका प्रभाव ज्यादा बढा था। 

उड्च-गुइ--पिछले सेन-चू के बाद हुण राजकन्यासे उत्पन्न उसका एक छोटा पुत्र नी-मी 
बच रहा था, जो थोडे समय तक ही गद्दी पर बैठ सका, और जल्दी ही उसे हटाकर सौतेले भाई 
उड-गुइ-मी ने राज्यकों अपने हाथमे कर अपने पूर्वक राजाकी रानी (चीनी राजकुमारी ) को 
व्याहा । पूर्व राजाकी पूर्वोक्त विधवा रानी पहले मर गई थी, और यह दूसरी चीन राजकुमारी थी, 
जिसे उड-गुइ-मीने अपनी रानी बनाया । उड-गुई-मीकी मृत्यु ६० ई० पूृ० के आसपास हुई थी। 
व-सुनोका यह बडा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली राजा था। देशके भीतर और बाहर सभी 


राजा |] वसत १०३ 


ब्ध्् 


जगह इसने अपने प्रतापका प्रदर्शन किया । ७१ ई० पू० से इसने चीनकी सहमतिसे हणोके खिलाफ 
अभियान किया, और ४० हजार हूणो को मार कर ७० हजार पशुओको छीना। अपने पूर्वी 
और पूर्व-दक्षिणी' पडोसी' तरिम-उपत्यकाके लोगोके साथ भी इसने छेड-छाड की और अपने 
द्वितीय पुत्रकी यारकन्दका शासक नियुक्त किया । कूचा के राजा पर भी इसका प्रभाव था, जिससे 
इसने अपनी बडी लडकी व्याही थी। इसके मरने पर गद्दीसे उतारा भाई नीमी, क्वान्‌-वान्‌ 
की उपाधिके साथ गद्दी पर बेठा। 

बवान्‌ू-वान्‌ (६० ई० पू०)--अपनी रानी (चीनी राजकुमारी) और प्रजासे इसका 
विवाद खडा हो गया । इसने अपने भाईकी विधवा (चीन राजकुमारी) को अपनी रानी बनाया 
था। चीनी राजदूतने मारनेका षड़यन्त्र किया। राजा घायल होकर बच गया। इसके लिये जब 
शिकायत की गई, तो चीनने अपने दूृतकों बुलाकर उसे दण्ड दिया। अन्तमे हणोने व-सुनो 
पर आक्रमण किया, जिसमें क्वान-वान्‌ मारा गया और चीन उसकी कुछ मदद नहीं 
कर सका | 

चुइनली-मी--उसकी जगह वृ-च्यू-तूने कनिष्ठ गुन-मों की उपाधि धारण करके 
राज सम्हालना चाहा। उछ-गुइ-मीकें पुत्र यूवान-गुइ-मी भी महागुन्‌ू-मो की उपाधिसे अलग 
राजा बना। ज्येष्ठ गुनू-मो के हाथमे ७०००० वू-सुन परिवार थे, जब कि कनिष्ठ गुनृ-मोके 
पास ४०००० थे। कनिप्ठ गुन-मो (ऊन्च्यू-तूु) ने चीनकी सहायतासे हृणोके साथ 
लडाई की । 

(ज्येष्ठ गुन-मो ) यूवान-गुइ-मीका पोता था। इसका समय अपेक्षाकृत शातिका था। 
पर यह स्वाभाविक मृत्युसे नही मरा। 

इ-ची-मी--- (११ ई० पृ० और ८ ई०)--यह पिछले राजाका पोता तथा एक चीन 
राजकन्या का पुत्र था। ज्येष्ठ और कनिष्ठ गुन्‌-मो के सघर्षके समय चीनियोने ज्येष्ठ गुनू-मोका 
पक्ष लिया था। कनिष्ठ गृनू-मो अनू-लि-मी चीनकी शहसे गद्दीसे उतार दिया गया | हणोने 
जब उसे मार डाला, तो उसकी जगह इ-ची-मी को चीनने राजा बनाया। ११३६० पू० में इसका 
चचा बी-कवानू-ची ८०००० आदमियोके साथ उत्तरकी ओर चला गया और वहाँसे दोनो ही 
गुनू-मोके ऊपर आक्रमण करने लगा। १ ई०प० में इसने चीनके साथ अच्छा सबध स्थापित किया । 
इ-ची-मी' चीन' दरबारमे गया, राजधानीमे उसका अच्छा स्वागत हुआ । अन्तमें बी-क्वान-ची 
चीनियो द्वारा मारा गया। 

प्राय ८ ई० में तरिम-उपत्यका हुणोके हाथमे चली गई और चीनसे वृ-सुनोका सबंध 
विछिन्न हो गया, जो ७३ ई० में ही पुन स्थापित किया जा सका। इस समय भारत और मध्य- 
एसियामे कुपाण राजा कनिष्क का शासन था। तरिम-उपत्यका भी कनिष्कके हाथमे थी, लेकिन 
उसने चीनको अपना अधिराज मान लिया था। ६७ ई० में पश्चिमी वणिक्पथको पूरी तौरसे 
अपने हाथम करनेक लिये वाहूचाऊक नेतृत्वमे एक बडी सेना पश्चिमकी ओर चली, जो विजय 
करती कास्पियन समुद्र तक पहुँच गई । इस समय व्‌-सुन राजा, फर्गानाके राजा और कगोने भी 
चीनकी अधीनता स्वीकार की थी, यह स्पष्ट ही है। ईसाकी २री शताब्दीके चतुर्थ पादमे उत्तरी 
चीनमे स्यानू-पी वशका दृढ शासन था। स्यानू-पी तुृगुस्‌ जातिके थे, यह कह आये है। १८१६० 
में स्थानू-पी राजा ता-शी-हईने पश्चिममे वृ-सुन भूमि तक अपने राज्यका विस्तार किया। ४थी 


१०४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [8३।३॥२ 


शताब्दीके आरभमें एक दूसरे स्यान्‌-पी वशने पुरानी वू-सुन भूमिके कुछ भागकों अपने हाथमे 
किया । ४थी शताब्दीके अन्तमे से ६ठी शताब्दीके मध्य तक मध्य-एसिया पर तू-तानू वशकी 
प्रभता थी, जिन्हे भी तुगुस्‌ जातिका बतलाया जाता है। इन्हीके आक्रमणके समय व्‌ू-सुनोका 
सप्तनदकी समतल भूमि' परसे अधिकार उठ गया और वह त्यानशान्‌के पहाडोमे ही रह गये। 
४२५ ई० में पश्चिमक बहुतसे शासकोने अपने अपने दूत स्यान्‌-पी सम्राट्के दरबार (उत्तरी 
चीन) मे भेजे थे, इस वक्‍त उत्तर चीनमे यूवान्‌-वेई और वेई-वेई (उत्तरी वेई और पश्चिमी बेई ) 
दो राज्य थे। इन दूतोमे एक वू-सुनो का भी था। ४३६ ई० में व्‌-सुनोके पास चौनका दूत आया। 
अबतक व्‌-सुन प्रतिवर्ष भेट भेजते रहे। इसके बादसे व्‌-सुनोका नाम चीनी अभिलेखोम नहीं 


घर 9 


मिलता । आज केवल किर्‌गिज-कज।क महा-ओदमे ही उइ-सुन्‌ नामका एक कबीला मिलता है। 


6 २.अवार (४००-५८२ ६०) 
हण फैलते फैलते एक यु रेसियाई जाति के रूप मे परिणत हो गये । इनके बशधर हुगरीक 
मग्यार आज भी मौजूद हे। प्रागेतिहासिक कालमे हिंदी-युरोपीय जाति भी इसी तरहकी एक 
युरेसियाई जाति बनी थी। ऐतिहासिक कालमे हृणोके बाद तुर्क युरेसियाई जातिके हरूपम 
परिणत होकर, एक समय मचुरियासे काकेशश और क्रिमिया तक फेले, बादमे यद्यपि उनके पूर्वी 
भूभागको दूसरी मगोलायित जातियोने ले लिया, कितु तब भ॑। वह पूर्वी युरोप तक छाये रहे । 
आज भी पूर्वी मध्य-एसिया, पश्चिमी मध्य-एसिया, आजुबाईजान और तुर्कीमे किसी न किसी 
रूपमे तुर्की-भाषी जाति ही निवास करती है। 
१.अवार (जू-जुन, ज्वान-ज्वान ) 


५ च ने 

तुकोंके इतिहासमें पदार्पण कर+से पहिले अवार हुण देशके अधिकारी थे, जिनका ही 
स्थात तुकों ने लिया है. पहले हमने सकेत किया था, कि हृणोके ध्वसके बाद स्यानू-पी (5&-ह) 
कबीले) ने मचुरिया, मगोलिया और चीनके कुछ भागो पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। 
इन्हीका एक प्रभुताशाली राजवश' तो-बा था, जिसका स्थापना ३१५६० के आसपास और समाप्ति 
५वी सदीमे हुईं। इसी तोबा वशर्से अवारोका सबध था, जिन्हे मुकुरु-तोबा भी कहते हे । इस हण- 
जनतका निवासस्थान तिड-लिडः (ककाली) के निवास बेकाल सरोवरके नजदीक तथा गोबीके 
रेगिस्तानसे उत्तर था। तातुझक तोबा राजकुमार इलू को एक बच्चा दास मिला, जो अपना 
नाम भूल गया था और उसके स्वामीने उसे मुकुरु नाम दे दिया । युद्धमे बहादुरीका काम करनेके 
लिये मुकुरु को दासता से मुक्त हो स्वतत्र सैनिकका अधिकार प्राप्त हुआ। पर, किसी सैनिक 
सेवाके समय उपस्थित न हो सकने के कारण उसे मृत्यु-दण्ड मिलनेवाला था, इसलिये वह गोबी 
के उत्तरकी ओर भाग गया। वहाँ धीरे धीरे लोगोको जमा करके वह लुटेरोका सरदार बन गया । 
इसके पुत्र शरुकने अपने पिताकी जमातको और बढाकर एक छोटा-मोटा ओर कायम कर लिया, 
जिसका नाम अवार पडा। पहले चीनीमे अवार कबीलेका नाम जू-जुन था, जिसे तोबा सम्राट 
ताई-ह-ती (४२४-४५२ ई०) ने ४५१ ई० में बदल कर ज्वान-ज्वान कर दिया। मुकुरुकी 
७वी पीढीमे शक्तिशाली नेता शे-लून्‌ हुआ। इसने काउ-शे (ककाली) कबीलेकों जीता और 
भ्रपनी सेनिक शक्तिको मजबूत और सुसगठित करके कगान (खान ) की उपाधि धारण की । 


साञ्राभ्य ] अवार १०४५ 


कोरियासे अल्ताई तक फैले इसके राज्य में कुछ चीनका भाग भी था। शे लून्‌ मध्य-एसियाके 
बणिक्पथके कुछ भागका भी' स्वामी था। जहाँ तक चोन-साम्राज्यका सबंध था, अवारोनें अब 
अपने पूर्वज हणोका स्थान लिया था। उन्हीकी तरह यह भी कभी चीनको लूटते और कभी 
अवश्यकता पडने पर उसे सैनिक सहायता देते थे। अवारोकी शक्तिकी समाप्ति ५४६ ई० के 
आसपास तुकोंने की । इनके एक राजाका नाम ब्रामन भी था। 





१७ अपार मसाम्र।ज्य ( ४२० ६० ) 


अवारो पर चीनी सस्क्ृतिका प्रभाव पडा था, साथ ही बौद्ध धर्म भी उनमे बहुत फैला 
था। तोबा भी बौद्ध सम्राट थे। अन्तमे अवारोमें आपसी फूटने भयकर रूप धारण किया, जिसका 
लाभ उनके अधीनस्थ तुर्क लोहकारोने उठाया। अल्ताईके दक्षिणी सानू पर तुर्क अपनी खुशीसे 
लोहेंका काम नही कर रहे थे। वह इस गूलामीने निकलना चाहते थे और इस वक्‍त उन्हें ऐसा 
मौका मिल गया। 


स्रोत-प्रथ 
१ क्रत्किी० सोओब० 5ा]579 ११२ (वेर्न इताम्‌ का लेख) 
२ आखेंआलोगिचेस्किह ओचेक सेवेनोई किगिजिया (वेर्नश्ताम्‌, फ्रुन्जे १६४१) 
३ बोस्तोको वेदेनिये [0 (१९४१) 9 2। 


अध्याय ४ 
तुक (५४६-७०४ ३०) 


हुण कालमे काउ-शे (ककाली, तिझ-लिडः तिकालिक) नामकी' एक जाति रहती थी । 
काउ-हे का अर्थ है बडी गाडी । बहुत बडी पहियोवाली गाडियोमे अपना सामान लादे यह एक 
जगहसे दूसरी जगह घूमा करते थे, जिसके कारण उनका यह नाम पडा । ऐसी गाडियोका रवाज 
तुर्कों और मगोलोंके काल तक पाया जाता है। काउ-णे का पता पहले पहल ईसाकी ५वीं सदीमे 
मिलता है। इनका ज्वान-ज्वानसे बराबर सघर्ष होता रहा। अवार (ज्वान-ज्वान) को पराजित 
करते समय एक बार तोबा सम्राद्‌ ताइ-वू-ती (४२४-५२ ई० ) ने इनके ऊपर भी आक्रमण किया 
और ५० हजार नरनारियोकों बदी बनाया। लूटके मालमे कई हजार बडी गाडियाँ तथा १० 
लाखसे ऊपर पशु उसके हाथ आये । अवारो (ज्वान-ज्वान) की तरह काउ-शे भी' चीनको हैरान 
करते थे। जब सीधे चीन पर आक्रमण नही कर पाते, तो उसके अत्यन्त मूल्यवान वणिकपथकों 
अपना शिकार बनाते । एक समय तोबा सम्रादने इन्हे गोबी रेगिस्तानके दक्षिणमें लाकर बसा 
दिया। वह समझता था, इस प्रकार हम उन पर काबू रखसकेगे। लेकिन जल्दी ही वह फिर विद्रोह 
करके उत्तरकी ओर चले गये । तोबा वश घुमन्तूओके दबानेमें अधिक सफल हुआ था। उसकी 
कोशिश यही थी, कि ज्वान-ज्वानको दूसरे घुमन्तूओके साथ सबध जोडनेका मौका न मिले। तिड 
लिझ सरदार पीछे ऊरुमूचीके पास छोटे छोटे राजा या सरदार बनकर रहने लगे। तिहू-लिझ 
भी अपना बडा राज्य कायम करनेमे सफल होते, लेकिन उत्तमें कभी इस तरहका सगठत नहीं हो 
पाया। हाँ, खतरेके समय सब एक हो जाते थे। युद्ध करनेकी कोई सुसगठित व्यवस्था नही थी, 
हर एक व्यक्ति अपना हथियार ले जहाँ चाहता, वहाँ आक्रमण कर देता। अपना पल्‍ला भारी 
रहने पर तो कोई हरज नही था, कितु इस व्यवस्थाके कारण न वह डट कर लड सकते थे, और 
न पराजयके समय अपनेको अच्छी तरह सम्हाल सकते थे । व्याहमे इनके यहाँ ढोरो और घोडोका 
दहेज दिया जाता, अनाजका कोई उपयोग नही था और त किसी तरहका नजेवाला पेय ही इस्ते- 
माल होता था। चमडा पहनना, मास खाना तथा अत्यन्त ठण्डी जगहमे रहना उन्हे और भी गदा 
बनाये हुए था। घोडो और ढोरोका पालना यही' उनकी जीविका थी। आगे चलकर तिडू-ली 
तुकोंमे हजम हो गये। 


१ ..तुक साम्राज्यकी स्थापना 


चीनी ख्ोतसे' पता लगता है, कि तुर्क हुणोका ही एक कबीला था, जिसका पुराना नाम 
असूर्सना था। ४३२ ई० में तोबा-सम्रादने इनके स्थानकों छीनकर इन्हें अपने भीतर हणम' 





40 म्णणठाये एच 04 2धघ8, 99. 365, 


सास्राभ्य की स्थापना ] तु १०७ 


कर लेना चाहा । इसी समय ५०० असेना परिवार भागकर ज्वान-ज्वानके राज्यमे चले गये, जहाँ 
उन्हे अल्ताई (अल्तुनइइश ) के दक्षिणी सानू पर लोहा बनानेका काम मिला,' इसे हम कह 
चुके है। ये लोग शिरत्राण जैसी नेंकीली टोपी पहना करते थे, जिसके कारण इनका नाम दुर-पो 
(तू-पू, टोपी) पडा, जिसका ही अपभ्रश तिर्कू (तुर्कू, तु, त्युरं क या तुरुष्क) है।' इससे पहले 
तुर्क ल्याऊ जैसे चीनके अत्यन्त सुसस्क्ृत क्षेत्रम काफी समय तक रह चर्क थे, कितु जान पडता है, 
उसे इनको बहुत लाभ नहीं हुआ। ज्वान-ज्वानकी शक्तिके निर्बल होते ही अपनी दासताका 
अन्त कर जल्दी ही इनके सरदार तुमिनने अपनेको स्वतत्र घोषित किया। ५४६६० के आसपास 
तू-मिनने अपनेको इल्‌-वाकान घोषित किया। ज्वा-ज्वानके राजा अनाकवेने व्याहके लिये कन्या 
देनेमे इन्कार करने पर इनके हाथो प्राणोने हाथ धोया । इल्‌-बान, एल-खान या एल-खाकानसे 
बना है। खाकान, खगान, खआन, खान वस्तुत शान्‌-यूका ही पर्याय है। पहले हम लिख चुके 
है, कि शान्‌-यू' चीनी शब्दानुकरण है। मूल हण शब्द शायद चिड-गिस्‌ या जिड-गिस रहा हो, 
जिसे किसी किसी ने जगी बना देनेकी भी कोशिश की है । पहले ज्वान-ज्वानने खान या खकानकी 
उपाधि धारण की थी, पीछे तो राजाके लिये तुकोंमे यही शब्द बहु प्रचलित हो गया। मगोल- 
वगने भी इसी उपाधिकों अपनाया और उन्हींका अनुसरण करते मध्य-गसियामें १६१७ ई० 
तक खानकी उपाधि केवल राजाक लिये ही सूरक्षित थी और साधारण कुलीन परिवारका 
मुखिया भी अपने नामके साथ खान नही लगा सकता था। लेकिन, मुगलोके समयसे हिन्दुस्तानमे' 
यह पदवी टके सेर हो गईं। यद्यपि आरभही में इसका मोल इतना नीचे नही गिराया गया 
था, बल्कि खान-खाना (खानोका खान) तो मुगल दरबारकी एक बडी उपाधि थी। अकबरका 
सरक्षक और प्रधान-मत्री वैरम खा खाने-खानाँ कहा जाता था। मृगलोने जब राजाके लिये 
शाह, शाहशाह या पादशाहु की उपाधि स्वीकार कर ली, तो उन्हे खानकी क्‍या परवाह 
हो सकती थी? बाबरके पूर्वज तैमूरने इस पदवीकों इतना उच्च समझा, कि उसे चगेज- 
वशज अपने गुडिया राजाके लिये ही सुरक्षित रहने दिया, और अपने लिये अमीर (सामन्त) 
की उपाधिको पर्याप्त समझा ।' 

तू-मुन्को इलि-खान' तू-मिन कहा जाता है। इलि या एल जनका परियाय है, इल-खान, 
(एल-खान) का अर्थ है, जनोका राजा। पहले पहल इसका ओद हाइ-ब्वाऊुके उत्तरमे था। अपने 
को एल्‌-खान धोषित करनेके साथ इसने और भी कई उपाधिया प्रारभ की। हुणोके समय 
रानीको येहु-ची कहा जाता था, अब उसे उसने खो-हो-तुत्‌ की उपाधि प्रदानकी, जो पीछे 
खो-तुन या खा-तुन बन गया। आज भारत और बाहरके मुसलमानों कुलीन महिलाओके 
साथ खातूनकी उपाधि आम तौरसे लगायी जाती है। तू-मिन्‌ने अपने जीवनम ही तुर्क-शक्तिको 
बहुत बढा दिया था। जब मार्च ५५३ ई० में वह मरा, तो उसका शक्तिशाली वश और 
फबीला, जिसे चीनी पुस्तकोमे तू-क्यु या तुइकू कहा जाता हे, बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। तुकोंमे 
प्रचलित कुछ पद थे--- 





*त्युरोक पृष्ठ € 
“वही पू० ३६५ हि 
! त्युरोक (वेर्नइताम) पु० ८२-८३ 


१०८ सध्यएसिया का इतिहास (१) ( ३॥४॥२ 


दे-ले (ते-ले)-मगोल देरे, राजकुमार 
कुइ-लुइ-चुई (किलिच या खिलिज ) एक उच्च-पदाधिकारी 
अन्पो ([ अन्पा) ) | ११ 
घे-रे-फा (श्या-लि-फा) 

तू-तुत्‌ ढ़ 9. ४ 
जि-गित्‌ (सू-चित्‌) 0. 4 


नाम रखनेमे तुकोंमे वैयक्तिक गुणका ध्यान खखा जाता था। जैसे शा-वौ-लि-यो (णा- 
पो-रो) का अर्थ है विक्रम या पराक्रमी, सन्‌-द-लो का अर्थ है मोटा, द-लो-बियान 5 बहुत 
पीनेवाला । कुछ पुराने तुर्की शब्द हे-- 


को-ली (कारी)--अुद्ध 

घो-रतू--धोडा (यह भारतमें बहु प्रचलित शब्द तुर्की है) 
घो-रत्‌-सुनी--सैनिक अफसर 

करा--काला (कृष्ण) इसे काल या (मृत्यु)से मिलाकर भारतीय बना दिया गया। 
करा-शू--अति उच्च अधिकारी 

सो-को--केश 

तू-दुनू---उच्च अधिकारी, राज्यपाल 

सो-को तू-दुन-- प्रदेशिक राज्यपाल 

जे-खानू--एक उच्च अधिकारी 

अनू-जन--मास 

अन्‌-जन्‌-कुनी---राज्य-प्रतिहा र 

लिनू--भेडिया 

लिन्‌-खाकान--उपराज 

यब-गू (जे-गू )--राजकुमार 

ई-खकान---गृह-राजा (ई--घर) 


२ शव-्रियां' 


बहुत जल्दी ही तुर्क घुमन्‍्तू बौद्ध धर्ममे दीक्षित हो गये, जिसका उनके जीवन पर बहुत 
प्रभाव पडा और मुसलमान होनेसे पहले तक बौद्ध धर्म आजके मगोलोकी तरह तुकोंका भी जातीय 
धर्म रहा। उनके कितने ही जातीय रीति-रिवाज थे, जिनमे अपनी साधारण नीतिके अनुसार 
बौद्ध धर्मने हस्तक्षेप करना पसद नहीं किया। मरनेके बाद आदमीकी' लाश उसके तम्बूके सामने 
रक्‍खी' जाती थी। मृत सरदारके बेटे-पोते तथा उसके दूसरे सबधी एक एक घोडा या भेड तम्बूके 
सामने खडा करते थे। परिवारके लोग शोक प्रकट करनेके लिये छरीसे अपने चेहरेको घायल 
करते, जिसमे रोते समय आसुओके साथ रुधिर भी मिश्रित हो जाये। वसत और पतझडके समय 





१4 पपाठ0प्रड्णत प्रद्ढा3 0 275 


शइजावलि ] तुर्क १०९ 


कब्रमे मुर्दे दकताये जाते। कत्रक ऊपर पत्थरोंकों खडाकर उनपर शोक-अ्रकाशक चिह्न लगा 
दिये जाते। मृत योद्धाने अपने जीवनमे जितने शत्रुओकों मारा, उतने ही पत्थर गिनकर कब्रके 
ऊपर खडे किये जाते। उस दिन कुरम्बर्क सारे स्त्री-पुरुष सुन्दर- सुन्दर वस्त्राभूषणसे सज्जित 


प्रो 
40... लए 4, 


हो, उसी तरह व्रपर एकत्रित होते, जैसे तिड>लिड लोगो मे । जमा हुओमे यदि कोई पुरुष वहा 
उपस्थित किसी लडकीको पसन्द करता, तो घर लौटने पर मागनेके लिये सदेश भेजता, और 
आमतौरसे लडकीके माता-पिता उसे स्वीकार करते। यह रवाज स्थान्‌-पी लोगोमे भी था। 
तुझे घुमन्‍्तू पशुपाल थे। हणो की तरह इनकी भी अपनी चरभूमि होती थी। खाकान 
की चरभूमि तू-चिन पर्वत था। हृणोी ही की तरह प्रतिवर्ष वहाँ वह अवश्य जाता और 
देव-पितर के लिये बलि और भ्राद्ध करता । चार्ध पच्रमी (शुक्ल पक्ष ) को देव और प्रेतात्माओं 
के लिये बलि देने के समय ओर्द के दूसरे लोगो को भी वहा जमा होना पडता। तू-चिन्‌ से १५० 
मील पदिचम पू-तैंडवो (पृथियं।-आत्मा) नामक वृक्ष-वनस्पतिहीन पहाड था। चीनी लेखको 
के अनुसार तुर्कों की लिपि ह (सुर्यिन्ी) थी। उनका अपना कोई पचाग नहीं था। तुके 
पुरुष पाशा खेलने के बड़ प्रेमी थे और स्त्रियाँ पादकदुक (फुटबाल ) खेलने की । वह कुमिश 
(घोडी के दूध मे बनी शराब) पीते और पीने-मीते मस्त होकर गीत गाते । 
३ तु्क-राजावलि--- 


१, तू-मिन इलिखसान म्‌. मार्च ५५३ ई० 
२ इसि-गी, तत्पुत्र ५५३ 
कप ५भ३-६४ 
४ तोबा, तत्पुत्र ५६६९-८० 
५ घोंतू शबोलियी, तत्पृत्र प८र-प७ 
६ दूलन, तत्पुत्र प्रछए-६०० 4 
७ दातू बूगा हंहबक, 2) 
५ खेली 

६ तुली, तइश्रातृव्य दर्फनरे१ 
१०, सिबिली तत्पुत्र ६३१४७ 
११ चेबी ६ ४७-८२ 
(१) गुदुल ६२-६३ 
(२) मोचों ६६३-७१६ 
(३) मोगिल्यान ७१६-३५ 
(४) ईजान्या ७३५४-३९ 
(५) बिग्या गुढुलू ७३६-४२ 
(६) ओजमिशि ७४८२-४४ 
(७) वाइमेइ ४४-४७ 





१५ पए०पघ्रन्‍ाए ए६३7०४ ० ४६७78, ए7- 003 


११० सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३४४४३ 


(१) इल-खान तू-मिन' (मार्च ५५३ ई०) 


(मृ-मार्च ५५३ ई०)--६ठी शताब्दी में घुमन्तू तुककों का नया साम्राज्य अल्ताई 
से आरभ होकर थोडे ही समयमे प्रशान्त महासागर से काला सागर तक पहुंच गया। पव्चिमी 
तुर्क साम्राज्य का केन्द्र वू-सुनो की पुरानी भूमि सप्तनद थी। उसमे मध्य-एसिया भी शामिल 
था। चीन से पश्चिमी एसिया और यूरोप की ओर जानेवाला वणिक्पथ इनके राज्य से होकर 
जाता था। यह वणिकृपथ त,शकन्द, औलिया-अता होते सप्तनद में चू-नदी के तट पर पहुँच, 
वहाँ से इस्सिकुल के दक्षिणी तट से होते वेदेल डाँडें को पारकर अकसू (तरिम-उपत्यका ) में 
पहुँचता था। स्वेवू-चाह् अक्सूसे इसी रास्ते पद्चिमी मध्य-एसिया में पहुंचा। चू-उपत्यका उ्स 
समय क्ृषषि-प्रधान थी, जिसके अग्रदृत खोजन्द (फर्गाना राज्य) से आये सोग्दी थे। स्वेन्‌ू-चाड के 
पहले वक्षु से चू-नदी तक की सारी भूमि सस्क्ृति, वस्त्राभूषण, निवास, लिपि और भाषा में 
एक थी। इनकी लिपि सुरियानी से निकली हुई ३२ अक्षरों की थी। यह मगोली की तरह ऊपर 
से नीचे की ओर लिखी जाती थी। सोग्दियों में मानी के धर्म के मानने वाले बहुत थे। 
निवासियों मे आधे कृषक और आधे व्यापारी थे। सुई नदी के तट पर अवस्थित कास्तेक 
डाडे से दक्षिण मे अवस्थित सुयाव नगर उनका बडा वाणिज्य-केन्द्र था। ७ वी शताब्दी में 
भी इस नगर में बहुत से विदेशी व्यापारी रहते थे। सुयाब के दक्षिण बहुत से नगर थे, जिनके 
अपने अपने शासक थे, कितु सभी तुर्क-कगान को अपना अधिपति मानते थे। 

पीछे पदिचिमी कगान का ओद सुयाव के पास ही रहता था। 


(२) इसि-गी या इस-ते 


वद-स्थापनक तू-मिनका पूत्र था, कितु तुक घुमन्तू जन अपने पूर्वेज हुणो और दूसरे 
घुमन्तूओ की तरह उत्तराधिकारी चुनने में जनतत्रता का अधिक ख्याल करता था। इसीलिये 
इसिगी ज्यादा दिनो तक नहीं रह सका और तू-मिनका छोटा भाई कि-गिन' मू-यू-खानके 
नाम से तु्कों का खाकान बना । इसि-गी की सतान ने आगे चलकर परिचमी तुके राजवश 
को स्थापित करने मे सफलता पाई, इसलिये इसिगाी खान को तुकं-इतिहास से भुलाया 
नही जा सकता । 


(३) मू-यूखान (५५३-६४ ई०)-- 


इसने तु साम्राज्य को काफी मजबूत किया। विशाल राज्य की समृद्धि से लाभ 
उठानेवाले तुक-सामन्तो में अब नागरिक विलासिता जड पकडने लगी। महान्‌ वणणिकृप८ 
इनके राज्य के भीतर से जाता था, और अपने हण पूर्वजों की तरह यह हरदम चीन के भीतर 
घुसकर लूटपाट करने के लिये तैयार थे। अपनी पुरानी नीति के अनुसार चीन बराबर भेट और 
राजकत्या देकर इन्हे शात रखना चाहता था ।' 


असम ऋधाहज्ललकाधतमादा सवाधजपरेका। इदाालडा ऋ्ााब5; तरवानपादप्रतालक, 


'वही पृष्ठ ३६७ 


बौद्ध धर्म का प्रवेश ] हु १११ 
(४) तोबा खान' (५६९-८० ई०)-- 


मू-यु-खान के मरने के बाद इसका पुत्र दालो-व्यान नही बल्कि भाई तोबा तुर्को का खाकान 
बना । दालोब्यान ने चचा के राज करते समय छेडछाड नही की। तोबा के मरने के बाद ५८० 
ई० में उत्तराधिकार को लेकर जो झगडा हुआ, उसमे तुक साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी दो 
भागों में विभकत हो गया । पर्चिमी तुके-साम्राज्य का सस्थापक दालोब्यान था। हमारे विषय से 
ग्रद्यपि दालोब्यान और उसके उत्तराधिकारियों का ही विशेष सबंध है, लेकिन हम पूर्वी तुकों 
को छोड नही सकते, क्योकि वह भी अप्रत्यक्ष रूप से पद्िचमी मध्य-एसिया की सस्कृति और 
इतिहास को प्रभावित करते थे । 
तोबा पहले साम्राज्य के पूर्वी भाग का लघु-खाकान' तथा लाखों सेनाओ का नायक था। 
वह स्यान-पी' संम्राद की नाक में दम किये रहता था, जो भय के मारे प्रतिवर्ष एक लाख रेशमी 
थान और दूसरी भेटे भेजता था। चीन की पह्चिमी राजधानी में तु्कों की बडी आवभगत होती 
थी। कभी कभी तीन-तीन' हजार तुर्क रेशम पहने मास की दावत उडाते वहाँ डटे रहते थे। 
लेकिन तोबा इसके लिये चीन का कृतज्ञ न होकर कहता था-- जब तक मेरे दो पुत्र (चीन के 
राजा) अपने कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, तब तक मुझे किसी चीज की कमी नही रहेगी।” 


(बौद्ध धर्म का प्रवेश )-- 


चाहू-ययान्‌ की यात्रा के समय (१३८-१२६ ई० पू०) तरिम-उपत्यका में बौद्ध धर्म 
पहुच चुका था। उसके बाद उत्तर के घुमन्तू यद्यपि इस भूमि पर विजयी होते रहें, कितु बौद्ध 
धर्भ उनके ऊपर धर्म-विजयी होता रहता था। कहा जाता है, बौद्ध धर्में पहले ईसापूर्व २ री ही 
शताब्दी में चीन पहुँच चुका था, कितु इप का ठीक प्रमाण पूर्वी हान वश के सम्राद मिझ 
(५८-७४ ६०) के समय मे मिलता है। इस सम्राद ने बौद्ध पुस्तकों और बौद्ध भिक्षुओ को लाने 
के लिये अपने दूत भारत भेजे, जिसके साथ काश्यप मातझ और धर्मरत्न दो भिक्षु बहुत सी धर्म- 
पुस्तकों और मूत्तियों के साथ चीन-राजधानी लोयाझू पहुचे। काश्यप मातड द्वारा अनुवादित 
“दहाचत्वा रिशत्‌-सूत्र” चीनी भाषा में अब भी मौजूद है। हान्‌ू-वश के बाद चीनी राजवशो तथा 
उनके पडोसी घुमन्तुओ पर बौद्ध धर्म बराबर प्रभाव डालता रहा। जहाँ चीन अपने रेशम और 
विलास सामग्रियों को देकर घुमन्तू सामन्‍्तों को चाल-व्यवहार में सम्य बनाता, वहा उनकी 
अध्यात्मिक भूख को तप्त करने के लिये बौद्ध धर्म आगे बढ़ता । ५७० ई० में तोबा खाकान ने बौद्ध 
धर्म स्वीकार किया । उसके बाद कर घुमन्तुओ को बौद्ध धर्म ने कोमल बनाना शुरू किया। 
कहते हे युद्ध-बदियों में एक बौद्ध भिक्षु था, जिसने खाकान' को उपदेश करते हुये बतलाया, कि 
स्थान्‌-पी राजवश की समृद्धि का कारण धर्म है। तोबा को बौद्ध धर्म बहुत अच्छा लगा । उसने 
एक विहार बनवाया । यह स्पष्ट है ही, कि विहार घुमन्तू शिविर नही हो सकता था। यह भी 
याद रखने की बात है, कि इसी समय से कुछ पहले कोरिया के रास्ते बौद्ध धर्म जापान मे पहुँचकर 
फैलने लगा । तोबा ने बौद्ध ग्रथो को लाने के लिये ची-वश की राजधानी (वर्तमान होनान्‌ ) में 


कफ कु. उस. शायदरागश लो वारगयडकाबे की कर ४० आकात का, 





* वह्ढीं पृ० ३६७ 


११२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३॥४। ३ 


दूत भेजा। तोबा ने अपने को बहुत शीलवान्‌ बौद्ध उपासक बनाने की कोशिश की। उससे 
कितने ही स्तूप बनवाये, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान कराये । उसको इस बात का बहुत अफसोस 
था, कि में चीन ज॑ंसे बौद्ध देश में नही पैदा हुआ। चि-वश का नाश होने लगा, तो वहा का 
राजा तोबा की शरण में आया । उसकी ओर से तोबा आधुनिक पेकिश पर आक्रमण करना 
चाहता था, कितु चीके प्रतिद्वन्दी चाउ-वश ने जब अपनी कन्या प्रदान की, तोबा ने उसे उसके शत्र्‌ 
के हाथ में दे देने में भी आनाकानी नही की । 

तोबा के मरने पर मू-यू खान का पुत्र दालोब्यान अपने को उत्तराधिकारी समझता था, 
लेकित पलडा तोबा के पुत्र ने-तू (शे-तू) का भारी हुआ, जो शाबो-लियो की उपाधि के साथ 
तुर्कों का खाकान बना। अबसे सयुकत तु साम्राज्य नष्ट हो गया और तोबा की सतान ने पूर्वी 
साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया। तोबा के दूसरे भाइयो तू-मिन और मू-यू खान की सतानो 
ने दालोब्यान के नेतृत्व में पदिचमी तुक-साम्राज्य स्थापित किया । 

तू-मित्‌ राजा का पुत्र नही था। उसने अपने तुर्क ओद्‌ और भाइयों की मदद से राज्य 
कायम किया था। तुर्क ओदू अभी जन-जातीय अवस्था में था, इसलिये एकतत्रता को पसन्द नहीं 
कर सकता था। सभी घुमन्तुओ की तरह तुर्क भी नेता या खाकान को चुनने का अधिकार रखते 
थे। इसीलिये तुर्कों मे पहले कितने ही समय तक उत्तराधिकारी पुत्र नही बल्कि वह व्यक्ति होता 
था, जिसे ओद निर्वाचित करता था। यद्यपि इसका यह अर्थ नही, कि खाकान की इच्छा का 
कोई प्रभाव नही पडता था। इतनी जनतात्रिकता रखते हुये भी उत्तर के यह घुमन्तू यह मानने के 
लिये तैयार थे, कि जिस परिवार मे उनके खाकान पैदा होते आये हे, वह कुलीन है । तू-मिन्‌ के कार्य 
में उसके भाइयों ने सहायता की थी, इसलिये नेपाल के राणा जगबहादुर की तरह एक के बाद 
एक उसके भाइयो को उत्तराधिकारी माना गया। तू-मिन का पुत्र इसिगी कुछ महीनों ही के 
लिये खाकान रहा और अन्त मे जन (ओर्दू) की राय सर्व-मान्य हुई और भाई मू-यू को खाकान 
बनाया गया। उसके बाद भी उसका भाई तोबा उत्तराधिकारी चुना गया। तोबा ने अपने मरने 
के समय (५८० ई० ) से पहले अपने पुत्र यतू-छो को कहा था---“वस्तुत' सबसे नजदीक का सबंध 
पिता-पुत्र का होता है, कितु मेरे बडे भाई ने अपनी सतान को गद्दी नही देना चाहा और गद्दी 
मुझे मिली। मेरे मरने पर तू दालोब्यान की अधीतता स्वीकार करना ।” लेकिन तोबा के पुत्र 
इसे क्यों मानने लगे ? 

(५) शेतू शबोलियो' (५४८२-८७ ई०)--- 

अपने मृत खाकान की इच्छा के अनुसार जन (ओई ) ने दलोबियान' को खाकान बनाना 
चाहा, लेकिन आपत्ति उठाई गई, कि उसकी मा उच्च-वश की नहीं है। तो भी तोबा का पुत्र 
यन्‌ू-लो उत्तराधिकारी नहीं माना गया और तोबा का दूसरा पुत्र इलि-गुई-लू से-मोखे शबोलियो 
के नाम से खाकान हुआ, इसे ही ने-तू या शे-तू शबोलियो भी कहते है। इसका शिविर तुकिन्‌ 


पर्वत के पास रहा करता था। हणों की तरह तुर्कों में भी राजबशिक उपं-खाकान हुआ करते 
थे। वह अपने भ्रदेश के प्रधान सेनापति और प्रधान शासक माने जाते थे। तोबा का दूसरा 





र वही पृ० ३६७ व 


शोतू ] पु० तुक ११६ 


पुत्र अमरो तुला-उपत्यका (मगोलिया) में द्वितीय खाकान था। दलोबियान यद्यपि खाकान 
पद से बचित कर दिया गया था, और उसे अ-पो-खाकान बनाके शात रखने की कोशिश की 
गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं हुईं। शबोलियो के शासन के आरभ के साथ-साथ तुके 
साम्राज्य दो भागो मे बेंट गया, और शबोलियो पूर्वी तुके साम्राज्य का खाकान' रह गया | शबोलियो 
वीर और अपने ओद का बहुत प्रिय नेता था। सुदूर उत्तर के सभी कबीले उसको मानते थे। 
दबोलियो का अपने सौतेले चचा दातूसे झगडा हो गया। उसे मारकर दातू ने बृगा-खा के नाम 
से अपने को स्वतत्र खाकान' घोषित किया । 

शबोलियो के खून में भी अपने पूर्वजो की स्वातत्य-प्रियता भरी हुई थी, लेकिन वह 
मानता था, कि जिस तरह आकाश में दो सूर्य नही हो सकते, उसी तरह दुनिया में दो सम्राद 
(चक्रवर्ती) नही हो सकते। इसीलिये शिष्टाचार के नाते वह चीन के देवपुत्र को अपना 
सम्राद मानने के लिये तेयार था। चीन सम्राट विनू-ती (५८१-६०५ ६०) ने गलती की । 
उसने यूइ-किड-जे को अपना दूत बनाकर भेजा, कि खाकान को अधीनता स्वीकार करने के लिये 
कहें । शबोलियो ने पूछा, अधीन किसे कहते हे ” किसी सरदार ने कह दिया---जिसे हमारे 
यहाँ दास कहते है ।” तुके खाकान का खून गरम हो गया। उसने कहा--- कया जैसा हम अपने 
दास के साथ करते है, वेसा ही सुइ-कुल के देवपुत्र भी मेरे साथ करेगे ?” उसने अधीनता स्वीकार 
करने से इनकार कर दिया। सुइ-वश ने कुल ३७ वर्ष राज्य किया, कितु चीन की शक्ति और 
समृद्धि बढाने मे जितना काम इस वश के पिता-पुत्र दो सम्राटो विनू-ती और याऊू-ती ने किया, 
वेसा किसी एक वहा ने नही कर पाया। इसकी बनवाई विशाल नहरो और मार्गों द्वारा देश 
क्रषि और व्यापार से मालामाल होने लगा, जिसका कि पूरा फायदा सु के उत्तराधिकारी थाड- 
वश (६१८-६६० ई०) ने उठाया। सुइ जैसे शक्तिशाली राजवश को नाराज करके शबोलियो 
कसे सुखसे रह सकता था ? उसके विरुद्ध चीनी सेना (६८० ई०) भेजी गई। तुर्क-खाकान को 
अपनी समृद्ध चर-भूमि को छोड कर उत्तर की ओर भागना पडा। इसी वक्‍त तुकोमे अकाल 
पडा। लोग खाकर फेंकी पशुओ की हड्डियो को पीस पीसकर खाने लगे। चीन दलोबियान की 
सरकशी को सहन नही कर सकता था। उसे चढा आते देख दलोबियान भागकर पदिचमी 
तुर्कों के स्वनिर्वाचित खाकान दातू-बुगा-खान के पास चला गया। बुगा खान के पक्ष में तुकों 
के अतिरिक्त कितने ही दूसरे घुमन्तू कबीले थे, जिनमें से तिझ-लिझ एक था । तिझलिड ने शबोलियो 
के परिवार को पकड कर चीन-सम्राद के पास' भेज दिया था, लेकिन विनू-ती क्षुद्र हृदय नहीं 
था। वह स्वयं अपनी वीरता से एक राजवंश का सस्थापक बना था, और वीरो की' कदर 
करना जानता था। उसने परिवार को सम्मान-सहित शबोलियो के पास भेज दिया। शबोलिया 
उसके लिये बहुत क्ृतज्ञ हुआ और उसने मस्भूमि को चीन और तु साम्राज्य की सीमा मान 
लिया। शबोलियो की पूरी उपाधि थी “महातुकंके इलिकु-इ-लू ओद के मो-गो खाकान शे-तू 
शबोलियो ।” 

मू-यू खान से रोमन-सम्राट्‌ का दूत ५६८ ई०में मिला था। उस समय खाकान का शिविर 
अल्ताई पहाड मे था। यह दलोबियान की फूट से १२ वर्ष पहले की बात है। रोमन इतिहासकार 
उस समय के तुर्क-साम्राज्य के बारे मे लिखते हे, अपने शस्त्र-बल तथा हेप्ताल सरदार कतुल- 
फूस के दिद्िवासघात के कारण हेपताली महाराज्य को लेते तुके नये (सासानी) साम्राज्य की 


११४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३॥४।६ 


सीमा की ओर बढ रहे है। पहले के हेफ्तालो (श्वेत हुणो) के अधीन वक्षु अन्तर्वेद के कबीलों 
ने तु्कों की अधीनता स्वीकार कर छी है ।* 

शबोलियो को चीन-सम्राट विनू-ती कितनी आदर की दृष्टि से देखता था, इसका पता 
इसीसे मिलेगा, कि उसकी मृत्यू पर सम्राद ने तीन दिन दरबार बन्द करके मातम मनाया। 


६. दुलन खान' (५८८-६०० ३० ) 


शबोलियो के बाद उसका पुत्र दुलन खानके नाम से गद्दी पर बैठा । उसने ५८८ ई० में 
१० हजार घोडे, २० हजार भेडे, ५०० ऊँट सम्राट के पास भेट के रूप में भेजे । घमन्तू तुर्कों की 
पशु ही सम्पत्ति थे। भेठ के बदले चीन-सम्राट्‌ की ओर से लाखो थान रेशम और दूसरी बहु- 
मूल्य चीजे मिलती थी, इसलिये यह कोई घादे का सौदा नही था। विलासिता की चीजों को भेजकर 
तुक॑ सामन्‍्तो को नरम और विलासी बनाने का भी अवसर मिलता था। दूलन खानने भेट भेजकर 
सम्राद से प्राथेना की, कि सीमात पर हमारी चीजों के बेचने के लिये हाट लगाई जाय। सम्नाट्‌ 
ने इसे स्वीकार किया और पुरानी प्रथा के अनुसार नये खाकान के पास एक राजकन्या भी भेजी । 
दूलन का शिविर उत्तरी शान्‌शी से नातिदूर तू-किन्‌ की पहाडियो में था। प्रतापी हण शान्‌-यू 
मा-दुत का भी शिविर यही रहा करता था। दूलन के खाकान बनने मे शेतू का दूसरा पुत्र अपने अधि- 
कार की हानि समझता था। उसने दातू वृगा खान' से मिलकर भाई के ऊपर आक्रमण किया । दूलन 
को भागकर चीन मे आश्रय लेना पडा। सम्राट विनू-ती ने उसके लिये शानूसी मे एक नगर बसा 
दिया और पहली स्त्री के मर जाने पर उसके लिये दूसरी राजकुमारी भेजी । दूलन को यह 
स्थान पसन्द नही आया, तब उसे ओर्दुस्‌ प्रदेश (हवाऊहो मुडाव) में रहने के लिये स्थान मिला, 
जहा लाखो आदमियो को बेगार में लगाकर एक बडी नहर बनवा दी गई। चीन ने दूलन का पूरा 
पक्ष लिया और शे-तू शबोलियो के पुत्र के विरुद्ध एक विशाल चीनी सेना भेजी । अपनी सारी 
विपत्तियों का उसे ही कारण समझ कर हो-तू-पुत्र को उसके अपने कबीलेवालो ने मार डाला। 
दूलन के दूसरे श॒त्र्‌ तू-मिन्‌-पुत्र और शे-तू-आता इन दोनो सामनन्‍्तो को चिह्अलिझ ने बुरी तरह 
हराया और तिड-लिझ तथा दूसरे कितने ही स्थान्‌-पी कबीले दूलन के झडे के नीचे चले 
गये। सम्राट्‌ विनू-तीने दूलन को ची-जेन्‌ की उपाधि दी। उसके उत्तराधिकारी सम्राट याहइ-ती 
(६०४५-१७ ई०) ने दुलन का सम्मान और भी बढाया। उत्तर शानूसी प्रदेश मे दुलन ने 
सम्राद्‌ से भेट की। उसे सभी सामन्तो के ऊपर स्थान मिला और माउदुनकी बात को स्मरण 
करके याझू-ती ने भी दूलन को कोनिश करने से ही मुक्त नही कर दिया, बल्कि जूता पहने तलवार 
लठकाये दरबार में आने की भी स्वतत्रता दी। उसका वैयक्तिक नाम भी दरबार मे नही लिया 
जाता था। सम्राद ने दूलन के २५० ० सरदारो मे २ लाख रेशमी थान बटवाये। यही नही, सम्मान- 
प्रदर्शन में अति करते हुये यह सनकी सम्राट स्वय दूलन के शिविर में गया । दूलन' ने मद्य चषक 
हाथ मे ले घुटने टेककर सम्रादू-भक्ति की शपथ ली । दूसरे साल जब दूलन दरबार में आया, तो 
उसका स्वागत पहले साल से भी अधिक हुआ । दुलन' ६०० ई० में मरा। 





* वही ३६७ 


खेली ] पु तुर्क ११४ 


७ दा-तू बुगा' खान (६००-)-- 

दा-तू के खान' बनने के साथ तुर्कों मे जनतत्रता का अन्त हो गया। दातू को जनने निर्वा- 
चित करके खाकान' नहीं बनाया था। यही परिपादी आगे भी चल पडी। तुके अब जनशाही 
से सामनन्‍्तशाही जीवन' में प्रविष्ट हो गये । शबोलियो का एक पुत्र दातूसे विद्रोह करके ७ वर्ष 
(६००-६०७ ई०) तक लडता रहा। इस' खान' के शासन' में कई महत्त्वपूर्ण घटनाये घटी। 
इसीके समय (६१८-१६ ई० ) सुइ-वश को हटाकर ६१८-१६ ई० में चीन का सबसे प्रतापी 
थाढु-वश (६१८-९०७ ई० ) स्थापित हुआ, जिसका सस्थापक काउ-चू एक बडा दूरदर्शी पुरुष 
था। थाझू सम्राटो के समय चीनी साहित्य और कला की बडी उचन्चति हुई। इन सम्राटो में 
कितने ही' स्वयं लेखक और कवियो के सरक्षक थे। साथ ही उनकी राजनीतिक शक्ति भी खूब 
बढी। थाड-वश की राजधानी छाडइ्अन (सियान्‌ ) अपने समय की दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी 
थी। थाबवश ने सुइ-वश के निर्माण-कार्य तथा चीन की एकता को सुरक्षित रखा। बूगा खानने 
कतलूक-देले (आनद कुमार) को दूत बनाकर चीन दरबार में भेजा । 

अतिम ७४ वर्षों में खे-ली खाने दू-बी, तूली खान, इमी-नीश सि-बि-ली खान' सिक-मो 
(६४१ ६०) और चे-बी खान (६४७-८२ ई०) पूर्वी तु्कों के शासक हुये । यद्यपि इनके समय मे 
चीन थाहू-वश के नेतृत्व मे बहुत शक्तिशाली था, कितु तु्क घुमन्तू लडाकू थे, इसलिये उन्हें 
दानसे सतुष्ट रखने की कोशिश वी जाती थी। खे-ली से पहले के चूलो खान की एक घटना 
है। चू-लोने थार सम्राट्‌ ताइ-सुड (६२७-५० ई०) की सहायता के लिये २००० सेनिक 
भेजे थे। वह किसी प्रतिद्वदी से उस समय लड रहा था। चू-लो सीमात नगर पर गया, तो 
सम्राट की ओर से उसकी बडी आवभगत हुईं, जिसका प्रतिदान' उसने सडक पर मिलने वाली 
सभी सुन्दरियों का अपहरण करके किया। 


८ ख-ली खान 


यह पिछले सम्राट का भाई था, जिसकी पटरानी चीन राजकन्या थी। पटरानी ने स्वय 
अपने पुत्र को अत्यन्त दुर्बल और कुरूप कहकर गद्दी से वचित कर दिया और उसके समर्थन तथा 
प्रभाव से देवर खे-ली खान के नाम से गद्दी पर बैठा । भाभी नये खान की भी पटरानी बनी । पहले 
खे-लीने कुछ स्वतत्र नीति बरतनी चाही, कितु जल्दी ही उसे थाहु-वश के फौलादी पजे का पता 
लग गया । उसकी भूलो को माफ करके खे-ली को बहुत सत्कृत किया गया। बडी बडी 
भेट और सम्मान को तुर्के खाकान अपना हक समझते थे। वह इसके लिये क्यों ऋतज्ञ होने 
लगे ? थाड के प्रतिकद्वियो की कमी नही थी । एक प्रतिद्ददी के ६००० सैनिकों के साथ अपने 
१० हजार सवारो का लेकर खे-लीने उत्तरी शानृज्ञी में लूटपाट मचानी चाही। थाझ सेनानें 
उसे बुरी तरह हराया और “नई मित्रता को दृढतापूर्वक जोडने” के सकेत के रूप में खान । 
गोद का एक टुकडा मेज कर शाति की प्रार्थना की । लेकिन चीनी तुर्कों की बात पर इतनी 
जल्दी विद्वास करने के लिये तैयार नही थे। कभी न कभी छोटी बडी छेड-छाड होती रहती। 
६२२ ई०मे तुक जनो म अकाल पडा हुआ था। इसी समय चीनियो ने धोके से उत्तपर आक्रमण 
कर दिया, किंतु वह हार गये । अब खे-ली तु-ली खान को ले कई सालो तक चीन' के सीमात- 
प्रदेश पर लूटपाट मत्ताता रहा । 


११६ सध्यएसिया का इतिहास (१) | ३।४।३ 


एक बार थार राजकुमार ताइ-सुझ ने तुक सेना के सामने जाकर खे-ली को 
ललकारा और कहा, कि लूटपाट करके लोगों को सताने की जगह आओ हम दन्द्र-युद्ध या 
डटकर युद्ध करके फैसला करले । खे-ली मुस्कुरा कर चुप रह गया। “इ-सुझ (थाअ-युवराज ] 
ने अपने सामन्तकों भेजकर तुली खान (उपखाकान) को भी ललकारा, कितु वह भी चुप 
रहा। इस तरह काम बनते न देख उसने भेद-नीतिसे काम लेता चाहा और तुलीकों 
फोड लिया। इसकी वजहसे खे-ली कुछ झुका, कितु फिर दो साल (६२३-२४ ई०) तक 
कितनी ही बार चीनमें घुसकर लूटपाट मचाता रहा, जिससे राजधानी छाऊझ-आन्‌ खतरेमे 
पड गईं। खे-लीके दूतने चीन दरबारमे जाकर अपने खानकी' शेखी बधाडते हुए खरी-खोटी' 
कहनी शुरू की। थाड कुमारने डाटकर कहा-- शायद मुझे सबसे पहले तुझे मारना पडेगा ” 
इसपर वह ठडा हो गया । राजकुमार घोडे पर सवार हो बिना अधिक शरीर-रक्षकके चल पडा । 
राजधानीके पास छोटी सी छिछिली नदी वेई बहती है, वही थाडः राजा और तुर्क सेनाके 
बीचमे व्यवधान थी। राजकुमारने खे-लीसे सीधे बात की । तुर्क सेनापति राज-कुमारकी' हिम्मत 
से इतना रोबमे आ गये, कि उन्होने घोडेसे उतर कर उसका अभिवादन किया । इसी' बीच चीनी 
सेना आगे बढ आईं। खे-ली घबडाया। लोगोंके मना करने पर भी राजकुमारने आगे बढ़कर 
खे-लीसे बातचीत की। दोनो सेनाये देखती रही। इस प्रकार ६२६ ई० में खे-लीने सधिका 
प्रस्ताव किया । अब राजकुमार ताइ-सुझके नामसे सम्राट्‌ बन चुका था । सम्रादने तुर्कोकी हिम्मत 
बढनेका कारण बतलाते हुए कहा था--तुक॑ जो अपनी सारी सेना के साथ बेईके तटपर 
बढते चले आये, उसका कारण यही था, कि वह जानते थे, हमारा वज भीतरी कलहके कारण 
इस समय कठिताइयोमे है, और मे अभी अभी मुकुटका अधिकारी हुआ था। प्रदन था, आजकी 
परिस्थिति पर केसे काबू पाया जाय। मेने सोचा, मेरा अकेले आगे जाना उन्हे आइचर्यम डाल 
देगा, और यह सोचकर उन्हें बडी परेशानी होगी, कि वह अपने अडड से बहुत दूर हे । यदि हमको 
अवश्य लडता ही है, तो अवश्य जीतना भी चाहिये ॥ यदि हमारी घुडकी काम कर गईं, तो 
हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो जायेगी ।” 

हण शान्‌-यूके समयका अनुकरण करते कुछ दिनो बाद सम्राट खे-लीको लिये नगरके 
पर्चिम वाले एक पुल पर गया, जहा एक सफेद घोडेकी बलि दी गई। खे-ली और सम्राट्ने सधि न 
तोडनेके लिये शपथ ली। छाड-आन्‌ बाल-बाल बच गया, खे-लीकी सेना लौट गई। कुछ सप्ताह 
बाद खे-लीने बहुत से घोडो और भेडोकी भेट भेजी। सम्राद्‌ ताइ-सुडने उसे न स्वीकार कर 
राजाज्ञा निकालकर लौट जानेका हुक्म दिया। 

६२७ ई० में खे-लीको उत्तरमे भी हानि उठानी पडी। तिड-लिड कबीलो-«-से-यन्‌- 
दा, बेकाल और उद्गुर--ने खे-लीके अत्याचारसे तर आकर तुर्क अफसरोको मार भगाया। 
हणोके पतनके बाद ईसाकी २री शताब्दीसे ही यह कबीले दूसरे कितने ही हण-कबीलोके साथ 
बेकाल-सरोवर, बल्काश-सरोवरसे कास्पियन तक फैल कर शको और उनके उत्तराधिकारियोका 
स्थान ले चुके थे। उद्गुर्‌ और बैकाल तुला नदीके उत्तरमे रहते थे, और से-यन्‌-दा केरुलोन नदीके 
दक्षिणमे । उक्त तीनो कबीलोके विद्रोहको दबानेके लिये खे-लीने अपने उप-खाकान तुलीको भेजा । 
पु-लीकी सेना पूर्णतया पराजित हुई और उसने किसी तरह घोडे पर भागकर जान बचाई। खे-ली 
ने उसकी कायरतासे नाराज होकर उसे गिरफ्तार कराया। तु-लीने सम्राट्के पास सदेश भेजा। 


हुली ] पू० तुर्के ११७ 


वह तो ऐसे अवसरसे फायदा उठानेके लिये तुला बैठा ही था। चीनी सेना खे-लीके विरुद्ध भेज 
दी गई। ममरुभूमिके उत्तरमें से-यनू-दाने बिगा खाकानकों अपना खाकान बनाया । इसके बाद 
उसके पुत्र और भतीजीने खान-पद सभाला । ठन तीनोने कुछ साल तक खे-लीको बहुत दिक किया । 
बैकाल सरोवरके पूर्वके ८ तिइ-लि कबीनलो--बैकाल, उद्गुर, ची-का-ज (किर्‌गिज) आदि--ने 
से-येनू-दाके इस कामकों पसन्द नहीं किया और उन्होंने ६२८ ई० में चीन सम्नाटकी' अधीनता 
स्वीकार की | 

खेली 6 राज्यका एक और अजग-भग हों रहा था, दूसरी ओर वह तडक-भडकमे चीनी 
और ईरानी सम्राटोफ़ा कान' काटना चाहता था। उसके कितने ही' मत्री और राज्यपाल हू 
(अनतुक्क ) थे, जो अपनी स्वेच्छाचारिता और विलासितासे तुके जनको नाराज कर बैठे थे। यही 
समय था, जब कि पश्चिमी तुर्क साम्राज्य अपने यौवन पर था । कई सालसे देशमे हिमवर्षा 
अधिक हुई थी, जिसके कारण भोजनका अभाव सा हो गया था, ऊपरसे विलासी शासकोने करको 
दुगूना-तिगूना बढ़ा दिया था। तुक प्रजामें जाम विद्रोह हो रहा था। इसी वक्‍त हान सिहासनके 
किसी दावेदारकों उसने सहायता भी करनी चाही। तू-ली' और कितने ही दूसरे ढे-ले 
(राजकुमार ) हानुकी ओर थे ही'। जेनरल ली-चिडकी अधीनताम एक बडी सेना चढी और उसने 
अचानक ही लिठ-स्पान्‌ पर आक्रमण करके खे-लीको घेरता चाहा। वह किसी तरह मरुभूमिको 
पार कर केलोन-उपत्यका्म' लोह-पर्वतकी ओर भागा और वहाँसे अपना सारा राज्य सम्राद को 
भेट करना चाहा। सज्रादने अपने जेरनलकी २० दिन रसद ले खे-लीका पीछा करनेके लिये 
हुकुम दिया, और खे-लीकी भी दिलाशा देता रहा। अन्तमें खे-ली करीब-करीब अकेले ही एक 
तेज घोडे पर संवार हो, अपने भतीजे शबोलियो सू-ती-मिंर की ओर भागा, लेकिन उसे पहले ही 
पकड लिया गया। हानू (चीन) संख्रादने उसे क्षमा करके साम्राजीय महलमे रबखा--यह ६२८ 
ई० की बात है। खें-लीकों यह राजसी जीवन पसन्द नहीं आया, इस पर उसे एक प्रदेशका 
राज्यपाल बना दिया गया, जिसे भी नापसन्द करने पर उसे प्रतिहारोका सेनापति बना दिया 
गया। वही ६२४ ई० मे खे-ली मरा। राजधानीके पास वेई-नदीके किनारे उसका शव जलाया 
गया। खे-लीकी माके दहेज आये एक दाववानूने अपना गला काटकर स्वामीका अनुगमन' 
किया, जिसको सम्रादकी आज्ञासे खे-लीकी समाधिके पास ही दफनाया गया और दोनोकी 
प्रशसामे स्मारक वाक्य पत्थर पर खुदवा दिये गये । 


९. तु-ली खान (६२८-३१ ई०) 

खे-लीकी हारके बाद ६२८६० में उसका भतीजा तू-ली' अथवा शबोलियो सिरा गद्दी पर 
बैठ । पहले वह सिरा-म्रेन्‌ नदीसे उत्तरका शासक और खे-लीके चीन पर आक्रमणोके समय 
उसका दाहिना हाथ था। सिरा-मुरेनसे दक्षिण अतुक-जातीय खिताई जनका स्वतत्र राज्य 
था। इन्ही खिताइयोने आगे चलकर चीन' विजय किया, जिसके कारण चीनका दूसरा प्रसिद्ध 
नाम' खिताई पडा, जिसे कि हम नान-खिताई (चीनी रोटी) के रूपमें आज भी स्मरण करते 
है । तु-लीके अधीन उस समय स्पानू-पीके दो कबीले कुमुक खें-ली और सित्‌ भी थे। इनमेसे कुमुक्‌ 
खे-ली जु-जोन्‌ (अवारो) की पूर्वी शाखाकी सतान' थे। सिव्‌ शायद पीछे अपनी सतानको 
सिवो-सगोलके रूपमे छोड गये। मु-जुझ वशने कुमुक्‌ खे-ली और खिताइयोको जुदगारिया और 


११८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३॥४१३ 


गोबीके बीच भगा दिया था। प्रथम तोबा सम्राद अपनी विजय-यात्रा (३८८ ई०) में आमूर 
नदी तक पहुँचा था, जिसके विजयोपहारक लाख जानवरोमे सुअरोका भी वर्णन आता है | अगली 
दो शताब्दियों तक शिर-वी और मत्स्थ-चर्म जातियोके साथ कुमुक्‌ खेली (कुमूकू घेई) चीन 
दरबारमें अपनी भेट लाते थे। चीनी लेखानुसार उस समय यह सभी जातियाँ “गदे सूअर पालने- 
वाले शिकारी जगली” थी और उनका सास्क्ृतिक तल तुर्कों और खिताइयोसे बहुत नीचा था। 
५वी सदीके बाद कुमुक-खेलियोने अपने नामसे कुमुक्‌ शब्द हटा दिया और हर बातमे वह तु 
जैसे हो गये, लेकिन वे अपने मुर्दोंकी लपेट्कर पेडोके ऊपर खिताइयोके भाँत्ति अब भी ठागते थे । 
खेली और खिताई सरदार खाकान उपाधि धारण करनेसे पहिले तुलीके अधीन थे। तुलीकों एक 
सैनिक राज्यपालका दर्जा मिला था। वह आधुनिक पेकिडझके पास सुत्‌-चान्‌म रहता था, जहाँ 
उसकी मृत्य्‌ २९ सालकी उम्रमे ६३१ ई० में हुई। चीन-सम्नादने उसे अपना रक्तभाई बनाया 
था, और उसपर बहुत स्नेह रखता था। सम्रादने उसकी समाधि पर स्मृति-वाक्य लगवायें। 
सिव्‌ और खेली (घेई) कबीले अब खिताइयोके साथ जुट गये और उन्हीके साथ चीन दरबारमे 
अपना कर भेजा करते थे। 


१०, सि-ब-ली खान (६३१-४७) 


इ-वि-ती-शू (तुलीका पुत्र) सु-बि-ली खान सीमा (हो-लो-ह) के नामसे पूर्वी तुर्कोका 
खाकान बता । ६३४ ई० मे अपने छोटे चचा और दूसरे सरदारोके साथ पड़यत्र करके सम्राट्के 
शिविर पर धावा बोलकर वह स्वतत्र खाकान' बननेमे करीब-करीब सफल हो गया था । कितु इसी' 
समय चीनी सेना आ गई और सब पकडे गये । चीनसे स्वतत्र होनेका प्रयास विफल हुआ । चचा 
और दूसरोको प्राण दण्ड हुआ और सि-बि-ली खानको ह्वाडहोके उत्तर निर्वासित कर दिया गया। 

चीनसे महापराजयक बाद खानके कुछ आदमी तुकिस्तान भाग गये, कुछ से-येन्‌- 
दाके पास चले गये और कितने ही चीनमे ही रह गये। चीनके लिये तुर्क एक बडी समस्या थे । 
तष्ट कर दिये जानेपर भी कुछ सालोमे ही वह लाख-दो-लाख हो जाते । उन पर नियत्रण नही रक्खा 
जा सकता था। विश्वासघातको वह नीति समझते थे। वह घुडकी देने तथा पूछ हिलाने 
दोनोके लिये तैयार रहते थे। चीनके उस समयके अत्यन्त प्रभावशाली राजनीतिजन्न वेइ-चाड ने 
इस सभस्याकों हल करनेके लिये सलाह दी, कि उन्हें द्वाह होके उत्तर भेज दिया जाय। बहुतोने 
इसका समर्थन किया। लेकिन ताइ-सुझ चीनका असाधारण सम्राद था। इतिहासकार उमके 
बारेमे कहते हे, कि सभी त्रुटियोके रहते हुए भी वह चीनक सभी सम्राटोमे सबसे अधिक उदार और 
न्यायप्रेमी था। उसने इस सलाहको नही स्वीकार किया और कहा * , “तु चाहे जैसे भी हो, कितु 
मानव-अधिकार और सत्यके सिद्धांत सा्वदेशिक है, उनमे जाति और वर्णका भेद नही डाला जा 
सकता। एक पराजित जातिके अवशेष यह बेचारे अभागे अपनी चरम विपदावस्थामे हमारे 
पास प्रार्थना कर रहे है । अगर हम उन्हे शरण दे और उचित तथा उपयुक्त मानसिक स्थिति रखनेकी 
शिक्षा देनेका प्रयत्त करे, तो वे कभी हमारे लिये खतरनाक नही हो सकते । ५० ई० मे चीनके 
सीमात पर हमने हणोको स्थान दिया, कितु उससे हमे कोई हानि' नही हुईं। इसी तरह यदि हम 





_ वही प० ३६६, * बही पू० ३६८ 


अगेना ] पु० लुक ११९ 


उन्हे अपने रीति-रवाजोको कायम रखनेकी इजाजत दे और उनकी सैनिक सेवाओका उपयोग करे, 
तो कोई हरज नही होगा। इसके विरुद्ध यदि हम तुर्कोंको वास्तविक चीनी पुरुष बनादे या बनाने 
की कोशिश करे, तो यह भूल होगी, क्योकि इस तरहका दबाव उनके मन में सदेह पैदा करेगा ।” 


११ चेंबी खान (६४७-८२ ई०) 


खेलीके बाद तुर्क साम्राज्य उच्छिन्न हो गया। उस समय चे-बी इतिश्‌-उपत्यकाका एक 
स्थानीय खाकान था। इसके राज्यमे इतिश्‌ नदीके उत्तर और दक्षिणके किरगिज सम्मिलित थे। 
चे-बीने अपने पुत्र दे-ले (कुमार) शबोलियोको चीन दरबारमे भेजा और स्वय भी सलामी देनेके 
लिये आनेकी बात कही, लेकिन वह खुद नहीं गया। इसपर चीनने नाराज होकर ६४६ ई० में 
उसके विरुद्ध सेना भेजी । वह पकडकर दरबारमे लाया गया । तीनो करलोक कबीलोने तबंगताई 
प्रदेश पर अधिकार कर लिया। कभी वह पूर्वी तुकॉँको अपना अधिराज मानते थे और कभी 
उत्तरी तुकोंको । अब उन्होने चीन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी साल ताइ-सुडः मर 
गया और उसके स्थान पर कौ-सुझू थाहू सम्राट हुआ। कौ-सुझ नाबालिग था, इसलिये राज्यकी 
बागडोर भूतपूर्व भिक्षुणी तथा ताइ-सुडः की प्रेयसी वृके हाथोमे चली गई। २० साल तक 
चीनमे शाति रही। ६७९ ई० में तुकोनि चीनके विरुद्ध जबर्दस्त विद्रोह किये । 

तुर्के राजकुमार ह-पेंइ ने अपनेकों सि-बि-ली खानका उत्तराधिकारी घोषित किया। 
यद्यपि वह खेली खानके रक्तका था, मगर उसका रग और तुकोंकी भाँति साफ न होकर श्याम 
था, इसीलिए ओदूं (उर्त) ने उसे सच्चा असेना न स्वीकार कर हू (सुरियानी, ईरानी या हिंदू) 
जातिका माना। उसे द्वाऊ-हो नदीके उत्तरी मुडाव और गोबीके बीचकी जगह मिली । ह॒पेइके 
उर्तकी सख्या एक लाख बतलाई जाती है, जिसमे ४० हजार सेनिकोका काम कर सकते थे। 
भीतरी विद्रोह अब भी दबा नही था। थाड वश कोरियाको जीतनेकी कोशिश कर रहा था। 
उसके प्रति अपनी भव्िति दिखलानेके लिये हु-पेइ स्वय युद्धमे शामिल हुआ। कोरिया पर यह 
चीनकी पहली विजय थी। हुं-पेइ बायल हुआ। ताइ-सुडने स्वय उसके घावसे खून चूसकर 
फेका, लेकिन तु सरदारके प्राण बच नही सके। सम्रादने अपने बापकी समाधिके पास उसकी 
समाधि बनवाई और उसके पहलेक राज्यमे पे-ताउ नदीके किनारे एक स्मारक निर्मित 
कराया। ह-पेइ तोबा खाकानके वशजोका अतिम खाकान था। 

यह सारे पूर्वी तुकोंका खाकान' नही माना जाता था, बल्कि जैसा कि ऊपर बतलाया, 
इतिश उपत्यकाका एक स्थानीय खाकान था।' 


४. अदोना-निशी 


इस समय तुकोकी हालत कहाँ तक पहुँच गई थी, इसका कुछ पता हमे अशिना वशकी 
नई शाखा अशना-निशीके तृतीय खाकान मो-गि-ल्यान्‌ और उसके भाई क्यूल-तेगिनके शिलालेखसे 
लगता है, जिसमें तुक जातिकी हीनावस्थाका चित्र खीचा गया है--- 





'्वही पृ० ३७० 


१२० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३।४।४ 


“उस (तुमिन)के बाद उसके छोटे भाई (मू-यू और तोबा) कगान हुए, फिर उसके 
पुत्र । (तुकोमे) चूकि हरेक छोटा भाई बडेको पसद नही था, पुत्र पिताके अनुकूल नहीं था 
और सभी कगान बेसमझ थे, सभी कगान भीरु थे, उनके सभी बू-यू-एख बेसमझ थे, भीरु थे, जिसका 
परिणाम हुआ बेगो और जनताका कगान पर अविश्वास। परिणाम हुआ चीनी लोगोको भडकाने 
और भेद लगानेका सुभीता, तथा परिणाम हुआ सदेहमे पडना, तथा उसका परिणाम यह हुआ, कि 
उन्‍्हो (चीनियो ) ने छोटे भाइयोको बडेसे लडवाया और जनता तथा बेगो से एक दूसरेके खिलाफ 
हथियार उठवाया। तुर्क जनताने अपने जन-जातीय सघकी वर्तमान अव्यवस्थाका स्वागत किया, 
जिसके द्वारा अपने ऊपर तथा तत्कालीन कगानोके राज्यके ऊपर महानाशकों बुलाया। वे 
(तुके) अपने सुदृढ पुत्रों और विशुद्ध पुतियोके साथ चीनियोके दास हो गये । तुर्क वेगोने अपना 
तुक॑ नाम छोड चीनी वेगोका नाम अपनाया, तथा चीनी कगान' (सम्राट) की अधीनता 
स्वीकार की । ७४५ वर्षो तक उन्होंने चीनियोकी अपना श्रम और बल प्रदान किया। 

“ऐसा हो गया था हमारा जनजातीय सघ और ऐसी दिखाई देती थी हमारी गक्ति । 
ओतुर्की बेगो और जनता | सुनो तुम्हे ऊपरके आकाशने क्यो दाब नही दिया, नीचेकी भूमि तुम्हारे 
लिये फट क्यो नही गई ? ओ तुके लोगो, किसने तुम्हारे शासन और कानूनको नष्ट किया? तुमने 
स्वयं अपराध किया। ऊपर उठानेवाले गुणो और कामोमे अपने मनीषी कंगानोंके साथ 
तुमने मूखेता की। कहाँपे आये वे दस्त्रधारी, जिन्होने तुम्हे छिन्न-भिन्न किया ? कहाँते आये 
भालादार, जिन्होने तुम्हारा अपहरण किया ? हे जनता तू पूर्व गई, पदिचिम गई और ऐसे 
देशोमे जहाँ भी गई, तेरा भला क्‍या हुआ ? तेरा खून पानीकी तरह बहा, तेरी हड्डियाँ पहाडकी 
तरह पडकर खडी दिखाई पडी, तेरे वेगो सामन्तोके पुरुष-सतान दास बने, तेरी कुलीन स्त्री-सताने 
दासिरयाँ बनी । तेरी बेसमझी और तेरी नीचतासे मेरा चचा (मो-चो) खाकान उड (मर) गया ।” 


१२ गु-दु-लू कगान (६८२-९३ ई०) 

इलतेरेस अशेना वशी राजकुमार था। खाकानो (कगानो)के वश अशेनाका होनेके 
कारण उसकी कुलीनतामे क्या सदेह हों सकता था ? वह खेलीका दूरका सबधी और एक बहुत 
बडा सरदार था। तुर्कोके असतोषसे उसने फायदा उठाया। चीनके प्रति जहा रोप था, वहा तोबा- 
वशके खाकानोके प्रति भी लोगोकी आस्था नही रह गई थी, जैसा कि ऊपर उद्धृत अभिलेखके 
वाक्योसे मालूम होता है । इलतेरेस गरम दलका नेता बन' कर, रिश्वत और अपनी राजनीतिक 
चालोके कारण कई तुर्क कबीलोको अपने साथ मिलानेमे सफल हुआ । तुर्क घुमन्तू दुनियाके 
अन्य लडाक्‌ घुमन्तृओकी तरह लूटको अपना उचित पेशा समझते थे। इलतेरेसने अपने उर्तके 
साथ कई सफल अभियान किये। तुकोंके तम्बुओमे लक्ष्मी आकर फिर वास करने लगी। जल्दी 
ही उसने अपनेकों कगान घोषित कर एक भाईको शाह, दूसरेको जेब-गूकी उपाधि दे उपध्कगान 
बना दिया। इलतेरेसका नाम अब गु-दु-ल्‌ (कुतुलुक) कगान हुआ । गृ-दु-लूकी बढती हुई शक्ति 
खतरेकी बात थी। सम्राज्ञी वूने उसके विरुद्ध १३ हजारकी सेना भेजी, गृदुलूने सबको नष्ट कर 
दिया। फिर पर्चिमी तुर्कोकी एक शाखा तुरुगिसकी ओर उसने मुह किया, जो कि सूजिया, इली 
और इसूसिकुलमे रहती थी । इन्हीके साथ लडते हुए वह मारा गया। उस समय परिचमी तुर्कोकी 
राजधानी चू नदीके किनारे जू-जी थी । गुदुलू कगरानका विश्वस्त सलाहकार तोनू-यू-कुक्‌ 


सोचो ] - पू० तुर्क १६१ 


तुर्कोंके पुराने दिनके लौटा छानेका स्वप्न देख रहा था । चीनियोने शर्तंके साथ उसे जेलसे मुक्त 
करके आशा रक्‍्खी थी, कि अब वह तुकोंके खिलाफ जाकर अपना पराक्रम दिखलायेगा । 
लेंकिन तोन-पू-कुकने वहा जाकर चीनको छोड गृदुलूका साथ दिया। तोन्‌-यू-कुकका प्रभाव 
गुदुलूके उत्तराधिकारीके समय नही रहा । 


(१)मो-चो (६९३-७१६ ई०) 


गुदुलूके भाई मो-चोके शासनमे तुर्क-साम्राज्य फिर एक बार उन्नतिके शिखर पर पहुचा । 
गृदुलूने तुकोंकी सैनिक जनतत्रताक सहारे सफलता प्राप्त की थी, लेकित मो-चोको जनतत्रता 
नही तानाशाही पसद थी। नये कगानने उसी साल शान्‌सीमे घुसकर लूटपाट की । सम्राज्ञी वूने 
मो-चोरके खिलाफ एक, बौद्ध भिक्षुको सेनापति और उसके अधीन १८ सेनापतियोको भेजा । 
अभियान असफल रहा । बहुतसे सेनिक और सेनापति पकडे गये, । मो-चोने भिक्षुको कोडे 
मरवाते मरवाते मौतक घाट उतारा । चीनियोको बहुत आइचर्य हुआ, जब ६६४ ई० में मो-चो 
स्वय दरबारमे पहुचा। सम्नाज्ञी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कुड (ड्यूक) बना, उसे ५ हजार बहु- 
मूल्य रेशमी थान देकर विदा किया। इसके बाद मो-चोने सधि करनेके लिये अपने दूत भेजे। इस 
प्रकार अब थाझुवशको एक सबल सहायक मिला । ६९६ ई० में खिताई शासकने विद्रोह कर 
अपनेकों 'सर्वोपरि कगान” घोषित किया। उसके विरुद्ध भेजी गई चीनी सेनाये हार कर लौट 
आई। मो-चोने बीडा उठाया। उसने चीनके हात्र्‌ खिताइयोको पूरी तौरसे नष्ट-अ्रष्ट कर दिया 
और उनके राज्यको--जो कि भयकर बनता जा रहा था--अपने राज्यमे मिला लिया। 
उदगुरोके अधिकाश कबीले मो-चोके अधीन थे। जिन्हें यह स्वीकार नहीं था, वह उससे 
बचनेके लिये गोबीक दक्षिणमे चले गये । मो-चोके प्रहारसे पश्चिमी तुके साम्राज्य खतम हो 
गया। उनका अतिम खाकान असिन्‌-सिन्‌ ७०८ ई० भें कुलान (आधुनिक तर्मी स्टेशन के पास ) 
मारा गया । आगे उनका स्थान तुरगिस शाखाने लिया । चीन में मोचोका बडा सम्मान 
और रोबदाब था । दरबारमे उसके दूतको सबसे ऊपर स्थान मिलता था। उसके उत्तराधिकारी 
मोगिल्यानके दूतने झगडा किया, जब तुरगिस कगानके दूतको उससे प्रथम रखनेकी कोशिशकी 
गई। मो-चोको साम्राज्ञीने महा शान्‌-यू, धामिक कगान” की उपाधि दी थी । 

७९८ ई० में राजमाताके पास मोचोने प्रार्थनाकी, कि मुझे अपनी कन्या प्रदान कर अपना 
दत्तक पुत्र स्वीकृत करे, चीनमें जितने तु रह गये हे, उन्हे मेरे पास भेज दे और खेती करनेंके लिये 
बीज और हथियार देनेकी कृपा करे। तुर्क अभी तक घुमन्तू जीवन ही पसन्द करते थे । मोचोकी 
दूरदर्शिता उसे बतला रही थी, कि बिना खेतसे चिपकाये इन बेनकेलके ऊटोको काबूमे वही रक्‍्खा 
जा सकता। राजमाताने अपना दूत भेजा | हिचकिचाहटकी' बात जानकर मो-चो आग-बगूला 
हो गया और चीनी दृतको मारनेकी भी धमकी देने लगा। सम्राज्ञीको मजंबूर होकर मो-चोकी 
बाते माननी पडी । उसके पास कई हजार तुर्की परिवारोको जबदेस्ती भेजा गया और बीजके 
लिये एक लाख मन अनाज तथा तीन हजार खेतीके हथियार भेजे गये; जिनके कारण मौ-चोकी 
दक्ति और सपत्ति और बढ़ गई। मो-चोने अपनी कन्या किसी थाहू-राज॑कुमारसे व्याहनेकी 





* वही पू० ३७० 


बी मान 


११४४ संध्यएसिया का इतिहास (१) [ १४४ 


इच्छा प्रकट की । साम्राशीने अपने सौतेले भतीजेको व्याह करनेके लिये भेजा । मोचो उसे देखकर 
जल भुन गया और साथ आये महासेनापतिसे कहा-- मैने ली-कुलके थाऊ-सम्राद्‌ वशज राज- 
कुमारसे अपनी कन्याका व्याह करनेका प्रस्ताव किया था, और तुम मेरे पास लाये हो वू-परिवारकी 
पौधको । हम तुकोंने कुछ पीढियोसे ली-कुलकी श्रेष्ठताको स्वीकार किया है और मुझे मालूम 
है, कि ली सम्राट्का कोई पुत्र अब भी जीवित है। इसलिये में अब अपनी सेनाके साथ कूच करके 
ऐसे राजकुमारको दूढनेमे सहायता कर उसके उचित सिहासन पर बैठाऊंगा।” उसने वू-कुमारको 
गिरफ्तार करा लिया और कलगन तथा पेकिडज प्रदेश पर चढाई कर दी। उसके विरुद्ध साढ़े ४ 
लाख चीनी सेना भेजी गई, लेकिन सब बेकार। मो-चोने शानूसीके कितने ही नगरोकों जला 
डाला और बिना दया-मायाके अपने रास्तेमे आर्द हरेक वस्तु हरेक जीवित प्राणीकों नप्ट 
किया या लूठा। साम्राज्ञीने धामिक खाकानकी जगह उसका नाम चन्‌-चुच (कराई, रक्त-चूघक ) 
रख दिया। लेकिन इससे मो-चोकी आधी थोडे ही रुक सकती थी ? उसने और भी नगर लूटे, और 
भी अफसर मारे। राजमाताने अपने बकलोल सौतेले पुत्रको--जिसे राजकुमारका दर्जा देकर 
नीचे गिरा दिया गया था--सेना देकर लडनेके लिये भेजा, कितु नये प्रधानसेनापतिक अभियानके 
पूर्व ही मो-चो ६० हजार .ूढे जवान, नर-तारियोकों मौतके धाट उतार चुका था। वह सेनाके 
सामनेसे साफ निकल गया। जाते वक्‍त भी रास्तेमे सभी लोगोको बडी निर्देयतापूर्वक मारता 
गया । अगले साल मो-चोने अपने दो पुत्रों तथा गुंदुलूके एक पुत्रकों उच्च सेनापति बना ८० हजार 
सेना दे लगातार चीनमे लूटपाट करनेका हुक्म दिया। वह पूर्वी कानूयूकी' अश्वपालनभूमिसे १० 
घोडे नूठकर ले गया। तुरगिसोके भीतर घुसकर मो-चोने परिचममे भी अपने राज्यको 
बढ़ाया । 

७३० ई० में मो-चोने दूत भेजकर राजमातासे अपनी लडकीसे व्याह करनेके लिये फिर 
एक थाड़ राजपुत्र मागा। राजमाता भीगी' बिल्ली बन गईं। उसने दोनो राजकुमारोको दूतके 
सामने खड़ा कर दिया, जिनमेसे एक मो-चोका दामाद बना। राजमाताके दिन अब खतम हो 
रहे थे। उसके विरुद्ध षडयत्र हुआ, जिसके फलस्वरूप सम्राट कौउ-चुडः (६५०-८४ ई० ) ने सीधे 
राजशासन सभाला । मो-चो इसी समय चीनी सेनाको हराकर लिड-चाउ (आधुनिक निरू-द्या) 
को लूटता, शाही चरभूमिसे १० हजार घोडे छीन ले गया। ७११ ई० में तुगिसोको हराकर उसके 
कगान सकाको उसने मारा अब उसका राज्य कोरियासे मध्य-एसिया तक ३००० मील लम्बा 
था। उनके पूर्वेज स्थानू-पी जिस तरह तुकोंके पू्वेज हणोकों कर देते थे, उसी तरह खिताई और 
धेई (खे-ली) मो-चोको कर देने लगे । ८वी दताब्दीके आरभमें मो-चोकी शक्ति अद्वितीय थी, 
चीन उसकी दयाका पात्र था। अरबोकी शक्ति अवश्य इसी वक्‍त बडी तेजीसे बढी थी, जिस साल 
मो-चोने सकाको मारा, उसी समय अरब साम्राज्य सिंवसे स्पेन तक एसिया, अफ्रीका और 
यूरोपके तीन महाद्वीपोमे फैला हुआ था । लेकिन इन दोतो महाशक्तियोको कभी बल-परीक्षाकी 
अवश्यकता नही पडी। दोनोके अतिरिक्त इस समय कोई उतनी बडी राज्यशांक्त यूरोप और 
एसियामे नही थी। मो-चोकी सेनामे ४ लाख घोडसवार धनुर्धर सदा तैयार रहते थे। ७१४ ई० 
से उसे उरुमू-ची (सिड्व्याहु) पर सेना भेजनी पडी थी। आजकी तरह उरुमूची (पी-तिक ) उस 
समय भी सिडक्याकृका शासन-केन्द्र था, जहा चीनी महा-आयुक्तक रहता था। उरुमची उत्तरके 
$ 3 08 केन्द्रमे पड़ती थी, जिनपर नियत्रण रखने और रेशम-पथको सुरक्षित करनेके लिये 


भोचो ] पु० तु १२३ 


चीनने उसे शासन-केन्द्र बनाया था। यहासे तुगिस्‌ राजधानी सू-जि-या ७०० मील परिचम 
थी, किरगिज ओद १२०० मील उत्तर, उह्एर ओद्‌ १००० ( ४० दिन ऊटकी यात्रा ) 
उत्तर-पूरव था। हामी यहासे ३०० मील दक्षिण-प्रत्॑ और कराशर ४०० मील दक्षिण- 
पदिचिम था । 
मो-चो अत तक अपराजित रहा । घर और बाहर सब जगह वह पहले ही स। उद्ृण्ड था। 
लगातारकी विजयोने उसके दिमागकों फिरा दिया, जिपसे पहलेके कई हित-मित्र उसे छोडकर 
भाग गये, जितमे स्वयं उसका एक दामाद भो था। चीन ऐसे भगोडोको अपनी शरणमे लेके ओदुस्‌- 
देशमे बसाता रहा। ७१५ ई० में मो-चोका सफन अभिषान गोबीके उत्तर नौ-भाई (नौ कबीले) 
तिड् लिडके विरुद्ध हुआ था। साइप्रोरियाके पास रहनेत्राले यह दुर्ध्ष कब्ीले मो-चोके लिये भी 
समस्या थे। ७१६ ई० में बेकाल घुमत्तूओऊफे साथ लडनेके लिये उसने उत्तरकी यात्राकी और उन्हे 
करारी हार दी । विजपके नशेम मत्त उत्ते आत्मरक्षाकी भो परवाह नही रहती थी। कुछ ऐतिहा- 
सिकोका कहना है, कि जब उन पर विजय प्राप्त करके मो-चों लौट रहा था, तो एक जगलमे 
बेकालोने उसे घेर लिया और उसका शिर काटकर चीन-राजधानीमे भेज दिय्रा। दूसरे स्रोतोसे 
पता लगता है, कि उसके भतीजे बेपूने उसे मारा । मोगिलूयानके अभिलेखम चचाके मारे जानेका 
कारण तुक जनकी पारस्परिक इर्ष्या मालूम होती है। शायद बैकालोने ही मारा हो, और उसमे 
मो-चोके भतीजे बै-गका भी हाथ रहा हो। मो-चोके पुत्र बो-गू (वी-गा) के गद्दी न पानेकी 
बात भी कही जाती है और कोई कोई इतिहासकार मो-चोके बाद वी-गाको तुर्कोंका कगान 
मानते हूँ। 
क्युल-तेगिनूने चचाको मार या मरवाकर अपने बडे भाई गुदुलूके पुत्र को मोगिलयानके 
नामते ७१६ ई० में तुकोंका कगान बनाया । गु-दु-लूके कालमे सैनिक जनतत्रताका मान था । बल्कि, 
इसीका जो अभिमान तुकोंमे पाया जाता था, उसको उभाडकर गुदुलूने सफलता पाई थी। मो-चो 
इस तरहकी जन-तत्रताके साथ सहानुभूति नही रखता था। वस्तुत तुर्क॑ समाज' जनयुगसे सामन्त- 
युगकी ओर बढनेके लिये परिपक्व हो गया था और मो-चोके महान्‌ साम्राज्यकी स्थापनाके बाद 
तो शासन-सबधी कठिताइया और बढ गईं, जब कि हर एक तुर्क जनतत्रताकी दुह्ाई देनेके 
लिये तैयार हो जाता था। सेनामे भले ही तुकोंका प्राधान्य हो, कितु शासनमें समुन्नत शासित 
जातियोमे से योग्य व्यक्तियोको आगे बढानेके लिये मो-चो मजबूर था। उनपर वह जितना विश्वास 
कर सकता था, उतना स्वच्छन्दता-प्रेमी तुकोंपर नही कर सकता था । तुक॑ जनक। घुमन्तू जीवन 
बिताना खतरे का कारण था, इसीलिए मो थो उन्हे कृपिजीवी बनाकर बसा देना चाहता था। 
लेकिन सैनिक जीवन सैनिक लूटके सामने कृषि जीवन कंसे किसी तुकको पसन्‍द आता ? साधारण 
लोगोमेंसे कितने ही इसे पसन्द भी करते, कितु वेंगो (सरदारो) को क्यो यह पसन्द आने लगा ? 
इत सेनिक लूटोमे लाखोकी तादादमे दास-दासी भी हाथ आते थे, जो जहा तुर्कोके पशुपालन और 
दूसरे कामोमे सहायता देते, वहा खेती मे भी काम करते थे | तुकोंकी सुख और समृद्धिके बडे स्रोत 
ये युद्ध-बदी दास थे। मो-चोके २३ सालकें तूफानी शासन फिर सैनिक जनतत्रता दब गई, फिर 
तुके वेग अपनेको खुशामदी दरबारीके रूपमे परिणत होते देख रहें थे। मो-चोके भतीजे गुदुलू-पुत्र, 
क्युल-हं गिनू ने फिर उसी हथियारकों अपने चचाके विरुद्ध उठाया, जिसे की उसके पिताने तोबा- 
कुलके विरुद्ध उठाया था। 


१२४ मध्यटसिया का इतिहास (१) [ ३॥४४ 


(२) मो-गि-छ्यान' (७१६-२५ ३०) 


मो-चोकी ह॒त्याके बाद राज-विधाता क्युलू-तगिनने तुके ओद ( पुर्क सरदारोकी सभा) 
बुलाया, उसमे मो-चोके सभी अपराधोको बढा चढाकर कहते हुए लोगोकों उसके खानदानके 
विरुद्ध कर दिया । इस प्रकार वह मो-चोके पुत्रो, उसकी पुत्र-वधुओ, बहुतने सबधियों तथा अनुचरो- 
को मरवानेमे सफल हुआ। क्युल-तेगित्‌का बद्य भाई मोगिल्यान (मेरक्रित) छोटा शाह के 
नामसे एक प्रदेश-शासक था। वह बहुत नरम स्वभावका आदमी था। वह अपने भाईके 
पक्षमे कगान-पदको छोड उप-कगान ही रहना चाहता था, लेकिन परिस्थितिया ऐसी थी, जिनके 
कारण क्यूल-ते गिन्‌ स्वय गद्दी सभालना नहीं आहता था। लाचार हो मोगिल्यान्‌कों खान बनना 
पडा । इसी समय परिचमी तुर्कोकी जाखा तुरगिसऱे सुलू कगानने अपनेको मो-चो के कुलसे 
स्वतत्र घोषित किया। मो-चोका सबल हस्त न रहनेके कारण पूरब (मचूरिया)के खिताइयो 
और घेरियोने भी तुर्कोकी अधीनता छोड चीनकों कर देना शुरू किया। यही नहीं 
तुर्गिसकी शक्ति इतनी आगे बढ गई थी, कि उसके दूतको चीन दरबारमे प्रथम स्थान' दिया गया, 
मोगिलयानके दूतने जिसका विरोध किया। इसके बाद तुर्क फिर कभी पुर्वकी जातियोके ऊपर 
अपना आधिपत्य नहीं जमा सके। 

गृदुलूके पहले तुकोंकी जो भारी हत्या चीनियोने की थी, उस समय एक तुर्क राजकुमार 
तोन-यू-कुक (तुरुं गू)बच गया, कितु वह चीनका बदी बना । चीनने उसे गुढुलूसे लदनेक लिये जेलसे 
निकालकर भेजा था, और उसने पक्ष परिवर्तनकर गुदुलूका प्रभावशाली सलाहकार बननेमे सफ- 
लता पाई थी, यह बात हम कह आये हे और यह भी, कि मो-चोके जमानेमे उसकी पूछ नही रह गई 
थी। मोगिलयान्‌के शासनारभके समय वह ७० वर्षकाबूढा था । वह नये कगानका ससुर भी 
था।  मोचोके समय भागकर उसने चीनमें शरण ली थी। लोगोने उसे बुलानेकी माग की' । 
भागे हुए तुकोंको ओईस प्रदेशमे बसाया गया था । अब चीनने हथियार छीनकर उन्हे ह्वाडद्टी 
(5हु हुई ) पार भेज दिया | हथियार बिना वह बेचारे न शिकार करके जीविका पैदा कर सकते थे, 
न आत्मरक्षा ही। जब उन्होने विरोध प्रदर्शित करता चाहा, तो चीनी सैनिकोने उनमेसे बहुतोकों 
मार डाला। उनमेसे कुछ मोगिलूयानके राज्यमे भाग जानेमे सफल हुए। मोगिलूयान (छोटे 
शाह) ने इस अत्याचारका बदला चीनमें लूट मार मचाकर लेना चाहा, लेकिन वृद्ध तोनू-यू-कुकने 
उसे समझाया फसल इस साल अच्छी है। चीन महाबलशाली राज्य है। हमारे नये एकत्रित 
हुए ओद्कों विश्वामकी अवश्यकता है।” वह मोगिलयानको रोकनेमे सफल हुआ | मोगिलूयान 
(बुढ्के प्रधान शिष्य) नाम ही बतलाता है, कि नये कगान पर बौद्ध धर्मका बहुत प्रभाव था। 
शायद उसी कारण उसका स्वभाव इतना नरम था। कगानने कुछ दुर्गबद्ध नगर और बौद्ध विह्र 
बनानेकी इच्छा प्रकट की, तो तोनू-यू-कुकने कहा-“नही, तुर्कोकी जनसख्या बहुत कम है, वह 
चीौनकी जन-सख्याकी शताश भी नही है। हम चीनके मुकाबिले जो अभी तक अपनेको दृढ साबित 
कर सके, उसका एक ही कारण है, कि हम सब घुमन्तू है, हम अपनी रसदको अपने साथ अपने 
पैरोपर ले जा सकते हे, और हमारे सभी लोग युद्धकलामे निपुण हे। जब हम अपने में क्षमता 








वही पृ० ३७२ 


भोगिल्यान ] पू० तुर्क १२५ 


देखते है, तो लूट मार मचाते हे, जब नही देखते, तो ऐसी जगह भागकर छिप जाते हे, जहा चीन 
हमे पकड नहीं सकता। यदि हम नगर बसाने लगे और जीवनके पुराने ढर्को हमने बदल 
दिया, तो एक समय हम अपनेको बिलकुल पराधीन पायेगे। विशेष कर इन' बौद्ध विहारों और 
मदिरोका मुख्य सार है आदमीके स्वभावकों नरम बनाना। लेकिन मनुष्य जातिपर वही 
आधिपत्य कर सकता है, जो भयकर और लडाकू है। तोनू-यू-कुकके इस भाषणकी सारी तुक् 
राजस भा और स्वय छोटे गाहने बहुत तारीफ की । तो 7-यू-कुक तुकोकी सनातन रीति--सैनिक 
जनतत्रता और बर्वेरता-का परम पक्षपाती था। 

मोगिलूयान चाहें कितना ही शाति-प्रेमी हो, लेकिन वह उन तुकोंका कगान (राजा) था, 
जिनके खूनमें युद्धकी भावना बसी हुई थी। उनके कारण चीनको नींद हराम हो गई थी। ओदूसके 
चीनी महाआयुक्तकने ७२० ई० मे सलाह दी, कि हामी नगरके नजदीक केरा तदी (चला हो) 
के तटपर अवस्थित तुर्के ओईपर आक्रमण किया जाय । इस अभियानमें पूरबके खिताई और घेई 
तथा पश्चिमके बसिमिर (पशिमी ) ने भी सहयोग दिया । बसिमिर नजदीक थे, इसलिये वह पहले 
पहुचे । उधर उह्मचीसे ७५ मील पर पहुच कर तुकोने अपनी सेनाके एक भागकों शहर पर 
अधिकार करनेके लिये भेजा और दूसरेकी बसिमिर पर आक्रमण करनेके लिये। लेकिन परिणाम 
प्रतिकूल निकला । दत्रुके ओईके नर-नारी बदी बने । उन्होने ल्याझ चौको भी लूटा । इस सफलतासे 
मोगिलूयान्‌ मो-चोके राज्यके बहुतसे भागकों लौठानेमे सफल हुआ । उसने था दरबारमे दूत 
भेजा, कि मुझे सम्राट्‌ अपना पुत्र स्वीकार करे तथा व्याहके लिये एक राजकन्या द॑ । दरबारने 
पहली बात स्वीकार की, दूसरी बातका कोई जवाब नही दिया । 

स्वे_-चाझुकी भारत-यात्रा इरासे प्राय एक शताब्दी पहले दुई थी, जब कि खे-ली खकान 
(मृत्य्‌ ६२८ ई० ) पदच्युत हो चुका था और उसके साथ ही पूर्वी तुकोंकी शक्ति छिन्न-भिन्न हो 
गई थी । पश्चिमी तुकोके सबंध में कहते हुए हम स्वेन-चाझूकी यात्राके बारेमे आगे लिखेंगे। स्वेन्‌ 
चाझुकी यात्राकी भूमिका चीनके एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और लेखकने लिखी थी। उसने ७५५ 
ई० में सलाह दी, कि तुकोंसे खबरदार रहनेके लिये सेना बढानी चाहिये और यह भी कि 
गूदुलुका स्वायंहीन लडझक ज्येप्ठ पुत्र, बृद्धिमान तोन-यू-कुक और उदाराणय छोटा शाह, इन 
तीनोकी गृट चीनके लिये बर्ट खतरेकी बीज है । ऐसे समय सम्राट स्वेनू-चुझ (७१३-५६ ई० ) को 
थाई-शान्‌ शिखरपर बलि-पूजाक॑ लिये पूरवकी ओर जाना अच्छा नही है। दूसरे मत्रियोने सलाह 
दी, कि प्रमुख तुके तेताओको भी इस यात्रामे सम्मिलित करके उन्हे फस। लिया जाय, तो सब ठीक 
होगा। चीनी राजदूत उनके पास सरेण लेके गया । उसके साथ बातचीत करते छोटे शाह मोगि- 
ल्यान, उसकी खातून (रानी), ससुर, गृदुनू-पुत्र सब तम्बूमे बे थे। उन्होने चीनको उलाहता 
देते हुए कहना शुरू किया--- चीनने उन दुष्ट तिब्यतियोके साथ विवाह सबंध किया है । घेई और 
खिताई एक समय तुकोंके आज्ञाकारी सेवक थे, उन्हे भी चीनी राजकुर्मा य॑ से व्याह करने दिया 
जाता है। क्‍या बात है, कि बारबार प्रार्थना करने पर भी हमार साथ व्याह सबंध नही करने 
दिया जाता ।” चीनी दूतने जवाब दिय#--- खाकानने सम्राट्से पुत्र बननेकी प्रार्थना की थी । 
भला पिता और पुत्र कैसे एक दूसरेके परिवारमे शादी कर सकते ई ?” इसका उत्तर था 'घेइयो 
और खिताइयोंके लिये भी तो यही बात है । फिर हम यह भी जानते है, कि व्याह में सन्नादकी 
अपनी पुत्रिया नही दी जाती।” 


शक 


खुल॒न्‌ फू ] ३० तुक ११७ 
तुर्क एल (कबीले)का संगठन निम्न प्रकार था--- 


कगान॑ 


|... |. [| 








यवर्गू कातून शाद (शाह) 
तरकन' ब्‌पुएक तुतुक 

| 

बेग बेग बंग 

|_ | | 

| 
कराबुदुत 
स्नोत-प्रय : 


म्ञचिट् 


सोत्सिअलूनों एकोनोमिवरेस्किउ स्त्रो३ ओखोनो-येनिसेइक्खि त्युरोक ७-५7गा 
वेकोफ (अ बेनेइ्तामू, लेनिनग्राद १६६४) 

2 ॥  0ए5का7ते एट873 0 [0978 (6) 

3, ॥78077900॥ पं (दाता 762प्रथ[ट8 9०0 ! >60ाप्रणा ंय्ाणह८, 
890, 8 # 0,, छ&ा४72078 4892, 

4. >९टॉड्रंटिकालार देंढव गाउइटतं9007 त6 7 0767 ७६५ 86 []छाएइट 
छ8प॥, 66 [ #6.0380. ०४७ तै&8 टाएट68 6 ते 6:78 ते फ़ैब्याा८णव7४:, ० 3, 
(४079००४०8७०८, 8, 7. <85-299 (७, 79078७7) 

४ पाम्यात्निक व्‌ चेस्त्‌ कुल-तेगिना, जावाओ, >(|7, 2-4 

6 बगढ #०050टरडटीडा) (णवआ75 (वापडा) 035 ता ए'छो४ त65 7०४४ 
॥9 + परा॥8030, ४ 4५४५६ (४४१, 83 78, 6, 2, 904[0९8४, [926 (], १४९८४०८४१) 

७ द्ेबने तुरत्स्कियें नाइग्रोबिया म्‌ नाद्पिस्थामि बास्सेइना र तलस्‌ (स० ये० 
मानोफ इ० अ० न० १६२९) 

८४ किगिज़ी (१० बर्तोल्द, फ्रुम्जे १६२७) 

9 छलाषाणजा& हरदा बा त03 प्रफाड, 6068 (परा283, 02८8 /0078068 €६ 66 3.५६: 
७४6९३ (03टाप8४॥०पर (३ 08, (पा87९४, ?&778 756-]758) 

[0, ४ ३7०३६0०॥ तेए३ 7९०08 ७ एऐलएए0पक्लाद्यां 0868 ॥0पराांला5 
(४५, 22775 873) 


अध्याय ५ 
पश्चिमी तुर्क (४८०-७०४ इ०) 


परिचमी मध्य-एसिया (उत्तरापध और दक्षिणापथ दोनो) का सीधा सवध पश्चिमी 
पुकोसे रहा । दक्षिणापथमे शकोकी शक्तिको खतम करनेवाले रवेतहुण (हेफूताल) थे, जो अराल 
समुद्रके उत्तरसे आये थे। इन्होने प्राय एक शताब्दी तक परद्चिमी अरालसे नर्मदा तट तक शासन 
किया । मध्य-एसिया और अफगानिस्तानमे इवेत-हृणोकी शक्तिकों तुकोे खतम किया, 
तो भी भारतमे वह रवेत-हणोके उत्तराधिकारी नही हो सके । इस्लाम (अरबो) से लोहा लेनेवाले 
यही पश्चिमी तु थे । इन्होने ईरानकी तरह जल्दी हथियार नहीं रख उनके छक्के ही नही छूडाये, 
बल्कि अरबोके अधीन हो जाने पर इस्लाम धर्म स्वीकार करके वह फिर तुर्क शासकोके रूपमें 
प्रकट हुए। महमूद गजनवी तुर्क था। भारतके प्रथम मुस्लिम राजवश (गुलाम, खलजी और 
तुगलक ) भी परिचमी तुके थे, इस प्रकार पश्चिमी तुकोंका महत्व मध्य-एसियार्क ही नहीं भारतके 
इतिहासके लिये भी बहुत है। कगान पदक लिये शबोलियो और दालोब्यानका जो झ्गडा हुआ, 
उसमे दालोब्यानको एक स्थान्तीय कृगानका पद देकर फुसलानेका प्रयत्न किया गया, पर दालों- 
ब्यानने पश्चिमी तुक साम्राज्यकी नीव डाली। 


१ दालोब्यान (५८०-. . .ई०) 


दालोब्यान निम्न-कुलीन माताका पुत्र होनेके कारण कंगान निर्वाचित नहीं हो सका, 
यह बतला चुके हे। वह अन्तमें उस प्रदेशमे चला गया, जहाँ पहले व्‌-सुन्‌ रहा करते थे। बहा उसने 
एक राज्यकी नीव डाली, जिसे पर्चिमी तुर्कोका साम्राज्य कहा जाता है। दालोब्यानके शासन- 
कालमें उसकी पर्चिमी या पदिचमोत्तरी सीमा बल्काश सरोवर था। उत्तरमे अल्ताईके परेका 
रेगिस्तान सीमापर पडता था। हराशर्‌ (कराशर) से उत्तर-पश्चिम सात दिनके रास्तेपर कुल्जाके 
आसपास उसका दक्षिणी ओदू रहता था और उत्तरी ओद् आगे आठ दिनफ़रे रास्तेपर एमिलके 
पास था। काशगर उसके राज्यमे था और सभवत चाच (आधुनिक ताशकृन्द) का इलाका 
उसीका था। उसके अधीन तिड-लिड, करलोक, तुकिस कबीले थे। हामीक उत्तर-पश्चिमके 
रेगिस्तानी तुर्क भी उसकी अधीनता स्वीकार करते थे । इनके अतिरिक्त क्‌-चा (तरिम-उपत्यका ) 
के तुखार और चू, तलस आदिके उपत्यकाओके सोरदी भी इसके राज्यमे थे। कचा और 


सोग्दकी जातियोको छोड बाकी सभी जातियाँ भाषामे थोडे भेदके साथ रीति-रवाज और समाजमें 
तुर्को जंसी थी । 


घुलो कगास ] प० तुर्के १२६ 


तुर्क कगान--- 
१ दालोब्यान प्रूषप० , ई० 
२. नीली 
३. चुलो कगान “६4०४-१८ ,, 
४ दोगुइ ६९१८-१० ,, 
५ नुन्‌ शंख, तद्आात ६१० ;& 
६ क्युली, तत्पुत 
७ सि शेखू, तुनशेख-पुत्र 
८ निशू इुलू 
8, शवोलों खिलिश, तदश्ात ६३४-३८ ,, 
१० इबी दुलू “दि ,, 
११, इबी शबोलों शेख ६५१-- 
१९ अशिका भिन॑ ७०्८ ,, 
१३ होगे ७०८-६ ,, 
१८, सुूलू ७९१६-३८ 


कगानके नीचे जेब्ग (सव्यू, सेखू, उप-कगान या उपराज) होता था। राजपुत्रोको 
“देरे” और “भाहकी उपाधियाँ भी दी जाती थी। बाकी उपाधियाँ उस समय प्रचलित पूर्वी 
तुर्कों जेसी ही थी। चूला खेऊ (शबोलियों कगानका भाई तथा प्रथम दूलन' का बाप) दलोब्यानके 
विरुद्ध भेजा गया था। युद्धम दलोब्यान बन्दी बताया गया। 


२. नीली 


प्रथम तुर्क कगान तू-मिन्‌का पुत्र इस्सिंगी थोड़े ही समय कगान' रहु सका था। उसका 
पुत्र यानू-सो दे-ले अब दालोब्यानकी जगह तीली' नामसे पश्चिमी तुकोंका कगान बना । नीलीके 
समय पश्चिमी तुकोंकी अवस्थाम कोई भेद नहीं हुआ । उसके मरनेपर उसका पुत्र दामों (धर्म) 
कगान बना | 


३ चुलो कग्रान' (६०५ ई०) 


पहले इसका नाम दमन नेग्यू था, लेकिन कगान बननेपर चूलों खानके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। चुलों कगानक शासनारभ्क समय ही उसकी विधवा माँ (जो चीनी राजकुमारी थी) 
अपने देवरकी पत्नी बन उसके साथ चीन राजधानी छाइआनमें रहने लगी। उस' समय चूलो 
कंगान अधिकतर इलि-उपत्यका में कुल्जाके आसपास रहता था । उसके कितने ही और उप-कगान 
या यब्यू थे, जैसे (१) चाच (ताशकन्द) का यब्गू ह (सोग्द) लोगों पर शासन करता था । (२) 
दूसरा कृचार्म रहता था । तुकू-हुन (पश्चिमी तुकों) पर सम्राट यक्ती आक्रमण करना चाहता 





0 परचा0फकाते 'एदा5० दावा पू० २७५ 


हक 


8३० मध्यएसिया का इतिहास (१) [३५५ 


था, जिसमे तिझ लिझ सहायता देनेके लिये आये, कितु चूलो तैयार नही हुआ । यही कारण था, जो 
याझ्तीने ६०५ ई० में चूलोको परास्त करनेकी कोशिश की। तलसमे तुकोंकी भारी पराजय 
हुईैं। चुलो कगानने चीनकी अधीनता स्वीकार की और आगेका अपना ।#%98* व चीनमें 
बिताया, जहाँ कोरियाके साथ चीनकी ओरसे लडते हुए मारा गया | उसकी अनुपस्थितिमे शे-गुइ 
(शे-क्वी) स्थानापन्न कगान था। शेंगुइने यब्यू रहते चीनसे राजकन्या माँगी थी। कहते हैं, 
चीनने इस दर्तपर इसे स्वीकार किया, कि वह चूलोकों दबाये। शेगुइने अचानक उस पर 
आक्रमण कर दिया और उसे अपने परिवारके साथ कराहोजाकी ओर भागना पडा। सेनापति 
जूमेनके साथ जो तीन लाख सेना भेजी गई थी, उसमे चूलोने भी शामिल होकर अच्छा काम किया । 
वही पूर्वी तुकोंके सिविर (सूबिली) कगानके भेजे हुए हत्यारे ने चूलोको मार डाला। चूलोके साथ 
चीन दरबारमे देरे दमो और होस्सना उप-कगान भी आये थे । इन दोनोने भी कोरियामे चीनकी 
सैनिक सेवा की । सुई वशके समाप्तिके बाद सेनापति कौ-सू द्वारा थाह-वशकी स्थापनामे भी इन 
दोनोका काफी हाथ था। देरे दमो ६३८ ई० में मरा, लेकिन होस्सनाकों सनकी सम्राद याझुतीने 
जाने नही दिया, इसलिये पर्चिमी तुकोंने शेगुइको अपना कगान चुना। 


४ शे-गुइ (. .६१८-१९ ई०) 

दो-गुइ पद्चिमी तुककोंका पहला कमान था, जिसने साम्राज्यके बिस्तारमे भारी काम 
किया । इसके समयमे राज्यकी उत्तरी सीमा अल्ताई-ताग और पद्चिमी' सीमा कास्पियन समुद्रसे 
मिलने लगौ। पूरबमे चीनकी महादीवारके पश्चिमी छोरपर अवस्थित प्रसिद्ध सीहाउ-धाटी तक 
उसका साम्राज्य फेल गया। पश्चिमकी सारी घुमन्तू जातियाँ उसकी अधीनता स्वीकार करती 
थी। शे-गुइका ओद कूचासे उत्तर शायद कुल्जा प्रदेश की सनूमी पर्वतमालामें रहता था। वह 
अधिक समय तक राज नही कर पाया। 


५ तुन-शे-खू' (६१९-. .ई०) 

दो-गुइका छोटा भाई तथा पहले का एक महा-यब्गू अपने बडे भाईकी जगह गद्दीपर बैठा । 
इसने पश्चिमी तुके-साम्राज्यके विस्तारमे अपने बडे भाईसे भी ज्यादा काम किया। ६१६ ई० में 
सुइ-वश खतम होकर थाड-वशकी स्थापना हुई, जिससे यह कभी सुलह और कभी लडाई करता 
रहा । इसके बारेमे इतिहासकारोने लिखा है, कि वह बडा बहादुर महान्‌ सेनासमचालक था। 
इसका शिर बहुत लम्बा था। उसने उत्तरमे तिक्न-लिड को अधीनता स्वीकार करनेके लिये मजबूर 
किया, पर्चिममें ईरानियोको मार भगाया और दवेत-हणो (हेफतालो) के विस्तृत राज्यको 
लेकर अपने राज्यकी सीमा काबुल (अफगानिस्तान) तक पहुँचा दी। ईरानमे इसका समकालीन 
शाह खुसरो द्वितीय था, जो अवारोके कगानसे मेल करके पतनोन्मुख सासानी साम्राज्यकी रक्षाका 
जबर्दस्त प्रयत्न कर रहा था। ईरानके प्रतिद्वन्द्दी विजनृतीय (ग्रीको-रोमक) सम्राट हेराक्लियस 
खजारोक शक्तिशाली कगानसे साठ-गाठ करके ईरानको परास्त करनेकी कोशिश कर रहा था। 
हुणोके वशज अबार और खजार उस वक्‍त बोल्गा और कास्पियनके पदिचम तठके शक्तिशाली 
शासक थे। तुनशेखूसे पहले ही ५८६-५९६ ई० मे बलख और हिरातके कृषाण और इवेत-हण 
शासकों ने तुर्कोकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह तुकोंकी सहायतासे अम॑नियों और 


तुनलोखू्‌ ] प० तुर्फ १३१ 


ईरानियो पर आक्रमण करते थे। ६४२ ई० में ईरानका अरबोके हाथों पतन अब नजदीक 
था। पहिले शेखू कुल्जामे रहकर पश्चिमी प्ररेशका शासन करता था। पीछे उसने शी-क्‌ (ताश 
कद) से ३०० मील उत्तर (तरस नदी पर) अपना केन्द्र बनाया । तुकिस्तानके सारे राजा उसके 
अधीन थे । पश्चिमी तुकोंका इतना उत्कर्ष कभी नहीं हुआ। था वशकी स्थापना होने पर 
उसने मसोपोतामिया (ताउ-ची ) से शुतुरमुर्गका अडा मगवाकर चीनके पास भेटके रूपमें भेजा 
था, जेसा कि उससे 5८०० साल पहले पाथियोने किया था । सम्रादते खेली' खाकानके विरुद्ध 
उसकी सहायता चाही। तुन्‌ शेखूने ६२२ ई० के जाडोमे सेना तैयार करनेका बचन दिया। 
खेलीने घबडाकर तुन्शेखूको अनुनय विनय करके तटस्थ रखा । पूर्वी तुकोंके कयान' खेली और 
थाड-सम्राट्‌ सुझसे जिस वक्‍त घोर सभबर्ष हो रहा था, उस समय तुन्शेखूका सबध चीनसे टूट गया 
था। ६२७ ई० में थाड-सुझके अभिषेकका निमत्रण देनेके लिये आये चीनी दूतक साथ तुन-शझेखूका 
अधिकारी महाजिगिन सम्रादके लिये १० हजार सुवर्ण मेखोसे जटित कटिबध और ५ हजार 
घोडे ले गया। खेली नही चाहता था, कि पश्चिमी तु्क कगानका चीनी' राजवशसे विवाह-सबध 
हो। उसने रास्ता काट देनेकी धमकी दी । 

स्वेन-चाऊु (६० ०-६४ ई० )---इस' महान्‌ पर्यटकने अपनी यात्रा ६२९ ई० में आरभकी 
थी और ६४५६० में १६ वर्ष बाद वह चीन लौठा। अपने यात्रा-विवरणका पहला मसौदा उसने 
६४६६० में लिखा, ६४८ ई० में वह तैयार हुआ। सभवत इस सारे समयमे तुनशेखू जीवित 
रहा। स्वेनू-चाऊ अपनी यात्रामे उप्तके राज्यसे गुजरा था । कराशर (अकिनी ) मे वह ६३० ई० के 
आसपास पहुँचा था।अभी वह चीनके हाथमे नही था और ६४३-४४ई०मे ही चीनका उसपर अधि- 
कार हो सका । कराशरसे २०० ली दक्षिण-पद्चिम कूचा (कूची) का प्रसिद्ध नगर था, जो कि 
तुनशेखूके राज्यमें था। स्वेनू-चाझू लिखता है. वहा गेहू, चावल, अगूर और अनार बहुत होते 
है । नास्पाती और खूबानी भी काफी होती है। इस प्रदेशमे सोने, ताबे, लोहे, सीसे और रागेकी 
खाने है । कुछ परिवर्तनके साथ भारतीय (गुप्त-ब्राह्मी) लिपि यहा प्रचलित थी। कूचाके लोग 
वीणा, वेणु जैसे वाद्य-यत्रोमे बडे चतुर थे। उनके चोगे ऊनी कपडोके होते थे। शिरपर वह पगडी 
बाधते थे। वहा सोने, चादी और ताबेक सिक्‍के चलते थे। कूचाके लोगोमे अपने बच्चोके शिरको 
चिपटा करनेका रवाज था। स्वेनू-चाझुके समय कृचा प्रदेशके सौ बौद्ध बिहारोमें ५ हजार 
सर्वास्तिवादी भिक्षू रहते थे, जो त्रिकोटि-परिशुद्ध मास खानेमे परहेज नही करते थे। तुनशेखू 
शासित कृचाके बारे में बतलाते हुए स्वेनू-चाझुने लिखा है--- राजधानीके पश्चिमी द्वारके 
बाहर ९० फूट ऊची दो खडी बुद्ध-मूतिया सडककी दोनो बगलमे अवस्थित हे । यह इसी स्थानपर 
स्थापित हैं, जहा बौद्ध अपना पचवर्षीय समागम करते है । यही पर भिक्षु और उपासक दरदके 
अतमें महाप्रवारणा की वाषिक सभा किया करते है । यह महाप्रवारणाका मेला दस दिनोतक 
रहता है, जबकि देशके सभी भागोके भिक्ष्‌ उपस्थित होते हे । जिस वक्‍त भिक्षु अपना सघ-सन्निपात 
करते है, उसी वक्‍त राजा-प्रजा उत्सव मनाते है । इस समय वह काम नही करते, उपोसथ रखकर 
धर्मोपदेश श्रवण करते हे। उत्सवके समय सभी बिहार अपनी अपनी बुद्ध-मूतियोको मोती और 


' वही पृ० ३७५ 
१070 एप] एप्नश्तथगा83 ॥74ए८ 77 073 (07768 ५४०६४०४$,) 


१३२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [३५५ 


रेशमी कमखाबसे सजाकर जलूस निकालते है। मूत्तियाँ रथोपर रखी रहती हे। पहले जो जलूस 
हजारसे शुरू होता है, वह मिलन स्थानपर पहुच कर भारी मेलेमे बदल जाता है । इस मिलनस्थानसे 
उत्तर परिचम तथा नदीके दूसरी पार अद्भुत विहार है। इस विहारमे कई विशाल शालाये और 
बहुत ही कलापूर्ण बुद्ध मूरतिया हैँ । यहाके भिक्षु विनय-नियमोकों बडी दृढताके साथ पालन करते 
तथा शिक्षा और बौद्धिक योग्यतामे बहुत बढ-चढकर होते है । इस विहारमे दुर-दूर देशोके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ आकर रहते है, जिनका राजा उसके अधिकारी तथा जनता बहुत स्वागत-सत्कार करते हे ।” 

स्वेत्‌-चाझ यहासे पामीर (चुझलिझ, पलाण्डगरि) की ओर चला। वह लिखता है 
“पो-लू-का (अक्सू ) से ३०० ली उत्तर-पश्चिम लिडशान्‌ (हिमगिरि) है। यहाँसे चुछलिझ (पामीर ) 
का उत्तरी भाग आरभ होता है। , यहाँकी अधिकाश नदियाँ पुरबकी ओर बहती हे। मार्ग 
खतरनाक है। बडे जोरकी ठडी हवा बहती है। ४००ली जानेपर महासरोबर तप्तसागर 
(इस्सिकुल) मिला, जिसका घिरावा १००० ली है। यह पूरबसे परिचम लम्बा है और इसके 
चारो ओर पहाड खडे हे । सरोवरका पानी खारा है। इसमें मछलियाँ बहुत हैं।” 

यहाँसे स्वेनू-चाहू सभवत चू-नदी (शू-न्से) की उपत्यकासे होकर आगे बढा | ५०० ली 
उत्तर-पश्चिम जाने पर उसे शू-से नगर मिला (शूसे नगर ६७६ ई० से पहले नही था, जान पडता 
है, यात्राके सम्पादकने इसे 'पीछेसे जोड दिया) | यहाके निवासी अधिकाश भिन्न-भिन्न देशोके 
व्यापारी थे। पैदावार गेहूँ, अगूर आदि होती है। वृक्ष कम और हवा सर्द है। लोगोकी पोशाक 
ऊनी होती है। इससे पश्चिम दसियो नगरियाँ हे, जिनके अपने-अपने राजा है, कितु सभी तुकोके 
आधीन' हे। 

“शूसे (चू नदी) तट से कासन्ना देश तकके लोग सूली (सोग्दी)कहे जाते है। इनकी 
लिपिमे २० अक्षर होते हे, और वह ऊपरसे नीचेकी ओर पढी जाती है। इनके चोगे पट्ट था 
जमाऊ ऊनी कपडोके होते हे, जिसके भीतरकी ओर चमडा या कपास रहता है। (सोग्दी लोग) 
बाल कटाकर शिरके ऊपरी भागको नगाकर देते हे, कोई कोई सारे बाल मु लेते है। अपने 
ललाटपर वह एक रेशमी पट्टी बाँधते हे। कदमे लम्बे होते हे, कितु वह कायर, विश्वासघाती, 
धोखेबाज होते हैं। वह बडे झगडालू बडे लोभी होते है । लोभक पीछे पिता और पूत्र एक दूस रेको 
ठगनेकी कोशिश करते हे।” धन ही यहाँ बडप्पनका चिह्न है, इनमे कुलीन और नीच-वशिकका 
कोई भेद नहीं। इन लोगोमे आधे व्यापारी और आधे खेतीपर गुजारा करते है। अत्यन्त धनी 
होनेपर भी वह बिल्कुल साधारण भोजन खाते तथा मोटे-झोटे कपडे पहनते हे । 

वहसे ४०० ली परिचम जानेपर पिछ-य्‌ (बिडगुल) सरोवर मिला। यहाँ केवल दक्षिण 
की ओर हिम-पर्वतमाला (अलेक्‌-सान्दरगिरि ) है, बाकी तरफ मैदानी भूमि है। वसतमे यहाँ तरह- 
तरहके फूल खिले हुए थे। “यहाँकी भूमि बडी उबर है, चारो तरफ वृक्ष ही वृक्ष दिखाई देते हैं । 
वसतके अतिम भागमे यह स्थान, मालूम होता था, जैसे फूलोका कसीदा काढा हुआ है। यहाँ १००० 
चरमे और पुष्करिणियाँ हे, इसीलिए इसका नाम लिझ-यू (सहस्नरधारा) पडा ।” तु्कोका खाकान 
गर्मी से बचनेके लिये हर साल गर्ियोमें यहाँ आया करता था। घण्टी. और छल्ला पहने पालतू 
हिरन' कगानको बहुत प्रिय थे, जिनको मारनेवाले अपराधी को प्राणदण्ड मिलता था। 

हु गद्दीपर बेठते ही तुनृशेख अपना शासन-केद्र यहाँ लाया। स्वेन-चाहड उससे ६३ १-३२ 
ई० मे मिला था। मुलाकातके बारेमे चीनी पयैटकने अपने यात्रा-वर्णेनमे' लिखा है--- शेहू-कगान' 


फ्यूली | ४83 १३३ 


उस समय शिकारमे जा रहा था। उसके सैनिक सामान बहुत ही विशाल थे । कगान हरे शाटनका 
चोगा पहने हुए था। उसके बाल खुले हुए थे। उसके ललाटपर चारो ओर बँधी सफेद रेशमकी 
पट्टी पीछेकी ओर लटकी हुई थी। उसके २०० से अधिक अमात्य वहाँ उपस्थित थे। सबके ही 
चोगे कसीदेदार और बाल पट्टेदार थे । वह कगानके दाहिने बाये खडे थे। बाकी सैनिक अनुचर 
समूर, पट्ट, या बारीक ऊनी कपडे पहने हुए हाथोमे भाले, ध्वजा और धनुष छिये ऊटो या 
घोडो पर सवार हो बहू बहुत दूर तक फंने हुए थे। कगान चाइसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ 
और उसे अपनी अनृपस्थितिमे---जो कि दो तीन दिन ही की थी--अपने शिविरमे रहनेको 
निमत्रित किया। उसने अपने हजूरी-मत्री हा-मी-सी-चीको स्वेनू-चाझुकी सेवाका काम सौपा। 
तीन दिन बाद खाकान लौटा और स्वेनू-चाहझ उसके तम्बूमे ले जाया गया । विशाल तम्बूपर बढ़े 
सोनेक कसीदेकों देखकर आँवे चकाचौभध हो जाती थी | दरबारी दोनों बगल दो लम्बी पातियोमे' 
कालीनपर बैठे हुए थे। सबके चोगे बड़े सुन्दर कमखॉबके थे। बाकी परिचारकः पीछेकी ओर 
अपने काममे मुस्तेद खड थे। , खाकान अपने तम्बूसे निकल ३० कदम आगे बढकर स्वेन-चाझु से 
मिलने आया। (पर्यटक) लगातार प्रणाम करते हुए तम्बूके भीतर गया। चूकि तुर्क अग्निपूजक 
(जर्थुस्त्री या मानी धर्मी ) थे, इसलिए काप्ठका आसन नही इस्तेमाल करते, क्योकि काष्ठ अग्निका 
आधार है। उसकी जगह वह दोहरे कालीन या दरीको आसनके तौरपर इस्तेमाल करते है । लेकिन 
तीर्थाटकर्क लिये कगानने लोहेंके ढाचेवाले बेचपर कालीत बिछवा रक्‍्खा था। उसने अपने लिये 
मद्य और सगीतकी आज्ञा दी और यात्रीक लिये द्राक्षास्‍स मंगवाया। इसके बाद सभी परस्पर 
मद्य चपक भरने, आगे बढ़ाने और उडेलनेम व्यस्त ही कोलाहल मचाने लगे | इसी समय भिन्न- 
भिन्न यत्रोंके स्व॒रसे मिश्रित संगीत ध्वनित होने लगा । दूसरोके लिये भुता हुआ ढेरका ढेर गोमास 
और मेपमास परोसा जा रहा था, और यात्रीके सामने रोटी, दूध, मिश्री, मधु और अंगूर परोसे 
गये ।” कगानकी भारतके प्रति अच्छी धारणा नहीं थी। उसने स्वेनू-चाझइ को काले असम्य 
घृणास्पद लोगोंक देशमे जानेसे मना किया। उसकी सेनामे घोडसवार ही नहीं बल्कि हाथीसवार 
सेनिक भी थे। 

कुछ इतिहासकारोंने शेह खानकों तुली खानका सबधी बतलाया है, जिसकी मृत्यु ६३५ 
ई० में हुई थी, लेकिन शेह तुनशेखूका ही नाम मालूम होता है। 

अन्तमे तुनशेख्‌ भी प्रभुता पाकर बौराये बिना नहीं रहा, इसपर करलोक जैसे 
कितने ही घुमन्तू कबीले उसके विद्रोही हो गये ।स्वय उसके अपने चचा मो-खे-दूने ही उसे 
मार डाला । 


क्यू सि्‌ ह्‌ 
६. क्यू-ली सि-त्रि खान 

चचाको तुर्क ओर्द कगान माननेके लिये तैयार नही हुआ और जिसको वह कगान बनाना 
चाहता था, वह काटोका ताज लेनेक लिये तैयार नही था, इसलिये तुनशेखूके पुत्रको कगान' बनाया 
गया, जिसने कि समरकन्द मे भागकर शरण ली थी । उसे बुलाकर क्यू-ली सि-बि-खान (अथवा 
इलूवी शापोरो चतुर्थ जेबग्‌ खकान) के नामसे गद्दीपर बैठाया गया। फिर भी गृह-युद्ध नही रुका । 





१५3 एफ०फथ्यएे एढका8 ० ४४४73 9, 376 


१३४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [३५११ 


तिडलिडो और तुकिस्तानकी रियासतोंने विद्रोह किया। सेयेन्द्रा और तिड् लिझते (ककालियो) 
से हार खानी पडी । इसीके समय किप्चक (अराल समुद्रसे उत्तरका प्रदेश ), अफगानिस्तान तथा 
ईरानी इलाके परिचिमी तुर्कोंके हाथसे निकल गये। निशूमोखे खान (शाद) ” और तुनशेखूका 
पुत्र शिली देले (तेगिन्‌) कगोमे जाकर सि-बिका विरोध करने लगे, जिसमे उसके प्रतिद्दद्दी सुशेखूको 
सफलता मिली और क्रोधी, क्र, हठी सि-वर्‌ खानको फिर समरकन्द भागना पडा। 


७ सु शै-खू 

सि शेख तुन्‌ शे-खूका पुत्र था। इसके समय तलसके सेयन्दोसे युद्ध हुआ। इसके घरू 
प्रतिदद्धोियोकी कमी नहीं थी, जिनमें सेनि-शूके साथ जबर्देस्त सघर्ष हुआ। उसने कराशरकी 
हरितावलीमे जाकर पनाह ली थी, लेकिन' अन्तर उसीकी विजय हुई । 


८ निश्‌ दुल-खान, ९ शबोलो खिलिश खान(६३४-३७ ई० ) 


निश्‌ दुलू खानके राज्यशासन-कालका निश्चय नही हैँ । ६३४ ई० के आसपास यह रहा 
होगा। इसका छोटा भाई तुन-बोन्शे उसके बाद (६३४-३८ ई० में) शबोलो खिलिशू खानके 
नामसे गद्दीपर बैठा । उसने अपने शासित प्रदेशमे कुछ शासन सबंधी सुधार किये, और चू-नदीसे 
पूरवंमे पाच और पश्चिममे पाच--दस ऐमकोमे अपने राज्यको विभक्त किया । इसे ही “दस शी 
और दस वाण” कहते हें। चीनी लेखकोके अनुसार दुलू-खान जनप्रिय नही था, उसके शासनमे 
बहुत गडबडी रही। पारस्परिक कलहके कारण अवस्था अनिश्चित थी। दुलू खानके अनतर 
एकके बाद एक तीन कगान हुए। 


१० इबी दुल-खान (६४१ ई०) 


इसे अराल समुद्रके पासके कग्रोसे कई लडाइया लडनी पडी, पर यह उनकी शक्तिकों 
छिन्न-भिन्न करनेमे सफल हुआ । पराजित कग बहुत भारी सबख्यामे दास बने | दास जगम' 
संपत्ति थे। घरमे रखकर उनसे काम लिया जा सकता था, बाहर या घरके खरीदारोके हाथ 
उन्हे अच्छे दामोमे बेचा जा सकता था। दुलूने सभी दासोको अपने लिये रखना चाहा, जिससे 
उसका सेनापति निशू-वो नाराज हो गया और उसने अपना हिस्सा ले लिया | इसपर इबीने सबके 


सामने उसका शिर कटवाकर लोगोके देखनेके लिये ठाग दिया । इबीका सारा समय भीतरी कलहमे 
बीता। 


११. इबी शबोलो शे-खू' (६५१-. ६०) 


शायद इसे ही खे-लू शबोलियो या अशिना खे-लू (शे-गुइ) कहते है । चीनकी सहायतासे 
यह खान बना था, इसलिये चीनकी हर एक मागको पूरा किये बिना कैसे रह सकता था ? पहिले 
ही ६४६ ई० में इसने कूचा, काशगर, खोतन, चू-जुई-बो और चुड-लिझ (पामीर) को चीनको 
दे दिया था। ६५१ ई० मे बाइ-सुनू-खू सहित दुली खानकी सारी भूमिको हस्तगत कर यह 





' बढह्दी पृ०३७८ 


सोगे ] प० तुर्के १३५ 


बाकायदा शबोलो नाम से तुकोंका कगान बना । थाझु-सपम्राट्की राज्यविस्तार लिप्सा कम नही हो 
रही थी। वह चाहता था, कि दबोलो एक छोटा सा सामन्त होकर रहे, लेकिन तुर्क अभी भी घुमन्तू 
थे, अत सैनिक जीवनको छोड नही सकते थे। उनका कगान कितने दिनो तक दबता रहता? 
शबोलोका चीनसे सघर्ष छिड गया, जिसका परिणाम चीनके अनुकूल हुआ और कुछ समयके लिए 
तुकोंका राज्य चीनका प्रदेश बन गया। जो प्रदेश अवशिष्ट रहा, वह्‌ भी गरलोक (गेलोल), खुब्‌ 
और सुनिशी इन तीन' वशोमे विभकत हो गया। 


१२९ अछिना-शिनू ( -७०७ ई०) 


यही तुमिन वशका अतिम कंगान था। यह मालूम ही' है कि पश्चिमी और पूर्वी दोनो 
तुके राजवशोका मूल कुल अधिना था । इस वशके कगानोने इधर अपनेको बिल्कुल अयोग्य साबित 
किया था, इसलिये वश अन्तमे देर नहीं हो सकती थी। ७०८ ई० में कुलान (तर्ती स्टेशन) में 
अशिना-शिन मारा गया और उसके प्रतिद्वद्दी सोगेने तुगिस शाखा की स्थापना की । 


१३ सोगे (७०८-७०९ इं०) 


एक तरफ तुकोंकी शक्ति इस तरह क्षीण हो रही थी, दूसरी तरफ अरबोकी शक्ति बढती 
जा रही थी। कुछ ही समय पहले पदिचिमी तुर्कोके राज्यमे सारा अफगानिस्तान और ईरानके 
कितने ही भाग सम्मिलित थे, जिनमें अब अरब घुस रहे थे । ६८९ ई० मे बक्षु (आमू-दरिया ) से 
उत्तर बढ़कर अरब सेनापति मृसा बिन्‌-अब्दुला बिन्‌-हाज़िमूने तिरमिज़को अपना शासन-केंद्र 
बनाया, जहाँ ७०४ ई० तक वह सर्वेसर्वा रहा । ७०५ ई० में पामीरके पहाडोसे आनेवाली सुर्खान 
नदीकी उपत्यका पर भी अरबोका अधिकार हो गया। ७१२ ई० में उसके पासके प्रदेद 
दशगानियानको ही अरबो ने नही ले लिया, बल्कि ख्वारेज्मके प्राचीन देश पर भी इस्लामकी 
ध्वजा फहराने लगी। ७१२ ई० में समरकन्दपर तुर्गिस वशका अधिकार था, कितु अगले साल 
सोग्द्‌ देश छोडकर वह चले गये। अरब सेनापति कुतेबने और आगे बढ उनके प्रदेश शाह 
(ताशकद ) और फर्गाना पर आक्रमण किया । इसी साल बुखारामे उसने पहली मस्जिद बनवाई। 

तुर्गिस्‌ (त्युरगेम्‌) पूर्वी तुकोंका ही एक कबीला था, जो पहले दुलूके ओद (उते) में 
शामिल था। इसकी चरभूमि च्‌ और इली नदियोके बीचमे थी---बडा कबीला सुयाबमे और छोटा 
इलीके किनारे रहता था। पहले इसका सरदार बू-चिन्‌-पुत्र था, जिसके अत्याचारोसे तग। आकर 
इन्होने उसे छोड दिया। बूचिन्‌-पुत्र अपने पुत्र सोगाके साथ चीन दरबारमे चला गया। बीचमे' 
कबीलेने अपना एक और सरदार बना लिया। इनके उत्तर-पूरबमे उत्तरी तु, परिचममे दूसरे 
बहुतसे तुक-कबीले और उत्तरमे किर॒गिज रहते थे। पश्चिमी प्रदेशका चीनी राज्यपाल उख्मृचीमे 
रहता था, सोगाने चीन दरबारमे रहकर अपनी शक्तिको बिल्कुल खो नही दिया था । उसने काशगर 
प्रदेशको लौटा देनेके लिये कहा। चीन दरबार शायद इसे मान लेता, लेकिन तुगिसोके भाईबद 
ओचिर्‌ कबीलेवालोने चीनके युद्ध मत्रीकों १७०० तोला सोना रिश्वत देकर सोगाकों काश्गरसे 
बचित करना चाहा। सोगाको जब यह भनक लगी, तो उसने ओचिर्‌के आदमीको मरवा दिया। 
सोगाने अंशिना-शिनको पराजित कर अब पश्चमी तुर्कोका स्थान लिया। लेकिन' अधिक 


१३६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ३४४१४ 


दिनो तक शासन नही कर पाया, और अगले ही साल ७०६ ई० में पूर्वी कगान मो-चो द्वारा भारा 
गया, जिसमे उसके भाईका भी हाथ था। 


१४ सू-लू (७१६-३८ ई०) 

इसे तुकोंका अतिम' तथा बहुत शक्तिशाली कगान कहना चाहियें। अरबोने इसे अबू- 
मुज़ाहिम्‌ (झगडेका बाबा)नाम दिया था। सू-लूको अपनी शक्तिके अतिरिक्त एक और अच्छा 
मौका यह मिला था, कि ईरान' और मध्य-एसियाके स्वामी अरब उत्तरी-दक्षिणी दो दलोमे 
विभकत होकर आपसमे लडने लगे थे। ७२४ ई० में बरूकानमे उनका घोर संघर्ष हुआ । उमैया 
वद (६७३-७४८ ई०) की शक्ति पहले जैसी मजबूत नहीं थी। बह अपने अनुयायियोकों 
खुलकर लडनेसे मना न कर सका। इतना अच्छा मौका सु-लूको कब मिल सकता था ? लेकिन 

उससे जितना फायदा उठाना चाहिये, उतना उसने नहीं उठाया। 
सुलू जानता था, कि उसके पूरबमे चीनकी प्रबल शक्ति है और दक्षिणमे औरब कालकों तरह 
बढ़ते चले आ रहें हे । उसके पूर्वके भाईबध मो-चो और बगू खानके नेतृत्वमे अपने पुराने प्रतिद्द्द 
पर्चिमी तुकोंकी फूटी आखो भी देखना नहीं चाहते । ऐसी अवस्थामे उसे बडी सावधानीसे कदम 
रखना था। उसने चीनके साथ मित्रताका हाथ बढाया। सम्राट स्वेनू-चुड (७१३-५६ ई०) ने 
प्रसन्न होकर उसे चुड-सुछ/की उपाधि (राजकुमारका पद) दे बू-चिन्‌की प्रपौत्रीको वधूके 
लिये भेजा । बधु चीन राजवशका अभिमान रखती थी और साथ ही अपने पतिक बलका भी उसे 
कम गे नही था। उसने अपने एक अफसरके साथ हजार घोडे दूसरी चीजोसे बदलनेके लिये 
कूचाके वार्षिक मेलेमे भेजे । किसी बातमे बिगडकर चीनी महाआयुक्तको “'सबोधित करते समय 
अशिना स्त्रीनें जो भाव दिखलाया” उसे वह बर्दादत नहीं कर सका । उसने अफसरको 
बहुतसे कोड लगवा राजकुमारीके घोडोको भूखे रखवाया । जब यह समाचार सुलूको मिला, तो 
वह अपनी सेना ले आ धमका और चतुर्‌हट्ट नगर (शू-चेन्‌)--कार्गर, खोतन, कृचा और सू-ज्या 
(शायद कराशर)--मे जो भी आदमी या वस्तु हाथ लगी, सबको लूटकर ले गया। ये चारों 
शहर पिछले कगान अशिना खेलूने चीनको दे दियें थे। चीनमे इतनी ताकत नही थी, कि सूलूसे 
बदला लेता । सूलू अपने लोगोमे बडा प्रिय था। उसे चीजोका लोभ नही था। युद्धकी लूटमे जो 
कुछ मिलता, उसे ठीक तौरसे लोगोमें व्यूट देता । जनतासे बहुत अच्छा सबध होनेके कारण 
वह पूरी तौरसे उसकी सहायता करती थी। अरबोके खतरेको समझता था। तिब्बतियों और 
पूर्वी तुकंसि मिलकर उसने अरबोके विरुद्ध समरकन्द पर आक्रमण किया । तिब्बत, पूर्वी तुर्क 
और चीनकी राजकुमारियोसे उसने व्याह्‌ किया था| यह बडा मह॒गा सौदा था, क्योकि तीन रनि- 
वासोके ठाटबाटकों कायम रखनेके लिये बहुत धनकी आवश्यकता थी। सुलू कितने दिनो तक 
उदारता दिखलाता ”? उधर उसका एक हाथ भी बेकार हो गया था, जिससे युद्धम॑ पहले 
जैसी क्षमता नही रखता था। हण जाति कमजोरोके लिये दया नहीं दिखलाती, इसलिये धीरे-धीरे 
वह अपनी जनप्रियता खोता गया। तो भी ७३० ई० में अभी उसका प्रताप सूर्य ढला नही था, 
जब कि उसका दूत चीन दरबारमे प्रथम स्थान पानेके लिये झगड पडा। दरबारने पूर्वी 
तुर्कोके प्रतिनिधिको पूर्वी महलमे और तुर्थिस दृतको परिचमी महलमे स्थान दे कर झगडा निप- 
ट्राया। पीत (तु्क) और कृष्ण (किगिज) कबीलोकी लडाईमे सुलू (७३८ ई० मे) मारा गया। 


तु जातियां ) पै० तुर्क १६७ 


उसके पुत्रो (१५) तुखो-सुन-गेचों और (१६) मोखरें दगानके साथ तुगिस (अछिना) वशकी 
७६६ ई० में समाप्ति होगई। 

७४२ ई० में फिर तुगिस्‌ और किर॒गिज ओर्द उर्मचीके क्षत्रपर्क आधीन हो गये, तो भी 
क्ृष्णो (किरगिजो ) और पीतो (तुकों ) का झगडा रुका नही । चीन' इस वक्‍त एक विद्याल साम्राज्य 
था, जिसकी सीमा दक्षिणम इन्दोचीन और पर्चिममे पामीर तक फैली हुई थी। लेकिन' उसके 
सीमातोपर तिब्बत और शान (प्राचीन' स्यामी) जैसी शक्तिशाली जातियाँ रहती थीं, जिन्होने 
खास चीनकी शातिकों खतरेमे डालकर उसे परेशान कर रक्‍वा था। ऐसी अवस्थामें चीन कहाँ 
तक अपने पश्चिमी सीमातकी जातियोमे जाति स्थापित करनेका प्रयत्न करता ? 

७८० ई० तक किरगिजों और तुकोको पीछे छोडकर कर्‌लोक आगे बढ गये और उन्होने 
तुर्कों को अपने अधीन बना लिया। बूकिन्‌ (सुलूक पू्वेज) के ओद्के अवशेषको उड्गुरोने 
हजम कर लिया । उद्ग्र राज्यक छिन्न-भिन्न होनेपर ब्‌कित॒के अवशेषोने हराशरकों दखल किया 
और थाऊू-वश को अतिम समय (६०७ ई०) तक आराम नही लेने दिया । 


(तुर्क जातिया )-- 


७६६ ई० में पदिचमी तुकॉका स्थान करलोक और ७४७ ई० म पूर्वी तुककिा स्थान 
उद्गुरोने लिया, इस प्रकार ८वी सदीके उत्तराध॑में सारा तुकं-साम्राज्य लुप्त हो गया । वेसे पश्चिमी 
तुर्क साम्राज्यकी स्वतत्र सत्ता ७५७ ई० मे ही खतम हो गईं, जब कि उन्होंने न्षीनकी अधीनता 
स्वीकार कर ली। 

बुक्‍्कू, धुक, तरडइकल (तोलझको ), तुझलो, बेकाल, गुसेर, अदिर, किबिर (चिपियू), 
कुक (चू), उगइ (यूबी), सि्‌, घेइ, खिताई कबीले तुकिसोसे सबध रखते थे, जिनका अस्तित्व 
पीछे भी रहा। इनके बारेमे निम्न बाते मालूम हे--- 

बृक्‍्कू--यह सबसे उत्तरमे रहते थे। एक समय ये १० हजार सेनिक प्रस्तुत कर सकते 
थे । सामाजिक स्थितिमे बहुत पिछडे हुए थे। पहले घेरीके अधीन रहे, फिर सेयेन्‌दाके, अच्तमे 
७२४ ई० के करीब चीन' राज्यमें मिल गये । 

तरझकल---बुक्कूसे पदिचमम रहते थे। इनके पास भी १० हजार जवान तैयार रहते थे । 
६४प ई० से पहिले ये चीन दरबारमें कभी नहीं आये थे। 

थुडलो--सेयेन्‌दाके उत्तर पूरबमे रहते तथा १५००० भटोक़ी शक्ति रखते थे। पहले 
घेरीक॑ आधीन थे, अन्तमें उच्गुरोने इन्हें अपनेमे मिला लिया। तुला-उपत्यका इनकी विचरण 
भमि थी | 

बैकाल---इन्हीके नामपर साइबेरियाका प्रसिद्ध महासरोवर है, कितु उस समय वह 
बुक्कूसे पूरब शायद अगारा नदीके आसपास रहते थे। इनकी ३०० मील लम्बी भूमिके बारेमे 
यह चमत्कार देखा जाता था, कि' वहा लकडी दो वर्षमे पथरा जाती थीं। इनकी भाषा दूसरे 
तिडलिझोसे बहुत कम अन्तर रखती थी । 

गुतेर्‌ और अदिर्‌ तरडकलसे उत्तरम रहते थे और किबिरस तरछकलके दक्षिणमें | कुक 

' वही ३८२ 

१८ 


१३2 सध्यएुसिया का इतिहास (१) [३॥५।१४ 


बैकालोसे १७० मील उत्तर-पुरबमें रहते बारह॒सिंगे पालते तथा काई-सेवार खाते थे। इनके 
मकान लकडीके बे सूलसाल बनाये जाते थे। 

उ-गइ कुकोसे १५ दिनके रास्तेपर पूरबमे रहते थे। 

सिब्‌, घेई और खिताई इतसे और भी पूरव (आधुनिक मचूरिया) में रहते थे। 
उपसंहार-- 

उत्तरापथके ऐतिहासिक रगमचपर किस तरह शक, हूण और चीन इन तीन जातियोके 
सघष द्वारा इतिहासने प्रगतिकी, इसे हमने इस भागमे बतलाया | जहाँ तक उत्तरापथ्र और सिझ्- 
कियाडका सबंध है, आरभमे वहाँ शक जाति रहती थी । उन्हीके वशज यूची, तूखार, सदवढरू और 
बू-सुन्‌ थे । कग, अलान या उनके पूर्वज सरमात और मसागेत सभी शक-वशी थे। ई० पू० द्वितीय 
दताब्दीमे शकोकी भूमिपर हण फैलने लगे और जैसे जैसे शताब्दिया बीतती गईं, उनके वशजो--- 
अवारो, जूजुनों और तुर्को--के अनेक कबीले शक-वशजोका स्थान' ले इस विशाल भूमिको तुर्क- 
भूमिमे परिणत करने लगे। तो भी अभी उसे शुद्ध तुकं-भूमि नही कह सकते थे । तरिम-उपत्यका 
अब भी शकवशी तुखारों और भारतीय उपनिवेशिकोकी भूमि थी । इस समयके बहुतसे 
अभिलेख तकला मकानकी मरुभूमिमे मिले है, जिनसे पता लगता है, कि अभी वहा तुखारी, प्राकृत 
भाषा तथा भारतीय लिपिकी प्रधानता थी । शताब्दियोसे चला आया बौद्ध धर्म अब भी प्रधानता 
रखता था, यद्यपि वहा आकर बसे सोरिदयों तथा दूसरे व्यापारियोमे नस्तोरी ईसाई और 
मानीके जर्थुस्ती धर्मोका भी प्रचार था। ये तीनो धर्मं मतभेद रखते हुए भी आपसमभे बडे प्रेमसे 
रहते थे, इसे लेकाक और ओरेल स्टाइनकी खोजोने सिद्ध कर दिया है। इस्लामी तलवारके 
सामने इन भिन्न-भिन्न धर्मवाले साथुओने एक जगह प्राण दिये, और जब तरिम-उपत्यकाका 
छोडना अनिवार्य हो गया, तो वहाके बौद्ध अपने साथ नेस्तोरी साधुओको भी लिये लदाख पहुचे। 

लेकिन यह काफी पीछेकी बात है । तरिम-उपत्यकाके नगरोकों पहिले तुकोके आधीन' 
रहना पडा । ६६२ ई० में वह तिब्बतके आधीन हो गये । काइ्गर, खोतन, अक्सू तक तरिम- 
उपत्यकाके सारे ही अष्ट नगरो पर तिब्बतका शासन था। इस समय अक्सू और काइगरसे 
नेपाल और कश्मीर तक तिब्बतकी विजयध्वजा फहरा रही थी । आज जो तरिम-उपत्यकामं 
मगोलायित मुख-मुद्राकी प्रधानता है, उसका आरभ इसी कालमें हुआ । 

सप्तनद---जो किसी समय शको और उनकी सतानोकी विचरण भूमि थी, अब पूरी तरह 
तुकोंके हाथमें चला आया था, यद्यपि वहाँक़ी जनतामें क्रषि और व्यापारसे जीविका करनेवाले 
अब भी शको-सोरिदियोकी सताने थी। ७वी शताब्दीके अन्त तक शक वहा वस्तुत नामशेप हो 
गये थे। स्वेन-चाडः ७वी शताब्दीके मध्यमे सप्तनद और चू-उपत्यकासे आमृ-उपत्यका तक एक 
ही सोग्दी भाषा और लिपिके प्रचारका उल्लेख करता है, जिसका यही अर्थ है, कि शक कोई 
अपना अलग अस्तित्व नही रखते थे। सप्तनदमें बौद्ध धर्म भी इस समय प्रचलित था और कुछ 
नेस्तोरी ईसाई भी रहे होगे, कितु जर्थुस्ती धर्म, उसमें भी मानी धर्मका प्रचार सबसे अधिक था। 
पश्चिमी तुर्क कगान भी अग्निपूजक थे। स्थिर-निवासवाले लोगोमे शक-मिश्रित सोग्द जातिही 
अधिक थी, कितु तुकोंके घुमन्तू ओद भी नगण्य नही थे, जोकि आगे चलकर इस भूमिको पूरी तौरसे 
मंगोलायित बनाकर यहाके लोगोको आधुनिक कजाक और किरुगिज जातियोमे परिणत करनेमे 
सफल हुए । 


हुक जातियां ) प० सुर १३९ 


सप्तनदसे पश्चिमके उत्तरापथका भाग (पीछे किपचक भूमि) पहले मसागतो-सर 
मातोकी भूमि थी, जहाँ उनके वशज कग और अलान रहते थे। आधुनिक पश्चिमी कजाक- 
स्तान (किपूचक ) भूमि भी हुणो तथा उनके वशजो (अवारो और तु्कों) के हाथमें चली गई । 
धीरे-धीरे वहाँऊे प्राचीन निवासी तुर्क जातियोमें विलीन होने लगे। कग और जलान हणों 
और तु्कोकी तरह ही घुमन्तू थे, इसलिये उनमेंसे कितने ही चोट खा कर अन्यत्र भागनेके लिये 
भी तैयार हो गये। किपूचक-भूमि के निवासी तुकोके साम्राज्यके अन्त होते समय बहुत कुछ 
मगोलायित हो गये थे । तुर्क यहा इतने प्रवल हो गये, कि पहले के चले हृणिक ओद और पर्चिम 
भागनेके लिये मजबूर हुये । किप्चककी पडोसी भूमिमे बुल्गार, अवार और ख़ज़ार तीन 
हुण-जातिया रहती थी। खज़ारोने कास्पियन समुद्रकों अपना नाम दिया, जिसे मुसलमान 
लेखकोने पीछे खजार समुद्रकी जगह खिजिर समुद्र (बहीरा खिज्म) बना दिया। बुल्गारोका 
नाम रूस की बडी नदी बोल्गासे जुड गया । प्रथम हूुण लहर दन्यूब (इर्‌तिल) के किनारे ४थी 
सदी ही में पहुँच गई थी, जिसने सरमाती कबीलो (स्लावो) और गाथोकों कालासागर तटसे 
उत्तरकी ओर भागनेके लिये मजबूर किया । पीछे अवार भी अपने बधुओक पास हुगरीमे जा पहुँचे । 
इस' प्रकार हम' देखते है, कि ७वी सदीके मध्यमे तुर्क-साम्राज्यके अन्त होते समय तक 
सारा ऐसियाई दाक द्वीप (प्राचीन शकस्तान) तु द्विपी या तुकिस्तान बनने के लिये तैयार 
हो गया। 
ल्नोत-प्रथ 
, & 70प्रढथ्या0 १६३7४ 0 78878 (?977:6:7) 
2 साश0णा8 हल्याढी26 (९8 लिपाड, वें5४ 4 पा८5 + (.] 26-७प्रा४7८४) 
3. 20एफंद्5270९ 5$0900०॥, 7५ 8 30 (५४ ६5007 ) 
4. [00000८009 ह |? छछ976 66 7886९, ए'पफो८8 6६ ०7808 0९5 00865 
4 [405 (7, (६7००, 2७४४४ 4896) 
5, पएफ्ढ 7'प्ररड 5 0670७ 339 ॥ विडा07ए थ्यते & 06 ?768९०7४ 7099 
(४४ (220॥0:9, (0४076 98) 
6. 0प870०प5-०४००९ (रि2० 0००, 2०:528४0776, ]928) 
7 ५४6४फ६९०, “'फटाटआ 9 9 (५, परम्र०्णाइथा) 
8 ४ ाधघरडणणएाड ॥7.. प्राफोडटी #प्रयटाँ. 560 7 ऐेगडा) बाते 
एप्रगप४7९, | ४५5७, [92 ]०0घ००ए (0७ 'श 2. 502८7) 
9. क्‍000फ्गाशाड डप7 463 प्र०प्रनद्रिपठ (एफ) 0०८पैशापथपड सबतओए, 
संपब, १९०३ 
]0 3 5६प०9 070 ६76 एह65 है 8877 870 दिंवपरए. ($पराएथ0ा ि प्रछोपरटो, 
िदागणग्राड़ 0 6 7282870८ व2००७7६:7०१ 70790 926,) 


भाग ४ 
दक्षिणापथ (५५०ई० पू०--६७३ ई०) 


अध्याय १ 
अखमनी (३० प्ू० ५५४०-३२ ६) 


ई० पू० छठी शताब्दीर्य हम' मध्य-एसियाके दक्षिणापथ (हिदृकुश पर्वतमालासे सिर- 
दरिया तथा पामीरसे कास्पियन समुद्र तकके भूभाग) के ऐतिहासिक कालमे आ जाते है, यद्यपि 
इसका यह अर्थ नही कि हमे इस समयकी ऐतिहासिक सामग्री काफी परिमाणमें मिलती है। इतना 
अवश्य है, कि जहाँ हम भारतके इतिहासपर प्रकाश डालनेवाले शिलालेख को ई० पू० ३२ी शताब्दी 
में अशोककी धर्मलिपियोक्क रूपमे पाते हे, बर्हाँ मध्य-ऐसिया के दक्षिणापथका प्रथम स्मरण बुद्धके 
समकालीन दारयवहुके शिलालेखोमे मिलता है । इस प्रकार यद्यपि जनश्रुति तथा समय-समयपर 
परिवर्तित परिबधित प्रथोके आधारपर भारतकी इतिहासको और पहिले ले जा सकते हे, किंतु 
उसकी ठीक पुरातात्विक सामग्री ई० पृ० तृतीय शताब्दी से ही निश्चित रूपसे मिलने लगती है, 
जबकि यहां उससे ढाई शताब्दी पूर्वके दक्षिणापथसे सबंध रखनेवाले अभिलेख मिलते हें। 
दक्षिणापथ भारतकी तरह ही बराबर बाहरसे आनेवाले जातियोका रणक्षेत्र और क्रीडाक्षेत्र रहा 
है। दोनोमे फर्क इतना ही है, कि जहा भारतमे पुरानी सस्क्ृतिया तहपर तह जमनेके बाद भी 
ऐसी स्थितिसे पड़ी है, कि उनको पहचाना जा सकता, वहाँ मध्य-ऐसियाके इस भागमे 
सस्कृतियाँ इतनी मिल-जुल गई है, कि उनका अलग-अलग परिचय मिलना मुश्किल हैं। और 
स्पष्ट करते हुए कहना पठेगा, भारतमे पिछले ५००० वर्षों की सस्कृतिया, तिल-तडुलकी तरह 
मिली-जुली मौजूद है, जब कि मध्य-ऐसिया में वह नीर-क्षीरकी तरह घुल-मिल गई। 
जातियोका सम्मिश्रण भी वहा इसी तरह हुआ । 

घातुयूगके आरभसे हम देखते है: पहले सिर और वक्ष (आमू ) दरिया के द्वाबामे भूमध्यीय 
जातिका आयोके साथ समागम हुआ । दोनो जातियोकी सस्क्ृतियाँ मिल गईं, पीछे उस समयकी 
भूमध्यीय जाति और उसकी सस्कृतिका वहाँ पता मुश्किलसे मिलता है। आयोने दो सहस्नाब्दियो 
तक वहाँ अपनी' प्रधानता रक्खी । आखामनी कालमे जिस सोग्द जातिकी यहाँ प्रधानता थी, 
वहू ईरानी आयोकी ही एक शाखा थी। आगे ग्रीक और शक आये, कितु अब पुरानी ईरानी 
जातिने अपने अस्तित्वको खो नही दिया, बल्कि इन' दोनो हिन्दू-यूरोपीय जातियोको वह अपनेमे 
हजम कर गई। ईसाकी ५वी-६वी शताब्दीमे हुण वशज तु आये। उन्होने अपने मगोलायित 
रक्‍्तको देकर वश-परिवर्तत करना शुरू किया, जो समयके साथ बढता ही गया। यद्यपि द्वाबेकी 
तुर्क जातिने ईरानी सस्कृतिकों स्वीकार किया, कितु उसने साथ ही स्थायी तौरसे लोगोकी मुख- 
मुद्राकों बदलना भी शुरू किया । तुककोके दो शताब्दी बाद इस्लाम आया। उसने प्रयत्न किया, 
कि पुरानी सस्कृतिका चिह्न भी न रह जाये । हाँ, तुको्के साथ उसने यह समझौता अवश्य किया, 
कि राजनीतिक दाक्ति वह अपने हाथमे रख सकते है । आज मध्य-ऐसियामे इस्लामिक सस्क्ृति 
और मंगोलायित जाति ही देखनेमे भाती है। पुराने अवशेषोको ढृढ़नेके लिये धरातलके भीतर 


१४४ मंध्यएसिया का इतिहास (१) [४।६ 


घुसनेकी अवश्यकता है। साम्यवादी होनेसे पहले मध्य-ऐसियाकी सभी तुर्क-जातिया (तुर्कमान, 
उज्वेक, किरगिज, कजाक ) प्रागू-इस्लामिक जगतसे अगर कोई अपना सबंध स्वीकृत करती थी, 
तो वह था तुर्की खून । सोवियतकालमें बडे व्यापक परिमाणमे मध्य-ऐसियामे पुरातात्विक अनु- 
सधान हुए है। इसके कारण प्रागू-इस्लामिक कालके पुराने नगर, हस्तलेख तथा कलाके नमूने 
प्राप्त हुए हे। अब वहाँकी जातिया अपने सारे लबे इतिहासके लिये अभिमान करती है । 

यहा ई० पू० छठी शताब्दीमे पडोसी जातियोके सास्क्ृतिक विकासपर एक दृष्टि डाल 
लेना अच्छा होगा । भारत और ईरानमे आरयोकी दो शाखाये करीब-करीब एक ही समय (ई० पू० 
ररी सहस्राब्दीके मध्यमें) पहुची थी । घुमन्तू होते हुए भी कृषिका थोडा सा ज्ञान उनके पास 
था। भारतमे सिधु-उपत्यकाकी पुरानी सस्क्ृति के घनिष्ठ सपर्क मे आकर आरयोंका सास्कृतिक 
विकास तेजीसे हुआ । १२०० ई० पू० के आसपास की सप्त सिंधु उपत्यकाओ (पंजाब) में 
पहुँचकर एक समद्ध जातिके रूपमे परिणत होते हुए उसने अपने जनयुगके अवशेषोकों छोडकर 
सामन्त युगमे प्रवेश किया, गणतत्रकी जगह राजतत्रको अपना लिया। इसी समय राजा दिवोदास 
और सुदासूके समयमे वेदोके प्राचीनतम ऋषियों (भरद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र,) ने वेदकी 
ऋचाये रची । आगे विकास होते-होते ई० पू० ७वी-८वी शताब्दीमे हम प्राचीन, उपनिषद्के 
तत्वज्ञानियो (प्रवाहण, यज्ञवल्क्य आदि) को होते पाते है। इतने समयमें भारतीय आर्य 
प्राकृतिक शक्तियों तथा मृतपितरोकों देवता मानकर पूजनेकी अवस्थासे सर्वातर्यामी एक 
ब्रह्ममी ओर बढते है, उसीके अनुसार गणोकी बहुतत्रतासे वह राजाकी' एक-तत्रताकों भी 
स्वीकार करते है--वस्तुत बाहरके राजनीतिक परिवर्तनका ही प्रतिविम्ब हम उनके धर्म और 
दर्शनमे पाते है। 

कुरव” (कौरोश) ने जिस समय (ई० पू० ५५०० मे )गद्दीपर बैठकर ससारके सर्वप्रथम 
महान्‌ साम्राज्यकी स्थापना की, उस समय १३ वर्षके सिद्धाथ गौतम (बुद्ध) शाक्योके 
गणमे वाल्य बिता रहे थे । उस समय वतंमान उत्तर-प्रदेश और बिहारकी सीमाओ और पजाबमे 
गणराज्योकी प्रधानता थी । मध्य-एसियाके द्ाबोमे किस तरहका शासन था, इसके बारेमें इतना 
ही कह सकते हे, कि कुरवके शासन-कालमे वह बहुत कुछ राजतत्रके प्रभावमे था। हो सकता है, 
तत्कालीन शकोकी अथवा भारतीय गणोकी भाँति वहाँ भी गण-शासन रहा हो । अगली' दो शता- 
ब्दियोमे मध्य-ऐसियाका जो इतिहास हमें मिलता है, वह अलामनी' इतिहासके एक अगर तौरपर 
ही। मध्य-ऐसियाई और ईरानी जातिके रूपमे उत्तरके विशाल शकद्वीपके मुकाबले हम भूमिकों 
आयंद्वीप कह सकते है। अवस्तामे आयोंकी प्रथम भूमिको ऐरयानम्‌वेजा कहा गया हे। इसके 
बारेमे ऐतिहासिको के भिन्न-भिन्न मत है । कोई उसे वक्ष और यक्‍तर्तके बीचकी भूमि मानते हे 
कितने ही पामीरकों और कुछ ख्वारेज्मको ही ऐरयानम्‌वेजा कहते हे । ईरानमे जो आर्योकी 
शाखा गई थी, भारतकी तरह धीरे-धीरे उसके कई जन हो गये, जिनके नामपर उनके अनेक 
जनपद बने | मद्र या मिद जाति काकेशसके पहाडोसे दक्षिणकी ओर गई पव॑त श्रेणियोम बसी, 
जिससे उसका नाम मिदिया पडा । इस जातिका सीधा सबंध ववेरु (बाबुल) की' सस्कृति और 





१ माइए07९ शैमटाल्य८ ( ७, (०४०००) 90, 649-95 ), इस्तोरिया देबुतेओ 
बोस्तोका (व० व० स्त्रूवे, लेनिन' ग्राद १९४१ ) पूृ० ३६०८-७४ 


१. कुरव ] अखामनी १४५ 


साज्राज्यसे हुआ, जिसके कारण ईरानी आरयों को जन-अवस्थास सामन्‍्तवादी अवस्थाकी और 
बढनेका अवसर मिला। अभी भी' यह जाति पहाडी लडाकुओकी थी । अपनी बिखरी हुई स्थितिमे 
यद्यपि उसने बतेहके जुयेकों मान लिया, कितु धीरे-वी रे उसे पता लगने लगा, कि' जत्र तक भिन्न- 
भिन्न जनोमें विभक्त भद्र लोग एक सूत्रम सबद्ध नही हो जाते, तब तक हम स्वतत्र नहीं हो सकते । 
अपनी एकताका परिचय उन्होंने ७८८ ई० पू० में बवेर की राजधानी निनवेको पराजित करके 
दिया । इसी समय मद्र-राज्यकी स्थापना हुईं | ७०८ ६० पूृ० म मिदिया और भी एकताबद्ध हो गई 
और जब कि फरवर्त-पुत्र दे इजोक्‌ (देवक ) मिदियाका राजा हुआ | उसने अपनी जाति को बबेरओ 
से बिलकुल स्वतत्र ही' नहीं कर लिया, बल्कि सभी ईरानी जनो को मिलाकर एक दक्तिशाली 
राज्य की स्थापना करने मे सफलता पाई। देवकने अखवतन' (वर्तमान हमदान) मिदियाकी 
राजधानी को विद्ञाल प्रासादों और सुदृढ दुर्ग से सुसज्जित कर निनवे का प्रतिद्वन्दी' बना दिया। 
देवक का शासन सोर्द (आम और सिरदरिया के द्वाबे) तक था, इसका कोई प्रमाण नही है। 
६५५ ई० पु० में उसके मरने के बाद फरवर्त उसका उत्तराधिकारी हुआ। मिदिया का राज्य 
५५० ई० पूृ० तक कायम रहा, लेकिन आगे उसने कोई विशेष प्रगति नही की । इसी मिदियाका 
स्थान अखामनी (अखामनशी ) वश ने लिया। 


१, कुरव (५५०-५२५ ई० पू०) 

अखामन दक्षिणी ईरान (पारस ) के कबीलोमेसे एक का मुखिया था, जिसके कारण उसका 
जन अख़ामनी या अखामनशणी कहा जाने लगा । इसीकी ७वी या ८वी पीढी में कुरव पैदा हुआ | 
कुरव पिता की ओर में पारसीक थ।, कितु माता की ओर से मद्रो का खून उसकी नसो में बह रहा था । 
देवक के उत्तराधिकारी धीरे धीरे विलासप्रिय हौकर कमजोर होते गये । कुरव को अच्छा मौका 
मिला और उसने अतिम मद्र राजा को हराकर ५५० ई० पू० में अपने को सारे मिदिया का राजा 
घोषित किया । इससे पहले कुरब अनशन का शासक था। यद्यपि अब मद्रो के स्थान पर पारसीको 
की प्रधानता हो गई,कितु कुरवने मद्रकुल को नीचे करना नहीं चाहा। कुरवके विद्ञाल साम्राज्य 
में शासक जाति के तौर पर पारसीकों और मद्रों दोनों का स्थान' था-मद्र परसीको' से कुछ 
ही कम समझे जाते थे, दूसरी जातियों के सामने मद्रो' और पारसीकों में कोई अतर नही 
था। कुरवने अखवतन' को ही अपनी राजधानी रखा। मिदिया के राज्य को हस्तगत करके 
कुरवने सतोषन कर ५४६ ई० में लिदिया (क्षुद्र-एसिया) को जीत अपनी परिचिमी सीमा 
भूमध्यसागर तक पहुंचा दी | लिदिया बहुत ही समृद्धदेश था। वहाँ पर रहनेवाली जाति ईरानियो 
से कुछ समानता रखती थी । उसके मिल जाने पर कुरवकी शक्ति और बढ गई और उसने बबेरु पर 
हाथ फेरना चाहा। वह जानता था, कि बेर का जीतना उतना आसान नही होगा, इसलिये 
उसने बडी तैयारी के साथ आक्रमण का श्रीगणेश किया और तिक्रा तथा हुफात की विशाल नदियों 
के वणिकृपथ को छेक दिया। सघर्ष जबदेस्त हुआ, लेकिन ४३८ ई० पू० में कुरवने बवेरु पर 
पूर्ण विजय प्राप्त की। कुरव और दारयबहु दोनो महान्‌ विजेततों की नीति थी, कि हर एक 
विजित जाति की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये उसके धर्म, रीति-रिवाज, पस्क्ृति क्रो छेडा 
न जाय। यही नहीं, बल्कि कुरव अहुरमज्द का परमभकत था, पर बबेरू जीतने के बाद 
वह वहाँ के देवता मर्दुक का भी पूजा सम्मात किये बिना नही रहा। उसके अभिलेख में लिखा 


६४६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४१११ 


हैं! -देवातिदेव मर्दुक ने मुझे यह राज्य प्रदान किया । अपने दिग्विजय के बारे मे वह लिखता 
है में कुरव विश्वराज, बृहत्‌ राज, महाराज, ववेरु, शुमेर, अक्कदका राजा, चतुर्दिशाओ का 
राजा हूँ । जब में शाति-पूर्वक ववेरू नगरी में पहुँचा, तो . वहाँ के राज्य-निवास' पर अधिकार 
किया | उस समय महान्‌ प्रभु मर्दुक ने. मेरे हाथ में बवेरू निवासियों को समर्पित कर दिया ।” 
बबेरू जीतने के बाद कुरव का अगला कदम मिस्र (मुद्रिक) था। फिर उसने पूरब मे अपनी सीमा 
बढाते हुये सिध्‌ तटतक पहुँचायी। इसी समय सबसे पहले सप्तसिधु (हफत-हिदू) का उल्लेख 
मिलता है। अब नील और भूमध्यसागर से सिषु-तट तक कुरवका साम्राज्य विस्तृत हो चुका था, 
इसी समय सोग्द भी उसके हाथ में आ गया, लेकिन दन्यूब (दुनाई) से लेकर ह्वाझहो तक फैले 
उत्तर के घुमन्तू पशुपाल शक कुरवका रोब मानने के लिये तैयार नही थे । वह 'पशुपालन के साथ 
साथ पडोसी बस्तियों की लूट-पाट करता अपना अधिकार समझते थे। कुरवको शको से लडने के 
लिये मजबूर होता पडा, और इसी लडाई मे महान्‌ विजेता को अपना प्राण देना पडा। 
काकेशस के उत्तर के शकोसे भी छेडछाड होती रही । काकेशस पर्वंतमाला जहाँ कास्पियन समुद्र 
के अति नजदीक पहुँच जाती है, उस जगह दरबद (द्वारबध) को दुर्गबद्ध करना पडा था, कितु 
मुख्य सघर्ष अराल समुद्र से कास्पियन समुद्र तक के घुमन्तू मसागेत (महाशक ) जातिसे हुआ । इसमे 
पहले ही कुरवने एक्स तट पर कुरेखत नगर और दुर्ग बसाया । शको के राजा अरमोंग ने जबर्दस्त 
मुकाबला किया, लेकिन अत में वह मारा गया। उसकी रानी ने अधीनता नही स्वीकार की। शको 
में स्त्ियोका स्थान उतना नीचा नही था, यह हम कह आये हे । शकरानीने हथियार नही 
रखा | ५२६९ ई० में कुरवने मसागत की रानी तोमुरी से व्याह करने की माग की । उसने बनावटी' 
स्वीकृति देदी। कुरव एक्सतेकी ओर बढा। सघर्ष आरभ हुआ । रानीका लडका बदी बनाया 
गया, जिसे किसीकी असावधानी के कारण मार डाला गया। इसपर उसकी मा तोमुरीने अपने 
सारे कबीले के योद्धाओ को जमा कर कुरवकी सेना पर आक्रमण कर दिया। माँ बेटेका बदला 
लेनेके लिये तुली हुई थी, उसने अत तक लडने का निइचय कर लिया था। शको और 
हणो की एक पुरानी युद्ध नीति थी, हार का बहाना करके भाग पडना और जब दुश्मन 
असावधानी के साथ पीछा करे, तो चुनी हुई सेना के साथ उप्तपर आक्रमण कर देना। तोमुरी 
की सेना ने ऐसा ही किया। ईरानी सेना ने पीछा किया और मसागेतो के हाथो बुरी' तरह 
पराजित हुई। कुरव मारा गया।* रानी ने उसकी लाश को खुजवाया, लेकिन ईरानी सेना उसे 
पहले ही' हटा चुकी थी । 

इस प्रकार मिस्र और भारत तक विजय-पताका फहरानेवाले कुरब का अन्त हम मध्य- 
एसिया की इसी भूमि में होते देखते है । तो भी इसमे शक्‌ नही, कि ख्वारेज्म और कास्पियन तट के 
शक घुमन्तूओ को छोडकर बाकी प्रदेश के निवासी सोग्दियो पर कुरव की विजय ने स्थायी' प्रभाव 
डाला। वह उसी नागरिक ससस्‍्क्ृति मे आगे बढे और उसी कला-कौशल की वहाँ दृढ नीब पडी, 


जो महान्‌ कुरवके विशाल साम्राज्य की देन थी। इस प्रभाव को पीछे तुर्क और अरब विजेता 
भी मिटा नही सके । 





* इस्तोरिया देबुनओ बोस्तोका पृ० ३७१ 
- म्डए०लंट 3ैपटालाा6 (0, १४४०००) 9 672) 


२ दारयबहु ] भज़ामनी १४७ 
२ दारयबहु (५२९-४८५ ई० पू०) . 


कुरव का पुत्र कम्बुज (५२६-२१ ई० पू०) उसके विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी 
हुआ। मित्र में विद्रोह हो गया, जिसको दबाकर उसने फिर से मिख्न-वेजय किया। उसने अपने 
पिता के विजयफल को कायम रखने का प्रयत्न किया। उसके मरने के बाद विरोधी शक्तियों ने 
जोर पकडा। मद्र अपने पुराने जमाने को भूले नही थे। उनके जातीय-धर्म के पुरोहित मग पसद 
नही करते थे, कि उनका शाहशाह दूसरी जातियो के धर्मों का सम्मान' करे, और उनके देवताओं 
को अहुर-मज्द के तराबर माने। सबसे जबर्दस्त विरोध मद्रो की ओर से हुआ। उनका नेता 
गौमाता छ महीने तक कुरब के सिंहासन का स्वामी रहा। अखामनी खानदान' के भी कितने ही 
राजकुमार पझ्गड़ रहे थे, लेकिन अत में सफलता हुक॑निया के क्षत्रपः तथा विस्तास्प' के पुत्र 
दारयवहु को मिली। १० रगयादिस (मार्च-अग्रैल) ५२१ ई० पूृ० में अखबतन' के सिख्यावती 
राजप्रासाद के भीतर उसने गौमाता को मारा । दारयबहु ने अपने बहिस्तून के शिलालेख में इसी 
घटना की ओर इशारा करते हुये लिखा है ' 

“अहुरमज्द ने मुझे शाह बनाया। हमारे वश के हाथ से राज निकल गया था। मेने 
लौठाकर उसे जैस। पहले था, वैसा स्थापित कर दिया। मगो द्वारा ध्वस्त पूजा-स्थानों को मेंने 
पुन स्थापित किया। गौमाता द्वारा उत्पीडित जनता , .को मेने पूर्ववत्‌ बनाया। उन्हें उसी 
पहली परिस्थिति' में लौटाया, जिसमें कि बह पारस में थी, जिसमें मिदिया में थी, जो मेरे दूसरे 
देशों में थी।, मेंने अहुरमज्द की इच्छापर चलने का इस तरह प्रयतन' किया, मानो गौमाता 
ने हमारे कुल को ध्वस्त ही नहीं किया हो। 

गौमाता के अतिरिक्त उसे और भी कितने ही प्रादेशिक क्षत्रपों से लडना पडा । मिदिया 
और अरमेनिया शासक फ्रावार्तेस ने क्षत्रिय उपाधि धारण कर अपने को राजा घोषित किया । 
मरगिया (मर्ग या मे) का फ्राद स्वतत्र शासक बन गया। हुर्कानिया में भी स्वतत्र शासन घोषित 
किया गया था। दारयबहु के पिता बिस्तास्प' ने जुलाई ५१६ ई० १० में हुर्कानिया को अपने पुत्र 
की ओर से जीता । उसने अगले साल दारमवहु के क्षत्रप दादशिश (जो कि बाख्तरी का क्षत्रप 
था) ने फ्राद को परास्त कर मर्गपर अधिकार किया। ५१२ ई० पू० तक दारयबहु के साम्राज्य 
की सीमा थी-उतर मे' कालासागर, काकेशस, कास्पियन और चीन की सीमा तक फैला शक 
प्रदेश, पूर्व में हफ्त-हिदू (स्त-नसिवु), पश्चिम में भूमव्यसागर और मिस्र की पश्चिमी सीमा, 
दक्षिण में अरब और अफ्रीका का सहूरा। 

एसिया और अफ्रीका में अपने राज्य का विस्तार करके दारयबहु को यूरोप में ग्रीस की 
ओर ध्यान देने की लिये मजबूर होना पडा । शायद उसे इधर ध्यान देने की अवश्यकता न पडती 
कितु यूनानी राजनीति इसके लिये मजबूर कर रही थी । एसिया के तटपर बसे यूनानी उपनिवेश 
ईरान के अधीन थे। आपसी झगडो के कारण अयेस गणराज्य के भगोडे इन बस्तियों मे आकर 
शरण लेते थे। ईरान को उनके कारण एकका समर्थन करना था। उधर ईरानियोके विरोधी एसिया 
से भागे यूनानियो की अथेस मे पीठ ठोकी जा रही थी। ईरानी क्षत्रप इसे यूनान के क्षुद्र गणराज्य 
की भारी गुस्ताखी और अपमान समझता था | वस्तुत यूनान के साथ युद्ध की जिम्मेवारी शाह- 
शाह की अपेक्षा उसके क्षत्रप पर अधिक थी। दारयबहु क्र स (युरोप) को अवध्य अपने हाथ में 


१४८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४॥१२ 


करना चाहता था। उसने श्रेस पर आक्रमण किया। थे सकी रक्षा के लिये उत्तर के लडाक्‌ 
शुको को दबाना आवश्यक था, जिसके लिये वह उनकी ओर बढा | ५०८ ई० पू० में उसने दन्यूब 
नदी को पार कर शको के इलाके पर आक्रमण किया। ईरान की भारी सेना का वह डटकर 
मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिये अपनी जिन चीजों को वह साथ नहीं ले जा सकते थे, उन्हें 
फूक-जलाकर भीतर की ओर भागते गये। दारयबहु को इन भागते शकी के ऊपर आक्रमण करके 
कोई लाभ नही हुआ । यह वही प्रदेश है, जिसे बहुत पीछे रूस कह! जाने लगा । घर-फूक युद्ध 
नीति रूसियो ने अपने पूर्व॑ज इन्ही शकों से सीखी । रूस की दुर्दम्य प्रकृति ने दारयोश के विजग् 
को ही पराजय में नही परिणत कर दिया, बल्कि उसीने नवे चाल्स तथा नेपोलियन के विजय को 
भी घोर पराजय मे परिणत किया । हिटलर की पराजय का आरभ भी उसी भूमि में हुआ, 
यद्यपि उसमे केवल-घर-फ्‌क नीति ही नही, बल्कि रूसियो की अद्वितीय वीरता और युद्धकौशल 
का भी हाथ था। ५०६६० पू० मे थेस और मकदूनिया दारयबहु के करद राज्य थे ।' 

जैसा कि पहले बतलाया, यूनानियों की छेड-छाड के कारण दारयबहु को उनकी ओर ध्यान 
देना पडा । पहले ईरान को कुछ सफलता मिली। ४९४ ई० पू० में लेदके सामुद्रिक युद्ध में यनानी 
बुरी तरह से हारे । एसिया तट के यूनानी उपनिवेशों ने जो विद्रोह किया था, उसे भी दबा दिया 
गया। लेकिन मुख्य ग्रीस भूमि अपने पडोसी मकदूनिया की हालत को देखकर भी ईरान के सामने 
झुकने के लिये तैयार नहीं थी । ४९० ई० पृ० में दारयबहु को उस ओर मुह फेरने के लिये मजबूर 
होता पडा । छोटी-मोटी लडाइयो का कोई निर्णयात्मक फल नही मिला। अत में सबसे बड़ी लडाई 
मराथोन में हुई, जिसमे ईरानी सेना हार गईं । दारयबहु ते ४६० ई० पू० के बाद के अपने अतिम 
पाच वर्षों को शासन और सुव्यवस्था मे लगाया और ३६ साल के सुदीर्ध शासन के बाद अपने 
मरने के समय (४६४ ई० पू० मे) उसने एक सुव्यवस्थित और सभुद्ध साम्राज्य छोडा, यद्यपि 
इसका यह अर्थ नही, कि उसका सुफल सभी वर्गों और जातियो को समान मिला। दासो की 
दयनीय दशा के बारे में तो कुछ कहना ही नही--यह ऐसा समय था, जब कि विदव के सभी सभ्य 
देशो मे दासता की क्र प्रथा का अकटक राज्य था। 


(१) शासन-व्यवस्था " 


दारयबहु को कुरव का महान्‌ साम्राज्य प्राप्त हुआ था, जिसमे उसने भी वृद्धि की थी। 
सिंध से लेकर नील तठ तक विस्तृत कुरवके साम्राज्य का प्रबंध पहले से भी केन्द्रित रूप में होता 
चला आया था, इसलिये यह कहना मुश्किल है, कि शासन-व्यवस्था मे कितनी नई बाते कुरवने 
की और कितना दारयबहु ने उसमे सुधार किया था। ईरानी साम्राज्य से पहले भी बबेरू और 
मिस्र के विशाल बहुनातिक राज्य मौजूद थे। इतने बडे राज्य के प्रबन्ध के लिये कितनी 
ही नई बाते अवश्य हुई होगी। दारयबहु ने शासन का नये ढग से केस्द्रीकरण किया। पहले के 
महाराज्यो में अधीन जातियो के ऊपर प्राय उन्हीं मे से वश-परपरा से चला आता कोई राजा 
(शासक) बना दिया जाता था, जो केद्रीय शक्ति के निरबल होते ही स्वतत्र हो जाता था। 
दारयबहु ने खानदानी राजाओ को माडलिक बनाना पसद नहीं किया। उसने अपने क्षत्रप 





* बही पूृ० ६६७-७१० 


२ दारयबहु ] अखामनी १४९ 


नियुक्त किये, जो कि शाही या तत्सबधी खानदानो के होते थे और शाह की इच्छा रहने तक 
अपने पद पर स्थित रहते थे। क्षत्रप के हाथ मे बहुत ज्यादा ताकत न हो जाय, इसलिये हर एक 
प्रदेश का सेनापति क्षत्रप से अलग होता था, जिसकी नियुक्ति भी शाह करता था। इन' दोनो के 
अतिरिक्त एक राजामात्य शाह की आख था, जो कोश तथा दोनो के कामो को देखता रहता था। 
एक ही प्रात में तीन-तीन स्वतत्र अधिकारियों का रहना क्षत्रप को इस योग नही रहने देता था, कि 
बह केन्द्र के विरुद्ध स्वतत्र होने की हिम्मत करे । इनके ऊपर भी केन्द्र से समय समय पर शाही 
महामात्य घूमा करते थे, जिनके अधिकार बहुत अधिक होते थे। शिकायत ही नही, बल्कि 
वह स्वय प्रातीय पदाधिकारी को पदच्युत कर सकते थे। शाही हुकुम के आने पर तुरत क्षत्रप 
का शिर उतारा जा सकता था, यह पहले कह चुके हे। भिन्न-भिन्न जातियों के धामिक अनुष्ठठानों 
और रीति-रिवाजो में ईरानी शाह कोई दस्तदाजी नही करते थे। वह प्रियदर्शी अशोक की 
तरह हर पापड (धर्म) की मान्यताओं को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। बल्कि अशोक 
की उदारता से भी ईरानी सम्राट आगे बढ अहुरमज्द के भक्त होते भी बबेरू (बाबुल) वालों 
को खुश करने के लिये उनके महान्‌ देवता मर्दुककों भी देवातिदेव कहते और अपने अपार 
वैभव को मर्दुकका का प्रस्णद बतलाते थे। 
दारयवहु के समय सारा राज्य निम्न २३ प्रदेशों मे बँठा था, जिनके शासक क्षत्रप कहें 
जाते थे -- 
१ पर्शा-दक्षिणी ईरान अर्थात्‌ आधुनिक फारसका सूबा, 
२ ऊबजा (एलम)--इसीमें दारयबहु की एक राजधानी सूसा थी, 
३ बबीरु (कलदान)--उत्तरी मसोपोतामिया, 
४ अथुर (असिरिया)--जिसमे जगरोस पर्वत और खबुर (दजला) 
५ अरबया--मसोपोतामिया का वह भाग जो कि खबुर और हुफरात 
बीच म पडता है, 
६ म॒द्र (मिस्र )--तील उपत्यका, 
७ सागरजन--जिसमें सिलिसिया और विशरिओत जैसे द्वीप थे, 
८ यबुना (यवन)--इनमें यूनियन, एवलियन और दोरियन आदि जातिरयां 
शामिल थी, 
९ स्पर्दा--लिदिया और मुसिया आदि क्षुद्र-एसिया के प्रदेश, 
१० मिदिया--हमदान के पास का प्रदेश, जो ईरानी जाति का सर्वप्रथम नेता 
बना, 
११ अरमेनिया, 
१२ कत्पतृक--न्षुद्र-एसिया का मध्य भाग तौरस आदि, 
१३ पार्थव--परार्थिया और हुर्कानिया, 
१४ जरगिया, 
“ १४ हरेयव (आये), 


सागर इहायराकरनानपतरनाशानवथ पर; सअाा+ न प्कााब। 


थे्‌ 
(फुरात) के 





* [बाइ(000 &आाटा॥आ6 (6 ७४०४०९०००) [7 704-5 


१५० मध्यएसिया का इतिहास (१) [४। १२ 


१६ उवरज्मिया--ख्वारेज्म, 

१७ बास्त्रिया--वाह्लीक (बल्खका प्रदेश), 

१८ सुग्दा--जरफशा-उपत्यका, 

१६९ गदार--पेशावर और तक्षशिला का प्रदेश, 

२० शक--चीन की सीमा से काकेशस के उत्तर तक फेल, शकद्वीप 
२१ सप्तगिद--थतगुस, हेलमन्द उपत्यका का ऊपरी भाग, 

२२ हरउवती--(ग्रीक अर्खोशिया ), 

२३ मक--ओरमुज्द के पास का प्रदेश 


दारयबहु विश्वका पहला शासक है, जिसने राजा की मूर्ति (रूप) के साथ सिक्के चलाये। 
इससे पहले भिन्न-भिन्न चिन्हों से अकित धातु के टुकडे सिक्के की तरह चलते थे। मुद्राकला को 
पराकाष्टा तक ग्रीक राजाओ ने पहुचाया-चाहे सिकदर के सिक्‍को को ले लीजिये या भ्रीक-बाख्तरी 
राजाओके सिक्‍को को, सबसे ही बडी भावपूर्ण, सुन्दर वास्तविक आकृति मिलती है। मिनादर 
आदि ग्रीक राजाओ ने भी अपने भारतीय राज्य के लिये रूपलाछित सुन्दर मुद्राये चलाईं । शकों 
और पार्थियो ने ग्रीक-सिक्को की नकल की। शको की नकल हमार यहाँ गुप्तो और पीछे के 
राजवशो ने की । गुप्तकालीन मूतिकला और चित्रकला बहुत उन्नत थी, लेकिन जब हम उस समय 
के सिक्कोको ग्रीक सिक्‍्कोसे तुलना करते हे, तो वह बहुत दरिद्र मालूम होते है। इसका कारण 
हमारे यहाँ पोत्रेत चित्रकलाका अभाव है। दारयबहुका सोनेका सिक्का दरिक कहा जाता था, 
जिसपर हाथ में हथियार लिये राजाकी मूर्ति होती थी। दरिकका सोना बिल्कुल खरा होता था। 
शुल्क या भूमिकरका हिसाब जहाँ दरिकमे होनेसे आसानी होती थी, वहा व्यापारमे भी इसके 
कारण बहुत सुभीता हुआ | 

दारयबहुकी शासन-व्यवस्था इतनी अच्छी साबित हुई, कि उसकी बहुत सी बातोको 
सिकदर और उसके उत्तराधिकारियोने अपनाया। परिचमी एसियामे तो बह आदहों व्यवस्था 
मात्ती गई। भारतका मौर्य साम्राज्य उसके बाद स्थापित हुआ, जिसके पहले नदोका विश्ञाल 
साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उसने अपने केन्द्रीकृत शासनके लिये कितनी ही नई बाते बनाई 
होगी । ईरानी साम्राज्यके उत्तराधिकारी ग्रीक-राज्योसे सीधे सबंध रखनेवाले मौर्य साम्राज्य 
ने यदि दारयबहुकी शासन-प्रणालीसे कुछ बाते ली हो, तो कोई आइचर्य नही । शासनकी पृव्यवस्थाके 
लिए सचार और यातायातका अच्छा प्रबन्ध अनिवार्य है। मौयकालमे पटनासे तक्षशिला, 
उज्जयिनी और दूसरे शासन या व्यापार-केद्रोको राजपथ गये थे, जिनपर पाथशालाये तथा 
छायादार वृक्ष भी लगे हुए थे। सबसे पहले यह व्यवस्था बडे विस्तृत रूपमें दारयबहुने की । उसके 
राजपथ राजधानी पर्शूपुरी (पर्सेपोलि) से मकदूनिया, मिस्र, भारत और मध्य-एसिया तक गये 
हुए थे, जिनमे डाकके घोडे बराबर तैनात रहते थे। साधारण जनताको चाहे इस डाक-व्यवस्थासे 
लाभ न हो, कितु केन्द्रको राज्यके भिन्न-भिन्न भागोमे क्‍या हो रहा है, इसका समाचार 
नहुत जल्द लग जाता था। ग्रीक लेखक बतलाते हे, कि राजपथमे यातायातका बहुत 


सुभीता था, २५ किलोमीतर (चार योजन) पर अतिथिशालायें थी, जहाँ ठहरनेका 
इतिजाम था। 


३, क्षयादों ] अखामनी १५६ 
२. धर्म! 


ईरानी शाह मज्दयस्ती अर्थात्‌ भगवान्‌ अहुरमज्दको माननेवाले थे। ज़र्थुस्त्रकों कोई- 
कोई विद्वान्‌ ६६० ई० पू० अर्थात्‌ बुद्धसे प्राय १०० वर्षपूर्व काकेशसके आजुरवाइजान प्रदेशमे 
पैदा हुआ मानते है और कुछ विद्वानोका मत हैँ कि दारयबहुका पिता विस्तास्प जर्थुस्त्रका सरक्षक 
और अनुयायी था। ऐसा होनेपर वह और बुद्ध समकालीन हो जाते है। जर्थस्त्रसे पहलेके ईरानी 
धर्ममे क्या-क्या विशेषताय थी और उनमेसे किन-क्न बातोको जर्थुस्त्रने छोड दिया, इसे बतलाना 
मुहिकल है। इतना तो कहा जा सकता हे कि जर्थुस्तके सधारके पहले का ईरानी धर्म, और उसके 
क्रियाकलाप ऋगवेदिक धर्मके बहुत समीप थे। सारे शतम्‌-बशमे ही नही, बल्कि हिंू-यूरोपीय 
बाहइमयमे देव गब्द अच्छे अर्थात प्रयुक्त होता रहा। उसको राक्षसका पर्यायवाची बनाना 
जर्युसत्रका काम था। कितने ही अशोमे फर्क रखते हुए भी यज्ञ, सोम आदि कर्मकाडोमे मज्दयस्नी 
और वैदिक धर्ममे समानता थी। अहुरमज्द और अग्रमेन्यू (अद्लेमान) के नामसे येहोवा और 
शैतानकी तरहके भलाई और बुराईके दो खोतोकी कल्पना शायद ज़र्युस्त्रने यहुदियोसे ली। 
जर्थुस्त्रके उपदेश पहले बहुत रहे होगे, लेकिन उनमेंसे थोडी सी गाथाये ही आजकल अवेस्तामे 
मिलती है। सामीय पेगबरोकी तरह जर्वुस्थका भी दावा था, कि अहुरमज्दाने मुझे लोगोका पथ- 
प्रदर्शक बनाकर भेजा है। जहा जर्थुस्त्रके (पार्सी) धर्मकी कुछ बाते सामीय धर्मसे मिलती है, 
वहा उसकी मुख्य शिक्षा हुमत (सुमत), हुस्‍्त (सूवत) और हस्त (सुक्ृत) सम्यग ज्ञान, सम्यग- 
वचन और सम्यक्‌ कम अथवा मनसावाचा, कर्मणा सत्य पर कायम रहना पुरानी परपराको ही 
बतलाती है। कहते है, जर्थुस्त्र का अपनी जन्मभूमि (आजुरबाइजान) में धर्मप्रचारमे सफलता 
नही मिली, तब बह पूर्वी ईरानक खुरासान प्रदेशमे चले गये, जहाँका राजा य। क्षत्रप उस समय 
विस्तास्प' (शाहनामाका गुस्तास्प) नये धर्ममे दीक्षित हुआ। 
शाह, क्षत्रप, राजकर्मचारी और पुरोहित ये सब आरामका जीवन बिताते थे। साहित्य 
और कलाका आनद वही ले सकते थे । साधारण जनता दास और कर्मकरके तौरपर पशुवत्‌ जीनेका 
अधिकार रखती थी ।“दासताका तो उस वक्‍त सारे सभ्य जगत्‌मे अखड राज्य था। 


३. क्षया्श (४८५-४६६ ई० पू०) 


दारयबहुकी मृत्युके बाद उसका पुत्र क्षयार्श प्रथमने १६ वर्षों तक राज्य किया | वह अपने 
सुंदर रूप और सुपुप्ठ शरीरकी लिये बहुत प्रसिद्ध और प्रशसित था, कितु उसमे अपने पिता जैसी 
प्रतिभा और योग्यता न थी । तो भी उसकी महत्वाकाक्षा पितासे कम न थी। पिताने ग्रीक लोगोसे 
पराजय प्राप्त की थी। क्षयार्द चाहता था कि उस कलकको धो दिया जाय। वह उसके लिये तैयारी 
करने लगा । ग्रीसपर आक्रमण करनेसे पहले मिस्नमे बगावत हो गईं और क्षयाई उसे दबानेक लिये 
स्वय वहाँ गया । उसको दबा देनेके बाद ४८५१ ई० पृ० मे उसने प्रीसपर अभियान किया। कहते 
हैं, इस अभियानमे १२०० जगी जहाज तथा २३,१०,००० सैनिक (१७,००,००० पैदल १,००, 





! इस्तोरिया (स्वूथे) पृ० ३८४-४५ 
/ लाइ06 :५06 (5, )७89९८४0) 97५ 72] 


१५२ सध्यएसिया का इतिहास (१) (४१३ 


०००सवार बाकी नौसैनिक ) थे। युरोपक भिन्न-भिन्न भागोसे जो सहायता मिली थी,उसे शामिलकर 
लेने पर सेना-सख्या५०लाख पहुँच जाती है।उस समय तक दुनियामे इतनी बडीसेना किसी अभियान 
में नहीं शामिल हुई। इतनी बडी सेना को रसद-पानी पहुँच।ता और सचालन करना आसान काम 
नही था। जरूरतसे अधिक सेना भी अपनी कर्मण्यताकों खो देती है, यह इस युद्ध पत्ता लगा। 
ग्रीस जातिने भी ईरानके आक्रमणको अपने जन्म-मरणका सवाल समझा और मुकाबला करनेके 
लिये सारी हेलेनिक (ग्रीक) जाति एक हो गई। अथेसवालोने जाना, हम अपने नगरकी रक्षा नही 
कर सकते, इसलिये उन्होने अपने बाल-बच्चोको दूसरी जगह भेज दिया ओर वह स्वयं भी नगरकों 
खाली कर गये । शाही सेनाको मकदूनिया और थेसेली होकर गुजरने मे कही बावा नही हुई। 
उत्तर और मध्य ग्रीसके सभी हेलेनिक राज्योने पहली ही मुठभेडमे ईरानकी जधीनता स्वीकार 
कर ली। थर्मापोलीमे पहला जबर्दस्त सधर्ष हुआ, जिसमे ग्रीक योद्धाओने अपनी बीरताका अज्भूत 
परिचय दिया। ईरानी इस रास्ते पहाडी घादीकों पार कर नही बढ सके। लेकिन उन्हें 
दूसरे रास्तेका पता लग गया और वह उधरसे आगे बढ गये | कितने ही छोटे मोटे युद्धोंमे यूना- 
नियोको परास्त करते हुए ईरानी सेनाने अतमें अथेसकों विजय कर लिया। अधंसके काएठ प्राकार 
और उसकी मुदठी भर सेना ईरानियोका क्या मुकाबला कर सकती थी ? अत्तिका और अथेसके 
विजयसे शाहने समझ लिया कि अतिम विजय उसके हाथमे आना ही चाहती है, कितु अथेसवालोने 
हथियार नही रखा । वह सलामी द्वीपमे लडनेके लिये तैयार बैठे थे । अतिम निर्णय सामुद्रिक युद्धमे 
होनेवाला था। सलामीकी तग खाडीमें दोनो पक्षोका युद्ध हुआ | यहाँ जगह बहुत कम थी, जिसमे 
ईरानके भारी भरकम सेनिक पोत फुर्तीसे काम नहीं कर सकते थे। यूनानी युद्धपोत हलके और 
फूर्तीले थे। दिन भरकी लडाईमे ईरानके २०० जहाज डुबा दिये गये। ईरानियोकों विजयकी 
आशा नही रह गई। यूनानी शक्त हृदयसे सबेरे के वक्त आक्रमणकी प्रतीक्षा कर रहे थे, कितु 
देखा, समूद्रमे शत्रुका एक भी पोत नही है। क्षयार्श खुद विजयका मुख देखे बिना लौट गया । लेकिन 
अभी उसने आशा नही छोडी थी, और अपने सेनापति मर्दोनियसको प्रीस-विजयका भारसौपा था। 
मर्दोनियसको एक दो सफलताये मिली, जिनमें अथेस पर फिर एक बार ईरानी ध्वजाका गडना 
था, कितु वह स्थायी नहीं रही । अतमे पलातियाके मैदानमे ग्रीक सेनाने ईरानी सेनाकों बहुत 
बुरी तरह परास्त किया। मर्दोनियसको मरा देखकर शाही सेनामे भगदड मच गई । 
इस असफलताके बाद १३ वर्ष और क्षयार्श जीता रहा, कितु उसका वह जीवन बहुत ही 
जघस्य और विलासितापूर्ण था। अतमे अपने महाप्रतिहार (शरीर-रक्षक अफसर ) के हाथो उसे 
अपना प्राण खोना पडा। क्षयार्शके बाद और आठ अखामनी शाहशाह हुए, जिन्होंने जैसे-तैसे 


तील तट तक फैले साम्राज्ययों कायम रखनेकी कोशिश की। अखामनी दशाहशाहोके नाम 
ओर काल निम्न प्रकार हे --- 





4५४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४१५ 


कुरव ५५०-५२६ ई० पू० 
कम्बज ५२६-५२१ ई० पू० 
गौमाता ५२१ 

, दारयबहु (१) ५२१-४८५ ई० पू० 
क्षयार (१) ४८५-४६६ ई० पू० 
अतंक्षण (१) ४६६-४२५ ई० पु० 
क्षयार्ग (२) ४२५-४२४ ई० पु० 


(2 वी छ #>## #>द ० >€ ७ 0 «०७ 


दारयबहु (२) ४२४-४०५ ई० पू० 
१० अक्षर (२) ४०५-३५६ ई० पु० 
११ अतंक्षश्र (३) ३५६-३३३ ई० पु० 
१२ 

१३ दारयबहु (३) ३३३-३३० ई० पू० 


यद्यपि क्षयार्श (१) के बाद ही से आखामनी साम्राज्यकी वृद्धि रुक गई, कितु अलिक- 
सू“दर से पहले उसका कोई सबल प्रतिढ्वदी नही हुआ अर्तक्षय्र (२) के समय (४०५-३५६ 
ई० पू०) मिस्रमे विद्रोह हुआ। ईरानके प्रतिद्वद्वी ग्रीक मिस्रका समर्थन कर रहें थे, किंतु आपसी 
विरोधक कारण उतनी मदद नही कर सकते थे। मिस्रकों दबना पडा, । अतंक्षश्र (३) (३५९- 
३३३ ई० पूृ०) ने राजवशके सभी राजकुमारोकों मरवा डाला । इसके समय फिर मिसरने स्पार्ता 
और अथेसकी मददसे ईरानी जूयेको उतार फेकना चाहा, कितु फिर उसे दबना पडा। ईरानी 
शासन-केद्रके एक छोरपर अवस्थित इस प्राचीन' देशको यदि अभी भी ईरान दबा सकता था, तो 
सोग्दके भी ईरानी शासनसे स्वतत्र होने की आशा नही करनी चाहिये, क्योकि वह जातित ईरानी 
था। सभवंत गधार भी ईरानकी परतत्रता किसी न किसी रूपमे स्वीकार करता रहा। ख्वारेज्म 
के लडाके अर्ध-घुमन्तू कग ईरानकी शक्त क्षीण होते ही स्वतत्र हो गये--यही मसागेतोके 
वशज अब ख्वारेज्मके निवासी थे । 


४ दारयबहु (३) (३३३-३३० ई० पू०) 


यह अखामनी वशका अतिम और १३ वा शाह था । कुलबध होते होते कुलोच्छेद सा हो 
गय था, जब कि इसे गद्दीपर बेठाया गया । इसे वीर और उदार बतलाया जाता है, लेकिन सवा 
दो सौ वर्षोके पुराने राजवशम बहुत सी खराबिया आ गई थी । शासनयत्रमे ताजगी नही रह 
गई थी, उसके पुर्जे इतने निकम्मे हो गये थे, कि दारयबहुकी वीरता और उदारता बहुत मदद 
नही कर सकती थी और उसका मुकालिबा भी हुआ विजयी अलिकसुदर से । 


५ अलिकसुदर (३३६-३२३ ई० पू०) 


दारयबहु (१) ने श्रंस और मकदूनिया जीत लिया था, यह हम पहले कह आये हैं। 
मकदूनिया कुछ समय पीछे तक ईरानी साम्राज्यका अग रहा, कितु ग्रीक के अभियानमे जो करारी 


५. अलिकसुंदर ] अखामनी श्श्५्‌ 


हार खानी पडी, उससे मकदूनियाकों हाथमे रंखना सभव नही हो सका । ३२५६ ई० पृ० में जब कि 
अतंक्षध्र (३) भारी कुलबधके बाद गद्दीपर बैठा, मकदूनियाका राजमुकुट फिलिपके शिरपर रक्खा 
गया। बडे ही योग्य सेतानायक और अच्छा शासक होने के साथ ही वह बहुत महत्वाकाक्षी भी 
था। उसने राज्यशासन और सेना-सगठनमे ग्रीस और ईरान दोनोसे बहुत सी बाते सीखी । यद्यपि 
मकदूनीय भी ग्रीस जाति ही के थे, लेकिन अथेस और स्पार्तावाले अपने इन उत्तरी भाइयोको 
बबंर और असम्य समझते थे। फिलिपका २३ वर्षका शासन भारी तैयारीका था। ३३६ ई० मे 
घरेलू झगडेके कारण उसे प्राणोसे हाथ धोना पडा, नही तो दो वर्ष बाद उसके पृत्रका ईरानपर 
महाभियान शायद पिता ही द्वारा होता। अथेसको जीतते समय उसने ऐसे राजनीतिक 
कौशलका परिचय दिया, कि अभिमानी अथेनीय उसे हेलेनिक वीर मान उसके सहायक बन गये । 
अथेस के महान विचारक अरिस्तातलकों अपने साथ ला उसे उसने अपने पुत्र अलिकसुन्दरका 
शिक्षक बना दिया। ३३६ ई० पृ० में पिताके मरनेके बाद २० वर्षकी उम्रमे अलिकसुन्दर मकदू- 
नियाकी गद्दीपर बेठा । इस छोटी उम्रमे भी वह दो युद्धोमे वीरता दिखा चुका था। ईरानी ढगपर 
शिक्षित घुडसवार सेना और अथेसके ढगपर शिक्षित पैदल सेना बापके दायभागमे उसे मिली थी । 

पिताके बाद उसके उत्तर और दक्षिणके पडोसी शिर उठाने लगे, जिसके कारण अलिक- 
सुन्दरको दो वर्ष तक उन्हें दबानेमे लगा रहना पडा और ३३४ ई० पू० में ही वह अपने महान्‌ 
दिग्‌विजयके लिये प्रस्थान कर सका । उसका लक्ष्य ईरानी साम्राज्य था, जो सिध तक फैला हुआ 
था। अलिकसुन्दरकी सारी विजितभूमिको देखनेसे मालूम होगा, कि पजाबमे थोडासा आगे बढने 
की बात छोडकर, उसने केंवल ईरानी साम्राज्यको ही ग्रीक-साम्राज्यमे परिणत किया, इसलिये उसे 
कुरव और दारयबहुसे भारी विजेता नही कहा जा सकता । हा, यदि ईरानी साम्राज्यके जन-धनसे 
मुकाबिला किया जाय, तो प्रस्थानके समय वह ईरानके सामने कुछ नही था । एसियाके सारे यूनानी 
ईरानके साथ थे। ईरानका समुद्री बेडा भी बहुत विशाल और सुदुढ था। यद्यपि भीतरी कमजो- 
रियोके कारण ईरानको हारना पडा, कितु ईरानी सेना जिस बहादुरीके साथ लडी, उससे उसकी 
प्रशसा उसके शात्र भी करते थे। ईरानकी सबसे बडी गलती यह थी, कि उसने अलिकसुन्दरके 
एसियामे घुसनेके समय ही मुकाबला नहीं किया। वह बिना रोकटोक समुद्र पार हो एसियाकी 
भूमिमे आ गया। प्रस्थानके समय अलिकसुन्दरक पास ३०,००० पैदल और ५००० सवार सेना 
थी । ईरानने पहली लडाई ग्रनिकुसके तटपर की। ईरानी सेनाका सेनापति तथा शाहका दामाद 
मिश्रदात अलिकसुन्दरके हाथो मारा गया । ईरानी सेनामें भगदड मच गई । पहली ही हारसे शाही 
सेनाकी हिम्मत इतनी टूट गईं, कि सारे क्षुद्र-एसियामे अलिकसुन्दरकों सगठित सघर्षका मुकाबला 
नहीं करना पडा। देशको उसके कायर क्षत्रपने बिना विरोधके अर्पण कर दिया। दारयबहुने 
जो तीन तीन प्रकारके अधिकारी क्षत्रप, सेनापति और राजामात्य हर प्रदेश मे नियुक्त किये थे, 
केद्रीय शासनके निर्बल होते ही वाक्योको हटाकर क्षत्रपोने दूसरे दोनों पद भी अपने हाथमे कर 
लिये । क्षत्रपषके निबंल होनेपर कोई दूसरा बचावका सहारा नही रह गया था । ईरानी साम्राज्यके 
प्रदेशोको जीतनेके साथ अलिकसुन्दरके सामने भी शासनकी समस्या आई । उसने तीनकी जगह हर 
प्रदेशमे सैनिक और नागरिक दो प्रधानअधिकारी नियुक्त किये,साथ ही हर जगह सैनिकछावनियाँ 


अलूरया सा०रवामंमरमाकें००७० ०२३ :पतएथाय2७2:5७४ २ककक्ाए कृरे्रदिकए। मबाा-प-ज्कारकाा, 


* बही पूृ० ७५६९-६१ | 


१५६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४१४ 


कायम की, जिनमेसे कितने ही उसीके नामपर अलिकसन्दरिया (अलूमन्दा) नामसे विख्यात हुई। 
दिग्विजयका पहला साल अलिकसुन्दरने भूमध्यसागर-तटवर्ती प्रशेशोको जीतने तथा क्षुद्र-एसियाको 
अकटक बनानेमे लगाया। वह जानता था, अभी ईरानकी असली शक्तिसे मुकाबला नही हुआ है, 
इसलिये पृष्ठभूमिको मजबूत करके ही आगे बढना उचित है। ३३३ ई० पृ० मे वह फिर आगे 
चला । दारयबहु (३) छ लाख सेनाके साथ इसुसमे उससे लडनेके लिये तैयार था। युद्ध-क्षेत्र 
छ लाख सेनाके लडनेके लिये पर्याप्त नही था, जिसके कारण ईरानी अपने सख्या बलका लाभ 
न उठा घाठेमे रहे । इसुसका युद्ध अलिकसुन्दरके लिये निर्णायक साबित हुआ। दोनों ओरकी 
सेनाओमे भीषण सघर्ष हो रहा था। अभी यह नही कहा जा सकता था कि जीत किसकी होगी, 
इसी समय दारयबहु भयभीत हो युद्ध-क्षेत्रसे भगा। उसे भागते देख सेनाकी हिम्मत टूट गईं और 
चारो तरफ भगदड मच गई। ग्रीक सेनाने भगोडोके साथ जरा भी दया-माया नही दिखलाई। 
इस लडाईमे एक लाख ईरानी सैनिक काम आये। युद्धक्षेत्रमे भी अपनी शानके साथ ही ईरानका' 
दाह जा सकता था। उसके साथ रनिवास और नौकर-वाकरोकोी भारी पलठन रहती थी। भागत 
वक्‍त शाहको इतना होश-हवास कहाँ था, कि अपने रनिवासकों साथ ले जाता। यवनोको 
दारयबहुके सारे हरमके साथ शाही खजाना भी हाथ लगा। अलिकसुन्दरने रनिवासके साथ 
बडा ही सहानुभूतिपूर्ण बर्ताव किया। 

अलिकसुन्दरने इस विजयके बाद मिस्र और परिचिमी एसियाके दूसरे प्रदेशोको विजय 
करके आगे कदम बढाया। अरबेला (मसोपोतामिया) में दारयबहुनें फिर एकबार मुकाबला 
करना चाहा। यहाँ उसके साथ दस लाखसे ऊपर सेना थी। यहाँ भी निपटारा होनेसे पहले ही 
दारयबहु भाग खड़ा हुआ । उसे जमकर लडनेकी फिर कभी हिम्मत नही हुईं। अलिकसुन्दरने 
दो दिन' उसका पीछा किया, किंतु उसे पकड नहीं सका स्थान-स्थानपर अच्छी तरह 
नागरिक और सेनिक व्यवस्था करते वह राजधानी सूसामे दाखिल हुआ, जहा उसे शाही 
खजाना हाथ लगा। आगे अब ईरानके गर्भमे उसने प्रवेश किया। पहाडी इलाके के दरों 
और सकरे मार्गोमे ईरानियोने थोडा बहुत मुकाबिला किया, कितु अब ग्रीकोकी चारो ओर धाक 
जम गई थी। अपने दिग्विजयके चौथे साल (३३० ई० पू०) अलिकसुन्दर मुख्य राजधानी 
पर्शपुरी (परसेपोलि) में दाखिल हुआ । यहाँ उसे अकूत खजाना हाथ लगा, जिसके ढोनेके लिये 
दस हजार खच्चर-गाडियो और पाँच हजार ऊँटोकी जरूरत पडी। विजय मदोन्मत्त अलिक- 
सुन्दरने राजधानीमे कत्लआम जारी कर दिया। दारयबहु (१) के बनाये विशाल स्तम्भोवाले 
भव्य प्रासाद तथा दूसरी इमारते जलने लगी। क्षणभरमे वह वैभवपुरी अपनी अद्भुत कला- 
कृतियोके साथ भस्मावशेष रह गई। पर्शुपुरीका यह निष्ठुर ध्वस बतलाता है कि मकदूनिया सच- 
मुच ही अभी बबेर युगसे आगे नही बढी थी। इस' नृशतताके ऊपर टिप्पणी करते हुए एक 
पदिचमी इतिहासकारने लिखा है “जो कलाके विरुद्ध युद्ध करता है, वह कुछ राष्ट्रोके विरुद्ध 
ही नही, बल्कि सारी मानवताके विरुद्ध युद्ध करता है।” 


अलिकसुन्दरको मालूम हुआ, कि दारयबहु हयतान (हम्दान) मे युद्धकी तैयारी कर रहा 
है। वह तुरत उधर दौड पडा । दारयबहु अपनी जान बचाता इधरसे उधर भागने लगा। 
अलिकसुन्दर जानता था, कि जब तक अखामनी शाह जिन्दा है, तब तक खतरा दूर नही होगा । 
शाह के मध्य-एसियाकी ओर भागनेका पता पाकर वह उस ओर बढा। दमगानके पास रास्तेमे । 


५, अलिकसुंदर ] अवासनी १५७ 


दारयबहुकी परित्यक्त ताजी लाश मिली । अलिकसुन्दरने शवकों बड़े सत्कारके साथ पर्शुपुरीमे 
दफनाया, दारयबहुकी क॒त्या रोक्सानासे विवाह किया, जिससे एक पुत्र भी हुआ, कितु जीते 
हुए देशोको भोगनेका भाग्य उसके सेनापतियोके सतानोको प्राप्त हुआ | 





स्रोत प्रय : 

] एल८'ड9 (? '( 8595%68, 2 ४ए०8) 

2 लाइए076 8700०6४४९ त6 ऊल्पए6४8 66 [! 0-९७7४ 3 ए08 (७ ०8]670 
?2&78 7905) 

3 फल छऋाटलालाए साइ४077 0 ८३० 98६ (पछ पब्गी, 936) 

4. (बाग0986 37८०7 लाडा०7ए (928) 

5 ज्ाडइ076 १6 7 0७०7४ 2 ४०8 (& ५07८ 0) 

६ इस्तोरिया व्‌ द्वेव्यनि क्विगाख हेरोदोतस, अनुवादक फ० मिश्रेकों !, पा 
(885-856), ७ ४७१४४४०7 ६ जि७70600प75, 

7 &लका सिय्रा0ए765 0 76 डिब्ड: (? / 89८८८४8) 

8 फ्ढ माएल 87०2६ १0०797८0768 ((5 २०५77780४) 

9 एष्थयाउइटी2 3०एपाएडट्रपरातड (5968० 00 67००६ 2४ 56778४प7) 

0 एछटाए०007 0 0%00708, (सी ॥०४७४॥7807,) 

[] 7.6 ?€एए९८ 6 ६४ 48 4%787९ 66 26१८४ (0०7०:४) 


अध्याय २ 


कंग' (३० पू० ५वीं शुती--३० १ली शती) 


अलिक्सुन्दरके मध्य-एसिया विजय और वहाके ग्रीक शासनके बारेमे कहनेके पहले 
ख्वारेज्म पर एक दृष्टि डालनेकी आवश्यकता होगी | कुरव और दारयबहुके समय (५५०-४८५ 
ई० पू०) वहाँ मसागेत (महाशक) रहते थे, यह हम पहले कह आये है। यद्यपि सिर(एक्सत॑ ) 
दरिया, अराल समुद्र और कास्पियन समुद्र एक स्वाभाविक सीमा है, जिसके दक्षिण मध्य-एसियाका 
दक्षिणापथ है। लेकिन इस दक्षिणापथके पर्चिमी भागकों भी रेगिस्तान ने स्वतत्र प्राकृतिक 
प्रदेशका रूप दे दिया है। ख्वारेज्मके उत्तर तरफ सिरदरिया और अराल समुद्र प्राकृतिक सीमा 
है। उसके पूरबमे किजिलकुम (रक्तमरु) का महान्‌ रेगिस्तान है, जो शत्रुके लिये किसी दुरारोह 
पर्वत-श्रुखलासे कमर कठिन नहीं है।। ख्वारेज्मको दक्षिणमे कराकुम (कृष्ण मरु) मर्ग (मेवे) 
प्रदेशसे अलग करता है। यद्यपि दक्षिणकी ओ रसे वक्ष्‌ (आमूदरिया) ख्वारेज्ममे प्रवेश करती है, 
और जोही इसकी समृद्धिका कारण भी है, कितु एक जगह नदीके दोनों किनारोपर पहाड और 
रेगिस्तानके कारण मार्ग इतना सकरा हो जाता है, कि वहा शत्रुको आसानीसे रोका जा सकता 
है। इस प्रकार ख्वारेज्म राजनीतिक तौरसे ही नहीं बल्कि प्राकृतिक तौरसे भी एक अलग 
इकाई है, जिसे हम इसी रूपमे कुरवर्के राज्यारभसे पहले भी पाते है । बहुत कम अपवादोके 
साथ वह सोवियत क्रातिके समय (१६१७ ई०) तक अपनी अलग सत्ता को कायम रकक्‍्खे रहा। 
आज वह उज्वेक्स्तान गणराज्यका एक भाग है। 


१ केल्तमीनार सस्क्ृति (ईं० पू० ४-३ सहस्राब्दी) 


यदि हम ख्वारेज्मके पुराने इतिहासपर एक बार फिर दृष्टि डाले, तो नवपाषाण और 
अनवपाषाण युग (ई० पू० चौथी और तृतीय सहस्राब्दी) मे यहाँ एक सस्क्ृतिको पाते हैं, जिसे 
सोवियत इतिहासवैत्ताओने केल्त मीनार' सस्क्ृति नाम दिया है। केल्त मीनार निम्न वक्षु नदीसे 
उत्तरकी ओर जानेवाली पुरानी नहरोमेसे एक है, जिसके नाम पर इस सस्कृतिका नाम पडा। 
आजकल किजिलकुम (लाल रेगिस्तान) में इसी परित्यक्त नहरके उत्तरमे 'जॉबासकला' का 
ध्वसावशेष है, जहाँ नवपाषाणयुगीन पाषाणास्त्र और मिद्टीके बर्तन मिले हे । पुरातात्विक 
वस्तुओसे तुलना करने के बाद सोवियत पुरातत्त्वज्ञ इस परिणामपर पहुँचे है, कि उस काल मे 
जो सस्कृति यहाँ पर थी, उसके अन्दर दक्षिणी उराल, सिरदरियासे पूर्वी तुकिस्तान से लेकर 


' किहक2. |...+२'>रमा<>धजककर ३६ ब्नपाकक 





। * “नोविये मतेरिअछी पो इस्तोरिइ कुल्तुरि द्रेजओ खोरेज्मा” (स० प० ताह्स्तोफ) 
वस्तृनिक द्ेब्नेइ इस्तोरि १६४६ (१) पू० ६०-१०० 


२९. ताजाबागयाब ] कंग १५९ 


दक्षिण मे हिन्द महासागरके' तट तक ओक ही प्रकारकी सस्क्ृति मौजूद थी। भाषाके विचारसे 
मुण्डा-दविड भाषा जहाँ एक ओर इस सस्क्ृतिवाले लोगोकी भाषा रही, वहाँ दूसरी ओर उद्दगुर 
भाषाकी मात्स्थानीया प्राचीन बोली बोली जाती रही। 


2... इल्तानउश्जदाग_ 2 सुल्तानउश्जुदाग 0.3 (मिलीकिंट करती : 
कप 020 मील बुलिकला श् न + अल प्‌ के पक है 
(8! ल्‍ी | भैयाजकला हि ८ व्क है 
€ छुल्तानब ही तर हि] कक कक 
छा दि कोशफसंन ल्‍ा ] 
दजितर्ना ७ बेजादकला ४४ 2 
॥ौ0 





९८. स्थारेज़्म मरुभूमि की पुरानी संस्कृतियों 


२ ताजाबागयाब सस्क्ृति (इं० पूृ० २ सहस्राब्दी) 


द्रविड या केल्तमीनार सस्कृतिके बाद ई० पूृ० दूसरी सहस्नाब्दी में ख्वारेज्ममे उसका स्थान 
एक दूसरी' सस्क्ृति लेती है, जो उसी नामकीएक परित्यक्त नहरके पास होनेके कारण ताजाबागयाब 
सस्क्ृति कही जाती है । यह सस्क्ृति उसी तरह अपने पहलेकी द्रविड सस्क्ृतिका स्थान लेती है, 
जैसे सिधु-उपत्यकामे पुरानी सस्क्ृतिवालो का स्थान आर्य लेते हे । अक तरह कहा जा सकता है, 
कि द्रविड सस्क्ृतिका स्थान-विनिमय पहलेपहल ख्वारेज्मकी भूमिमे आर्यों ने किया था। 
केवल हिंदू-आर्य और ईरानी-आर्य यही दो जातिया अपनेको आये कहती है, शक अपने लिये आर्य 
शब्द का प्रयोग करते थे, इसका कोई प्रमाण नही मिलता। हो सकता है, ख्वारेज्ममे शक नही 
उनके भाईबध आर्य ही द्रविडोका स्थान लेनेमें' सफल हुए हो । पुरातात्त्विक अवशेषों की तुलना 
करनेसे पता लगा है, कि ताजाबागयाब सस्क्ृति ताम्रयुगकी अद्वोनोफ सस्कृतिसे घनिष्ठ सबंध 
रखती थी, जो कि सिबेरियाके दक्षिणमे वोल्गासे अल्ताई तक फैली हुई थी । इस सस्क्रृतिके लोग 


१६० मध्यएसिया का इतिहास (१) [४२५ 


कुछकुछ आदिम कृषि भी जानते तथा, अधिकतर नदीके किनारे रहते और ताबे के हथियारों का 
प्रयोग करते थे। मध्य-ओसियामे आया यह पहला हिंदु-युरोपियन जन था। जिस वक्‍त यह लोग 
ख्वारेज्ममे रहते थे, उस वक्‍त कराकुम रेगिस्तानके पार दक्षिणम अनौकी सस्क्ृति मौजूद थी। 
इसके लोग शिकारी, मछुवाही और कुछ आदिम ढग की खेती करते थे। शायद उनका सबंध 
ताजाबा गयाब सस्क्ृतिके लोगोंसे न होकर भमध्यसागरीय जातियो अर्थात्‌ केल्तमीनारसे 
अधिक था, जब कि ताजाबागयाब सस्कृतिके लोगोका सबंध पूर्वी यूरोप में थ्रेस और किमेरी 
तथा क्षुद्रएसियामें हित्ताइत जातिसे था। 


३ ताजामीराबाद सस्क्ृति (ईं० पृ० १ सहसख्राब्दी) 


ताज़ामीराबादकी परित्यक्त नहरके' उत्तरमे जाबास-कला में इस सस्क्ृतिके अवशेष मिले 
है। पहले लोगोंके बारेमे हम नहीं कह सकते, कि वह शकोसे सबध रखते थे या आयों से, कितु 
ताज़ामीराबाद ससस्‍्क्ृतिके लोगोका सबध शकोसे था। इनकी सताने आगे आलान और फिर 
ओसेतीके नामसे प्रसिद्ध हुईं । ओसेती जाति आज भी अपनी भाषाके साथ काकेशसकी एक 
घाटीमे मौजूद है। ताजामीराबाद सस्क्ृति भी ताम्रयुगकी सस्क्ृति थो। यह लोग मिट्टीकी 
दीवारोवाले लबे घरोमे रहते और आजीविकामे ताजाबागयाब सस्क्ृतिसे बहुत ज्यादा आगे 
नही बढे थे। 
४ आदिम कग (७००-५४० ई० पू०) 


ई० पू० प्रथम सहस्नाब्दीके प्रथम पादसे जब द्वितीय पादमे हम बढते है, तो ख्वारेज्मकी 
भूमिमे नहरोका एक जाल सा बिछा देखते हे--यह नहरोका युग था। छोटी-छोटी इकाइयोमे 
बेटे कबीले ऐसी प्रगति नही कर सकते थे। ५५० ई० पू० में कुरव अखामनी साम्राज्य कायम करने 
से सफल हुआ, लेकिन दो दशाब्दियो बाद उसे यहाके मसागेतोकों पराजित करने मे आशिक 
ही सफलता मिली और आगे भी शताब्दीसे अधिक अखामनी शासनको कगोने नही माँता। 
नहरोके युगके प्रवर्तक कगोके पूरवज मसागत (प्राचीन कग) ही रहे होगे। ई० पूृ० ७वी सदीमे 
उनका केद्रीय शासन स्थापित हो चुका था। नहरोके युगमे बहुत से नगर बसे थे, जो कि आजकल 
किजिलकुमकी मरुभूमिके पेटमे पडे हुए हे। केल्तमीनारसे उत्तर कुमवसनकला, तेशककिला, 
बेकुंतकला और उइकला, तथा ताजाबागयाब के उत्तरमें उलूलीगुलदरसुन, किचिकगुलदरसुन, 
नारीजानबाबा भी उसी कालके नगरोके घ्वस है । जान पडता है, ताजाबागयाब नहरका पानी 
जिल्टिककला तक जाके खतम होता था। 

पिछले १३-१४ वर्षोंसे लगातार सोवियतके पुरातात्विक अभियान हर साल किज़िलकुमके 
ध्वसावशेषोकी जाँच-पडताल कर रहे है। वहा बहुत सी महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई हैं, लेकिन 
इसे अभी खोजका आरभ ही समझना चाहिए । 


४ कंग (५-१ सदी ई० पृ०) 


कुरबकी विजय ख्वारेज्मपर स्थायी नहीं हुई थी। वह यदि राजनीतिक विजय न भी 
हो, तो भी अखामनी युगकी ईरानी सस्कृतिकी विजय तो अवश्य हुईं। यदि सोरद किसी न किसी 


कग ] ख्वारेज्म £६१ 


रूपमे अलिकमुन्दरक मन्यऐसिया-विजय तक अखामनी साम्राज्यका अग था, तो ख्वारेज्म ईरानके 
सास्क्ृतिक साम्राज्यका भी अग अवद्य रहा । ई० पू० चौथी सदीके आरभमे उवारेज्म (ख्वारेज्म ) 
के कग स्वतत्र हो गए, और कितने ही समय तक दुर्बल अखामनी साम्राज्यके प्रदेश पार्थिया 
(मेवसे कास्पियन' तक), आरियन (हिरात प्रदेश) और सोग्द कगोके लूटमारके क्षेत्र बने रहे । 
आगे जब अखामनी साम्राज्यको अलिकसुन्दरने नष्ट करके विशाल यवन-राज्यकी स्थापना की, 
और बारस्त्रियाको लेते हुए सोग्दपर अपनी विजय-ध्वजा गाडनी' चाही, तो अपने वीर नेता स्पिता- 
माके नेतृत्वमे सोग्दियोने ग्रीकोके साथ सघर्ष किया । उस समय कग उनके सहायक थे। ख्वारेज्म 
यवन-सा म्राज्यक॑ विरोधियोका केन्द्र अलिकसुन्दरके समय ही नहीं रहा, बल्कि उसके उत्तरा- 
धिकारियो सेलूकियो और ग्रीक-बार्त्रियोके साथ भी कगोका सघर्ष बराबर जारी रहा | इन्हीके 
नेतृत्व और सहायतासे ई० प्‌ृ० तृतीय शताब्दीके मध्यमे शकोके एक जन पाथियोको आगे बढनेका 
मौका मिला । १६० ई० पू० के आसपास' तो कग इतने दुढ हो गये थे, कि उन्होने सोग्दसे बार्त्रिया- 
का प्रभाव हटा दिया । लेकिन उनकी सफलता देर तक नही रही, क्योकि थोडे है। समय बाद यूची 
दशक अपनी जन्मभूमिसे भागते हुए इस ओर आये | यूची सेलाबम सोग्द और बारित्रिया बह गये 
और १३० ई० पृ० के बाद हम ग्रीको-बारत्री राज्यका पता नही पाते। इस कालमें ख्वारेज्म 
स्वतत्र रहा । कग भी उसी तरह शकोकी एक शाखा थे, जेसे कि यूची और पार्थिय । साथ ही 
उनपर विजय प्राप्त करना आसान काम नही था, इसलिए ई० पृ० प्रथम शताब्दीके अन्त तक 
वह स्वच्छन्द बने रहे। 


कग-कुषाण (ई० १-३ सदी) 


ईसाकी प्रथम शताब्दीके आरम्भमे कुषाणोने अपने भाई-बधु यूचियोके राज्यकों 
ले जहाँ पूरबमे पजाबसे पूर्वी भारत तक अपना राज्य विंस्तार किया, वहाँ पर्चिममे 
वह कंगोको लेते हुए अराल समुद्र तक पहुँच गये | इस समय ख्वारेज्मकी समृद्धि अक्षुण्ण 
रही, यह उस कालकी नहरो और बढे हुए नगरोसे पता लगता हे | कुषाण समय में 
शकवशी होनेके कारण, जान पडता है, अधीन करनेके बाद भी कगोके साथ कुषाणोका 
वर्ताव बहुत कुछ समानताका था। अखामनी' साम्राज्यके कायम होनेपर मिदियावालोके 
साथ जेसा वर्ताव अखामनियोने किया, वही बात यहा भी मालूम होती है । कोई आइचर्य 
नही, यदि भारत के लोग भारतमे आये कगोको कुषाण-शासकोमे ही गिनते हो। पोशाक, 
रीति-रवाज और खान-पान में सभी शक जातियाँ समानता रखती थी। गोरा रगरूप भी 
कगोका कुषाणों जेसा ही था, जिसे कि हमारे वेद्य उनके अधिक पलाइडु-भक्षणके कारण 
बतलाते थे। 

ईसा की ३-४ थी दताब्दीमे कग फिर स्वतत्रसे हुए दीख पडते है । इस समय वह कुषाण 
और सासानी साम्राज्योके मव्यवर्ती तटस्थ राज्यका पार्ट अदा करते हे। पाचवी शताब्दीमे 
हेफताल (एफ़ताल, इवेत हुण ) कुषाण-राज्यकों मध्य-एसिया और पजाबसे खत्म करते हे । इसी 
समय एफताल-राजा पेइकद कगोको दबानेमे सफल होता है। एफतालोके लिये लडाक्‌ कग बडे 
सहायक साबित हुए, इसलिए एफताल घुमन्तुओका--जिन्हे लोग शकोका वशज न समझ हण 
कहनेकी गलती करते हे---बर्ताव कगोके साथ अच्छा था । जान' पडता है, कुषाणो और दूसरे शक 

२१ 


१६२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४,२१६ 


शासकोका जब नेतृत्व बदला, तो एफतालो (हेफ्तालो) ने उनका स्थान लिया । तभी' उनको 
कुषाणों, कगो और दूसरे शकोकी भारी धुमन्तू सेना अनायास मिल सकी । 

जानबासकला, कोई-क्रिगगानकला, लघुकिकिज, क्यूनेली-कला, अकतैपे कगोके ई० पू० 
४-५ सदी और प्रथम शताब्दीके बीचके ध्वसावशेष हे, जिनसे उनकी सस्क्ृतिका पता लगता 
है। कललीगिरके ध्वसावशेषोमे बहुतसी मूर्तियाँ, सिक्के और तरह-तरहके मिट्टीके बर्तन मिले है । 
मिट्टीके बतेनोमे सिहमुख वाले हत्थे लगे हुए है। जानवास-कलाके ध्वसावशेषसे पता लगता है, 
कि ई० पूृ० चौथी सदीमे कग सस्क्ृति बहुत उन्नत थी । ई० पू० तृतीय शताब्दीम तो उनके सिककोमे 
ग्रीक सिक्‍्कोकी नकल करनेकी कोशिश की गई और उनपर ग्रीक अक्षर अकित किये गए। कुपाण- 
कालीन अयाजकला, जिल्दिक, तोप्रककला जैसे व्वसावशेष और भी अधिक समुद्ध है । कृपाणोका 
शासन भारतमे भी था, और वहाँ उनके लेख तथा मूर्तियाँ भी मिली है, लेकिन कुषाण वास्तुकलाके 
अच्छे नमूने हमे हालकी ख्वारेज्मकी खुदाइयोमे मिले है। ग्युरकला (चैमेनपाब नहरके ऊपर) 
और बाज़ारकला इस समयके बडे सुन्दर नमूने हैँ । अभी भी, जान पडता है, पीतलके तिकोने 
हर-फल कंग लोग इस्तेमाल करते थे । ई० पृ० छठी शताब्दीमे अखामनी' सेनामें होकर लडनेवाले 
शक पीतलके हथियारोको इस्तेमाल करते थे, यह हमे मालूम है । 
६ कुषाण-अफ्रीग (६३० ३--४५ सदी) 

ईसाकी' ३री से ५वी शताब्दीकी ख्वारेज्मकी सस्क्ृति कुपाण-अफ्रीग सस्कृति कही जाती 
है। इस सस्कृतिके आरभक साथ कगोका वैभव नष्ट हो जाता है । एक तरहसे इसे प्राचीन तथा 
अर्वाचीन' ख्वा रेज्मका सधिकाल कह सकते है । इस समय नहर टूटने लगती है, नगरोको रेगिस्तान 
निगलने लगता है और धीरे धीरे बालूमे अन्तर्धान' होती सी उनकी मिट्टीकी मोटी दीवारे बनी 
रहती है । वर्षाके नाममात्र होनेके कारण डेढ हजार साल बाद भी किज़िलकुमकी मरुभूमिने 
इन नगरोकी ऐतिहासिक महत्वकी बहुत सी चीजोको सुरक्षित रक्‍्ला, जिनसे उस समयके 
मानव-जीवनपर बहुत प्रकाश पडता है। इन पुराने नगरोकी पिछली १३-१४ सालोकी खुदाईमे 
बहुतसे सिक्के और मूर्तिया ही नही, बल्कि चर्मपत्रपर लिखे कग-भाषा के अभिलेख मिले हे । 
अफ्रीग कालके आरभिक समयके ध्वसावशेषो--तोप्रककला, यक्केपसंन और लघु-कवादकला- 
ने कितनी ही ऐतिहासिक महत्वकी चीजे दी है। कवादकलाके ध्वसावशेषकी खुदाईसे ताल्स्तोफ 
के सहायक पावलोफने उसेकी असली आक्ृतिका जो चित्र अकित किया ह,' उससे मालूम होत्ग 
है, कि इस समय के ख्वारेज्मकी सस्क्ृति पिछडी नहीं कही जा सकती । यक्‍के-परसन' में एक 
पुराने अग्नि मदिरका ध्वसावशेष मिला है, जिससे प्राचीनकालकी जर्थुस्त्री अग्निशालाका 
परिचय मिलता है। तोप्रककलाके नगर को देखनेसे कुषाणकालीन नगरो का अच्छा ज्ञान होता है । 


७. अफ्रीग सस्कृृति (६--५ सदी) 
अफ्रीग सस्कृतिके अवशेष बेकुंत-कला तथा तेशिक-कलामे मिले हे । ख्वारेज्मकी सस्क्ृति 
* वेस्त ० द्वें० १६४६ पृष्ठ० ८३, 


* बही पृष्ठ ७७, 
* वही ७३ 


अफ्रीग ] शवारेज्स १६९२ 


अपने इसी झूपमे सबसे पहिले अरब विजेताओकी सपकंस आती है, लेकिन ख्वारेज्मका दुर्गम मार्ग 
मोग्द-विजयके बाद भी कितने ही समस तक अरबोको अपने भीतर धुसने नहीं देता । इस्लामिक 
प्रभाव अतत सामानी कालमें ही ख्यारे ज्ममे पहुँच पाता है। दसवी संदीके अतम ख्वारेज्मका 
प्रसिद्ध विद्वान अवूरहाँ अलब्ेख्ती पैदा हुआा। 4ह भारतकी विद्या और सस्क्ृतिका इतना 
सम्मान क्यों करता है ? उसीलिए कि बढ़ कग और अफ्रीग सस्क्ृतिका उत्तराधिकारी था। अरबो 
और बादम गजनवियोर्के हाथम पराधीन होनेके बाद भी उसे ख्वारेज्मके पाचीन वैभवका 
स्मरण था। ११वीं शताब्दीके आर भे में भारत सगरा और बैभयपूर्ण देवालयोको ध्वस्त होते 
देखकर उसे प्रागू-इस्नामिक ख्वारज्म याद आता था। 


अिाान्‍०दन+-म्य बंपतीया॥ एकण्कर भैसंरपकलकद किलकला्ंकमंमपक सिलफेप साया 


स्नोत ग्रथ : 
१ खोरेज्म्स्कया एक्सरदित्सिया १६३६ (स० प० तालस्तोफ ) 
२, नोविये मतेरिजली पो उस्तोरिद्द कुल्तरि द्वेत्तओ खवारेज्मा (स० प० ताल्स्तोफ, 
३ वेस्त० द्वे० दस्तारिं, १६९८६ (१) प्‌० ६०-१०० 
४ इस्लोरिया द्ेवनओं वोस्तोका (व० ब७ स्थ्रुवें, १६४१) 
5. (ए2टॉ.७ था 0 हक बाते विताक (५४, | (07%, (०ाणोंआ02९ ]998) 
86 768 9297 028 (४ (७ 8672773977) 


अध्याय ३ 


ग्रीक-वास्त्री (१३०-१३० ई० पू०) 


यद्यपि अलिकसुदर ने गगमेला (अरबेला) के युद्ध मे ईरानियों की कमर तोड दी, तो भी 
अखामनी साम्राज्य को पूर्णतया विजय करने मे उसे तीन साल (३३४-३३१ ई० पू०) लगाने 
पडे । वह पर्शुयुरी और पक्तरगद के भव्य नगरो की होली जलाकर अख्वतन की ओर होते 
दारयवहु (३) को पकडने के लिये उसका पीछा कर रहा था । इसी समथ वास्त्रिया का क्षत्रप- 
सेनापति वेसूसुस नामक एक राजवशी पुष्य था। अभागा दारयवहु अपने भाईवद के पास दारण 
लेने जा रहा था। वेस्सुस ने उसे भेट दे अलिकसुदर का क्ृपापात्र बनना चाहा । वह शाह को 
बाधकर एक ढके रथ पर बैठा अखबतन की ओर चला। उस' समय अलिकसुदर कास्पियन के 
किनारे पहुँचा था। जब उसे खबर लगी, तो वह इस कारवा की ओर दौड पडा। रथ धीरे-धीरे 
चल रहा था, इसलिये वेस्सुम्‌ने दारयवहु को घोडे पर चढाकर जल्दी ले जाना चाहा। भाह ने 
उप्तकी बात मानने से इन्कार कर दिया। बेस्घुस्‌ ने आखिर मे उसे घायल करके मरता छोड दिया। 
मरने से कुछ ही क्षण पहले अलिकप्तुदर वहा पहुँचा। उसने अपने शत्रु के दुर्भाग्य पर आसू बहाया, 
और उसके शरीर को मोमियायी बना बडे सम्मान-प्रदर्शन के साथ पर्शुपुरी मे दफनाया। वेस्सुस्‌ ने 
बास्त्रिया लौट कर अतंक्षथ्न चतुर्थ के नाम से अपने को प्राची का शाह घोषित कर चार वर्षों 
तक (३३३-३२९ ई० पृ०) शासन किथा । 


१ अलिकसुदर (३३२४-२३ ई०पूृ०) 


अलिकसुदर ने क्रश आजकल के खुरासान, सीस्तान, बिलोचिस्तान, कधार और काबु- 
लिस्तान को जीता । काबुछसे ३२९ ई० पू० में वह अन्दराप पर चढा। फिर २५०० 
सवारो के साथ जा उसने ओरनो (गोरी या खुल्म) और बाख्तर (बलख ) को ले लिया । बेस्सुस्‌ 
के विश्वासवात से बास्त्री छोग इतने चिढे हुए थे, कि उन्होंने उसका साथ छोड दिया । उसने वक्षु 
पार भागकर नदी कौ नौकाये नष्ट कर दी, कि अलिकसुदर पार न हो सके, लेकिन यवनोने 
चमडे की मशको और बोरो में पुवालू भर कर उन्हे नावो की तरह इस्तेमाल किया और फिर 
अपने शत्रु का पीछा किया। बेस्सुस्‌ ने अपने को बिल्कुल कायर साबित किया। पहले सोग्दीय 
नेता स्पितामा उसका प्रधान सहायक था, लेकिन जब उसकी कायरता देखी, तो उसे बाधकर 





मराइइणा 0ैघटा76 १6४ ए०००९०४ 06 [तलन्‍्ता (७, १(०४०८7००) ० 759-6[ 
इस्तोरिया द्ेब्नेओ वोस्तोका (व० व० स्त्रंबे) पृ० ३५७-३घ८ 


अलिक 7ुन्दर ] ग्रीक-बाख्तरी १६४ 


अलिकसुदर के पास ले गया। अलिकसुदर ने इस विश्वासधाती को दड देने के लिये 
ईरानियो के पास अखबतन भेज दिया, जहा उसे कतल कर दिया गया । 

अलिकसुदर की विजयिनी सेना वक्ष के दाहिने तट से आगे बढती गई। स्पितामा के भक्ति 
दिखलाने पर भी जब सोग्दो को यवनो की बुरी नीयत का पता लगा, तो उन्होने भी तलवार 
म्यान से निकाल ली। अलिकसुदर ने अपने घोर पशुरूपका परिचय दिया और आसपास 
के इलाकों को लूटठमार कर बर्बाद कर दिया। ग्रीक' सेना मरकदा (समरकद) को जीतती 
यक्‍सते (सिरदरिया) के किनारे पहुँची । उन्हे युरोप से ही मालम था, कि शको के देश में तनाई 
(दोन) नामक बडी नदी है । यहा उन्हे सोग्द से उत्तर शको की भूमि' का पता छगा, तो 
उन्होने यक्‍्सरतेकों भी तवनाई समझ लिया | सिरदरिया के तट पर शायद खोजन्द (वर्तमान 
लेनिनाबाद) के पास उसने अलिकसुदरिया के नामसे नगर बसाना चाहा। सोग्दियों ने इसे 
अपनी चिर-दासताकी' बेडी समझकर भीषण विद्रोह कर दिया, जिसमे वाह्लीक (बाख्तरी) भी 
उनके सहायक हुए। थोडे ही दिनोमे लोगोने कुरवपुरी (किरोपोलिस) और दूसरी जगहकी 
ग्रीक छावनियोपर अधिकार कर लिया, लेकिन अलिकसुदरने बडी क्ररता दिखलाते हुए कुछ ही 
दिनोमे विद्रोहको दबा दिया। इसी समय उसने सुत्रा, कि यक्‍्सतँके पार शक लोग आक्रमण 
करनेके लिये इकट्ठा हो रहे हैं और मरकदाकी ग्रोक छावनीको स्पितामाने घेर लिया है । 
उसने एक बडी सेना मरक दाके उद्धारके लिये भेजी और स्वय यक्‍सते नदीके तटपर जा १७ 
दिनोमे अलिकसुन्दरिया नगरी बसाई । नगरीका घेरा ६० स्तदिया (१२००० या ६८२ मील) 
था । उस समय अलिकसुदर शात्रुओसे घिरा था बीमारीने उसे दुबंल बना दिया था, लेकिन 
तो भी उसने हिम्मत नही छोडी और नदी पार होकर शकोसे लडना चाहा, कितु ग्रीक सेना नदी 
पार जानेके लिये तेयार नही हुईं ।इसीलिये नदीके बाये तटपर श्रालिकसुन्दरिया नामक नये 
नगरको बसानेकी अवश्यकता पडी । नगरके बस जानेपर बेडेसे नदी पार हो प्रीक सेनाने 
शकोकों पूर्ण पराजय दी और उन्होने दृत भेजकर अधीनता स्वीकार की । ये शक कग और 
वू-सुन रहें होगे--इस समय फर्गाना और ताशकन्द इलाकेमे शकोकी आबादी थी । 

मरकदाके उद्धारके लिये जो सेना भेजी गईं थी, उसे स्पितामाने पोलितिमेतस्‌ (बहु- 
रत्न ) उपत्यकामे नष्ट कर दिया। खबर मिलते ही अलिकसुन्दर दौडा और चार दिनमें मरकदा' 
(समरकद ) पहुच गया । स्पितामा बाख्तरकी ओर भगा । अलिकसुन्दरने खिसियानी बिल्ली की 
तरह सारे सोग्द देशको बर्बाद कर दिया । स्पितामाका पीछा करते हुए जारिअस्पा (हजारास्प, 
बेकद) में उसने ई० पू० ३२६-३२८ का जाडा बिताया। स्पितामा के रक्षक ख्वारेज्मके 
गशक्तिशाली कंग थे, इसलिये उसको परास्त करना आसान नही था। वसतमे १९००० नई ग्रीक 
सेनाकी कुमक अलिकसुन्दरके पास पहुच गई, जिसकी मददसे उसने ३२८ ई० पृ० के वसंतमे 
मगियाना (मेवे) प्रदेशको जीता | मध्यएसियामें अलिकसुन्दरको दुध॑र्ष शत्रुओसे मुकाबला पडा 
था । पेत्रा-ओक्सियाना (महशहदसे उत्तर-प्रब कलानादरी, ) इतना सुदुढ साबित हुआ कि उसे 
अलिकसुन्दर दो साल तक सर नही कर सका । यहाका सोग्दीय सेनापति अरिमज उसके लिये 
लोहेका चना साबित हुआ । अतमे इस वीर दुर्गपालने आत्मसमर्पण किया । अलिकसुदर वीरोका 
कितना सम्मान करता था, इसका पता उसने अरिमजकों नहीं बल्कि उसके सबधियों तथा दूसरे 
प्रधान सरदारोकों दारपर खिचवा करके दिया । अलिकसुदरकी रानी रोक्सानाको कोई कोई 


( ०४ "है है ६६ ) ४<69 ॥५ ३४ हफटे॥ “०४६ 





सेहप्रुक ] ग्रीक-बास्तरी १६७ 


इतिहासकार दारयबहुकी कन्या बतलाते हे और किसी' किसीका कहना है कि वह सोग्दीय सामनन्‍्त 
ओक्सातंकी दुहिता थी, जिसे यहीपर अलिकसुदरने पाया। मरम्याना (मेवे) नगरके दक्षिणमे 
उसने दो छावनिया या दुर्ग बनाकर वहा अपनी सेना खखी। शायद यह छावनिया सरक्स (हरी- 
रुदके किनारे) और मेरुचक (मुर्गाब तटपर) मे थी। 

इस विजयके बाद अलिकथुदर बारित्रिया पहुचा। वहा उसने चार यवन छावनिया 
स्थापित की, जो सभवत मेमना, अदकुई, गाबरगान और सरीपुलमे थी। वहासे वह फिर 
मरकदा लौट आया। स्पितामा अब भी बहादुरीसे लड रहा था, लेकिन धीरे धीरे यवनोका 
पलला भारी हो रहा था। अलिकसुदर भी अपने शत्र॒ुकों न पाकर देशवासियोसे बदला ले रहा था, 
इसलिए घुमन्तुओने स्पितामाका सिर काटकर अलिकसुदरके पास भेज दिया। ३२८-३२७ ई० 
पृ० के जाडोको अलिकसुदर नौतकामे बिता रहा था। इसी समय उसे अपने वीर तथा विश्वासपात्र 
सेनापति क्लेइतकी ह॒त्याकी खबर मिली। ख्वारेज्मके सिवाय अलिकसुदर सारे पश्चिम मध्य- 
एसिया (यकक्‍पतेके दक्षिण) को जीत चुका था। अब उसका ख्याल भारत-विजयके लिये हुआ । 
३२७ ई० के वसतमें भारतकी ओर प्रयाण करते समय उसके साथ १०००० पैदल और 
३०००सवार सेना थी | गधार-विजय करते व्यास तटपर वह नदसाम्राज्यके पास पहुच रहा था, 
जब कि उसकी सेनाने आगे बढनेसे इन्कार कर दिया और ३२६ ई० पृ० में उसे वहासे लौटठना 
पडा । उसने सेनाके एक भागको समूद्रपधसे बाबुल भेजा, और दूसरेकों साथ लिये स्थल 
मार्गसे लौटा। ३२४ ई० प्‌ृ० में वह ओपिस (बगदादके पास) पहुचा। यूनानी वैसे भी 
अलिकसुदरके शाहाना ठाटको पसद नही करते थे, । पूर्वी लोगोको यूनानियोके बराबरका 
स्थान देनेसे वह और असन्तुष्ट हो गये । यहा सभी यूनानियोने पचायत कर घर जानेकी माग पेश 
की । अलिकसू दर सरगनोकों उसी समय प्राणदड दिलवा सेनाको खूब फटकार कर महलमे चला 
गया। अब उसने खुलकर ईरानियोको शरीररक्षक, दरबारी तथा दूसरे बडे बडे पद देने शुरू 
किये। यूनानियोने अन्तमे उससे क्षमा मागी। अलिकसुदर फिर विजययात्रा की धुनमें लगा, 
कितु ३२३ ई० पू० में जब वह बबेरू (बाबुल) में पहुचा, तो बीमारीने धर दबाया और ३३ 
वर्षकी उमरमे उसका देहात हो गय। । ह 

अलिकसुदरकी। मृत्युके समय बाख्तर और सोग्दका यवन राज्यपाल (स्त्रतेगोस ) अमिन्तस 
था । मृत्युकी खबर बाख्तर पहुची, तो यवन-सेनाने विद्रोह कर दिया, मगर उसे जल्दी दबा दिया 
गया। अभिन्‍्तस्‌की जगह फिलिप (एलिमेयसीय) साल भर राज्यपाल रहा। फिर उसे 
पथियाका राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया ओर उसकी जगह स्तपनोर आया, जिसने २१ साल 
(३२१-२०१ ई० पू०) तक बाख्तर-सोग्दका शासन किया। 


२ सेल्युक १ (३१२-२८१ ६० पू०) 

अलिकसुदरकी मृत्यू (३२३ ई० पूृ०) के होते ही विशाल ग्रीक साम्राज्यके बटवारेके 
लिये उसके सेनापतियोमे ४२ वर्ष (३२३-२८१ ई० पृ० ) व्यापी सघर्ष छिड गया । अलिकसुदरने 
अपने सेनापति सेल्यूकत्सलूक्को सिरिया (शाम), बबेर और पूर्वी देशोका शासक बनाया था, जो 
अलिकसुदरके मरतेके बाद उसीके हाथमे रहे। अलिकसुदरके स्थानपर उसके भाई अलिकसुदर 
(२) को सिहासनपर बेठाया गया। वहू ३२३ ई० पृ० से ३१२ ई० पू० तक सेनापतियोकी प्रति- 


१६८ मध्यउसिया का इतिहास (१) [४३४ 


दन्द्रितामे नाममात्रका शासक रहा। ३१२ ई० पूृ० के बाद तो दूसरोकी तरह सेल्युक बिल्कुल 
स्वतत्र शासक हो गया । अन्तिगोनकी सहायतासे उसने अपने पहलेके शासित प्रदेशमे सूसियानाको 
भी मिला लिया । अन्तिगोनसे झगडा होनेपर सेल्यूकसको ३१६ ई० पू० में मित्र भाग जाना पडा, 
लेकिन चार वर्ष बाद (३१२ ई० पू० में) वह फिर बाबुलका स्वामी बन गया। इस सफलताके 
उपलक्ष्यमें तभी (३१२ ई० पू०) उसने सेल्युकीय सवतः चलाया। तो भी अभी तक उसने सेना- 
पतिकी उपाधि ही' रक्खी और राजा (वर्तीलेउस्‌) की उपाधि ३०६ ई० पू० में है। धारण की । 
बसख्त्रिया और सोग्दको उसने फिरसे जीतकर अपने राज्यमे मिलाया ।अलिकसुदरकी मृत्युके बाद 
जो अव्यवस्था हुई, उसमे पजाब और काबुल स्वतत्र हो गये । सेल्युकसने फिरसे इस भागकों जीतना 
चाहा, जिसके कारण ३०५ ई० पु० में चद्रएप्त मौयंसे उसकी मुठभेड हो गई जिसमे “विजेता, 
राजा, सेल्यूकस” को बुरी तरहसे हारता पडा। सिव्‌ और परोपनिसदे (हिंदूकुश) के बीचका 
सारा प्रदेश चद्रगुप्तनें ले लिया और सेल्युकसको अपनी लडकी देकर भीषण पराजयपर मोहर 
लगानी पडी | यवन विजेताओं की यह पहली भीबण पराजय थी। २८० ई० पू० में सेल्युकस 
अपने एक अफस रके हाथ मारा गया और उसका उत्तराधिकारी अतियोक प्रथम (२८१-६२ ई० 
पू०) हुआ । सेल्युकसका तीसरा उत्तराधिकारी उसका पौत्र अतियोक द्वितीय (२६२-३४७ 
ई० पू०) था। सेल्युकी वशकी राजधानी दजला (तिग्रा)नदीके किनारे थी, जिसे सेल्युकसभने 
अपने तामपर बसाया था। यह पीछे सासानी (२२६-६४२ ई० ) राजधानी तसूपोन का एक 
भाग रही। 


३ ग्रीको-बाख्तरी (२४४५-१३० ई० पू०) 


अतियोक' (२) के शासनकाल (२६२-२४७ ई० पू०) में बाख्तर सहस्ननगरीका राज्य- 
पाल दियोदोत था, जिसने केद्रीय शक्तिको क्षीण देखते हुए २५६ ई० पू० में धीरे धीरे स्वतत्र 
होना चाहा | मगर उसके सिक्‍कोसे साबित नहीं होता, कि उसने वर्सेलियुसकी पदवी धारण 
की । उसके नामके सिक्‍की वस्तुत उसके पुत्र दिवोदोत (२) (२३०-२२५ ई० पू०) ने 
चलाये । 


ग्रीक वहा ] ग्रीक-बाख्तरी १६९ 


तुलनात्मक बाखझुतरी ग्रीक वंश 





ई०पू० भारत चीन दक्षिणापथ उतरापथ 
(मौयं ) 
२५० अशोक २७२-२३२ स्याउवबेन्‌ वेडः दिवोदात ॥ २४५-२३० १ तूमन २५० 
२३० दशरथ २२४ दिवोदात 7] २३०-२२५ 
एउथुदिम २२५-१८ ९ 
२१० (हान्‌ वश ) 
काउन्ती २०६ 


१९० वहद्रथ १९१-१८५ हुइ-ति १९४ देमित्रि १८९-१६७ 

(शुग ) पुष्य सित्र 

१८५-१४८ 

वेडती १७९ २ माउदुन १८३ 
१७० एउक्रतिद १६७-१५९ ३ चीयू १६२ 
(मेनानदर १६६-१४५) ४ चुनचेन १६२-१२७ 
चिड' ती १५६ हेलियोकल १५९-१३० 

१५० अग्निमित्र १४८-१४० 


बूती १४० 
१३० वसुमित्र १२३-११३ अतियालिकद १३० ५ इशीज्या १२७-१७ 
६ अच्ची ११७-१०७ 
११० ७ चानूसीलू १०७-१०४ 
८ शूतीहू १०४-१०३ 
९ शूलीहु १०३-९८ 
१० हुलीहू ९८-८७ 
९० देवभूति ८२-८७ चाउनी ८६ (मोग ७७-५८) ह॒हान ये ८२-५२ 
(कण्व) 
७० वसुदेव ७२--  स्वेन-ती ७३ (मोग ७७-५८) 





२२ 


१७० सध्यएसियां का इतिहास (१) [४३२ 
१. दिवोदोंत' प्रथम (२४५०२३० ई० पू०) 


इसीको ग्रीको-बाख्तरी राज्यका सस्थापक माना जाता है, लेकिन इसमें सदेह है, कि 
दिवोदोतने अपनेको राजा सेल्युक (२) (२४७-८० ई० पू०) से स्वतत्र राजा (बसीलेउस) 
घोषित किया। इसका सिक्का मिलता है, लेकिन कुछ विद्वानोका मत है, कि उसे इसके पुत्र 
दिवोदोत (२) ने बापके नामसे ढलवाया। दिवोदोत केवल सेल्यूकीय राज्यपाल (स्त्रतेगो) 
ही नही था, बल्कि अन्तियोक (२) (२६२-४७ ई० पू०) की पुत्री भी इसे व्याहीं थी, जिससे 
हुई पुत्रीकों एउथुदिमने व्याहा था। पीछे बेटा-दामादका जो संधर्ष हुआ, उसमे दामादकों 
सफलता मिली। अन्तियोक (२) के मरनेके बाद उसका पुत्र सेल्यूक (२) राजा बना। उसने 
अपनी बेटी दिवोदोत (१) के पुत्र दिवोदोत (२) को दी | बहन-बेटी देकर शक्तिशाली स।मन्तोको 
अपने पक्षमे करना कोई नई नीति नही है। 

जिस वक्‍त यह ग्रीको-बाख्तरी नया वश स्थापित हो रहा था, उसी समय शकोकी एक 
शाखा दहे (ता-हि-या) भी अपना राज्य स्थापित करनेके प्रयत्नमे थी, जिसमे कगोका पूरा 
सहयोग था, यह हम कह आये है । मूलत दहै यक्‍सर्त नदी (सिरदरिया)के पासके रहनेवाले थे । 
पीछे इन्होने कास्पियन समुद्रके पास तक फैली दारयबहुकी पुरानी क्षत्रपी पारथिया पर अधिकार 
कर लिया, इसीलिए आगे चलकर यह पाथिव (पाथियन) नामसे प्रसिद्ध हुए । २५९ ई० प्‌० 
में एक प्रदेशके शासक होनेके बाद धीरे धीरे १४१ ई० पू०मे मिथ्थदात (१) ने सेल्युकीय वशको 
खतम कर दिया । पाथियोने प्रायः ४०० वर्षों (२४९ ई० पू०-२२६ ई०) तक ईरान पर 
शासन किया। इस वशका स्थापक अर्शक (१) (२४६-२४७ ई० पू०)दिवोदोत (१) (२४५- 
२३० ई० पू०) का समकालीन था। उसके बाद अर्शक (२) तीरदात (२४७-२१४ ई० पू०) 
शासक हुआ, जो कि दिवोदोत (२) (२३०-२२५ ई०पु०) और एउयुदिम (२२५-१८६ई० 
१०) का समकालीन था। सेल्यूकीय सम्राद्‌ यह आशा रखता था, कि दिवोदोत (१) तीरदातके 
पक्षमे नही जायेगा । दिवोदोत (१) ने ऐसा ही किया भी । पाथिव बदमे आगे अशक (३ ), अतेबान 
(२१४-१८१ ई० पू०), फ्रात (१) (१८१-१७० ई० पू०) के बाद ५वा राजा मिथुदात (१) 
(१७०-१३८ ई० पू०) बडा मनसस्‍्वी शासक था, इसीने सेल्युकीय वशका उच्छेद किया। 
तबसे पारथिव वश ईरान और मसोपोतामियाका शासक तथा रोम और शक साम्राज्यका 
प्रतिदृद्दी बना । 


२ दिवोदोत' द्वितीय ( २३०-२२४ हू ० प्‌० ) 


प्रथम' दिवोदोतका पुत्र दिवोदोत (२) पिताका प्रतिनिधि बनकर सेल्युकीय दर्बारमें 
गया। सेल्युक (२) उससे इतना प्रभावित हुआ, कि उसने अपनी लडकी उसे व्याह दी। लेकिन 
दिवोदोत (२) अपने पिताके राज्यको अधिक दिनो तक नहीं सभाल सका। उसका बहनोई 
एउथुदिम उसका भारी प्रतिद्वद्वी था। सेल्यूक (२) ने अपनी स्थिति मजबूत करनेके लिये जहा 
+ लाए पा 32८07 2७ते [ता (४४ ५४ ०) 
वही; पाम्यात्विकि ग्रेको बाकूत्रिइस्कओ इस्कुस्स्त्वा (क० व त्रेवर) पू० ५-७ 


एउथदिस | ग्रोक-बाख्तरी १७१ 


एक लडकी दिवोदोत (२) को दी थी, वहा दूसरी दो लडकिया पोन्त और कपादोकियाके 
राजाओको दे रकखी थी। इन दोनो दामादोसे वह आशा करता था, कि वह पश्चिमके सीमातकी 
रक्षामे सहायता करेगे । अलिकसुन्दरके साम्राज्यके भिन्न-भिन्न भागोके उत्तराधिकारी एक दूसरेके 
राज्यकी छीना-झपटी करते ही रहते थे। मिस्रके राजा तालमी (ततुरमाय) (३) ने २४६ ई० 
पृ० में राजधानी सेलूकियाको छीन लिया और सेल्युक (२) को भाग जाना पडा । ऐसी डावाडोल 
स्थितिमे बडे सावधान रहनेंकी अवश्यकता थी । दिवोदोत (१) ने उत्तरके दहै को मदद नही दी, 
लेकिन उसके पुत्रने इस नीतिको छोड दिया और सेल्यूकीय स|म्राज्यपर आक्रमण करनेवाले तीर- 
दातके साथ मेल कर लिया। सेल्यूकीय विधवा रानीने अपने पक्षको मजबूत करनेके लिये अपने 
प्रभावशाली स्त्रतेगस (क्षत्रप) एउयुदिमको अपनी कन्या व्याह दी। एउथुदिमने दिवोदोत (२) 
को मार डाला, जिसपर अन्तियोक (३) उससे बहुत प्रसन्न हुआ । 


३ एउथुदिम (२२५-१८९ ई० पू०) 


एउथूदिम और उसके पुत्र दिमित्रियका शासन ग्रीको-बार्तरी राजवशके बडे वैभवका 

समय है। उस समय राज्यमे बारुत्रिया, सोग्दियाना, मगियाना, फर्गाना, द्रगियाना, अरखोसिया, 
परोपनिसदेके प्रदेश तथा भारतके कितने ही भाग थे। आजकल ये प्रदेश ताजिकिस्तान, उज्बे- 
किस्तान, तुकउानिस्तान, किरगिजिस्तान और कजाकस्तानके सोवियत गणराज्यो, सीस्तान 
(पूर्वी ईरान), अफाानिस्तान, पाकिस्तान और भारतमे है। एउथुदिम भमैन्दर नदीके तटपर 

अवस्थित मग्नेसिया महानगरीके युद्धभे १८०९ ई० पू० में मारा गया। उसके मारे 
जानेके बाद बाखर्त्रियाका राज्य दिवोदोत (२) के हायमे आया। उसने भी अपने सरक्षक 
सेल्यूकीय वशके साथ वही बर्ताव किया, जो कि उसके मृत प्रतिपक्षीनें किया था। उत्तरके 
धघुमन्तू दाहे से सेल्यूकीय राज्यकोी बडा खतरा था, जिससे रक्षा पानेके लिये एउथूदिमको प्रसन्न 
रखना आवद्यक था, लेकिन एउथुदिम अपने प्राप्त राज्यसे सतुष्ट रहनेवाला नहीं था। उसकी 
इस महत्वाकाक्षामे अन्तियोक (३ ) भी अपरिचित नही था । उसने इसे रोकनेके लिए २०८ ई० पु० 
में एउथुदिमपर आक्रमण किया। इस समय बारित्रिया राज्यकी सीमा पूर्वमे हिदूकुश और परिचिममे 
निम्न आय (हरीरूद ) नदी तक थी। अन्तियोकके आक्रमणको रोकनेके लिए एउथुदिम १०००० 
सवारोके साथ आय नदीपर गया, कितु उसे हार खाकर लौट आना पडा । इसके बाद अन्तियोकसे 
एकके बाद एक हार खाते अतमे उसे बाख्तर (बलख ) की अपनी दुर्गंवद्ध राजधानीमे शरण लेनी 
पडी। अन्तियोक (३) ने उसे दो साल तक घेरे रक्‍्खा। दुर्ग बहुत दुढ था, तो भी अधिक 
काल तक डटे रहना सभव नही था। एउथुदिमने जब उत्तरके घुमन्तुओ (कगो) को बुलानेकी 
धमकी दी, तब अन्तियोक उससे सधि करके लौट गया। एउथुदिमने कुछ हाथी प्रदान किये। 
अन्तियोकने अपने प्रतिद्वन्द्वीके पुत्र दिमित्रियको अपनी कन्या देनेका वचन दिया। अन्तियोकके 
लौट जानेपर एउथदिमने सेना और कोश बढातें अपने राज्यको शक्तिशाली बनाना चाहा। 
पश्चिममें अन्तियोक (३) के होनेसे वह उधर बढ नही सकता था। उत्तरमे उसका राज्य सोग्द 


बाई! नायूलेँए! कम कम ॒ुक गणूवम २०... डिगरम्मया॥ अाथा माया क्कमवाम्क, 


१ (:72८8 770 38८6798 


१७२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४१३।३ 


और फर्गाना तक था। (यही फर्गानाकी उपत्यका पीछे बाबरकी जन्मभूमि हुईं, जिसने १५वीं 
सदीके अन्तमे वहा की जो समृद्धि देखी थी, उसे भारतका सम्राट होनेके बाद भी वह भूल 
नही सकता' था।) फर्गाना उपत्यका फलो और खेतीके लिए बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन 
इससे भी अधिक उसकी' समृद्धिका कारण चीनका रेशमपथ था, जो कि इसके भीतरसे 
गुजरता था । 

बास्त्रिया (वाह्नलीक) आजकी तरहका मरुकातार जैसा देश नही था। अपनी उर्वरताके 
कारण इसे 'पोलितिमेतस” (बहुमूल्यवान्‌) कहा जाता था । अपनी हजारो नहरो से सहस्नभज 
और हजारो नगरोके कारण सहस्न नगर भी इसका नाम था। राज्यके भीतर बदरुशाकी लाल 
(पद्मराग ) की खाने, खुरासानमें फीरोजेकी खाने और यमगानमे बेड़यें जेसी मल्यवान्‌ खाने थी । 
बदख्शामे ताबा और लोहा भी निकलता था। 

चीनसे पश्चिमकी ओर आनेवाला रेशमपथ इसी राज्यसे होकर गुजरता था, इसके 
कारण भी एउथुदिम बहुत सपत्तिशाली था। रेशमपथ तरिम-उपत्यकासे पामीर पार करनेके 
बाद इकिश्तामसे एक रास्ता तेरक डाडा पार हो फर्गाना पहुचता, और दूसरा अलई उपत्यका 
होते बास्त्रिया मे । फर्गाना और बार्त्रियाका स्वामी तरिम-उपत्यकाकी ओर जानेवाले रास्तेका 
भी स्वामी था। हा, तब भी एक रास्ता तरिम-इस्सिकुल (सरोवर) रह जाता था, जिसके 
स्वामी वू-सून (सेरेस) थे । 

एउथुदिमके समय अभी हृण अपनी पुरानी भूमिमे थे, यूची शक भी कन्सृकी अपनी 
जन्मभूमिमे चीनको पडोसी थे। इस रास्ते होने वाला चीनका व्यापार आयका भारी 
स्रोत था । अफगानिस्तान (कपिशा-उपत्यका) होकर भारतका व्यापार भी बाझ्तरसे बहुत 
होता था। चीनी दूतने १२८ ई० पू० मे जहा भारतकी बहुत सी पण्य वस्तुये वहाँ देखी, वहा 
भारतके रास्ते आई चीनकी भी कितनी ही चीजे पाईं । 

व्यापारके इतने विकाससे एउथूतिम सोनेके महत्वको समझता था। सोना प्रा८- 
करनेकी ओर उसका ध्यान' गया। उसके राज्यके उत्तर-पूरबमे वूसुन (शक) रहते थे, जिनका 
प्रदेश अल्ताई तक फैला हुआ था । अल्ताई स्वय अपने नामके अनुसार सुवर्णगिरि है । उसके उत्तरमे 
पुरानी सोनेकी खानोंमे आज भी काम होता है। उनके और उत्तरमे कई खाने हे, जिनमें साइ- 
बेरियामे लेनाकी सोनेकी खाने दुनियामे अत्यन्त प्रसिद्ध है। पहले अल्ताई और साइबेरियाकी 
खानोका सोना ही मध्य-एसिया, भारत और ईरानमे' जाता था। लेकिन, दारयबहु (५२१-४८५ 
ई० प्‌ू०) के समय और उसके बादसे वहासे सोना आना बद हो गया। एउथुदिमने चाहा, कि 
तीन शताब्दियोसे रुके इस सुवर्णपथकों फिरसे खोला जाय, जिसमें रेशमपथकी तरह सुवर्णपथ 
भी बास्त्रियाकी समृद्धिको और बढा सके। सिथेरियाके सुवर्णणथके ऊपर आकर किसी घुमन्तू 
जातिने रास्तेको काट दिया। ऐसी जाति हणोके कबीले ही हो सकते थे, जिनका सबध चीनसे 
अधिक बह था। उन्होने सिवेरियाके सोनेकी धाराकों उधर फेर दिया। ई० पृ० द्वितीय 
सहल्लाब्दीमे लेना नही भी हो, तो भी अल्ताई और कजाकस्तानकी दूसरी सोनेकी खानीमे शकोके 
भेज काम करते थे, लेकिन, जे रके-वशज वूसुन---जो बिचवई होकर सोनेको मध्य-एसिया पहुचा 
पके थे--हणोके हस्तक्षेपके कारण असमर्थ थे। एउथुदिमने सोचा, यदि अपने इन उत्तर-पूर्वी 
पड़ोसियोको अधीन कर लिया जाय, तो सोनेका रास्ता खुल जायेगा | रोमन इतिहासकार प्लीनीने 


विमिन्रि ] प्रीकबाल्तरी १७३ 


सिहलवालोसे सूनकर सेरेस (वूसुन) लोगोके बारेमे लिखा है--“यह वडी कट्ावर जाति 
है। इनके बाल लाल और आखे नीली होती हे। यह हेमोदों (हिमवान्‌) पर्वतके उत्तरमे 
रहते हे ।” पीछे चीनियोने भी इन्हे रक्त-केश और नील-नेत्र लिखा है। एउथूदिम फर्गानासे 
त्यानशान्‌की पहाडियोमें घुसकर इस्सिकुल सरोवर तक गया, किंतु स्वर्णपथकों खोल 
नही सका। 

सेरेस (वृसुन) स्वय सुवर्णके उदगमक साथ सबध नही रखते थे। येनीसेईके ऊपरी 
भाग तथा दूसरी जगहोकी सोतनेकी खानोंक स्वामी हुण थे। उत्तरके घुमन्तुओका विजय 
करना सदा टेढी खीर थी, इसलिए एउथूदिमको खाली हाथ लौठना पडा | यह अभियान २०६ 
ई० पू० में हुआ था। यह याद रखनेकी बात है, कि ग्रीको-बाख्तरी राजाओके सिक्‍के सोनेके नही 
थे। उनके बडे ही सुन्दर तेत्राद्राख्म चादीके होते थे। मुद्रामे सुदर रूप अकित करना एउथूदिमके 
समय जहा पहुचा, वहा फिर नही पहुच सका। २०६ ई० पृ० के बाद उत्तरसे लौटकर उसने 
पाथियोको परास्त कर उनके कुछ प्रदेश छीन लिये । मर्गियाना और निम्न आर्यू (हरी रुद) 
उपत्यकाका उपराज उसने अपने द्वितीय पुत्र अन्तिमाखूको बनाया, मर्ग (मेवे) उसकी 
राजधानी बनी । अन्तिमाख्‌ू जिस तरह बापका उपराज रहा, उसी तरह अपने बडे भाई दिमित्रिका 
भी था। सेल्युकियोमे गद्दीके उत्तराधिकारीको उपराज कहते थे। उपराज बनानेकी यह प्रथा 
ग्रीको-वास्त्रियोने भ। स्वीकार की । हमे मालूम है, कि हणो और दूसरे घुमन्तू कबीलोमे भी 
प्रदेशोके राज्यपालोको उपराजकी अधिक सम्मानित उपाधि दी जाती थी। दाह (पार्थियो) में 
भी यह प्रथा थी। शायद उनसे ही एउथूदिमने इस को लिया। उपराज अपने सिक्‍के भी चलाते 
थे । बहुधा उनकी साधारण प्रजाको यह मालूम नही होता था, कि हमारे राजाके ऊपर और भी 
कोई राजा है। इस तरहका भ्रम ग्रीको-बारुत्री राजाओके ही सबधमे नही, बल्कि यूची, कुषाण, 
एफताल (र्वेतहण) और तुकोंके बारेमे भी देखा जाता है। हम यह निश्चित तौरसे नही बतला 
सकते, कि तोरमान अधिराज था, या उपराज । अन्तिमाखूने अपने सिक्‍्कोपर थेव खुदवाया । 
थेव या देव राजाकों कहते हे, यह हमे सस्क्ृत साहित्यमे मालूम हे। पाथिव राजा अतंबानु 
(२१४-२८१ ई० प्‌०) अपनेको थेव-पातुर (देवपुत्र) लिखता था। 

इस कालमे उत्तरी घृमन्तू फिर जोर पकडने लगे। अलिकसुन्दरके समय बार्त्रिया और 
सोग्दके गाव-नगर खुले होते थे, लेकिन ग्रीको-बार्त्रिय शासनके अतमे, जब चाडक्यान्‌ (१२८ 
ई०प०) इस प्रदेशमे आया तो उसे समरकद और बाख्तर जेसे महानगर ही-दुर्गबद्ध नही मिले, 
बल्कि वहाक गाव भी प्राकार-बद्ध थे। उत्तरके घ॒मन्तुओका बहुत डर जो था। 


४ दिसमित्रि (१८९-१६७ ई० पू०) 


यह एउथूदिमका ज्येष्ट पुत्र था। इसके दूसरे भाई अन्तिमाखूके बारेमे कह चुके हे । शायद 
अपोलोदोत भी इसका छोटा भाई था। बापके अपूर्ण कामको इसने पूरा करना चाहा। इसकी 
भारत में विजय-यात्रा हमारे इतिहासके लिए विशेष महत्व रखती है। समकालीन व्याकारणकार 
पतजलिने “अरुणद्‌ यवन साकेत” (यवनने अयोध्याको घेर लिया )कहते हुए दिमित्रिकी ओर 
ही इशारा किया । बास्त्रियाके ग्रीक शासकोका भारतसे घनिष्ठ सबध था। सेल्युक (१) (३२३- 


२८१ ई० पू०) ने चद्रगुप्तको पुत्री देकर जो सबध स्थापित किया था, उसे उसके वशजोने भी 


£७ड मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४३४ 


कायम रकक्‍्खा | सेल्युक (१) का राजदूत मेगस्थती मौ्यं-राजधानी (पाटलिपुत्र) में वर्षों रहा, 
और उसने भारतका जो वर्णन छोडा, (उसका उपलब्ध भाग आज भी हमारे इतिहासकी ठोस 
सामग्री है। सेल्यूुक (१) के पाचवे उत्तराधिकारी अन्तियोक (३)--ने एउथूदिमकों 








धारा लक. अल 
कर्क श्ु क्र जि .ल्‍त._ननतन्‍नस्‍ोाो_न-न-__...............ंहलवउलल्‍ल्ल्व र०पपणब०० ०5५०५» ५०० 2... 
/+माककुम्ाक-७+ भावना) 0क+ ७» ;# वर, ५०५०७ ८७ अनवास्‍ाकक स्‍4क. व. 


२१, देमित्रिका प्रीक शात्राज्य ( १६७ ईं० ए० ) 


दो साल (२०८५-२०६ ई० पू०) तक बलखमे घेरे रक्खा, और स्वय मौर्य राजा सुभगसेन 
से परोपनिसदे कपिशा-उपत्यकामे आकर मिला तथा अपनी वशागत मित्रताको फिरसे 
दृढ किया । 

(भारत-विजय' १७३-१६७ ई० पू०) 


कुरव और दारयबहु (१) के सिधु-विजयकी बात हम कह चुके हे । जान' पडता है, 
अत्तेक्ष्र (२) (४०४-३५८ ई० पृ० ) के समय सिंध और गधार अखामनी राज्यसे निकल गये | 





* (76८८5 ॥0 890779, पाम्यात्निकि० प्‌ ०६ 


दिमित्रि ] ग्रोक-बाख्तरी १७५ 


इसके बाद पजाबमे छोटे-छोटे गणराज्य तबतक मौजूद रहे, जबतक कि अलिकसुन्दर कपिशा से 
पजाबकी ओर बढते व्यासक तट तक नही पहुँचा । अलिकसुन्दरकी विजययात्राका फल स्थायी 
नहीं हुआ । इसमे चद्रगुप्त मौर्य (२२१-२९७ ई०२० ) भारी वाधक हुआ । अब मौर्यवश खतम 
हो रहा था। अतिम मौर्य राजा को मारकर सेनापति पुष्यमित्रने राज्य अपने हाथ मे कर लिया। 
दिमित्रि उसी सेल्यूक के नाती का दामाद होने का अभिमान रखता था, जिसका सबंध 
मौर्य वशसे भी था। अभी तक ग्रीक शासक स्थानीय लोगो से अलग रहकर अपना शासन करना 
चाहते थे। दिमित्रि ने स्थानीय स|मनन्‍्तो को भी सहभागी बनाना चाहा। मौर्य वह्य के 
उच्छेत्ता पुष्यमित्र के विरुद्ध जो भाव देश में फेला हुआ था, उसने उससे लाभ उठाना चाहा 
और १८३--१८२ ई० पृ० में हिन्दुकुश को पार किया | अन्तिमाख्‌ अपने प्रदेश का 
उपराज था, दिमित्रिने अपने ज्येष्ठ पुत्र अेउथुदिम (२) को बाख्तर और सोग्दका शासन 
सौपा, और अपने द्वितीय पुत्र दिमित्रि (२) छोटे भाई अपोलोदोत तथा सेनापति मेनान्दर 
के साथ भारत-विजय के लिये प्रस्थान किया । सभवत परोपनिसदे (कपिशा) बाप के समय 
से ही उसके हाथ में था। 

आगे बढते |गधार (पेशावर और तक्षशिला ) प्रदेश को विजय करना था । मौये स/म्राज्य 
के उत्तरा-धिकारी पुष्यमित्र को अकटक राज्य नहीं मिला था। कलिगराज खारवेल उसके 
विरुद्ध पाटलि-पुत्र॒ तक चढ आया और पुष्यमित्र को राजधानी छोडकर मथुराकी ओर 
भागना पडा था । दक्षिण में शातवाहन भी उसके प्रतिद्वदी थे। मौर्य साम्र।/ज्य के पश्चिमी 
भाग को वह कभी अपने हाथ में नही कर सका। उस समय अभी दर्रा खैबर का रास्ता खुला 
नही था । इसके खोलनेवाले कुषाण थे, जिनके आने में अभी प्राय दो शताब्दियो की देर थी। 
दिमित्रि को आलिकसुन्दरवाला रास्ता लेना पडा, जो कि कुनार-उपत्यका से होकर बाजोर, 
स्वात, बुनेर, युसुफजई और पेशावर होकर सिंध तटपर पहुचता था। सिधु नदीके पश्चिम 
पुप्कलावती (आधुनिक चारसद्दा ) एक प्रसिद्ध नगर था, जिसे ग्रीक राजाओकी राजधानी बन- 
नेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। कश्मीर और गधार अब तक बौद्ध देश बन चुके थे। तक्षशिलाका 
व्यापारिक और सास्कृतिक गौरव अभी नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि मौर्य उपराजकी राज- 
धानी रहनेसे उसका महत्व और भी बढ गया था। दिमित्रिने तक्षशिला मे एक नये नगर की 
स्थापना की, जिसे आजकल सिरकपका ध्वसावशेयष कहते हे । कपिशाका शासन उसने अपने पुत्र 
दिमित्रि (२) को दिया, शायद गधार को भी उसीके हाथमें दिया। इसकी राजधानी अलक- 
सन्दारिया-कपिशा थी, जिसके ध्वसावशेष आज भी काबुलसे थोडा पश्चिम कोहदामन-उपत्यकामे 
वेग्रामके नामसे मौजूद हे। दिमित्रि के सिक्केपर उसका जो रूप अकित है, उसमें शिरके ऊपर 
हाथीके सूड और दात जैसा मुकुट उसके भारत-विजेता होनेका सूचक है। उसने ही अपने सिक्के 
पर पहली बार ग्रीक भाषाके साथ प्राकृत भाषा और पर्चिमी भारतमें चालू खरोष्ठी लिपिको 
अपनाया। दिमित्रिने वर्तमान सिंध को जीता और वहापर अपने नामकी नगरी बसाई, जिसे 
हमारे सस्क्ृत लेखकोने दत्तामित्रि बना दिया। शायद इससे पहले वह वक्षुके किनारे भी अपने 
नामका नगर बसा चुका था, जो दिभित्रिसे तेरमिज बनकर आज भी मौजूद है। यवन' सेना 
मेनानदरके नेतृत्वमे गधारसे सागल (स्यालकोट ) लेते व्यास और सतलुज पार हो मथुरा पहुची, 
वहासे पचालको लेते उसने साकेतको जा घेरा (अरुणद्‌ यवन साकेत ) | फिर जाकर राजधानी 


१७६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४।३।४ 


पाटलिपुत्रपर भी आक्रमण किया। उधर दिमित्रिके भाई अपोलोदोतने सिधके डेल्ठा पाटलाको 
ले सौराष्ट्रविजय किया, फिर भरुकक्षकों अपनी राजधानी बना चित्तौडके पास माध्यमिका नगरी 
को जा घेरा (अरुणद्‌ यवन माध्यमिका) । शायद अपोलोदोतने उज्जेनको भी ले लिया। इस 
प्रकार दिमित्रिके दो सेनापतियोमे मेनादर पाटलिपुत्र तक विजय करनेमे सफल हुआ और अपो- 
लोदोत अपनी विजय यात्रामे उज्जेन तक पहुचा । दिमित्रि स्वय तक्षशिलामें था। वह समझ रहा 
था, अब में फिर मौये साम्राज्यके वभवको पुनर्जीवित कर सकता हूँ। अलिकसुन्दरके लिये--- 
और वही बात अखामनी राजाओके बारेमे भी है--वह इन्दु या हिंदु का अर्थ सिषु-उपत्यकावाला 
देश समझते थे। ग्रीक राजाओने उसे मौर्य साम्राज्यका पर्याय माना था। दिमित्रि जिस इन्दु या 
इन्दियाका राजा था, वह यक्‍सते नदी (सिरदरिया) से सौराष्ट्रके तट तक और ईरानी मरुभूमिसे 
पाटलिपुत्र तक फैली हुई थी। भारतमे दक्षिणी कश्मीर, पजाब, उत्तर-प्रदेश, बिहार, मालवा, 
राजस्थान, उत्तरी गूजरात, काठियावाहु , कच्छ और सिध उसके अधीन थे । 

दिमित्रि केवल आक्रमण द्वारा धन जमा करनेके लिये नही आया था, बल्कि उसकी मनसा 
इस' देशका स्थायी शासक बननेकी थी। मध्य-एसिया और मगध के बीचमे होनेसे तक्षशिलाको 
उसने अपनी राजधानी बनाया। प्रदेशोमे उसके उपराज (राज्यपाल) शासन करते थे। उसका 
पुत्र अगथोकल परोपमिसदे (कपिशा) का उपराज था। इसने भारतके पुराने चौकोर 
(पचसार्क) सिक्‍कोकी नकलपर अपना सिक्का चलाया था, जिसमे ग्रीक लिपि और भाषाकों 
बिल्कुल हटाकर केवल भारतीय (ब्राह्मी) लिपि और भारतीय भाषा (पाली) का प्रयोग किया । 
यही एकमात्र ग्रीक राजा है, जिसने अपने सिक्‍केका पूर्णतया भारतीकरण किया। उसके चौकोर 
सिक्‍केकी एक ओर मौर्य॑ सिक्‍्कोकी तरह पर्वत बना रहता और दूसरी ओर पापाण बधनीके बीचमे 
खडा वृक्ष है, जो सभवत बोधि वृक्षका सकेत है । साथ ही उसने अपने सिक्‍के पर “दिकइओस” 
(धामिक ) लिखा है। 'धम्मिको धम्मराजा” पालीमे एक प्राचीन प्रशसावाचक शब्द है। कपिशा 
(परोपमिसदे ) उस वक्‍त बौद्ध प्रधान' लेश था। अगथोकलके बडे भाई तथा अपने तृतीय पुत्र 
पन्‍्तलेओनको दिमित्रिने सीस्तान और अरखोसिया (बलोचिस्तान) का उपराज बनाया था, 
और अपने छोटे भाई अपोलोदोतको गधारका, जो साथ ही अपोलोदोत भरुकच्छ (गुजरात ) 
का भी शासक था। जान पडता है, पेशावर-तक्षशिलासे सिध डेल्टा (पाटला) होत गजरात तक 
इसक हाथम था। एक समय इसने उज्जनको भी ले लिया था, लेकिन जल्दी ही पुष्यमित्रने उसे 
खाली करवा लिया। झेलम (बितस्ता) नदीके पूरबमें मिनानन्‍्दरका शासन था। गगंसहितामे 
दिमित्रिके विजयका वर्णन करते हुए लिखा है--- 


तत साकंतमाक्रम्य पचालान्‌ कुसुमध्वजम्‌ । 
यवना दुष्ट-विक्राता प्राप्स्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ ।। 


ग्रीक राजाओके सुन्दर सिक्‍्कोमे दिमित्रिके पिताका सिक्का और भी सनन्‍्दर माना जाता 
है। अनुमान किया जाता है, के इसके पिताके समयका कलाकार इस वक्‍त भी मौजद था । 
इसके तन्राद्राख्म चादी के सिक्कोमे एक ओर गजमुख-मुकुट धारण किये गभीर-आकृति दिमित्रिका 


_२०्याह॥-< ५+०२७४७॥ राशि! धकरहाइज॒फंशामककर ००००० (पहाडा, अम्मा. हमरा, 


* पम्थात्विकि ग्रीको-बाक्त्रिइ इस्कओ इस्कुस्त्वा, फलक ३६ 


दिसिन्र ] ग्रीक-बाख्तरी श्छछ 


अधंदेह है, और दूसरी ओर बाये हाथमे दण्ड और सिंह चर्म लिये दाहिवे हाथ को कानके पास 
रखकर हेरकल खडा है । मूतिकी दाहिनी ओर “बसिलेउस्‌” अकित है और दाहिनी तरफ पैरोके 
पास के” तथा दिमित्रिओस्‌” अकित है। उसके भारत-विजयके उपलक्षमे निकाले सिक्‍कोमे 
अकित है “वसिलेउस अनिकितोस्‌ दिमित्रिओस्‌” (राजा अजेय दिमित्रि) । उसके ताबेके सिक्‍को 
पर भारतका प्रतीक गजम्‌ण्ड बना रहता है, और दूसरी तरफ बसीलेउस दिमित्रिओस”। 
यह उल्लेखनीय बात है, कि यद्यपि ग्रीक राजाओका शासन ईरान, बबेरु और मिश्रमे रहा, 
कितु उन्होंने कही भी स्थानीय लिपि और भाषाका प्रयोग अपने सिक्‍्कोपर नहीं किया। 
भारतका सपके होते ही मुद्रा-नीतिमे यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। दिमित्रि 
(२) ने अपने पिता दिमित्रि (१) के सिक्‍्कोपर ग्रीक अभिलेखके साथ खरोष्ट्री लिपिमें 
पाली भी लिखवाया। 
ग्रीक और भारतीय दोनो उल्लिखित परपराओसे पता लगता है, कि पाटलिपुत्र और 
उज्जन तक एक बार पहुचकर, मथुरा और भरोच तक अपनी स्थिति को मजबूत करके भी 
स्वदेश पर सकठ उपस्थित होनेके कारण दिमित्रिको भारतसे जाना पडा। जिस शझन्नुके कारण 
दिमित्रि (धर्ममित्र) को भारत छोडकर बाछर्त्रियाकी ओर दौडना पडा, वह था सेल्यूकीय जे- 
नरल एउक्रतिद । इसकी मा लओदिका सेल्यूक (२) (२४७ ई० पू०) और सेल्यूक (३) 
(२२६-२२३ ई० पू०) की भी पुत्री थी। दिमित्रि और सेल्युकियोका झगडा चला 
जा रहा था। सेल्यूकीय राजा अन्तियोक (४ ) बारि्त्रियाको अपनी क्षत्रपी मानता था, और 
बार्त्रिया शासक अपनेको स्वतत्र । परिणाम सैनिक सधर्ष के रूपमे होना आवश्यक था। अन्तियोक 
(४) (१७५-६३ ई०पू०) का संघर्ष अपने पश्चिमी पडोसियोके साथ भी था। उसके सेनापित 
अउक्रतिदने मिस्रको जीता था। अब यूरोप में एकऔर भी नई दुधर्ष शक्ति पैदा हो गई थी--- 
रोमन साम्राज्यका विस्तार हो रहा था। १८६ ई०पू० में रोमने धमकी दी, जिसपर सेल्यूकियो को 
जीते हुए मिल्नको छोडकर चला आना पडा। उत्तरमे पराथिव मिश्रदात (१) (१७०-१३८ 
ई० पूृ०) भी बडा ही प्रबल और महत्वाकाक्षी शासक था। तो भी उसने अन्तियोक (४) की 
मृत्यु तक अपनेको रोके रक्‍्खा । सेल्युकीय राजपरिवारमे आपसी सधर्ष भी चल रहा था । अन्ति- 
योक (४) के मरने के समय (१६३ ई०पू० ) उसके पूर्वाधिकारी अन्तियोक ( ३) (मृत्यु १५३ ई० 
पू०) का तृतीय पुत्र रोम-दबारमे जामिन के तौरपर रह रहा था। जब उसका भाई सेल्युक (४) 
१७४५ ई० पू० में मरा, तो उसने अन्तियोक (४) के नामसे प्रतिद्ृद्वियोको हराकर स्वय शासनसूच 
अपने हाथमे सभाला और अपने भतीजे बालक राजाकी मा अन्तियोक (३ ) की पत्नी लओदिका से 
ब्याह किया । लओदिकाने क्रमश अपने तीनो भाइयोत्ते शादी की थी--पहले ज्येप्ठ अन्तियोक 
(३) (मृत्यु १६३ ई० पू०) से, फिर द्वितीय भाई सेल्यूक (४) से, फिर तीसरे भाई अन्तियोक 
(४) से। उस समय बहित भाईका ब्याह ईरानियोकी तरह ग्रीक राजाओमे भी होता था। शायद्र 
यह अतिम ब्याह उसने अपने पुत्रकों गद्दीका हकदार बनाये रखनेके लिए किया। १७०-१६६ 
ई० पृ० में उसके लडकेकी हत्या हो गई । अब तक अन्तियोक (४) राज का साझीदार भर था, 
अब वह अपने भतीजेके हत्यारेको प्राणदड दे स्वय एकाधिप राजा बन गया। १८६ ई० पू० 
में अन्तियोक (३) और रोमका भगनेसियामे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें रोमकी विजय हुई 
और क्षुद्र- एसियाके सभी राजा रोमके करद हो गए। 


० है. । 


१७८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४१३।५ 


अन्तियोक (४) ने अपने आरभिक जीवनके बहुत से वर्ष रोममे बिताये थे, इसलिए 
रोमकी शक्तिसे बह अच्छी तरह परिचित था और बडे भाईकी गलतीकों दोहराना नही चाहता 
था। उसके राज्यके उत्तरमे मिथूदात (१) (१७०-१३८ ई० पू०) था, जिसे छेडा नहीं जा 
सकता था। ईरानी रेगिस्तानके पूर्वके भाग (सीस्तान और बलोचिस्तान) को दिसमित्रिने ले 
लिया था। यदि अन्तियोक (४) राज्यविस्तार कर सकता था, तो इसी ओर । इस समय दिसित्रि 
भारत-विजयमे लगा अपने पदिचमी सीमातसे दूर था। यह मौका बडा अच्छा था। अन्तियोकने 
मिस्न-विजय करके १६९ ई० पू० मे उप्तकी राजधानी मेम्फीमे अपना अभिषेक कराया था, 
लेकिन रोमकी लाल-लाल आखोको देखते ही (१६८ ई० १०) उसे मिस्रको छोड देना पडा । 


५ एउक्रतिद (१६६-१५९ ईं० पू०) 


एउक्रतिद! अन्तियोक (४) (१७५-१६३ ई० पू०) का फुफेरा भाई था। उसके जिम्मे 
अन्तियोकने दिमित्रिके राज्यको जीतने का काम सौपा और स्वय पश्चिमके विजयके लिये प्रस्थान 
किया। पश्चिममे उतनी सफलता नही मिली, लेकिन एउक्रतिदने १६७ ई० पू० तक हिंदृकुशके 
पद्चमके प्रदेशको जीत लिया। सीस्तान, अरखोसिया (बलोचिस्तान), अरिया (हिरात), 
बार्त्रिया और सोग्द एउक्रतिदके हाथमे चले गये | अब दिमित्रि कंसे तक्षशिलामे चेन के साथ बैठ 
सकता था ? वह फौरन भारतसे अपनी सेना ले बार्त्रियाकी ओर दौडा। उसने अपने सेनापति 
मिनान्दरको भी ऐसा करनेके लिये हुक्म दिया, जिसे उसने नही माना । एक जगह दिमित्रिने एउ- 
क्रतिदको घेर लिया था, लेकिन वह निकल भागनेमे सफल हुआ । हिद्कुशके पास ही एक युद्ध में 
दिमित्रि मारा गया । अलिकसुन्दरकी तरह दिमित्रिने भी ग्रीक और अग्रीक के भेदको अपने शासन 
और सेनासे मिठाना चाहा था। शायद इसीके कारण ग्रीक सेनिक उससे प्रसन्न नही थे। उबर 
सेल्यूकीय राजा शुरूसे ही ग्रीक रक्त के पक्षपाती थे । 

१६६ ई० पू० में एउकतिदका कोई प्रतिद्वद्वी नही रह गया था। अन्तियोक (४) उसका 
कुछ बिगाड नही सकता था। १६६ ई० पू० में एउक्रतिदने अपनेको राजा (बसीलेउस ) ही नहीं, 
“महाराज” (बसीलेउस्‌ मेगलोस्‌) घोषित किया। एउक्रतिदने बार्त्रिया मे अपने नामकी एक 
नगरी (एउक्रतिदेशया) बसाई। उसके पुत्र हेलिओकलने अपनी राजधानी बारित्रिया ही रक्खी । 
एक चादीके सिक्‍केसे एउक्रतिदका एक तरफ हैट पहने चेहरा है । ग्रीक बार्ती राजाओमे 
इसे और उपराज अन्तिमाखूको छोड किसीने हैट सहित चित्र नही बनवाया । उसके सिक्‍केकी 
दूसरी ओर ग्रीक लिपिमे दो दौडते घोडो पर हाथमे लबे भाले और पत्तेवालीशाखा लिये दो सवार 
दौड रहे है। इसके ऊपरकी ओर अर्धगोलाकार पॉतीमें लिखा है-- बसी लेउस्‌ मेगलोस” और 
नीचे एउक्रतिदोस्‌”। एक दूसरे सिक्‍के (चादी के तेत्राद्रार्मा) पर एक ओर उसका फीता 
बधा नर्नशिर है और दूसरी ओर ग्रीक देवता अपोलोन दाहिने हाथमे धनुष और बायेमे वाण लिये 
खडा है। उसके तीन तरफ गोल पक्तिमे लिखा है “वसीलेउस्‌ सुतिरोस्‌ एउक्रतिदोस” (राजा 
त्राता एउक्रतिद) । 


सिबड०5 सडक 


१ (>८छ78 ज 53८7-72 


हेलिधोकल ] ग्रीक-बाख्तरी १७९ 


एउक्रतिदने १६६ ई० पृ ० को बार्त्रियामे बिताया, फिर १६५ या १६४ ई० पू० में उसने 
भारतकी ओर अभियान किया | एउक्रतिद जिस समय बाख्त्रियामे अपनी दिग्विजय कर रहा था, 
उसी समय ग्रीको-बाख्त्री शासनके उच्छेत्ता यू ०ची ० हुणोक प्रहार॒के कारण अपनी मूल भूमि काच्सू 
को छोड बालबच्चो, घोडो-भेडो और तम्बुओको लिये चल पडे, शायद फर्गानामे वह तब तक 
पहुच भी चुके थे। एउऋकरतिद हिंदूकुश पारकर पहले कपिशा पहुचा, जहा दिमित्रिके पुत्र अगथोक- 
लसे उसकी भिडन्त हुईं। अगथोकल युद्धमे मारा गया और कपिशा नये ग्रीक शासकर्के हाथोमे 
आई। अगधोकलके गिलट के सिक्‍्केपर एक ओर राजाका शिर है और दूसरी ओर सामने 
वृक्षकी ओर मुह किये एक सिह खडा है । सिहके ऊपरकी पातीमे “वसीलेउस्‌” लिखा है और 
नीचे 'अगथोक्लेओउस्‌”। जिस समय एउक्रतिद भारतकी दिग्विजयमे लगा था, उसी समय 
(१६३ ई० पृ० में) अन्तियोक (४) अपने परिचिमके अभियानमे क्षयरोगसे मर गया। अब 
एउक्रतिद सर्वेस्वतत्र था। एउक्रतिदकी विजयके बारेमे अनुमान' किया जाता है, कि उसने 
गधार जीता । उसी युद्धमे वहाका राजा अपलोदोत (१६३ या १६२ ई० पू० में) मारा गया। 
झेलम तक उसे बढनेमे रुकावट नही हुई । शायद अपलोदोतके प्रदेश सिधको भी उसने ले लिया। 
झेलमसे मिनान्दरकी सीमा शुरू होती थी । मिनादरने उसे आगे बढने नही दिया। अपने भार- 
तीय सिक्‍को-पर एउक्रतिदने “रजतिरज” लिखवाया है। १६० ई० पृ० में दिमित्रिकी तरह 
एउक्रतिदको भी घरपर सकट आनेकी खबर पाकर भारत छोडना पडा। 

अन्तियोक (४) के मरने (१६३ ई० पू०) के बाद उसका बडा भाई देमित्रि (१), जो 
रोममें जामिनके तौरपर रहता था, भागकर स्वदेश लौठा। इस बीच अन्तियोक (१) का पुत्र 
अन्तियोक (५) गद्दीपर बेठ गया था। चचाने उसे हटाकर स्वय राजगद्दी सभाली। एउकतिदने 
उसे राजा स्वीकार नही किया। अब सेल्यूकीय साम्राज्यके नाशका समय आ गया। मिदियाका 
स्त्रतेगोस (राज्यपाल ) तिमा्खृशने ( १६२ई०प० मे) अपनेक्री 'वसीलेउस्‌ मेगलोस्‌” (महाराज ) 
धोषित कर दिया, लेकिन पार्थिव राजा मिथुदात (१) ने १६१-१६० ई० पू० में उसे हराकर 
सारी सिदियाकों अपने राज्यमें मिला लिया। इसके बाद मिथ्रदातने एउक्रतिदके राज्यके हिरात 
नदीके पश्चिमके भागकों छीन लिया। यही खबर सुन कर एउक्रतिद भारतकों छोडकर 
लौटनेके लिये मजबूर हुआ। १५६ ई० पू० मे मिथूदात तथा तत्सहायक दिमित्रि (२) से लडतें 
हुए एउक्रतिद मारा गया। दिमित्रि (१) के पुत्र दिमित्रि (२) ने अपने पिताके शत्रुकी मारकर 
बदला लिया, लेकिन इससे वह अपने वशकी राजलक्ष्मीको लौटा नहीं सका । अब पाथिवोका 
सितारा ओज पर था। 


६ हेलियोकक (१५९-१३० ई० पू०) 


प्रतापी विजेता एउकरतिदका पुत्र हेलियोकल अपने ही नहीं ग्रीको-बार्त्रीय राजवशके 
भाग्यसूर्यकोी डूबनेसे बचानेके लिए बार्त्रियाका शासक बना । इस समय तक सोग्दका ऊपरी भाग 
यूचियोके हाथ मे चला जा चुका था । शायद उसका निचला भाग और मेवे भी अभी हेलियोकलके 
हाथमे था। मिथदातने सीस्तान, अरल्ोसिया और गेदरोसियाको यवनोसे छीन लिया था। फ्रात 


' रियय3०७+०»जवमभ»े» पएमा०७- शा रात; असम ाकव “यमबन्‍्ह 


रे बह्दी 


१८० मध्यएसिया का इतिहास (१) [४॥२।७ 


सीस्तानका गवर्नर था। पार्थिव शक-वशी थे, इसलिए उन्होने सीस्‍्तानमे हेलमन्द नदीके निम्त 
भागमे शक घुमन्तुओकों ले जाकर बसा दिया। इसीके कारण इस प्रदेशका नाम ११४ ई० 
पूृ० के आसपास से शकस्तान (सीस्तान) पड गया। पीछे शझकोके भारतकी ओर बढनेके समय 
सीस्तान उनके अड्डेका काम करने लगा। थोडे समय बाद ये शक पार्थिवोसे स्वतत्र हो गए। 
मिथदात (२) (१२४-८८ ई० पू०) ने अपने सेनापति सूरेनको इन्हें दबानेके लिये भेजा। 
वह ११५ ई० पूृ० के आसपास सीस्तानकों पाथिव साम्राज्यमे मिलानेमे सफल हुआ। ११५ 
ई० पू० में पाथिवोसे स्वतत्र होकर अपना राज्य' स्थापित करनेके उपलक्षमे शकोने अपना 
एक (पुराना) शक-सवत चलाया और प्रथम शक राजा ने “रजतिराज” (राजाधिराज) की 
पदवी धारण की । 

हेलियोकल बार्त्रियाका अतिम ग्रीक राजा था। उसने भी पिताका अनुकरण करते हुए 
दिग्विजय करना चाहा। उसके राज्यमे शायद परोपमिसदे (कपिशा) थी। पिताको मिनादरके 
सामने जिस तरह असफल होना पडा था, उसके कारण वह मिनादरकी मृत्यु तक चुप रहा। इसके 
बाद उसने गधार पर चढाई की। मिनादर-पुत्र स्त्रात (१) से सघर्ष हुआ । हेलियोकलने 
झेलम तक ले लिया और अब स्त्रातके पास सागल (स्यालकोट) से मथुरा तकका राज्य बच रहा । 
हेलियोकलने अपने भाई एउक्रतिद (२) को अपने स्थानपर शासक नियुक्त किया था। उसने 
अपने सिक्केपर “वसीलेउस्‌ सूतिरोस एउक्रतिदोस” (राजा त्राता एउक्रतिद) उत्कीर्ण करवाया । 
जिस' समय हेलियोकल भारतकी ओर दिग्विजयमे लगा हुआ था, इसी समय मिथदात (१) 
ने अपना राज्य कास्पियन तटसे फारसकी खाडी तक फैला दिया । १४२ ई० पू० में वह बाबुलका 
स्वामी था। १४१ ई० पू० मे सेल्यूकीय राजा देमित्रि (२) हेलियोकलसे मिलकर मिथ्रदातपर 
चढाई करना चाहता था । शायद वह अभी भी हेलियोकलको अपना सामन्‍्त समझता था। 
दोनोका प्रयत्न विफल गया । मिथ्नदात ने दोनो पाश्वोपर लडनेकी नीतिको अच्छा नही समझा और 
दिमित्रिके सेनापति को ववेरु ले लेने दिया, फिर भारतसे लौटकर पार्थियापर आक्रमण करने- 
वाले हेलियोकलकी ओर बढा और दिसबर १४१ ई०पू० मे हुर्कानियामें उसे पराजित कर 
बबेरुकी ओर लौटा। १४०-१३६ ई०पू० मे दिमित्रि पराजित होकर बन्दी बना और उसके ही 
साथ ईरान और मसोपोतामियामे सेल्युकी वश का स्थान पाथिव वशने लिया । हेलियोकल राएय 
वाख्तरका अतिम ग्रीक राजा था । उसके सिक्‍्कोकी नकल यूची-शकोने की, इससे मालूम होता 
है, कि इसीसे यूचियोंने वास्त्रियाको छीना था। 

हेलियोकलका चतुष्कोण ताबेका सिक्का मिलता है, जिसकी एक तरफ ग्रीकमे “वसीलेउस 
दिकइओस एलिओक्लेओस” (राजा धार्मिक हेलियोकल) और, दूसरी तरफ हाथी है जिसके 
तीन पाइवों में खरोष्ठी लिपिमे 'महरजस ध्रमिकस हेलियक्रेयस” लिखा हुआ है। 


७ अन्तियलिकिद “ 


यह कहना मुश्किल है, कि इसका हेलियोकेलसे क्या सबंध था | मालूम होता है, यह 
कपिशा और गधार (हिंदु कुश) से झेलम तकका राजा था। शायद बास्त्रियासे भी इसका कुछ 


सबंध रहा | इसके सिक्‍्केपर लिखा रहता है “वसीलेउस , निकितोरस अन्तिअछ॒किदोस” 
( राजा विजयी अन्तियलिकिद) । 


भारतमें ] ग्रीक-बाख्तरी १८१५ 


१४१ ई०पू० में बार्त्रियाके इतिहास पर जो अधकार छा जाता है, वह १२८ ई०पु० 
में ही हटता है, जब कि चीनी जेतरक और पर्यटक चाडक्‍्यान्‌ बाख्तरमे पहुच वहा यूचियोको 
सर्वप्रभुत्वसपन्न पाता है। 


४ भारतमे 
१ मेंनानदर (१६६-१४५ ई० पू०) 


अच्छा होगा यदि मेनानन्‍दर और उसके उत्तराधिकारियोके बारे में भी कुछ कह दिया 
जाय, क्योकि वस्तुत यह बाखुत्री राज्यके ही भारत-दिग्विजयके अवशेष थे। भिक्षु नागसेन 
औए राजा मिलिन्दका जो प्रश्नोत्तर, “मिलिन्दप्रश्न” मे मिलता है, वह यही राजा मेनान्दर है। 
इस ग्रथ से पता लगता है, कि उस समय मेनानदर की राजधानी सागला (स्थालकोट)थी। 
उससे यह भी मालूम होता है, कि मिलिन्दका जन्म अलसन्दामे हुआ था। अलसन्दा या अलेक- 
सनन्‍्दरिया बहुत सी थी, इसका जन्म कौन सी अलकसन्दरियामे हुआ था, यह नही कहा जा सकता । 
यह तो निश्चित है, कि वह अलकसन्दरिया कपिशा नही हो सकती, क्योकि सागल से उसकी 
जो दूरी बतलाई गई है, उतनी दूर कपिशा (कोहदामन-उपत्यका) नहीं है। मेनानन्‍दर किसी 
प्रभावशाली कुलमे पैदा हुआ था, या अपने सैनिक कौशलसे ऊपर उठा, इसे भी जानने के लिये 
हमारे पास साधन नही है। उसने देमित्रि' की पुत्री अगथोक्लेइयाकों व्याहा था और इस 
प्रकार राजजामाता था। पहिले वह झेलमसे प्रबके ग्रीक-राज्यका शासक बनाया गया था, 
लेकिन एउक्र-तिदके देशकी ओर भागनेपर यह गाधार, सिघ और गुजरात तकका भी शासक 
बन गया। इसकी राजधानी सागला थी, लेकिन मथुरा और भरौच में भी उसके स्त्रेतोगोस 
(राज्यपाल) रहते थे। मेनानदरने 'सोतेरोस (त्राता) और “दकिइओस (धामिक) की 
उपाधि धारण की थी। 


२ स्त्रात (१) ४६ हर 


मेनानदरकी मृत्यु (१४५६ई०पु०) के बाद स्नात हिसासनपर बेठा, लेकिन जैसा कि ऊपर 
कहा, उसे हेलियोकलसे मुकाबला करना पडा, जिसके कारण गधार ( खेबर से झेलम ) उसके 
हाथसे निकल गया। तो भी स्यथालकोटसे मथुरा तक की भूमि अबभी उसकी थी। उसके 
आरभिक दासनकाल्‍रूमे उसकी मा अगथोक्लेइया अभिभाविका रही, जिसका नाम' सिक्‍को पर 
भी मिलता है। स्त्रातका शासन दीघेकाल-व्यापी «या । 


३. स्त्रात (२) 


पौत्र सिहासनपर बेठा । सिक्‍्केपर यह एक दाढीवाला मध्यवयस्क पुरुष दिखलाई 
पडता है। आगेके अपोलोदोत, फिलोपातोर, दियोनिसिनोउस्‌, जोइलुस (२), सोतेर, और 
लिक्सेनुस इन पाच यूनानी राजाओके सिक्‍के मिलते हे, जिन के शासन काल, शासित भूभाग 
या राजधानीके बारेमें कहना मुश्किल है। यह ग्रीकराजा भारतीय हो गये थे, और शकोसे 
भी इनका वैवाहिक सबंध था। उन्होंने अपोलोदोत (२) के सिक्‍कोकी नकल को है, शक 


१८२ सध्यएसिया का इतिहास (१) [४।३।५ 


राजा अजेसने भी अपोलोदोत (२) के सिक्‍्केपर अपना ठप्पा लगाया, जिससे अपोलोदोत (२) के 
तुरन्त बाद ही उसका होना मालूम होता है। अपोलोदोत (२) ३० ई०पू० के आसपास मौजूद 
था। हमे मालूम है, कि मिथदात (२) (१२४-८८ ई०पू०) के सेनापति सोरेनने जकोकों 
सीस्तानसे भगाया था, जिसके कारण उनमेसे कितने ही बोलन' (मुल्ला) दरेसे भारतकी 
ओर आये । इन्होने सिंध ,कच्छ और सौराष्ट्र ले लिया। सिंधका वह भाग अभीरिया कहा 
जाता था, जिसे शकों ने पहले लिया । आभीर भी यवन विजेताओंके साथ आये मध्य-असियाके 
घुमन्तू शकोकी ही एक शाखा थी। प्रथम शक सिंध, गुजरातमे ११०-८० ई०पू० के बीच 
शासन करते थे। 


५ राज्य-व्यवस्था' 


बास्त्रियाके ग्रीक शासनका ढाचा वही था, जो कि अलिकसुन्दरने दारयबहु (१) द्वारा 
निर्धारित ईरानी शासन व्यवस्थासे कुछ सुधार करके लिया था। दारयबहुने क्षत्रप, सेनापतिके 
अनिरिक्‍त उन्हीके समान राजामात्यका एक तीसरा पद भी क्षत्रपियोमे स्थापित किया था, कितु 
अलिकसुन्दरने राजामात्यका पद हटा दिया था। क्षत्रपीका शासक अब स्त्रतेगोस्‌ कहलाता था 
द।रयबहुकी क्षत्पिया बहुत बडी थी । सेल्यूकीय साम्राज्यसे कही बडा होनेपर भी दाराके साम्राज्य 
में वह तेतीस ही थी, जबकि सेल्यूकीय राज्यम उनकी सख्या ७२ हो गई। क्षत्रपीके नीचे एपारची 
थी और उसके नीचे हिपारची । एपारचीको जिला और हिपारचीको तहसील या सब-डिवीजन 
कह सकते हे। बासर्त्रियाने एपारची ही को उपराज द्वारा शासित प्रदेश बना दिया। एपा- 
रच्या प्राय प्राकृतिक विभाजनके आधारपर बनी थी। इनके अतिरिक्त कितनी ही ग्रीक 
बस्तिया (पुरिया) थी, जिनमे ग्रीस की पोलियोके अनुकरण करनेकी कोशिश की जाती थी । 
अलिकसुन्दरने ७० के करीब पोलिस (पुरिया) बसाई थी। सेल्यूकीय पोलिस सैनिक उपनिवेश 
जैंसी थी। ग्रीक पोलीका प्रबध एक परिषद्‌ और एक सभा द्वारा होता था। तिग्रा तटपर अवस्थित 
सेलकियाकी परिषद्के ३०० सदस्य होते थे, सभामे और भी अधिक सदस्य होते थे। इनकी 
मासिक और वार्षिक बेठके हुआ करती थी । नगर सभाका काम केवल नगरकी व्यवस्था ही करना 
नहीं बल्कि नागरिकोके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्यके विकासकों भी देखना था। 
इसके लिए क्रीडा-क्षेत्र, अखाडे, नाट्यशालाये हुआ करती थी। पोलियो तथा देशकी 
राजकीय भाषा ग्रीक थी। नगरके देवता भी ग्रीक देवावलीसे लिये गये होते थे। पोलीके 
मजिस्ट्रेटकी एपसितल कहते थे। एपसितलका नाम परिषद्‌ पेश करती थी। नगरका एक 
जननिर्वाचित कोषाध्यक्ष भी होता था। निर्वाह्लन प्रायः तीव सालो बाद होता था। बाख्त्रिया 
(वलख ) और पुष्पकलावती (गधार) की गणना प्रधान ग्रीक पोलियोमे थी। सेल्यूकीय साम्राज्य 
में ग्रीक और अग्नीकका बहुत भेदभाव रक्‍्खा जाता था, इसलिए वहाकी पोलियोमे शासितो और 
शासकोका सबच कुछ कुछ वेसा ही था, जैस। कि अग्रेजी शासनकालमे हमारी छावनियोमे गोरो 
और कालोका । इसका यह अर्थ नही, कि दोनों जातियोमे विवाह-सबध नही होता था । दिसमित्रि 
(१) जेसे राजाओने अनुभव किया, कि इस तरहका भेद-भाव अच्छा नही है। उसके समय 


१(#९८६९४ ए 82272 


व्च्छ 


राज्य-व्यवस्था ] ग्रीक-बाख्तरी १८३ 


पोलियोके भेदभावमे कुछ कमी अवश्य हुई । दिमित्रिने अपने उच्च पदोके लिये भी स्थानीय लोगो 
को लिया था और पाथिवों (पहक्घमवो) और शकोके लिये भी क्षत्रप बननेका रास्ता खोल 
दिया था। मौयोते विदेशियोको अपना राज्यपाल तक बनाया था, जैसा कि सौराष्ट्रके 
मौय्य गवर्नर के उदाहरणसे मालूम होता है। सौराष्ट्र, अवन्ती, मथुरा और तक्षशिलाके शक 
(पललव ) क्षत्रपोकी परपराका आरभ ग्रीक राजाओके समयमे हआ। ग्रीक शासनके अवशेष 
के तौरपर दहपुर और दूसरे भारतीय नगरोमे ग्रीकोका होना ईसाकी पहली-दूसरी शता- 
ब्दियोके उनके अभिलेखोसे मालूम होता है, वही अवस्था बार्त्रिया और सोग्दमे भी रही 
होगी। सभव है, ग्रीक लोगोका भारतीकरण हमारे यहा जितनी तेजीसे हुआ,, उतना मध्य- 
ऐसियामे न हुआ हो । वहाके घुमन्तू शक भी अपनी मूलभूमिके सभी समाजिक रीति-रवाजोको 
कायम रखना चाहते थे। कुछ पश्चिमी' विद्वानोका विचार है, कि यवन (ग्रीक) के नामसे 
जिन' दाताओके अभिलेख नासिक, कार्ला आदिकी गुफाओमे मिलते हे, वह वस्तुत यवन 
जातिक नहीं, बल्कि यवन-नागरिक हो सकते है। हम देख चुके है, कि अपोलोदोत जैसे ग्रीक 
राजाने अपने सिक्‍कोका इतना भारतीकरण किया, कि उनसे ग्रीक लिपि और भाषा तकको 
हटा केवल भारतीय लिपि और भारतीय भाषा ही को रहते दिया । ई० पू० द्वितीय शताब्दी 
में भारतीय भ्रीक राजाओने भारतीय देवताओको अपने सिक्‍्कोमे स्थान दिया। मिनान्दरने 
खुलकर भारतीय (बौद्ध) धर्मको अपनाया, दिमित्रि (१) (१८९-१६७ ई० पू०) से ही बहुतसे 
ग्रीक राजाओने धामिक धर्मराजा” बननेका प्रयत्न किया, इसलिए जहा तक भारतका 
सबंध है, यहा यवन-जातिक और यवन-तागरिककी कल्पना निराधार मालूम होती है। 
यहाके यवन' कहे जानेवाले नागरिक वस्तुत यवन-जातीय थे। भारतमे भेदभाव हो भी नहीं 
सकता था, क्योकि अलिकसुन्दरके मरनेके थोड़े ही दिनो बाद ग्रीक छावनिया नही रह गई 
थी, और उसके बाद जब दिमित्रि (१) भारत में शासन करनेके लिये आया, तो उसकी 
नीति बदल चुकी थी। 

ग्रीको-बार्त्रीय राजाओके सिक्‍कोसे मालूम होता है, कि वहाकी पोलियोके प्रधान देवता 
ग्रीक देवावलीमेसे ही लिये गये थे। जिस तरह ग्रीस देशमे नगर देवता होते थे, वैसे ही ऐसियाई 
पोलियोमे भी उन्होने देवता स्थापित किये थे। ये ग्रीक देवता भारतम भी आये थे, जिनकी 
कितनी ही मू्तिया हमें गधार कलाके सुन्दर नमूनोके रूपमें मिली हे । हेरेकल एक प्रधान ग्रीक 
देवता था। पौरुषको प्रकट करनेके लिये इस देवसेनानीका बहुत सम्मान था। एउतिदिमके सिक्‍को 
पर इसकी सुदर मूर्ति मिलती हे । दूसरे ग्रीक देवताओमे जेउस्‌ दिवोदात (१) और दिवोदात 
(२), हेलियाकेल के सिक्‍को पर मिलता है। यह देवताओका पिता (देउस्‌ूपितर) माना 
जाता था, लेकिन सैनिक प्रभुत्वपर अधिक श्रद्धा रखनेवाले ग्रीक शासकोके सिक्कोपर उसकी 
उतनी प्रधानता नही देखी जाती । पोलियोमे इसकी पूजाका विशेष स्थान रहा होगा, इसमे 
सदेह नही । अपोलोन तीसरा ग्रीक देवता था, जिसका चित्र एउक्रतिदके सिक्‍के पर मिलता 
है। इस सगीत-प्रिय देवता की मिट्टीकी भी मूरतिया मिली है । अथिना अथेन्सकी महान्‌ देवी दिवो 
दात (२) के सिक्‍्केपर मिलती है। दिमित्रि, अपोलोदोत, मेनानदर और दूसरे ग्रीक राजाओने 
भी अपने सिवकोपर स्थान देकर अथिना का सम्मान किया है। प्रीस देशकी सबसे सम्माननीय 
पुरीकी अधिष्ठात्री का ज्यादा संत्कार होना ही चाहिये | पल्‍लदा अथिना ही का दूसरा नाम है। 


१८४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४॥३।५ 


विजय की देवी निका अन्तिमाख, एउक्रतिद, मिनानदर और दूसरे राजाओके सिक्‍्कोपर मिलती 
है। दिवोनिस्‌ देवताकी भी पूजा होती थी। बाछित्रिया, फर्गाना और कपिशाकी द्राक्षावलय 
भमिमे इस द्वाक्षाके देवताकों कैसे भूला जा सकता था ? कपिशामे दिवोनिसूका विशेष सम्मान 
था, यह अगथोकलके सिक्‍केसे मालूम होता है । मेगस्थेनके कथनानुसार भारतमें पहाडोमे दिवोनिस 
और मैदानोमे हेरेकलकी पूजा होती थी, कितु जान पडता है, मेगस्थेनने शिव और वासुदेवको 
दिवोनिस और हेरेक्ल समझ लिया। ई० पृ० द्वितीय शताब्दीके आरभमे भारतमे इतने ग्रीक 
लोग कहा थे, कि पहाडो और मैदानोमे देवानिस और हे रेकलकी पूजा होती ? 

ग्रीक देवताओक अतिरिक्त ईरानी देवी अनाहिता भी ग्रीक पूजामे स्थान पा चुकी थी। 
कहा जाता है, मूलत॒ जिस तरह सोग्द (जरफशा) नदीकी अधिदेवता दइतई, यकसर्ते (सिर 
दरिया) की अधिदेवता तनइस्‌ थी, उसी तरह वंक्षुकी अनाहिता । अखामनी कालमे भी अनाहिता 
की महिमा थी । कुछ विद्वानोका मत है, कि यह मूलत बाबुली देवी थी, जिसे ईरानियोने स्वी- 
कार कर लिया। सासानी कालमे तो अनाहिता परमेश्वरी बन गईं। रोमन इतिहासकार क्लेमेन्त 
अलेकसन्द्रीय (ईसाकी दूसरी-तीसरी शताब्दी) से पता लगता है, कि उसके समय बारूतिया 
नगरीमे अफ्रोदिता तनइसकी पूजा होती थी। रॉलिन्सनने तनइका ईरानी नामोच्चारण तनता 
बतलाया है। मित्रके नामसे सूर्यदेव ग्रीक भक्तोको अपनी ओर ज्यादा खीचनेमे सफल हुए थे। 
कहा जाता है, ईसाकी आरभिक सदियोमे मित्र-सम्प्रदायने ग्रीस देशपर इतना प्रभाव डाला था,कि 
वहा यह सवाल पैदा हो गया था कि ग्रीस और रोमका धर्म मित्रवाद होगा, या ईसाइयत । मित्र 
जान पडता है, शतम्‌-परिवारका एक जातीय देवता था। ईरानी-आरये भी मित्रके नामसे सूर्यकी 
पूजा करते थे। यद्यपि जर्थुस्त्र के सुधारने अहरमज्दको प्रथम स्थान दिया, लेकिन मिश्र को वह 
पदच्युत नही कर पाया। भारतीय आर्य भी मित्र नामसे सूर्यकी पूजा-प्रार्थना करते थे। वह 
ऋग्वेदक प्रधान देवताओमे हैं। आरभिक समयमे ईरानी या भारतीय आये मूर्ति बनानेकी 
आवश्यकता न समझ प्रत्यक्ष सूयेकी ही पूजा करते थे, लेकिन पीछे सूरयकी मूतिया भी बनने लगी । 
बास्त्रियामे ई० पू० तुतीय और द्वितीय शताब्दीमे मिथ्‌ और अनाहिताका बहुत ऊचा स्थान 
था। इसी समय उसकी मूर्ति बनी, जो सिक्‍्कोपर मिलती है। शकोके समयसे मिथ (मिहिर) 
की पूजा भारतमे भी बहुत बढी। शकोने जल्दी ही भारतके धर्म और सस्क्ृतिको अपना 
लिया । एक दो शताब्दियो तक ही वेषभूषा, खानपान' आदिसे अपने पृथक्‌ अस्तित्वकों कायम 
रखते पीछे भारतीय जनप्तमुद्रमे इतना घुल-मिल गये, कि उनका पता लगना तक मुश्किल हो 
गया, कितु, अपनी सूर्यकी मूर्तियोके रूपमें उन्होंने भारतमे अपना स्थायी चिन्ह छोडा। इनके 
सूर्य देवता ट्विभुण और शकोकी तरह ही घुटने तक बूट पहनते थे। वही बूट, जिसे 
आज भी रूसी लोग जाडोमे पहनते है, और जिसे हम कनिष्ककी मूर्तिमे भी देख सकते है। 
ई० पू० ५वी ६ठी शताब्दीमे भी इसी' तरहके बूट अल्ताईसे लेकर कार्पेथीय पर्वंतमाला तकके 
शक पहना करते थे । 

भारतीय देवताओमे धिषणा देवीको बासर्त्रिय-प्रीक राजाओके पुज्य देवताओमे बतलाया 
जाता है। लेकिन घिषणा देवी भारतमे उतनी प्रसिद्ध नही थी। वेदिक देवी होते वह केवल 
किसी प्राकृतिक शक्तिकी प्रतिनिधित्व करती होगी, इसलिए उसकी मू्ततिका यहा पता नही 
छगता। धिषणा देवीकी द्विभज तथा अधेनग्न मूर्ति एक धातुके कटोरेपर मिली है। इसके दोनो 


कला] ग्रीक-बाख्तरी | १८४५ 


तरफ दो पुरुष (अरिविनी कुमार दय ) दिखलाये गये हे । बुद्धकी मूर्ति गधार-कलासे ही शुरू होती 
है, जिसका उद्गम ग्रीक और भारतीय कलाका समिश्रण है ।ई० पू० द्वितीय शताब्दीमे 
अभी बुद्धकी मूर्तिया बन नहीं पाई थी, इसलिए भरहतकी तरह ग्रीक और मिनान्दर, 
अगथोकलके सिक्‍को पर बौद्ध चिह्न, स्तूप या बोधिवुक्षको ही रखकर संत्तोष कर लिया 
गया। शिवको भी नादियाके सकेतरसे चित्रोपर प्रकट किया गया है। ग्रीक लोग अपने 
उत्तराधिकारी शकोकी तरह धर्मके बारेमे बडे उदार थे। वह ईरानी अहुर-मज्दको भी 
पूज सकते थे, और उसके विरोधी भारतीय इन्द्रको भी । जेउस, बुद्ध, अनाहिता, पल्‍ला, वृत्रेग्न, 
हेरेकल सभीसे वह वरदान मॉगनेके लिए तैयार थे । 


६ कला 


ग्रीको-बाख्त्रीय. कलाका एसियाकी कलामे बहुत ऊँचा स्थान हैं। ग्रीक कला 
सेल्यूकीय पोलियोमे भी बहुत आदृत थी, कितु वह वहाँ बेव्या ही रह गई । बाखस्त्रियामें 
पहुँचकर उसने भारत, अफगानिस्तान और उभय मध्य-एसियाकी कलापर बहुत महत्वपूर्ण 
प्रभाव छोडा । भारतके सपर्कमें आकर यही कला गधार कलाके नामसे प्रसिद्ध हुईं । हम बतला 
चुके है, कि एउथुदिम, दिसमित्रि और एउक्रतिदके सिक्‍कोके रूपमे पो््रेत कला इतनी ऊँची 
उठी, जहाँ पीछे उसका प्रतिद्दद्दी कोई नही हुआ । भारतमे उसके बाद मथुराकी कुधाणकला विक- 
सित हुई, जिसकी उत्तराधिकारिणी गुप्त-कला है, जिसके रूपमे भारतीय कला अपने चरम 
उत्कर्ष पर पहुँची। यद्यपि मथुराकी कला गधार कलाकी नकल नही है, कितु उसकी उन्नतिमे 
उस कलाका हाथ अवश्य रहा है। मथुरा-कलाके पैदा होने और फलने-फूलनेका वही समय है, जब 
कि मथुरा'ग्रीक और शक क्षत्रपोकी राजधानी रही । ग्रीक और शक क्षत्रपोकी छत्रछायामे ही 
उसकी उन्नति हुई, फिर वह गधार-कलासे केसे प्रेरणा लेनेसे रुकती ? लेकिन ग्रीक कलाने भारतीय 
कलाके लिए जो कुछ किया, प्रेरणा देनेमे जितना हाथ बँठाया, वही बात मध्य-एसियाके 
बारेमे नही कही जा सकती । कग लोगोके सिक्‍को और कलापर उसका कुछ प्रभाव ख्वारेज्ममे 
अवश्य देखा जाता है---खुवारेज्ममें मिले कलाके नमूनोपर उसका प्रभाव देखा जाता है, यद्यपि 
जहाँ तक राजनीतिक प्रभावका सबंध हे, ख्वारेज्मः न अलिकसुन्दरके अधीन हुआ, न उसके 
उत्तराधिकारियो--सेल्यूकीय तथा प्रीको-बास्त्रीय राजाओके। मध्य-वक्षु-उपत्यकामें उसके 
अवशेष तेरमिज आदिकी खुदाइयोमे मिले है, लेकिन उसका प्रसार जल्दी ही खतम हो गया। 
७ वी शताब्दीक अतमे पहुचते-पहुचते इस्लामसे इस भूमिका सबंध होने लगा, ८ वी, € वी, 
१० वी--इन तीन-शताब्दियोमे तो मूर्ति-ध्वसकोका प्राधान्य हो जानेके कारण मूर्तिकलाके 
पनपनेकी गूजाइश नहीं रही। अब वहा ही भारतकी गधार कला और उसकी उत्तरवर्ती 
कलाओ की तरह मध्य-एसियामे कोई प्रवाह प्रचलित नही रह सका। तुर्फान और दूसरे स्थानोसे 
मिले नमूनोसे पता लगता है, कि ग्रीको-बारूत्रीय कलाने पूर्वी मध्य-एसिया और चीनके पश्चिमी 
भागमे अपना प्रभाव फेलाया था । 


'बही, पाम्यात्तिकि० फलक १-५०, इस्क्स्सत्वों ख्रेदनिह आज़िद (ब० व० बेइमानें, 
मास्को १६४०) पू० €-१४ | 


१८६ 


सध्यएंसिया का इतिहास (१) [ ४३१६ 


स्रोत-ग्रथ ! 


( 
2 
३ 
4 
४ 


6 


पाम्यत्निकि ग्रेको-बाकृत्रिइइस्कओ इस्कुस्स्त्वों (क० व० जेवर, लेनिनग्राद १६४० 
(#€लांड पा 88607 2्यव पता (४ ४ ०४7०७, ए्या76586 938) 
इस्कुस्स्त्वो ख्रेदनेइ आजिद (ब० व० बेइमान, मास्को १६४० ) 

६7076 9फ है हैडर (वल्या/््रोट (बात तव6 75०८, ९808 875) 
आर्खेआलोगिचेस्किइ ओचेक सेवेनोंइ किगिज़िइ (अ० न० बेनब्ताम्‌, फ़ुन्जे, १९४१) 
[586 4आठाल्याल (दाफबव४ 6 $प4-06#व्या2८ 9'897९५ 7?६00:४6०८ 


(6 ऊै०फ्र८0०६, 9०7४४ 930) 


7 


(0876 ए॑ (078 7 6. फ्रैपशी शेप (? 0०४676० 886) 


--+०76९८ ब्यवे 80एगाबग िया25 णए 82807079 270 ॥7994 


8 
9 

0 

[] 
990) 

2 


(40778 0 76८67 [707 (] 2॥9, 996) 

4॥6 9009 ० (बाढ़ किल्य (एफ लफ, व] 808 97 ऋणा) ७० 89 
सद्यीध्याशा८ (एशा।ब88007 (५ ५७४ ४7०४७, 930) 

ज&पिटाव-एकपाओा 5प्रयढठ (४ ७ कक 997 एए056 87६ 4८20 


पि&॥४६ ०089 (४ 70 0558, ॥,009907 899) 


अध्याय ४ 


शक (इसा पूर्व १३०-४२५ इंसवी) 
१ यूची 


१७६ (या १७४) ई० पू० में चीनके प्रहारके कारण भगे हणोने अपने पदिचिमी पडोसी 
यूचियोके स्थानको छीननेके लिये उनपर आक्रमण किया, जिससे उन्हें अपनी भूमि छोड 
पश्चिमकी ओर भागना पडा। सइवाड शकोकी भूमिमे प्रवेश करनेपर उनका एक भाग--लघु- 
यूची ---तरिम-उपत्यकामे जाके बस गया, और दूसरा--महायूची--सप्तनद और त्यानशानके 
व्‌-सुनोको पीटता-पाटता पश्चिमकी ओर बढते यक्‍सतें (सिरदरिया) की उपत्यकामे पहुँचा । 
इस महाप्रवासमे उन्होंने अपने रास्तेमें पडनेवाली सभी बाधाओको कठोरतापूर्बक हटाया, 
यह व्‌-सुनोके साथके उनके सघर्षसे मालूम होता है। त्यानृशान्‌के पहाडोसे हो कर वह फर्गाना 
की भूमिमे पहुचे, जहा उस समय ग्रीको-बारूत्री राजा क्रमश एउक्रितिद (१६६-१५६ ई० पू०) 
और हेलियोकल (१५९-२३०ई० पू०) का शासन रहा। सभव है, हेलियोकलके आरभिक 
शासनमे उन्हे फर्गानाकों हडपनेका मौका मिला । १४१ ई० पृ० में ग्रीको-बारुत्री इतिहासपर 
परदा पड जाता है। १७४ ई० पू० के आसपास अपनी मूलभूमि कन्सूको छोडनेके बाद वृ- 
सुनोके साथके सघर्षकी थोडी सी भनक मिलनेके सिवा यूची शकोका अतमे पता १२४ ई० पु० 
में ही लगता है जबकि चाह क्यान्‌ उन्हें यक्‍्सते और वक्षु नदीकी उपत्यकाओकी भूमिका स्वामी 
पाता है। चाड-क्यान्‌कों हान्‌ सम्राद वू-तीने १३८ ई० पू० में यूचियोकों इस बातके लिए 
राजी करनेको भेजा था, कि वह हृणोको ध्वस्त करनेमे पश्चिमकी ओरसे आक्रमण करके 
चीनका हाथ बँटाये। चाह -क्यान्‌की यात्राके बारेमे हम पहले बतला चुके हे । जब वह फर्गाना 
(तावान) पहुँचा, तो वहा शकोका शासन था । उन्होने चारू-क्यानुको अच्छी तरह यूची 
शासकोके पास' पहुचा दिया, जो कि उस समय सोग्द (जरफशॉ) और वक्ष्‌ (आमूदरिया) के 
बीचमे रहते थे । चाड-क्यान्‌के लेखसे मालूम होता है, कि काछझ-किन्‌ (यक्‍सते, सिरदरयिा) 
के उत्तरमें हुणोका राज्य था और दक्षिणमें यूचियोका । चाड-क्यान्‌ने यूचियोको उर्वर 
और समृद्ध ग्राम-नगरोकी भूमिमे घुमन्तू जीवन बिताते देखा। यूची कृषि और वाणिज्यको 
घ॒णाकी दृष्टिसे देखते थे और सेनिक तथा तदनुरूप घुमन्तू जीवनकों ज्यादा पसद करते थे। 
चाझू-क्यान्‌के पहुचने तक वह बास्त्रियाको जीत चुके थे। अपने पशुओ और तम्बुओको लिए हुए 
यूची लोग ता-वान' (फर्गाना), ताहिया (बाख्तर) और अनू-सी (पार्थिया) में घूमा करते थे । 

१ (टटार8 गा 38८07 द00 सशावा4 (४ ए पाए), ैलाणा6 5पा |! 
(86 (लाए्'6 ((ञ8०० 90९ ९१०)९, ९७78 875) 


१८८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४४।१ 


अपोलोदोतके बारूुत्रीय राज्यके विजेता यूचियोके चार कबीलोमे एक था अभि-ई (यूची, अर्सी ), 
जो किसी किसीके मतमे तोखारी (थोगुरोई) है। इनका केद्रीय स्थान थोगोरा नगर रेशम- 
पथपर था। चीनी लेखकोके अनुसार ई० पू० द्वितीय शताब्दीमे यूचियोकी मूलभूमिमे 
तोगारा का अवशेष मौजूद था। बास्त्रिया-विजयक समय चारो कबीलोमे असिई अधिक 
शक्तिशाली थे । कुषाण इन्हीका एक प्रभुताशाली भाग बतलाया जाता है, यद्यपि इसकी भी 
सभावना है, कि कुषाण लघु-यूचीसे सबंध रखते हो । तरिम-उपत्यका का क्चा नगर उसी कुपाण 
नाम को बतलाता हैं । तौखारी भाषाके नमूने हमें मध्य-एसियाकी मरूभूमिसे मिले हे, यद्यपि 
वह उस समयके नहीं है, जब कि यूची बार्त्रियाके स्वामी थे। बार्त्रियाका नाम पीछे जो 
तोखार पडा, वह इन्ही तोखारियोके प्रभुत्वके कारण ही । स्वेनू-चाडने भी दरबदसे हिदृकुश पर्वत- 
मालातक वक्षुके दोनों तरफकी भूमिकों तुखार (तुषार) कहा । अरब इसके कितने ही भागकों 
तुखारिस्तान कहते थे । पीछे तुर्कोकी प्रधानताके कारण अफगानिस्तान और ईरानवाले इसे 
तुकिस्तानका एक अग मानने लगे। तोखारी भाषा, जो मध्य-एसियाके हस्तलेखोमे मिली है,कुषा- 
णोकी भाषा थी, जिसका सबंध शक-भाषासे था। इसमे हिंदी-युरोपीय भाषाके केन्तम पिरवारकी 
(पश्चिमी यूरोपीय) भाषाका कुछ कुछ रूप मिलता है, जब कि ईरानी, ससस्‍्कृत और पुरानी शक 
भाषा शतम-परिवारसे सबध रखती थी । कुछ यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओने तो कृचाकी स्त्रियोमे 
अपनी पुरानी नारियोकी वेष-भूषा और चित्रोमे उनकी नीली आखोको देखकर यह निर्णय कर 
डाला, कि यह यूरोपसे आई कोई जाति थी, जो एसियाटिक शक समुद्र के भीतर एक द्वीपकी 
तरह कूचा और उसके आसपासमे बस गई। केतम भाषाके लक्षण कितनी मात्रामे है, यह एक 
विचारणीय बात है, नही तो नीली आखे और भूरे बाल शकोमे ही नही, बल्कि चैदिक आर्योंमे 
भी पाये जाते थे। बुद्धकी आँखे अतिसी (अलसी) के फूलकी तरह नीली थी। महाकवि अद्व- 
घोषकी माँ सुवर्णाक्षी (पीली आखोवाली) थी। मेनान्दरके समकालीन पतजलि ब्राह्मणके 
दरीर लक्षण कपिल वर्ण और पिगल केश बतलाते हे। कूचाकी स्त्रियोसे कुछ मिलता-जुलता 
कोट हिमालयसे जौनसार और जौनपुरकी स्त्रियोमे आज भी देखा जाता है (यहाँ जौन शब्दका 
प्रीक यवनोसे कोई सबध नही है, यह यमुनाकी उपत्यकाका परिचायक है) । ह 

१२८ ई० पू० में चाड-क्यानूने' यूचियोकों समरकद और वक्ष नदीके बीचमे डेरा 
लगाये देखा था। ता-वान्‌ (फर्गाना) में उस समय शकोका शासन था। सभव है, पहिलेसे ही 
यहाँ शक-शासन' रहा हो, और उन्होने यूचियोको अपना अधिराज स्वीकृत कर लिया ही। 
यह हमे मालूम ही है, कि उनके पूरब और उत्तरके पव॑तोमे वू-सुनोका निवास था। हेलि- 
योकल जिस समय भारत-विजयमे लगा हुआ था, उसी समय यूचियोको मौका मिला और उन्होने 
ग्रीको-बास्त्रीय शासनका खातमा कर दिया। यूची शक-भाषा-भाषी थे। वू-सुनू, सइ-वाड, 
कृग और पाथिव (पाथियन या पह्वव) यह सभी भाषाये शक-भाषाकी ही भिन्न-भिन्न बोलिया 
थी। इसीलिए चाऊ-क्यान्‌ लिखता है,' कि फर्गानासे पाथिया तक एक सी ही भाषा बोली जाती 
है। रोमन इतिहासकार स्त्रावो जब शकोके बाख्तर जीतनेकी बात करता है, तो उसका अभि- 
प्राय यूचियोसे है। ग्रीक लेखकोने बाख्तर-विजेता चार घुमन्तू जातियोका नाम लिया है-- (१) 





१ ्‌फ८ ४079 6 (कब्ाह दिला (7, लए, | ४ 0 5!97, 97 89) 


यूची ] शक १८९ 


असिई, (२) पसिउनी, (३) तोखारी और (४) सकरौली । इनमें असिई या अर्सी यूची मालूम 
होते हे । कुछ लोग तोखारियोको यूची बतलाते हे । कुषाण-वश तोखारी था, इसलिए लघु-यूचीके 
अन्तर्गत था। पीछे कदफिस्‌ (१) के रूपमे पाच शक-जातियोके सघर्षमे हम कुषाणोको सफलता 
प्राप्त करते देखते हैं। हो सकता है, रोमन इतिहासकारोकी चार शक जातियाँ भी इन्हीके अन्तर्गत 
हो। पूर्वी मध्य-एसियामे तुखारी भाषाकी ए और बी दो बोलियोके अभिलेख मिले है, जिनमे ए 
बोली कराशर (तुर्फान) की थी और बी बोली कूचाकी। बी बोली के साथ कुषाणोका सबंध 
स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इन दोनो बोलियोके कराशर और कूचाके जो नमूने मिले है, 
वह शकोके बाख्तर-विजयक कई शताब्दी पीछेके हे। कूचाकी भाषामे केन्तमका प्रभाव देख कर 
यहाके लोगोकों यूरोपसे आई जाति साबित करनेकी जो कोशिश की गई है, वह विचारणीय 
अवश्य है, कितु हम यह भी जानते है, कि भाषा सर्वत्र रक्‍्तकी परिचाथिका नही होती । 

यूची लोगोंमे शकोकी परपराके अनुसार स्त्रियोका स्थान काफी ऊँचा था, पति घरसे 
बाहरके काम-काजमे भी पत्नीकी राय लिया करता था। हमे मालूम है, कि कुरव जिस लडाईमे 
मरा, उसकी सचालिका एक शक-स्त्री थी। ऐसे दुर्धर्ष शत्रुके सामने, जिसके घोडसवार-धनुर्ध रोंकी 
सख्या एक लाख बतलाई जाती है, यवनोके लिये ठहरना मुश्किल था। तत्न भी उनमे दिग- 
विजयकी एक सनक सवार थी। अपनी शक्तिको छिन्न-भिन्न होते देखकर भी हेलियोकल हिदूकुश 
पार दिग्विजयके लिये जानेसे अपनेको नही रोक सका। उसके सामने जहू| यूची उत्तरसे सैलाब 
की तरह बढते चले आ। रहे थे, वहाँ उत्तर-पूवमे पाथिव शक्तिशाली हो गये थे। पाथिव जैसी एक 
छोटी' सी शक जाति सेल्यूकीय और बाखस्त्रीय प्रतिद्वन्द्रिता तथा कगोकी सहायतासे ईरानके 
उत्तरमे कास्पियन तटवर्ती (पाथिया) प्रदेशकों हाथमे' करके अब एक विशाल राज्यका रूप ले 
चुकी थी । उसने सेल्यूकियोको दबाते हुए एक और काम' यह किया, कि यूची शकोमेसे कुछको ले 
जाकर पूर्वी ईरान (सीस्तान ) में बसा दिया। लेकिन स्वच्छन्दता-प्रिय घुमन्त्‌ शक भला किसके 
होते ” छठे पार्थिव राजा फ्रात (२) (१३८-१२४ ई० पू०)--जो कि प्रतापी मिश्वदात 
(१) (१७०-१३८ ई० पू०)का उत्तराधिकारी था--इन्ही शकोकी एक बडी सेना लेकर 
अन्तियोक (सेल्यूकी) से लडने गया था। किसी बात पर शकोसे पाथियोका झगडा हो गया 
और युद्ध क्षेत्र हीमे शक बिगड उठे । फ्रात इसी लडाई में मारा गया और तब (१२६ ई० पू०) 
से शको (यूचियो) और पार्थियो (पह्रवियों या पललवो) का झगडा स्थायी हो गया। फ्रातका 
उत्तराधिकारी अतंवान मिथ्रदात (२) (१२४-८८ ई० पू०)भी इन्हीके कारण युद्धमे मारा 
गया। मिथ्रदात (२) ने अतमे समझ लिया, कि शकोसे मध्य-एसियाकों छीना नहीं जा सकता, 
इसलिए मसोपोतामियासे बारुत्रिया तक एक पार्थिव साम्राज्यको स्थापित करनेके स्वप्तको उसे 
छोड देना पडा । लेकिन इसका यह मतलब नही कि पाथ्थिवोने अपने दो शाहोकी मृत्युका बदला 
यूचियोसे नही लिया । बारुत्रियाके यूचियोका बह बहुत बिगाड नही सके, कितु सीस्तान के शको 
पर मिश्रदात (२) के सेनापति सोरेन ने १२४ ई० पू० से ११५६० पू० तक लगातार जबर्दस्त 
प्रहार किये और ११५ ई० पूृ० के आसपास अर्थात्‌ जब कि यूची बारित्रिया पर अपने शासन को 
मजबूत कर चुके थे, शकों को शकस्तान छोडकर भागने के लिये मजबूर किया। शक ११५ 
ई०पू० के आसपास वह बलोचिस्तान और सिंध की ओर भागे। वहाँ उन्होने अपना शासन 
स्थापित किया। उनके पदिचमी भाइयों की समृद्धि जिस समय बढ रही थी, उसी समय 


१९० मध्यएसिया का इतिहास (१) [४४११ 


इन दको ने सिंध को लेकर सौराष्ट्र, अवन्ती और मथुरा तक अपने राज्य का विस्तार किया 
और इन्होने क्षहदरात वशी अपने नेता मोग के नेतृत्व में ७७ ई०पू० के आसपास गधार से कपिशा 
तक को भी विजय करते मे सफलता पाई। 


(१) क्षहरात वश 


यूची बारुत्रिया के शासक थे, और मोग तथा उनका कबीला धीरे धीरे बलोचिस्तान, 
सिध, सौराष्ट्र, अवन्ती, मथुरा, कपिशा और गधार तक का शासक बन गया । इन दोनो का आपस 
में क्या सबध था, इसका स्पष्ट पता नही लगता । बहुत से कबीले होने के कारण, हो सकता है, वह 
अलग अलग शासन करते हो। हणों के समय से ही हम जानते है, इन कबीली का सघ 
उतना मजबूत नही होता था। इनके उपराजों को यदि साधारण शासित प्रजा स्वतत्र राजा 
समझती हो, तो इसमे आइचर्य की बात नही। बारित्रिया के यूची के शासको के बारे में भी 
हमे मालूम नहीं है। पहिले आनेवाले यूचियो का पता उनके सिक्‍को से कुछ स्पष्ट हो जाता 
है। तक्षशिला मोग की राजधानी थी और बाखित्रिया की राजधानी शायद बामियान में थी। 
मोग क्षहरात वश का था। अवन्ती सौराष्ट्र का शासक इपान भी क्षहरात-वबी था। मथुरा 
का शक रजूबुल भी क्षहरात वशी था, इसलिये हम कह सकते है, कि यूचियो की जो शाखा 
भारत की ओर आई, उनके सामन्‍्तो का वश क्षहरात था। 


(२) मोग (७७-५८ ई० पू०-- 


भारत में आये शको (क्षहरातो), बल्कि सारे यूचियो में भी मोग प्रथम शक राजा था, 
जिसका हमे पता है। और जगहो मे भी इसके उपराज रहते थे, मथुरा और उज्जैन मे क्षहरात 
वश्ी क्षत्रपों का होना इसी बात को साबित करता है। शायद मोग उनका प्रधान था। मोग ने 
सिध से उत्तर की ओर बढकर गधार (तक्षशिला ) को जीत उसे अपनी राजधानी बनाया। इसके 
सिक्‍को पर पहले राजा मोग लिखा रहता था, कितु पीछे अधिक राज्यवृद्धि के कारण “रजति- 
रजस महतस मोअस” (राजाधिराज महान्‌ मोग) लिखा जाने लगा। “महत” का अलग 
प्रयोग केवल प्रीक राजाओं के सिक्‍को के 'मेगोलस' का ही अनुकरण जान पड़ता है। 
मोग झेलम तक ही ले सका। इसके आगे मिनान्दर के वशज अब भी शासन करते रहे । 
मिनान्दर-पुत्र स्त्रात (१) उसका पौत्र स्त्रात (२) और तद्शी दूसरे राजा भी पजाब की कुछ भूमि 
पर अपने अस्तित्व कों कायम रकक्‍्खें रहे। हा, पश्चिमी सीमात पर मोग जैसे प्रबल शत्रु को 
देखकर रावी से यमुना तक के भाग पर कुणीद्र, आर्जुनायन, यौधेय आदि जातियो ने स्वतत्र हो 
गणराज्य कायम कर लिये । यवनो के शासन से पहले भी यहाँ की जातियो के अपने गणराज्य थे, 
जो कि मिनानदर और उसके पुत्र के शासन में दब से गये थे। मथुरा ६० ई०पू० के आसपास शको 
की हो गई। सौराष्ट्र और अवन्ती के विजय के बाद मोग ने मथुरा को जीता होगा । यहाँ के क्षत्रप 
पहले हगाम और हगान थे, जिनके बाद महाक्षत्रप रजुबुल (राजुल) हुआ। मोग के मर जाने 


5७७८०७७४४ंंणबं> 2 आत 





: 0४०७८ 70 88८079; प्राचीन भारत का इतिहास (भगवत शरण उपाध्याय) 
पृ० २०५। 
छू 


पहुलव ] शक १९६ 


के कारण शकराज्य छिन्न-भिन्न हो गया, इसी समय रजुबुलने महाक्षत्रप बनकर अपने को 
स्वतत्र घोषित किया। क्षहरातवशज हगाम का शासन ५८ ई०पु० अर्थात्‌ विक्रम सवत का 
आरभ समय था। हगाम ४० ई० पू० और रजुबुल ४० ई०पू० के बाद शासन करता रहा। 
उसके उत्तराधिकारी सोडास का शासन १० ई०पू० आसपास खतम हुआ। 

मोग के सिक्‍को पर ग्रीक लिपि में पहले “वसीलेउस्‌ मउओस्‌” लिखा रहता था। जिस 
सिक्‍के पर मोगका नाम हे, उसी पर हर॒मेयस का भी नाम मिला है। हरमेयस्‌ शायद प्रीको- 
बास्त्रीय राजा कपिशा (काबुल )का भी राजा था, जो कि गधार (मोग के राज्य) के पर्चिममे 
थी। शायद गधार लेने के बाद मोग ने इसे भी ले लिया। मोग की मृत्यु (५८ ई०पू०) के बाद 
भारत में शक राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। मध्य एसिया मे स्थिति क्या थी, इसका पतांनही लगता । 
भारत मे विशेष कर कपिशा और गधार में उनका स्थान पह्ववो ने लेलिया । बार्त्रिया मे समवत 
पह्वों (पारियों) का बल उतना नहीं बढा । यह हमे मालूम है, कि पह लवो के साथ के संघर्ष 
के कारण सोरेन पह लव ने शकी को सीस्तान से भगाया था । पह्व॒वो के बारे में याद रखना चाहिये 
कि ईसा की री से ७वी सदी तक यद्यपि शाही वश ईरानी (सासानी) था, किन्तु कई शताब्दियो 
तक शासन करने में पह्ुव (पाथिव ) इतने स्वदेशी और सम्मानित हो गये थे, कि सासानियों 
ने पारथिवों के जिन सामन्त-वशों की शक्ति और सम्मान को बनाये रक्‍्खा। उनमे सोरेन पहुव 
वश प्रमुख था । सोरेन पह्ललवों की भूमि रें (वर्तमान तेहरान) के आसपास थी। पह्ु॒वो ने 
सीस्तान से शकों को भगाने मे सफलता पाकर ही सतोष नही किया, बल्कि उन्होने अपने प्रति- 
द्वदियों को भारत में आके फूलतें-फलते देख उनपर बराबर आख रकक्‍्खी । घुमन्तु यूची अपने कितने 
ही वर्षों के पाथिव सबध तथा सीस्तान' के निवास से पाथिवो अर्थात्‌ ईरानी सस्क्ृति और शासन 
व्यवस्था से इतने प्रभावित थे, कि उन्होंने अपने शासन में बहुत सी बाते ईरानियो से ले ली,जिनमे 
क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधि भी है। मोग के मरने के बाद क्षत्रप उपाधि के ही नही, बल्कि 
स्वय पह्चवों को भारत में आने का मौका मिला और आगे करीब पौन शताब्दी (५८ ई०पू०-२५ 
ई०) तक हम पश्चिमोत्त र भारत पर पह्ल॒वो का शासन देखते हे । 


(३) पह्ुव' (४८ ई०पू०-२५ ई०)-- 

मोग और दूसरे शक राजाओं के शासन का पता जिस तरह उनके सिक्‍को से ही लगता 
है, उसी तरह पह्मनवो का पता भी हमे उनके सिक्‍तके ही देते हे। पह्वव, पल्‍लव,पा्थिव 
और पारथियन एक ही जाति के वाचक शब्द हैं। पह्त वशने ईरानपर २४९६ ई० पू० से 
२२६ ई०) तक शासन किया,। इसके राजाओं की सख्या २९ थी । ईरान में इन्होने सेलूकीय 
(ग्रीक) राज्य का स्थान बडे सघर्ष के बाद लिया। ईरानी सस्क्ृति के बाद जिस सस्क्ृति का सबसे 
अधिक प्रभाव पह्नवो पर पडा था, वह थी ग्रीक सस्कृति । शक, पह्॒व, ग्रीक (यवन) आरभिक 
काल में भारत और बाहर आपस में राजशक्ति के लिये चाहे कितने ही लडे हो, कितु वह शान्ति 
के समय अपने को भाई-भाई समझते रहे । ई० सन्‌ के बाद इन्होने भारत के बहुत से राजवशो को 


| कनल:टिसतपकररक डष्सवडा पपमतराक. 


यही हिन्दू-पाथिव, श्री भा० छा० उपाध्याय के अनुसार (प्राचीनभारत का इतिहास 
पटना १६४६) 





१९२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४१४१ 


दिया, यहा के राजाओं के साथ विवाह सबध किया, बडे बडे नागरिक और सैनिक पदो को प्राप्त 
किया और अत मे राजपूत बनकर भारत की पुरानी क्षत्रिय जाति में मिल गये। विवाह-सबंध 
के कारण पह्ुव सातवाहनो के सबधी बने । सातवाहनों की एक शाखा (इक्ष्वाकु ) जो धान्‍्य कटक 
( (जि गुन्तूर) से शासन कर रही' थी, जिसके बनवाये (ईसा की २री-३री शताब्दी के) स्तूप 
और विहार श्रीपर्वत (नागार्जुनी कोण्डा) और दूसरे स्थानों में अब भी मिलते हे । इनके शिला- 
लेखो और मूत्तियो से पता लगता है, कि उज्जैन के शको के साथ इनका वेवाहिक सबंध था । इन्हीके 
उत्तराधिकारी दव्खिन के पल्‍लव राजा थे, जो ३री शताब्दी में काची में अपना एक शक्तिशाली 
राज्य स्थापित करने मे सफल हुये है। काचीके पल्‍लव राज्यने चार शताब्दियो तक दक्षिण में एक 
सबल और समृद्ध शासन का ही रूप नही लिया, बल्कि भारतीय कला और साहित्य के विकास 
में उसने वही पार्ट अदा किया, जो कि उत्तर में गुप्तो ने किया। यही नहीं, जावा, कम्बोज 
आदि में भारतीय सस्क्षृति और कला के विस्तार में सबसे अधिक हाथ पल्‍्लव सस्क्ृति का है। इस 
प्रकार हम जान सकते है, कि पौन शताब्द। का पहुव शासन भारत के लिये कोई नगण्य घटना नहीं 
है। स्वतत्र पह्मव शासको की राजधानी तक्षशिला थी । इनके सिक्‍को से हमे निम्न पह्लेव राजाओ 
का पता लगता है -- 
बोनान ७-१६ ई० 
स्पलहोर 
स्पलरिश १४५ ई० 
स्पलगदम 
अय १६-१७ ई० + 
अयिलिस १७-१८ ई० 
गुदफर २५ ई० 
दूसरा और कोई साधन न होने के कारण हमे सिक्‍को की सूचना पर निर्भर रहना 
पडता है, कितु उससे वश-परपरा साफ तौर से नही जानी जा सकती। एक बात तो स्पष्ट 
मालूम होती है, कि हमारे इतिहासकार बोनान को जो प्रथम पह्व शासक मानते हे, 
उसमे वह ईरान के पार्थिव राजवश के इंतिहास को देखने का प्रयत्न नहीं करते। बोनान 
या बनाना १६ वा पाथिव राजा था, जिसने ७ ई० से १६ ई० तक शासन किया था। 
जान पडता है, उसीके समय में पहक्कवो का शासन एक स्वतत्र राज्य के तौर पर स्थापित हुआ। 
स्पलहोर बोनान का पुत्र था। बोनान' के सिक्‍के, मालूम होते हे, भारत के लिये नहीं, बल्कि 
सारे पार्थिव-राज्य के लिये ढाले गये थे। स्पलहोर के सिक्के की एक तरफ लिखा रहता 
हैं बसीलेउस्‌ वसीलेउन” और दूसरी ओर “महाराज भ्रातस भ्रमिअस स्पलहोरस। इससे 
मालूम होता है, कि स्पलहोर बोनतान' का भाई था। 'धामिक” का अर्थ है, बौद्ध धर्म का 
अनुयायी । लेकिन मोग के मरने (५८६० पू०) और बोनान (१) के राज्यारूढ (७६० 
होने के बीच मे ६५ वर्षों का अन्तर है। यदि हम बोनान को पार्थिव सम्राट न माने, तो मोग की मृत्यु 
के बाद ही' इसको हम शको का उत्तराधिकारी मान सकते है । बोनान के सिक्के मे एक ओर ग्रीक 





भारतीय सिक्‍के (श्रीवासुदेवशरण उपाध्याय, प्रयाग १६४८ पृ० ११६९-२५) 


पह्लव ] शक १९३ 


लिपि मे 'राजाओ का राजा बोनान” लिखना सारे पार्थिव साम्राज्य की दृष्टि से है, और द्स्री 
ओर उसके भाई स्पलहोर का केवल महाराज-भ्रात लिखा जाना यही बतलाता है, कि वह पार्थिव 
सम्राद का उपराज मात्र था। भारतीय पह्व॒वो ने अपने सिक्‍को में उसी तरह ग्रीक-लिपि, देवताओ 
और पदवियो का अनुकरण किया, जैसा कि मोग ने किया था। इनके कुछ सिक्‍के चौकोर भी है, 
जिनमे एक ओर ग्रीक देवता हेरकल की मूर्ति ओर ग्रीक लेख होता है, और दूसरी ओर ग्रीक देवी 
पल्‍लस की मूर्ति । कुछ सिक्‍कोर्म स्‍्पलहोर और उसके पुत्र स्पलगदम का भी नाम प्राकृत भाषामे 
अकित मिलता है। स्पलगदम को भी  प्रमिज” लिखना उसके बौद्ध होने का परिचायक है। इन 
सिक्‍को में प्राकृत भाषा खरोप्ठी लिपि म लिखी हुईं है, जो कि पश्चिमोत्तरीय भारत मे अशोक 
के समय से ही प्रचलित लिपि चली आती थी। पह्वों और शको का परश्चिमोत्तर भारत से 
सबंध और ग्रीको के अनुकरण की. प्रवृत्ति इतनी प्रबल थी, कि उन्होंने सौराष्ट्र ओर अबन्ती 
जैसे ब्राह्मी-लिपि के क्षेत्र मे पहुँच कर भी ग्रीक लिपि का उपयोग अपने सिक्‍को मे किया। बोनान 
का एक दूसरा भाई स्पलरिश था, जो शायद स्पलहोर के बाद शासक बना । इसके एक सिवके में 
अयका नाम भी मिलता है, जिससे मालूम होता है, कि जिस तरह बोनान और स्पलहोर, स्पलगदम, 
और बोनान से स्पलरिश का सबंध था, उसी तरह का संबंध अय से स्पलरिद का भी रहा होगा । 
स्पलरिश के सिक्‍के पर त्रिशुलधारी राजा की खडी मूर्ति है। सिक्के की एक ओर ग्रीक अक्षरों में 
राजा की उपाधि और स्पलरिश नाम लिखा हुआ है, दूसरी और ग्रीक देवता ज्षेउस की सिहासन 
पर बेठी मूर्ति तथा खरोष्ठी लिपि में लेख “महरजस महतस' स्पलरिश ।” स्पलरिश जान पडता 
है, बोनान की अबीन नहीं बल्कि अब स्वतत्र शासक बन' गया था। इस अकेले नामवाले सिक्‍के 
के अतिरिक्त उसका दूसरा भी सिक्‍का मिलता है, जिसमे एक ओर ग्रीक लिपि में स्पलरिश का नाम 
खुदा रहता है, और दूसरी ओर खरोप्टी मे अय का नाम । इन सिक्‍को में एक ओर राजा घोडे पर 
सवार और दूसरी ओर उसकी' मृति के साथ अय का नाम रहता है। यह बतलाता है, कि अय 
अभी स्पलरिश के उपराज या क्षत्रपकी तरह शासन करता था। जब अय स्वतत्र शासक हो जाता 
है, तो एक ओर उसकी घोइसवार मूर्तिके साथ ग्रीक लिपिमे उसकी राजोपाधि और नाम रहता है, 
और दूसरी ओर किसी प्रीक देवी देवता की' म॒ति के साथ खरोष्ठी लिपि मे “महरजस रजरजस 
महतस अथस” लिखा रहता है। किसी सिककी पर एक ओर मोअका नाम और दूसरी ओर अय 
का नाम भी उत्कीर्ण देखा जाता है, जिसने सदेह होने लगता है, कि अयथ मोअ के बाद शासना- 
रूढ हुआ । लेकिन साथ ही हम अय की अधिराजी पर॒परा अय-स्पलरिश-बोनान को भी जनते 
है, इसलिये इस सिक्‍के के बारेम कहा जा सकता है, कि अय ने मोअ के सिक्के की एक ओर 
अपन नाम का ठप्पा लगवा दिया। यदि हम अगर को प्रथम माने, तो स्पलरिश के साथ उसके 
लघुशासक होने की सगति नही स्थापित कर सकते । स्पलहोर बोनान का भाई था और स्पलरिश 
भी, लेकिन स्पलगदम, स्पलहोर और स्पलरिश का अय के साथ किस प्रकार का रक्‍त-सबध 
था, इसे जानने का हमारे पास कोई साधन नही हे । 

पह्चनतव (विशेषकर अय के) सिक्‍को पर पीछे कुछ भारतीय देवताओ की भी मूत्तियाँ 
मिलने लगती हे । अय के दस प्रकार के चादी के और कई प्रकार के ताबे के सिक्‍के मिले है । दोनो 
में यूनानी देवी-देवताओ की प्रधानता पाथथियों के 'फिलहेल” (यवन-पुत्र ) के भाव को प्रगट करती 
है। कुछ और सिक्‍को के कारण अय का उत्तराधिकारी अयलिश बतलाया जाता है, जिससे ही 


१९४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४४१ 


एक नये पह्ुव राजा द्वितीय अथस का अनुमान किया जाता है। इसके राज्यपाल अस्पवर्मा के 
सिकक्‍्केकी एक ओर घोडे पर सवार चाबुक लिये राजाकी मूर्ति तथा अत्यन्त भद्दे यूनानी अक्षरोमे 
उपाधि के साथ अय का नाम है और दूसरी ओर यूनानी देवी पल्‍लस की मूर्ति तथा खरोष्ठी लिपि 
में 'इद्रवर्मपुत्रस अस्पवर्मस स्त्रतगस जयतस' लिखा है। हम जानते है, कि ग्रीक शासनकाल में 
क्षत्रपी (प्रदेश) के शासक को स्त्रतेगोस” कहते थे। सेलूकीय साम्राज्य में ७२ स्त्रतेगोस थे । 
पह्वव सिक्‍को के देखने से पता लगता है, कि उनके सिक्‍के का प्रथम पाइर्व॑ अधिराज की मूर्ति 
उसके नाम और उपाधि के लिये सुरक्षित था और दूसरा पादवे उसके स्त्रतग (उपराज, राज्यपाल) 
के लिये। अस्पवर्मा मे अब भी ईरानी शब्द का रूप 'अस्प” मौजूद है, कितु उसका पिता इन्द्र- 
वर्मा शुद्ध भारतीय नाम रखता है । दक्षिण के पह्लवो मे तो आगे चलकर वर्मा सभी राजाओ की 
साधारण उपाधि हो गई, जो अभी भी त्रिवाकुर और कोचीन के राजाओ के नाम के साथ देखी 
जाती है। 

जिस अतिम पह्कलुव राजा को कुषाण कुजुल ने हराकर अपने वश की स्थापना की, उसका 
नाम पकारे कहा जाता है। ईरानी पाथिव वश का २९वा राजा पकोर २७७ ई० के आसपास 
हुआ था, जिसका और अर्दवान (४) का सघर्ष रहा । इसके पहले पकारे (पाकुर) प्रथम हुआ, जो 
अर्देवान (१६-४२ ई० ) का ही दूसरा नाम या प्रतिद्दद्दी रहा होगा । गृदफर का भी एक विशेष 
स्थान है। कितने ही लोग गुदफर को गर्देभिल्‍ल राजा बनाना चाहते है । यूनानियों के काल से अब 
ईरान और भारत इतने दूर हो गये थे, कि उनके सिक्‍को पर लकीर पीटते हुये यूनानी लिपि 
और भाषा का उपयोग बहुत ही भद्दे और अशुद्ध रूप मे ही होता था। प्रो० राखालदास' बनर्जी 
का मत है, कि गुन्दरफर कनिष्क और हुविष्क के समय (७८५-१५२ ई०) राज करता था । 
गुन्दरफरके सिक्‍को की एक तरफ घुडसवार राजा की मूर्ति, ग्रीक लिपि में उपाधि और नाम तथा 
दूसरी ओर जेउस या पल्‍लसकी मूर्ति तथा खरोष्ठी अक्षरों मे 'महरजस रजतिरस च्तरस देवब्नतस 
गुदफरस (महराज राजाधिराज त्राता देवब्रत गुदफरका ) होती है । बाद के सिक्‍्को से यह भी पता 
लगता है, कि उसके भाई अथरिनि और भाई के पुत्र अवगद ने भी गुन्दरफर के उपराज के तौर 
पर शासन किया था। गुदफर के एक सिक्के पर जहा एक ओर घोडसवार मूर्ति और ग्रीक लिपि 
मे उत्कीर्ण राजाकी नामोपाधि मिलती है, वहा दूसरी ओर विजय देवी को हाथ मे लिये जेउस की 
मूर्ति तथा खरोष्टी मे 'महरजस रजतिरजस गुदफर भ्रतपुत्रस अवगदस” (महाराज राजाधि- 
राज गुदफर के भाई के पुत्र अवगदका ) ' इनके अतिरिक्त सनवर तथा पकुर आदि पहक्ुव शासको 
के और भी सिक्के मिलते है, जो इस वश के अतिम शासक रहे ।* 





भारतीय सिक्के (वासुदेव शरण उपाध्याय) पृ० १२७ 


कुबाण ] 





१९४ 
२ तुलनात्मक शक-प ह्षव-वश 
ई० भारत चीन दक्षिणापथ ईरान 
१ (शातवाहन) पिडती १-६ बोनान ७-१६ (पाथ्थिव) 
बोनान ७-१६ उरुद । २-६ 
अय १६-१७ अदेवान्‌ १ ६-४२ 
गृदफर १८-२५ 
२० क्वाडबूती २५-५८. कुजुल | २५-५० 
४०. हाल वारदान४२-४६ 
बीम' ५०-७८ वल्गश ()५१- 
७ 
६० मिड ती ५८-७६ 
चाड ती७६-८९ कनिष्क ७८-१० १ पाकुर ७७-१०५ 
होती ८९-१०६ 
१०० गौतमीपुत्र- अन-ती १०७-१२६. वसिष्क १००-१०६  खुखव१०५-११३ 
१०६-१३० कनिष्क ! ११९ 
१२० शुन्‌ ती १२६-१४५ हुविष्क १२०-५२ 


वल्गश 77 , व! १३३- 
“१९१ 
१४० पुड़मावि १५५ हानृती १४७-१६८ 
१६० यजश्नी १६६- लिड ती १६८-१८९ 
१९६ 
१८० स्थान ती १८९-२२० 


वासुदेव १५२-१८६ 


वल्गश १९१-२०८ 


मिलन निदकलकिन कस लक कमल नकल ललककअनअललन  ल  न लक ज कक ॒ुइु__ुुलननकुु_लुलु_ललल॒इबबब बाइबल ाआइइाााअइा।।ााााााााााभभभभाामए्म्म्भ्ध्धप 


२ कुषाण (२५-४२५ ६०) 


यूची (ऋचीक) जन के मध्य-एसिया पर अधिकार करने की बात हम कह चुके हे, और 
यह भी, कि पार्थिवो (पह्कुवो) के प्रहार के कारण उनके एक कबीले को सीस्तान प्रदेश मे कुछ वर्षो 
तक रह वहाँ अपना नाम छोड भारत की' ओर भागने के लिये मजबूर होता पडा। इस कबीले का 
नाम मालूम नही । उसे केवल शक कह देने से बात और भी अस्पष्ट हो जाती हैं, क्योकि ईसा की 
प्रथम शताब्दी मे बहुत सी शक-शाखाये थी--त्यानशान्‌ और सप्तनद में वू-सुन, उनके उत्तर में 
सइवाड, और दक्षिण (तरिम-उपत्शका) में लघु-यूचियों के वशज, तुषारके पश्चिम (वर्तमान 
ख्वारेज्म कराकल्पकिया और उज्बेकिस्तान) मे कग, जिनके पश्चिम में वोल्गा की ओर अलान 
(ओसेत), जिनके दक्षिण-पद्चम में पार्थिव (पुराने दहै, जो पारस की खाड़ी तक के स्वामी 


१९६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४।४।२ 


थे), बास्त्रिय। के यूची वशज,और दकस्तान (सीस्तान ) से निकलकर बिलोचिस्तान, सिथ, पजाब, 
सौराष्ट्र और अवन्ती में फैले शक । सीस्तान' से आनेवालो पहली शक बाढ के सरदारो का वश 
क्षहरात था। यह तक्षशिला, सौराष्ट्र,अवन्ती और मथुरा के शक-शासको के वश के नाम से सिद्ध 
होता है। हम इस पहली बाढ को उनके सरदारो के कुल के नाम पर क्षहरात कह सकते है । घुमन्तू 
जातियो का नाम अपने शासक के कुल या प्रतापी शासक के नाम पर पड जाना अक्सर देखा जाता 
है। मध्यएसिया के आजकल के उज्वेको का नाम मगोल-वशीय एक पुराने राजा उज्बेक खान' 
के नामपर पडा, जो कि सुवण-ओदू मगालोका खान था, जिसने सबसे पहिले इस्लामको 
स्वीकार किया। क्षहरात वशकी राजलक्ष्मीको लूटनेवाले उनके पुणाने शत्र पह्ुव थे, जिनकी 
बात हम कह चुके । इसके बाद जो इतिहासम अत्यन्त प्रतापी शकवश आता है, उसे कुषाण 
कहा जाता है। कितने ही ऐतिहासिको का मत है, कि यह मूलत लघु-यूचियोके वशज तरिम 
उपत्यकाके तुखारोकी ही एक शाखा थी, जिनका नाम वहॉँके कूचा नगरमे अब भी मिलता था । 
जिस वक्‍त उनके बडे महायूची बाख्त्रिया और कपिशा-गधार-सिधके शासक बने, उसी समय 
इन्होने पामीर और गिल्गितकी पर्वतमालाओमे अपने पैर फैलाये । यह याद रखनेकी बात है, कि 
पहलेके हूणो और तुक्कोकी भाँति शक घ्‌मत्तू भी तम्बुओमे रहते घुमत्त जीवन बिताना अपना 
धर्म समझते थे। गृहवासी लोग उनकी दृष्टिमे कायर और दब्बू थे। पॉच शक-कंबीलोमे शक्तिके 
लिए प्रतिद्वन्द्रिता हुई, जिसमे कुषाण कबीलेने अपने सरदार कुजुलके नेतृत्वमे सफलता प्राप्त 
की । उस' समय सभी कबीले गधार और कपिशाके उत्तरको पहाडोमे रहते थे । कुजुलने 
अपने बाकी चार कबीलोको ही ढकेलकर अपने कबीलेको आगे नही बढाया, बल्कि उसीने भारत 
में पह्नव वशका उच्छेद किया। 


कुषाण राजा--- 
१ कुजुल कदफिस २५-५० ई० 

२ विम कदफिस ५०-७४ ई० 

रे कनिष्क (१) ७४ १०१ ई० 
४, वाशिष्क १०१-६ ई० 

५ कनिष्क (२) ११६९ ई० 

६ हुविष्क १२०-५२ ई० 

७ वासुदेव १५२-८६ ई० 
पिरो चौथी सदीका अन्त 


(१) कुजुल कदफिस्‌ १ (२५-५० ई०) 
कुजुलके विजय प्राप्त करनेके समय कपिश। (काबुल) मे ग्रीक राजा हरमेयसका शासन 
था, जो सभवत पह्कव शक्तिके निर्बेल होनेके समय कपिशाका स्वामी बन गया था। उसने 








' देखो मध्यएुसिया का इतिहास (२) पृष्ठ ३०-३२ (१३०३-४० ई० ) 

_ प्राचीन भारतका इतिहास (भ० शा० उपाध्याय, पटना १६४८ ई०) पृ०२१३ 
भारतीय सिक्के (वा० श० उपाध्याय) पु० १२९, 0०7७ (| जठला पता (॥ थआशभ्य 
4936), (४०08 ० ब्यटाद। ॥7ता9 (७0807) 


कुृषाण | शक १९७ 


कपिशाको जीता, या पुराने यवन-वशकी किसी शाखाने पह्ुवोकी निर्बलतासे लाभ उठाया 
और उसी वशका' अतिम राजा हरमेयस था, यह निश्चित तौरसे नहीं कहा जा सकता | रतना 
मालूम है, कि हरमेयसके सिक्के मे उसके साथ कुजुलका भी नाम मिलता है। कुजुलके एक 
सिवकेपर जिस ओर ग्रीक अक्षरोमे “वसिलेठस कुषानो कोजोलों कदफिजोयुस” लिखा 
रहता है, उसी तरफ हरमेयस का आवा शरीर भी चित्रित है ,इसरी ओर ग्रीक देवता 
हेरकलकी आक्ृति तथा खरोष्ठी लिपिमे 'कुजुलकसस कुषाण यवगस घप्रमठिदस” रहता है। 
हम पह्लञवोके उदाहरणसे जानते है, कि उस वक्‍त सिक्‍केकी एक तरफ अधिराजका 
चित्र और नाम होता, और दूधरी' ओर शासकका खरोष्ठी लिपि तथा प्राकृत भाषा में 
नाग्गेपाधि उत्कीर्ण होती । यदि यह बात यहाँ भी ठीक है, तो हो सकता है, हरमेयस 
अधिराज था और कुजुल उसका क्षत्रप या अधीन-शासक था। कुजुल कुबाण-वश का यवगू 
था। यवग्‌ या जेब्बू पीछे मब्य-भेसियाके तुर्कोमें उपराजकी एक प्रचतित साधारण उपाधि 
थी। इस उपाधि का सबसे पहला उल्लेख इसी कुजूल कदफिसके सिक्के में मिलता है। 
ध्मठित (धर्मस्थित) पाली धम्मिय (धार्मिक) का ही पर्याय है और जो आम तौरसे बौद्ध 
राजा ही अपने लिये इस्तेमाल करते थे। ईसाकी प्रथम शताब्दीमे तरिम-उपत्यकामे 
निश्चय ही बोद्ध धर्म का प्रचार था। इस' प्रदेशके दक्षिणी भाग मे उस समय भारतीय लिपि और 
भारतीय भाषा का प्रयोग होता था। नाम आदिसे मालूम होता है, कि भारतसे जाकर 
बस गए लोगोका वहा। प्राधान्य था। तरिम्‌-उपत्यकाके उत्तरी भागमे शक-जातियो (तुषारो) 
का निवास था। यद्यपि भाषा, जाति और रीति-रिवाजमे उत्तर दक्षिणका अत्तर था, तो भी वहाँ 
दक्षिण में कराकुरम और क्वेनलन परव्वेतमालाके अन्तरमे बढा हुआ भारत मान' सकते 
थे। वहाँ से उत्तर शक-तुषारोका देश था। जहाँ तक बौद्ध धर्मका सबंध हे, दोनो प्रदेश एकही 
धर्म और सस्क्ृतिके माननेवाले थे। इसलिये कुपाणोके यबगु कुजुलका बौद्ध राजा होना 
कोई असाधारण बात नही थी । आगे सिक्‍को परसे हरमेयसका नाम हट जाता है,ओर उसकी जगह 
शिरस्त्राण पहने राज!|का सिर या दूसरे सकेत के साथ ग्रीक भाषा और लिपिमे कुजुलका नाम 
मिलता है और दूसरी ओर बेठे हुए राजा, ऊट या देवता आदि की मर्तिके साथ 'कुषाण यवुगस 
ध्रमठिदस या 'महरयस रगरयस देवपुत्रस , अथवा महरजस महतस कुषाण” के साथ “कुजुल- 
कुश महरयस रजतिरजस यवगुस ध्रमठिदस' मिलता है। हरमाउसके अधीन शासकके तौरपर 
कुजुल अपना शासन आरभ करता है। यह भी हमे मालूम है, कि यूचियो द्वारा बार्त्रायासे 
यवन-शासनके उच्छेद होनेके समय पुराने यवन राजवशके लोग दुर्गंम पहाडो की ओर भाग गये, 
जहाँ उन्होंने अपनी प्रजाकी श्रद्धा और भक्ति का लाभ उठाकर अपने छोटे-छोटे राज्य कायम 
कर लिये। पामीर (इमाओस), और चित्रालके पहाडो मे ऐसे बहुतसे छोटे-छोटे राजवशोका 
अभी हालतक अस्तित्व था, जो अपनेकों सिकन्दर अर्थात्‌ ग्रीक राजाओका वशज मानते 
थे। कुजुलकों कुछ इतिहासकार मोगका वशज मानते है, कितु ऐसा होनेपर फिर वह न 
तुपारी रहेगा और न क्षहरात छोडकर कुषाण वश नाम देनेकी उसे आवश्यकता रहेगी। 
चीनी ग्रयोमे भी कुजलका नाम आता है। जान पडता है, कुजुलको कुषाण वशकी नींव 
डालने के लिये अपने सारे जीवन' भर सधर्ष करना पडा। चीनी लेखकोके अनुसार वह ८5० 
वर्षकी आयु मे मरा । 


१९८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४४२ 


(२) विम कदाफिस' (५०-७८ ईं०) 


विमके ओएम और दूसरे उच्चारण भी मिलते है । चीनी लेखकोके अनुसार यही भारतका 
विजेता था। इसने अपने राज्यको कपिशा-गधा रसे और आगे बढाया । समवत इसने ही यमुनाके 
पूरब भी अपनी राज्य सीमा पहुँचाई और बार्त्रियाको भी अधीन किया। बिहारसे ख्वारेज्म तक 
फैले कनिष्कके विशाल राज्यके विस्तारमे उसके पूर्वाधिकारी विमका बहुत हाथ था, इसमे सदेह 
नही । विमके शासनकी एक सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है, कि इसीने भारतमे सबसे पहले सोनेका 
सिक्‍का चलाया । यवनोके पहले हमारे यहाँ ताबे या चॉदीके चौकोर (पचमाक्क ) सिक्‍के चलते थे 
यवनोने अपने सिक्‍कोकों गोल तथा राजाकी मूर्ति या दूसरी आकृतियोके साथ अलक्षत करके 
निकाला, जिसका भटद्दा अनुकरण क्षहरात और पार्थिव भी करते रहे, कितु,इनमेसे किसीने सोनेका 
सिक्‍का नही चलाया । विमने अपने सोनेके सिक्‍केमे रोमन सिक्‍केकी तौल आदि का अनुकरण किया 
है, और उसीकी तरह यह १२४ ग्रेनका होता है। अतर्राष्ट्रीय वाणिज्यमें सोने के सिक्‍क्रेका बडा 
महत्व है, शायद इसीलिए विमने भारतमे सोनेके सिक्‍्कोका प्रचार किया। भारतका अतर्राप्ट्रीय 
व्यापार इससे पहले भी ग्रीस, रोम, अफ्रीका, जावा, चीन और मध्य-एसिया तक था। उस 
वक्‍त जल या स्थलका सार्थ (कारवा) अपने साथ भारतीय माल ले जाता और बदलेमे दूसरा माल 
ले आता था। अब भी इस तरहका व्यापार होता था,कितु माल ढोकर लेजानेकी जगह व्यापारी 
थोडेसे सोनेके सिक्कोको ले जाकर बहुतसा माल खरीदकर ला सकते थे । विमके सोनेके सिक्‍के 
पर एक ओर शिवकी मूर्ति होती हे । किसी किसीपर राजाके नामके साथ 'महिद्वर” भी लिखा 
है, जिससे मालूम होता है, कि कुजुल जह। धर्मस्थित (बौद्ध) था, वहाँ विम माहेश्वर (शव ) 
था। इसके सिक्कोपर एक ओर मुकुट-शिरस्त्राणघधारी राजा हाथमे गदा और शुल लिए खडा 
है, तथा वही ग्रीक लिपिमे वसिलेउस विमकदफिसस” उत्कीर्ण होता है, और दूसरी ओर “महरजस 
राजाधिरजस सर्वलोग इश्वरस महिइ्वरस विमकदफिसस  । ईदवर' और “महीदवर” राजा और 
महाराजाके पर्याय हे, इसलिए हो सकता है, 'महीश्वर” (माहेश्वर) शैवका द्योतक न हो। 
इसके दूसरे ताबेके सिक्‍्केकी एक ओर लबी टोपी और लबा लबादा पहने राजा खडा है। उसकी 
दाहिनी ओर हवन कुड है । राजाके बाये हाथमे परश है। इसी तरफ ग्रीक लिपिमे “वसिलेउस 
वसिलेउन सेतरमेगस विमकदफिस” लिखा हुआ है। सिक्‍केकी दूसरी ओर नदीके साथ 
त्रिशूलधारी शिवकी मूर्तिके पास खरोष्ठी लिपिमे लिखा रहता हैं ईइबरस महीश्वरस विमकद- 
फिस”। ईइवर महीश्वर” प्रीक 'बसिलेउस' वेसिलियोन” (राजाओका राजा) का अनुवाद 
मालूम होता है। कुषाणोको बौद्ध या शेव आदि धर्मोके साथ सबद्ध देखकर उन्हें भारतमे 
आकर हिदू-सस्क्ृति और धममको ग्रहण करनेवाला समझनेकी गलती इसी कारणकी जाती है, 
कि हम यह नही जानते, कि उन्तका मूल-स्थान' (तुषार-देश, तरिम-उपत्यका) इससे पहिले 
ही से ही धर्म और सस्कृतिमे हिंदू था। 


१ वही 


कुषाण ] शक १९९ 


(३) कनिष्क (७६-१०६ ३०) 


विमक॑ उत्तराधिकारीके रूपमें हम भारत ही नही एसियाके-एक महान्‌ शासक, महान्‌ 
निर्माता कनिष्केकी'पाते हे । जिस तरह विम और कुजुलका पारस्परिक सबंध हमे नही मालूम है, 
उसी तरह कनिष्क और विमका भी सबंध भी अज्ञात है। कुजुल कुषाणोका यवगू (जवगृ) था, 
इससे वह घृमन्तुओकी प्रथाके अनुसार विम कुजुलका भाई भी हो सकता है और बेठा भी । 
वही बात विम और कनिष्कर्के सबधमे भी कह सकते हे । विमने जहाँ गगासे वक्षु तक फैले अपने 
राज्यको कनिष्कके लिये छोडा, वहाँ सोनेकी' मुद्राकी प्रतीकवाली विशाल व्यापार लक्ष्मीका 
भी उसे स्वामी बना दिया। कनिष्कके सिहासनारूढ होनेके समयसे वह सन्‌ आरभ होता है, जिसे 
हम आजकल शक-शालिवाहन सवत्‌ कहते है । शालिवाहन सातवाहनका रूपातर है, जो आछ्र 
राजाओकी पदवी सा बन गया था। सातवाहनोका गकोके साथ सघर्ष और विवाह-सबध भी 
बहुत रहा है, शायद इसी कारण पीछे शक-शालिवाहन (शकसातवाहन ) जोडा शब्द बोला जाने 
लगा । कनिष्क जहाँ अशोककी तरह एक उदार 'धामिक धर्मराजा” बौद्ध था, वहाँ दूसरी 
ओर वह एक बडा बहादुर योद्धा और कुशल शासक भी था। सारनाथमे उसके तीसरे राज्यवर्ष 
(८१ ईस्वी) का एक अभिलेख मिला है, जिससे जान पडता है, कि गद्दीपर बैठनेके तीन वर्षके 
भीतर ही वह सारे उत्तर-प्रदेशका स्वामी बन' गया था। ख्वारेज्मकी मरुभूमि' (करा-कुम) से 
कनिष्कके समयके नगर मिले हे और उसीके कारण ईसाकी आरभिक तीन शताब्दियोकी वहाँकी 
सस्क्ृतिको कुषाण-सस्क्ृति कहा जाता है । अयस-कला, जिल्दिक और तोप्रक-कलाके ध्वसावशेष 
इसी कालके है । वहाँ जो चीजे उस कालकी मिली हे, उनमे कनिष्कके सिक्‍के भी है। अभी भी 
वहाँकी खुदाई जारी है। जो चीजे वहाँ मिली हे, उनके बारेमे अभी ग्रथ' नही लिखे गये है । कुछ 
छोटे-मोटे लेख रूसी अनूसधान-पत्रिकाओमे ही छपे है, जो भापाके कारण ही बाहरवाले विद्वानोके 
लिए ज्ञात नही है, वल्कि पत्रिकायें बाहर मिलती नही । हमारे दूतावास जितनी शान शौकतसे 
अपने कमरोको सजाने और ठाट-बाटसे रहनेकी फिकर करते है, उतना वहां साइन्स, कला और 
इतिहास-सबधी जो खोजे हो रही है, उनके बारेमे ध्यान देनेकी अवश्यकता नही समझते । १६४६ 
ई० की खुदाईमे वहाँ तीसरी शताब्दीके महत्वपूर्ण भित्ति-चित्र मिले है । एक कमरेमे तो इतने 
अधिक कुशल कारीगरोके बनाये हुए धनुष, वाण और दूसरे हथियार मिले हे, जिसके कारण 
उसे उस कालका वास्त्रसग्रहालय कहा जा सकता है। इन पुराने कुपाणकालीन नगर-ध्वसोमे 
सभव है उस' समयके अभिलेख भी मिले । हाल ही में उससे कुछ ही पीछेके चर्मपत्रपर लिखे 
पुरानी भाषाक बहुतसे अभिलेख मिले है । यदि कनिष्करकक मनो सिक्‍के हमे उत्तर प्रदेशके आजमगढ 
जैसे एक जिलेमे मिल जाते है और कनिष्कक लेख पेशावर, रावलपिडीके जिलो, बहावलपुर 
रियासत, मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ आदिमे मिले हे, तो सभव है, कि कराकुम, 
किजिलकुम की मस्भूमि कनिष्क कालके बारेमे जाननेके लिये विशेष सहायक हो । 

कनिष्कके राज्यकालका निर्णय उसके और उसके उत्तराधिकारियोक अभिलेखो द्वारा ही 


२०७४ ०7 गिवठ-$82एफ्राइ। (ए770ाणै०89, (806४-7९०४०), ४०४४ स्लाड४07ए 
भर कंशपा& (५ 85777) 


३०० सध्यएसिया का इतिहास (१) [४४१६ 


किया गया है। कनिष्कका सबसे अतिम अभिलेख उसके राज्यके २३वे वर्ष (१०१६० ) का मिला 
है। मथुरा और साचीमे शक-सवत्‌ २४ और २८ के दो अभिलेख मिले है, जिनमे वसिष्क॒का नाम 
आता है, जिसका अर्थ हुआ---१०२ और १०६ ई० में वसिष्क कुषाणोका राजा था। वेमेपेशावर 
जिलेके आरा स्थानमें शक-सवत्‌ ४१( ११६ ई०) का भी एक लेख मिला हे, जिसमे वस्िष्क पुत्र 
महाराज राजातिराज देवपुत्र. कनिष्कर्क राज्यका ४१ व” लिखा हुआ है । जिससे सदेह होता 
हैँ कि कनिष्कने ४१ वर्ष राज किया । लेकिन वसिष्क॒का पुत्र कनिष्क था, इसका कोई पता नहीं है । 





&ह बा हर 
| घरों थ्टे “की ऐ 








२३. छनिष्छ छा कुपाणसाप्षाज्य (१ 5 ६०) 
औरदूसरे २४वे और २८वे शक-सवत्‌मे वसिष्क और ३ १वे से ६०वे (१०९, १४८ई० ) मे टविष्कके 
अभिलेख मिले हे,जिसके कारण हमे यह मानना पडेगा कि वसिष्क और हुविष्क या तो कनिष्कर्क 
क्षत्रप थे, अथवा यह वसिष्क-पुत्र कनिष्क दूसरा कनिष्क था, जिसने वसिष्क और हुविष्कके बीचमें 
राज्य किया। अस्तु। यह तो निश्चित ही मालूम होता है कि कनिष्कने २३ साल (७८-१० १ 
६०) तक अवश्य शासन किया था। ख्वारेज्मकी खुदाईसे मालूम होता है, कि कनिष्कका 
शासन मध्य-एसियामे आजके सारे उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तानमे फैला हुआ था। साथ ही 
कनिष्क अपनी पितृ-भूमि पुराने तुषार-देश ( तरिम-उपत्यका) को भूला नहीं था। चीनने 
१११ ई० में तावान (फर्गाना) तककों जीतकर सारी तरिम-उपत्यका लेते हुए फर्गाना तकके 
रेशमपथको अपने हाथमे कर लिया था । तरिमके उत्तरके वू-सुन चीनके बडे विश्वासपात्र अधीन 
शासक थे, जिन्हे विवाह-सबधसे भी चीनने अपने साथ घनिष्ट सूत्रमे बाध रक्खा था। हम 
अन्यत्र देख चुके हे, किस' तरह व्‌-सुन राजा चीन राजकुमारियोको ब्याह लाते थे, जो बेचारी 


कुषाण ] शक २०१ 


घुमन्तु जीवनक कष्टको बर्दाइत करते अपने नैहरके सुखोके लिये आसू बहाया करती थी । कनिष्क 
अपनी अपार अजेय सेनाका नेतृत्व करते हुए चारो ओर अपनी विजय-दुन्दुभी बजा रहा था, उस 
समय चीनमे लोयाडः के हान-वश (२५-२२० ई० )का शासन था। वू-ती (२५-५८ ई० ) चाड; ती 
(७६-८६ ई०) और हो-ती (८5९-१०६ ई०) इस वहाके प्रतापी सम्राट कनिष्कके समकालीन 
थे। इस वशका सस्थापक वाई याडवान्‌ (२३-२५) ई० था। पुराने हान-बशकी राजधाती 
छाड-आनूमे २०८ ई० पूृ० से २५ ई० तक शासन किया था। तरिम-उपत्यकाकी ओर बढनेमे 
कनिष्कके लिये सबसे बाधक चीन था, जिसके सेनापति पान्‌ू-वाउकी वीरता और रणकुश- 
लताकी बडी धाक थी। उसने तरिम-उपत्यकाको ही अपने हाथ नहीं कर रक्‍्खा था, बल्कि 
उसके कारण कनिष्कका कश्मीर और उसके उत्तरका प्रदेश भी खतरेमे पड गया था । 
कनिष्ककी' यह कोई गुस्ताखी नही थी, यदि उसने चीन सम्राद्से राजकन्या मागी। 
हम जातते हे व्‌-सुन राजा, जो पीढियोसे चीन सम्रादके दामाद होते आये थे, बल और 
वेभवर कनिष्कर्के मथुराके क्षत्रप खरपललान या काशीके क्षत्रप वनस्पर क्या इन' क्षत्रपोक 
तीसरा श्रेणीके सरदारोके बराबर भी नही थे। लेकिन जब कनिष्कका दूत पान्‌चाउके पास 
अपने राजाके लिये चीनी राजकुमारी मॉँगने गया, तो उसने कनिष्कके दूृतको जेलमें डाल 
दिया। इस तरह पान्‌-चाउने कनिष्कको युद्धके लिये आह्वान किया। बगालसे ख्वारेज्म तकके 
प्रतापी सम्राटके लिये यह बडे अपमानकी बात थी। कनिष्क एक बडी सेना लेकर पान्‌-चाउसे 
बदला लेनेके लिये गया, कितु उसे पामीर और हिमालय के दुर्गम मार्गोको पार करके अपनी 
सेनाको लेजाना था, जब कि चीनी सेना अपने हुण और वृ-सुन सहायकोके साथ वहा पहलेसे 
मौजूद थी। फलत कनिष्कको बुरी तौरसे हारकर चीन सम्राटका करद बनना पडा। खूनके 
घूट पीकर उस वक्‍त तो वह रह गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसने फिर उस' पराजयके कलककों 
धोना चाहा । उस समय पान्‌-चाउ मर चुका था और उसका पुत्र पान्‌ू-चाहझू चीनकी पश्चिमी 
सेनाका सेनापति था। कनिष्कने चीनी सेनाको बुरी तरह पराजित किया और तरिम-उपत्यका 
के अपने पूर्वजोके देशको प्राप्त करनेमे सफलता पाई। तरिम-उपत्यका और उसके उत्तर तथा 
उत्तर-पूर्व में बहुतसे चीनके करद राज्य थे। हण भी अब दो भागोमे बट गये थे, और उनका 
एक शक्तिशाली (दक्षिणी) भाग चीनके साथ था। इसमें सदेह नही, कनिष्क की सेनाको इन 
सबकी सम्मिलित शक्तिसे भुगतना पडा होगा। कनिष्कने चीनको हराकर ही सनन्‍्तोष नही 
किया, बल्कि मध्य-एसियाई या चीनी राजकुमारोकों जामिन (युद्धके लाभ) के रूपमे अपने 
साथ ले आया । इत राजकुमारोके आराम' की ओर उसने बहुत ध्यान दिया । इससे एक बडा 
उपकार यह हुआ, कि उन्होने भारतमे नासपाती और आइडूके फल पहले पहल लगाये। हमारे 
यहाँ पहिले से ही कपिशाका अगूर मशहूर था। उनके रहनेके लिये उसी कपिशा (कोहदामन ) 
उपत्यकामे स्थान बनवाया गया था, जिसे शे-लो-क-विहार कहते थे। स्वेन्‌-चाडने अपनी यात्रामे 
७वी दशताब्दीके पूर्वाद्धमे उसे देखा था। पूर्वी पजाब (जलन्धर ) के जिस इलाकेमे उन्हें जागीर 
मिली थी, उसका नाम ही चीनभुक्ति (चीन जिला ) पड गया था। स्वेन्‌ -चाझुके जीवन चरित्रके 
लेखक हुइ-लीने लिखा है, कि राजकुमारोने विहार बनवाकर उसकी मरम्मतके लिये इतना रुपया 
गाड़के रख दिया था, कि उसे प्रॉप्त कर स्वेन्‌ू-चाझूने विहारकी फिरसे मरम्मत करवा दी । 
कनिष्क बौद्धोकी परिभाषाके अनसार सचमच ही धस्मियधम्मराजा” (धामिक धर्म- 


२०२ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४४१२ 


राज) था। उसकी राजधानी पुरुषपुर (पेशावर) थी। इसके पहले गधारके इस नगरको कोई 
प्रधानता नही मिली थी। गधारकी प्रसिद्ध नगरी और राजधानी तक्षशिला थी, जो कि सिषु 
नंदीके पूरबमे राववलर्पिंडी जिले मे कालासरायले स्टेशनके पास शाहजीदीढेरीके नामसे 
मौजूद हैँ । गधारका प्राचीन देश (पख्तुनिस्तान) पाकिस्तान और स्वतत्र कबीलोमे बटा हुआ 
था। लेकिन आजकल पस्तून (प्रठानोका देश) रावलपिडी तक नही है। पश्चिमी गधारमे 





खित्र २३--कनिव्क 


पुष्कलावती (चारसद्दा) को ग्रीक राजाओने कुछ समय अपनी राजधानी जरूर बनाया था। 
गधारके महत्वका बढानेवाला कनिष्क था। उस समय राजधानी पुरुषपुर बहुत समृद्ध रही होगी, 
यह तो उससे तीन और पाच शताबन्तो पीछे आनेवाले फा-शीन और स्वेन-चाडके यात्रा- 
विवरणोसे मालूम होता है। कनिष्कके समय पाटलिपुत्रका वेभव पुरुषपुरको मिल गया था। 
बारुत्रिया भी एक क्षत्रपषकी राजधानीसे अधिक महत्व नही रखती थी। फर्गानाकी उर्वर और 
प्भृद्ध उपत्यका हैँ। नही कनिष्कके हाथमे थी, बल्कि सिद्धक्याझुके पूर्वी सीमासे लेकर पार्थिव 


कृषाण ] शक २०३ 


(ईरानी) सीमा तक का रेशमपथ कनिष्क के हाथ मे था। फर्गाना तथा सोग्द के समरकन्द आदि 
व्यापारिक नगर, उसके हाथ मे थे। सोग्द नदी के किनारे आज भी कुशानिया कस्बा है, जो बतला 
रहा हैं, कि कुषाणोने इस भूमि को और समृद्ध करने की कोशिश की थी। ख्वारेज्म मे निम्न- 
वक्ष्‌ की उत्तर तरफ किजिलकुम के रेगिस्तान में तोप्रक-क्लाका नगरध्वस हाल मे खोदकर निकाला 
गया है, जिसके आकार-प्रकार को देख ते' ही से मालूम होता है, कि घुमन्तु शक अब नागरिकता 
में आगे बढ गये थे। कश्मीर में भी कनिष्क ने कनिष्कपुर नामसे एक नगर बसाया था, 
जिसका उल्लेख कल्हण ने राजतरगिणी में किया है। तक्षशिला मे उसका बसाया नगर आजका 
सिरसुख है । 

व्यापार के महत्त्व को, तो जान पडता है, कुषाणो ने खास तौर से समझा था, इसीलिये 
उन्होने व्यापार-पथो की ओर विशेष तौर से ध्यान' दिया था| बडी नदियाँ ही नही, बल्कि ऐसी 
नदियों का भी उन्होने इस्तेमाल किया था, जिनमे वर्षा के दो ढाई महीने ही नावे चल सकती हे । 
इसका उदाहरण आजमगढ़ जिले के दक्षिण में अवस्थित मँगई (मार्गवती) नदी है। छोटी नदी 
होने पर भी वह गाजीपुर जिले मे सीधे गगामे जाकर मिलती है। इसी छोटी नदी के दाहिने 
किनारे पर मेरे पितृग्राम (कनैला) से मील भरपर ही सिसवा का विस्तृत ध्वसावशेष है, जहाँ 
वर्षो से ढेरो कनिष्क के सिक्‍के मिलते आ रहे है , । शिश्षपा ग्राम कुषाणों के वक्‍त एक अच्छा 
व्यापारिक केन्द्र रहा । मगई नदी में वर्षा खतम होते ही इतना कम पानी रह जाता है, कि 
लोग जगह-जगह बॉध बॉधकर पशुओ के लिये पानी जमा करते है । कनिष्क के विशाल 
साम्राज्य मे ऐसी न जाने कितनी मगइयो को व्यापारपथ के रूप में इस्तेमाल किया जाता 
रहा होगा । 

तोप्रक-कला का निर्माण कुषाणों की सुरुचि और उपयोगिता दोनो को प्रदर्शित करता 
है। यह चौकोर दुर्गबद्ध बस्ती चारो ओर मजबूत प्रकार से घिरी थी। इसकी एक तरफ दक्षिण 
मेदुर्ग का सुदृढ द्वार था। द्वारक भीतर एक प्रशस्त पथ उत्तरसे दक्षिण चला गया था। दक्षिण 
के छोर पर जान पडता है, शासक का महल (अत पुर) था। प्रधान सडक से दाहिने और 
बाये समकोण पर चार और सडके निकली थी, जिनके किनारे बाजार और घर बसे हुये थे। 
नगर की लबाई प्राय हजार गज और चौडाई ६०० गज थी । खुदाई के सचालक प्रोफेसर न त 
ताल्स्तोफ का कहना है, कि क्लासिकल प्राची की वस्तुकला का यह सुदर नमूना है । भारत मे शको 
के शासन और कला का स्थान भारशिवो और बाद मे गुप्तो ने लिया । 

कृषाणों से पहले वास्त्रीय ग्रीको ने कला को बहुत प्रोत्साहन दिया, लेकिन वह भारतीय 
रग में तब तक रग न पाई, जब तक कि कनिष्क के सर्वतोमुखीन प्रगति वाले शासन ने उसे वैसा 
नही कर दिया । बुद्ध की प्रथम मूर्ति कनिष्क के समय मे बनी, जिसके चीवर के चुन्नट और केश- 
विन्यास पर ग्रीक प्रभाव दिखाई पडता है, यद्यपि बहुत ही सूक्ष्म और मधुर रूपमे ही । बाख्त्रीय 
ग्रीक कला को गधार-भारतीय' शैली मे परिणत करने का काम कनिष्क के शासन में हुआ । 
ग्रीक और पहक्ुत शासन काल से ही मथुरा क्षत्रपों की राजधानी चली आई थी। शासन 
के समय मथुरा समृद्ध रही होगी, इसमे सदेह नही । तक्षशिला, पाटलिपुत्र और दक्षिणापथ के 


* वे द्रो १९४६ १ पृष्ठ ७१, ७२, ७३ 


२०४ मध्यएसिया का इतिहास (१) 4 [ ४४२ 
व्यापारपथ भी यही पर मिलते थे। उस समय के राजस्थान का भी मार्ग यही से फूटता था । आज 
यह सारा-सुभीता आगरा को प्राप्त है। बहुत सभव है, इसीके कारण अकबर अपनी राजधानी 
दिल्‍ली से आगरा ले गया। १९६४७ ई० के बाद भी बिना पहले से सोचे-समझे ऐसी' घटना घटित 
होती देखी गई । पहले थोडे से सिधी या पजाबी शरणार्थी आगरा में पहुँचे । कितने ही विस्थापित 
सिधी राजस्थान के जोधपुर आदि नगरो मे बसना चाहते थे, क्योकि सिंध के वह समीप थे, 
लेकित जल्दी उन्हें मालूम हो गया, कि यदि ऐसे स्थान में रहना है, जहाँ जीविका के साधन भी 
आसानी से प्राप्त हो सके, तो आगरा ही वैसा स्थान है । आज आगरा में बहुत बडी सख्या मे सिधी 
आकर बस गये है । आगरा आज जहाँ कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, बनारस तथा पूरब के नगरो 
के साथ रेल द्वारा सबद्ध है, वहाँ बम्बई, दिल्‍ली, अमृतसर, जयपुर अजमेर आदि से भी वह 
रेल द्वारा सयुक्त है। अकबर की दूरदशिता ने पहले ही आगरा को महत्व दे दिया था, इसलिये 
अग्रेजो ने रेल का चतुष्पथ भी वही बनाया । कुषाणो के वक्‍त ये सारे सुभीते मथुरा को प्राप्त थे। 
इनके अतिरिक्‍त मथुरा में बुद्ध जाकर रहे थे, बौद्धोका एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय सर्वास्तिवाद--- 
जिसका कि कनिष्क अनुयायी था--का तत्कालीन प्रधान केन्द्र भी यही था। इस धामिक सबध 
को लेकर मथुरा कुषाण वास्तुकला और मू्तिकला की अति समभुद्ध नगरी बन गई। मथुरा को 
वासुदेव कृष्ण के जन्मस्थान होने से उतना महत्व नहीं मिला था, यह बुद्धकालीन जनपद और 
उसकी राजधानी मदुरा के उपेक्षापृ्ण वर्णन से मालूम होता है । बुद्ध के समय सूरसेन जनपद का 
राजा अवन्तिनाथ चडप्रद्योत का एक दौहित्र सामन्त था। 

मथुरा जैसे कितने ही और समृद्ध नगर कनिष्क-शासित उभय मध्य-एसिया और भारत 
के बहुत से भागों में मौजूद थे । 

कनिष्क ओर बौद्ध धर्म---बौद्ध धर्म के इतिहास मे अशोक के बाद ऊचा स्थान 
जिस राजा को है, वह कनिष्क है। पाटलिपुत्र जीतने पर वह अपने साथ अद्वघोष को ले गया। 
अश्वधोष कालिदास के पहलेके महान्‌ कवि है । इनकी कविताकी कितनी ही समानता कालिदास 
के काव्य में भी मिलती है । उनके “बुद्धचरित” और “'सौदरनद'” दो महाकाव्य है । सस्कृतसे 
_बुद्धचरित” खडित मिलता है, कितु उसके चीनी और तिब्बती अनुवाद पूर्ण हे। सारिपुत्र 
प्रकरण (नाटक) की खडित सस्क्ृत प्रति तरिम-उपत्यका के रेगिस्तान से मिली है, और उनके 
एक दूसरे नाटक राष्ट्रपाल” का पता भी लगता है, यद्यपि वह अभी तक कही अनुवाद या मूलरूप 
में नही मिला है। अद्वघोष हमारे पहले नाटककार है, जिन्‍्होने पर्दों और दृदयों के साथ नये 
ढंग के अभिनय और रगमच का सूत्रपात किया । मथुरा की कला के रूप मे जैसे गधार-कला 
भारतीय रूप घारण कर विकसित हुई, उसी तरह और उसी समय अश्वघोष के नाटको के रूप मे 
प्रीक नाटको का सुन्दर भारतीकरण हुआ। यह हम बतला चुके हे, कि एसिया की ग्रीक पुरियों 
(पोलिस) के नागरिक जीवन और प्रबंध मे भी ग्रीस की भाति नाद्यकला का एक विशेष स्थान 
था। इसलिये भारत की ग्रीक पुरियों में रगमच अवश्य रहे होगे, जो ग्रीको-बारुत्री कला की 
तरह बिलकुल पग्रीक रूप और ग्रीक भाषा मे होगे । 

कनिष्क के सम्माननीय आचार्यों मे अर्वघोष से भी प्रमुख स्थान पाइव और धसुमित्र का 
था। वसुमित्र की अध्यक्षता मे कनिष्क ने बौद्धो की एक बडी सभा (सगीति ) बौद्ध पिटक के सशोधन' 
और सग्रह के लिये बुलाई थी। यह सगीति कर्मीर-उपत्यका (कुडलवन विहार) मे बैठी 


कुषाण ] शक २०५ 


थी, जिसके प्रमुख पाइरव, वसुमित्र और अश्वधोष थे। इसी समय सर्वास्तिवाद के अतिम रूप मूल- 
सर्वास्तिवाद के त्रिपिटकका पाठ-निर्णय और सग्रह हुआ था। इससे भी बढकर इस सगीति 
का काम था, तीनो पिटिको की विभाषाओ (भाष्यो) की रचना। इन विभाषाओं में से एक 
भी अब मूल सस्क्ृत में नहीं मिलती। मूल-सर्वास्तिवाद के विनयपिटक का अनुवाद तिब्बती 
सग्रह (कनजूर) मे मिलता है, चीनी भाषा मे मूल तथा उसका भाष्य (विनय-विभाषा) भी 
प्राप्प है। विनेयपिटक भारत के बृद्धकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आथिक जीवन पर 
बहुत प्रकाश डालता है। उसके भाष्य के रूप में बनी विनय-विभाषा तो और 

“£ भी अधिक ज्ञातव्य बातो की खान' है। इन्ही विभाषाओ के कारण सर्वास्तिवादी पीछे 
वैभाषिक कहे जाने लगे। कश्मीर और गधार कुषाण-वश की समाप्ति के बाद भी 
वेभाषिको के केन्द्र बने रहे, यह हम वसुबंध्‌ के लेखो से जानते है । कनिष्क की राजधानी पुरुष- 
पुर को ही चौथी सदी मे वसुबध्‌ तथा उनके अग्रज असग को पैदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
यह दोनों भाई अद्वितीय बौद्ध दार्शनिक हे । इस समय काव्य-कला, मूर्तिकला, नाट्यकला मे ग्रीक 
और भारतीय धारा का सुदर समागम हुआ, इसी तरह ग्रीक और भारतीय विचारो के मिलनका 
भी यही समय है | भारतीय न्याय, वैशेषिक, ज्योतिष आदि अनेक शास्त्रो में ग्रीक विचारको की 
देन जो हमे स्वीकृत करनी पडती है, उसका भी समय कनिष्ककाल है। कनिष्कके समकालीन 
और सम्मानित आचार्यों मे आयुर्वेदशास्र के विधाता चरक भी हे । मातृचेट बौद्धों के एक सुदर 
साहित्यकार थे, जिनका “अध्यर्ध-शतक” जहा एक ओर बुद्ध की स्तुति का काम देता था, 
वहा साथ ही उसके द्वारा तरुण विद्यार्थी को बुद्ध के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तो का ज्ञान सरलता से 
हो जाता था। मातृचेट और अश्वघोष को तिब्बती परपरा एक बतलाती' है।। मातृचेट का अर्थ 
है माता का सेवक । अश्वघोष अपनी कृतियों मे हर जगह अपने नाम के साथ “सुवर्णाक्षीपृत्र 
साकेतक' लगाते हे । माता सुवर्णाक्षी और मातृनगरी साकेत (अयोध्या) के साथ अश्वधोष 
का बहुत प्रेम था, यह तो स्पष्ट है। मातृचेट का मुख्य नाम क्‍या था, यह हमे मालूम नही 
है। पर, अश्वधोष और मातृचेट को एक कहना ठीक नही है। कनिष्क ने और आचार्यों 
को बुलाने के समय मातूचेंट को भी बुलाया था, कितु बुढापे के कारण न आ उन्होंने 
अध्यर्ष-शतक” को अपनी सेवा के रूप में भेजा। वस्तुत उस समय कला और विद्या के 
नवरत्नो का कनिष्क की राजधानी मे जो समागम हुआ था, उसीका अनुकरण तीन शताब्दी 
बाद चद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया। 

सिक्‍के ---कनिष्क के सिक्‍के विहार से लेकर अराल समुद्र तक बहुतायतसे मिलते हे। 

भारतीय मुद्रा के विद्वानू तथा पुरातत्व वेत्ता श्री परमेश्वरीलाल गुप्त (आजमगढ) ने उन्हें 
धडियो जमा किया है। इसके सिक्‍के के अग्रभाग पर लम्बा चोगा, नूकीली टोपी, घुटनों तक का 
शकीय जूता पहने भाला,अकुश लिये कनिष्ककी मूर्ति अकित रहती है,जिसमे ग्रीक लिपि और भाषामे 
“बेसीलियोस वेसीलियोन शाओननो शाओ कनिष्को कुषाणो” (राजाओ का राजा दाहानुशाह 
कनिष्क कुषाण ) लिखा रहता है। इसके पृष्ठ भाग पर हे रकल, से रापी आदि ग्रीक देवताओ,अतशो 

5 (॥0778 ० &702०९०४६ 769 (] 209, 7९०[०807), 

“भारतीय सिक्के (वा० छा० उपाध्याय) 





२०६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४४४२ 


(अग्नि) जैसे ईरानी देवताओ, मीरो (मित्र), सूर्य जैसे शक देवताओं या बोदो (बुद्धकी मूर्ति 
के साथ ग्रीक मे देवताओं के नाम अकित होते है । हम कह चुके हे, कि कनिष्क के लिये बौद्ध धर्म 
या भारतीय सकृृति कोई नई चीज नही थी,क्योकि उसके पिता-पितामहक समयसे ही नही, बल्कि 
कुषाणों के मूल स्थान तरिम-उपत्यका में रहते समय भी बौद्ध धर्म और भारतीय सस्क्ृति 
की प्रधानता थी। उसने अपने पूर्वंगामी राजाओं का अनुकरण करके खरोष्ठी लिपि और 
प्राकृत भाषा को यदि सिक्‍को पर स्थान नहीं दिया, ओर ग्रीक भाषा और लिपि का ही 
उपयोग किया, तो उसका कारण ग्रीक सस्क्ृति के प्रति अध भक्ति नहीं कहा जा सकता, 
जैसा कि उसके समकालीन ईरान के पाथिव राजा अपने को 'फिलहेलन'” कहकर करते थे। 
सिक्‍को और कनिष्क के पुरुषपुर (पेशावर), तक्षशिला में बनवाये स्तूपो से भी उसकी बौद्ध धर्म 
मे भक्ति स्पष्ट है। चौथी सगीति कश्मीर के कुडलवन-विहार में हुई थी, वहाँ पर उसने 
विहार और स्तूप बनवाये। विभाषाओ को ताम्रपत्रो पर खुदवाकर वही के स्तूप मे कनिष्क 
ने रखवा दिया था, कितु अभी तक न कुडलवनविहार का पता लगा हे, न विभाषा-स्तूप का 
ही । कनिष्क के समय बौद्ध धर्म मे महायान कोई मुख्य स्थान नहीं रखता था। वेपुल्य 
(वेथुल्ल), र॒त्नकूट आदि वर्ग के सूत्रो की रचना गाधार में नही बल्कि धान्यकटक ओर 
श्रीपर्वतक (आश्र) प्रदेश में हुईैं। उसका प्रभाव गाधार पर तब पडा, जबकि ४थी सदीमे 
वसुबध्‌ के अग्रज असग गाधार मे उसके प्रबल पक्षपाती हुये और प्लातोनके विज्ञानवाद में 
क्षणिकवाद की पुठ देकर उन्होने योगाचार दाशेनिक सप्रदायका प्रवत्तेन किया। योगाचार 
से अनुप्राणित हो षवी सदी में शकराचार्य ने वेदात का महल खडा किया। लेकिन जहाँ 
तक कनिष्क के काल या राज्य का सबंध है, अभी महायान ने प्रधानता नहीं प्राप्त की थी। 
तक्षशिला में अपने स्तूप का दान कनिष्क ने सर्वास्तिवाद के आचार्यों को दिया था, यह भी इसी 
बात को पुष्ट करता है। 

कनिष्क के ४१वें राजवर्ष का भी अभिलेख मिला है, इसका हम जिक्र कर आये है, लेकिन 
वह शायद द्वितीय कनिष्क का है, जो उसके उत्तराधिकारी वसिप्क और तदुत्तराधिकारी हुविध्क 
के बीच मे कुछ समय स्वतत्र शासक रहा। अधिकतर यही ठीक लगता है, कि कनिष्क ने २३ 
वर्ष तक शासन किया। यह भी कहावत मात्र है, कि बराबर के दिग्विजयों से तग आकर शक 
सरदारो ने कनिष्क को मार डाला। कनिष्क के शिर को हम उसके सिक्‍को पर देख सकते हे । 
उसकी खडी मूर्ति प्राय पुरुषमात्र मथुरा जिलेके माट नामक स्थानमें पाई गई और आज-कल 
मथुरा-म्युजियम में रखी है (चित्र २३) । इस मूर्ति मे कनिष्क अपने दाहिने हाथ को एक 
सीधे दड से हथियार पर और बाये हाथ को अनग्न खडग की म्‌टठी पर रक्खे हुये है। उसके 
पेरों मे वही लबा शक बूट है, जो भारत की अनगिनत द्विभुज सूर्य-प्रतिमाओ में देखा जाता 
है और जिसे आज भी शको के वशज रूसी लोग जाडो में पहनते है । उसके शरीर पर घुटनों 
से नीचे तक लटकनेवाला एक अगरखा है, जिसके ऊपर उससे भी नीचे तक जानेवाला चोगा 
है। मूर्ति के पेरो पर कनिष्क का नाम खुदा हुआ है, इसलिये उसके कनिष्क की होने में सदेह 
नही किया जा सकता। 


कुषांण ] शक २०७ 
(४) वशिष्क (१०१-१०६ इई०) 


वहिष्क या वशुष्कके बारेमे इतना कम मालूम है, कि कितने ही विद्वान्‌ उसे कनिष्क 
और हुविष्कके बीचमे हुआ राजा नही गिनते , कितु शक-सवत्‌ २४और २८के उसके दो अभिलेख 
मथुरा और साची मे मिले हे। इसमे सदेह नही, उसने थोडे ही समय तक राज्य किया, जिसीके 
कारण उसके सिक्‍के नहीं मिले। यह भी हो सकता है, कि वह सिहासनकी विवादास्पदताके 
समय में शासक बना। कनिष्क का साम्राज्य राजधानी पुरुपपुरसे जितना पूरबमे फैला हुआ था, 
उससे कम उसका विस्तार पश्चिममे नहीं था। सभव है, हुविष्कका जोर पहले गाधारसे ख्वारेज्म 
तक रहा, उसी समय कुछ सालो तक वशिप्कने शासन किया, अथवा कनिष्कके उपराज होते हुए 
भी उसके शासित प्रदेशमे उसे अविराज लिख दिया गया | इस समय करीब करीब सारा मध्य 
एसियायी दक्षिणापथ कुपाण-राज्यमे था, चाहे उस समय कनिष्कके बाद वाशिष्क और कनिष्क, 
(२) वहा शासन करते रहे या हुविप्क । 


(५) कनिष्क (२) (११९ ३०) 


पेशाबर जिलेम अर्थात्‌ कृपाण राजधानीसे नातिदूर आरा गाँवमें सवत्‌ ४१(११६ई०) 
का निम्न अभिलेख मिला है-- 

“२, महरजस रजतिरजस देवपुत्रस क (इ) सरस वश्लेष्कपुत्रस कनिप्कस सवत्शरओ 
अकचपर (ई)शई सम्‌ २० २० १ हा 

इस लेखसे मालूम होता है, कि कनिप्क (२) वशिप्कका पुत्र तथा स्वय महाराज 
राजातिराजदेवपुत्र था | वशिप्कका पुत्र कनिप्क नहीं हो सकता। इसलिये यह शक सवत्‌ ४१ 
का कनिष्क दूसरा है। इसके बारेमे भी यही कहा जा सकता हे, कि या तो हुविष्कके शासनारूढ 
होनेपर राज्यके लिये झगडा चला, उसमे यह स्वतत्र हो गया था, अथवा हुविष्कका क्षत्रप था । 


(६) हुविप्क (१२०-१५२ ई०) 


हुविप्क निश्चयह। कनिष्कका शक्तिशाली उत्तराधिकारी था। वह कनिष्कके प्राय सारे 
साम्राज्यकी अपने हाथमे कायम रख सका। इसका एक शिला-लेख शक सवत्‌ २५(१०६ ई० ) 
का गिरधरपुर (जिला मथुरा) के एक कूये (लाल कुआ ) से मिले खभे पर उत्कीर्ण है। यह 
कुओं ८४ जैन मन्दिर और गिरधरपुरके डिहके बीचमे पडता है। आजकल खभा मथुरा 
म्युजियम मे है। अभिलेख इस' प्रकार है --- 


१ सिद्ध सवत्सरे २०८ गुरुप्पिय दिवसे १ अय पुण्या 
२ शाला प्राचीतीकनस रनकमानपुत्रेण खरासले 
३ र पतिन वकनपतिना अक्षयनीवि दिन्न गुतो वुद्ठे 
४ तो मासानुमास क्षुद्धव॒स्य चातुदिशे पुण्यशाला 


* प्राचीन भारत का इतिहास पृ० २२२ हि० २ 


२३०८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४४२ 


५ य ब्राह्ममशत परिविषितव्य दिवसे दिवसे 

६ च पृण्यशलाये द्वारमूले धारिये सर्वे सवसत्वना आ 

७ ढका ३ लवुण प्रस्था १ शक्र प्रस्था १ हरितकलापक 

८ घटक हे मललक ५ अत अनाधना कृतेन दतव्य 

९ बुभक्षितान पिवसितान य च तु पुण्य त देवपुत्रस्य 

१० षहिस्य हुविष्कस्य ये च देवपुत्रो प्रिय तेषामपि पुण्य 

११ भवतु सर्वापि च पृथिवीये पुण्य भवतु आक्षयनिवि दिन्न 
१२ के श्रेणीय पुराणगशत ५०० ५० सस्तिकर श्रेणी 
१३ पुराणशत ५०० ४५० 


इस लेखमे अेक दानका उल्लेख है, जिसमे देवपुत्रशाही हुविष्क तथा जिनके वह प्रिय 
है, उनके पृण्यके लिये रुकमानपुत्र खरासलेरपति वकनपतिनो ११०० पुराण (सिक्‍्को) 
की अक्षयनीवि इसलिये स्थापित की, कि प्रतिमास शुक्ल चतुर्देशीके दिन' पुण्यशालामे १०० 
ब्राह्मणों को भोजन कराया जाय । जान पडता है, ११०० पुराण (४५६ ग्रेन चादी) के सूदसे 
प्रतिमास अेक भोजके लिये तीन अढइया'* सत्त्‌, एक प्रस्थ नमक, एक प्रस्थ शक्कर, तीन घटक और 
पाच मलल्‍लक हरितकलापक (अरहर) मिल जाता था। इस लेखसे यह पता लगता है, कि २८ 
वे शक सवत्‌ (१०६ ई० ) में हुविष्कका मथुरापर शासन था, और मथुरा की क्षत्रपी (जो कि 
प्राय सारे उत्तर प्रदेशकी क्षत्रपी थी ) हुविष्कके हाथमे थी। हुविष्कका शासन उत्तर प्रदेश, 
पजाब, कश्मीर, गाधार, कपिशा, तक ही नही, बल्कि बारत्रिया और ख्वारेज्म तक था। शायद 
अभी मूल तुखार देशभी कुषाणोंके हाथ से गया नही था। हुविष्कन मथ्रामे ओेक बौद्ध विहार 
और चेत्त्य बतवाया था | कश्मीरमे उसने अपने नामसे एक नगर बसाया था, जो हुप्कपुर, 
या उष्कुर (जुकुर)के नामसे मौजूद है। उसके अभिलेख २८ से लेकर ६० बे शक सवत्‌ 
तकके मिलते है, जिससे जान पडता है कि वह ईसवी सन्‌ १०६ से १३६ ई० तक अवश्य शासन 
करता रहा। ऐसी अवस्थामे कनिष्क (२) स्वतत्रशासक नही रहा होगा। ख्वारेज्ममे 
कृषाण कालके नगर और बहुतसी चीजे निकली है, लेकिन अभी उनका पता रूसी 
विशेषज्ञों के अतिरिक्त और किसी को नही है। ख्वारेज्मपर कनिष्कके भी बहुत समय 
बाद तक कुषाणोका प्रभाव रहा, यह रूसी विद्वान स्वीकार करते, और ईसाकी २री 
३री शताब्दीके ख्वारेज्मकी सस्कृतिको “'कुशान्स्कया कुलतुर” ( कुषाणीय सस्कृति ) 
कहते हे ।' 

हुविष्कके भिन्न-भिन्न प्रकारके ताबे और चादीके सिक्के मिलते है, जिसके अग्रभागपर 
राजाका चित्र, प्रीक लिपि मे नाम और उपाधि सहित अकित होता है। सिक्‍केके पृष्ठभाग पर 
प्रीक,ईरानी या भारतीय देवी देवताओकी' मूर्तियाँ ग्रीक लिपिमे लिखे नामके साथ होती हे। 
केवल ग्रीक लिपि का स्वीकार करना बतलाता है,कि अभी कुषाण राज्य केवल भारत तक ही 


अल्वेहूती (ग्यारहवी सदी के पूर्वाढ्ध ) के अनुसार---४ कर्ष (सुदर्ण, तोला) ८ १ पल, 
४ पल (7 १६ तोला) ८ १ कुडव, ४ कुडब (-८ १४ तोला) - १ प्रस्थ, ४ प्रस्थ (२५६ 
तोला, ३ सेर २६ तोला ८ आढक (अढइया) ७३॥२ क्र० सो० जया] पूृ० १४८। 


कुषाण ] शंक २०९ 


सीमित नहीं था। हुविष्कके एक ताबेके सिक्केके अग्रभागपर हाथीपर सवार, शिरपर मुकुट 
पहने, हाथमे शूल-अकुश लिये देवपुत्रकी तस्वीर है , और पृष्ठभाग पर किसी देवताकी खडी मूर्ति । 
इसके सोने के सिक्कोमें ताबे के सिक्‍्कोसे कुछ भेद पाया जाता है। 

हुविष्कके शासनकालमे साम्राज्यकी' समृद्धिमे कोई अतर नही पडा । उस समय फर्गाना 
सोग्द, बाख्त्रिया और ख्वारेज्म बहुत समृद्ध थे। पश्चिममे पार्थिव साम्राज्य भी बहुत विशाल और, 
शक्तिशाली था। इच्छा होनेपर कुषाण अपने वणिकृपथ को कास्पियनके उत्तरी' तट से आलानों 
और सर्मातोके भीतरसे रोम-साम्राज्य और यूरोपमे अपनी वस्तुओको पहुँचा सकते थे । 


(७) वासुदेव (१५२-१८६ ई०) 

जैसा कि नामसे प्रकट होता हू, अब कुषाण केबल भारतीय ससस्‍्क्ृतिसे प्रभावित 
नही रह गए थे , बल्कि पूरी तौरसे भारतीय हो गए थे । कुजुल, वीम, कनिष्क, वशिष्क, हुविप्क 
यह सभी शक नाम' है, और वासुदेव शुद्ध भारतीय तथा ब्राह्मणिक नाम है। इसके 
पूर्वाधिकारी हुविग्कका कोई ऐसा सिक्का नहीं मिला है, जिसपर बुद्धकी प्रतिमा हो, इसके विरुद्ध 
शिव विशाख आदि की मूरत्तिया उसके अनेको सिक्‍कोपर मिलती हे, जिससे यही जान पडता है 
कि उसकी आस्था ब्राह्मण-बर्मंपर अधिक थी, इसीसे उसके उत्तराधिकारीका नाम वासुदेव पडा । 
वापुदेवक अभिलेख सवत्‌ ७४ (१५२ ई०) से लेकर ६८ (१७६ ई० ) तकके मिले है, जिससे 
मालूम होता है, कि उसने कमसे कम २४ वर्ष तो अवश्य शासन किया । उसके लेख केवल मथुरा 
जिलेम॑ और सिक्‍के पजाब और उत्तर प्रदेशमे मिले है । शायद अब उसका शासन केवल भारतमे 
ही रह गया था। कपिशा, बार्त्रिया, सोग्द, ख्वारेज्म आदिम नाना देवी की पूजा होती थी, जिसकी 
मूति पहलेके सभी कुपाण-सिक्कोपर मिलती है, किन्तु वासुदेवके सिक्कोपर वह बहुत कम मिलती 
है। इसके सिककोपर शिव और नदीकी' प्रधानता बतलाती है, कि अब कुषाण-राजवश् ब्राह्मण 
धर्मी हो चला था। वामुदेवका शासन मध्य-एसियामे नहीं था, लेकिन अब भी मध्य-एसिया 
कृषाणोका था। वासुदेवक किसी-किसी सिक्‍केपर नानाकी मूर्ति मिलती है । उसके सिक्‍के अधि- 
कतासे नही मिलते, जिससे जान पता हूँ, कि भारतमे भी कुषाण-शक्ति निर्बेल होती जा रही 
थी। मध्यएसियाके कुषाणोर्म सबध रखनेवाली सामग्री अभी-अभी मिलने लगी है । यह निश्चित 
मालूम होता है, कि ३री शताब्दीके अतमे ख्वारेज्म तक कुषाणोका शासन था। ३री से ध्वी 
दताब्दीमे अफ्रीग उनका स्थान लेते है, जिनके नगरावशेष तोप्रककला, यक्‍्केपरसान और लघु 
कबात-कलाक ध्वसावशेषोके रूपसे शताब्दियो तक किजिलकुमक बालूमे ढ़ के रहकर अब बाहर 
आये है । बार्त्रिया, सोग्द और पामीर (ईमाओस ) में भी कुषाणो ही का शासन था। कुषाण 
अपने मूल स्थानके नामसे तुखारी भी कहे जाते थे, अब इनका प्रधान स्थान मध्य-वक्षुके दोनो 
तरफकी' विस्तृत भूमि थी, जिसे इसी समय तुखारिस्तानका नाम मिला। इस प्रदेशनों आरभिक 
अरब लेखक इसी' नामसे याद करते है । 

भारतमे वामुदेवक बाद द्वितीय वासुदेव, द्वितीय या तृतीय कनिष्क भी हुए, जिनका 
पता उनके सिक्‍कोसे मिलता है । अतिम कुषाण शासक किंदारक नामसे पुकारे जाते थे। ये कुषाण 
शाहके नामसे सासानियोके में अधीन थे। प्रथम किदार कुषाण शाहकी राजधानी पेशावरमें 
थी। किदारने कश्मीर तथा मध्य पजाबको जीतकर अपनेको शक्तिशाली बनाया, और सासानी' 


३१० संध्यएसिया का इतिहास' (१) [ ४४४४ 


जूयेको अपने ऊपरसे उठा फेका। लडाईमे विजयी हो किदारने अपने स्वतत्र सिक्के चलाये । 
यह सिक्‍के सासानी ढगके हे । इनके अग्र भागपर राजाका आधा शरीर तथा ब्राह्मी अक्षरोमे राजाका 
नाम खुदा मिलता है। राजाके शिरपर पगडी मुकुटकी तरह बँधी' रहती है । बाल शिरपर बिखरे 
तथा मुखपर दाढीका अभाव देखा जाता है। लेख ब्ाह्मी अक्षरोमे 'किदार कुषाण” होता है। 
सिक्‍केके पृ ष्ठभागपर अग्निकुडके दोनो तरफ दो परिचारक खडे दिखाई पडते है । 


पिरो (४ थी शताब्दीका अन्त ) 


किदार अतिम प्रभावशाली कुषाण राजा था। अब समुद्रगुप्त और चद्रगुप्तकका समय आ 
गया था, जिनके विक्रमके कारण कुषाणोको बहुत धक्का लगा । चद्रगुप्त (२) (३२७५-४१४ ई० ) 
ने पिरोको हराया। पश्चिममे शापुर (३) (३८३-८८ ई० )से भी हार खाकर उसे सासानी 
अधीनता स्वीकार करनी पडी। इस प्रकार ५वी शताब्दीके आते आते कुृषाण शक्ति बहुत 
क्षीण हो गई। मध्य-एसियामे भी उसकी वही हालत हुई । कितु, जिस प्रकार कुषाणोका स्थान 
हेफतालो (श्वेत हणो ) ने लिया, इसके जाननेका हमारे पास साधन नही है । हमे यह भी मालूम 
नही है कि वह कौन सा रवेत-हुण सरदार था, जिसने मध्य-एसियासे कुषाण-शासनको उठाया । 





स्नोत-ग्रथ 
] (76605 श 34८08 ।7079 (/४/ ५४ 7४४४७) 
प्राचीन भारतका इतिहास (भगवतशरण उपाध्याय, पटना, १६४६) 
भारतीय सिक्‍के (वासुदेव शरण उपाध्याय, प्रयाग, स० २००५) 
(0738 0 4्ालदला गात4 (वह &॥७0, 7/07007 936) 
(0778 0 0८67६ ॥7078 (२०807, 7.07009) 
6. (28008प76 ए (0०3 ॥7 "6 फ्रेताशं शपषटप, 07९९८ बाणते $0एफॉ/४7 
चा88 ए 53677 2०५ 4009, पस्राड07ए छत ७ए०व्या 709 (५ 5770) 
7. लाडां0तए 0 47ठ4० 7 7799 (ए 900, 
8. छाइ0ए ण डैशठाला एछता4 (फे 8 पएश००४ा) 
9. (67076 छफा ? 4ैडट (दाफ्कवा० ("फ्द्राबाएत त6 ०॥९, 78758 875) 
[0. 76 807 ० (फ्थ्याड किला (# प्रण्क ] 808 97, 9 89) 
]. 70068 ० 60-98 ८एर&7 ८7707089, (9087 707४0) 
१२ क्रत्कि० सोओबू, >दात पी० १४८, 
१२३. किताबुल्‌-हिन्द (अबूरेहाँ अल्बेरूनी, अनुवादक से० असगरअली, दिल्ली १६४१) 


(ता नि 24४७४ >फ 


अध्याय ४ 
हेफताल (४२५-४५७ है०) 
१. राजा 


भारत और ईरानमे भी हेफताल हृण कह जाते थे, कितु वह वस्तुत हुण नही थे। हणो 
के साथ उनका इतना हीसबध था, कि हण-प्रह् रके बाद मध्य-एसियाकी अपनी भूमि को छोडकर 
जहाँ यूची और दूसर शक दक्षिणकी ओर चले आये थे, वहाँ पश्चिमी छोर पर कुछ शक-सताने अब 
भी रह गई थी, जो हण ससस्‍्क्ृतिसे काफी प्रभावित हुई, इसलिए उन्हे हृणिक शक कहा जा सकता 
है। उत्तरापथ अब भी घुमन्तुओ ओर अच॑-घ््‌मन्तुओका देश था। घुमन्तू चाहे शक हो या हण, 
उनके रहन-सहन और कितनी ही और बातोम समानता होती है। फिर देर तक हणोके शासनमे 
रह जाने वालों पर अधिक प्रभाव पडना ही चाहिये। जान पडताहै, जिस सहारके कारण 
हुण वशजोको उत्तरापथ छोड धीरे-धीरे पश्चिममे दन्यूबकी-उपत्यकता तक भागना 
पडा, उसी तरहके प्रहारसे हेफूताल भी दक्षिणती ओर भागनेके लिये मजबूर हुए। 
हेफताल (एफताल) पश्चिमी शकोकी सतान तथा अलानोके भाई-बध थे। सभवत 
वर्तमान ताशकद प्ररेशके उत्तरमे वही इनका कबीला रहता था, जहाँ पर कि वृ-सुनो 
और कगोकी सीमाये मिलती थी। ईस्वी शवी शताब्दीमे ख्वारेज्ममे अफ्रीगोकी प्रधानता 
हुई । यह अफ्रीक (अफ्रीग) ५वीधे €वी शताब्दी तक ख्वारेज्ममे अपनी स्वतत्रता बनाये 
रखे। अरब विजेता उसी तरह इनकी' स्वाबीनताका अपहरण नही कर सके, जिस तरह 
इनसे पहले बारूुत्र।य ग्रीकोने कगोकी । श्वेत-हण (हेफताल) अपनी दक्षिणाभिमुख विजय-यात्रा 
ताशकदके द्वरसे सोग्द और बार्त्रियाकी ओर कर सके । एक बार बार्त्रिया और सोग्दसे कुषाणो 
के शासनकों हटाकर अपनी प्रभता जमा लेनेपर कंपिशा और गाधारके कुषाण राजाओको वह 
छोड नही सकते पे। उस प्रकार हे फूताल भारत तक चले आये । हेफतालोका मूल-निवास वक्षु- 
उपत्यका नही थी । इनकी आनेके समय वक्ष तुषारों (कुषाणों) के हाथ थी। भारतमे वह अवश्य 
६० वर्ष पीछे आये, जब कि बाख्त्रिया इनका केद्र बन' गया था। बासर्त्रीय कुषाण सस्कृतिमे 
दीक्षित होनेके बाद भारतकी ओर आनेसे उनका प्रथम निवास वल्षु-उपत्यका कहा जाता 
था। सोवियत विद्वानोकी हालकी खोजोसे पता लगता है, कि हेफ्तालो (श्वेत हणो) का 
शासन-केद्र बाख्त्रिया नहीं, सोग्द-उपत्यका थी । बुखाराके पास वरखशामे इनकी राजधानीके 
अवशेष मिले हे । बालूसे ढँके ध्वसावशेषोकी दीवारोपर कितने ही भित्ति चित्र मिले हे, जिनपर 
भारतीय चित्रकलाका काफी प्रभाव है । 


३ तुलनात्मक हेफताल-अवार वंश 


हाय पफ़ित्त  क्षत 7 क्षगापय  उत्तरपय | चीन क्षणापथ. उत्तरापथ 
(चिन्‌) 
३०० हुइ-ती २९०-३०७ (कुषाण-४२५) (हुण) 


(गुप्त) मिनृती ३०७-१ ३ 


२१२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४।५॥१ 


२३२० चद्र | ३१९-३४० मिड ती ३२३-२६ 


चेड ती ३२६-४३ 
३४० समुद्र ३२४०-७५ खड ती ५३० 
मु-ती २७५-६२ (आवार ) 
३६० ऐं-ती ३६२-६६ मुकुर 
ती-ई ३२६६-७१ 
स्याड -वू-ती ३७३-९७ 
३८० राम गुप्त ३७५ (तोवा ) ताइः -वू-ती चारूक 
चद्र 3! ३७६-४ १४ ३८६-४०९) अनू-ती ३६७-४१६९ 
४०० (तोबा ) है 
मिड -य्वान ४०९-२४ शें-लुन्‌-३ ९४ 
४२० कुमार ! ४१५-५५ ताइ-कू ४२४-५२ (हेफताल ४२५ ) दादर-४२९ 
४४० 
४६० स्कनन्‍्द ४५५-६७ वेन्‌-चेड_ ४५२-६६ 
नरसिंह ४६८ स्पान्‌-वेन्‌ ४६६-७ १ तुगोचिर 
कुमार ] ४७२ स्थाड -वेन्‌ ४७१-५०० तुगोचिर-पुत्र ४६-७० 
४८० 
५०० स्वान्‌ू-व्‌ ५०००-१६ तोरमान५१० 
भानु ५१०- स्याड_ मिड ५१६-२८ मिहिरकुल- चेउनो-५१६- 
23 स्याड_ च्वाड ५२८-३० बह्मन्‌ 
स्याड व्‌ ५३२०-२५ 
५४० (मौखरी) 


ईशान वर्मा ५५५ अनक्के-५४६- 





ग्रीक और अरमनी लेखक इन्हे हेफताल, ओप्तालित, या अफ्थाल कहते है । साथ ही 
इन्हे हुण और र्वेतहूण भी कहा जाता रहा । इतिहासकार प्रोकोपने इन्हे इ्वेतपारसीक” भी कहा 
है। र्वेतहण कहने का कारण पुराने इतिहासकार यही बतलाते हे, कि इनकी सस्क्ृति हणोसे अधिक 
उन्नत और रग अधिक सफेद था। ६ठी दाताब्रीमे यह चीन और सासानी साम्राज|के विभाजक 
थे । हे फ्ताल वशीय राजा तोरमान और मिहिरकुलका शासन भारतम भी रहा,और थंहाँ उनके 
सिक्‍के भी मिले हे । उनके सिक्‍कोंके देखनेसे ही पता लग जाता है, कि वह हण जातिके नही थे । 
मगोलायित होने से हणोको दाढी और मूछ नही-सी होती थो, जब कि सिक्कोपर तोरमान' और 
मिहिरकुलके चेहरे दाढीसे भरे मिलते हे । तोरमानके सिक्‍केके अग्रभागमे राजा का शिर तथा 
गुप्तलिपि मे “विजितावनिरवनिपति श्रीतोरमान” लिखा रहता है, और दूसरी ओर पख सहित 
मोरकी आकृति । तोरमानके सिक्‍केमे गुप्तमुद्राका पूर्णतया अनुकरण किया गया है, जिससे स्पष्ट 
है, कि भारतमे वह अपनेकों गृप्तोका उत्तराधिकारी मानता था। उसके पुत्र मिहिरकुलके 
सिक्‍्कोंके अग्रभागपर राजाकी खडी मूर्ति तथा 'शाही मिहिरकुल' अथवा घोडेपर सवार राजाकी 
मृ्तिके साथ मिहिरकुल अकित रहता है । पृष्ठभागपर लक्ष्मीकी मूर्ति रहती है। 

तोरमान और मिहिरकुल दो ही हेफ्ताल शासकोके नाम हमे मालूम है। जिस वक्‍त 
तोरमान का शासन भारतम था, उसी समय सासानी कवाद (१) (४८७---४ ६ ८, ५० १--- 


' सिरिइस्कियं इस्तोचनिकि पो इस्तोरिइ वरोदोफ सससर (न० पिगुलेब्ल्कया) 


ईरानी ] हेफताल २१३ 


कि सारे हेफ्तालोका प्रधान नेता तोरमान था। हे फतालोका सघष केवल भारतमेही (गृप्तोसे) 
नही हुआ, बल्कि वह सासानियोकै भी भयकर शत्र्‌ थे। कवादका पिता पीरोज (४५६-.. 
८३६० ) हेफतालोसे लठते मारा गया । इससे पहले वह अपनी पुत्री हेफ्ताल राजाको देकर सधि 
कर चुका था। ईरानी साग्यवादी गज्दक के प्रभावमे आनेके कारण कवाद को विस्मृति-दुर्गमे 
बदी होने और फिर वहासे भागनेका जब मौका मिला, तो वह अपने बहनोई इवेत-हणोके 
राजाके पास गया। इस हेफताल राजाका जो नाम (अखशुनवर) अरबी लिपिसे होकर हमारे 
पास पहुचा है, उस तोरमान नहीं पढ़ा जा सकता । 

बरख्णा (बुलारास नातिदृर )को सोवियतके विद्वान्‌ हे फतालोकी राजधानी बतलाते है।' 
इमकी खुदाई १६३७ ६० में प्रोफेसर व० अ० शिश्किवने कराई थी । वहा ५०० घन-किलोमीतरके 
क्षेत्रमे पुराने नगरके बहुतसे ध्वसावशीप मिलें हे । यह अवशेष उस समथके है, जब कि अभी 
बुखारा को प्रवानता नही मिली थी। खुदाईमे एक बडा हाल मिला है, जो शायद दरबार-हाल 
या मदिर रहा हो । इसकी दीवारोमे मनुण्य, पशु आदिके बहुतसे चित्र (शिकारके दृश्य, भारतीय 
वेषभूषामे क्रिसी भारतीय राजाका चित्र आदि) मिले ३ । प्रोफेसर शिहिकनका ख्याल है, कि 
इन हेफ्तालो पर भारतीयताका बहुत प्रभाव पडा था, जो तोरमानके ग्वालियरमे बनवाये सूर्य 
मदिरक अभिलेखसे भी मालूम होता है । 


२. ईरानी और हेफताल' 


मध्य-एसियाके रगमचपर आरभ ही से बराबर एकके बाद एक घुमन्तू जातियाँ लूट मार 
करती राजा बन जाती रही, फिर कुछ दिनों तक पास-पडोसमे उथल-पुथल मचाती कभी कभी 
हिंदुकुशके पार हो भारत तक चली आती, यह हम अनेक बार देख चुके हे । हेफतालोकी शक्ति 
इतनी बढी चढी थी, कि ईरान सासानी शाह कितनी ही बार उनके दयाके भिखारी बने । बहराम 
गोर (४२१-४३८ ई० ) के समय कुपाणोको हटाकर वह ईरानके पडोसी बने । बारत्रिया लेकर 
उन्होंने खुरासानमें लूटमार मचाई। बहुराम ७००० सवारोको लेकर उनके ऊपर चढा और उसने 
यूद्धमे हे फताल राजाकों अपने हाथो मार वक्ष पार जा शत्रुकी अपनी शर्तों पर सधि करनेके लिये 
मजबूर किया। लेकिन हेफताल धुमन्तुओपर इसका स्थायी प्रभाव नहीं पडा। बहरामके पुत्र 
यज्दगर्द (२) (४३८-८४५७ ६०) के १६ सालके शासनमे भी सधर्ष जारी रहा। उसके उत्तरा- 
धिकारी होरमृज्द (३) (४४७-४५८ ६०) और उसके भाई पीरोज (४५६९-४८४ ई० ) गद्दीके 
लिए झगड पडे। पीरोज भागकर हुेफतालोके राजा अखशुनवरके पास वक्षु पार गया और 
हेफताल सेना लेकर लौटा। होरमृज्दने राज्य और प्राण दोनों खोये। हेफताल पीरोजको 
अपने हाथमे रखना चाहते थे। उनसे मुक्ति पानेके लिये पीरोजने ४८५० ई० में हेफतालोसे युद्ध 
ठाना। हेफतालोको अपने पडोसी अवारों (जुनजुन) और सासानियोसे बराबर सघर्ष करनेके 
लिए तैयार रहना पडता था। उसी तरह ईरानके भी दोनों ओर हेफताल (येथा) और रोमन 





* ऋत्किये सोओबृश्चेनिया £ 9 3 
* ईरान दर जमान सासानियान (अर्थर क्रिस्तियान्सन, फारसी अनुवादक रशीद यासमी 
तेहरान १३१७) पू० २०४, ४८, २६२, रेश२ 


श्श्ड सध्यएसिया का इतिहास (१) [४५४ 


५३१६० )ईरानपर शासन करता था। हेफ्तालोकी शक्ति दुर्धेष थी। यह नहीं कहा जा सकता, 
हे शक्तियाँ थी। रोमन सम्राद हेफतालोकों प्रेरित करते रहते और हेफताल भी ईरानको 
लालच भरी दृष्टिसे देखते रहते थे । पीरोजने अखशुनवरक पुत्रपर आक्रमण किया, जो कि 
शायद बार्त्रियाका उपराज था। पीरोजको कई बार ब्री तरह हारता पडा और अन्‍्तमे बडी 
अपमानपूर्ण शर्तों के साथ सधि करनी पडी--अपने पुत्र कवादकों हे फताल' दरबारमे जामिनके 
तौरपर रखना और राजाको अपनी कन्या दे, वार्षिक रुपया स्वीकार कर हेफतालोका करद 
बनना पडा। रुपयोको पीरोज अदा नही कर सका, इसपर हे फतालोने ४८५० ई० में पीरोजपर 
आक्रमण किया। इसी' लडाईमे वह मारा गया। अब सासानी साम्राज्य पूरी तौरसे हेफतालोकी 
दया पर निर्भर था। राजधानी तस्पोन (मसोपोतामिया ) तक को खतरा हो गया । 

आमेनिया राजनीतिक ही तौरसे नही, बल्कि धाभिक और सास्क्ृतिक तौरसे भी 
ईरानका भाग चला आता था, लेकिन पडोसी रोमन उसे उकसाया करते थे, जिसके 
कारण ईरानको आर्मेनिया के लिए बराबर संघर्ष करना पडता था। इस राजनीतिक सघर्ष का 
एक यह भी कारण हुआ, कि आममेंनियाने जर्थुस्त्री धर्म छोडकर ईसार्द धर्म स्वीकार 
कर रोमके साथ और भी घनिष्ठता स्थापित की। जिस समय पीरोज मारा गया, उस 
समय ईरानी सेनापति जेरमेहर (सूखरा) आर्मेनियाके ऊपर अभियानके लिये गया हुआ 
था। हेफताली खतरेको सूनकर वहासे जल्दी जल्दी राजधानीमे लौट उसने पीरोजके 
भाई बलाश (४८४-४८७ ई०) को गद्दीपर बैठाया। तीन ही' सालको शासनके बाद उसे 
उतारकर पीरोज-पुत्र कवाद (४८७ ई० ) गद्दीपर बैठाया गया। कवाद हेफताल राजाका साला 
और दामाद दोनो ही था। मज्दकके स|म्यवादी तथा कुछ-कुछ धर्मं-विरोधी विचारोकों स्वीकार 
करनेके लिये पीरोजको गद्दीसे उतार दिया गया (४६८ ई० )। अपने बहनोई के पास जा हेफ्ताल 
सेनाकी मदद ले वह फिर (५००ई०) सिहासनपर बैठा। इससे स्पष्ट है, कि हेफ्तालोका 
ईरान पर भारी प्रभाव था। कवादके उत्तराधिकारी खुसरों अनौशिर्वान (५३१--५७९ई० ) 
को भी हेफ्तालोसे कम सघरष नही करना पडा । लेकिन छठी शताब्दीके मध्यतक पहुँचते-पहुँचते 
अपने सवासौ वर्षोके राजत्वकालमे हेफ्ताल अधिक सभ्य और नागरिक बन गये, जिसमे भारत 
और ईराव दोनोने सहायता की । मध्य-एसियाके सनातन नियमके अनुसार अब उन्हें किसी 
दूसरे घुमन्तू बशके लिये अपना स्थान खाली करना था। अवारो (ज्वेज्वेन) को हटाकर ५४० के 
आसपास तुमिन इलीखान (मृत्यू ५५३ ई०) ने अवार स/म्राज्यकी जगह तुक साम्राज्यकी 
स्थापना की । उसने पूरबमे चीनके कारण आगे बढनेका स्थान न पा,पश्चिमकी ओर विजय-यात्रा 
आरभ की । उसका उत्तराधिकारी इस्सिगी थोडे ही समय तक शासन कर सका, फिर इलीखानका 
भाई मुयूखान गद्दीपर बैठा, जिसने अपने ज्येष्ठ भाई के अपूर्ण कामको पूर्ण करना चाहा। 
मुयूखानन सिर और सोरइकी उपत्यकाओंसे हेफृतालोको खदेडने के लिये ईरानी शाह अनौशेरवान' 
के साथ सबध स्थापित किया। अनौशेरवान और मुयूखानने मिलकर हेफ्तालोंको खतम 
करनेका निश्चय किया। दोनोने हेफ्तालोपर आक्रमण कर दिया। इस लडाई का परिणाम था 
हेफृतालोके राज्यकी समाप्ति और ५५७ ई० के आसपास उनके राज्यका तु्कों और सासानियो 
द्वारा बाट लिया जाना--बलख (बास्त्रिया), तुखारिस्तान ईरानियोके हाथ आये और 
वक्षुपारका हिस्सा तु्कोने ले लिया। अनौशिरवानने मुयूखानकी लडकीसे ब्याह किया । रोमन नही 


ईरानी । हैफताल ११५ 


चाहते थे, कि तुकं और सासानी मिल जाये, इसलिये उन्होने तुके खाकानके पास दूत भेजकर 
उसे सासासियोके खिलाफ भडकाना चाहा। 





२० दैफतालं ( श्वेतदया ) साम्राज्य ( ५१० ६० ) 





स्नोतग्रथ : 

]. लग ् ऊैशं& (४ 0 २088) 

२ सिरिइस्किये इस्तीचनिकि पो इस्तोरिह नरोदोफ सससर (न० पिगुलेव्स्कया, मास्को 
१९४१) 

3. शिला006 507 4 हैडल (ट्यएबा०८ (७ 56 १०९, 28775 875) 

4. 5फ7 465 निपाड क]870 ठप थ"(बा।[68 (प्राशला वै6 5दागा- 07) 

5. माडइ।076 इ8द्यटाश6 त68 सपएड, वेद 7१0, वह ०8808 € 8८8 8ए/९8 
०८९००८४४८प% ( 706०2770276४') 

६ अऋत्कि० सोओब्‌ ० जा 

7 ७४४८०६६४8 िठय न्‍#गीबचश4 0 ((ए ॥7८ए९८४, 7,०7778720 936) 

८ ईरान दर जमान सासानियान (अर्थर क्रिस्तियान्सन, अनुवादक रशीद यासमी, 
तेहरान १३१७) 


अध्याय ६ 
तुक ( ५४७-७०४ हे० ) 


तुर्कोका तृतीय खान मुयू (मृत्यु ५५३ ई०) जिस समय दक्षिणापथका स्वामी बना, उस 
समय तुक॑ साम्राज्य अभी पूर्व और पश्चिम दो राज्योमे नहीं विभक्त हुआ था। उसके भाई तथा 
उत्तराधिकारी तोबाखान (५६६-५८० ई०) के राजगद्दी सभालनेके समय मुयू खानके पुत्र 
दलोबियानन उत्तराधिकारक लिये झगडा किया, जिसमें उसे सफलता नही हुईं । उसने चचाके 
मरनेके बाद (५८० ई० मे ) तुक-साम्राज्यको दो भागोमे विभकत कर परिचमी तुर्क-साम्राज्यकी 
नीव डाली, यह हम कह आये हे । तोबा कगानके समय तुर्कोपर बौद्ध धर्मकी' छाप पडी', जो 
आग बढती ही गईं। इसके पहलेक हे फतालोपर बौद्ध धर्मका कितना प्रभाव पडा, यह नही कहा 
जा सकता। जहाँ तक तोरमानका सबंध है, ग्वालियरमे सूर्य मदिरके बनवानेसे जान पडता 
है, वह शकोके पुराने देवता सूर्यका भक्त था। उसके पुत्र मिहिरकुलको बौद्धोका शत्रु बतलाया 
जाता है। अपने पूर्वंगामी कुषाणोकी तरह हे फतालोका बौद्ध धर्मसे विशेष अनु राग नही था, कितु 
तुर्कोंके समय फिर बौद्ध धर्मकी प्रतिष्ठा बढी । 


(१) दालोबियान (५८०- ) 


तोबाके समय तक अविभाजित तुक॑ साम्राज्यका ही अग दक्षिणापथ भी था, कितु उसके 
भतीजे  दालोबियानने पश्चिमी तुक साम्राज्यकी नीव डाली । इसीके राज्यमे पश्चिमी मध्य-एसिया 
था, कितु इसके समय साम्राज्यकी सीमा और आगे नही बढी। उसके उत्तराधिकारी नीलीने 
थोडे ही समय तक शासन' किया। 


(३) चुलोकगान (६०५ इ०) 


नीलीके पुत्र दामो (धर्मा) का नाम ही बतलाता है, कि उसका वश बौद्ध धर्मसे कितना 
प्रभावित था। वह अधिकतर कुल्जा (इली-उपत्यका ) मे रहा करता था। प्रदेशोका शासन यवगू 
(उपकगान ) करते थे । कुषाणोके सिक्कोपर भी इस उपाधिको हम देख चुके हे । चुलो कगानका 
एक यवग्‌ शाश (ताशकद ) के पास रहता था, जो दक्षिणमें वक्षु तट (सासानी सीमात) तकका 
शासक था। नौशेेरानका पुत्र और उत्तराधिकारी होर्मुज्द (४) (५७९-९६० ई०) मुयू खानका 
नाती था। लेकिन इससे क्या संघर्ष मिट सकता था ? कभी उसे रोमसे लोहा लेना पडता था 
और कभी तुकोंके दबावसे छूटकारा पानेके लिये उनसे भिडना पडता था। चुलो कगानका यवगू 
शाव (दबोलियो) तीन लाख सेना लेकर सासानी साम्राज्यके भीतर घुसकर हिरात तक पहुँच 
गया। उधर रोमन सम्रादने ८० हजार सेनाके साथ सिरियापर चढाई कर दी । कास्पियनके 
पश्चिम ईरानी साम्राज्यकी सीमा पर हृणोके वशज खजार उत्तरसे प्रहार कर रहे थे, जिसके 


२१७ 


तुक 


१ 


कगान | 


चलो कग 


चर 


टैव-४८७) 

48 ०4:8 (3५ ०८6७) 

०९-०३ ०] >४£ 2६809-७०७ है ०-४३ ३3 ० ७09॥0|# ५४-४६ ३3 0 89 ।2४+ 
५०6७-7० ०७ (भू ०३-४०० ,89 89 ००७ 

2००-४०।९]४०।८]।६ ६४ ०-४६ ४ 3 (७५ 
08 0-०2 ॥ 2]०/7 ६४७४-८०४ 229॥ . ४०७०-५० ५ (॥|०)० ) 82 ०2% 
०2-6६ ३ ३७ 4॥22]।४५ ० ४ 
6 3-४ ४३ 4£2/8 
3 ४-४७ 3 4209>£ 
>##>८४३४ >४० 3 ४३ ४७(४/४। ४४ ८०-०५ ४ [० 22-०भ३ 992।% ७४४ ४०६ 

(०2)£ ) ण्भ्र्े 

2०४४ 9 वा 2७४५७ 8 ४४७-७:।९॥।२] ७/#3-४ है 3 ॥६2/2॥फ] ०-०८ 3 ५89४8॥ 

८४०८-०८ 3 ]] 2॥०५ ३ ६ 3-2९ ४३ 4७2२ 0८-28 3७ &£।॥% 
"9३ 3 80% (2।)) ०४४ 

७४ ४-2 8 3 8॥08।% 20९४ -॥४०/७: 28-०३ 3 १|२ .2% 
४० 3-४५ ४४०३-०० ०३ ॥॥0० &2।2 08-०४ |२ 8) 28-४० ४ कटे... ००४ 

20९४-०४ ५ 40% ॥3 ४9 ००४७-७० +४००+ ४०४७-३४ 79 ॥|२ ५8४ 
०४४५-2० >४ भिड़े “००३ ॥॥॥०४०।४ 02-८2 (४) ०29 

4०] | ०2-०७ ७४ 4५॥२ ६2-०४ | ३२ 0०२२ 

कि ४४-ह६ भभ- व 0४-०४ ५ 9.9४ 

है ४ |] ६४४ ५छे]डे ह भोग ०४ ४००४० फडडिे.. 3४ 

29-३8 ६४५ /०>]० (॥४४ ५४-६६ ०४ ॥२-४ 

(॥|०॥8।४) ६ भग-2धु ६ ५२४] ( 30:42] ) हम जीमका. ० 
नि फ ०४ फरि० 3०७: (35/]5% ) )>:॥0 ०्ड्र 


॥ फ: ५॥>।०८० 8 ८ 


२१८ भध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४६४ 


कारण वहाके दरबन्दपर खतरा हो गया था। खुद राजधानीके पास दक्षिणकी ओर से अरब 
सरदारोने फुरात-उपत्यका (इराक) पर चढाई कर दी थी। तुके सेनापति शावने होरमृज्दके 
पास धुष्टतापूर्ण सदेश भेजा देखना पुल और सडके ठीक-ठाक रहे । मे रोमनोसे मिलनेके लिये 
ईरानको पार करना चाहता ह”। हो रम्‌ ज्दने अपने प्रसिद्ध सेनापति (तेहरान के ) सामन्‍्त बहराम 
चोबी को १२००० चुने हुए योद्धाओक साथ तुकोका मुकालिबा करनेके लिये भेजा। बहरामने 
तुर्कोको बुरी तरह हराया ओर उसीके वाणसे शाव मारा गया। शावका पुत्र बदी हुआ । बहरामको 
तुक-ओर्द्स अपार सपत्ति मिली, जिसे ढाई लाख ऊठोके साथ उसने शाहके पास भेज दिया। 
वहासे बहराम रोमनोके विरुद्ध भेजा गया, लेकिन वहा उसकी प्रूर्ण पराजय हुई। होर्‌मुज्दने 
गुस्सेमे आकर बहरामको पदच्युत कर दिया, जिसके कारण उसे विद्रोही बनना और होरमुज्द 
को तख्तसे हाथ धोना पडा। उसके उत्तराधिकारी खुसरों ० परवेज (५६०-६२८ ई० ) के 
समय भी तुर्कोसे सघर्ष चलता ही रहा, जिसमे उसका विद्रोही चचा छ साल तक तुर्को (चुलो 
कगान) की मददसे लडता रहा। लेकिन' खुसरोको रोमके विरुद्ध कुछ सफलताये प्राप्त हुईं। 
६१३ ई० में उसने दमइक ले लिया। ६१४ ई० में येरशिलम उसके हाथमें था, जिसे १६ वर्ष 
बाद ६२९ ई० मे ही हिराक्लियस लौटा पाया । 


४ शे-गुइ (६१८-६१९ ई०) और ५ तुन-शें-खू (६१९३०), 


इन दोनो भाइयोके कगान होनेके समय तुके साम्राज्यका विस्तार अधिक हुआ, यद्यपि 
उनका समकालीन खुल्ो परवेज (५६०-६२८ ई० ) भी निर्बेल शासक नही था। हो-गुइने अपनी 
पश्चिमी सीमाकों कास्पियन समुद्रतक पहुँचा दिया, पूरबमे वह चीनकी महादीवारके पश्चिमी 
छोरपर अवस्थित प्रसिद्ध सीहै घाटा तक थी। उसके छोटे भाई तुन-शे-खूने भी अपने सैनिक 
कौशलका परिचय देते सासानियोकों मार भगा तथा अफगानिस्तान तक अपनी सीमा पहुँचा 
दी। इस समय ईरानक तीन शक्तिशाली प्रतिद्नन्द्दी थे प्रबमे तुन-शे-खू कगान, कार्केशसके 
उत्तरमे खजार कगान और पद्चिममे विजन्तीय सम्राट्‌ हिराक्नियस्‌। ये चारो शक्तियाँ जिस 
वक्‍त आपसमभे गुत्थम-गुत्था कर रही थी, इसी समय अरबके रेगिस्तानमे एक नई शक्ति पैदा हो 
रही थी। जिस समय (६२६-६४५ ई० ) स्वेन-चाड भारत यात्रा करते व्‌ न-णे-खूसे ६३१-६३२ 
ई० मे मिलकर नालदा निवास और सम्राद हब॑वर्धनका स्वागत प्राप्त कर रहा था, उसी समय 
खुस्नोके तृतीय उत्तराधिकारी यज्दगर्द 77 (६३४-६४२ ई०) को खतम कर अरबोने विशाल 
सासानी साम्राज्यको अपने हाथमे कर लिया, और तृुन्‌-श-खू के शासनकालमे ही अरब उसके 
पडोसी हो गये। 

तुन-शे-खूके उत्तराधिकारियों मे उसका पुत्र तुन-वो-दों (६३४-६३८ ई०) शवोलो 
खिलिश खान के नाम से गद्दी पर बैठा । इसके नाममे खिलिश शब्द वही हे, जो कि भारत के खिलजी 
सुलतानों के वश के साथ सवद्ध है। अभी तुर्कों की शक्ति उतनी क्षीण नही हुई थी, और न अरब 
अपने को उतना मजबत देखते थे, कि वह तुक्को से छेड-छाड करते | ११वें पश्चिमी तुक॑ कगान 
इवी शवोलो शेख (६५१- ) या असिना खेलू चीन के सामने बराबर दवनेवाला कगान था। 
उसके उत्तराधिकारी असिनासिन (मृत्यु ७०८ ई०) के समय भी तुक साम्राज्य पतनोन्‍्मुख 


तुन शोंखु ] प. तुर्क २१९ 


होने से बचाया नही जा सका। इसका एक सबूत यही है, कि इसीके शासनकाल (७०४ ई०) में 
सिर, जरफशा और आमूदरिया की उपत्यकाये तुर्को के हाथ से निकलने लगी। 

तुर्को मे हूणी, अवारो, कुषाणो, हेफ्तालो की तरह ही घुमन्तु कबीलाशाही शासन-प्रथा 
चली आती थी, जिसके कारण कगान के भाई-भतीजे यवगू होकर अपने प्रदेश मे बहुत कुछ स्वृतत्रता- 
पूर्वक शासन करते थे । जिस वक्‍त कगान कमजोर होता, उस वक्‍त प्रदेशों में यवगुओ और तेगियों 
(राजकुमारो) का शासन इतना स्वच्छन्द्र होता, कि वहा की साधारण जनता उनके सिवा 
कगान को जानती ही नही थी। गवोलो शेखू और असिनासिनकी कगानता ऐसी ही थी । अरबो 
से इनके यवगुओ का सधर्ष था, इसीलिये अरब लेखक कगानको नही, बल्कि उसके प्रादेशिक शासक 
(तेगिन) को अपना प्रतिद्वन्द्दी समझते थे । 


(स्वेन-चाडः का देश-वर्णन ) 


किक 


स्वेनू-चाडः ६३१-६३२ ई० में तुर्को द्वारा शासित दक्षिणापथ से गुजरा था। इस 
भूमि में प्रविष्ट होने से पहले ही वह तुके कगान तुन्‌-शे-खूसे मिल चुका था। तुर्क कगान ने उसकी 
बडी आवभगत की थी। मिलन-स्थान से आगे (तरस से वामियान तक )का उसका वर्णन तत्का- 
लीन दक्षिणापथ के परिचय के लिये विशेष महत्त्व रखता है, इसलिये हम यहाँ उसके वर्णन का 
सक्षेप देते है । 

तरस्‌ू-यह बिड-गूल (सहख्रधारा ) से पश्चिम १४० या १५० ली (आजकल औलिआता 
से दक्षिण-पश्चिम मे कुछ दूर) पर है। तरस से १० ली दक्षिण चीनी बदियो का एक गाँव था। 
इनका वेष तुर्को जेसा था, कितु भाषा अब भी वह चीनी बोलते थे । 

मनकन्द---आधुनिक चिमकेत से १५ मील उत्तर-पूरब, जिसे स्वेन चाड ने पाइ-शुड- 
बेड (फारसी इस्फिद-याब ८ श्वेत जल) है। यह चीनी बदियो के नगर से २०० ली' दक्षिण- 
पदिचिम था। स्वेन-चाड ने इसकी भूमि को तरस से अधिक उवर बतलाया है। 

नूजकद--मनकद से ४० या ५० ली दक्षिण नू-ची-कान की अत्यन्त उबर भूमि थी। 
यहाँ बहुत प्रकार के फल फूल होते थे। अगूर बहुत ही अधिक थे। यहाँ का एक अलग शासक 
था, जिसके अधीन सौ से ऊपर ग्राम-नगर थे । 

ताशकद---नृजकद से २०० ली पश्चिम चेसी (ताशकद ) का इलाका पडा। [तुर्की भाषा 
में ताश पत्थर को कहते है ।) यहाँ भी एक अलग तुके शासक था। 

फर्गाना---तागकद से हजार ली दक्षिण-पूरब फइ-हान का प्रदेश था, जहाँ स्वेनू>चाड 
स्वयं नही गया । लोगो से पूछने पर उसे मालूम हुआ “वह चारो ओर पहाडो से घिरा है। भूमि 
बडी ही उपजाऊ है। वहा बहुत तरह के फल-फूल पैदा होते है । लोग भेडे और घोडे पालते हे। 
सर्दी और हवा का बहुत जोर है। लोग दिल के मजबूत होते हे । इन की भाषा दूसरे देशो से भिन्न 
है। दस साल से इसका कोई राजा नही है। स्थानीय सरदार प्रधान बनने के लिये आपस में 
लड रहे है । इस जिले और नगरो की प्रतिरक्षा और सीमा नदिया तथा प्राकृतिक बस्तुये हे ।” 


_सत्ानमप+ पकाय5ाा, 





+ (४ भ्रपथा दग्ण्का088 बएटों (70048 (४६:८०५७,) ४० 7 9. 70 7-422) 


२२० मध्यएसिया का इतिहास (१) ४६४५ 


चीनियो ने चाह क्यान्‌ के समय (ई० पु० १३६-१२४) मे ही फर्गाना के बारे मे परिचय प्राप्त 
क्र लिया था, लेकिन उस समय चीनी भाषा मे इसका नाम शा-वाहु और राजधानी उइ-शान्‌ 
(कुषाण ) थी। ७७४ ई० में चीनी इसे निडग्वान कहते थे, और आजकल हुवो-हान्‌ (फोक्‌-हान) 
सुतुलिसे--ओश्रृूशनाका यह चीनी नामातर है। आजकल इसे उरात्यूबे कहते है । फर्गाना 
से एक हजार ली पूरब शे (सिर) नदी के पूर्व मे यह स्थान अवस्थित है। शे नदी को स्वेनू-चाडः 
सुझ-लिझ (पामीर) से निकली बतलाता है। उस समय इसकी धारा मटमेली थी। इसीलिये 
स्वेन्‌ चछाने इसे मटमेली द्रृतगामी महान्‌ धारा लिखा है । यहाँ का राजा भी तुर्क-कगान के 
अधीन था। 
समरकद---सम-जी-कान के उत्तर-पश्चिम मे जल-वनस्पतिहीन एक रेगिस्तान (किज़िल- 
कुम ) का होना स्वेनू-चाहू ने बतलाया है। वह लिखता है “यह बिल्कुल निर्जन भूमि है, जहा केवल 
पहाडो का अनुगमन करते तथा ककालो को देखते चला जा सकता है ।” इस प्रदेश का पुराना ताम 
सू-ही (सोग्द) था । स्वेनू-चाझु के समय भी' यह प्रदेश बडा उबर था। वृक्ष और फूल बहुतायत से 
होते थे । यहा बडे सुन्दर घोडे पाये जाते थे। यह बहुत बडा व्यापारिक नगर था। लोग शिल्प- 
चतुर, उद्योगपरायण और चुस्त थे। सारा तुर्क॑-राज्य इसे अपने देश का केन्द्र मानता था और सभी 
लोग यहा के सामाजिक रीति-रवाजो को आदर्श मानते थे। यहा का राजा बडा हिम्मती और 
उदार था। पडोसी राजा इसके आज्ञाकारी थे। इसके पास बडी अच्छी सेना थी । यहाँ के योद्धा 
इतने बहादुर थे, कि मृत्यु को बधुओ के पास जाने से बढकर नही समभते थे। युद्ध में शत्रु इनके 
सामने खडा नही हो सकते । यह अवस्था दक्षिणापथ की उस समय थी,जब कि अरब ईरान की 
ओर बढने की तैयारी कर रहे थे। धर्म के बारे में स्वेत्‌-चाझ ने लिखा है, कि समरकद के लोग 
अग्निपूजक है । ६वी ७वी सदी में हमे मालूम है, कि बौद्ध दूसरे स्थानीय देवताओं को भी पृजते 
थे। स्वेनू-चाड के समय समरकद में बौद्धों के साथ विद्वेष और अत्याचार भी होता था। स्वेन्‌- 
चाहू के समय दो विहार थे। स्वेनू-चाह के साथी तरुण भिक्ष्‌ पूजा करने के लिये गये, तो लोगों 
ने उन्हें मार भगाया और विहार मे आग लगा दी। समरकद के राजा ने उन्हें दड दिया और 
स्वेन्‌ू-चाडः को बुलाकर धर्मोपदेश सुना। स्वेनू-चाझू लिखता है, कि यहा का राजा शौ-व्‌ 
खानदान की' वेन्‌ शाखा का है। रानी एक तुके राजकुमारी है। ६३१ ई० में यहा के राजा ने 
चीन सम्राट्‌ ताइ-सुड (६२७-६५० ई०) के पास अधीनता स्वीकार करने के लिये अपना दृत 
भेजा था, लेकिन जान पडता है, वेमनस्य मोल न लेने के रूयाल से उसने स्वीकार नहीं किया। 
मेमेग--समरकद से दक्षिण-पुृवं यह इलाका था, जिसे स्वेन-चाझू ने मि-मो-हा लिखा 
है। यहा के लोग समरकद जैसे ही थे । 
मी-तान्‌ (कि-पू-ता-ता )--मी-मो-हा से उत्तर यह स्थान मिला। रमीतान्‌ वस्तुत 
समरकद से ३० मील उत्तर-परश्चिम है। 
कुशानिया (कुशोडहिका )--करुषाण शासकों का यह चिह्न आज भी मौजूद है। 
इसे स्वेन्‌ू-चाझ ने मितान्‌ से ३०० ली (६० मील) पर बतलाया है। 
हो-हान्‌ (कर्मीना )--कुशानिया से २०० ली' (४० मील) है। 
पू-हो (बुखारा)--४०० ली (८० मील ) पश्चिम । 
फा-ती (पैकद ? )--बुखारा से ४०० ली (5० मील) पदिचम। 


तुन शेखु | प॒तुर्फ २२१ 

ह्वो-ली-सी-मी-का (ख्वारेजमिया )--फा-ती से ५०० ली (१००मील ) दक्षिण- 
(१ उत्तर) परिचिम, वक्ष्‌ नदी के दोनो किनारो पर यह प्रदेश २० या ३० ली (४ या ६ मील) 
चौडा तथा उत्तर से दक्षिण ५०० ली (१०० मील ) लम्बा है। 

समरकद से ख्वारेज्म तक की बाते स्वेन-चाझू ने सुनकर लिखी है । वह सीधा समरकद 
से केश (शहरदब्ज) गया था। 

का-इवाड-ना (केश )--समरकद से ३०० ली (६० मील) दक्षिण-परिचिम यह प्रदेश 
है। यहाँ की भूमि बडी उपजाऊ और निवासी समरकद जैसे (सोग्दी) हे । (शहरशब्ज जिस नदी 
के किनारे है, उसका नाम आज भी कश्क-दरिया है । 

दरबन्द (लौहढार )--केश से २००ली (४० मील) दक्षिण-पश्चिम जाने पर स्वेन्‌- 
चाह पहाडियो में घुसा । 'पगडडी बहत सकरी तथा खतरनाक है। वस्ती नही है। घास पानी भी 
बहुत कम है। पहाडो के भीतर दक्षिण-पर्चिम की ओर ३०० ली (६० मील) से अधिक 
जाकर आदमी लोहधाटे मे प्रविष्ट होता है। लोहघाटे की दोनो तरफ बिल्कुल सीधे खडे ऊँचे 
पर्वत हे। चट्टाने लोहे के रग की है । यहाँ फाटक लगाये गये है, जो लोहे से मजबूत 
किये गये और उनके ऊपर बहुत सी छोटी छोटी लोहे की घटियाँ लटकाई गई है। अपनी 
दुर्घेषेता के कारण ही इस' घाटे का यह नाम (लौहहार) पडा।” यह आजकल का बुजगल्ला 
(अजगृह) है. जिसकी चौडाई प्राय दो मील तक ४० से ६० फुट तक है। इसके बीच से 
एक नदी (सुलाख) बहती' है। इसमे एक गाँव है। 

तारीख रशीदी मे लिखा है प्रसिद्ध लौहद्वार की नदी ऊचे पहाडो के बीच से टेढी-मेढी' 
होकर दर्बन्द से पश्चिम प्राय १२ फर्संख जाती है। यह सकरा मार्ग ५ से ३६ कदम तक चौडा 
और दो फर्संख लबा है।” बुजगला खाना के इस दर का पूर्वी छोर समुद्र तलसे ३५४० फुट 
और परद्चिमी छोर ३७४० फुट ऊचा है। 

तुखार (तु-हु ओ-लो)-लोहद्वार के बाहर आते ही तुखार देश आ जाता है। इसकी सीमा 
पूर्व में चुड-लिझ (पामीर) पर्वत, पर्चिम में ईरान, दक्षिण मे महाहिमवत (हिंडूकुश ) पर्वत 
और उत्तर मे लोहद्वार है। तुखार देश के बीच में पूरब से पश्चिम की ओर वक्ष्‌ नदी बहती है। 
यह देश २७ सामतो में बँटा है, जो सभी तुर्को के अधीन है । गर्मियों मे यहाँ बहुत बीमारी (मलेरिया ) 
होती है। जाडे के अन्त और बसत के आरभ में लगातार वर्षा होती रहती है। यहाँ के 
भिक्ष्‌ लोग बारहवे म।स की सोलहवी तिथि से तीसरे मास की पच्कवी तिथि तक वर्षावास मनाते 
है । इस प्रकार वह अपने धामिक नियमो को ऋतु के अनुकूल मानते है । यहाँ के लोग... विश्वास- 
पात्र होते हे, धोलेबाज नही । यहाँ की एक विशेष भाषा और २४ अक्षरो की वर्णमाला है, जो कि 
ऊपर से नीचे तथा बॉय से दाहिने लिखी जाती है। ऊनी कपडो की अपेक्षा यहाँ सुती अधिक पहने 
जाते हैं। यहाँ के सोने चादी और दूसरी धातु के सिक्‍के दूसरे देश से भेद रखते हे । यह 
देश गर्मी मे गरम होता है, लेकिन गर्मियों के इस्तेमाल के लिये जाडो में वे को जमा कर 
लेते है । 

तेर॒मिज (ता-मी )-- तुखार देश की यह राजधानी चौडी की अपेक्षा अधिक लबी, 
२० ली (४ मील) के घेरे मे बसी है। यहाँ दो विहार है, जिनमे हजार से अधिक भिक्षू रहते 
है। यहाँ के स्तूप और मूत्तियाँ बहुत सुन्दर है । 


२२२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४६४५ 


शुगनान (शी-गा-येन्‌ू-ता )--यह तेर॒मिज से पूरब है, जहा पाच विहार हे, कितु भिक्षु 
बहुत कम हे। 

ह-लू-मो (खुल्म ? )--यह प्रदेश शुग्नान से पूरब मे है। यहा का राजा एक हिनसू तुर्क 
है। यहा दो विहार और सौ से ऊपर भिक्ष्‌ रहते हे । 


सू-मान ( )--ह-लू-मोसे पूरब में है, जहा दो विहार और थोडे से भिक्षु 
रहते हैं । 

कू-येन्‌-ता ( )--यह प्रदेश वक्ष से दक्षिण-पश्चिम अवस्थित है, जहा तीन 
विहार और सौ से अधिक भिक्षु रहते हे । 

हशा ( )--पूर्वोक्त से पूर्व में अवस्थित है । 


को-तू-लो (खुत्तल )--पूर्वोक्‍्त से पूरब में है, जो पूरब में चुड-लिझ (पामीर) के भीतर 
कु-मि-ते प्रदेश तक पहुचता है। 

कु-मिन्‍्ते ( )--यह चुड-लिझ (पामीर) पर्वत-माला में उसके दक्षिण- 
पूव॑ में वक्ष के पास अवस्थित है। इसका दक्षिणी पडोसी देश शि-कि-नी है । 

वक्षु के दक्षिण में निम्न प्रदेश हे --त-मो-सि-तिथे-ति, पो-तो-च्वाड-ता, यिन्‌-पो-कान्‌, 
कु-लछ्-ना, हि-मो-त-ला, पो-लि-हो, कि-लि-सो-मो, को-लो-हू, अलि-नि, मेइ-कानू । 

हुओ (कुदुज) से दक्षिण-पूर्व में कुओ-सि-तो, और अन्त-ल-फो (अदराब) है। हु-ओ 
से दक्षिण-पश्चिम फो-क-रझ देश है। इससे दक्षिण कि-लु-सि-मिन्‌-किन्‌ है, जिसके उत्तर-पर्चिम 
ह-लिन्‌ देश है, जहा दस विहार और ५०० भिक्षु रहते है । 

हुओ (कुदुज)--यहा शे-ह्‌ खान का ज्येप्ठ पुत्र तथा सेनापति (क्षत्रप) तातू (तर्दुश, 
तरद) रहता है, जो कि काउ-शाडः (कुषाण ) राजा का साला भी है। सेनापति को उसकी स्त्री ने 
जहर दे दिया । उसका पुत्र तें-मिन्‌ (ते-किन्‌) और सौतेली मा राज्य के मालिक हे । 

फो-हो (बलख )--हु-लिन्‌ से पश्चिम लघु राजगृह” नामक प्रसिद्ध राजधानी प्राय 
२० ली (५ मील) के घेरे मे बिखरी हुई बस्तियो का नगर है। यहा १०० विहार तथा ३००० 
हीनयानी भिक्षु रहते है । राजवानी के बाहर दक्षिण-पश्चिम मे नव (नफो) विहार है, जिसे 
इस देश के एक पुराने राजा ने बनवाया था। महाहिम (हिदृकुश )-पर्वत के उत्तर यही एक बोद्ध 
विहार है, जहा लगातार अविच्छिन्न परपरा से ऐसे आचाये चले आते है, जो कि पिपिटक 
के व्याख्याकार हंते हे। विहार के सघाराम में एक बडी कलापूर्ण रत्नजठित बुद्ध-मूत्ति 
है। इसकी शालाये बडी मूल्यवान्‌ वस्तुओं से सजाई हुई है, इसलिये भिन्न-भिन्न राजाओ ने 
बार-बार इसे लूटा । तु शे-ह (शे-खू) या एक राज्यपालके पुत्र स्वय राज्यपाल स्सू-जो ने 
सघारामको लूटनेकी कोणिश की। बिहारकी बुद्धशालाके दक्षिणमें बुद्धका प्रक्षालनपात्र 
है, जिसमे प्राय २८ मन (एक टन) की जगह है। यह बडा ही चमकीली है। नही कहा जा 
सकता, कि वह धातुका है या पत्थरका | ८/१० इच लली सवा अगुल चौडी बुद्धकी दाढ (दात) 
और दो फुट लबा तथा ७ इच मोटा भूरे रगका काशा (दड) भी यहा है, जिसकी मूठ 
मुक्ता-जटित है । इन वस्तुओकी दर्शन-पूजा उत्सवके दिनोमे होती है। 

नवविहारके उत्तर २०० फुट ऊचा एक स्तूप है, जो वञ्जलेपसे गच किया तथा बहुमूल्य 
वस्तुओसे सजाया है। नवविहारसे दक्षिणमे एक सघाराम है, जिसे बहुत पुराने समयमे 


तुन शेलु ] प॑तुके ५२३ 


अहँत्‌ और आये भिक्षुओके लिये बनाया गया था। यहा रहते हुए जितने भिक्ष अहँत्‌ पदको 
प्राप्त हुए, उनकी सख्या (गिनी) नहीं जा सकती। सौसे ऊपर अहंतोके यहा स्तूप बने हुए 
है। इस स्थानमें जो भिक्षु रहते हे, कहा नही जा सकता, इनमे कौन अहंँत है कौन नही । 

यु-मेइते (युमेंद)--बलखसे दक्षिण-पद्चिम हिमपर्वतके एक कोनेमे यह प्रदेश हे । 

हु-शि-कान (अशगान्‌ )--यूमेंघइसे दक्षिण-पद्चिम यह पव॑तीय प्रदेश है, जहा बहुत-सी 
उपत्यकाये है । यहाके घोड़े अच्छे होते हे । 

तलकान (त-ल-कान्‌ )---अशगानसे उत्तर-पश्चिममं तलकान है, जिसके पदि्चिममे 
पो-ल-स्‌ (पर्श, ईरान) है। 

का-शी (गज)--बलखसे सो ली (२० मील ) दक्षिण यह देश है । यह बहुत पहाडी 
इलाका हैं। फल-फूल कम होता है, लेकिन गेहु और मटर बहुत होती है। बहुत गर्म जगह है। 
लोग कठोर ओर रूखे ३ । यहाक दस विहारोमे ३०० सर्वास्तिवादी भिक्ष्‌ रहते है । 

बामियान (फान-सेन-ता)--महाहिमगिरि (हिंदूकुश) में गजसे दक्षिण-परिश्चम यह 
ऊचे तथा गहरे खड्डोका प्रदेश है । यहा आधी और बरफ एकके बाद एक आती रहती है। गर्मीके 
मध्यमे भी सर्दी रहती है। लुटेरोके दल यहा बने रहते है, जिनका पेशा है नर-हत्या। 
(गजसे ) ६०० ली (१२० मील ) चलनेपर तुखार देश पार हो बामियान देशमे पहुचा जाता है। 
यह महाहिमगिरिक भीतर है । राजधानी एक खड्डके पार सीधे खडे पहाडोके घेरेमे है, जिसके 
उत्तर ओर एक ऊची चट्टान है । . देश बहुत सर्दे है। यहाकी उपज गेहू और थोडा सा फल-फूल 
है। यहा भेडो और घोडोके लिये अच्छी चरागाहे हे। लोग कठोर और रुखे होते है। वह 
घरके बने ऊनी पट्ट| ओर पोस्तीन पहनते है । यहाके रीति-रवाज और सिक्‍के तुखार जैसे है। लोगो 
की आक्ृति भी वेसी ही है, कितु भाषामे कुछ अन्तर है । अपने पडोसियोसे ये कही अधिक ईमानदार 
है । इनमे त्रिरत्नकें उपासक (बोद्ध) ओर देवताओके पूजक (हिंदू) भी है । यहाका राजा शक 
बशी है। यहाके दस विहारोमे हजारो लोकोत्तरवादी भिक्षु रहते हे । 

अरब भूगोलवेत्ता इब्नहौकल (दसवी सदी) ने लिखा है बामियान शहर बलखसे 
आधा एक पहाडपर अवस्थित है । इसके पहले एक नदी मिलती है, जो बहकर गुर्जिस्तान प्रदेश 
में जाती है । यहा कोई बाग-बगीचा नहीं हे ।” 

राजधानीके उत्तर-पूर्वेमे सुनहले रगकी खडी बुद्धमू्ति (सुखबृत) है, जो १७३ फुट 

ऊची है, जिसके प्रबमे एक बौद्ध विहार है। इसके पूरब शाक्यमुनि बुद्धकी १२० फूट ऊची 
खडी मूर्ति (सफेद बुत) है। यह मूर्ति पहलीसे सवा मील दूर है। इससे १५या १३ ली' (दो 
ढाई मील) पूरब एक हजार फूट लबी निर्वाण बुद्धमूति (अज्दहा) है, जो कि एक अकेली सी 
शिलाके चौरस तलपर बनी है । इसी विहारमे बुद्ध-शिष्य आनदके प्रशिष्य शाणवासकी सघाटी 
रखी है। 

स्वेतू-चाडः बामियानसे अनू-त-लो-फो (अदराब) होते अफगानिस्तान और भारतकी 
और आया । हिदूकुशके उत्तरके कुछ और स्थानोक बा रेमे उसने लिखा है--- 

कुओ-सि-तो (खोश्त )--अदराबसे ३०० ली (६० मील) उत्तर-पश्चिम यह स्थान है, 
जो पहले तुखा रदेशमे था, कितु अब तुकोके हाथमे हे । यहा की भूमि समतल है, जहाँ खेती बाकायदा 
होती है। फल-फूल बहुत होते हे। जलवायु नरम है। यहा के लोग ईमानदार हे, लेकिन 


२२४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [४॥६।५ 


जल्दी उत्तेजित हो जाते हे । इनकी पोशाक ऊनी कपडोकी होती है। अधिकाश निवासी बौद्ध है । 
यहा दस विहार है, जिनमे महायान और हीनयान दोनो यानो के भिक्षु रहते हे । राजा तुक है, 
जोकि लोहद्वारके दक्षिणके छोटे-छोटे राज्योपर शासन करता है। उसके स्थायी निवासका कोई 
नगर नही है । वह एक जगहसे दूसरी जगह घूमता रहता (घुमन्तू) है। इससे पूवेमे चुड-लिड 
(पामीर) है, जो कि जबूद्वीपके केन्द्रमे है। दक्षिणती ओर इसकी परवं॑तश्रेणी महाहिमगिरि 
(हिंदुकुश ) से मिली हुई है। उत्तर मे यह तप्तसागर (इस्सिकुल)और सहस्रधारा (बिड-गुल ) 
तक पहुचती है। परद्चिममे यह हु-ओ (कुदूज) देश तक तथा पूरबमे बू्‌-शा (बोलोरताग) 
तक फैली हैं। यहाकी भूमिम प्याज बहुत पैदा होती है, इसीलिये चुझू-लिड 
(प्याजका पहाड) नाम पडा, अथवा इसकी चट्टानोंके प्याजी रग होने के कारण यह नाम 
दिया गया। 

मेन-कान्‌ (मेझ-कान, मुन-जान )--खोहश्तसे १००ली (२० मील) पूरव है। यहाके 
लोग ह-ओ (कुदुज) जेसे हे । 

अ-लि-नी ( )मेझ-कान्‌ से उत्तरमे यह प्रदेश वक्ष नदीके दोनो तरफ अवस्थित 
है, लोग कुदुज जेसे हु । 

हो-लि-ह ( )वक्षुके उत्तर तरफ अलि-नि से प्रबम यह प्रदेश हे, जहाके लोग 
कुदुज जेसे हे । 

कि-लो-शे-मे- (क्ृष्णनिम्त, वखान)--मेन-कानसे ३०० ली (६०मील ) पूरबमें यह 
प्रदेश है, जो पहिले तुखार देश में था। लोग मेन्‌-कान जैसे हे । 

पो-लि-हो---उपरोक्‍तसे उत्तर-पुरब है, जहा के लोग भी पहले ही देश जैसे है । 

हि-मो-तोलो (तुखार )--कि-ली-शें-मोसे ३०० ली (६०मील ) प्रबमे यह प्रदेश है, जहा 
लगातार पहाड और उपत्यकाएं चली गई हे । भूमि उपजाऊ हे। गेहू पैदा होता हे, वनस्पति 
बहुत देखी जाती है, फल प्रचुर परिमाणमे पेदा होते हे, जलवायु बहुत ठडा हे। लोग बडे क्रोधी 
तथा चचल होते हैँ, आचार-विचारका ख्याल नही रखते। वह कदमे छोटे तथा कुरूप होते 
है। इनका परिधान तुकोकी तरह मोटाझोटा ऊनी कपडा,नम्दा, पोस्ततीन और पटटू का होता 
है। इनमें विवाहिता स्त्रिया शिरपर तीन फूटसे अधिक ऊची लकडी की सीग टोपीके तौरपर 
पहनती है, जिसकी दो शाखाये एकके ऊपर एक सामनेकी ओर होती है। ऊपरी की ओर निकली 
शाखा सासकी मानी जाती है। उसके मर जानेपर शाखा हटा दी जाती है। सास ससुर दोनो के 
मर जानेपर सीगकी टोपी नहीं पहिनी जाती। पहले यहा शक-वशी राजा थे, जिनके हाथमे 
चुझु-लिझ (पामीर) के पश्चिमके अधिकाश भाग थे । पीछे यह तुर्कोके हाथमे चले गए। लोगो 
पर तुकोंक रीति-रवाजका प्रभाव बहुत है। लूटपाट सदा होती रहती है, इसलिए लोग जाकर 
दूसरे देशोमे घुमक्कडी करने लगे। यह लोग नम्देके तम्बुओमे रहते हे, और एक जगहसे 
दूसरी जगह घूमते पश्चिममे कि-लि-शेमो (कृष्ण) देश तक जाते हे । 

पो-तो-शहूना (बदर्शा)--२०० ली (४० मील) और पूरब जातेपर यह प्रदेश 
मिलता है, जो कि पूर्वी तुषार देश है। पहाडियो और घाटियोवाला यह प्रदेश अधिकतर बालू 
और पत्थरोका है। मटर, गेहू, अगूर, अखरोट, नास्पाती, खूबानी जैसे मेवे यहा पैदा होते है । 
देश बहुत ठडा है। लोग शिष्टाचारहीन और शिक्षाहीन होनेपर भी बहादुर होते है। नम्दा 


तुन शेख ] ५० तुर्क २२५ 


या पट्टका कपडा पहनते है । यहा तीन-चार बौद्ध विहार है, जिनमें थोडेसे भिक्ष्‌ रहते हे । राजा 
बौद्ध है। 

यिन्‌-पो-क्यात्‌ (इन्‌वकान्‌, वखान )--बदरुशासे २०० ली (४० मील ) दक्षिण-पर्चिम 
प्राचीन तुखार देशमे यह इलाका है । इसके पहाडोकी उपत्यकाये सकरी हे, जिनमे खेतीकी भूमि 
है। जलवायु तथा लोग बदख्शाकी तरह है, लेकिन भाषा भिन्न है। यहाका राजा दुष्ट और 
क्र है। 

कु-लड-ना (कोरन, कोक्चा उपत्यकाका उपरी भाग )--३००० ली (६० मील ) दक्षिण- 
पूरबमे प्राचीन तुखार देशका यह भाग है। थोडेसे बौद्ध भी हे। यहा पत्थरोको तोइकर 
सोना निकाला जाता हे। थोडेसे विहार और भिक्ष्‌ हैं । राजा भी यहाका त्रिरत्न-भकत 
(बौद्ध) है। 

त-मो-सी-ती (धर्मेस्थिति, बख्लात )--कुलझनासे ६०० ली (१०० मील) उत्तर-प्रब 
यह प्रदेश प्राचीन तुखारका ही एक भाग पो-शू (वक्ष) पर अवस्थित है । पहाडी जगह है । 
वर्फीली ठडी हवा चलती रहती है। मठर और गेहू पेदा होता है। वनस्पति नाममात्र है। 
यहाके घोडे अच्छे होते है। लोग नाटे और झगडालू होते है । पोशाक नम्दा और पट्ट्की है। 
“इनकी आखे दूसरे लोगोते भिन्न फीरोजेकी तरह नीली होती हे ।” यहा दस विहार है, 
जिनमे थोडेसे भिक्ष्‌ रहते हे । राजधानी हुन्‌-ते-तोमे एक विहार है, जिसमे एक पत्थरकी बुद्ध- 
मूर्ति है। मूर्तिके ऊपर स्वत घूमनेवाला छत्र है। 

शि-किन (शगनान)--उत्तरीं पहाडोको पार करने पर यह प्रदेश मिलता है। यहा 
मटर और गेह बहुत होता है, दूसरी फसले बहुत कम होती है । वृक्ष दुलंभ है, और फल-फूल 
भी बहुत कम होते है । जलवायु बहुत ठडा हैं। लोग लुटेरे और हत्यारे है, सामाजिक या 
आचारिक भेदभाव नहीं मानते। इनकी पोशाक पोस्तीन और पट्टकी होती है। भाषा 
भिन्न है, लेकिन लिपि तुखार जैसी है। ह 

शाडमीर ( )--शगनानसे दक्षिणमे हैँ, यहा मटर, गेहू ओर अगर बहुत 
होता है। जलवायु ठडा है। लिपि तुखारी, कितु भाषा भिन्न है। यहाका राजा बौद्ध 
तथा शकवशी है। 

पो-मी-लो (पामीर)--छशडमीसे ७०० ली (१४० मील) उत्तर-पूरब, दो हिमपवंत- 
मालाओके बीचमे यह उपत्यका अवस्थित है। वसत और गर्मियोमे यहा हाड चीरनेवाली भयकर 
हवा तथा बर्फानी तूफान आते हे। मिट्टी नमकीन तथा बहुत ककरीली है। खेती नही होती, 
मुदिकिलसे कही वनस्पति दे खनेको मिलती है। बिलकुल निर्जत तथा केवल बेकार पडी भूमि 
है। यहा एक बडा नाग सरोवर है, जो पूरबसे पश्चिम ३०० ली (६० मील) लबा और उत्तरसे 
दक्षिण ५० ली (१० मील) चौडा हे। सरोवर चुहू-लिड (पामीर) के भीतर एक बडे ऊचे 
स्थानपर है। इसका जल बहुत ही निर्मल और शुद्ध है। पानी अथाह और नीले रगका है, स्वाद 
भी अच्छा है। जलतलपर बहुत जातिक जलपक्षी रहते हे। इस सरोवरसे एक धारा 
पश्चिमकी ओर जाती है, जो धर्मस्थितिमे जा पूरबमे वक्षूसे मिलती हे। सभी धाराये यहासे 
परश्चिमकी ओर बहती हे । 

क्या-पानते (सरिम्‌-गोल )---ताथ कुर्गानके पास है। 


शा 


२१६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [४६६ 


पो-लु-लो ( ) पामीर-उपत्यकाके दक्षिणमें यह इलाका है, जहा बहुत सोना-चादी 
निकलता है। 
६ अतिम तुक 

जब ६३१-६३२ ई० में स्वेन-चाडः इस प्रदेशमे घूम रहा था, बलख, बामियान, 
महाहिमगरि (हिंदूकुश), बदरुशा और बखान ही नही बल्कि मेव॑ भी तु्कोंके हाथमे था। इस 
समय परद्चिमी तुके कगान तुन्‌-शे-खुका शासन था, तो भी हूण पूवेजोकी तरह तुके राजवशी 
अपने अपने शासित प्रदेशमे स्वतत्रसे थे । तुन्‌-शेखूके बाद केद्रकी शक्ति क्षीण हो गई, और सामन्‍्त 
स्वतत्र हो गये । सोगे (७०४-७१७ ई०) और सूलू (७१७-७५७ ई० ) ने तुक राज्यको पुन 
दृढ अवश्य किया, कितु मध्य-एसियाका दक्षिणापथ अब उनके हाथसे निकल गया । अरब दक्ति 
वहा प्रबल होती जा रही थी । तुखारिस्तानमे तुकोनि अरबोसे' बहुत जबदेंस्त मुकाबिला किया, 
उसी तरह बुखारा और सोग्दमे भी मुकाबिला हुआ । तुककोके ही समय उनकी बौद्ध-धर्म-भक्तिका 
प्रतीक एक विशाल बिहार सोग्द (जरफशा) नदीके किनारे बना। विहारको तुर्कों और 
मगोल भाषामे बुखार कहते है । उक्त बौद्ध बिहारके कारण वहा बना नगर बुखारा कहा जाने 
लगा । इससे पहले हेफतालोके समय बरख्शा प्रधान केद्र था, लेकिन अरबोके आक्रमणके समय 
बुखारा प्रसिद्ध तगर बन चुका था। यहा का शासक बुखारा (वर्देन)-खुदात कहा जाता था। 
तुकोके कुछ सामन्‍्त इससे पहले तकमरूद, बेर्वाने, अस्वाने और नूरमे बस गये थे। केद्रसे स्वतत्र 
होनेके बाद इत सरदा रोने अवेरजी' को अपना राजा चुना, जो कि वे इकन्द ( राज्य-तगर ) मे रहता 
था। उस समय अभी बुखारा नही बसा था। अवे रजी बहुत ही' अत्याचारी शासक था, विशेषकर 
धनी व्यापारियों और देहकानो (ग्रामपतियों) को बहुत लूटता था। इसके कारण बहुतसे 
धनी व्यापारी वहासे तुकोंके प्रदेशोमे चले गये, जहा उन्होने जेमकेत (चिमकद ? ) नगर 
बसाय। । राजा कराजुरिन गरीबोका पक्षपाती था। मंदद मागनेपर उसने अपने पुत्र शेरे- 
किश्वरको भेजकर अवेरजी को बदी बना काठोसे भरे बोरेमे बद करके बुरी तरहसे मरवाया 
देरेकिश्वर ने राजा बनकर देश छोडकर भागे लोगोको बुलवा मगाया। 

(१) शेरेक्रिश्वर, सेकेजकेत 

शेरेकिश्वर (देशसिह) ३० साल तक राज्य करता रहा। उसके उत्तराधिकारी सेके 
जकेतन समीतन और दूसरे नगर बसाये । फेरूूशा (बरणुशा) पहिले ही श्वेत-हणोकी राज- 
धानी थी। सेकेजेत उस तुक खानवशका था, जिसको चीन राजकुमारिया ब्याहके लिये मिला 
करती थी। कहते हे एक चीन राजकुमारी ब्याह करके आई, जो अपने साथ बुद्ध-मूर्ति लाई 
थी। इसी मूर्तिके लिये विहार (बुखार) बनाया गया, वही बुखारा नगरके नामका कारण 
हुआ | शायद णह घटना स्वेन-चाडकी यात्राके पहिलेकी है, अर्थात्‌ ६३० ई० से पहिले 
विहार बना । 


(२) बेनदून 


यह मुस्लिम सवत्‌के आरभ (६२२ ई०) क॑ आसपास था। इसके समय बृखाराकी और 
उन्नति हुई | इसने लोहेकी तस््तीपर अपना नाम लिखवाकर अपने बनवाये मह॒लके द्वारपर लटकवा 


तुगशादे ] प० तुर्क २२७ 


दिया था, जो पाच हाताब्दियो बाद तक भी वहा मौजूद रहे जबकि ११ वी शताब्दीके 
अरब ऐतिहासिकोने उसका जिक्र किया। 


(३) तुगशादे' 


यह बुखाराका अतिम तुक॑ राजा था। नाबालिक होनेके कारण राज्यका कारबार 
उसकी मा करती थी, जिसे अरब इतिहासकार खातून कहते हे---तुर्कीमे खातूनका अर्थ रानी 
है, इसलिये यह वैयक्तिक नाम नहीं हो सकता । खातूनने ५० सालतक शासन किया। जान 
पडता है, पुत्रके वयस्क हो जानेके बाद भी मा का प्रभाव बहुत अधिक रहा। प्रतिदिन सूर्योदयके 
समय उठकर वह घोडेपर चढ अपने महलसे निकल रेगिस्तान (बुखाराके एक मेंदान) के 
फाटकपर आ सिहासनपर बेठती । नगरके व्यापारी, सार्थवाह और छोदे-मोदे दृकानदार 
दर्बारमे हाजिर होते। उसके अफसर और सामन्‍्त चारो ओर घेरे रहते। खातून यही 
राजकाज तया न्याय करती । जिस वक्‍त वह दरबारमे रहती, सुनहले कमरबद, कीमती चोगा 
पहने तलवार लिये २०० तरुण शरीर-रक्षक सेवामे तैयार रहते । उन्हे एक दिन ही ड्यूटी देनी 
पडती, दूसरे दिन दूसरे २०० जवान आ जाते । हर एक तुर्की कबीला एक-एक दिनके लिये अपने 
तरुणोको इस कामके लिये भेजता। कबीलोकी सख्या इतनी अधिक थी, कि सालमे प्रत्येक 
कबीलेकी बारी एक बार पडती थी। इन कबीलोमे ६० परिवार ऊचे समझे जाते थे । 

अतमे तुगशादेकी अरबोकी अधीनता स्वीकार करनी पडी और वह मुसलमान होकर 
३० साल तक बुखाराका शासक बन अपने पडोसी वर्देनके राजासे अरबोके लिये लडता रहा । 

सोग्द (समरकद ) और भी अधिक महत्व रखता था। वहाका तर्खून आखिरी समयतक 
लडता रहा । जबतक उसे परास्त नहीं कर दिया, अरबोको चेनसे शासन करनेका मौका 
नही मिला | तरखूनने चीनसे मदद मागी थी, अपने जाति-भाई तुकोसे भी सहायता पाई थी, 
कितु आखिरमे उसे देश छोडकर भागना पडा। समरकदसे पुरबमे अपने दुर्ग मग पवेत में 
उसने अपने बहुतसे चर्मेपत्रपर लिखे अभिलेखोको छोडा, जिनमेसे अधिकाश (७वी सदीकी ) 
सोगरदी भाषामे तथा कुछ अरबी और चीनीमे भी है। सोवियत पुरातत्त्ववेत्ताओने इन्हे हाल में 
खोद निकाला । 


* पाइए07ए ० 50६92878 (0 ५६&752०"9, !973) 
स्रोत ग्रन्थ 

]. फंल्ब्ा+ ० 389 ( 42 १088, (707007 899) 

२ सिरिइस्किये इस्तोचनिक पो इस्तोरिइ नरोदोफ सससर (न पिगुलेस्कया, 
मास्को १९४१) 

3 फ्प्यशइाशए १0छ7 ६0० प्रीट शिठकाए0 77ए४४07 (५४ 827700), 928 

4. 0४७ एप87 (ँ्नब्रा88 [72एटों पर गावा4॥ (7700%४68 ४४०४८०४$, 4904) 

5, शलाा0कः 5फ 46 एठाए९6४ 0००१ ०68 (सापला 7४०78, अनुवादक 
प[प्पा०7) 


२२८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [४६।६ 
6 पएफ़ढ 7फ0-8टएफराला 7शा6 (8 शेबाफटक0 70 (गरा78 रिट्णा८टए, रे 

892, 3, छ7 725) 

7, मझाडइ07ए ण 80वपाद्चा3 (50778 "४क्रण०"०, 2000607 873) 

8 व३च्र70वैपलाणा 8 ? शाडाणा6 36 ।! 88४6 (2०778 895) 


हर 


9. खिबाणए साइठ-ए ० फैल पड़ (५४३४४700%, (096०77907277 ९९८, 
[..5&५४५, 000 249-63) 


१० सोर्दिइस्कया कलोनिजात्सिया सेमिरेचुया (अ० न० वेनेश्ताम) 


भाग ४ 


उत्तरापष (७६६-९४० ई०) 


अध्याय २ 


आगयूज्ष, उद्गुर 
१ आगूज 


आगूज एक पुरानी तुर्क जाति थी, जिसका स्मरण मोगिलियानके अभिलेखमे आया 
है। मोगिलियानने आगूजोकों हराकर चीनकी ओर भगा दिया था। मोइनचुरा (उद्गूर खान ) के 
सहायक किपचकोके पूर्वज आगूज--आगूजोके पाच विभागोमे एक किपचक थे । किपचकका अर्थ 
वृक्षकोटर है। शायद किसी समय किसी पूर्वजने वृक्ष कोटरमे छिपकर प्राण बचाया हो। गूज 
या आगूज तुकोंके तीन विभाग थे---किपचक, ककाली और करलुक (गरलोक ) । किपचकोके ही 
वशधर सलजूक, तथा आधुनिक तुकंमान, उसमानली और कजाक है। कोई कोई आगूजोके 
उत्तराधिकारी किपचकोकों कक्रालियोका पूवेज मानते हे। इन्ही ककालियोके उत्तराधिकारी 
वायन तुर थे। ककाली (कझली) यायिक (उराल) नदीके पूर्वमे अपनी गाडियोके साथ घूमा 
करते थे, इसीलिये इनका नाम कडकाली या तिडली (गाडीवाला) पडा। ६ वी सदीके अतमे 
किपचक वोल्गाके परिचिममे पहुँच गये थे, और १३ वी सदीमे आधुनिक रूसियोके पूर्वज स्‍लावोको 
परेशान कर रहे थे। किपचकोसे ही सलजूक-वश निकला,जिसने कितनेही समय तक मध्य-एसिया 
और ईरानपर शासन किया | आजकलकी तुर्की के तुकं उसमानली शाखाके वशधर हे। ७वी 
८वी सदीमे कालासागरसे उत्तर पेचनगा घुमन्तु घूमते थे , जिनके पूर्वोत्तरमे किपचक, दक्षिण- 
परिचमम खजार, पूर्वमे गृज़ और पर्चिममे स्‍लाव' रहते थे । गूज या आगूज़ ७वी ८वी सदीमे 
चीन की सीमासे लेकर कास्पियन तक फेले घूमन्तु जीवन बिताते थे। सामानियोके सारे 
शासनकाल (5९२-९९३ई० ) में ये उनके उत्तरी पडोसी' थे। खोकन्द और पूर्वी तुकिस्त/न 
से बक्षु तटकी ओर इनका प्रवाह चल रहा था। सामानियोकी शक्ति के पतनक बाद बुखारा प्रदेशमे 
भी ये घुस आये और वहा एक सरदार तकमक पुत्र सलजूक के कारण एक शाखा सलजूक 
कही जाने लगी | सलजूक पहलेपहल मुसलमान बना । उसके पहले गूज अधिकतर बौद्ध या ईसाई 
धर्मकि माननेवाले थे। सल्जूक और सुवास एक गूज सरदार पेगूके सेनापति थे। उसका पेगू 
नाम ही बतलाता है, कि वह बौद्ध था। पेगू बोगू (भगवान) का ही रूपान्तर है, पारसी 
बुद्धको पेगू कहते थे । 

आगूज जब मगोलियामे थे, तब ही वह इस नामसे प्रसिद्ध थे। पद्चिमसे आनेपर उनमेसे 
कुछको तुकंमान' कहा जाने लगा। दूसरी सदी ई० पृ० के चीनी यात्री आन-साई (आलानू-या ) 
की भूमिको जानते थे, जहा के निवासी ईरानी जातिसे सबंध रखते थे। ग्रीक लोग आलान (आवोर- 


२ई२ मंध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४१११ १ 


सोग) को दोन तदी और कास्पियनके बीचके निवासी जानते थे। पीछे भी अलान वोल्गाके 
प्रबमे रहते थे। ३७४ ई० आसपास के हण अलानोके ऊपर पड़े, जिसके कारण वह अपनी 
भूमि छोडनेके लिये मजबूर हुए। ८वी सदीमे तुके खाकानने अपने अभिलेखमे आगूजो अथवा 
ताकुज-आगूजोके खानका जिक्र किया है। नौकी गिनती में आगूज कहनेका मतलब यही 
है, कि उनके नौ कबीले थे--कभी कभी तुर्क और आगूज दोनों शब्द साथ साथ आते हें । 
आगूज वहीं तुर्क जनता थी, जो कि छठी सदी ई० में चीन की सीमासे ईरान और विजतीन 
(पूर्वी रोम) की सीमा तक घुमन्तू जीवन बिताती थी। रूसी विद्वान ब० व० बर्तोल्द के कथना- 
नुसार' तुके उनका राजनीतिक नाम था और आगूज नृवशीय । अरब भूगोलज्ञ आगूंजों 
का रहन। पूर्वी कास्पियनसे इस्फिजाब तक और ताकूज-आगूजोका तरिम-उपत्यकामे कूचा और 
तुर्फान तक बतलाते हे--तुर्फान उनका केद्र था। १३ वी सदीके भूगोलज्ञ इब्न-असीरने लिखा 
है, कि आगूज कभी' भी ताकृज-आगूजोके नीचे नही रहे । अरब ताकूज-आगूजोका रहना जहाँ 
बतलाते है, चीनी वही१र उसी समय उद्गरोका निवास बतलाते हैं। 5५६६ ई० में तुर्फातको 
उद्गुरोने लिया था। इससे जान पडता है कि अरब जिनको ताकूज-आगूज कहते हे, चीनी 
उन्हीको उद्दगुर नाम देते हें। अरबोके अनुसार ८5२० ई० (२०४ हि० ) में तोगुज्ञ उश्ूसनाकों 
ले खोजदसे जीजक तकके स्वामी बन गये। विजतीय (रोमक ) ऐतिहासिकोके अनुसार छठी 
सदीमे वोल्ग।से पर्चिमका इलाका तुर्क राजाके हाथमे चला गया । ५७६ ई० में बिजतियां द्वारा 
ध्वस्त होनेपर किमेरियोके बासपोर (के्च ) को तुकोने ले' लिया । 

५९० ई० में वहा विजतीय शक्तिमे विद्रोह हुआ। तुकोंकी इस अत्पकालिक सफलताके 
समय ६२५ ई० में इस प्रदेशपर खजारी कगानका अधिकार था। ८पवी और £€ वी सदीके 
मध्थमे निम्न वोल्गोमे खजार और बोल्गार रहते थे। इन्ही तुकोंसे आत्मरक्षाके लिये 
सासानी ईरानियोने छंठी सदीमे दरबद और गुर्जीके रक्षा-प्राकार बनवायें। छठी सदीमे 
तुक (चोल, सूल) के राज्यमे कास्पियनसे पूर्व के प्रदेश तथा ग्रगानमें जर्थुस्ती देहकान 
रहते थे। अब्बासी खलीफाके ऊपर आगूज जाजिया से चिमकद (सिर-उपत्यका) तक 
प्रहार करते थे। बोल्गा (इतिल ) के ऊपरी और निचले भागमे आगूज़ रहते थे, जिनके 
उत्तरी पडोसी किमाक थे। अरब भूगोलज्ञ इब्न-फजलान ने अपनी यात्रा के समय (९२२ ई० 
के बसत में ) आगूजो को केवल उस्तऊदें मे पाया था, उस समय एम्बा नदी से पूर्ष में तुर्के- 
वी बाशकिर रहते थे। इस समय कृस्पियन के पश्चिम में ख़ज़ार, पूर्व भे आगूज़, जिनके 
पूर्व में करलुक धुमन्तू रहतें थे। आगुजो के सरदार को खान नही यवगू कहा जाता था, यही 
बात करलुको में भी थी। यबगू को मोगोलियान के शिला लेख में जब्यू कहा गया है--११वीं 
शताब्दी के लेखक महमूद काशगरी ने भी ज की जगह य का प्रयोग किया है । यब्गू जाडो मे निम्न 
सिर-उपत्याका में रहता था। सामानी सीमात सेराम से सिर के मुहाने तक उसकी गोचर-भूमि 
थी। आगूजी की भूमि से जाते वणिकृषथ पर जहा-तहा मुसलमानों के भी नगर थे । इन्ही में एक 
यगीकेत (देहनव) था, जो कि सिरदरिया से छ-सात किलोमीतर हटकर बसा था। फारेलसे १० 
दित और फराब से १२ दिन मे वहा पहुचा जाता था। यहा आगूजो का एक राजा रहता था । 


सरपाओऔजणएए-सकर करंट 





+ओचेक इस्तोरिइ तुकेमेन्स्कवों नरोद', |5700ए7 ० 80079/2 (:3, ४&7700/५) 


उत्पत्ति ] उंदंगुर २३३ 


छ 


इसी के पास दो और नगर जद और तमरउत्कुल थे । इब्न-खल्दूनके अनुसार आगूज बडे समुद्ध थे, 
किन्ही किन्ही के पास एक-एक लाख भेडे थी। वह ख्वारेज्म व्यापार करने जाते थे । जब सोग्द 
और तुखारिस्तान मे श्ञाति रहती, तो आमू-दरिया के दक्षिण तट पर अवस्थित पारातगिन नगर 
मे भी हो जाते थे, जो कि अराल से एक दिन के रास्ते पर था। गुर्गच (उर्गज) वणिकृपथ पर था । 
वहाँ सामान की ढदुलाई ओर व्यापार दोनो काम आगूज करते थे। ६२२६० मे इब्न-फजलान ने 
आगूजों को काफिर पाया था, व 4 ही जैसा कि वह ८ढी सदी में मगोलिया मे थे। फजलान ने 
एक आगूज राजा का नाम कुचुक यनाल बतलाया हे, जो कि मुसलमान होकर फिर काफिर हो गया 
था। आगूजो में इस्लाम के अतिरिक्त ईसाई वर्म का भी प्रचार था, यह १३ वी सदी के लेखक 
जकरिया कजवीनी के लेख से मालूम होता है। 
२ उद्गुर 

(१) उद्गगुर--यह बतला चुके हे, कि अरबों के ताकुज-आगूज और चीनियों 
के उद्गुर वस्तुत एक ही है । उडगुर शुरू मे आधुनिक मगोलिया मे ओरखोन नदी की' उपत्यका 
में रहते थे। इनका पहला राजा वुक्‌ खा बतलाया जाता है। कहते हे, बुक्‌खा ने स्वप्न मे देखा, 
कि वह सारी दुनिया का राजा होगा। उसने अपने पोसियो--किरगिज, चीन, तगुत (अम्दो) 
के विरुद्ध अभियान किया ओर अपार सपत्ति के साथ लौटा तथ। उर्दूबालिक नगरी बसाई। 
दूसरे स्वप्न में उसे एक जेड (अर्कक पत्थर) का टुकड़ा मिला, जिसके पास रहने तक ससार पर 
उसका शासन रहेगा। इस पर उसने पश्चिम की ओर अपनी सेना चलाई और तुकिस्तान 
(सप्तनद) में दाखिल होकर बलाशगून (सूजिया।) नगर बसाया। चीनी इतिहास बतलाता 
है, कि उद्गुर वी सदी में मगोलिया के उत्तर-पश्चिम में रहते थे । ८वी सदी में उनका स्थान 
वही प्रदेश था, जहा पर कि उर्गा (उलानबातुर) के पास पीछे मगोल राजधानी कराकोरम 
नगर बसाया गया । €वी सदी में उनके राज्य को किरगिजो ने व्वस्त कर दिया, और वह दो 
भागो से विभकत हो गये, जिनमें पूर्वी भाग का संपर्क पीछे चिगीस से हुआ। इन्ही को पीचे 
बेइ-व्‌र या (हुइ-हो, पूर्वी तुक) कहा जाने लगा। मुस्लिम इतिहासकारों ने उददगर नाम पहले 
पहल १३वीं सदी में लिया, इसभे पहले वह उन्हें ताकुज्अ-आगूज कहते थे। 

मगोलो के राजनीतिक और सास्क्ृतिक गुर उद्गुर थे। चिगिस और उसके उत्तरा- 
घिकारियों के समय वह बडे बच्ढे पदों पर थे, यह हम देखेंगे । उद्दगुर नाम आज भी उज्वेको के 
चार विभागों म मिलता हे --उद्गुर-नइमन, कड-ली-किपचक, कियत-कुग्रद, नोखुस-मगित | 
इनमें चौथा विभाग बुखारा के आखिरी राजवश का था। 

(२) उद्दगर उत्पत्ति--पुराने हुणी ने अपने उत्तर की तिडलिड (गाडी वाली) जाति 
को जीता था। सियन्‌-पी' शासनकाल (३८६-५३४ ई० ) मे तिकलिड चीन की ओर से लडे थे । 
चीनियो को पीछे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, कि पश्चिम में भी इस जाति के लोग रहते हे । तिकलिड 
और सभी किरगिज ऊचे पहियेवाली गाडिया इस्तेमाल करते थे। ककालियो की भी यही बात 





| ७ (90ए:छथाएं ए९28 ० ४७78 (2776४) 
2 प्फाडबा 70097 (0 ४०7९० एाए807 
30 


२३४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४॥१३ 


थी। चीनी लेखको ने साफ लिखा है, कि उद्गुर और किरगिज एक ही भाषा बोलते हे । जब 
तिडलिह शब्द लिखने का रवाज नही रहा, तो चीनी लेखक उनके लिये चिर-के अथवा तेरक (चीले, 
हीले) लिखने लगे। ६४८ ई० में तु्कों और खित्तनो की भूमियों के बीच में रहने वाली 
जातियो ने थाहू सम्राद्र ताइ-सुड (६२७-६५० ई० ) की अधीनता स्वीकार की, वह इसी तेरक 
(तु ) नाम से पुकारी जाती थी । तुर्क से तेरक मे इतना ही अतर बतलाया जाता है, कि विवाह के 
समय तु पुरुष अपनी स्त्री के पास चाहे तब तक रहता था, और उसी समय लौटता था, जब कि 
एक पुत्र पैदा हो जाता था। लेकिन, तेरको के बारे मे कहा जाता है, कि वह ऊची गाडीवाले लोग 
थे। तेरको का ही एक छोटा कबीला उद्गुर था, ऐसा किन्ही-किन्ही विद्वानो का मत है। तेरक 
कास्पियन तक फेले हुये थे, जहा पर कि मगोल-विजय को समय ककालियो को रहते पाया गया । 
तुर्की भाषा में ककाली गाडी को कहते हे, चगेज (चिगिस ) काल में इंसी का चीनी उच्चारण 
कडझली हो गया--छठी सदी में कछझू ली सिविर खकानका एक देरे भी था। इस प्रकार गोबी के 
रेगिस्तान,इस्सिकुल और सिर-दरिया के उत्तर गाडी रखनेवाले हुणऔर तुक॑ तिझलिड कहे जाते थे । 
यही जाति प्रधानता प्राप्त कर उद्दगुर के नाम से मशहूर हुई | हणी की शासक जाति (राजवशी 
कबीले ) पश्चिम की ओर चली गई, जो बच रहे, वह आसेना तुर्कों और किरगिजो को छोड उद्गुर 
कहे जाने लगे । ये अपने पूवेजो की तरह ही बडे साहसी और मजबूत घुमन्तू थे, लूटपाट इनका 
पेशा था, और घोडे पर बेठे तीर चलाने मे बडे कुशल होते थे । चूला खाकान ने जबर्दस्ती तेरको 
को आधीन करके अपने और उद्गुरो के बीच शत्रुता का बीज बोया और कुद्ध होकर उनके कितने 
ही सरदारो को मार डाला । इस पर उद्दगुर, कुकिर्त, तुला और बेकाल जातियो ने विद्रोह कर औ 
अपने अलग अलग जिगिन स्थापित किये। इन्हीके जिगिनो का समिलित जातीय नाम उद्दगुर पडा । 
मुख्य उद्गुर कबीले को योकर कहा जाने लगा। उस समय ये सेयन्दा नदी के उत्तर में रहते थे । 
सेलिंगा नदी पर उनका एक लाख ओद था, जिसमे आधे लडाई में भाग ले सकते थे । 


३. उद्दगुर-खाकान' 


१. जिकेन, जिगिन या जिकेन उद्गुरो का प्रथम राजा था | 

उद्गुरो के दो भाग थे नेमन उद्गुर (आदि उद्गुर) जो चिगिसखा के समय जुगारिया 
में रहते थे, तोगृज-उइगुर (नव-उदगुर) जो ओरखोन और तुला की उपत्यकाओ में रहते 
थे। यह स्मरण रखना चाहिये, कि ८वी दताब्दी के उत्तराध से €वी शताब्दी के अत तक 
पूर्वी-एसिया में उद्गुर बहुत शक्तिशाली रहे और एक आधुनिक लेखक के अनुसार ' पुराने समय में 
पूर्वी-एसिया के यह सबसे अधिक सस्क्ृत जाति थी ।” इनकी राजधानी कराकोरम' (मगोलिया ) 
थी, कितु इनका ओद घूमा-करता था। पीछे इनका केन्द्र बिशबालिक हुआ । इनमे बौद्ध धर्म का 
बहुत प्रचार था । इनकी भाषा में अनुवादित कितने ही बौद्ध ग्रथ तकलामकान की महभूमि मे प्राप्त 
हुये हे । बौद्धों के साथ साथ नेस्तोरीय (ईसाई) धर्म का भी इनमें बहुत प्रचार था। ८५४० ई० मे 
इनके खान खेसा का शिर काटा गया, और ८४८ ई० में यह अपनी जन्मभूमि' आधुनिक मगोलिया 
छोडने के लिये मजबूर हुये । नेस्तोरियो के सपर्क मे आ उद्गुरो ने सुरियानी लिपि से अपनी वर्ण- 


! वही 


है 


बोसत्‌ | उद्दगुर श्शश 


माला तैयार की, जो कि उनके द्वारा चॉंगिस खा के समय मे जाकर मगोलो मे आज भी 
प्रचलित है। 


(उद्गुर-राजावलि ) 


जिगिन उद्गुरो का प्रथम राजा था, किन्तु उगुरो को प्रधानता तब प्राप्त हुई, जब कि 
पूर्वी-तुर्कों को समाप्त कर मोइनचुर ने मध्य-एसिया में अपनी शक्ति का विस्तार किया। मोइनचुर 
से पहिले उद्गुरों के नौ राजा हो चुके थे, आगे आठ राजाओ के समय तक उद्गुर शक्तिशाली 
रहे । इनकी राजावली निम्न प्रकार है-- 


(१) जिगिन 

(२) बोसत (बोधिसत्व), . ,६२९- ई० 
( 
( 


रे 
४४ 


कुतलुक बिगा--७५६ ई० भर 
मोइनचुरा (मोयुनचुर ७५६९-६०) 

यितिकिन ७६०-७८ 

दुरमोगो ७७८-७६९ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) तरस ७८६ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


० जा छठ ७ 


आचो --७६४ 
कुतलुग---७ ६ ५--- 
कौसग. ८०८--२ १ 


(५ &छ <*? ८ 


फे 


5८२४-३२ 
१० मे ला 
१६ 
१२ 


१३ (२२) आनेन। 


२ बोसत्‌ (६२९- ) ह 


बोसत बोधिसत्व का अपभ्रश है, जिससे पिता लगता है कि वश के आरम्भ में ही बौद्ध 
धर्म का उसमे कितना प्रचार हो चुका था, इसलिए उनके राजा ने बौद्धधर्म के आदर्शवाद के प्रतीक 
बोधिसत्व का नाम अपने लिये स्वीका” किया। वह जिगिन का पुत्र था। उद्गुरो से दक्षिण में 


२३६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ५११३ 


रहने वाले सेइदो के सहयोग से उसने अपनी गक्ति को बढाया । उददगुरों को आगे बढते देखकर 
तुर्क कगान (खान) खेली के उपराज जेली ने एकाएक सेना लेकर आक्रमण किया, लेकिन 
उद्गुरों ने बहुत बुरी तरह से हराया, और उसे सजीव पकड कर घेरेफा (हवोसी-ली-फा) 
की उपाधि पाई। बोधिसत्व का उर्दू (सेना) तुला नदी की उपत्यका में रहता था। उसने ६२६ 
ई०से पहिले चीन-सम्राट के पास भेट भेजी थी। यह थाड वश के आरम्भ और समुद्धि का समय 
था। बोधिसत्व के साथ साथ सेइदा का सरदार भी इस भूभाग मे शक्तिशाली था ! 


३ तुमेंत । 


बोधिसत्व के बाद उद्गुरों का एक सरदार तुमेत उनका खाकान हुआ । इसने सेंडदा को 
हराकर उनके उदुं को अपने मे मिला लिया, किन्तु कुछ ही समय बाद वह फिर स्वतत्र हो गये । 
तुमेत की शक्ति को बढते हुए देखकर दूसरी ते रक जातियो--उद्गुर, तरकल, बेकाल, बुक्क्‌, 
तुला, गुसार, आदिर, किविर, घेई, किर, स्वतेसिर, शेकिर और किरगिज---ने चीन की अधीनता 
स्वीकार की, यह चीनी अभिलेखों से मालूम होता है। इसी समय किगिजो का नाम पहिले पहल 
तेरेक जातियो मे गिना गया है। इनके सरदारो (राजाओ ) की थाड_-सम्राट ने बडी आवभगत की, 
और वह सम्राज्य के सहायक बन गये । इन घुमन्तू जातियों की प्रार्थना पर चीन ने डाकगृहो 
के साथ साथ अच्छे रास्ते बनवाये । छाडआन (चीन राजधानी ) से उड्गुरो और दृसरी तुर्की- 
जातियो के राजनीतिक केन्द्रों तक रास्ते तेयार किये गये । उद्गुरों का कगान तुमेत यद्यपि बाहर 
से अपने को चीन के अधीन दिखलाता था, किन्तु अपने राज के भीतर वह नायक कागान (स्व॒तत्र 
राजा) के तौर पर ही प्रसिद्ध था। उसके बारह मत्री थे, जिनमे छ भीतरी भू-भाग के शासन में 
सहायता करते और छ बाहरी भूभाग के । यह सगठन तुकें-सरकार के तमृने पर किया गया था । 
किसी कारण से उद्दगुरों ने तुमेत से ताराज हो उसे मार डाला । 


४ बोरुन, ५ बीरुत (पीली), ओर ६ तु-खे-ली 


यह तीनो कगान तुमेत के पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र थे। यह उस समय हुये, जबकि असेना 
तुक की एक शाखा तेकिश का प्रतापी कगान मे-चो शासन कर रहा था। उससे पुरानी तुर्क भूमि 
को जीत लिया, जिसके कारण उद्दगूर, सिबिर, सिकिर आदि हणीय जातिया दक्षिण की ओर 
भागकर पुरानी तुर्क भूमि मे खाझ-चउ-फ्‌ के पास चली गई। इसी समय तिब्बतियों का भी बहुत 
जोर बढा। वह तरिम उपत्य का को लेकर चीन के ऊपर भी आक्रमण किया करते थे । उद्दगुर 
लोग चीन के सहायक होते थे। े 


७ बुखतेवर (७१७) 


७१७ ई० भे तुखेली के पुत्र बुखतेवर ने मे-चो के युद्ध मे चीन की सहायता की और इसी 
सधर्ष में में मोचों मरा। मोचो के पुत्र पर झूठा अपराध लगा कर उसे दक्षिण चीन में 
निर्वासित कर दिया गया । 


मोइनचुरा |] उद्दगुर २३७ 


८ पुत्र 


कि 


उसके स्थान पर उसका पुत्र बेठा । उस समय इन घुमन्तु जातियो पर काबू रखने के लिये 
उद्गुर भूमि (उहमची ) में चीन का एक राजामात्य रहता था, जिसकी शिकायत पर मोचो-पुत्र को 
दक्षिण मे निर्वासित कर दिया गया, और वही जाकर वह मर गया। इस पर उद्दगूर जाति के 
नेता राजामात्य के विरुद्ध हो गये और उन्होने उसको मार डाला। इसके कारण राजामात्य के 
स्थान (बर्कुंल)से राजपथ द्वारा चीन का सबध टूट गया। विद्रोहियो का सरदार तुर्को के राज्य 
में भाग कर वही मरा। मरकिरिन के शासन के बाद तुर्को की' राजशक्ति छिन्न-भिन्न हो गई 
यह कह आ।ये है । उससे उद्दगुर लाभ उठाये बिना कंसे रह सकते थे ? 


तक 


९ कुतुलिग बिगा ( -७५६ ई४०) 


तुर्कों की इस अवस्था से फायदा उठानेवाला तथा पिछले विद्रोही सरदार का पुत्र 
कुतुलिग बिगा था । इसे करलिक, वीरा, बसिमिर, और करलुग से मुकाबिला करना पडा। 
बसिमिर राजा होने का दावा करता था, जिसपर विगा ने उसका सिर काट लिया। 
संघर्ष में सफल होकर उसने चीन के पास दूत द्वारा सदेश भेजा, कि इस तरफ की शान्ति 
और व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेवारी में लेता हु । उसने अपने राज्य को निष्कटक बनाकर 
कुतुलिग बिगा खान की उपाधि धारण की। चीन ने भी “राजकुमार” की उपाधि प्रदान की 
और उसे वहा भेज दिया, जहा पहिले ओखोंन नदी के तट पर तुर्कों की राजधानी थी। यह चीन 
को अपित की गई तीन-नगरियों के परिचमी छोर से पाच सौ मील उत्तर में थी। मरने से 
पहले यही पर मरचो (६६९३-७१६ ई०) नौ कबीलो के जीतने मे सफल हुआ था। इन्ही 
कबीलो मे से एक क-स (खजार ) भी थे, जिन्होने पीछे कास्पियत के पद्िचमी तटपर अपना 
राज्य स्थापित किया था। कुतुलिग बिगा ने करलूको और बसमिरो को भी जीत लिया। 
इस सफलता पर चीन-सम्राद्‌ ने बिगा को कगान की उपाधि स्वीकृत की | मरकरिन के वशजों 
के लिये तुर्क अब भी विरोध कर रहे थे, जिन्हे बिगा ने कई बार हराया । चीन-सम्राट्‌ ने और भी 
सम्मान की आशा दी । बिगा ने अपने राज्य को बढाते हुए पूर्व में पूर्वी मचूरिया के मत्स्यचर्मबाले 
तातारोकी भूमि से लेकर पद्चम में अल्ताई तक बढा लिया। दक्षिण मे उसकी सीमा गोबी की 
महामरुभूमि थी---अर्थात्‌ उसके मरने के समय ७५६ ई० में सारी पुरानी हण-भूमि उदगिरो 
के अधीन थी । 


१०, मोइनचुरा (७५६-७६० ई०) 


बिगा खान के बाद तेगिन काले उद्गूरो का कगान हुआ, जो पुराने अभिलेखां में मोइन- 
चुरा के नाम से प्रसिद्ध है। तुर्कों से सघर्ष अब भी चल रहा था, जिसका नेतृत्व अमरोशर कर रह 
था। अमरोशर पहिले चीन की ओर से खित्तनो के साथ लडता रहा, फिर अपने ही स्वामी के 
विरुद्ध हो गया । इसीके मुह की कहावत है-- तुर्क पिता से पहिले माता का ख्याल करते हे ।' 
मोइनचुरा के प्रसिद्ध सेनापति क्वो-जी (नेस्तोरीय) के सहायक के तौरपर भी अमरोशर ने अच्छा 
काम किया था। इस समय पुराने यू-ची देश के स्वामी तिब्बती थे और चीन की दोनो राजधानिया 


२३८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [५४१३३ 


(छाछू-आन, लोयाझ) विद्रोहियो के हाथ मे थी। राजधानियो को फिर थाअ-बश के हाथ मे देने 
में उद्गुरो ने भारी मदद की । पहिले उन्हे पूर्वी राजधानी लो-याड (आधुनिक होनानू-फ्‌) को 
लूटने का भी अधिकार दे दिया गया, किन्तु पीछे वाषिक दस हजार थान रेशम भेट देकर पिण्ड 
छुडाया गया । ७५८ ई० में चीन दरबार मे अब्बासी खलीफा और उद्गुरो के दूतो का बराबर 
के स्थान के लिये झगडा हुआ । सम्राट्‌ किसी को नाराज नही करता चाहता था, इसलिये उसने 
दोनो दूतो को भिन्न-भिन्न दरवाजो से एक ही साथ आस्थान-मडप (दरबार हाल) में आने का 
प्रबन्ध किया और दूत के निबंध पर भी सम्राट के सम्मान के लिये काउ-तु (दण्डवत्‌ ) करने की 
अनुमति नही दी । 

१६०६ ई० में ऊपरी सेलिगा मे रुन्नी-लिपि मे एक शिलालेख मिल), जो सेलिगा के नाम 
से प्रसिद्ध है। इसमे उद्गुर राजवश के प्रथम खान मोइनचुरा का नाम आता है। अभिलेख मे 
तुके राजवश के पिछले खान आजमिश (७४५ ई० ) की मृत्यु से लेकर मोइनचुरा की मृत्यू (७५६ 
ई०) तक की बाते लिखी हें। इससे मालूम होता है, कि क्यूलू विलगा (कुतुलुग बिगा) कगान 
के मरने के बाद मोइनचुरा गद्दीपर बेठा। उसके बाद मेरे पिता का अन्त हुआ, तो काली 

(साधारण ) जनता ने (मुझ नेतृत्व )प्रदान किया, किन्तु कुछ लोग ताइ-बिलगा-कुतुग के समर्थक 
हुये, और उन्होने उसे कगान बनाया। मेने सेना एकत्रित की, उसके विरुद्ध अभियान 
किया और उसे जीत लिया । में जब विजयी हुआ, मेरे हाथ में नभ (देव) ने राज दिया। 
किन्तु मेने उसके पक्षपाती काली (साधारण) जनता (कारा इंगित) को नही सताया और न 
उसके उर्दू, घर को जप्त किया। मेने केवल उसे दण्डित किया और पद से हटा दिया ।* 

इस अभिलेख से पता लगता है, कि मोइनचुरा साधारण जनता की सहायता से सफल 
हुआ था, उसने अपने प्रतिद्वन्ददी को दबाया । उद्गुर घुमन्तुओ मे जनतात्रिकता प्रचलित थी, जिसके 
कारण साधरण (काली) जनता अपने अधिकारों को इस्तेमाल करने का मौका पाती थी। यद्यपि 
इस जनतात्रिकता का यह अर्थ नही था, कि युद्धबदियों को उनके यहा दास नही बनाया जाता 
था। घुमत्तू सरदारों और उनके लडाक्‌ उर्दू की समृद्धि तो बहुत कुछ इन्ही दासो के श्रमपर 
निर्भर थी। 

मोइनचुरा के समय उद्ग्र-वह्न ने तुर्कों का स्थान लिया। उसका पिता तुर्कों का 
एक उच्चअधिकारी (शाद) था। उसने पहिले तुर्कों के विरुद्ध बगावत की, और मोइनचुरा को 
हजा रपति का स्थान दिया। तुर्कों के विरुद्ध हुई बगावत में ताकूज-आगूज ने भी सहायता की । 
ताकूज-आगूज के बारे में मोइनचुरा कहता है मेने अपने सहायक नौ आगूज जनता को एकत्रित 
और सघटित किया । मेरा पिता क्युल विलगा कगान सेना के साथ गया और मुझे भी उसने 
हजार का नेता बनाकर दक्षिण-पू्वं मे भेजा।” तुर्कों के मोगलियान खान के अभिलेख में 
हम पढ चुके हे, कि उसने तागुज-आगुज़ जनता को उनकी भूमि और पानी से निकालकर चीन की 
और भेज दिया, जेसा कि उसी अभिलेख की सैतीसवी पक्ति मे लिखा है “मेने (उनकी सेना को) 
ध्वस्त कर दिया बहुत से उतमे मरे। सेलिगाके नीचे उन्हे धर्केल कर मेने (अपना मोर्चा 

बनाया, ) और उनके घरो को नष्ट कर दिया। उद्रगुर उर्दू मे सौ परिवार रह गये थे । तुर्की 
जनता उस वक्‍त भूखी थी, तब मेने उस सामान को अपने लोगो को सहायता देने के लिये जमा 
किया। जब में चौतीस वर्ष का था, तब आगूज भागे और चीन की ओर गये | ” 


यितिकिन ] उद्दगुर २३९ 


मोगलियान खान के इस अभिलेख से मालूम होता है, कि आगूज ( उद्दगुर) लोगो पर 
तुर्कों ने बहुत अत्याचार किया था, जिसका बदला मोइनचुरा ने लिया। उसने तुर्को के अतिम कगान 
अजमिश को लडाई मे हराकर बदी बनाया और उसके कथानुसार उसी के साथ “तुर्क राजवश 
उच्छिन्न हो गया ।* 


११ यितिकिन (७६०-७७७ ई०) 


मोइनचुरा के बाद उसका दूसरा पुत्र यितिकिन गद्दी पर बैठा। चीन का थाड-वश उस 
वक्‍त बडी बुरी अवस्था मे था। चीन को इस अवस्था मे डालने मे भारी कारण तिब्बती थे। इस 
समय सिहासन के भी कई दावेदार थे, जिनमे से एक का पक्ष लेकर यितिकिन भी शान्सी तक लूटने 
के लिए गया । लोगो ने कुछ दे-दिवाकर अपनी जान बचाई, किन्तु यह सब तब जबकि उसने एक 
दो दूत-मडलो को कोड लगवा कर मरवा डाला, क्योकि दूतने उदगुर खाकान और खातून (रानी) 
के सामने ठीक सम्मान प्रदर्शन नहीं किया | थाड वश उद्दगुरों की मदद चाहता था। उन्ही 
की मदद से ही सम्राट की सेना ने शान्सी के दक्षिण-पश्चिम कोने मे लडकर विद्रोहयो को हटाया । 
फिर सेना वहा से पूर्वी राजधानी लोयाझ को लेने के लिये उधर बढी, जहा एक दूसरे विद्रोह। को 
सी-चाइ-ई (पेकिड) के समीप हराया । उद्गुर सेता और छ सौ मील तक खून के समुद्र मे 
कूच करती गई | अपमान की' तो बात ही किया, वह रास्ते मे सभी लोगो को लूटती, लडकियो को 
पकडती, प्रलय की लीला मचाती आगे बढती गई । तो भी विद्रीह और दमन के सहायक 
उद्गुरों को बहुत भारी भेट, उपाधि और जागीरे दी गई । 

७६५ ई० में यितिकिन के एक सेनापति बुकक्‌ ते बनावटी विद्रोह का बहाना बना सेना 
ले तिब्बतियों को लूटने और तरिम-उपत्यका से तिब्बतियों के शासन को खतम करने का 
प्रयत्न किया । लेकिन बुक्क अपने सकल्‍प को पूरा करने से पहले ही मर गया। यितिकिन 
ने क्‍्वो-जी से यह कह कर निपटारा किया, कि सब अपराध बुक्‍्कूका था, उसने मेरी आज्ञा 
के बिना ही यह अत्याचार किये । साथ ही यितिकिन ने सम्राद को यह भी वचन दिया, कि यदि 
बुक्क्‌ के पुत्र (जो कि खातून का भाई भी था) को क्षमादान दिया जाय, तो में तिब्बतियो पर 
आक्रमण करूगा | खातून ७६८ में मरी। उसके बाद उसकी छोटी बहन चीनी अन्त पुर से भेजी 
गई, जिसने बर्ड। बहन का स्थान लिया । यह हम ढेख ही आये हे, कि मध्यएसिया के सफल घृमन्तू 
सरदार चीन-सम्राट का दामाद बनना अपना हक समझते थे। खातून खाकान की भेट के 
लिये सम्राट की ओर से अपने साथ बीस हजार थान रेशम' लायी । उद्दगुर अपनी शक्ति को जानते 
थे, फिर शान दिखाने से क्यो बाज अ'ते ? चीन के सीमान्तो की मडियो मे वह अपने घोडो और 
दूसरे जानवरो को बे चने के लिये ले गये । उन्होने प्रत्येक घोडे का ४० थान रेशम मागा । बीस से 
तीस हजार तक घोडे वहा आ चुके थे । यह माग बहुत ही अन्यायपूर्ण थी, लेकिन चीन मजबूर था । 
उसे दस हजार और घोडे लेने पडे । अभागे सम्राद ताइ-चुह ने पहिले ही से उत्पीडित प्रजा से 
अत्याचार-पृर्वक और अधिक पैसा जमा करना पसद नही करना चाहा, इसलिये वह सुलह करने के 
लिये मजबूर हुआ । लडाई का सबसे बडा कष्ट तो लोगो को ही भुगतना था। उद्गुर चीनी प्रजा 
और उनके शासको को बडी नीची निगाह से देखते थे। एक उद्गुर ने किसी चीनी को मार डाला। 
उसे उद्दगुरों के डर के मारे मुकदमा चलाये बिता ही माफ कर दिया गया, जबकि उसके दूसरे 


३४० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ५१३ 


साथी उसे जबदंस्ती छूडा ले गये । ७७८ ई० मे उद्गूरो ने फिर लूट-मार मचायी। उनके विरुद्ध 
आई सेनाकों हार खाना पडी । नाहक मे १० हजार आदमी जबह हुये। दूसरी सेना 
भेजी गई, जिसे कुछ सफलता मिली। इसी समय सम्राट्‌ ताइ-चुड (७६३२-८०) मर 
गया। उद्गूर कगान के पास सूचना देने के लिये एक हिजडा दूत भेजा गया । उस समय कगान 
अपनी सारी सेना लिये महाप्राकार की ओर जा रहा था। उसने दृतके सलाम को भी लेने की 
परवाह नही की । कगान के एक मत्री दुर्मोगों ने इसका विरोध किया, किन्तु उसकी राय को 
भी यितिकिन ने ठुकरा दिया। इस पर दुर्मोगो ने नाराज होकर कगान, उसके सबधियों तथा 
दो हजार दूसरे अनुयायियो को मारकर सयुकत कुतुलुग विगा कागान” के नाम से अपने को 
उद्गुरों का राजा घोषित किया । 
१३ दुर्मोगों सयुक्त कुतुलग (७७७-७९ ई०) 

नये कगान (खाकान ) को नये चीन-सम्राट्‌ ते-चुग (७८०-८०५ ई० ) ने बडी खुशी से 
तुरन्त दूत भेज कर कगान स्वीकार किया। उद्गुरो के नौ कबीले थे, जिनमे मुख्य उद्गुर कहे 
जानेवाले कगान के सबधी अपने को बडा समझते थे | कुछ समय बाद कितने ही उद्ग्र और नौ 
कबीलो के सरदार चीन राजवानी में एकत्रित की हुई सपत्ति को ले उत्तर में अपने देश को लौट 
रहे थे । उनकी ऊठो की जमात में बडी चतुराई से कुछ लूटी हुई लडकिया छिपाई गई थी । सी मान्त 
के अफसर ने बरछी से कोचकर छल को पकड़ लिया । अपराधी नौ कबीलो ने कुछ करना अच्छा 
नही समझा, क्योंकि उन्होने अभी सुना था,कि दो हजार अनुयायियोके साथ १हिले कगान को मार 
कर दुर्मोगी कगान बना है। उधर जाने पर उनपर भी आफत आती, इसलिये अपने सभी उद्गुर 
सरदारो को मार कर उन्होने ताइ-चाऊ मे स्थिति सीमान्त राज्यपाल चाड-क्वाड-सेग के पास 
जाकर चीन की अधीनता स्वीकार की । सरदारो का यही कसूर था, कि वह उनका ऐसा करना 
पसद नही करते थे । राज्यपाल ने इसे पसद किया और सम्राद के पास स्वीकृति के लिए सिफारिश 
करते लिखा--इन नौ कबीलोक हट जानेपर उद्गु रोकी शक्ति मजबूत नही रह जायगी। साथ 
ही उसने दुव्यंवहारक साथ पेश आनेके लिये अपने एक अफस रको उद्ग्‌ र-कगानके चाचाके पास 
भेजा। चचाने उसे मारनेके लिये कोडा उठाया। चीनी सेना घात लगाये तैयार थी। उसने 
उद्गुरो और दूसरे तातारो (तु्कों )को मार डाला, और एक लाख थान रेशम, कई हजार ऊँट 
और घोडे अपने हाथमे कर लिये । अफसरने सम्रादकों सूचित किया--“कि उद्गुरोने एक अफ- 
सरको कोडे मारे । उन्होने सएर (आधुनिक उलान्‌चेप, मगोलिया ) की भूमि लेनी चाही, इसलिये 
मजबू रन हमको ऐसा करना पडा। अब में लौट आ रहा हूँ ।” सम्राटने तुरन्त उस अफसरको 
बुला लिया और राजपानीमे बराबर रहनेवाले उद्गूर-दृतके पास सब बात समझाने के लिये 
एक दूत भेजा । 

खाकानके पास खाकान पदकी स्वीकृति ले जानेके लिये एक खास दूत भेजा गया, 
किन्तु वह दूसरे साल पहुच सका । खाकानने दूतकों पचास दिन तक बिना देखे ही नजरबन्द 
रखा। इस बीच मत्रियोंसे सलाह होती रही। अच्तमे दुर्मोगोने सदेश भेजा--- मेरे सारे लोग 
तुम्हारी जान लेना चाहते है, में ही केवल अपवाद हूँ। लेकिन मेरा चचा और उसके साथी 
अब मर चुके हैँ, इसलिए तुम्हे मारता केवल खूनसे खून धोना होगा, जो कि सदा के लिये और 
भी मलिनता पैदा करनी होगी। में पानीसे खून धोना अच्छा समझता हूँ। मेरा कहना है, कि 


दुमोंगो। उंदगुंरे २४१ 


मेरे अफप्तरोके छीने गये घोड़े बीप लाख (थान रेशम) के म्ल्यके बराबरके है । अच्छा हे कि 
तुमइस'क्षति-पूर्तिको तुरन्त भेज दो ।” इस सदेशके साथ दुर्मोगोने चीनी दृूतको उसके आदमियोके 
साथ लौठा दिया । सम्राट कडवी घूट पी ली और चुपचाप क्षतिपूर्ति भेज दी । 

तीन साल बाद (७८३ ई०) खाकानने चीन-सम्रादसे राजकन्या मागी। सम्रादने 
इनकार करना चाहा, इस पर महामत्रीने समझाया--- निश्चय ही परमभट्टारक हमारे राजदूतके 
कोडे लगानेके बादकी घटनाकों ध्यानमे नहीं ला रहे हे, जो कि बृक्कुकी रानी (खातून) के 
सामने हुई थी ? ” आखिर राजकन्या भेजी गईं। वह ऐसी सौभाग्यवती निकली, कि उसने चार 
खाकानोकी सेवा की । राजकन्याके आनेपर खाकानने कऋृतज्ञता प्रकाशित करते पश्चिमी तुकोके 


ेे 2. 5३ के है 





२४ उद्गुर राज्य ( ५६० ई० ) 


विरुद्ध अपनी सेवायें अपित की। इस समय परिचमी तुकोंके कुछ कबीले उद्गुरोके साथ थे। 
इसी समय करलोग बालाशगून (सूजिया) में छाये हुए थे । दुर्मोगोने सम्राट्से आज्ञा लेकर अपनी 
जातिका नाम बदल हुइह (उद्दगुर) रख दिया । कुछ दिनो बाद तातारोमे मुसलमानोको 
उद्दगर कहा जाने लगा, सभवत इसका कारण यही था कि उन्होने अपने यहा सर्वश्रथम उद्गुरो 
को ही म्सलमानके रूपमे देखा । इस तरहकी घटना और जगहोपर भी हुई है, सर्वप्रथम ईसाई 
बने एक छोटेसे फ्रेंच कबीलेके नामसे देशका नाम फ्रान्स पड गया, फ्रेकोकी प्रजा कैल्टो को 
फ्रैक, फिर भारतमे अग्रेजोको भी फिरगी कहा जाने लगा । ७८९ ई० में दुमोंगो मर गया। 


२४२ भध्यएसिया का इतिहास (१) [ ५११४३ 


४. तरस (७८९ >» ) 


दुर्मोगोके बाद उसका भाई तरस कगान हुआ । ७५१-७६६ ई० में तिब्बती भी इतने 
शक्ति-सपन्न थे, कि उन्होंने कासू से उरुमची और बकुल लेते हुए सारी तरिम-उपत्यकाको 
अपने हाथमे कर लिया। इस समय रेशमपथ उनके हाथमे चला गया और चीनसे पश्चिमका 
सबंध उदगुर भूमिके रास्ते रह गया । उद्गुर मनमानी कर वसूल करके काफिलोको जाने देते । 
शादों तिब्बतियोके हाथमे चला गया था। उद्गुरोने उरुमची लेनेकी बहुत कोशिश की, लेकिन 
सफल नहीं हुए | उनके पश्चिममे करलुग सप्तनदमे बलवान होते जा रहे थे, इसलिए उद्गुरोको 
दक्षिणकी ओर ही बढनेका रास्ता था । 


५ आचो ( -७९५ ई०) 


तरसके मरने पर उसका भतीजा आचो गद्दीपर बेठा । करलौग इस वक्‍त बहुत सबल 
हो गये थे। चूनदी के ऊपरी भागमे उनकी राजधानी इसिबालिक थी, जहा उनके यबगूकी 
गोचर-भूमि थी । आचो करलुगो और दक्षिणमे तरिम-उपत्यकाके स्वामी तिब्बतियोसे भी 
संधषे करता रहा। ७६५ ई० में वह निस्सतान मरा। 


६ कुतुलग (७९५-८०८ ई०) 


हृणो, तद्वशज अबारो, तुर्को, उद्गुरों तथा दूसरी घुमन्तू जातियोमे राज॑शक्ति व्यक्तिमे 
नही उर्दू (जन ) मे केन्द्रित होती थी, इसलिए उनको कगान (खान) के मरने या पकडे जानेसे 
जातिका सर्वनाश नहीं हो सकता था। चीनने कितनी ही बार उन्हे उछिन्न सा करके छोडा, 
किन्तु वह चरी हुईं दूृबकी तरह कुछ ही समयमे फिर हरे-भरे हो जाते थे। आचोकी जगहपर 
उर्दूनिं उसके मत्री कुतुलुगको कगान चुना । इस कगानका चीनमे अच्छा स्वागत हुआ । इसके 
समय माती-धममक प्रचारक राजधानी कराखोजामे आये । कगानने उनका अच्छा स्वागत किया । 
दो सौ बरस बाद भी रुजधानीम मानी-धर्मके मदिर मौजूद थे । 


७. काउ-साकहू (८०८-८२१ इ०) 


८०८ ई० में उद्गगुरोका यह नया खाकान था, जिसने चीनसे ब्याहके लिये राजकन्या 
मागी । चीन-दरबार ने सेचा, इस तरहके सबधसे हमारे लाभ की बात यह होगी, कि उद्दगुरो 
ओर तिब्बतियोका झगडा चलता रहेगा, और तिब्बती हमारी तरफ मुह उठाकर नही देख सकेगे । 
लेकिन इस सलाहको संम्राद्‌ स्यान्‌-चुडने नही माना । ८२१ मे राजकन्याके लिये और दबाव 
पडा, इसपर नये सम्राट मू-चूक् (८5२१-२५ ६० ) ने राजकन्या भेजी, किन्तु तबतक काउ-साड 
मर चुका था, इसलिए यह भेट उसके उत्तराधिकारीको मिली। 


८ गुदुलग जिगिन (८२१-२४ ई०) 


घुमन्तुओको हाथमे रखनेके लिये जहा चीन-दरबार उनके पास रेशमर्क थान॑ 
और सोना भेजता था, वहा राजकन्या देकर दामाद बनाना भी उसकी एक पुरानी नीति 


ओके ] उद्दगुर २४३ 


थी । ऐसी कन्याये अधिकतर सम्रादकी पूत्री क्या सम्राद-वश की भी नही होती थी । इसके लिये 
सारे देशसे सुन्दर तरुणिया एकट्ठा करके रखी जाती थी । कितु अबके राजकत्या असली सम्राट्‌- 
पुत्री थी। इसके लिये धन्यवाद देने और राजकन्याको लानेके लिये अभूतपू्व॑ साज-सज्जा 
के साथ दूत-मडल भेजा गया । इस स्वागत-मडलीमें कबीलोके दो हजार सरदार सम्मिलित 
थे। वह अपने साथ बीस हजार घोडे एक हज़ार ऊठ भेटके लिये लाये थे। इतनी बडी पल्टनको 
राजधानीमे आनेकी इजाजत नही मिली, केवल पाच सौ बराती पहुचे, बाकी ताइयुवान 
फू (शानसी ) मे रह गये । कगानको सम्राटने एक और भी ऊची पदवी “महामहिम धामिक,” 
की दी । खित्तन अभी इतने शक्तिशाली नही हुए थे। उनपर चीन और उद्गुरो की सयुकत शक्तिका 
दबाव पडा और अन्तमे उन्होंने दोनोकी अधिराजता स्वीकार की। थोडे समय बाद फिर 
सीमान्तके लिये खित्तनोसे झगडा हुआ, पर, सम्राद को फिर उश्गुूर सेना की महंगी मदद 
लेनेकी इच्छा नही हुई। सम्राट्‌ और कगान दोनो ८२४ई० में मर गये --करगान हत्यासे । 


१९. भाई (८२४-३२ ईं०) 


मृतकगान के स्थानपर उसका छोटा भाई गद्दीपर बैठा, जिसकी 5३२ ई० में 
हत्या हो गई । 


२० भतीजा (८३२ ) 


निहत कगानकी' जगह पर उसका भतीजा गद्दीपर बेठा, किन्तु एक उद्गुर सरदारने 
शादो सरदार गिज़िया (सत्यवादी) से मिलकर कगानपर हमला करना चाहा, इसपर कगान 
ने आत्म-हत्या कर ली। अब उद्गुर राजवशके अतिम दिन आ गये थे, जल्दी जल्दी 
कगानो के मारे और बदलते जानेसे उसकी शक्ति बहुत निर्बंल हो गई । 


२१ (८४० ई०) दे 


इस कगानका नाम और समय मालूम नहीं । सभवत वहू ८४० के आसपास रहा। यह 
पिछले कगानका सबंधी नही था। उदगृप्रोकी राजशक्ति शीक्षतासे क्षीण होती जा रही थी, 
दूसरी ओर उस साल भारी हिमवर्षाके कारण उनके पशु मारे गये, फिर सूखा पडा, जिससे 
पशुओके चरने के लिये काफी तृण नही रह गया। अन्तमें महामारीने अपना काम शुरू किया । 
उनका सबसे बडा धन घोडा, ऊठ भेड-बकरिया-अधिकाश मर गये। इसी समय किर- 
गिजोसे मिलकर एक उद्गर सरदारने सेना ले राजकीय' उर्दू पर आक्रमण कर कगानको मार 
डाला और सारे उद्द को नष्ट-प्रष्ट कर दिया। चीन-राजकन्या (कगानकी खातून) विजेताके 
हाथमे पडी। एक देरे (राजकुमार) बचे-खुचे पन्द्रह कबीलोके साथ अपने पच्छिमी पडोसी 
करलुकोकी शरणमें चला गया, बाकीमेसे कुछ तिब्बतियोके साथ मिल गये और कुछ करकुलके 
आस-पास बिखर गये । राजकीय उर्दूके पासवाले ते रह कबीले दक्षिणमे शानसीकी ओर चले गये 
और उन्होने देरे ओकेकी अपना कृगान चुना। 


२४४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ५१४४ 


२२, ओके 


उद्गुरोके इधर-उधर भटकनेका समय आगया विजेताक हाथर्म आई चीन 
कुमारीको किरगिज्ञ चीन भेजना चाहते थे। इसी बीच ओकेने अवसर पा राजकुमारीकों 
पकडनेसे सफलता पाई। इस सफलताके बाद आगे बढते वह कुकुखाते (तिया-ते अथवा क्‍्वो- 
ह्वाचड वतंमान तेदुस) के पास गया, लेकिन उसका आक्रमण विफल गया। मत्रियोकी इस 
सलाहको सम्राटने मान लिया कि किगिजोको प्रोत्साहन न दिया जाय, और उसकी जगह 
जाचके लिये आयोग भेजा जाय। राजकुमारीने भी सदेश भेज[--चूँकि अब ओके कगान है,इसलिए 
में उसकी खातून (रानी) होना चाहती हूँ । चीनियोम शायद इसी समय स्त्रियोके पेर बाधनेका 
रवाज हुआ, जिसमे चीनी स्त्रियोको 'तुकोंके साथ भागने” का मौका न मिले । सम्राट्ने नये 
कगानको अपना दामाद माना, फिर उसके उदंकी तकलीफ दूर करता भी आवश्यक था, 
इसलिये उसके पास पाच-हजार टन अनाज भेजा । ओबकेने प्रार्थना की--हमे ताइ-चू (तेदुस 
और पेकिगके बीच ) में रहनेकी आज्ञा दी जाय, जिसे स्वीकार नहीं किया गया ७ उदगुरोके 
कितने ही कबीले खित्तन कबीलोम जाके मिल गये । ओकेने अपने उर्दूको ता-तुग-फूके उत्तरी 
पर्वेतोमे रक्खा । अब भी उसके पास लाख आदमीसे कम नही थे। अपनी गृजर-बसरके लिये 
कंगानने सम्राट्से तदुस नगर उधारके तौर पर मागा । इन्कार करनेपर उसने सारे प्रदेशमे लूटमार 
मचा दी । लेकिन उद्दगुरोमे अब पूरी फूट थी। एक उद्दगुर सरदार ऊमृज़ने ओकेको दबानेमे 
चीनकी सहायता की । रातको कगानके उदृपर आक्रमण कर तीस हजार बदी बनाये, जिसमे 
चीनी राजकुमारी भी थी । ओके ने निकल भागने में' सफल हो जाकर करा-किरगिज कबीलेम 
शरण ली, जिसने रिश्वतके लोभमें उसे मार डाला । 


२३. ओ-नेयन (८४७) 


यह ओकेके स्थानपर नया कगान हुआ, किन्तु उसके उर्दूमे सिर्फ पाच हजार लोग थे। 
धेई (खेली ) ने धोखा दे उसे अपना कगान बनाना चाहा, लेकिन ८४७ ई० मे चीनने घेइयोको 
तहस-तहस कर दिया। बचे-खुचे घेई अपने बध खित्तनोक पास चले गये, जो एक नये साम्राज्यकी 
नीव डाल रहे थे। अब इस प्रदेशमे बहुत कम उद्दगुर थे, उच्च वर्गके केवल तीन सौ परिवार बचे 
हुए थे। उन्होने जाकर शिरवी कबीलेके पास शरण ली। सम्रादने शिरवियोसे कगानको सम्रप॑ण 
करनेकी माग की, इसलिये कगान अपने लोगोकों उनके भागपर छोड स्वय अपनी खातून, पुत्र 
और दूसरे नौ सवारोक साथ भाग कर करलुकोम चला गया। शिरवी बाकी बचे उद्गुरोको 
अपना दास बनाना चाहते थे, लेकिन किरगिज दावेदार सत्तर हजार सेना लेकर चढ़ आये और 
उद्गुरोकों पकड़कर गोवीके उत्तरकी ओर ले गये। वहासे वह दूसरे छाटे-मोटे कबीलोकी 
लूट-मारसे जीते, छोटी-छोटी टुकडियोमें बँट अन्तमे अपने कबीलेकी दूसरी शाखामे जा मिले, 
जो उस समय तुर्कोकी पुरानी जन्मभूमि (खाड-चाउ-फू) के आसपास रहती थी। 


$४५ अन्तिम उद्गुर मु 


पश्चिमी तुर्क जब छिन्न-भिन्न हो गये, तो बूकिनके उर्दूके कुछ लोग' भागकर उद्गुरोमे' 
जा मिले। जब किरिगिज़ोने उद्दगुरोको ध्वस्त किया, तो इन्होने बरकुछ के आसपासकी भमिमे 


आतुर्युक ] उड्गुर २४५ 


जाकर शरण ली। यह कुछ समय हरासर (कराशर) मे रहे । फिर अपने देरे (राजकुमार) के 
साथ फा-ते-ले ( (खाद्य चाउ) पहुँचे। इनकी हीन अवस्था देखकर सम्राट स्वेन-चुडः (८४७- 
६०) को दया आई और उसने इनके सरदारकों कगानकी उपाधि देनेके लिये दृत भेजा । 

स्वेनू-चुडक उत्तराधिकारी ई-चुग (८५६०-७४ ई०) के समय यह पश्चिमी उच्गुर 
इतने मजबूत हो गये, कि ५६६ ई० में इनके सेनापति बुकक्‍्कूने उद्मुर तथा दूसरे कबीलोकी सेना 
ले तिब्बतियोकों कान्‍्सू और कूचा आदि नगरोकों छोडकर भागनेके लिये मजब्र किया, और 
तिब्बती राज्यपाल (क-लोन) के सिरको काटकर सम्रादक पास चीन भेज दिया। लेकिन अब 
थाझू-बश भी समाप्तिपर आया था, और ६० ४ ई० में उसकी जगह पाच राजवश लेनेवाले थे। 
यद्याप 5६६ ईसवीमे कूचा ओर उसके आसपासके नगरोसे तिब्बती भगा दिये गये, किन्तु कोको- 
नोर प्रदेशम वह कई सदिया पीछे तक रहे । 

८५६६ की इस' भारी विजय--जिसमे उन्होने दीर्घधकालस तरिम-उपत्यकार्क शासक 
तिव्वतियोकों हराकर भगाया--के बाद इतिहासमे उदगुरोका नाम बहुत कम सुनाई देता है। 
नवी सदीके अतके चीनी अभिलेखोर्स पता लगता है, कि वह इस सदीके अन्तमे सैनिक सेवा 
करते थे, कभी कभी चीनके सीमान्ती नगरोंमे घोडो और बहुमूल्य रत्नोको चाय और रेशम 
आदिसे बदलनेके लिये आते थे । पचवशी कालम वह कर भेट देनेके लिये दरबारमे आत थे 
और चीनको मामा कहते , क्योंकि थाड-वशने अपनी कई कन्याये उद्गुर कगानोको दी थी । नवी 
गताब्दीम उद्दगुरोका प्रभुत्व तुरफानसे द्वाइ-होके मुृडावक पास तक था, किन्तु अब इनके दो 
केन्र थे--( १) पीयाझू जो कि तुर्फानक पास पूरब था और (२) खाड-चाउ, जो कोकनोरके 
उत्तरमे था। खाडचाउवाले नजदीक पडते थे, इसलिये वह चीनमे अधिक पहुचते थे। चीनी 
अभिलेखोसे पता लगता है, कि ६११ ई० मे उद्गुरोने दरबारमे भेट भेजी थी। फिर एक 
उद्गूर सरदारने भेट भेजी, जिसका चीनी नाम वाड-चेड-मे था। उसे कगानकी पदवी देनेके 
लिये चीनसे दूत भेजा गया, किन्तु पहुँचनेके समय तक वह मर चुका था और उसकी जगह 
उसका छोटा भाई चाझू-तेगिन शासन कर रहा था। 
आतुयुंक (९२६ ३० ) 

६२६ ई० में आतुर्युककों कगान देखा जाता है । ६२७ ई० मे एक दूसरा स्थानापन्न 
कगान वाड-चेन्‌-य ने अपनी भेट भेजी, जिसे माउ-किरे (द्वितीय शादों सम्राट मागचुग ६२६) 
ने कगानकी उपाधि प्रदान की । यह स्थानापन्न ६६० ई० तक शासन करता रहा | ६६२ में उसके 
पृत्रने भेट भेजी थी। यह कगान जिस प्रदेशमे रहते थे, उसके बारेमे चीनियोने लिखा हूँ, कि 
वहा बहुमूल्य पापाण, जगली घोठे, एक कोहानी ऊँट, हरिन,सोहागा, हीरा, कपास, घोडेके चमडे, 
अनाज मे गेहू, जौ, पीली भाग, (मोम) प्याज आदि होता है । वह लोग खेतकी जोताई ऊँटसे करते 
है । खान ऊँचे महलमे रहता है । उसकी पत्नीको देवी (दिव्यू कुमारी ) कहा जाता है और मत्रीको 
मेयलुक | दरबारमे सिर नगा करके जाना पडता है--हणोमे भी यह रवाज था। इनकी स्त्रिया 
सिरके ऊपर पाच-छ इचका जूडा चादपर बाघ लाल रेशमी थैलेमे समेटकर रखती है । विवाहिता 
स्त्रिया सिरपर नमदेकी टोपी लगाती हे । 

९६४, ६६४५ में उद्ग्रोने चीन (सुझ) दरबारमे भेटके साथ दूत भेजा था। भेटमे रत्न, 
अम्बर, चमरीकी पूछ और समूर ये। 


२४६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ५११४ 


९७७ ई० में उद्गुर कगानका राज्य कोकोनोर और लोबनोर सरोवरोके उत्तरमे तुर्फानसे 
खड-प्ा-चाउ तक था अर्थात्‌ यूचियोकी पुरानी भूमि अब उद्दगुरोके हाथमे थी। चीन 
सम्राट्ने इसी समय हुक्म दिया था, कि हमारे दामाद उद्गुर खाकान खान्‌-सा-चाउको पैसा 
भेजना चाहिये, जिसमे वह अच्छे घोडो और बहुमूल्य रत्नोको हमारे उपयोगके लिये भेजे। 

€८प८ ई० में कुछ उद्दगुर परिवार राजाकों मार उच्च अफसरोक साथ आलाशान- 
पर्वतके पास बसनेके लिये आये, किन्तु उनके पास उर्द नहीं था। 

९६६ ई० में खानू-चान कंगानने हिया के तगूतो (अमदुओ) के विरुद्ध लडनेके लिये 
अपनी सेवाये चीन-सम्रादको पेश की । तोबा (सियनूपी) राजवशकी सतान हिया- 
राजवशने ६८६९० से तब तक अपने स्वतत्र अस्तित्वको कायम रखा, जब तक कि चिरुगिस खानने 
उसे १३ वी सदीके आरम्भमे बडी क्ररताक साथ नष्ट नही कर दिया । ११६ ई० के थोडे ही बाद 
हियाने खान्‌-चान्‌कों खंतम कर ले लिया। 

१००१ ई० में उद्गुर खाकानकी भेट चीन आयी। उसके दूतने कहा था--हमारा 
राज्य द्वाइ-होके परश्चिममे सुइ-साड (इस्सिकुल से पूरबके हिमपवत) तक अवस्थित 
ह---अर्थात्‌ पश्चिममें सुइ-सानसे पूरबमे ह्वार-हो तक उस वक्‍त उग्र शासन करते थे, किन्तु 
उसका यह अर्थ नही कि इस विज्याल प्रदेशमे सैकड़ों छोटी-छोटी अधीन रियासते नही थी । 
शायद यह कगान बोगरा खान हारून रहा हो । उद्दगुरो, करलुको और कराखानियोका सबध ऐसा 
था, जिसके कारण कोई भी अपनेको उद्गुर या गूज कह सकता था । बोगरा खानकी राजधानी 
बलाशागुन (सूजिया ) थी। वह काशगरसे चीनको सीमान्त तक शासन करता था। १००४में भी 
चीन में भेट पहुची थी। १००७ मे भेट लेकर जो दूत-मडल गया था, उसके साथ एक बौद्ध भिक्षु 
भी था, जो चीन राजधानीमे सम्रादकी दीर्धायु-प्रार्थनाके लिये एक बौद्ध मदिर बनाना चाहता 
था। लेकिन आरम्भिक सुझ सम्राट बौद्ध धर्मको प्रोत्साहन नही दे ना चाहते थे, इसलिये स्वीकृति 
नही मिली । इस समय सुदू-वशके उत्तरमे मगोलिया, मचूरिया और उत्तर-पूर्वी चीन लिये हुए 
खित्तनोका शक्तिशाली साम्राज्य कायम था। इसी बशके कारण चीनका दूसरा नाम खिताई 
पडा। खित्तनके लेखानुसार १००१ ई० में एक भारतीय भिक्षु फाड-साड (सस्क्ृत-भिक्षु)--जो 
एक प्रसिद्ध वेद्य भी था--को उद्दगुरोने खित्तन दरबारमे भेजा था। १००८ ई० मे फिर भेट आई 
और १०११ ई० की भेट भेजते हुए उड्गुरोने शानसी प्रदेशके आधुनिक ऊ-चाउ-फ्‌ (नगर) 
में एक बौद्ध मदिर बनानेकी प्रार्थना की थी। इससे पता लगता है कि ग्यारहवी शताब्दीके 
आरस्भमे पूर्वी मध्य-एसियामे बौद्धधर्म प्रभाव रखता था। १०१८ और १०२१ में भी उद्गुर 
चीन दरबारमे भेट भेजते रहते थे। सभवत ग्यारहवी सदीमे भी वह घृमन्तू जीवन बिताते 
थे। बारहवी सदीमे वह स्थायी निवासी बनकर रहने लगे और शानसी प्रदेश तथा आसपासमे 
व्यापार करनेके लिये अपना वणिक्‌ू-मडल भेजते थे । उन्हे तगूतो (अमदुओ ) के राज्यसे गुजरना 
पडता था। खित्तन सम्राद्‌ कचाऊ, शाचाऊ, हाचाऊ और असाला (अरसलन) के निवासी 
उद्दगुरोको अपनी प्रजा कहते थे। . - 


स्रोत-प्रन्थ : 
१ ओचेक इस्तोरिइ तुक॑मेन्स्कवों नरोद (व० व० बरतोल्द, १६२४) 


खानचान ] 
र्‌ 
रे 
4. 
5 


6 


उद्दगर २४७ 


कऋ्रत्कि० सोओब्‌ दचेनिये 

ओचेक॑ इस्तोरिइ सेमिरेचूया (व०व० बरतोल्द, बेनीं १८६८) 

4 ं0प्रडथाते उल्क्का$ एी वछाश$ (& श्र 080०६:९८०, 5028787270 895) 
पृफरात70 00छ7 ४0 76 080 एशए०४४07 (५४ 8%॥00) 


प्‌ृफएछलाबा 900फशालआ5. 207०९काशए (कट8८ प्यातइ97, (+ ४५४ 


पुप्र०्णा०४ ] २ ७ 5 984) 


7 


छिडा0ाए ए 900098798 (3७ ४थ॥0००९००५) 


अध्याय २ 
करलुक (७३६-६४० ह्०) 
१ करलक (करलोग) जाति 


करलुकका अर्थ है हिम-पुरुप' या हिमालका (राजा। यह भी आगृज्ञोके पाच तुकोमेसे 
एक तथा उड्ग्रोकी तीसरी शाखा थे,जो अल्ताई और त्यान्‌शान्‌के हिम-पर्वेतोमे रहनेके कारण 
इस नामसे मशहूर हुये । इनकी राजधानी अल्मालिक थी। ७६६६० में करलुकोने सुयावको अपने 
हाथमे कर लिया। करलुको और उनकी ज्येष्ठ शाखा उद्ग्रोमे सधर्ष चलता रहता था,यह हम 
बतला चुके हैँ । पश्चिमी तुक साम्राज्यके पतनक बाद तुकंवश छिन्न-भिन्न हो गया । इसी वक्‍त 
तुकोंके अलग अलग कबीलोन अलग-अलग नाम स्वीकार किये, जिन्हे ही मोगिल्यानके शिलालेख 
में नौ आगूज़ कहा गया है । चीनके अभिलेखोमे परदिचमी तुर्कोंकी दस शाखाये बतलायी गई है । 
शातो वह तुक थे,जो पथरीली भूमिमे रहते थे। एक शाखाने पूर्वी-तुकिस्तानमे स्थान' ग्रहण किया 
था, इनको चीनियोने तुक या दूसरे नामसे याद किया है, और इन्हीको अरब-इतिहासकार 
ताकुज़-आगूज कहते है । इनकी एक शाखान दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया,जिसका केन्द्र 
निम्न-सिर-दरिया तक था। आज भी किरगिजोमे याफेतके पुत्र त्युकंकी पौराणिक कथा 
मशहूर है, जो इस्सिकुलके किनारे रहता था। सप्तनदमे त्युगिश शाखाके दो वश तख्ती 
और आजी रहते थे । 

८ वी सदीके उत्तराधमें सप्तनदमे करलुकोकी' प्रधानता थी, जो कि अल्ताई की 
हिम-पव॑ंतमालासे यहा आये थे । ७६६ ई० में इन्होने सुयाबको लेकर वहा अपनी एक राजधानी 
बनाई । करलुकोने अपने राजाकी उपाधि जबगू स्वीकार की थी, जो ही ओर्‌खोनके अभिलेखका 
यवग है । 

जिस वक्‍त तुक साम्राज्यका पतन हुआ, उस समय पूर्वमे चीनी और परद्चिम-दक्षिणमे 
अरब उसके ऊपर नजर गडाये हुए थे, किन्तु तुकोका साम्राज्य इन दोनोके हाथमे न जाकर तु 
जातिके ही हाथमे रहा । इनके पूर्वी भागपर उदगुरोका अधिकार हुआ,जिनके बारेमे हम अभी कह 
आये है और पश्चिमी भाग करलुकोके हाथ मे चला गया। चीन और अरबके बीच तुकोकी भूमिके 
लिये तलस नदीके तटपर जुलाई ७५१ ई० मे भारी लडाई हुई | अरब सेनापति जियाद सालेह- 
पुत्रने तराज तक धावा मारा, जो कि अतलस (तलस') नदीके बाये तटपर था। चीनी सेनापति 


अंक 


+ 8 पी0प४ब7 ए्रढ॥8 0 ४०४० (९7६८7) 


धर्म ] करलुक २४९ 


हाउ-स्यानू-चीने तलस पर्वतपर अपनी छावनी डाली थी---आजकल तलस नदीके पुराने नगरोके 
ध्वस किरगिजिस्तान गणराज्यमे पाये जते हे । चीनियोकी हार हुई, जिसके कारण जहा चीनका 
उभय मध्य-एसिया पर अधिकार न हो पाया, वहा अरबोकी शक्ति भी इतनी क्षीण हो गई,कि वह 
तलससे आगे नही बढ सके । दोनोके झगडेमे करलुक अपना राज्य स्थापित करनेमे सफल हुए । 
हा, इतना जरूर हुआ कि अरबोने फरगाना-उपत्यकासे करलुकोको भगा दिया। सोग्‌ दियोका 
व्यापारिक प्रभाव तब भी अक्षण्ण रहा | उन्होने पहिले से ही चीनके पर्चिमी सीमान्त से सारे 
रेशमपथपर अपना अधिकार जमा रखा था। जगह जगह उनके अपने उपनिवेश थे । तुर्क, उद्गर 
या करलुक लोग अरबोकी तरह धर्मान्धताके शिकार नही थे, इसलिये उनके यहा सोगदी लोग, 
जर्थुस्ती, मानी या दूसरे धर्मको स्वतत्रतापूर्वक मान सकते थे। मुसलमान प्रचारक भी वहा 
पहुचते थे । दसवी शताब्दीके एक फारसी भूगोलज्ञ के कथनानूसार कास्तिक जोत से उत्तरमे 
अवस्थित बेकलिग (बेकलीलिग ) सोग्दियोका एक अच्छा नगर था, जिसे सोग्दी भाषामे सेमिकना 
कहते थे ।* 

करलुक जबगुओके नाम अधिकतर मालूम नहीं है । चीनके साथ इनका कोई 
सबध नही था। अरबोसे प्रतिद्वद्विता जरूर थी, किन्तु वह स्थानीय शासक को ही करलुकोका 
राजा मान लेते थे। 


२ धर्म 


करलुक भूमिमे करलुक तुर्को्के अतिरिक्त सोग्दी भी रहते थे । बूुसुत और शकोक अवशेष 
सोरिदयोको अपना नजदीकी समझकर उन्हीमे मिल गये और अब सभी' सोग्दी नामसे प्रसिद्ध 
थे। सोग्दियोके अतिरिक्त घुमन्तू करलुक और दूसरे तुक भी उनके राज्यमे रहते थे। 
तुकोमे बौद्ध अधिक थे, पर नेस्तोरियो और मानी धर्मानुयायियोकी भी कमी नहीं थी। उनके 
बहुतसे नगरोमे ईसाइयो (नेस्तोरियो) का होना मुसलिम लेखकोके ग्रन्थोमे भी पाया जाता है। 
इस्सिक्लके पास जिकिलया घृुमन्तू रहते थे, जिनमें ईसाई धर्मेके अनुयायी काफी थे। वस्तुत 
इस्लामके पहुचनेसे पहिले इन जातियोमे अपनी जातीयता और धर्मको एक नही किया गया था | 
मुसलमान लेखकोके कहनेसे पता लगता है, कि तत्कालीन करलुक जबगूने खलीफा मेहदी ( ७७५- 
८५ ई०) के पास पहिले-पहल इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन यह सदिग्ध है। तो भी दसवी 
सदीमे तलस नदीसे पूर्व अर्थात्‌ करलुकोकी भूमिमें जामामस्जिदें मौजूद थी। करलुक पहिले 
पद्युपाल, शिकारी घुमन्तू थे, अब कुछ खेती-किसानी भी करने लगे थे। दसवी सदीमे 
ताकुज-आगुजोकी शाखाओम करलुक बडे शक्तिशाली थे। उस' समय उनके कगान (यबगू) 
सरदार तथा लोग अधिकतर मानीका धर्म मानते थे, किन्तु उनके भीतर नेस्‍्तोरी, बौद्ध और 
मुसलमान भी थे। करलकोका नगर वर्सखान पीछे दसवी सर्दीमे ताकुज-आगृजों (कराखानियो) 
के हाथमे चछा गया। उनके अतिरिक्त पेन्चुठ (आधुनिक आकसू) भी करलुकोके हाथमे, 
पीछे कमजोर होनेपर कराख।नियोके अधीन, पीछे इसे किरशिजोने ले लिया। यह याद रखना 





ओचेक इस्तोरिह सेमिरेचये (4० बरतोल्द) 
रे२ 


२५० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ५२३ 


चाहिये कि इससे पहिले किरगिज ऊपरी एनेसेइ उपत्यकाम रहते थे, जहा आठवी संदीमे भी उनके 
पुर्व॑ज घुमन्तुओका निवास था। दसवी सदीमे हर तीसरे साल इनका कारवा रेशमके व्यापारके 
लिये कूचासे होकर गुजरता था। यही किरगिज, अरब, करलुक और तिब्बती व्यापारी इकट्ठा 
होते थे। आखिरमे किरग्रिज ताकुज-आगुजोके विरोधी बन करलुकोके साथ हो गये, जिसके 
फलस्वरूप सप्तनदका एक भाग किरगिज्ञोको मिल गया। यदि कराखानियोके समय किरगिज 
सप्तनदमे आये, तो दसवी या ग्यारहवी सदी मे उन्होंने इस्लाम धर्मको स्वीकार कर लिया था, 
जिसके अनुयायी आज भी उनके वशज कजाक और किरगिज हे । लेकिन सोलहवी सदीमे भी 
उनके भीतर काफिरोका होना मुस्लिम लेखक बतलाते हे। 

अन्तिम समयमे करलकोका केन्द्र चू-उपत्यका ९४० ईसवी के आस-पास उनके दुश्मन 
“काफिर तुर्को” (कराखानियो) के हाथमे चला गया, जिनका ग्यारहवी और बारहवी सदीमे 
बडा प्रभाव था। च्‌-उपत्यकामें बलाशागून (सूजिया) इनकी राजधानी रही । 


३ करलकोके नगर 


करलक शासक यद्यपि अधिकतर घृमन्तू जीवन बिताते थे, किन्तु उनके लिये आमदनीके 
और भी रास्ते खुले हुए थे, विशेषकर वणिक्‌-पथपर बसे उनके नगर बडे ही महत्वके थे। 
चीनसे पश्चिमी एसिया और यूरोपकी ओर जानेवाला एक वणिक्‌ू-पथ सप्तनद होकर जाता 
था, जिसके ऊपर निम्न नगर करल॒कोके अधीन थे ।« 

जुल--यह आधुनिक पिसपकके आस-पास था। रेशम-पथ यहा तराज (तलश, जिला 
औलियाअता ) और आसीकित (नमगान जिला) होते कराकुल डाडेसे आता था। चुल या 
जूल तुर्की भाषामे मरुभूमि को कहते हे । 

नेवाकित्‌ू---यह चू-उपत्यकाका सबसे बडा व्यापारिक नगर था। यहासे एक रास्ता जिल- 
अरिक होता इस्सिकुलके तटपर पहुचता था, और दूसरा उत्तर की ओर स्याव जाता था। 
जुलसे नेवाकित पन्द्रह फरसख' था । नेवाकित्‌ वहा था, जहासे रास्ता चू-नदीके बाये किनारे 
हो करावुल्कको जाता था। इस्सिकुल सरोवरके किनारे करलुक लोगोके निवास और 
गोचर-भूमिया थी । 

किरमिनकित्‌ (कुवेरकित्‌)--नेवाकित्‌ और दरेके बीच यह बडा व्यापारिक नगर था। 
यहा करलकोका लवान कबीला रहता था, जिसके शासककी उपाधि कु-तेगिन-लवान और 
दरेंका नाम जुल (सकीर्ण दर्रा) था। 

यार--जुलसे बारह फर्संख (प्राय सत्तर मील) दक्षिणमे यह नगर था, जहा पर तीन 
हजार करलुक सेनिक रहते थे। यही शायद इस्सिकुलके दक्षिण तट पर जिकिल के शासक 
तेवसनकी राजधानी अवस्थित थी । 

तोनू---यारसे पाच फर्संख (प्राय तीस मील) इसी नामकी नदीपर यह तगर अवस्थित था। 

बरसखान--तोनूसे तीन दिनके रास्तेपर यह बडा नगर था। इन दोनो नगरोके बीचमे जिकिल 





फर्सख ++ ६ वस्तें -+ ६ मील -+ १६०० हाथ (?) 


हि रा 05 ४ हो लत 


नगर ] करलक “ रहईशै ० 


कबीलेके लोगोके तबू होते थे। इस नगरका नाम आज भी बरसकोन नदीके,'नाममे _सुद्ाक्षित्ष 


है। इस नगर के आस-पास चार बडे और पाच छोटे गाव थे। नगरमे ६ हजार झेनिक, रहा करते ' 


थे। यहाके शासककी उपाधि मनक (तेविन) बरसखान थी। दसवी शताब्दीक्रे अरब भूगोलज्ञैकि 
अनुसार बरसखानका मनक करलक-वशी था, किन्तु पीछे यह ताकुज-आँचुज्ञोके पक्ष मे हो गया | 
पूर्वी और पश्चिमी तुकिस्तानके वाणिज्यके लिये इस नगरका बडा महत्व था। इस्‌ खानके 
पुत्॒का नाम भी बरसखान था। उजगेद (फरगाना) से वणिक्‌्-पथ यासी जासी) जीत पार ही 
अरपा और करा-कोइन, अतवास तथा नरिनकी उपत्यकाओमे होते यहा आता था। नेवाकतसे 
सुयाब होते हुए भी एक रास्ता यहा पहुचता थ। । 

अतवास--क राकोइन' और अतवास नदियोके सगमके पास पहाडमे यह नगर अवस्थित 
था। आजकल इसे कोशोइ-कुरगान कहते है । यह फरगाना, बरसखान और पूर्वी तुकिस्तानकी 
सीमासे छ दिनके रास्तेपर था। तिब्बती शासित इलाकेका रास्ता तुूरुगर्त जोत पार 
होकर जाता था। अतबास और बरसखानके बीच कोई बस्ती नही थी। सप्तनदका दक्षिणी भाग 
ताकुज-आगुजोकी छडाईमे यागमा लोगोके हाथोमे चला गया, जिनके ही हाथमे काशगर 
भी था। करलक और यागमा लोगोकी सीमा नरिन नदी थी । 

सुयाब--यह करलुक-भूमिका बडा ही महत्वपूर्ण नगर चू-तदीसे उत्तर बेवाकत्से तीन 
फरसख (१८ मील) पर अवस्थित, आजकलका करावुरूक है। यहाका शासक करलुक 
कगानका भाई होता था, जिसकी पदवी यानाल्‌शा थी । उसके पास बीस हजार सेनिक थे । 

पजीकत्‌--सुयाबके रास्तेपर नेवाकत्से एक फरसख (६ मील) पर यह नगर अवस्थित 
था। यहा आठ हजार करलूक सैनिक रहते थे। 

बैकलिग--इसे बैकलीलिग भी कहते है । कस्तिक जोतसे उतरकर यहा पहुचते थे। यहाके 
शासक की उपाधि वदान-शगु, दूसरी उपाधि यनल-तैमिना भी थी । इसके पास तीन हजार सैनिक 
और नगरके भी सात हजार सैनिक रहते थे। बणिक्‌-सार्थ (कारवा) सुयाबसे बरसखान पदन्वह 
ओर डाक तीन दिनमे पहुचती थी। कस्तिक द्वारा जानेवाला रास्ता इली पार होते अछाताउ 
और किजिलकिया जोत से कराकोल, जहासे इस्सिकुलके उत्तरी तटसे होकर जिकलोकी 
भूमिम पहुचता था। 

सिकुल--करलकोकी भूमिके सीमान्तपर यह बडा व्यापारिक नगर था। शायद यह 
तैम्रके समयका इस्सिकुल नगर हो। 





स्रोत-प्रन्थ 
१ ओबनचेक॑ इस्तोरिइ सेमिरेच्या (व० बरतोल्द, वे्नी १८१९) 
92. पाता 209४7 00 06 श्ाहण ॥ारब्शणा (४ 8277094! 928) 
3. 38 म०प्रडथाते एल्क्ाड ए वीबांबा3 (२०४८7) 
४ आखेंआलोगिचेस्किइ ओचेक सेवेनोंड किगिज़िह (अ० न० बेनंइताम, फ़ुन्जे १९४१ | 


तू 


है 


भाग ६९ 


दक्षिणापथ (६७३-९०० ई०) 
( आरम्भिक इस्लाम ) 


अध्याय १ 
अरब (६७३-८१८ ई०) 
६१ पेगम्बर मुहम्मद 


छठी सदी के अत में अरब के लोग बिल्कुल सस्कृति-शून्य नही थे । मक्का (बक्‍्का) और 
मदीना के नगर व्यापारियों और सामन्‍्त-पुजारियो के निवासथे । मक्का मे एक पुराना मदिर था, 
जिसे काबा कहते थे। मदिर की प्रधान पूजा-मूर्ति मूर्ति नही, बल्कि किसी समय आकाश 
से गिरे उल्का-पाषाण का टुकडा था, जिसे हज्ञ-अस्वद (कृष्ण-पाषाण) कहा जाता है। इसकी 
उस समय बडी पूजा होती थी । जान पडता है, इसकी कीति भारत तक पहुच चुकी थी, जहा के 
हिंदू इसे शिव का एक प्रसिद्ध लिग मानते थे। इसके अतिरिक्त काबा के मदिर में लात, मनात, 
सूर्य (शम्श ) आदि बहुत सी मूत्तिया थी । हर साल एक बहुत बडी यात्रा भरती थी, जिसमे अरब 
के कोने-कोने के लोग दर्शन-पुजा के लिये आते थे,और इसी समय एक बडा व्यापारिक मेला लग 
जाता था। मुहम्मद जिस कुलमे पैदा हुये, उसे हाशिमी खानदान कहा जाता था, क्योकि मुहम्मद 
के पिता अब्दुला के पिता और दादा अबुल मोतलल्‍लब और परदादा हाशिम थे | हाशिम के 
पिता का नाम अब्दुल-मनात (मनातदास) था, जिससे स्पप्ट है, कि पाच ही पीढी पहले 
मुहम्मद के पूर्वज एक काफिर देवता को परमपृज्य मानते थे। हाशिम के भाई का नाम 
अब्दुल शम्श (सूर्यदास) था। 

कुरेश वश काबा के पडो मे बहुत ऊचा स्थान रखता था। इसी वश मे ५७० ई० में 
मुहम्मद का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और मा का नाम आमना था। अभी 
मुहम्मद गर्भ ही मे थे, कि उनके पिता मर गये । उनकी प्वेरिश का भार दादा अब्दुलमतल्लब के 
ऊपर पडा। मक्का के खानदानी परिवारों की रीति के अनुसार जिश्‌ मुहम्मद को भी पालने के 
लिये एक बहू स्त्री हलीमा को दे दिया गया। मक्का मदीना जेसे शहरो के लोग नागरिक 
हो गये थे,पर आज की तरह उस समय भी बहुत से अरब कबीले घृमन्तू थे, जिन्हे बहू कहा जाता 
था। घुमन्तूओ के तम्बुओ में पलना शायद पौरष और हिम्मत बढ।३ वाली शिक्षा का अग समझा 
जाता था। कहा जाता है, मुहम्मद आजन्म अनपढ़ (उम्मी) रहे । यद्यपि इसपर विश्वास कम 
होता है, क्योकि वह कितने ही वर्षों तक अपनी भावी पत्नी तथा मक्का की एक बहुत धनी स्त्री 
खदीजा के कारवा के सरदार होकर दूसरे देशो मे व्यापार करने जाते थे । उस समय यद्यपि अरब 
लोगो का धर्म मृतिपूजा था, किन्तु मक्का जैसे शहरो में मूरतिवरोधी यहूदी और ईसाई भी रहा 
करते थे, और जिन देशो में व्यापार करने के लिये मुहम्मद को जाना पडा, वहा तो इन धर्मो 


२१५६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१४१ 


की प्रधानता थी। मुहम्मद को यहूदी और ईसाई धर्म के विद्वानों के सम्पक में आने का मौका 
मिला और सूर्तिपूजा पर उनकी श्रद्धा नही रह गई। 
वह खदीजा के पति होकर अब मक्का के एक धनी व्यक्ति हो चुके थे, जब कि ४० वर्ष के हो 

जाने पर उन्होने पैगबर होने का दावा किया। उन सप्रदायों मे दीक्षित न होकर भी वह यहू- 
दियो और ईसाइयो के धर्म मे श्रद्धा रखते थे। मुहम्मद का उद्देश्य केवल धामिक नही था । यहूदी 
पैगबरो के बारे मे भी वह जानते थे, कि धर्म ओर शासन दोनो को वह अपने हाथ मे रखते थे । 
इसके अतिरिक्त वह अपनी अरब जाति की दुर्दशा से भी खिन्न थे। अरब वीर और परिश्रमी होते 
हुये भी आपस में खूनी लडाइया लडते अपने को तबाह करते रहते थे। अरब के रेगिस्तान में 
बिखरी हुई शक्ति के महत्व को उन्होंने जल्दी समझ लिया, ओर यह भी देख लिया कि यहूदी पैग- 
वरो की तरह ही एक धाभिक-राजनीतिक व्यवस्था के आधीन एक उन्हे एकत्रित किया जा सकता 
है।४० साल की उम्र तक पहुचते उन्हे मालूम हो गया था, कि यहूदी या ईसाई जेसे पराये धर्म 
की सहायता से अरबो को एकता के सूत्र मे नही बाधा जा सकता, न अरबो की राजनीतिक और 
सामाजिक निर्बंलताओ को दूर किया जा सकता। यह्‌ प्रधान कारण था, जो कि पहुदी और 
ईसाई धर्म को प्रमाण मानते हुये भी मुहम्मद ने एक नये धर्म (इस्लाम ) का प्रचार किया । 

उसको मुख्य शिक्षा थी मूर्ति-पूजा के खिलाफ जहाद। मक्का के पडे भला इसे कैसे सहन 
करते? काबा का सदिर उनके लिये जीविका का साधन था। उनके देवताओं को बुरा-भला 
कहकर मुहम्मद उनकी श्रद्धा को ठे स लगा रहे थे। विरोध होने पर भी उन्हें सफलता मिलने लगी। 
उनके अपने हाशिम वश के नौजवान उनके साथ चलने के लिये तैयार हुये । मुहम्मद के चचेरे 
भाई तथा आबूतालिब के पुत्र अली विशेष तौर से उनके अनुरकत थे। हाशिम के भाई 
अब्दुश्‌ दम्श के पुत्र उमेया की सताने भी मुहम्मद का साथ देने के लिये तैयार हुई । उनके खास 
चचा अब्बास के तीतो पुत्रो ने भी जल्दी ही इस्लाम को मान लिय।। हाशिम वश्ञ के अनुकूल 
होने पर भी मक्का में विरोध इतनां बढा, कि मुहम्मद और उनके मुट्ठीभर अनुयायियों 
को मृत्य्‌ का डर लगने लगा और ६२२ ई० में ५२ वर्ष की उमर मे उन्हे चुपके से हिजरत (प्रवास) 
करके मदीना में शरण लेनी पडी । इसके बादका जीवन उनका मदीने से सबध रखता है । 

मदोना का पुराना नाम यस्नरिब था, कितु नवी (पैगबर) के बस जाने के कारण उसका नाम 
मदीनतुन्ननबी (पेगबर का नगर) पडा, जिसका ही सक्षेप मदीना है। पेगबर मुहम्मद की कबर 
मदीना में है। मक्का के काबा मदिर की मूत्तियो को यद्यपि तोड-फोडकर फेक दिया गया, कितु 
वहा के कृष्णपाषाण के साथ अरब लोगो का इतना अधिक पूज्य भाव था,कि उसे तोडने या फेकने 
की हिम्मत नहीं पडी और आज भी मुहम्मद का अनुकरण करते हुये हर एक हाजी मुसलमान 
उस काले पत्थर को चुम्बन देकर सम्मान प्रकट करता है। मदीना में रहने के अतिम दस वर्ष 
धर्म-प्रचार के लिये ही महत्व नही रखते, बल्कि इसी समय मुहम्मदने उस राजनीतिक और 
सामरिक शक्ति का विकास किया, जिसने पौन शताब्दी के भीतर ही सिधु तट से स्पेन तक, सिर 
दरिया से नील नदी तक फेले एक विद्याल साम्राज्य की स्थापना कर दी । अपने जीवन मे ही 
मुहम्मद अरब के भिन्न-भिन्न कबीलो को इस्लाम के झण्डे के नीचे लाने मे सफल हुये थे।' 





 दर्शन-दिग्दशन पू० ४७-५४ 


मुहम्मद ] अरब २५७ 
(नई आशथिक व्याख्या) 


चाहे तिव्बत हो या अरब, प्राय सभी कबीला-प्रथा रखनेवाली 'जातियो मे पशुपालन, 

कृषि या वाणिज्य के अतिरिक्त लूट की आमदनी (माले-गनीमत) भी वैध जीविका मानी जाती 
है। मालें-गनीमत को बिल्कुल हराम कर देने का मतलब था, अरबो के पुराने भावपर ही नही, 
उनके आथिक आय के साधन पर भी हमला करना । चाहे इस तरह की आय से सभी परिवारों को 
सदा फाग्रदा न पहुचे, कितु जूये के पासे की भाति कभी अपनी किस्मत के पलटा खाने की आशा 
को तो वह छोड नही सकते थे। हजरत मुहम्मदने माले-गनीमत' नाम रखते हुये भी उसे छोटी- 
मोटी लूट से ईरान और रोम के देश-विजय की भेटो' जैसे विस्तृत अर्थ में बदलना चाहा, तो भी 
मालूम होता है, अरब प्रायद्वीप मे यह प्रयत्न कभी सफल नहीं हुआ। वहा के लोगों ने माले- 
गमीभत का वही पुराना अर्थ माना, इसका ही परिणाम यह था, कि अरब से बाहर अनू-अरबी 
लोग जहा लूट और छापा मारी के धर्मं को हटाकर शाति (इस्लाम ) स्थापित करने मे बहुत हृद 
तक सफल हुये, वहा अरबी कबीले ते रह सौ वर्ष पहिले के पुराने दस्तूर पर हारू तक कायम 
रहे । जो भी हो, माले-गनीमत की नई व्याख्या थी---विजय से प्राप्त होनेवाली आमदर्न 
में से है सरकारी खजाने (बैतुल-माल) को मिलना चाहिये, और बाकी योड्धाओं में 
बराबर बाट देना चाहिये | विस्तुत राज्य स्थापन करने की इच्छावाल एक व्यवहार-कुशल 
दूरदर्शी शासक की यह सूझ थी, जिसने आथिक लाभ की इच्छा को जागृत रखकर,पहिले अरबी 
रेगिस्तान के कठोर जीवन वाले बद्रदू तरुणो और पीछे हर मुल्क के इस्लाम लानेवाले समाज मे 
प्रताडित तथा कठोर जीवी लोगो को इस्लामी सेना में भर्ती होने का भारी आकंषण पैदा किया, 
और साथ ही बढते हुये बैतुल-मालने एक बलशाली सगठित सेनिक-नागरिक शासन की बुनियाद 
रक्‍खी । माले- गनीमत के बाटने मे समानता तथा खुद अरबी कबीले के व्यक्तियों के भीतर 
भाई-चारे ओर बराबरी के खुयाल ने इस्लामी समानता का नमूना लोगों के सामने रखा। 
माले-गनीमत की इस व्याख्याने आ्थिक वितरण के एक नये रूप को पेश किया, 

जिसने कि अल्जाह के स्वर्गीय इनाम तथा अनन्त जीवन वे ख्याल से उत्पन्न होने वाली निर्भीकता 
से मिलकर दुनिया मे वह उथल-पुथल पैदा की, जिसे कि हम' इस्लाम का सजीव इतिहास कहते 
है । यह सच है, कि माले-गनीमत की यह व्याख्या कितने ही अशो में दा रयबहु, सिकन्दर, चन्द्रगुप्त 
मौय ही नही दूसरे साधारण राजाओ के विजयो में भी मानी जाती थी, कितु वह उतनी दूर तक 
न जाती थी। वहा सावारण योद्धाओ मे वितरण करते वक्‍त उतनी समानता का ख्याल नही रखा 
जाता था, और सबसे बढकर कमी यह थी, कि विजित जाति के साधारण नि स्व लोगो को उसमे 
भागीदार बनने का कोई मौका न था। अरबो ने विजित जाति के अधिकाश धनी और प्रभु-वर्ग 
को जहा पामाल किया, वहा अपनी शरण में आनेवालो--खासकर पीडित वर्ग---क्रो विजय-लाभ 
में साझीदार बनाने का रास्ता बिल्कुल खुला खखा। स्मरण रखना चाहिये, इस्लाम का जिससे 
मुकाबिला था, वह सामन्‍्तो-पुरोहितो का शासन था, जो सामन्तशाही शोषण और दासता के 
आर्थिक ढाचे पर आश्रित था। यह सही है, कि इस्लाम ने इस मौलिक आथिक ढाचे को बदलना 


५३७७४ ाााआआआं“ंभ रा चाााणआआ॥४ं४एंभाा ०णांधरााओं 


“बही पू० ५१ 


२५८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१११२ 


अपना उद्देश्य कभी नही माना, तो भी उसके मुकाबिले में अरब में अभ्यस्त कबीलाशाही अ्रातृत्व 
और समानता को अन्‌-अरबों के साथ भी जरूर इस्तेमाल किया, इसीसे उसने अल्पसख्यक 
शासक वर्ग के नीचे की साधारण जनता के कितने ही भाग को आक्ृष्ट और मुक्त करने में 
सफलता पाई । यद्यपि इस्लाम ने कबीले के पिछडे हुये सामाजिक ढाचे से यह बात ली थी, कितु 
परिणामत उसने एक प्रगतिशील शक्ति का काम किया, और सडाद फैलाने वाले बहुत से 
सामनन्‍त परिवारों और उनके स्वार्थों को नष्टकर, हर जगह नई शक्तियो को सतह पर आने 
का मौका दिया। यह ठीक है कि यह शक्तिया भी आगे उसी “रफ्तार-बेढगी” को अख्तियार 
करनेवाली थी । पर दासो-दासियों को मालिक की सम्पत्ति तथा युद्ध की' लूट को उचित माल 
बताने के लिये अकेले इस्लाम को दोष नही दिया जा सकता, उस' वक्‍त का सारा सभ्य ससार--- 
चीन, भारत, ईरान, रोम--इसे अनुचित नही समझता था । 


$२ आरभिक खलीफा 


मक्का के निवास तक मुहम्मद एक धामिक प्रचारक या सुधारक मात्र थे, कितु मदीना 
जाने पर उनको अपने अनुयायियों के लिये आथिक, सामाजिक व्यवस्थापक एवं सैनिक नेता भी 
बनना पडा, इसका ही यह परिणाम हु आ, कि उनकी मुृत्यू के समय (६२२ ई० ) पदिचमी अरब के 
कितने ही प्रमुख कबीलो ने इस्लाम' को स्वीकार किया, तथा अपनी निरकुशता को कम करके 
एक संगठन मे बधना चाहा । उस समय तक सारे अरबी-भाषी लोगो में इस्लाम घर कर 
चुका था। 
हजरत मुहम्मद स्वय राजतत्र के विरुद्ध न थे। ईरान और रोम के गाहशाहो की प्रसिद्धि 
उनके कानो तक ही नही पहुची थी, बल्कि व्यापार के सिलसिले मे उनके राज्यो में वह जा भी चुके 
थे। मुहम्मद ने जर्थुस्ती ईरानी शाह और ईसाई रोमन कैंसर को इस्लाम लाने के लिये दावत 
दी, लेकिन वह अरब के रेगिस्तान के सदेश को अवहेलना छोड और दूसरी दृष्टि से देख ही केसे 
सकते थे ” अरब' में उस समय कबीलाशाही सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था चल रही थी, 
जिससे सादगी और जनतत्रता अरबो के नस-नस में इतनी व्याप्ती थी, कि मुहम्मद भी उसके 
आकर्षण को मानने के लिये मजबूर थे। एक देश (पर्चिमी अरब, हेजाज) के शासक 
हो जाने के बाद भी मुहम्मद का जीवन बहुत ही सरल था। वस्तुत मुहम्मद ने अरब के राजनीतिक 
विकास में यही काम किया, कि अरबीभाषी छोटे-छोटे कबीलो को विश्वुललित और सघर्ष- 
मय जीवन से उठाकर एक बडे कबीले के रूप मे परिणत कर दिया । लेकिन, यह सभव नही था, 
कि अरब से बाहर पैर रखने के बाद वहा की भिन्न-भिन्न भाषाओ और जातियों के लोगो को 
एक महान्‌ कबीले के रूप मे परिणत किया जाय, अथवा सामन्‍्तशाही युग मे बहुत आगे बढ 
गये लोगो को फिर से कबीलाशाही (जन-व्यवस्था) मे लौठाया जाय। यह कैसे हो सकता था, 
कि सिध से स्पेन तक फेले विशाल साम्राज्य पर उसके शासक बनी-उमेया कबीलाशाही' शासन 
द्वारा राज्य करते ? 
पैगबर के मरने के बाद ही झगडा शुरू हो गया। हाशिम खानदान के लोग पैगबर के 
उत्तराधिकारी या खलीफा बनना अपना अधिकार समझते थे, लेकिन इस्लाम में तो केवल हाशिमी 
(अली आदि) लोग ही नही थे, इसलिये जिन चार खलीफो (पैगबर के उत्तर/धिकारियो) के 


अबू-बकर | अरब २५९ 


समय प्राचीन इस्लाम अपने कबीलाशाही जनता त्रिक रूप को थोडा बहुत कायम रख सका, उनमें 
प्रथम अबूबकर अ-हाशिमी थे । 


१ अबू-बकर (६३२-६४२ ई०) - 

मुहम्मद की कई बीबियो मे से एक के यह बाप और अधिक वृद्ध भी थे। इन्ही को मुसलमानों 
के बहुमत ने खलीफा चुना । अबू-बकर दस साल तक शासन करते रहे। इन्हीके समय खालिद 
के नेतृत्व मे अरब-सेना ने रोम को हराकर दमिश्क ले लिया और पहिली बार अरब के रेगिस्तानी 
लोगो को रोम जैसे समृद्ध और अत्यन्त सस्क्ृत राज्य के एक भाग पर शासन करने का मौका 
मिला । तभी से कबीलाशाही सादगी के स्थान पर विलासिता का आरभ हुआ। अबू-बकर के 
जमाने में सिरिया (दमिश्क ) ही नही,बल्कि फिलस्तीन भी अरबो के हाथ मे आ गया । इसी काल 
(६३६ ई० ) में ईरान के स।य नहाबद के युद्ध मे मृठभेड हुई, जिसमे ईरान की जबर्दस्त हार हुईं । 
यज्दगर्द 77 सासानी वश्ञ का अतिम' शाह उसी तरह अरबी सेना के सामने से भागता फिरा, जिस 
तरह हजार वर्ष पहले दारयवहु ४ अलिकसुन्दर की सेना से भागता रहा। वह सीस्तान गया, 
वहा से खुरासान की ओर भागा, फिर मेर्व में शरण लेनी चाही। मेवव तु्कों का था। खाकान ने 
सुना कि सासानी शाह उसके राज्यकी ओर भाग आया है, तो वह स्वयं उसे पकडने या शरणमें 
लेनेके लिये आगे दौडा । शायद उसे भी अरबोका भय होगया । यज्दगर्दने मेवेंके बाहर एक पन- 
चक्की घरमे छिपकर जान बचानी चाही, लेकिन चक्‍कीवालेने उसको पास धन-जेवर देखा, उसके 
मुहमे पानी भर आया और उसने उसे मारकर पनचक्कीकी धारमे फेक दिया। उस वक्‍त 
मेवंके लोग आजकी तरह तुर्क नही, बल्कि धमं और भाषा दोनोसे ईरानी थे, जं। तुर्कोके राज्यमे 
रहते भी अपनेको सासानियोका सगा मानते थे। जब उन्हे चक्‍्कीवालेके इस विश्वासधातका 
पता लगा, तो वह बिगड उठे और उन्होने उसकी बोटी-बोटी नोच कर मार डाला। यज्दगर्दके 
शरीरकी मोमियाई बनाकर इस्तस्य भेजा, जहा जरथुस्ती प्रथाके मुताबिक उसे दफनाया गया। 
नहावद और उसके बादकी दो एक झडपोसे ही ईरानकी कमर टूट गई। वस्तुत ईरानका 
सामाजिक ढाचा इतना निर्बल और राजनीतिक ढाचा इतना नीच स्वार्थपूर्ण था, कि बह 
जीनेपर राज्य और मरनेपर बहिह्तप रपृणं विश्वास रखनेवाले अरबन्योद्धाओका मुकाबिला 
नही कर सकता था। भारतकी तरह वहापर भी मूथठी भर पुरोहित और सामन्त सर्वेसर्वा थे, 
दूसरे लोग नीच समझे जाते थे और उन्हे दासता या अध॑दासताका जीवन बिताना पडता था । 
दासो और अधंदासोके लिये इस्लामकी सामाजिक समता बहुत ही आकर्षक थी। सामन्त 
इतने विलासी थे, कि उनमे योद्धाकी हिम्मत नही रह गई थी, अथवा आपसी फूटके मारे सगठित 
होकर अरबोका मुकाबिला नही कर सकते थे। अन्‍्तमे उन्हे अरबोके सामने हार स्वीकार 
करनी पडी, जिन्हें ईरानके लोग मानते थे, कि सम्यता और सस्क्ृतिमे हमारे सामने गिरगिटखोर 
अरब निरे जगली हैं । 


२ उमर (६४२-६४४ इई०) 
उमर इस्लामक दूसरे खर्ल।का थे। इनकी भी लडकी पेंगबरकों ब्याही थी। 





पुनलक्ना। ए 2४7७ (9 7, 3२०४४), दर्शनदिग्दशंन पू० ५४, 4५ 


२६० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१४२ 


पैगबरक धर्म और शासनको आगे बढानेमे इनका काफी हाथ था। इसीलिये पैगबरकी अत्यन्त 
प्रिय पुत्री फातिमाके पति तया चचेरे भाई अली को फिर वचित कर उमरको खलीफा 
बनाया गया। अब इस्लामका शुद्ध धामिक रूप लुप्त हो चुका था, और वह विश्व-विजयिनी 
एक जबर्दस्त सैनिक सगठनका रूप ले चुका था। हरेक अरब को पहले भी लडनेके लिये 
तैयार रहना पडता था। एक कबीलेके किसी आदमीके मारे जानेपर दोनों कबीलोमे बदला 





२६, अरबसान्नाज्य (६२२ ६० ) 


लेनेकी आग भडकती पीढियो तक चली जाती । इस्लामने उसी मरने-मारनेकी भावनाकों 
एक नई धारामे प्रवाहित कर दिया था, जिसमे अरबोका हर एक कबीला दिल खोलकर भाग 
ले रहा था। यह बतला चुके हे, कि दुनियाके और घुमन्तू कबीलोकी भाति अरब कबीले भी 
लूटना अपना धर्मसिद्ध अधिकार मानते. थे, और यह उनकी जीविकाका साधन भी था। 


उस्मान ] अरब २६१ 


इस्लामिक धर्म-विजयके नामसे वह और भी फेम थे, क्योकि अब उन्हे बडे-बडे धनी मुल्कोको 
लूटनेका मौका मिलता था--उन्हें धन मिलता, युद्धकी वदिनी स्त्रिया दासीके रूपमे मिलती 
और गूलाम तो इतने मिलते थे, कि राजधानी मदीनामे जिधर देखो उधर ईरानी, तुके या 
रोमन गूलाम बडी भारी सख्यामे दिखाई पडते थे | उनमेसे बहुतसे मुसलमान भी हो जाते थे। 
अब इस्लाम पैगबरक जमानेका इस्लाम नहीं था, जब कि इस्लाम स्वीकार करते ही आदमी 
सामाजिक समानताका अधिकारी माना जाता था। यदि अरब योद्धा लडाईम जीते दास- 
दासियों से कलमा पढ लेने मात्रसे हाथ थो बठते, तो भला वह गाजी और जहादी 
होकर प्राणोको खतरेमे डालना क्यो पसद करते ” जिन जातियोसे गुलाम आते थे, वह अरबोसे 
बहुत अधिक सभ्य थी। पद-पदपर अपमानित होता उन्हें असह्य था, लेकिन तलवारके 
डरके मारे कुछ बोल नही सकती थी। उमर दो ही साल तक शासक रहे । इसी २४ महीनेके 
शासनकी बहुत सी कहानिया सुनी जाती है, जिनसे उमरके सादा जीवन और न्याय-प्रियताका 
परिचय मिलता है । लेकिन, वह सब केवल अरबोके लिये था, विदेशी या विजातीय मुसलमान 
उसके अधिकारी नहीं थे। जिन जातियो और परिवारोके साथ अरब जहादियोने घोर 
अत्याचार किया था, उनके खूनसे हाथ रगा था, उनके आदर्मी भला कंसे बदला लिये बिना 
रह सकते थे । एक ईरानी दासने अपने परिवार या अपनी जातिपर किये गए अत्याचा रका बदला 
लेनेके लिये उमरको मार डाला । इसकी बडी' घोर प्रतिक्रिया हुईं। अरबोन इसका बदला सारी 
ईरानी जातिसे लेना चाहा, लेकिन सारी जातिकों तो मारा नही जा सकता था। हा, उन्होने सारे 
ईरानसे जर्थुस्ती धर्मको मिटानेका सकल्प कर लिया , और उसमे बहुत दूर तक सफलता भी 
पाई। यह वही समय था, जब कि स्वेनू-चाडः भारतकी यात्रा करके अभी अभी चीन लौटा था, 
और दस ही साल पहले अपनी यात्रामे मध्य-एसियाकी सामाजिक, धार्मिक और आथिक 
समृद्धिको अपनी आखो देख चुका था। 


३ उस्मान' (६४४-६५२ इई०) 


ईरानी दास द्वारा मारे गये द्वितीय खलीफाका बदला लेना नये खलीफाके लिये जरूरी 
था। उसने ऐसे सेनापतिको राज्यपाल बनानेका इनाम घोषित किया, जो कि खुरासान (पूर्वी 
ईरान ) में घुसनेमे सफल हो । उस्मानके समय सिरिया (सतणब रोमन-प्रदेश ) का शासक बताकर 
उमैया-वशी सरदार म्वाविया दमिहक भेजा गया । दमिश्क रोमन क्षत्रप्की राजबानी थी । वहाका 
राज-प्रबस रोमक कानूनक अनुसार होता था। म्वावियाके सामने प्रशइन था--देशका शासन 
कैसे किया जाय ? उसने देखा, वहापर कबीलोकी' राज-व्यवस्था लागू नहीं की जा सकती, 
सामन्तराही से कबीलाशाहीकी ओर लौटा नही जा सकता ।यदि वह ऐसा करनेके लिये तलवारका 
सहारा लेता, तो भी सारे सामाजिक और आर्थिक ढाचेका बदलना सभव नहीं था। म्वावियाकी 
व्यावहारिक ब॒द्धिनें समझ लिया, कि ऐसा करनेके लिये सिरियाके लोगोकों पहले बहु या अध- 
बह के रूपमे परिणत करना होगा, जो असभव है। उसने रोमन सामन्‍्ती ढाचेकी रहने दिया 


। सएकरादवान्‍मअकर/“कपखमजदुकत, 


* बढ़ी 


२६२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१४२ 


और अरबी हकूमतको मनवा तथा अधिकसे अधिक आवमियोको मुसलमान बना अपने शासनको 
मजबूत करनेका प्रयत्न किया। म्वावियाने रोमक राज्य-प्रणालीको स्वीकार किया। इस्लाम 
और, कबीलाशाही' सादा जीवनको जो लोग एक समझते थे, उन्हे यह बुरा लगा। जिन्होंने 
पैगबरके सादे जीवन, कबीलोकी विलास-शुत्य, भ्रातृत्वपूर्ण समानताको देखा था, उन्हे म्वाविया 
का शाही दबदबा और शान-शौकत बुरी लगी। यदि गाढेकी चादर ओढे खजूरके नीच सोन 
वाला अथवा दासको ऊटपर चढाये विजित येरशिलममे दाखिल होनेवाला उमर अब भी खलीफा 
होता, तो म्वाविया ऐसा न कर सकता। समय बदल चुका था। पेगबरके दामाद और 
परमविश्वासी अनुयायी अलीको जब यह बात मालूम हुई, तो उन्होने इसकी सख्त निन्‍दा की । 
वह चाहते थे हमारी सल्तनत चाहे रोमपर हो या ईरानपर, वह अरबी कबीलोकी सादगी 
और समानताकों कभी न छोडे । अलीकी आवाज अरण्यरोदन थी। सफल शासक म्वावियापर 
खलीफाको नाराज होनेकी जरूरत न थी। हा, म्वाविया और अलीमे स्थायी वेमनस्य हो गया । 

६३९ ई० में नहाबदके युद्धमे ईरानियोकी पराजय हुई थी, कितु १३ वर्षों 
(६५२६० ) तक ईरानियोका विद्रोह शात नही हो सका। उसमानके शासनमे खुरासान ही 
नही, बल्कि तुकोक्कि राज्यपरभी अरबोने प्रहार किया। ६५२६० में अब्दुल्ला अमीरपुत्रने 
ख्वारेज्म को हराया । इसी समय बलखके लोगोने अधीनता स्वीकार की। उसमानके शासनके 
समयसे इस्लामिक आदशंवाद का रहासहा रूपभी खतम होने लगा। उसमानने अपने 
परिवारके धन-वेभवकों खूब बढाया, जिससे अरबो में भीतर ही भीतर वैमनस्य होने लगा, 
जिसका परिणाम हुआ उसमान का कतल। 


४ अली (६५२-६६१ ई०) 


२४ वर्षोकी प्रतीक्षाके बाद उस आदमीकों खलीफा बननेका मौका मिला, जो शिया 
मुसलमानोके अनुसार मुहम्मदका एकमात्र उत्तराधिकारी था। अली अपने गुणोके कारण पैगम्बर 
के बहुत प्रिय थे। पेगम्बरकी कोई पुत्र-सतान नही थी। उनकी प्रिय पुत्री फातिमाके पति अली तथा 
नाती हसन-हुसेम पेगम्बरके बहुतही प्रेमपात्र थे, इसमे सदेह नहीं। अलीको बहुत देर 
करके पद मिला था, कितु दमिहका राज्यपाल म्वाविया उन्हें फूटी आखोभी नहीं देखना चाहता 
था। वह समझता था, अली हमे शाहशाही या कैसरी शानके साथ चेनसे नही रहने देगा । अली 
चाहे कितनाही म्वावियाकों न पसद करते हो, कितु म्वावियाका खानदान बनी-उमैया एक शक्ति- 
शाली अरब वश था । म्वावियाके ऊपर प्रहार करनेका मतलब था, बनी-उमैयाकों दुश्मन बना- 
कर गृह-युद्ध आरभ करना। अलीका सारा समय म्वावियाके विरोधमे ही बीता और उसीमे 
उन्हे बलि चढना पडा । यही नही, म्वावियाके षड़्यत्रमे उनके बडे बेटे हसनकों विप खाकर मरना 
पडा, और म्वाब्रियाके पुत्र यजीदने अलीके दूसरे पुत्र हुसेन को करबलामे तडपा-तडपा कर 
सारा। करबलामे हुसेत और उनके ६९ साथियोकी मौत बडी' दर्दनाक घटना हे । इसने इस्लामके 
भीतरी फूटको सदाके लिये स्थायी बना दिया । इस्लामके पैगम्बरके प्रिय नातीका कटा हुआ शिर 
जब यजीदके सामने रखा गया, तो उसने उसको छडीसे ठोकर मारकर हिलाया | उस समय एक 





' दर्शनदिग्दशेन पृष्ठ ५७-५९ 


अली ] अरबं २६३ 


अरब बूढेके मुहसे दर्दभरी आवाज निकली--- अरे,धीरे-धीरे,यह पेगम्बर का नाती है। अल्लाहकी 
कसम, मैने खुद इन्ही ओठोको हजरत के मुहसे चुबित होते देखा था।” लेकिन अरबोके लिये अब 
इस्लाम या उसका पं गम्बर विश्व-विजयके साधन मात्र रह गये थे। उन्हे पैगम्बर और उनके 
नातीसे क्या लेना-देना था ? अच्छा यही हुआ, कि अलीको अपने दोनो पुत्रोकी मृत्यु अपनी 
आखो देखने का दुर्भाग्य नही मिला । 

अली' लडते हुए कही मारे गये थे। कौनसी जगह मारे गये, इसके दावेदार बहुतसे स्थान 
है। खुरासानमे तुर्ज ते-हैदरी आज भी एक अच्छा कस्बा है, जिसका अर्य (अली) हैदर की 
कब्र । अफगानिस्तानके उत्तरी सूबे तुकिस्तान मे मजार-शरीफ एक शहर है, जिसका अर्थ 
है पवित्र-कत्र । इसके बारेमे भी बतलाया जाता है, कि यह हजरत अलीकी कब्र है, और इसीलिये 
उसकी बहुत पूजा होती हू । दर्रा-खेबरमे भी अली-मस्जिद है, जिसके बारेमे बतलाया जाता 
है, कि अलीने काफिरोक साथ यूद्ध करते समय वहा आकर स्वय नमाज पढी थी। अलीके 
समय अरब-राज्यकों कुछ बढनेका मौका जरूर मिला, कितु वह सफलता पहलेके तीन खलीफो 
तथा बती-उमैयाक शासनक सामने अधिक नही थी। हा, अलीके अतिम समयतक मध्य एसियाके 
भीतर अरबोके पैर पहुच चुके थे। ६५० से ६५५ ई० तक लगातार समरकदसे दक्षिण-पश्चिममे 
अवस्थित मैमुर्ग प्रदेशों अरब लूट-पाटकर बर्बाद करते रहे, यह चीनी अभिलेखोसे मालूम 
होता हैं। 





स्नोत-प्रन्थ 

[. जल्या+ 0 4589 (7५ ॥2 २०४४ ]999) 

2 एफलशपडाबए ॥00छ7 ४० पल ७०४80 पएाए4आ07 (ऐ/ 82४00) 
3. म्ाइ07५ 6 फ्रैठफाबा 5 (3 ज9ढाय८०ए,... 7.0०7607 873) 
४ इटस्कुस्स्त्वों स्ेदेनेंह आजिइ (बव बेइमाने, मास्को १६४०) 

५ आखितेक्तुनिये पाम्यात्निकि तुकेमेनिह (मास्को १८३९) 

६ दर्ोन दिग्दशन (राहुल साक्ृत्यायन, प्रयाग १६४७ ) 

७9 इस्लामुकी रूपरेखा ( थं ) 


अध्याय २ 
उमेया वंश (६६१-७४६ हे०) 


अलीके मरनेके बाद उनके बडे बेटे हसनके उत्तराबिकारी बननेकी बडी सभावना थी | 
राज्यपाल स्वाविया मर्दानेमे जनप्रिय नहीं था। हसव और हुसैन दोनोकी यज्दगर्द (सासानी 
शाहशाह ) की दो राजकुमारिया व्याही गई थी, जिससे शाही तडक-भडक पैगम्बर खान्दानके 


की... ७७४० 
पं स-अ 


( 


िनिननन»-»मथ++- जन त+ «नल लल नल 
थ्र्ज्त 
५3 अकअाभअफसकतफजभकत 
(.] कली अल अभेद ाायामााबाक, 








बात 
7 | 
पा रः ब॒ 
कि 
नै्‌ 
ह 
7 है. भर्दोी ना 
[७ 
रा * मक्का 
॥4 
4 
ञै्‌ 


'िडियअमदर्यमाकानक 34४८ अकनाकननम ५५८ >5-रमा-क++नत-+न नह कलर... था 
फुंक 


अकककरल्‍सालराक, 


९० अरब ( उमैया ) साम्राज्य ( ७१२ ६० ) 


भीतर भी दाखिल होनेसे बाज नहीं आ सकती थी । पैगम्बरका नाती होने के कारण लोगों 
का अनुराग हसन के प्रति अधिक था। म्वाविया हसनकी बीबीसे जहर दिलवा उन्हें 
मरवा कर स्वय खलीफा बन बैठा 


१ खलीफा म्वाविया मेरवान । (६६१-६७० ई०) 


अलीके बाद खलीफाका पद म्वावियाने रे कर अपने उम या वशकी नीव रक्खी । इस वशमे 
निम्त १३ खलीफा हुए -- 


भ्वाविया ] उमया-वंद १६५ 
१ स्वाबिया (7) ६६१-६८० ई० 
२ यजीद (7) ६८०-६८३ ई० 
३ म्वाविया (०) ६८३ 
४ अब्दुल मलिक ६८३-७०५ ई० 
५ वलीद (4 ) ७०५-८१४ ई० 
६ सूुलेमान ७१४-७१७ ई० 
७ उमर (४) ७१७-७२० ई० 
८ यजीद (एप ) ७१९-७२३ ई० 
९ हिल्माम ७२३-७४२ ई० 

१० वलीद (प्र ) ७४२ 
११ यजीद (77) 
१२ इब्राहीम 
१३ मेर्वान (7) ७४९ ई० 
उमेया राजवशके समय खुरासान और सोग्दके तिम्न वली (राज्यपाल) थे -- 
१ अब्दुल्ला अमीर-पृत्र ६६१ ई० 
२ केस हँसम-पृत्र ६६२ ई० 
३ अब्दुल्ला खाजिम-पुत्र ६९३ ई० 
४ जियाद ६६५ ई० 
५ हकम अमीर पुत्र ६६७ ई० 
६ रबी जियाद-पृत्र हारिसी ६७० ई० 
७ खुलूद अब्दुल्ला-पुत्र हनफी ६७३ ई० 
८ सईद उस्मान-पुत्र ६७६ ई० 
९ सलल्‍म जियाद-पुत्र ६८१-६८३ ई० 
१० अब्दुल्ला जियाद-पुत्र ६८३-६९१ ई० 
(मूसा अब्दुल्ला-पुत्र ६८९-७०४ ई० 
११ मुहल्लब ७०० ई० 
१२ उमैया अब्दुल्ला-पुत्र खालिद-पुत्र ६९६ ई० 
१३२ मृहल्लब ७०० ई० 
१४ यजीद महल्लब-पुत्र ७०१ ई० 
१५ मृफज्जल मृहल्लब-भ्रात ७०३ ई० 
१६ कुतेब म्‌ स्लिम-पुत्र वाहिली ७०५-७१४ ई० 
१७ जर्राह अब्दुल्ला-पृत्र ७१७ ई० 
१८ अब्दुररहमान 
१९ सईद अब्दुल-अजी ज-पुत्र ७२० ई० 
२० सईद अम्न-पुत्र हरसी ७२१ ई० 
२१ असद अब्दुल्ला-पुत्र कसरी ७२५-७२७ ई० 





२६६ संध्यए्सिथा का इतिहास (१) [ ६११ 
२२ अशरश्‌ अब्दुल्ला-पृत्र ७२७-७२९ ई० 
२३ जुनेद अब्दुर्‌रहमान-पुत्र ७२९-७३३ ६० 
२४ आसिम्‌ अब्दुल्ला-पृत्र ७३४-७३५ ई० 
असद अब्दुल्ला-पुत्र (पुन ) ७३५-७३७ ई० 
२५ नखस्र सैयार-पृत्र ७३७-७४८ ई० 
तुलनात्मक अरब वश 
भारत चीन अरब उत्तरापथ 
(था) (परिचिर्म तुक ) 
६४०. अर्जुन ताइ-चुड, निशि दुलू 
६४८- ६२७-५० के 
(उमया ) 
काउ-चुड, इबी शबोलो 
६५००-८४ ६५ १- 
६६० म्वाबिया ] 
६६१०-८० 
६८० यज़ीद १ 
६८८०-८३ 
वूहु (त्वी) 
६८४-७०५ 
अब्दुलमलिक 
६८३-७०५ 
अशिनाशिन 
“9७०८ 
७०० ब्लीद 7 9०५ सोगे ७०८-९ 
सुलू ७०९-२३८ 
स्वान्‌ चुड सुलेमान ७ १४-१७ 
७१३-५६ 
यजीद] ७१९-२३ (उद्गर) 
७२० 
यशोवर्मा ७२५-५२ हिशाम ७२३-४७  बुख्तेवर ७१९ 
७४० (अब्बासिया) कुतुलबिगा -७५६ 
सुचुदड ७५६६-६३ सफ्फाह ७५०-५४  मोयुनचुर ७५६-६० 


मसूर ७५४-७५ 


स्वाविया ] उमंया-बंदा २६७ 





भारत चीर्‌ अरब उत्त रापथ 





७६० वच्'पृध्‌ ७७०- ताइचुड ७६३-८० 
मेहदी ७७५-८३. दुर्मोगो ७७८-८९. 


७८० [(प्रतिहार) तेइइचुड ७८०-८०५ हादी ७८३-८६ 
वत्सराज हारूत ७८६-८०९ 
७८३-८१५ आचो -७९५ 
॥॒ कुतुलक ७३९५-८० ८ 
८0७0 


त्यानूचुझ ८०६-२ १ 
अमीन ८०९-१३ काउसड ८०८-२ १ 
नागभट्ट ८१५- मामून ८१३-३३ 
८२० मू-चुड ८2२१-२५ 





जिस समय म्वाविया इस्लामका खलीफा बना, उस समय अब भी पूर्वी ईरानपर अरबोका 
अधिकार स्थिर नही हो पाया थ। । अब्दुल्ला अमी ₹-पुत्रने ६६२ ई० मे खुरासानपर सफल अभि- 
यान किया । उसी समय उसको वहाका वली (राज्यपाल) बना दिया गया। छूट-मार करना 
आसान था, क्यो के ईरानके विजयके बाद खुरासान, बलख, मेव॑ सभी जगह अरबोंकी धाक जम 
चुकी थी, लेकिन स्थायी सफलता न होनेसे वली (गवर्नर) बराबर बदलते रहते थे। अमीर 
म्वावियाके शासन-कालमे निम्न वली मध्य-एसिया भेजे गये-- 

(१) अब्दुल्ला अर वुत्र (६६१ ई०)--खुरास।न-विजेता । 

(२) कस है रान-पुत्र (६६२ ई०)-- 

(३) अब्डुल्ला खाज़ित-पुत्र (६६३ ई०)-- 

(४) छिपाद (६६५ ई०)--इसे पिछले साल खलीफाने अपना भाई घोषित किया 
था। यह दो साल तक वली रहा। 

(५) हाकिस अभीर पुत्र (६८७ ई० )--घुरासावका वली' (राज्यपाल ) होकर आनेके 
बाद इसने तुखारिस्तानकी ओर अभियान किये और वहा साथ ही बलखसे दक्षिण-पूर्व॑ 
हिंदकुश तकका प्रदेश जीत लिया। यह पहला अरब सेनापति था, जिसने वक्षुको पार किया, 
यद्यपि वक्षु-पारके तुखारिस्तानपर वह स्थायी अधिकार कायम नही कर सका। ६७० ई० में 
मेबमे इसकी मौत हुई । 

(६) खुद अब्दुल्ला-पुत्र (६७० ई०)--अलहनफीने नये वलीके आने तक शासन 
सभाला । 

(७) री जियाद पुत्र अल्हारिसो (६७० ई०)--यह नया राज्यपाल « पहले वर्ल, 
जियादका सहायक था। बीसियो सालके शासनके बाद अब स्थिति अनुकूल हो गईं थी, और 
कितने ही अरब-पारिवार आकर खुरासानम॑ भ्रस गये । यहू आवश्यक भी था, क्योकि इस 


२६८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६४२१ 


प्रकार खलीफाकी सेनाको पास ही मे सैनिक भी तैयार मिलते थे। अरब यीद्धा, नये जीते हुए 
दे शकी' सुख-सपत्तिको देखकर अरबके रेगिस्तानसे यहाके जीवनकों अधिक पसद करते थे। 
रबीने बलखमे लगातार होते रहते विद्रोहोंको बिना युद्ध ही दबानेमे सफलता पाईं। दूसरे 
विजेताओते अरब घृमन्तू विजेताओकों कितने हू। सुभीते भी थे। जहा अरब तछवार शरत्रुकी 
दक्तिको छिन्न-भिन्न करती, वहा पराजितोकों विजेताओके साथ एकता-बद्ध करनेका काम 
इस्लाम करता । सबसे पहले ईरानके दलित और उत्पीडित निम्नवर्गंका इस्लामकी ओर 
आक्ृष्ट होना स्वाभाविक था, क्योकि उनका जातीय (जर्थुस्ती) धर्म हिंदू-धर्मकी तरह ही 
छुआछत और जातपातका पक्षपात। था, जिसके कारण मुसलमानोके सपर्क मात्रसे आदमी 
जातिच्युत हो जाता, और उसका वैयक्तिक तथा सामाजिक स्वार्थ अरब विजेंताओसे मिल 
जाता । यद्यपि अरब मृसलमान अनू-अरब म्‌ सलमानोको समानताका अधिकार नही दे सकते थे, 
फितु काफिरोके मुकाबिलेमे मोमिनका बहुत ऊचा स्थान था, वह छोटी जातका होने पर भी 
बडीसे बडी जातक ईरानीसे ऊपर था। जिस समय अरब मध्यएसियापर विजय प्राप्त कर 
रहे थे, उस समय यहा गावका स्वामी देहकान होता था। भारतवर्षमे दे हकान किसान को 
कहते है, लेकिन मूल देहकान शब्दका वही अथे और. दर्जा था, जो कि प्राचीन हिंदू 
कालमे ग्रामणीका। देहकान देह (ग्राम) का राजा था। राजधानीक पासवाले प्रदेशोम 
देहकानोकी निरकुशता पर शाह और पुरोहित (मोविद)-वर्गका अकुश भी होता था, कितु 
दूरके प्ररेशोमे वहाके क्षत्रपषका दबाव दे हकानोके ऊपर इतना नही था, कि उसे ग्रामीणोपर 
मनमानी करनेसे रोका जा सके। देहकान छोटे जमीदार नहीं, बल्कि तालुकदार या छोटे 
सामन्‍्तकी हैसियत रखते थे। शाही अगरक्षक इन्हीके पृत्रोंमेसे लिये जाते थे। शाही नौकर 
(शाकिर या चाकिर) भी इनमेसे होते थे। बुखाराके खातूनके शरीर-रक्षकोके बारेमे हम 
बतला चुके है, कि वह देहकानोके लडके होते भे। ईरानमे शाही धर्म (राजधर्म) जर्थुस्ती 
दीन था। कितु खुरासान आदि जेसे दूरके प्रदेशोमे कोई राजधर्म नही था, क्योकि बहा 
बोद्ध, नेस्तोरी (ईसाई) और यहूदी धर्मके लोग भी काफी सख्याम बसते थे। जर्थुस्ती धर्मंसे 
निकले हुए मज्दकी जैसे धर्मके माननेव।ले अत्याचर से बच्ने के लिये इन प्रदेशोमे आकर बस 
गये थे, जिसके कारण भी जर्युस्ती धर्मकी यहा उतनी धाक नही थी। मावरा-उन्‌-नह र 
(वक्ष्‌ और सिरदरियाके बीचफे प्रदेश, अन्तर्वेद) मे बल्कि जर्थुस्ती धर्मसे बौद्ध ओर 
नेस्तोरी धर्मके अनुयायी कम नही थे, तो भी ईरानी जातिका धर्म होनेके कारण जर्थुस्ती 
धर्म अधिक प्रभाव रखता था (स्वेनू-चाडके समरकदमे रहते समय जर्थुस्तियोने बौद्धोके एक 
विहारको जला दिया था) । 


(अरब-विजयके समय') छा कर 


सेठ--मध्य-एसियामे चीनके व्यापारके कारण सेठोका प्रभावशाली वर्ग व्यापारिक 
नगरोमे रहता था। यह मामूली सेठ नही थे, बल्कि इनके पास बहुत भारी जागीरे (जमी- 


१ 


नाप 097 00 76 १०४४० 7एब४0०07 ( 8०700) , 
पा४07ए रण फ्रेपोए789 (3 ५४०७४०७००ए) 


स्‍्वाविया ] उसेया-वह २६९ 


दारिया) होती, रहनेको भी अपने गढ होते थे। समाजमे इनका स्थान देहकानोसे बहुत कम 
अन्तर रखता था। 

मध्य-एसियामे सोग्द, फर्गाता और तुखारिस्तान बसे तो नगसे और ग्रामोके देश थे, 
लेकिन अपने उत्तरी घुमन्तू लडाक्‌ जातियोसे बराबर सचर्ष रहनेके कारण यहाके लोग वी रताका 
मूल्य समझते थे । समरकदमे प्रतिवर्ष एक चौकीयर भोजन और एक मठकी अगूरी शराब रखी 
जाती थी । यह हमारे यहाके पानके बीडा उठानेकी रस्म जेसी थी। जो आदर्मी उस भोजन और 
दशराबकी ओर हाथ बढाना चाहता, वह मानों पिछले सालके निर्वाचित वीर (पहलवान) को 
लडनेके लिये ललकारता । दोनो वी रोमे लडाई होती । जो अपने विरोधीको मार देता, वह देशका 
सबसे बडा वीर माना जाता। साल भर बाद फिर इसी रीतिके अनुसार वीर-परीक्षा होती । 

देशवासियों मे जहा इस प्रकार बी रोका सम्मान किया जाता, वहा यहाके तुर्के शासकों 
की वीरता के बारेमे अरब भी सदेह नहीं कर सकते थे। ५६९ ई० में अरब इतिहासकार 
जहीज ने लिखा था “कला-कौशलमे चीनी, हिकक्‍्मत (देन) में यूनानी, शासनमे सासानी 
और यूद्धमे तुर्क बढे है । 

मध्य-एसियाक तत्कालीन शासक और सरदार तुके या अतुक हमारे राजपूतोकी तरह 
मृत्यसे डरते नही थे । युद्ध उनके लिये खेल था, कितु उनमे एकता नहीं थी। आपसी शज्रुताके 
कारण वह एक दूसरेके विरुद्ध अरबोको सहायता करनेसे भी बाज नही आते थे । खलीफा उमरने 
विधान बनाया था, कि मोमिन (मुसलमान ) छोडकर किसीको हथियार चलानेका अधिकार नही 
है । रोम और ईरानके जीते हुए इलाकोमो जिस तरह लोगोने भीषण सधर्ष किया, उससे 
अरबोको विश्वास नही था, कि गैर-मुस्लिम उनके वफादार हो सकते है । यह ठीक भी था, क्योकि 
अरब किसी देशको केवल राजनीतिक तौरसे ही परतत्र नही करना चाहते थे, बल्कि वह वहाके 
धर्म और सस्क्ृतिको इस्लामके लिये खतरेकी बात समझ उन्हे निर्मुल कर दे ता चाहते थे, जिसके 
ही कारण सबर्ष बहुत तीत्र हो जाता था। मव्य-एसियामे तु्के आये, उनसे पहले हेफताल, शक और 
यवन आये, किन्तु वह वहाकी ससस्‍्क्ृतिके दुश्मन नही थे । उन्होने स्थानीय देवी-देवताओको भी 
अपने लिये पूजनीय माना और यदि स्वय सस्‍्क्ृतिमे पिछडे थे, तो यहाकी सस्कृतिसे बहुतसी बाते 
सीखकर अपनेको सस्क्ृत बनाया। अरबोकी नीति ऐसी नहीं थी । उन्होने इस्लाम धर्मेके 
नामपर बिखरे हुए अरब कबीलोको एकतावद्ध किया था। चाहें देश-विजय ही प्रेरक रहा हो, 
कितु उसने अपने योद्धाओको इस्लामके नामपर मर मिटने और दुनियासे कुफ़को हटाकर पेगबर- 
का धर फैलानेका बीडा उठाया था। इसीलिये यूनानियों, शकों या तुर्कोकी तरह धर्म और 
सस्कृतिके साथ समझौता करनेकी गुजाइश नही थी । इसके विरुद्ध लोगोकी चाहे अपने अपने बहु- 
स्वीकृत जातीय धर्मके प्रति आस्था भले ही हो, लेकिन वह तब तक दूसरे लोगोके साथ बिगाड 
या अत्याचार करनेके लिये तैयार नही थे, जब तक कि उनके अपने धर्मपर खूनी हमले न हो । 
उमरका कानून उमैया खलीफोक समयमे ही नहीं माना गया और वली (राज्यपाल) कुतेब 


* जहीज (इतिहासकार), “अहलुस सीन फिस-सनाआत वल्‌-यूनानियून्‌ फिलू्‌-हिक्मे 
व आले-सासान फिल्‌-मलके वल्‌-अतराक फिल्‌-हरूओ --रिसारला 'फजायललू-अतराक । 
( प'पटटाडथ्0 [0097 $0 पा० १/०ण३० ॥फए4४०० में उद्धृत ) 


२७० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६॥२११ 


(७०५-७१५ ई०) ने अपनी लडाइयोमे दुृदमनोके साथ लडनेका अधिकार काफिरो- 
को दे दिया। अरब बहुत दिनों तक देशपर अधिकार करना नहीं चाहते थे। उनका उद्देश्य 
था--लूटके मालको लेकर लौट जाना ओर अगले साल फिर आकर उसी तरह करना। अस्बों 
का निवासस्थान विशेषकर खुरासान और बलख प्रदेशमे था। सल्म जियाद-पुत्र [(६८२-६८३ 
ई०) ही पहला राज्यपाल था, जिसने पहली बार वक्षु-पार जाडा बिताया। इन लूटो और 
आक्रमणोके प्रतिकारके लिये आपसमें झगडते छोटे-छोटे राजाओकों भी कुछ करनेका ख्याल 
आया । इतिहासकार तबरीकी अनुसार मध्य-एमसियाके राजा खतरा होनेपर ख्वारेज्मके किसी 
दहरमे एकत्रित होते और आपसी झगडोको शातिपूर्वक ते करने एव मिलकर अरबोसे लडनेकी 
शपथ लेते थे । लेकिन व्यवहारत इसपर चलना उनके लिये मुश्किल था । अरबोके विजयका एक 
कारण यही कमजोरी थी । समरकदके राजा गोरकने ७१८ ई० में चीन सम्रादके पास लिखा था, 
कि हम ३५ सालसे अरबोसे लड रहे है । लेकिन, बिखर हुए पचासों छोटे-छोटे राजा अरबोकी' 
शक्तिसे मुकाबिला कंसे कर सकते थे ” 

(६) रत्री जिशाद-एुत्र हारिती---इमने वलखके विद्रोहको बिना युद्धके शात किया। 
कोहिस्तानके तुर्कोने बहुत सख्त सधर्ष किया, जिनका नेता तर्खून नीजक था, जो पीछे कृतैबके 
हाथो मारा गया। रबीने वक्ष पार आक्रमण किया, कितु लूटमारसे ही सतोप करके लौट आया। 
६७३ ई० में रबी और उसके मलिककी मृत्यु हो गई | खलीफा पूरबी प्रदेशका एक मलिक (उप- 
राज) नियुक्त करता था, जो अपने भिन्न-भिन्न प्रदेशोके लिये किसीको वली बनाकर भेजता 
था। उसके पुत्र अब्दुल्लाने केवल दो महीतवा शासन किया। 

(७) खुलेंव अब्दुल पुत्र हनफी (६७३ ई०)--जियादके मरनेके दाद खुलैदने अपने 
पुत्र उबेदुल्लाको कूफा बलख और खुरासानका मलिक (उपराज) बनाया। उबेदुल्ला जियाद- 
पुत्र खुलेदको हटाकर गवर्नर बना । 

उबेदुल्ला जियाद-पुत्रने इराक (मसोपोतामिया) में एक बडी सेना जमा की। फिर 
खुरासान होते वक्षुपार हो, बुखाराके पर्वतोमे दाखिल हुआ | वह स्वयं ऊठपर सवार था। उसने 
रामतीन और बेकदको लूटा | बुख्लाराकी शासिका खातून अरवोके सामने लडनेकी हिम्मत न 
कर समरकद भाग गई। कहते है, जल्दीमे उसका एक जूता छूट गया, जिसका दाम दो लाख 
दिरहम (एक दिरहम--२५ ग्रेन चादी ) था। अन्तमे खातुनने अरबोकों वाधिक कर देना स्वीकार 
किया। उबंदुल्ला लूटका माल लादे लौठा। हिरात अनेपर खलीफाने उसे वसराका 
गवर्नर नियुक्त किया। 

(८) सईद उप्मान-पुत्र (६७३ ई०)--नये गवतनेरने उबेदुल्लाकी सधिको न 
मानकर बुखारापर आक्रमण कर दिया। उबेदुल्लाके साथ लडनेमे ही खातूनकी सारी शक्ति 
और सपत्ति खतम हो चुकी थी, फिर बेचारी अब कया लडती ? सेनाकी हिम्मत भी टूट 
गई थी, इसलिये उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता था। अतमे खातूनने बुखारा- 
खुदातकों अरबोको दे देना स्वीकार किया। समरकद अब भी स्वतत्र था और सबसे धनी 
लोग वहा रहते थे। रानी (खातूत) ने नेकचलनीके लिये बुखाराके ८० पुरुषोकों 
जामिनके तौरपर दिया, जिनको लिये सईद समरकद पर चढा। तुकोने मृकाबिला 
किया, कितु अतमे समरकद अरबोके हाथमे गये बिना नहीं रहा। सईदकों ३०००० 


थज्ञौद ] उमया-वबंदा २७१ 


युद्ध दास और अपार सपत्ति हाथ लगी। पहले दिन युद्धमे समरकदके सोग्दियोको तैयार 
देखकर सईदने हमला नही किया, और दूसरे दिन' उन्हे गाफिल पाकर आक्रमण कर दिया। जब 
सईद समरकद-विजयके बाद बृखाराक रास्ते छौठा, तो खातूवने अपने जामिन आदमियोको 
मागा। सईदका उत्तर था--नुम्हारा विश्वास नही, इसलिये आमू-दरिया पार हुए बिना हम 
उन्हें लौटा नही सकते । आमू पहुचनेपर पे बसे लौठानेका बहाना किया। अतमे उन्हे वह अपने 
साथ मदीना ले गया और देहकान (सामन्‍्ती ) की वे ष-भूषाकों हटाकर उन्हे गुलामोकी पोशाक 
पहना दी। इस दासतासे मरना बेहतर समझ अस्सी गुरूमो” ने सईदके मह॒लमे घुसकर 
दरवाजा बद कर लिया और अपने धोलेबाज शत्रुको मारकर स्वय भी आत्म-ह॒त्या कर डाली । 
यह घटना ६७९ ६० (६० हि०) को है । 


२. खलीफा यजीद मेरवान-पुत्र (६८०-६८३) 


म्वावियाका बेटा यह वही यजीद है, जिसने कूफाका राज्यपाल रहते समय करबलामे 
हुसेन और उनके सावियोकी निर्नेम हत्या कराई थी। राज्यपाल सईदकी मदीनामे हत्या हो चुकी 
थी, और यज़ीदने सल्म जियाद-पुत्रकों खुरासानका वली बनाया। 

(९) सरल्‍म जिधाद-पुत्र (६८१-६८३ ई०)--सल्मके अधिकार सभालते समय सोग्द 
में विद्रोह फैला हुआ था। गोरकने हथियार रख नहीं दिया था। सईदका परिश्नम' व्यर्थ हो 
गया। उसकी धोलेबाजीसे अरबोकी बात पर लोगोका विश्वास नहीं रह गया था। सल्मने 
पहले सोग्दको ठीक करना जहूरी समझा । उसने सेनापति मुहल्लबसे सलाह करके मेवे सेंनिक 
केद्र स्थापित किया, और ६००० अरब सेनाके साथ वक्षु (आमू-दरिया) पार हो वह बडी 
तेजीसे बुखारापर चढ दौडा। खातूनने सोग्दक तरखून मलिक गोरकसे अपना पति बनानेका 
लालच दे सहायता मागी | तरखून १२०००० सेना साथ हे मददके लिये आया। अरबोने भेद 
लगानेके लिये जो टुकडी भेजी थी, उसके आधे आदमियोको मारकर गोरक ने भगा दिया। 
फिर प्रधान सेनासे मुकाबिला हुआ, जिसमे तुकोकी जबर्दस्त हार हुई। सल्मको अपार 
सपत्ति हाथ छगी, प्रति-सेनिक २४०० दिरम ( एक दिरम २५ग्रेन ८ १$ मादा चादी ) 
अपना हिस्सा सिला। रानीको उसने क्षमा कर दिया। सल्म मेर्षके नो मुस्लिमोमे बहुत 
प्रिय था, इसका पता इसीसे छगेगा, कि उसके दो सालके शासनमे नगरके २००० 
लडकोक नाम सलम' रकक्‍्खे गये ।' 


* ओडोनोवनने अपनी पुस्तक मेवकी कया” (पृ० ३८९ ) मे लिखा हे (एक दिन तगरका 
डुग्गी पीटनेवाला एक दर्जन दूसरं तुकमानोके साथ मेरे झोप्डेमे आया। वह अपने नवजात 
शिशुओको मेरे पास लाये थे। में उनके शब्दीको अच्छी तरह पकड नही पाता था। मेने जो कुछ 
समझा, वह यही था, कि उन शिशुओमेसे एक ओडोनोवन वेग था, दूसरा ओडोनोबन खान, तीसरा 
ओडोनोवन बहादुर । पता छगा कि तेक्के (तुकेमान ) छोग अपने नवजात छडकोका नाम 
किसी प्रसिद्ध विदेशीके नामपर रकक्‍्खा करते है ।” 


२१७२ मध्यट्सिया का इतिहास (१) [ ६।२।४ 
३. खलीफा म्वाविया (77) (६८३ ई०) 


यह वस्तुत खलीफाक पदके योग्य नही था। इस्लामके विश्वविजयका यह काल था, 
जिसमे खलीफामे वीरताके साथ धर्मांघताकी बहुत आवश्यकता थी। उसने शासनकों अपने 
लिये भारी बोझा समझा और कुछ ही महीनोके बाद गद्दी अपने उत्तराबविकारी मेरवान-पुत्र अब्दुल 
मलिकके लिये छोड दी ।उत्तराधिकारके लिये अब्दुल्ला जुबेरपुत्र और अब्दुल मलिकका झगडा 
हुआ, जिसके कारण इस्लामी साम्राज्यके दो भाग हो गये । अब्दुल्लाने यमन, सिरिया, फिल- 
स्तीन और मिस्रको लिया। अब्दुल मलिकने राजधानी दमिश्ककों अपने हाथमे करके शीक्र 
ह्वी अब्दुल्लासे सिरिया और मिस्र भी छीन लिया। 


४ खलीफा अब्दुल-मलिक मेरवान-पुत्र (६७३-७०५ ई०) 


मेरवान के पुत्र अब्दुल-मलिकने जिस समय शासनकी बागडोर सभाली, उस 
समय उसके प्रतिद्वन्द्रियोकी कमी नहीं थी। उसका एक प्रतिद्वन्द्री मुहम्मद मकक्‍्का-मदीने में 
खलीफा बन बेठा था। विजतीन (रोम) साम्राज्य अभी भी शक्तिशाली था, यद्यपि उसके 
हाथसे सिरिया और फिलस्तीन निकहू कर अरबोके राज्यमे चले गये थे। अरब खलीफा 
विजतीनको भी ईरानकी तरह हडपना चाहते थे। अब्दुल-मलिकने देखा, कि बाहरके सधर्षके 
साथ वह घरू सचर्षको सफलतापूर्वक नही चला सकता, इसलिये विजतीनसे सुलह करके उसने 
मृहम्मदको मक्‍्का-मदीनासे मार भगाया। अब्दुल मलिककी खिलाफतमे अरबोको मध्यएसियामे 
आगे बढनेमे बहुत सफलता मिली, जहा उसके निम्न वली हुए -- 

(१०) अब्दुल्ला जियाद-पुत्र (६८३-६९१ ई०)--खिलाफतके लिये जो झगडा 
मलिक और अब्दुल्लामे हुआ था, उसमें खुरासानके राज्यपाछ (वली) अब्दुल्लाने विरोधीका 
समर्थन किया था, इसलिये अब्दुलमलिकने उसे हटाकर बुकेरकों खुरासानका राज्यपाल 
बनाया । 

(११-१२) बुहुर अब्दुल्ला-पुत्र, उसेया खालिद-पुत्र (६७६)--जुकेरपर विश्वास न 
रहनेसे खलीफाने उसकी जगह उमैयाको क्षत्रप बनाया। सेनापति मुहल्लब अब्दुल्ला जियाद-पुत्रका 
पक्षपाती था। नई व्यवस्थाके अप्ततुष्ट हो वह मेब॑छोडकर केश (शहरशब्ज ) चला गया । 
७०० ई० में उसने अपने पुत्र हबीबको एक बडी सेनाके साथ बृखारापर आक्रमण करनेके 
लिये भेजा । राजाकी पराजय हुईं। दो साल बाद कर उगाहनेके समय मुहल्लब मे आया, जहा 
७०१ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। 

(१३) यजीद मुहल्लब-पुत्र (७०१ ई०)--मुहल्लबके स्थानपर उसका पुत्र यजीद 
मेवेका राज्यपाल बताया गया। 

(१४) मुफक्ज़ल मुहल्लव-भ्रात (७०३ ई०)--हज्जाज यूसुफ-पुत्र सेकेफीको यजीद 
पसद नही आया और उसने उसकी जगह उसके चचा तथा उपराज्यपाल मृफज्जलको वली बनाया । 
उसका शासन कवर ९ महीनेका था, जिसमे उसने खीवा और बादगीमे लूटमार करके प्राप्त 
सपत्तिको अपने सैनिको (अरबो) में बाट दिया। 


वलीद ] उमया-बंदा २७३ 
५, खलीफा वलीद अब्दुलमलिक-पुत्र (७०५-७१४ ई०) 


इसी खल्ीफाके समय ७११ ६० मे अरब सेनापति मुहम्मद कासिम-पुत्रने सिधकों जीता । 
हमे मालम ही है, कि सिंवके जीतनेमे घरेल फूट छात्रुकी सबसे अधिक सहायक हुई । 

(१५) कुतेब मुस्लिम-पुत्र वाहिली (७०५-७१४)--मेव॑ सारे अरब-शासन- 
कालमे दक्षिणापथकी राजधानी रहा । मेवंको शाहेजान (राजग्राण शाहेजहा ) कहते थे । मेर्व का 
राज्यपाल खलीफाका पूर्वी उपराज नियुक्त करता था, जो कि इस समय हज्जाज युसुफ-पृत्र था । 
हज्जाजने म्‌फज्जलको हटाकर उसकी जगह कुतेबको मेवेका राज्यपाल बनाया । मध्य-एसियामे 
अरब-शासन और इस्लामकी दृढ नीव डालनेमे सबसे अधिक हाथ कुतैबका था। इसके पहलेके 
राज्यपालोका लक्ष्य प्रधानतया केवल लूटमार करते चौय उगाहना था । यद्यपि बहुत वर्षोसे अरब 
खुराप्तानक स्वामी थे, और मेर्व उनके राज्यपालकी राजधानी थी, कितु वक्षु-पार उनका प्रभुत्व 
नाममात्रका था। बस, समय-समयपर उनकी सेनाये लूट मारके लिये वहा जाती थी। वक्ष और 
सिरके बीचको भूमियर इस्लामका झडा गाडनेवाला कुतैब था। इसने वहासे जर्थुस्त और बुद्धके 
धर्म को मिटाकर इस्लामको स्थापित किया और अपने सैनिकोको कुरानकी पातिया उद्धृत 
करते इस्लामके लिये जहादके लिये उत्तेजित किया । जहादियोके जोशको और भी मजबूत करनेके 
लिये अभियानके समय तककी तनखाहे उन्हें पेशगी दे देना । 

मूसा अब्दुल्ला-पुत्र हाजेन-पुत्र (६८९-७०४ ई०)--अब्दुला हाजेनपुत्र कसी एक 
प्रसिद्ध अरब सेनापति था। पेगम्बर मुहम्मदने अरब कबीलोकी शक्तिको बहिर्मुखीन 
करके उनके घरेल खूनी झगडोको रोक दिया था। अब वह आपस' में लडनेकी जगह विदेशी 
काफिरोसे लडते थे। लछूठ मे जहा बहुतसा धन मिलता था, वहा ईरानी, रोमन, सोग्दी और 
तुके सुन्दरिया यदि दासी बननेसे बचती, तो बीबी बन जाती। युद्धकी छूटके बटवारेमे कभी 
कभी एक-एक सिपाहीपर पाच पाच स्त्रिया पड़ती । सबसे सुन्दरी और कुलीन स्विया 
खलीफाके हरम के लिये चुनी जाती, उसके बाद उपराज (मलिक ) का' नबर आता, फिर 
वली (राज्यपाल ) की बारी आती । हा, किसी सेनापतिकी नजर पड़ गई और खतरा नही मालूम 
हुआ, तो उसे भी कोई अनिद्य सुन्दरी मिल जाती। सिपाहियोको छेंटी-छुटी स्त्रिया ही मिलती । 
स्त्रियोकी' इस लूटसे इस्लामको बहुत फायदा हुआ। मुल्ला काफिरोको धर्मोपदेश दे लौकिक 
प्रलोभनके साथ उन्हें अपनी जाति छोडा इस्लामी जमातमे भर्ती करते थे। निकाही या 
या दासी बीबीयोका काम था मुसलमान पुत्र पेदा करना । दोनोही तरहसे देशकी स्वतत्रताके लिये 
लडनेवाले घाटेमे रहते। काफिर कभी कभी फिरसे अपने धर्ममें लौट जाते, कितु 
मुसलमानोकी यह सताने ईरानी जात-पातके कारण अपनी जातिमे लौटनेकी गुजाइश नही रखती। 
इस प्रकार इस्लाम ईरान और मध्य-एसियामे बडी तेजीसे बढत। रहा । कितने ही अरब 
परिवार अरब छोडकर खुरासान, मेवे या बलखमे बस गये थे । कितु जनवुद्धिकी सामान्य- 
गतिसे वह उतनी जल्दी बहुसख्यक नही हो सकते थे । इस वैध या अवैध स्त्री-पबध ने उस 
गतिको बहुत तेज कर दिया, इसमें संदेह नहीं। तो भी यह ख्याल रखना चाहिये, कि ईरान 
और मध्य-एसियाको जब अरब जीत रहे थे, उस समय वहा असह्य सामाजिक विषमता 
का राज्य था। भारतके शूद्रो और अछूतो की तरह वहा भी बहुतसी जातिया थी, जो 


२७४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [६२१४ 


इस्लामकी जमातमे दाखिल होकर कमसे कम अपने काफिर बन्धुओंसे नीच नहीं रह 
जाती थी । 

अपार धनके लाभ और सुखी जीवनने अरबोकी लडाक प्रवृत्तिको जगा दिया था। 
उनके कई दल हो गये थे, जो शक्ति और लाभके लिये आपसमभे लडते रहते थे | सेनापति या 
राज्यपाल ज्यादा दिनतक टिकते नही थे, जरा सी शिकायतपर उन्हे निकालकर दमिश्कसे कोई 
दूसरा भेजा जाता | इसी तरह के निष्कासनकी तलवार अब्दुल्ला खाजिमपुत्रके ऊपर पडी। वह 
६९१-६९२ ई० (७२ हिज्जी) तक खुरासानका निरकुश शासक हो बेठा। उसने अपने 
नामके सोनेके सिक्के चलाये । खलीफा अब्दुल मलिक इसे केसे बर्दाश्त कर सकता था ? अतमे 
खलीफाके हुकुमसे उसे कतलू कर दिया गया। लेकिन अब्दुल्ला अपने भविष्यको जानता था, 
इसलिए अपने पृत्र मूसाको उसने वक्षु पारके तुखारिस्तान में भेज दिया था। मूसाने मुट्ठीभर 
आदमियो की मददसे तेरमिजपर अधिकार कर लिया। स्थानीय शासक भाग गया । उसके बाद 
१५ साल तक मूसा वहाका स्वामी रहा। यह यजीद मुहल्लब-पुत्रकी राज्यपारृताका समय 
(७० १-७० ४ ई० ) था। 

इसी' समय साबित कुतबापुत्रभी मूसासे आमिला। सावितका स्थानीय लोगोपर बहुत प्रभाव 

था। उसने स्थानीय राजाओं को अपनी ओर कर लिया और यज़ीद के तहसी लदारो को असन्‍्तर्वेद 
(वक्ष्‌ और सिरदरिया के बीच के प्रदेश ) से मार भगाया। अब सारे अन्तर्वेद का स्वामी मूसा 
था। वहा खलीफा का नही मूसा का शासन चल रहा था । इसी समय तुर्कों, सोग्दो और हेफतालो 
ने मिलकर एक भारी सेना मुसलमानों से छडने के लिये भेजी, जिसे मूसा ने तितर-बितर कर 
दिया। लेकिन मूसा का साबित और उसके स्थानीय सहायको से झगडा हो गया। मूसा उन्हें 
भी दबाने मे सफल हुआ। साबित मारा गया। स्थानीय सामन्‍्तो का मुखिया सोग्द का इखशीद 
तरखून गोरक बडी बहादुरी के साथ लूडता रहा, कितु अत में उसे भागने पर मजबूर होना पडा । 
७०४ ई० में राज्यपाल मुफज्ज़ल मुहल्लब-पुत्र के हुकुम से सेनापति उस्मान मसऊदपुत्र ने सोग्द 
के इखशीद और खुत्तल के शाह की मदद से मूसा को हराकर तेरमिज पर अधिकार किया । 

इसीके बाद कुतैब खुरासान का राज्यपाल होकर आया। तालेकान' आते ही' उसने 
दिग्विजय आरभ कर दिया। मेवे होते बलख पहुच उसने वहा के विद्रोह का दमन किया । 
बरमक खानदान पीढियो से बलख के प्रसिद्ध नवविहार का महत रहता आया था। तत्कालीन 
बरमक भागकर कद्मीर चला गया। समझता था, कश्मीर ओर अफगानिस्तान के अपने 
सहधर्मियो-हिंदुओ की मदद से वह जन्मभूमि से स्लेच्छो को भगा सकेगा, कितु अरब-शक्ति 
स्थानीय उत्पीडितो की' सहायता पा अब दुर्जेय थी। स्वयं भारत का एक भाग (सिध) पाच 
ह्वी छ साल बाद अरबो के हाथ मे जानेवाला था। इसी समय तिब्बत के घृमन्तुओ ने अपना विद्याल 
राज्य स्थापित किया था, जो त्यानशान और पामीर तक फेला हुआ था। चीन और तुकों की 
प्रतिदृद्चिता के कारण उसे अरबो से मित्रता करनी पडी थी। फिर बरमक (परमक) को क्‍या 
सफलता मिलती ? कुतेब ने बरमक की रानी को अपने हरम में डाल लिया। उसके भाई तथा 
सभी देहकानों ने कुतेब का स्वागत और वक्षुतट तक उसका अनुगमन किया। कुतैब के 





| एफ) 00छ7 ६0 प्रा ैणाएइएं पशफब्रग्णगा 


वंलीद ] उमंया-वंश २७१५ 


पराक्रम की कयाये वक्षुपार पहुच चुकी थी। वहा कोई उससे लडने की हिम्मत नही रखता था । 
परले तटपर शगनियान का राजा अपने शत्रु शुगान और अश्वूनन के राजाओके विरुद्ध--कुतैब 
के स्वागत के लिये प्रतीक्षा कर रहा था। पार होते ही उसने कुतैब को नगर द्वार की सोने की चाभी 
पेश कर राजधानी (तेर॒मिज) में पधारने के लिये निमत्रण दिया। कुतेब ने शगनियान पर 
यही उपकार किया, कि उसे खलीफा का करद बनाकर छोड दिया। अश्वूनन और शुगान के 
राजा भी त्रस्त थे। उन्होने कर देकर छुट्टी ली। कुतैब वहा से मेवे लौट गया । इसी साल 
उसने बादगियो के तरखून नीजक से अपनी शर्तो पर सधि की । 

अगले साल (७०५-७०६ ई० ) कुतैब की विजय-यात्रा फिर आरभ हुई। मेव से मेर्वरूद, 
और आमूल (चारजूय) होते उसने वक्ष्‌ पार किया। उसका लक्ष्य बुखारा था। बैकद 
वक्ष के दाहिने तट पर बुखारा से सबसे नजदीक का अतिसमुद्ध व्यापारिक नगर था। यह महा- 
सेठो की नगरी थी, जिनके पास चीन के रेशम और दूसरे व्यापार से अपार सपत्ति जमा 
थी। ऐसे नगर पर घुमन्तू लूटेरो की नजर सदा रहती थी, इसलिये सेठो ने अपने नगर की जबर्दस्त 
किलाबदी कर रक्‍्खी थी। जैसे ही पता लगा, कि अरब उनके नगर की ओर आ रहे है, 
उन्होने भी लडने की तैयारी कर ली। हर एक हथियार उठा सकनेवाला जवान सेना मे शामिल 
हुआ। बेकदवालो ने सोग्दियों के पास भी सहायता के लिये प्रार्थना की । दुश्मन की सेना ने दो 
महीने तक कुतेब को घेरे रकखा, और वह अपने स्वामी हज्जाज के पास सदेश तक न भेज सका । 
हज्जाज ने कुतेब की मगल कामना के लिये मस्जिदो में विशेष प्रार्थना करवाई। मध्य-एसिया 
का हरेक मुसलमान घर का विभीषण था। कुतेब के कितने ही दूत उनके भीतर घूम रहे थे। 
जो भी सोग्दी या तुर्के मुसलमान हो जाता, वह बिना मोल ही अरबो का गुप्तचर बनने के लिये 
तैयार हो जाता । कुतैब का प्रमुख चर तदर बुखारा की ओर गया हुआ था। उसे अच्छी' रिश्वत 
मिल गई। उसने लौठकर अपने मालिक से कहा--- तुम्हारे सरक्षक हज्जाज पदच्यृत हो गये ।” 
कुतैब ने उसी समय अपने गुलाम सैयार से उसकी गर्देत कटवा दी ओर जिरार हसनपुत्र से कहा 
“इस घटना को तुम्हे और मुझे छोडकर और कोई नही जानता। अगर यह बाहर खुल गई, तो 
में निश्चय समझूगा, कि यह तुम्हारा काम है। इसलिये अपनी जबान पर काबू रखना ।” तदर 
के अनुयायियों ने कटे शिरवाले धड को देखा, तो वह जमीन पर गिर कर कहने लगे--.- हमने 
समझा था, वह मुसलमानों का दोस्त है ।कुरतेब ने कहा-- नही, वह विव्वासबाती था। भगवान्‌ 
उसे किये का दड देता, लेकिन उसे यही फल मिल गया । तैयार हो जाओ, कल शत्रुओ से मुकाबिला 
करता है ।* 

लडाई शुरू हुईें। मुकाबिला सख्त था। कुतैब बडा बहादुर सेनापति था। वह सेनिको 
की पाती में घृूमता उनक। उत्साह बढा रहा था। शाम तक शत्रुओमे भगदड मच गई । बहुत 
कम ही लोग नगर के भीतर भाग कर जा सके, बाकी सबको अरबो ने तलवार के घाट उतारा। 
इसमें शक नही, बैकद (पेकद) जीतने में अरबो को भारी कुर्बानी देनी पडी। ५० दिनो तक 
मुसलमानों की सारी कोशिशे बेकार गई और वह नगर के भीतर नही घुस सके। हर प्रयत्न में 
भारी प्राणगहानि उठा कर लौटना पडा। एक टुकडी ने किले की दीवार के नीचे खाईं खोदकर इसे 
सुरग के जरिये भीतर के अस्तबल से जोड दिया। दीवार मे दूसरा मार्ग बनाया, जिसके द्वारा 
उन्होने अपने कुछ आदमियों को भीतर भेज दिया। जेसे ही मुसलमान किले के भीतर पहुचे, 


२७६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६२१५ 


पहले गये आदमी उनसे आ मिले। कुतेब ने कह रक्‍खा था इस सुरंग से जो आदमी 
किले के भीतर पहले दाखिल होगा, में उसे खून का दाम दूगा। अगर वह मारा गया, तो वह 
दाम उसकी सतान को मिलेगा ।” उत्साह में आकर सभी सेनिक सुरग के भग्नस्थान पर टूट पड़े 
और किले को सर कर लिया। नागरिको ने कुतेब से प्राण-भिक्षा मागी। उसने भी व्यर्थ खुन- 
बहाना पसद नही किया । 

अपनी एक सेना को वहा छोडकर कुतैब मेवे की ओर लौट चला । उसका एक सेनप बर्की 
एक प्रभावशाली सेठ की दो कनन्‍्याओ को जबर्देसती पकड कर ले जा रहा था। यह सुन इज्जत के 
व,स्ते बैकदवाले फिर जानपर खेलने के लिये तैयार हो गये । लोगो ने नाक-कान काटकर अरबो 
की हत्या की | कुतेब एक ही फरसख आगे खूनबून' में पहुचा था, कि उसे विद्रोह की खबर 
मिछली । उसने तुरत लछौटकर शहरपर हमला कर दिया । नागरिक फिर मजबूती से 
मुकाबिला कर रहे थे। एक मास तक वह नगर को घेरे रहा। अत में सुरग खोदकर आग 
लगा दी गई। दीवार गिर गई। बैकद वालो ने बहुत प्रार्थना की, कितु कुतैब ने उनकी एक 
भी नहीं मानी। शहर जीत कर उसने सभी हथियारबद नागरिको को मार डाला और बाकी 
नर-तारियो को गुलाम बना लिया। वह समृद्ध नगर अब ध्वसो का ढेर रह गया । सारे खुरासान 
के जीतने से जितनी गनीमत (छूटका माल) मिली थी, उससे भी अधिक बैकद से मिली । यहा 
के देवालय (बौद्ध बिहार) में एक सोने की मूर्ति' ४००० दिरहम वजन की (१ दिरहम८"-२५ 
ग्रेन, है तोला) सोने की मूर्ति मिली और डेढ लाख मिस्काल (मिस्कालज-३ ३ तोला) भारी 
एक सुवर्णपात्र तथा कबूतर के अडे के बराबर दो मोतिया । छोगो में कहावत थीं, कि 
उन्हें पक्षियों ने अपने चोचो में छाकर देवता के ऊपर चढाया था। लेकिन मुसलमान अपने 
अल्लाह को छोडकर किसी देवी-देवता के चमत्कार पर विश्वास करनेवाले नही थे । कुतैब ने 
अपने स्वामी हज्जाजके पास भेट के साथ विजय की खबर भेजी । 


हि आय मई 





* यद्यपि मुसलमान अधिकतर मूत्ति-भजक के रूप मे ही प्रसिद्ध है, लेकिन जहा आमदनी 
का सवाल आया, वहा उन्होंने मूत्तियों के साथ दूसरा सुलक भी किया। अबूरेहा अलबेरूनी 
(जन्म ९७३ ई० , मृत्यु २०४८ ई०) ने अपने ग्रथ (किताबुलू-हिन्द, अन्जुमन तरक्की उर्दू, 
दिल्ली १९१४, १० १४९-१५५) में लिखा है-- 

मशहूर मूत्तियो मे एक सूर्य के नाम की मूत्ति मुखतान मे थी। इसी सबंध के कारण 
उसका नाम आदित्य रक्‍्खा गया था। यह मूत्ति लकडी की बनी, बकरी के लाल रग की 
खाल से मढी थी। इसकी दोनो आखो में दो पद्मराग मणिया (छाल) जडी हुई थी । 
मुहम्मद कासिम-पुत्र मुनब्बी ने जब मुल्तान जीता, और वहा की आबादी और समृद्धि के कारुण 
पर विचार किथा, तो उसे उसी मूत्ति के कारण पाया, क्योकि लोग चारो ओर से उसके लिये तीर्थ 
करने आते थे । मुहम्मद कासिम-पुत्र ने उसको उसी हालत में छोड देना अच्छा समझा और 
अपमान के लिये मूत्ति की गरदन में गाय का गोइत छटका दिया, तथा वहा पर एक जामामस्जिद 
बनवा दी । (पीछे )जब मुल्तानपर करामिता वश का अधिकार हुआ, तो जलम शैबान पुत्र ने उस 
मूत्ति को तोड डाला, उसके पुजारियो को कत्ल कर दिया और एक बुलन्द टीले पर अपना 
मकान पुरानी जामा मस्जिद की जगह बनवाया । उमैया वश के समय जो कुछ किया गया था 


बलीद ] उमया-वंदा २७७ 


बेकद बहुत पुराना शहर था। प्रधान वणिक्‌ृपथ चीन से फर्गाना होकर यहा आता था । 
व्यापारी यहा से नावो द्वारा ख्वारेज्म पहुचते, जहा से स्थल मार्ग होकर कास्पियन तट, फिर 
समुद्री रास्ते से काकेशस की कुरा नदी पकड, एक जोत पारकर काला सागर तट पर पहुच 
बहुमूल्य पण्योको जहाज से यूरोप के भिन्न-निन्न देशो में पहुचाते । चीन के व्यापार मे बैकद का 
बहुत बडा हाथ था। जिस समय कुतरेब ने बैकद पर आक्रमण किया, उस समय अधिकाश 
परिवारों के मुखिया चीन तथा दूसरे देशो मे व्यापार के लिये गये हुये थे । लौट कर आने पर 
उन्होंने अपनी स्त्रियो-अच्चो को दाम देकर अरबो के हाथो से छडाया । वह फिर बैकद को 
आबाद करने में छग गये । मध्य-एसिया का इतिहासकार नरशाखी लिखता है-- इतिहास मे 
यही ऐसा नगर है, जो जड-म्‌ल से ध्वस्त हो जाने के बाद उसी पीढी मे अपने ध्वसावशेष पर 
समृद्धि के साथ पुन स्थापित हो गया।” “बैकद-निवासियों ने अरबो को कर देना स्वीकार 
किया। कुतैब ने सधिपत्र लिखकर शाति स्थापित की। उसने शरदकाल में बेकद विजय 
किया था। जाडो के लिये वह फिर अपनी राजधानी मेवे लौट गया। कुतैब के पहले दो 
साल ज्यादातर लूट के अभियानो मे बीते। यद्यपि तेरमिज और बैकद विजय कर अब अरबो ने 
अपने को दुर्जेय साबित कर दिया था, कितु अभी स्थायी राज्यविस्तार और शासन की 
स्थापना नही हो सकी थी। बैकद अन्‍्तर्वेदका दक्षिण द्वार था। बलूख से सोग्द जाने का एक 
रास्ता तेरमिज से होकर भी था, किंतु वहा दरबद (लोहद्वार) से गुजरना पडता, जो सैनिक 
दृष्टि से आक्रमणकारियो के अनुकूल नही था । 

७०६ ई० का वसत आया । कुतैब फिर दिग्वजय के लिये निकला। उस समय, अन्‍्तर्वेद 
के नगर और ग्राम दुर्गबद्ध थे, लेकिन बैकद के पतन से लोग समझ गये थे, कि अरबो से मुका- 
बिला करने का परिणाम क्‍या होता है। नुमृशकत और रातीना ने वाषिक कर देना स्वीकार 
किया। लेकिन आगे बूखारा ही नही सारे सोग्द के लोग--सोग्दी और तुके---अपने देश और 
सस्क्ृति के शत्रुओ से छडने के लिये तैयार थे। ताराब, खूनवून और रामतीन के बीच मे कुतैब 
उससे डाह करके पहिले की जामामस्जिदको बन्द कर दिया गया। जब अमीर महमूद ( गजनवी ) 
ने इस मुल्क से करामिता का अधिकार उठा दिया, तो पहली जामामस्जिद मे फिर से शुक्रवार 
की नमाज़ चाल की और दूसरी को बन्द कर दिया, जो कि अब सिफ मेहदी की पत्तियो का 
खलिहान भर रह गई है। थानेश्वर नगर की हिन्दू बडी इज्जत करते है । यहा की मूत्ति का 
नाम चक्र स्वामी है। यह मूत्ति प्राय पुरुष मात्र है और पीतल की बनी' हुई है। इस वक्‍त 
वह गजनी के मैदान मे सोमनाथ के सिर के पास पडी हुईं है । सोम-नाथ का सिर महादेव के 
शिश्न के आकार का है। 

सन्‌ ५३ हिजरी (६७२ ईस्वी) की गरमियों मे जब सिसली (द्वीप) को जीता गया, 
और वहा से रत्न-जटित म्‌ कुट पहिने सोने की मूत्तिया छाई गई , तो अमीर म्वाविया (६६१- 
६८० ई०) ने सिन्ध भेज दिया, जिसमे उन्हे वहा के राजाओं के हाथ बेच दिया जाय। उसने 
देखा कि अखण्ड बेचने मे कीमत ज्यादा--आर्थात्‌ मृत्ति के एक दीनार भर सोने की कीमत 
एक दीनार सिक्‍के की कीमत से ज्यादा मिलेगी। उसने धर्म की नीति के विरुद्ध शासन की नीति 
के आधार पर मूत्ति के कारण होने वाले भारी दोष (मूर्ति पूजा आदि) का रुयाछ नहीं किया। 


२७८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१५ 


की सेना घिर गई। सोग्द का तरखून मलिक गोरक (गूरक ), खुनुक-खुदात, वर्दान' (बुखारा)- 
खुदात और चीन-सम्राट का भाजा राजकुमार कुर-मगानून ४०००० सेना के साथ आ डटे थे। 
कुतैब लौटने की सोच रहा था, जब कि एकाएक तुक॑ उसके ऊपर दूठ पडे। श्षात्रु की शक्ति को 
देखकर अरबो में उत्साह नही था। मगर कुतैब बीच में कूदा । उसके उत्साह दिलाने पर अरब 
लड़ने के लिये तैयार हो गये । दोपहर तक अल्लाह ने काफिरो की सेना को भगा दिया। विजयी 
कुतैब तेरमिज और बलख के रास्ते लौटा। रास्ते में फारयाब में उसे हज्जाज का पत्र मिला, 
जिसे पढ़कर स्वामी के हुकुम के अनुसार वह बर्दानखुदात (बुखारा के राजा) को जीतने के लिये 
लौटा । जमीन में उसने वक्ष पार किया। रास्ते में सोग्द (समरकद), केश (शहरसब्ज) और 
नसाफ (नखशाब ) के भटो को हराता वह बुखारा पर पडा और निचले खर्काना में बर्दान 
के दाहिनी ओर अपनी छावनी डाली । शात्र्‌ की बडी सेना ने उसपर आक्रमण किया। ढाई दिन 
तक' घमासान लडाई होती रही । हम जानते हे, कि इससे पहले भी (६७३ ई० और ६७६ ई० 
मे) बृखारा की खातून को अरबो ने अनेक बार हराया, लेकिन तु इतनी जल्की हार माननेवाले 
नही थे, तभी तो अरब युद्ध में तुर्कों का लोहा मानते थे। अत में अरब विजयी हुये । अब कुतैबने 
बर्दान-खुदात (बुखारा )पर सीबे आक्रमण किया, कितु असफल हो उसे मेवे छौटना पडा । कुतैब 
ने हज्जाज के पास विवरण भेजा, तो उसने नक्शा मागा। नक्शा मिलने के बाद उसने कुतैब 
को हिदायत दी-- अपने पूर्व छक्ष्य पर लौट जाओ और अपनी प्रार्थनाओ मे उसे छोडने के 
लिये पश्चात्ताप करो । दुश्मन के कमजोर स्थान पर आक्रमण करो। 'किश बिकिश वसिफ नफसन 
बरिद्‌ बर्दान” (केश को पीस डाल, नसफ को नष्ट कर डाल, और बर्दान को भगा दे ) । साव- 
धानी रखना, जिसमे तुम घिर न जाओ। रास्ते की ओर कठिनाइयों को मेरे ऊपर छोड दो ।” 

७०८ ई० (९० हि०) मे कुतैब ने बुखारा पर फिर आक्रमण किया । खबर पाते ही बर्दान- 
खुदात ने सोग्दियो और दूसरे पडोसियो को सहायता भेजने के लिये कहा, कितु उनके आने से 
पहले ही कुतैब वहा मौजूद था। उसने बुखा रा को घेर लिया | कुमक आते ही अजरबो पर आक्रमण 
हो गया । इस युद्धके बारेमे इतिहासकार तबरी लिखता है-- जब तुके नगरसे बाहर निकल आये, 
तो अज्द कबीलेवालोने अलग अरूग लडनेकी आज्ञा मागी। उन्होने सीधे तुर्कों पर आक्रमण कर 
दिया। कुतेब अपने कवच पर हरा मुखाच्छादक डाले बेठा बडे धैर्य से देखता रहा। तुर्क 
अज्दो को कुतैबके खेमे तकः खदेडते आये, कितु यहा स्त्रियोने घोडो के मुह पर पीट पीटकर 
मुसलमानों को मजबूर किया कि वह दुश्मन की ओर छोटे ” फिर उन्होने तुर्कों को खदेडकर 
पहली जगह पहुचा दिया। एक ऊचे दीले का लेना मुहिकल मालम हो रहा था। कुतैब ने 
ललका रा-- कौन है, जो उन्हे यहा से भगायेगा ? ” लेकिन कोई आगे नही बढा। सारा कबीला 
खडा मुह ताकता रहा । फिर कुतेबने बेनी-तमीन कबीके को उनकी' पुरानी प्रतिष्ठा और वीरता 
का स्मरण दिलाते ललकारा। तमीनो के सरदार वाकी ने झडा उठाते कहा-ओ तमीन की सतानों 
क्या तुम आज मुझे छोडकर भाग जाओगे ?” “नही नहीं” की आवाज आईं। वह वहा पहुचे, 
जहा पर कि एक छोटी सी धारा शत्रु को अलग करती थी। सवार-अफसर हुसेनी धारा में पहले 
कूदा । बाकी छोग उसके पीछे पीछे थे । बीचमे पहुचकर बाकीने झडा हुसेनी को दे दिया, फिर 
अपनी देख-रेख मे उस धारा पर पुल बनवाकर बोला--- जो प्राण न्‍्योछावर करने के लिये तैयार 
है, वह पार आबे, जो नही चाहता, वह अपनी जगह पर ही रहे ।” ८०० आदमी पिल पड़े । 


बलीद | उमया-बंद २७९ 


फिर बाकी ने हुसेनी के रिसाले को शत्रु पर प्रहार करते हैरान करने के लिये कहा, और खुद पैदल 
सेनिको के साथ आक्रमण करने के लिये बढा। दोहरी मार के सामने तुक सैनिकों का छवका 
छूट गया। अरब पुल पर से टूट पडे। शत्रु सेना मे भगदड मच गई, वह पूर्णतया पराजित 
हुईं। खाकान और उसके पुत्र दोनो घायल हुये । यह देखकर आसपास के लोग कुतैब के नाम से 
कापने छगे। सोग्द के तरखून गोरक ने दो सवारो के साथ धार। के पास जा बात करने 
के लिये प्रतिनिधि बुलाया और कुतैब को कर देना स्वीकार कर वह अपने राज्य (समरकद) की 
ओर चला गया । कुतैब अब नीजक के साथ मेवे की ओर छौटा । नरशाखी के कथनानुसार हैयान 
नवातयेन ने सोग्द तरखून से कहा--अधिक बुद्धिमानी इसी में है, कि मित्रो को छोडकर अपने 
राज्य मे लौट चले। “जब तक गर्मी है तब तक हम वहा रहेगे, जब जाडा शुरू होने पर लौटेगे, 
उस समय सभी तुककों को तुम अपने विरुद्ध पाओगे। तुम्हारे सुदर सोग्द को भला वह 
कब छोडना चाहेंगे ?” तरखून को यह बात पसद आई। फिर पूछते पर हैयाव ने कहा 'कुतैब 
के साथ सुलह करो, हरजाना दो। फिर तुर्को को कहो, कि हज्जाज सिंध पर भी सेना भेज केश 
और नकशाब के रास्ते सेना भेज रहा है। तुम पीछे छौटोगे, तो वह भी जरूर लौट जायेगे ।” 
उसी रात तरखून ने कुतेब से सधि की। उसे २००० दिरहम दिया। कुतैब ने वचन दिया, कि 
हम तुम्हारे राज्य (सम रकद ) को तग नही करेगे । चीन-सम्राट्के भाजेने भी तरखूनका अनुसरण 
किया। कुतैब का बुखारा पर यह चौथा आक्रमण था। 

स्वतंत्रता का अतिम प्रयास---७०९ ई० (९१ हि०) में फिर कुतैब ने विजय-यात्रा 
आरभ की । उसके अनुयायियो मे बादगियों का राजा नीज़क और तुखारिस्तान के राजा जिगाय 
का एक मत्री भी था। नीजक को आशा थी, कि कुतैब तुर्कों से पिट जायगा, कितु वह आशा सफल 
नही हुईं | उसने देखा, अरब-शक्ति बडी तेजीसे बढती जा रही है। यही समय है, जब कि मध्य- 
एसिया की दबी जातियो को अपनी स्वतत्रताके लिये अतिम प्रहार करना चाहिये, फिर ऐसा 
समय मिलने वाला नही हे । किसी बहानेसे कुतैबसे छुट्टी ले वह तुखारिस्तान चला गया। खुल्म 
में पहुचते ही उसने बगावत का झडा खडा कर दिया। अपने खजाने को काबृलके राजा (हिंदू ) 
के पास भेजकर उससे मदद मागी। बलखके राजा (इस्पाहबद ), मे्वरूद, तालिकान, फारयाब 
और जुज्जान के राजाओ को भी धर्मयुद्ध मे सम्मिलित होनेके लिये निमत्रित किया। सब तैयार 
हो गये, लेकिन तुलारिस्तान-शासक जिगाय साथ नही हुआ । नीजकने अपने अधिराज (जिगाय) 
के पैरो मे सोने की बेडी डालकर बदी बना लिया और तुखारिस्तान से कुतबक प्रतिनिधि को बिदा 
कर दिया। कुतेब को यह्‌ खबर उस समय मिली, जब कि जाडा शुरू हो चुका था, और सेनाये 
जाडे के निवास के लिये जहा-तहा विखर गईं थी । 

तुखारिस्तान का भीषण सघर्ष ९१ हिजरी (७०९ ई०) के शरदमे' शुरू हुआ। पिछली 
अप-शताब्दी से अरबो के साथ यहा के लोगो का सघर्ष हो रहा था। वह उनसे जरा भी दया- 
माया की आशा नही रखते थे, न उनकी किसी बात पर विश्वास रखते थे। सधि' करना और 
तोडना अरब सेनपो का साधारण काम था। क्र्रता में वह उत्तर के घूमन्तू विजेताओं को भी 
मात करते थे। धन और स्त्रियों का लटना शायद ही कभी इतना लोगो ने देखा हो। सबसे 
बुरी बात जो वहा के छोगो को खटकती थी, वह था उनके मन्दिरो, धर्मस्थानों और धार्मिक 
वस्तुओं का अल्लाह के नाम पर निदंयतापूर्वक सहार करना। तुखारिस्तान और मध्य- 


३८० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६॥४।५ 


एसिया के लोग धार्मिक बातो में सकीर्ण नही थे। वहा बौद्ध, जर्थुस्ती और ईसाई शातिपूर्वक 
रहा करते थे । उनके शासक (तुर्क) किसी एक धर्म को मानते हुये भी सभी धर्मों के प्रति उदारता 
दिखलाते थे । 

कुतैब के लिये जरूरी था,कि नीजकको इस बगावतके लिये दड दे,नही तो मध्य-एसिया पर 
जो उसकी धाक जम गई थी, उसका खात्मा हो जाता । उस समय मे में मौजूद सैनिक ही आसानी से 
मिल सकते थे। उसने अपने भाई अब्दुरंहमान को २००० सेनाके साथ वबलख भेजा और वहा 
बसत तक चुपचाप रहने को कहा फिर तुखारिस्तान पर आक्रमण करना, उस समय ' मे तुम्हारे 
पास रहँगा। जाडे के अत मे शहर अवावद, अबहरशहर (नेशापुर), सरख्ण, और हिरात 
से भी सेना मगवा लछी। मे में सैनिक और नागरिक अधिकारी नियुक्त कर क्रुतेब ने पहला आक्र- 
मण मेर्वरूद पर किया। वहा का सामन्‍्त हारकर भागा और उसके दो पुत्रो को कुतैब ने सूली पर 
चढवा दिया। फिर तालिकान में लडाई हुई, जिसमे तुके हार गये । जो मारे जाने से बचे, उन्हें 
अरबो ने फासी पर लटका दिया। कहते हे, उनके लिये मील लूबी फासी की पाती खडी की गई 
थी। अरब शासक नियुक्त करके कुतेब आगे बढा। फाराब और जुज्जान ने बिना विरोध के 
अधीनता स्वीकार की। कुतैब का स्थानीय शासको पर या तो विश्वास नही था, या वह उनकी 
अवश्यकता नही समझता था। अरब इतने शक्तिमान्‌ थे, कि वह स्वय शासन कर सकते थे । 
कुतैब ने इन दोनों जगहो के लिये भी अरब अफसर नियुक्त किये । बलखवाले पहले से शात रहे । 

एक दिन रहनेके बाद कुतेब खुल्मकी पहाडियोमे घुसा। नीजकने बगलानमे अपनी छावनी 
डाली थी और घाटे की रक्षा के लिये एक टुकडी निभुक्त कर दी थी। कुतेब तूफान की तरह अगे 
बढता जाकर नीजक के दुर्भेद्च गढ के सामने रुका । रब और समिन्‍्जान के राजाओ ने क्षमादान पा 
गढ का दूसरा रास्ता बतला दिया। तुके बुरी तरह से घिर गये । अरबो ने सबको तलूवारके घाट 
उतारा, और बहुत थोडे जान लेकर भाग पाये । वहा से कुतेब समिन्‍्जान की ओर चला । बगलान 
और समिन्‍्जान के बीच के रेगिस्तान मे नीज़क किलाबदी करके स्वय केज चला गया, जिसका 
रास्ता एक ही ओर से था, जिसपर कोई घोडे पर सवार होकर नही जा सकता था । कुतैब ने 
दो महीने तक उसे घे रे रखा, लेकिन किले को नही सर कर सका । नीजक की रसद खतम हो गई, 
कुतैब को भी इस दुर्ग पहाडी में छडने मे डर लगने लगा। उसने शाम से काम निकालना चाहा, 
और सुलेमान को नीजक के पास आत्म-समपंण करने के लिये भेजते उससे कह दिया, कि अगर 
सफल नही हुये, तो तुम्हे जान से हाथ धोना पडेगा। वह॒ जाडे के इन्तिजाम और कई 
दिन के सामान के साथ गया | नीजक से बात हुई। नीजक ने क्षमादान की शर्तें रक्खी। प्राण 
बच जायेगे, इस आशा से वह सुलेमान के साथ कुतेब के पास गया। बढ़ी बनाकर कुतैब ने उसे 
पास रखा और बसरा में हज्जाज के पास पत्र भेजा । उस समय अरब और अजम (इराक और 
ईरान) का एक ही मलिक (उपराज ) होता था । ४० दिन के बाद उत्तर आया, कि नीजक को मार 
डालना आवश्यक है। लेकिन कुतेब वचन दे चुका था । वह तीन दिन तक तम्बू में बद रहकर सोचता 
रहा । लेकिन स्वामी की आज्ञा का कंसे उल्लंघन कर सकता था? चौथे दिन उसने नीजक 
और उसके ७०० अनुयायियों को मरवा, नीजक के शिर को हज्जाज के पास भेज दिया। यह 
एक ही उदाहरण नही था। ऐसे अनेक उदाहरणो के कारण मध्य-एसिया के लोग अरबो को झूठे, 
धोखेबाज और खून के प्यासे मानते थे। नीजक ने अपने अधिराज तुखारिस्तान के राजा को 


बलीद ] उमया-बंद २१८१ 


सोने की जजीर में बाध रकखा था। उसे भी मुक्‍्स कर कुतेब ने दमिश्क भेज दिया। कुतेब यह 
विश्वासघात करने के बाद मेवे लौटा। जूजजान के राजा ने प्राणभिक्षा पाने की शर्तें पर 
अधीनता स्वीकार करनी चाही । कुतैब ने स्वीकार किया। राजा स्वय सामने आया और अपने 
लिये जामिन दिये । कुतैब ने एक अरब हबीब को बुलाने के लिये भेजा। जृज़जान के राजा ने 
अपने परिवार के कई आदमी भेजे, फिर स्वय मेवे गया। उसके साथ कुतेब ने सधि की, कितु 
लौटते वक्‍त जहर देकर तालिकान मे उसे मरवा दिया। इस पर लोग बिगड उठे और 
उन्होने हबीब को मार डाला। अब कुतैब ने राजा के परिवार के सभी जामिनो को मार डाला । 
इसी साल कुतेब ने सूमान, केश, नख्शाब तीनो नगरो पर अधिकार किया और सोरद के तरखून 
के ऊपर अपने भाई अब्दुरेहमान को आक्रमण करने के लिये भेजा। तरखून ने कर और जामिन 
दिया। बुलारा मे कुतेब भी मौजूद था। अब्दुर॑हमान समरकद से छौटकर वहा आ' भाई से 
मिला । फिर दोनो साथ मेव॑ लौठे । तरखून की इस बात से सोगाद के छोग नाराज हो गये। 
तरखून ने आत्म-हत्या कर ली । ह 

७११६० (९३ हिजरी) का साल आया । इसी साल हज्जाज ने अपने सेनापति मुहम्मद 
कासिमपुत्र को सिधविजय के लिये भेजा। वह सिथु के मुहाने पर उतरा। आपस में लड़ते 
सिधी राजाओं को हराकर उसने सारे सिर को खलीफा के लिये जीत लिया। हज्जाज की 
विजयाकाक्षा इतनी सफलता से थोडे ही तृप्त होनेवाली थी। उसका मनसूबा चीन विजय करने 
का था। शायद उसे मालम नही था, कि चीन कितना दूर है, वहा का थाडवश कितना मजबूत है 
और रास्ते में तरिम उपत्यका तिब्बती घुमन्तुओ के शक्तिशाली हाथो मे है। हज्जाज ने घोषित 
क्र दिया था, कि जो कोई चीन को जीतेगा, उसे हम चीन का राज्यपाल (बली) बनायेगे। 
ऐसी सरगरमी में कुतैब बिना कुछ नई सफलता दिखलाये चुप रहकर अपने स्वामी का क्ृपापात्र 
कैसे रह सकता था ? उस समय ख्वारेज्मका राजा चिगान था, जिसका छोटा भाई खोरजाद 
बडे भाई से अधिक प्रभावशाली था। वह उससे खतरा समझने रूगा और भाई के डर से मुक्त 
होने के लिये चिगान ने चुपके से कुतैब को बुला लिया। कुतैब एकाएक हजारास्प जा पहुचा । 
हजारास्प वह जगह है, जहा वक्षु के दोनो किनारे इतने सँकरे है, कि थोडे से आदमी बडी सेना का 
मुकाबिला कर सकते हे । खोरजाद ने दूसरा चारा न देखकर आत्मसर्मण कर दिया । कुतैब ने उसे 
चिगान के हाथ में दे दिया। चिगान ने कुतैब की बडी भेट-पूजा और स्वागत-सत्कार किया। 
चिगान का एक और प्रतिद्वदी खामज़र्द का राजा था, जिसे दबाने मे उसने कुतैब से मदद चाही । 
यह काम कुतैब ने अपने भाई अब्दुरेहमान को सौपा। अब्दुरेहमान ने हमला करके खामजदें को 
मार डाला, देश को जीत लिया और खामजदे के ४००० दासो और बहुत से लूट के माल को लिये 
मेवे लौटा । 

इसी समय सोग्दमे फिर भारी उथलपुथल मची । कुतैब सीधे समरकदपर आक्रमण करने 
गया । सोग्‌दियोने अपने वीर नेता तथा सोग्दके इखशींद के नेतृत्वमे अरबोका भयकर 
प्रतिरोध किया। अरबोकी सेना बहुत बडी थी'। तुर्क अब अगर कुछ शक्ति रखते थे, तो उत्तरमें, 
कितु इस समय परिचमी तुके कगानकों अपने भीतरी झगडोसे फुरसत नहीं थी। अरबोका 
खतरा उनके लिए वूरकी बात थी। अरब भारी सख्यामे पहुचकर समरकदको घेरनेमें सफल 
हुए। गोरकने शाश (ताइकद ) के राजासे सहायता मगाई | कुतैबने २००० शाहियोपर एकाएक 


२८३ मध्यएसियां का इतिहास (१) | ६।३।६ 


आक्रमण करके उन्हे मार भगाया। काफी समय तक गोरकने मुकाबिला किया। कितनी ही 
बार शहरसे बाहर निकलकर तुर्क अरबोपर आक्रमण कर उन्हें तग करते, लेकिन 
रसद-पानीकी कमी और लडनेकी शक्ति कम हो जानेके कारण अतमे गोरकने सुरूहकी 
प्रार्थनाकी | कुतैबने इसके लिए भारी हरजाना मांगा और शहरमें मस्जिद बनवा, नमाज 
शुरू क्रानेकी बातको भी शर्तोमे रक्खा। दर्ते मजूर करनी पडी। ४०० हथियारबद अरब 
समरकदसे बृतपरस्तीको नेस्तोनाबूद करनेके लिए घुसे । उन्होंने समरकदकी सभी मूर्तियोको 
तोड या जला डाला । इस कामको सबसे पहले कुतैबने अपने हाथो आरभ किया। गोरक खूब 
जानता था, कि अरब क्यो सफलता प्राप्त कर रहे है । उसने कुतेबके उत्तरमे कहा भी था-- तू 
अपने शत्रुओको उनके भाई-बिरादरोकी मददसे जीत रहा है। और ऐसे भाई-बिरादर मुस्लिम 
अरबोकी मदद करनेके लिए सभी देशोमे तेयार थे । 

७१२ ई० (९४ हि०) के जाडोमे विश्राम करनेके बाद कुतैब फिर एक बडी' सेनाके 
साथ विजययात्राके लिए निकल वक्षु पार हुआ । इस सेनामे केश, नखशाब और ख्वारेज्मके भरी 
२०००० सेनिक थे । काशात, और खोजन्दको जीत उसने शाहपर आक्रमण कर इस्लामकी 
विजयध्वजा मध्य-एसियाके सबसे उत्तरी नगरपर जा गाडी । आधी शताब्दीके प्रतिरोधके बाद 
मानो मध्य-एसिया अब भवितव्यताके सामने शिर झुकानेके लिए तैयार था । क्यो न होता, जब 
कि धर्म बदल कर अपने भाई ही लाखोकी तादादमे विजेताओका साथ दे रहे थे। अरब-विजेता 
तीन पीढियोसे अजमी' (गैर-अरब) लोगोके सपर्कमे आकर उनकी स्त्रियोसे सताने पैदा कर 
अब शुद्ध अरब भी नही रह गए थे। जहा तक स्त्रियोका सबध था, अरब शुरू ही से रक्‍्त-शुद्धिको 
नही मानते थे। कुवेबने बुखारा, समरकद आदिमे पहले पहल मस्जिदे बनवाई, जो कि अब भी 
इन शहरोकी सबसे पुरानी मस्जिदे हे । उसने बुखाराके आधे घरोको खाली करवा उनमे अरबोफो 
बसा दिया था। मेव॑मे पहले ही ऐसा किया जा चुका था। घरमे बसे अरब जहा सुरक्षा रखनेका 
काम करते थे, वहा हर तरीकेसे छोगोको मुसलमान बनानेका प्रयत्न करते थे। अज्ञान और 
कुरानका ऊचे स्वरसे पाठ कुफ़ भगानेकी सबसे बडी दवा है, यह कुतेबकी मान्यता थी । 

७१३ ई० में कुतेबका सरक्षक हज्जाज मर गया। अगले साल खलीफा वलीद भी मर 
गया, जो कि भारतव्षके अरब-शासित प्रदेश (सिथ) का प्रथम मुसलमान खलीफा था। 


६ खलीफा सुलेमान (७१४-७१७ ई०) 


वलीदके बाद उसका भाई सुलूमान नया खलीफा बना। वलीद अपने पुत्रको खलीफा 
बनाना चाहता था, जिससे हज्जाज भी सहमत था। स्वामीके सहमत होनेपर कुतेब कैसे असहमत 
रह सकता था ? अपनी इस सहानुभूतिके कारण कुतेबकोी नया खलीफा फूटी आखो देखना नही 
चाहता था। कुतैबकों यह बात मालूम हो गई थी, इसीलिए सुरक्षित समझ उसने परिवारको 
समरकंद पहुचा दिया। ७१४६० (९६ हि०) में कुतेबने अतिम अभियानका नेतृत्व किया | वह 
त्यानशानकी पहाडियोमे घुस गया, और फर्गाना-विजय करके तेरक जोत पारकर काश्गरके 

! ७-१०-७१२ से २८-८७-७१३ ईसबी तक ( सिन्खोनिसिचिस्किय तबलित्सी, 
लेनिनग्राद १९४० ) 





सुलेसान ] उसेयान्यंश २८३ 


ऊपर चढा। तुकके उत्ताराधिकारी उद्गूर फूटकी बीमारीसे ग्रस्त थे, और हरेक उद्दगुर 
राजकुमार कगान से अपनेको स्वतत्र समझता था। काइंगर, खोतन, कुलजा आदि सभी जगहोके 
राजकुमार अलूग-अलग स्वतत्र शासक'बन बैठे थे। कृतेबको एक जगह एक ही छोटे राजासे 
मुकाबिला करना पडता था। काद्गरके राजाकों नतमस्तक होता पडा। लेकिन कुतेब केवल 
राज्य ही दखल करना नही, बल्कि वहाके लोगोको मुसलमान भी बनाना चाहता था। यह जहाद, 
धर्मयुद्ध था। धर्मयुद्धकी क्रताकों अरबोने कहा तक पहुंचा दिया था, इसे कहनेकी अवश्यकता 
नहीं। धर्म-मदिरों और धर्मके नेताओके साथ वह किसी प्रकारकी दया दिखलानेके लिए तैयार 
नही थे। इस शताब्दीके आरभमे जर्मन विद्वान्‌ लेकाकने रेगिस्तानमे एक उजडे मगरकी खुदाईके 
बकत एक भयकर दृश्य देखा था। एक घरके भीतर कितने ही बौद्ध और नेस्तोरी भिक्षु तलवारके 
नीचे ढेर हुए पाये गये । यद्यपि इस्लामने आरभिक कालमें ईसाइयो और यहूदियोके प्रति 
बहुत सहानुभूति दिखलाई थी, पैगबर मुहम्मद स्वयं उनके प्रशसक थे, कितु अब नेस्तोरी 
ईसाई भी अरब-विजेताओंके लिए काफिरीसे कम घृणाके पात्र नही थे। मध्य-एसियाका यह पूर्वी 
भाग (तरिम-उपत्यका) कुतैबके सामने “त्राहि मा” त्राहि मा” करता रहा, कितु उसका कोई 
फल नही हुआ। कही पर किसीने यदि थोडा मुकाबिला किया, तो उसे बडी निर्देयतापूर्ण हत्याका 
सामना करना पडा, जिसमे बच्चे-बुढे भी नहीं बच सके। तुर्फानके लोगीने अरबोको देखते 
ही इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसी से वह धन और जन' दोनोकी रक्षा समझते थे। कुतेबकी 
सेना क्यो न लडनेके लिए तैयार होती, जब कि वह जानती थी, कि रेशम-पथके इन समृद्ध 
नगरोकी सारी सपत्ति उन्हे छूटमे मिलने वाली है। 

लेकिन, इस अपार लूटने अरबोके भीतर भी भारी ईर्ष्याका बीज बो दिया था। कुतैबके 
अनुयायी एक दूसरेके धनको देंखकर अपने स्वामीसे भी सतुष्ट नही थे। कुतैबका पुराना सरक्षक 
हज्जाज मर चुका था। नया खलीफा सुलेमान उसका शत्रु था। खलीफाका प्रधान सलाहकार 
यज़ीद मुहल्लबपुत्र था, जिसे कुतैबने खुरासानके राज्यपालके पदसे वचित किया था। इधर 
खुरासानके अरब कबीलोम दलबन्दीने भयकर वैमनस्य पैदा कर दिया था। भविष्य क्‍या होगा, 
इसे कुतेब जानता था। उसने एकके बाद एक तीन चिट्टिया दूत द्वारा खलीफाके दरबारमे भेजते 
दूतसे कह दिया--इन तीनो चिट्टियोमेसे पहले उस चिद्ठीकों देना, जिसमें खलीफाके प्रति 
राजभक्ति प्रकट की गईं है, फिर दूसरी चिट्ठी देना, जिसमें यजीद मुहल्लबपुत्रके प्रति घृणा 
प्रकट की गई है, तब तीसरी छोटे कागजवाली' चिट्ठी देना, जिसमे लिखा है-- में सुडेमानको 
अपना खलीफा नही मानता और मेने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है।” कुतेबने दृतकों कह 
रक्‍्खा था, कि चिट॒ठी देते वक्‍त खलीफाके चेहरेका भाव देखते रहना। यदि वह पहले पत्रको 
पढ़कर उसे यज़ीदको देदे , तो फिर उसके हाथमे दूसरा पत्र देना, यदि उसे भी वह यजीदको दे, 


सलाद >पममा नाइर:5०४००क कक 


१ अल्बेसनी ने “किताबल हिन्द” (पृ० २२४) में लिखा है--/“किरतास मिस्र में 
बर्दी की गोद से बनाया जाता है, और उसकी बनावटमे अक्षर खोद दिया जाता है। करीब 
करीब हमारे समय तक खलीफोके आज्ञा-पत्र इसी पर लिख जाते थे । इसमे शब्दों के बदले 
जानेकी सभावना नही है, क्योकि वह इससे खराब हो जाता है । कागज चीनका अविप्कार 
है । पहिले एक चीनी ने समरकन्द मे कृगज बनाया ।” 





२८४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [६२६ 


तो तीसरा पत्र पेश करना। खलीफाने पत्रको यजीदके हाथमें देनेके सिबरा और कोई क्रोधका 
भाव प्रकट नही किया। दूत लौट आया। कुतैबके दूसरे और तीसरे पत्र खलीफाकों नहीं दिये 
गये, इसलिए खलीफाने उसे उसके पदपर बहाल रखनेका स्वीकृतिपत्र दे अपने एक दरबारीको 
भेजा । हलवाई (बगदादसे उत्तर-प्रब ईरान और तुकेकी सीमापर एक महत्वपूर्ण नगर) में 
पहुचकर खलीफाके दूतने सुना, कि कुतैबने बगावत कर दी है। वह वहीसे छौट गया। 
अपने दूतसे सारी बाते सुनकर कुतैबको जल्दी करनेके लिए अफसोस हुआ । सलाह करने- 
प्र उसे मालम हो गया, कि सुलेमान' उसे क्षमा नही करेगा, हा, इस्लामकी सेवाओके लिए शायद 
उसका प्राण बच जाये। कुते बने कहा वाय, मौतसे मुझे डर नही, लेकिन खलीफा जरूर यजीदको 
खुरासानका वली बनायेगा, और मुझे सारी दुनियाके सामने बेइज्जत करेगा। इससे मुझे मौत 
अधिक पसद है।” उसके भाई अब्दुरेहमानकी सलाह थी---समरकद जाकर अपने अनुचरोसे 
कहो जिसे मेरे साथ रहना हो, वह रहे और जो लौट जाना चाहता हो, वह लौट जाये । इसके 
बाद खलीफासे स्वतत्र होनेकी घोषणा कर दो ।” लेकिन, कुतैबने अपने दूसरे भाई अब्दुल्ला की 
सलाह मानी और तदनुसार अपने अफसरोको बुलाकर खलीफाके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिये 
बडा जोशी ला व्याख्यान दिया, अपनी इस्लामकी सेवाओ और सफलताओकी' बात कही और यजी- 
दके दुष्कमोंको खोलकर कहा। तब भी उसके अफसर बिल्कुल चुप रहे। इसपर कुतैब गस्सेमे 
पागल होकर अपने सहायकोको 'कायर, बुद्ध, काफिर, पाखडी'” कहते कापते हुए अपने महलमे 
चला गया। अब्दुरेहमान और दूसरोन उसे शात करनेकी कोशिश की, मगर कुतैब किसीकी बात 
माननेके लिए तैयार नही था। अरब भी इस बात को सहन नही कर सकते थे, विशेषकर, जबकि 
वह जानते थे, कि इस्लामका खलीफा कुतैबके विरुद्ध है। उन्होंने बदला लेने का नारा लगाते 
उसके महलको घेर लिया । जिनके बलपर उसने सारी सफलताये प्राप्त की थी, और काफिरोपर 
अत्यन्त निर्देयतापूर्ण अत्याचार किए थे, वही अब उसके जानके गाहक हो गये । कुछ लोगोने 
उसके अस्तबल में आग लगा दी। एक टुकडी ने उसके दरबार-हालमे दाखिल हो पहले ही 
तीरसे घायल कुतेब का तुकका बोटी कर डाला। इस तरह ४६ सालकी उम्रमे धर्मके नामपर 
तृशसता करनेमे अद्वितीय कुतेबका अवसान हुआ। 
कुतेब जैसे दूसरे इस्लाम-प्रचारक शायद ही और हुए हो। अपने बृखाराके चारी अभि- 
यानोमें वह वहाके नागरिकोको उनका धर्म छुडाकर जबरदस्ती मुसलमान बननेके लिए बाध्य करता 
रहा । उस समय तो लोग प्राण और धनकी हानिके डरसे मुसलमान हो जाते, कितु फिर उन्हे 
अपनी जातीय सस्क्रृति और सबधी याद आते, तो फिर व्‌ त-परस्त (बुद्ध-पजक ) बन जाते । ७१२ 
६० (९४ हि० ) मे समरकदके एक अग्निमदिरकों गिराकर उसकी जगह कुतैब ने जुमा (शुक्रवार ) 
की नमाजके लिए एक बडी मस्जिद बनवाई, जिसमे जो भी नमाज पढने जाता, उसे दो दिरहम 
दिया जाता। कुतेबने घरोको खाली करके ही अरबोको नही बसाया था, बल्कि हर परिवारकों 
अपने घरमे एक-एक अरब रखनेके लिये मजबूर किया था, जो चर, धर्म-प्रचारक और घरदामाद 
सबका काम करता । एक अग्रेज इतिहासकार डेनिसन्‌ रास" ने लिखा है “उस (कुतैब ) का स्वभाव 


+ फल सिल्बन ते 389. लड तवाक्काब॒लला जब बा ९[790076 07 (06 धृपथा- 


प68४, रद प्राबत6 [बार 8 लगा 0. ग्राद्ा-तााके बाते प्रापरबाटीए 0णाशुआल्त 
(0 7९0८8 # 0 &7790&706,/ 


उम्र 7 ] उम्मया-वंदा २८५ 


उन गुणोका राशीभूत रूप था, जिसने मानवताके लिए इस्लामकों भयकी वस्तु बना दिया और 
अतम उसे निष्पौरुष बना देनेमे सहायक हुआ ।” 


कुर्तेबके बाद विद्रोहियोके अगुवा बाकीने खुरासानका राजकाज सभाला । 

(१६) यजीद मुहल्लब-पुत्र (७१५ ई०) कुतेबके मरनेके ९ मास बाद यजीद 
राज्यपाल बनकर आया। उसने आते ही बाकीको पकडकर बदीखानेमे डाल दिया और 
कुतैबके दूसरे साथियोकों दड दिया। कुतैबके अत्याचारोसे सोग्दके लोगोमे असतोष था, 
और आशा की जाती थी, कि यजीद पहले उधर जायेगा। कितु, यजीदने पूरब न जाकर 
खुरासानसे पश्चिमकी ओर विजय-यात्रा करती चाही। ७१६ ई० (९८ हि०) को उसकी 
सेना जुर्जान और तबारिस्तानपर पडी। कास्पियनके परिचम खजारोका बहुत जोर था, 
जिनसे रक्षा पानेके लिए अजोफ तट तक किलाबदी की गई थी, तो भी खजार भओदका 
आतक इतना था, कि सीमाके दक्षिणके निवासी अपनी सुरक्षाके लिए खजारोको भी कर 
दिया करते थे। यजीदने खुरासानका प्रबंध अपने पुत्र मुखल्लदके हाथमे छोडा था। उमेया 
(और पीछे अब्बासी) वशकी शासन-व्यवस्थाके अनुसार खलीफा स्वय अपना मलिक ((्षत्रप, 
उपराज ) नियुक्त करता, जो अपनी इच्छानुसार किसीको प्रदेश का वज़ी (राज्यपाल) बनाकर 
भेजता। वली अपने अधीनस्थ सारे कर्मंचारियोकी नियुक्ति करता। जब तक नीचेवाले के 
लूटके मालमेसे ऊपरवालोको काफी भेट मिलती रहती, तब तक उसको कोई खतरा नही था। 
जुरजानके लोगोने अपनी स्वतत्रता, धर्म और सस्क्ृतिके दुश्मनोका जी-जानसे प्रतिरोध किया, 
जिसपर यजीदने शपथ ले ली कि में तब तक अपनी तलवार को म्यानमें नहीं डालगा, 
जब तक इतना खून न बह जाये, जिससे आदेकी चक्की चल सके, और उसके पिसे आठेकी में 
रोटी न खालू।” कहते है, उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके छोडी। जब इस्लामका महासे- 
नापति-गवनंर ऐसा कर सकता था, तो नीचेवालोकी बात ही' क्या ? काफिरोंके विरुद्ध जो भी 
किया जाये, सब उचित था । 


७ खलीफ़ा उमर पर अजीजपुत्र (७१७-७२० इं०) 


सुलेमानके मरनेपर उमर खलीफा बना। निष्पक्ष इतिहासकार भी कहते है, कि उमेया 
खलीफोमे यह सबसे भलेमानुस और सदाचारी था। इसने यज़ीदके अत्याचारोकों सुना। 
यजीदने गनीमत (लूट) की बहुतसी राशि अपने पास दबा ली थी। खुरासानके नौमुस्लिमोने 
भी उसकी निर्देयता और अत्याचारके लिए खलीफाके यहा गोहार की थी। उसने हुकुम दिया,कि 
सभी जातिके मुसलमानोंको अरब मुसलमानोके बराबर माना जाये | काफिरोपर चाहे जितना 
कर लगाया जाय। जिन लोगोने इस्लाम स्वीकार कर लिया है, उन्हें खतना करानेके लिये 
मजबूर न किया जाय। राज्यपालोका काम है, वह अपने प्रदेशमे इस्लामका प्रचार करे, रवात 
(सराय) स्थापित करे, मस्जिदे बनाये। दूसरे धर्मवालोके गिर्जे, सिनांगोज और अग्निमदिर 
न तोडे जाय, हा, उन्हें नये मब्रिक्रे बनानेंकी इजाजत नहीं है । 


(१७) जर्राह अब्दुल्लापुत्र ७१७-७१९ ई०)--खलीफा उमरने यजीदकी जगह 
जरहिको खुरामानका शासक नियुक्त किया । 


२८६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१२४८ 
८. खलीफा यजीद ॥7 अब्दुलमलिक पुत्र (७१९-७२४ इ० ) 


उमरके मरनेपर यजीद नया खलीफा बना। हर नये खलीफाके बननेपर कुछ गडबड 
होती थी। तीसरे खलीफा म्वाविया ॥ (६८३-६७७ ई०) के समयसे खिलाफत दो टुकडोमे 
बट गई थी, पश्चिमी खिलाफत (अरब-साम्राज्य )के खलीफा अब्दुल्लाके वशज होते थे, जिन्होंने 
स्पेन तकको अपने अधिकारमे कर लिया था। नये खलीफाके सिहासन-आरोहणके समय मौका 
पाकर यजीद मुहल्लबपुत्र जेलसे भागनेमे सफल हुआ। उसने बसरामे पहुचकर खलीफाके 
विरुद्ध बगावत शुरू की, जिसका असर पूर्वी प्रदेशोपर भी पडा और विद्रोहको एक साल बाद 
दबाया जा सका। खलीफाने मसस्‍लमाकों उभय इराक (मसोपोतामिया और ईरानका) क्षत्रप 
नियुक्त किया, जिसने कूफाके पास फुरात नदीके तटपर यजीदको हराकर मार डाला | 

(१८) सईद अब्दुल्ला पुत्र (७१७-७१९ ई० ) मस्लमाने सईदको खुरासानका राज्यपाल 
नियुक्त किया। इस वक्‍त खोजद और फर्गानाके लोगोने आम बगावत कर रखी थी। लेकिन 
सोगदी तरखून अरबोका करद सामनन्‍्त था। उसे देशद्रोही कहकर विद्रोहियोने दबाना चाहा। 
तरखूनने मेवसे सहायता मागी, छेकिन नया राज्यपाल निर्बंल और दुलूमुल बुद्धिका' आदमी था, 
वह सहायता नहीं भेज सका। इसपर सोगिदियोनें अपने उत्तरके पडोसी तथा शक्तिशाली तुके 
कगान सुलू (७१६-७३८ ई०) से मदद मागी। सुलूने विधभियोके खिलाफ धर्मथुद्ध करना 
लाभकी बात समझी, और समरकदपर अक्रमण कर दिया। अरब देरसे आये, तब तक 
तुक॑ ३००० सोगरिदयोको कतलू कर चुके थे। यजीद दो साल तक खलीफा रहा, और इस 
सारे समय मध्य-एसियामे बराबर अशाति बनी रही। सुल खाकान विद्रोहियोकी पीठपर था। 
उधर पर्चिमकी ओर खाज़ार और किपचक कबीले भी अरबोको फूटी आखो नही देखते 
भ्रे, जिसके लिए अरब सेनाको उधर भी बराबर लडना पड रहा था। वहा भी सफलता का 
मुह देखनेकी नहीं मिला। जिस समय मध्य-एसियावाले अपने सब तरहके दुश्मन अरबोसे 
लड रहे थे, उस वक्‍त अरबोंके नीचे पिसे जाते सोग्दियोको दरण देना पडोसी सहधर्भियोका 
कत्तव्य था। फर्गानाके शासकने ७२१-७२२ ई० में अपने यहा इस्फारा जिलेमे सोगिदोका 
रहनेके लिये जगह दी। कुतेब द्वारा नियुक्त शासक हिंशाम अब्दुल्लापुत्रतकों निकालकर 
फर्गाना पहले ही स्वतत्र हो चुका था। 

उभय-इरकसे पहलेकी अपेक्षा आमदनी कम हुई। यह भी सर्वत्र होते युद्धका परिणाम 
था। इस कसूरमे मसलमा ७२० ई० (१०२ हि०) में हटा दिया गया, और उसकी जगह उमर 
हुबरा पुत्र क्षत्रप नियुक्त हुआ। बेचारा सईद झूठे ही कुजेना (हिजडा) कहा जाता था, वह 
समरकदकी दीवारोके नीचे लड रहा था, जब कि दमिश्कसे बर्खास्तगीका हुक्म आया। 

(१९) सईद अख्रपुत्र हरसी (७२१-७२२ ई०) नया राज्यपाल बहुत चुस्त 
आदमी था। विद्रोही सोग्दी सुलकी सहायतासे बहुत मजबूत थे। उन्होंने जब नये राज्य- 
पालकी दृढ़ता देखी, तो उनमें से बहुतेरो--विशेष कर देहकानो (जमीदारों) और 
व्यापारियो--ने जन्मभूमि छोडनेका निश्चय कर लिया। सोग्दका तरखन गोरक इससे सहमत 
नही था, तो भी फर्गानाके राजाके इस्फारामें जगह देनेकी बात मानकर बहुतसे लोग 
वहा चले गये। पीछे उसने विश्वासवात कर शरणाथियोकों अरबोके हाथमे दे दिया । सईद ने 


हिल्ास ] उमया-वंद २३८७ 


समरकंदको अपने हाथमे करके खोजद (वर्तमान लेनिनाबाद) को घेर लिया | शहरके समर्पण 
क्रनेपर हम सब अपराध क्षमा कर देगे,यह वचन दे कर भी उसने सोग्दियोके साथ विश्वासघात 
कर उन्हें कत्ल कर डाला । वबचन-भग और निरीहो-निरपराधोकी निर्मम हत्या अरब-शासन 
का आवश्यक रूप और मध्य-एसियामे इस्लामके प्रचारका साधारण ढग था। इसी तरहकी 
धोखेबाजीसे सईदने जरफओा (सोगर्द) -उपत्यकाके सभी दुर्गोको अपने हाथमे किया। कइक-उप- 
त्यकामे भी यही बात हुईं | वस्तुत सोग्दी जितना लडनेमे बहादुर थे, और जिस प्रकार सुल्‌ जैसा 
पृष्ठपोशक उन्हें मिला था, वेसी ही यदि उनमे एकता होती , तो सईद फिर सोग्दपर अरब-शासन 
स्थापित नही कर सकता था। सोग्द-विजय करके सईदने जाकर फर्गानाकों घेर लिया। वहाके 
राजाने एक लाख दिरहम और बहुतसे गुलाम देकर छुट्टीपाई। फिर शठे शाठय की नीति उसे 
पसद आई, और अगली रात जब मूसछमान अपनी सफलतासे निश्चित हो सो रहे थे, उसी 
समय वह १०००० आदमियोंकों लेकर उनपर टूट पडा और बहुतोकों मार डाला। कितु 
प्रधान सेनापति आलूमको जब खबर लगी, तो उसने आकर खूब बदला लिया, और फर्गानाके 
राजा (तुक) को उसके २००० अनुयायियोके साथ मार डाला । इस तरह सफल होते हुए 
भी ७२२६० (१०४ हि०) में सईद हरसीको पदच्युत कर दिया गया और उसकी जगह मुस्लिम 
नया सेनापति बनकर आया। 

मुस्लिम सईदपुत्र किलाबी सारी पूर्वी सेनाका प्रधान-सेनापति नियुक्त हुआ था । 
उसने सुलू खाकानके हाथो हार पर हार खाई और बडी मुश्किलसे कुछ सेनाके साथ जान 
बचाकर आम्‌ (जेह) दरियाके दक्षिण भाग कर बलख पहुचनेमे सफलता पाई । 


९ खलीफा हिशाम (७२३-७४२ इई०) 


नया खलीफा यजीदका भाई था। इसने उमरकी जगह खालिद अब्दुल्लापुत्र कसरीको 
उभय-इराकका क्षत्रप बनाया और खालिदके भाई (२० ) असद अब्दुल्लापुत्रकों एक बडी सेनाके 
स्राथ तुकोंसे बदला लेनेके लिये मध्य-एसियाकी ओर भेजा। असद (सिह) भी सुलके सामने 
सियार साबित हुआ। तीन बार वक्ष्‌ पार हो सोग्दकी ओर बढना चाहा, लेकिन हर बार उसे 
खाली हाथ लौटना पडा। इस अफसलतासे क्रुद्ध होकर उसने अपने सेनापतियोको बहुत बुरी तरह 
फटकारा और बाल मुडवा, नगा कर, बेडी डाल उन्हे अपने भाई खालिदके पास भेज दिया। 
खालिद अपने भाईकी इस मू्खेतापर बडा नाराज हुआ ओर उसने असरस अब्दुल्लापृत्रको पूर्वी 
सेनाका सेनापति बनाकर भेजा। 

(२१) असरस अब्दुला-पुत्र (७२४-७२९ ई०) असरसने देख लिया, कि विद्रोहियो 
को केवल राजनीतिक स्वतत्रताकी' कामना ही भारी प्रेरणा नहीं दे रही है, बल्कि वह 
मुसलमानोको विधर्मी समझकर भी बहुत घृणा करते हैँ । उसने सारी प्रजाकों मुसल- 
मान बनानेकी योजना बनाई और प्रत्येक स्थानमे अरब और ईरानी दो-दो धर्मक 
प्रचारक नियुक्त किये । समरकदमे नौमुस्लिमोकों कलूमा दृहरानेके लिये दक्षिणा दी 
जाने लगी। इससे असाधारण सफलता मिली । लोग कलमा सुनाकर दक्षिणा भी'ः लेते 
और बहुतसे करो और बेगारोसे भी मुक्त हो जाते। लेकिन देहकानोपर इसका प्रभाव 
बरा पडा। वह अब मुसलमातल थे, गावोके थिना मुकुट के राजा थे, वह भला क्यो पत्तद 


३१८८ भध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१२९ 


करने लगे, कि लोग कर और बेगारसे मुक्त हो जाये । खजानेमे भी आमदनीकी कमी हो गई। 
खजाची ने कहा--करमे ही मुसलमानोकी शक्ति है।” असरसने मुसलमान होनेपर कर-मुक्त 
कर देनेका हुकम दे रखा था। अब उसने दुबारा हुकम दिया--उन्हीको कर से मुक्त किया जाय, 
जिन्होने खतना करा लिया है, और जो नमाज-रोजा आदि इस्लामिक कतंव्य को पूरा करते तथा 
कुरान का एक सिपारा पढ सकते हे । इस पर सोग्द से जवाब आया-- दिसी लोगो ने सच्चे 
मन से इस्लाम को स्वीकार किया है । वह मस्जिदे बनाने रंगे हे। सब लोग अरब बन गये 
है। इसलिये किसी पर कर नही लगाना चाहिये ।” खजाना खाली था| ऐसे इस्लाम-प्रचार 
से अरबी राज्य का ही दीवाला निकलने वाला था, इसलिये असरस ने हुकम दिया--/जिनपर 
पहले कर लगाया जा सकता था, उन सबपर कर रूगाओ |” इसका परिणाम हुआ सर्वत्र विद्रोह । 
अरब धमं-प्रचारको ने बडे परिश्रम से इस्लाम के लिये दिग्विजय की थी, यह हालत देखकर वह 
भी विद्रोहियो के साथ हो गये । सोर्द का अरब धर्म प्रचारक पकडा गया। सारे सोग्द ने अरबों 
के खिलाफ बगावत का झडा उठाकर तुर्कों से मदद मागी। ७२८ ई० से केवल समरकद और 
दबूसिया के नगर ही अरबो के हाथ में रह गये, बाकी बुखारा आदि पर विद्रोहियो का कब॒जा 
हो गया । ७२९ ई० में बड़ी मुश्किल से अरबो ने बुखारा में दुबारा अपना शासन स्थापित किया । 
७३० ई० या ७३१ ई० में सुल ने सोग्दियों की मदद के लिये एक बडी सेना भेजी । सोग्द के 
इखशीद ने भी विद्रोहियो का साथ दिया । इसी समय असरस ने अपने शासित प्रदेशों में जगह 
जगह रवात बनाने शुरू किये, जो प्रतिरक्षा के लिये घुडसवारों की चौकियो का काम देती थी। 
असरस की भी वही हालत हुईं, जो उसके पूर्वाधिकारी हरसी की हुई थी । उसे छौटा लिया 
गया और उसकी जगह जुनेद को राज्यपाल नियुक्त किया गया। 

(२१) जुनंद अब्दुरहमान पुत्र (७२९-७; ४ ई०)-यह पहले सिध में राज्यपाल रहा 
चुका था और अपने रणकौशल तथा करता के लिये मशहूर था। इसने बडे जोश के साथ मध्य- 
एसिया पर फिर से अरब-शासन स्थापित करने के लिये चढाई की। बुखारा में अपनी सेना 
में जाते समय यह खाकान (सुल्‌) के हाथ मे पडने से बाल-बाल बचा। खलीफा हिशाम की 
एक रानी को इसने (भारत की लूट से) एक बहुमूल्य रत्नमाला भेट की थी, जिसके कारण उसे 
यह पद मिला था। खलीफा ने उस समय कहा था, कि मेरे लिये भी एक ऐसी माला भेजना। 
७३०-७३१ ई० में खाकान से पहली मुठभेड हुई, जिसमे उसने १७००००तुर्क सेना को 
हराया, ३००० तुर्क मारे। सुलूका भतीजा बदी बना, जिसे जुनेद खलीफा के पास भेज कर 
और स्वय जाडा बिताने के लिये मेर्व चछा आया। अगले साल वक्षुपार हो उसने अपनी सेना 
के तीन भाग किये, जिनमे से १०००० सेना लेकर सौरा हुर्री को समरकद पर चढाई करने के 
लिये भेजा, दूसरे भाग को उमर होरेनपुत्र के अधीन तुखारिस्तान पर। बाकी को लेकर वह 
स्वय तुखारिस्तान की ओर जा रहा था, इसी समय उसे पता लगा, कि खाकान ने समरकद 
में सौरा को खतरे मे डाल दिया है। सेना सारी एक जगह नही थी, कितु जो भी सेना मौजूद थी, 
उसे लेकर वह समरकद की ओर बढा । किसी तग और अधेरे रास्ते में तुर्कों ने उसे घेर लिया । 
भयकर यूद्ध में सैकडो अरब मारे गये। जुनेद ने मुश्किल से एक खडडु में छिषकर जान बचाई । 
सौरा घिरा हुआ था और जुनेद भी शत्रुओं को चारो ओर देख रहा था। दोनो में से एक को मरना 
आवश्यक था, तभी दूसरा बच सकता था। उसने सौरा को हुकम दिया--किला छोडकर समर 


हिशाम ] उर्मया-बह' २८९ 


कद से बाहर निकक आओ । सौरा बडी हिचकिचाहट मे था, तो भी अपने प्रधान-सेनापति की 
आज्ञा मान कर १२००० सेना के साथ जुनेद के डेरे की ओर चला। करीब करीब पहुच चुका 
था, इसी समय एकाएक तुर्को ने आक्रमण कर दिया । १२००० आदमियो में से सिर्फ तीन 
बचकर निकल सके। सौरा मारा गया। जूनेंद मौका पा भाग निकलना चाहता था, 
लेकित सुलू उसे कहा छोडनेवाला था? कगान की सेना ने उसे घेर लिया। जुनैद ने 
दासो को मुक्त करने का प्रलोभन दे लडने के लिये कहा, और उनकी सहायता से 
वह समरकद पहुच सका। खलीफा ने जब इस महापराजय की बात सुनी, तो बसरा और 
कूफा से २५००० सेना एकत्रित करके भेजी। चार मास के सधर्ष के बाद सुलू से बुखारा को 
भी खतरा होने की खबर लगी, तो वह नस्त्र सेयारपुत्र---जो कि छावनी का सेनापति था--- 
की अधीनता में छावनी को छोडकर बूखारा की ओर चला आया। दो साल के सघधर्ष के बाद 
जुनैद सोग्द को फिर काबू में कर पाया। इस संघर्ष मे सारा अतर्वेद अरबो के हाथ से निकल 
गया था। उस समय जरफशा-उपत्यका अन्न की खान थी, उसपर तुर्को के अधिकार होने 
का कारण ही समवत ७३५ ६० (११५ हि०) का अकाल पडा, काफिरो ने मेर्व॑ अनाज भेजने 
नही दिया । 
शिया-आंदोलन--खिलाफत के लिये पैगबर मुहम्मद के हाशिम वश और दूसरे वद्यो मे 
वेमनस्यथ खडा हुआ था, जिसमे अली और मुहम्मद के दोनो नाती हसन और हुसेन बलि चढ़े । 
जो अरब उमेया वश से विशेष सबंध नही रखते थे,उनकी भी सहानुभूति धीरे धीरे विरोधियों 
के साथ होती गई । यही विरोधी पीछे शिया या बातिनी कह जाने रूंगे। लेकिन हाशिम-वश के 
पक्षपाती भी सभी एकमत नही थे। कुछ मुहम्मद की पुत्री फातिमा और दामाद अली की सतान 
को मुहम्मद का असली उत्तराधिकारी मानते थे, और दूसरे मुहम्मद के चचा अब्बास की 
सतान को भी शामिल करते थे। जिस समय आदोलन और संघर्ष सफलता से दूर था, उस समय 
अब्बास और अली दोनो के पक्षपाती एक होकर काम कर रहे थे। अरबो के बाहर शिया-आदो- 
लन का जो प्रभाव पडा, वह धीरे-धीरे इतना प्रबल हो गया, कि उसी के बलपर उमेया-वश नष्ट 
हुआ और अब्बास की सतान को पूर्वी खिलाफत का स्वामित्व मिला। खुरासान में शिया आदो- 
लन का आरभ जुनैद के काल ही मे हुआ | ७४० ई० में हारिस सुरैजपुत्र ने 'अल्ला की किताब 
और पेगबर की सुन्नत” (सदाचार ) के नाम पर अपना काला झडा उठाया। उसने प्रतिज्ञा की, कि 
धर्मद्रोहियो और उनके अनुयायियों के साथ जो भी शर्तें की गई है, उनको नहीं माना जायगा और 
मुसलमानों पर कर नहीं लगाया जायगा, तथा किसी पर अत्याचार नही किया जायगा ।” यह 
बात नौमुस्लिमो और अमुस्लिमो दोनो के लिये आकर्षक थी। जुनेद शिया-प्रचारको को पकड 
पकडकर शहीद बनाने लगा, जिसमे कितने ही अरब तथा प्रभावशाली लोगो से सबध रखते थे । 
जुनैद की सारी सफलता बेकार गई। उसने यजीद मुहल्लबपुत्र की लडकी से शादी 
करन की गलती की, जिसके कारण खलीफा नाराज हो गया और उसने आसिम अब्दुल्ला- 
पुत्र को राज्यपाल बनाकर भेजा । आसिम के पहुचने से पहले ही जुनेद मर चुका था | 
(२२) आसिम अब्दुल्ला-पुत्र (७३४-७३६ ई०)--आसिम बडा ही अत्याचारी था । 
जुनेद के अनुयायियों पर उसने बहुत करता दिखलाई, जिसके कारण बहुत से अफसर उससे 
घृणा करने लगे । आरिस सुरेजपुत्र ने विद्रोह कर दिया । मेवंरूद प्रदेश, बलख, 


३९० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६११६ 


बाबेल, अबवाब जैसे खुरासान के शहरो पर हारिस का अधिकार हो गया। इस्लाम के नाम 
पर गनीमत (लूट) का माल हलाल था ही, इसने और भी अधिक हिस्से का प्रलोभन 
दिया और गाजियो की भारी भीड उसके आसपास इकट्ठा हो गई। आसिम उसे दबा न 
सका और हासिम अपने काले झडे को फहराता अनुयायियों को बढाता जा रहा था । अत 
मे आसिम को बर्खास्त कर उसके भाई खालिद ने उसकी जगह कसरी को फिर से 
खुरासान का राज्यपाल बनाया। 

(२३) असद अब्दुल्ला-पुत्र कसरी (७३५-७३८ ई०)--आसिम अब्दुल्लापुत्र ने 
खलीफा हिहाम को नरमी दिखाने के लिये लिखा था, यह भी उसके बर्खास्त होने का एक कारण 
हुआ। असद ने हारिस को मार भगाया। वह जाकर सुल से मिल गया, जिसने उसे फाराब में 
जागीर देकर रख लिया। राजधानी मेर्व ऐसी जगह नही थी, जहा से विद्रोही सोग्द को दबाया 
जा सके। वहा से सीधे बुखारा जाने का रास्ता किजिलकुम (रेगिस्तान) के भीतर से जाता था, 
जिससे किसी बडी सेना का गुजरना आसान नही था, और दूसरा रास्ता वलख होकर बडे चक्कर 
का था, जिसमे समय बहुत रूगता था। असद ने बलख को ही ७३६ ई० में अपनी अस्थायी 
राजधानी बनाया और उसी साल खुत्तल को लेना चाहा | कितु, खाकान सुलू गाफिल नही था। 
उसने आक्रमण किया और असद का डेरा तथा हरम' खाकान के हाथ में पड गया। सुलह की 
बातचीत निष्फल गईं। असद बलख लौटा और खाकान तुखारिस्तान के पर्वतो को। सुढू की 
यह अतिम विजय थी। ३० वर्षों तक इस दुर्जेय तुरक॑ खाकान (अबू-मुजाहिम) की धाक सारे 
भध्य-एसिया पर थी। चीन सम्राद ने भी दामाद बना बडी से बडी पदविया दे उसे अपना बनाने 
का प्रयत्न किया। तुर्कों का उसपर असीम विश्वास था, जिन तुर्कों की वीरता और युद्धकौशल 
को देखकर अरबो ने (अलू अतराक फिलू हरुब”) युद्ध मे तुर्कों को अजेय माना था। लेकिन 
बुढापे में सूलू का हाथ बेकार हो गया था, जिससे वह सीथे युद्ध मे भाग लेने लायक नही रह गया 
था। घुमन्तू लडाके ऐसे नेता को पसद नहीं कर सकते। यद्यपि पहले असद को तेमिज और 
खुत्तल के इलाकों में सफलता नही मिली । लेकिन अब सुलूका दुर्भाग्य और असद का सौभाग्य 
जगा। समरकद को आत्म-समर्पण करने के लिये मजबूर करने को असद ने जरफशा के ऊपरी 
भाग में बारगसर पर पहुच कर खुद बाध बनाने मे भाग ले पानी को रोकना चाहा, कितु उसमे 
सफलता नही हुईं। ७३७ ई० में तुखारिस्तान मे जो लडाईया लडनी पडी, उसमें खाकान के 
साथ देने वाले शिया-पक्षपाती हारिस और खुत्तल का राजा भी थे । कितु शगान-खुदात 
(शगानियान ) अरबो के साथ रहा। पहले तो असद को सफलता नही मिली, कितु अत मे उस 
के आक्रमण से तुर्के उश्वूसना लौट जाने के लिये मजबूर हुये | वहा से जा समरकद मे उन्होने 
लडने की तैयारी की । इसी समय सुलू कगान को तुर्गिस कुमार कुरसूल ने मार डाला। सूल 
के मरने के साथ ही परिचिमी तुकं-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया। हारिस तुर्कों के देश में 
भाग गया। खुत्तलपति से अरबो ने खुत्तल को ले लिया। असद समरकद पर चढाई करने के 
लिये जा रहा था, इसी समय एक विद्रोही अनुचर ने अपनी जाति के इस शात्र को मार डाला । 

(२४) नर सेयार-पुन्न (७३७)--नखसत्र कुतैब की युद्ध मे भाग ले चुका था । वह 
बडा अनुभवी और वृद्ध पुरुष था। उसे कुतैब ने ७०५ ई० में एक गाव की जागीर दी थी। उस 
समय अरबो मे घोर द्वद्ध चल रहा था। उनके मुजारी और यमनी दो दल हो गये थे। मुजार 


हिद्याम ] उमया-बंध २९१ 


उत्तरी अरब से आये थे, और यमनियो का मूल स्थान यमन था। खुरासान के मुजारयो का नस्र 
शेख (सरदार) था। वैसे नद्र अत्यन्त योग्य शासक और कुशल सेनापति था। वह जितना 
शक्तिशाली था, उतना ही उदार, अपने अधीनोका भी वडा प्रेमपात्र था । अपने नौ सालकी 
शासन में खुरासान को उसने उ्यो के लिये बचाये रखा। उस समय उमैया-वश् कमजोर हो 
चुका था, उसका सितारा डूबने ही वाला था । प्रतिद्वद्दी खारजी (शिया) मुहम्मद और अली 
के वश की दुह्ाई देकर बल सचय कर रहे थे। उतका प्रचार खुरासान और मध्य-एसिया मे बडे 
जोर शोर से हो रहा था । 
नस्र ने देखा, जिस शक्ति से अरब शासन को सबसे ज्यादा खतरा है, वह है तुके । 
यद्यपि सुल खाकान--जिससे परेशान होकर अरबो ने उसे 'इब्नमृजाहिम” (सघर्षकारियों 
का बच्चा ) नाम दे रक्खा था, मर चुका था। कितु जिस तेरगास' राजकुमार कुरसूल ने उसे मारा 
था, उसके प्रबल होते का डर था। कुरसूल भी परिचमी तुर्कों के ही तुरगिस वश का था, इसलिये 
तुर्कों की जो शक्ति सूल के पीछे थी, वही' कुरसूछ के पीछे हो गईं । अरबो के विरोध में सारे 
उत्तरापय और दक्षिणापथ के लोग एकमत थे । कुरसूल की एक दो सफलताओ के बाद वह सुल्‌ 
को तरह ही दुर्षध॑ हो जाता, इसलिये पहले उसकी ओर ध्यान देना आवश्यक था। पद्चिमी 
तुके राज्य पिछले खाकान के मर जाने के कारण विश्वुखलित हो गया था। इस मौके से फायदा 
उठाते हुये नस्न ने सिरदरिया की ओर मुह फेरा। ७३९ ई० में उसने उश्नूसना, शा, ( ताशकद ) 
और  फर्गाना के शासकों के साथ नरमी दिखला सधि करके इन तुके शासको को कुरसूल से 
अलग करने में सफलता पाई। फिर वह सीधे कुरसूल के ऊपर पडा। पहले दो अभियानो मे 
वह सफल नही रहा। अतिम अभियान शाह के शासक के विरुद्ध था, जिसकी सहायता के लिये 
कुरसूल आया था। सिर दरिया के तट पर लडाई हुई, जिसमे कुरसूल बदी हुआ, और नख्र ने 
उसे मरवा दिया। कुरसूल के मरने के बाद तुर्को पर इतना आतक छाया, कि उश्वूसना, शाश, 
और फर्गाना के राजाओ ने अधीनता स्वीकार करते हुये न्र से सधि कर ली । 
अब उत्तर के घुमन्तुओ का भय खतम हो गया था। नस्र पहले मुसलमान विद्रोहियो 
को छेडना नही चाहता था, क्योकि इससे भीतरी निर्बेलता और बढती । उसने सारे मुसलमानों 
का ध्यान एकत्रित करने के लिये काफिरो के ऊपर आक्रमण किया। मुसलमानो पर शरीयत 
(धर्मशास्त्र ) के विरुद्ध जो कर लगे थे, उन्हे अमुस्लिमो पर छगवाया, फिर ८०००० अमुस्लिमो 
को करमृक्त कर उसे ३०००० मुसलमानों पर लगाया। सोग्द में करमुक्ति ने लोगो को मुसलमान 
होने के लिये अधिक आकर्षित किया था, फिर कर लगने पर सोग्दी क्यो उसे पसद करते ? तो 
भी जो सोग्दी अरबो के राजनीतिक और धामिक अत्याचारो के कारण सुलू खाकान के राज्य 
में शरणागत हुये थे, अब नख्र की सफलता और उसकी न्यायप्रियता पर विश्वास करके सोग्द 
लौटने की सोचने लगे थे । नख्र ने उनकी सारी शर्ते मान कर ७४१ ई० में उनके साथ समझौता 
कर लिया। शर्ते थी-- (१) मुतिद्‌ (पुन अपने धर्म मे लौटे) लोगो को दड नही दिया जायगा, 
(२) मृतिदो को प्रवास के पूर्व के बाकी करो से मुक्त किया जायगा, (३) मुसलमान कैदी 
छोड दिये जायेगे, यदि काजी (न्यायाधीश) कानून-निर्धारित सख्या मे गवाहो की गवाही' के बाद 
वैसा फैसला दे । खलीफा ने भी नखत्र के लिखने पर इन शर्तों को मजूर कर लिया। राजधानी 
में कितने ही लोग नस्न को इस प्रकार दबने के लिये बदनाम करते थे, जिसका उत्तर नम्र देता 


२९२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१२१९ 


था-- अगर मेरे प्रतिद्दियों ने सोग्दियो की वीरता होती देखी, तो वह भी उनकी शर्तों को 
मानने से इन्कार नही करते ।” मुजारी होने के कारण अक्सर नञ्र का भूतपूर्व मलिक असद 
से झगडा रहता था, क्योकि असद यमनी दल का नेता था। नस््र ने अपने पहले चार साल 
के शासन में केवल मुजारी सेनापति नियुक्त किये, कितु पीछे उसने यमनियों को भी लेना शुरू 
किया । यमनियोने इस विश्वासका उलठा बदला देते ७४४ ई० में जूदे अलीपुत्र करनानी के 
नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । 

(दशिवा-आन्दोलन ) -तस्र का सबते बडा दुश्मन हारिस था, जो कि शियों का पक्षपाती 
और अब तुर्कों मे चला गया था। नस्र ने द्ामकी नीति से काम लिया और उसी साल (जिस 
साल कि यमनियो ने विद्रोह किया था ) खलीफा मोतसिम से कहकर अनुयायियों सहित हारिस को 
क्षमा दिलवाई। ७४५ ई० में हारिस मेव॑ लौटा । उधर किरमानी और नखस्र का झगडा चल 
रहा था। हारिस को न मुजारियो से कुछ लेना-देना था, और यमनियों से, इसलिये उसने सिर्फ 
यही घोषणा की, कि में तो केवल न्याय की विजय चाहता हू । जैसे ही उसने अपने अनुयायियों 
की काफी शक्ति देखी, कुछ हजार को लेकर काछा झडा खडा कर दिया। उसने नम्र 
को न छेडकर पहले उसके प्रतिद्दद्वी किरमानी पर आक्रमण किया । यद्यपि हारिस ७४६ ई० 
की वसत में उसी लडाईं में मारा गया, लेकिन जिस सप्रदाय का वह समर्थक था, वह एक सिद्धात 
और आदर के लिये लड रहा था, इसलिये हारिस का खडा किया काला झडा गिरने नही पाया । 

पेगबर मुहम्मर और उनके उपदिष्ट कुरानी इस्लाम के सिद्धान्त बहुत सरल, 
अरबो के तत्कालीन सामाजिक विकास के अनुरूप थे, लेकिन ग्रीक, रोमन और ईरानी 
जैसी सभ्य और सुसस्कृत जातियो के साथ जब मुसलमानों का सपर्क हुआ, तो उस सादगी से 
काम नही चलू सकता था, इसीलिये सिद्धातो में मतभेद होने लगा । आदिम इस्लाम के मुख्य-मुख्य 
सिद्धात थे-- ( १) ईश्वर एक है, वह बहुत कुछ साकार सा है और उसका मुख्य निवास इस 
दुनिया से बहुत दूर छ आसमानों को पारकर ७ वे आसमान पर है, (२) वह दुनिया को केवल 

कुन” (हो) कहकर अभाव से भाव में छाता है, (३) प्राणियों में आग से बने फरिश्ते और 
मिट्टी से बने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, (४) फरिव्तो मे से कुछ पथ भ्रष्ट होकर सदा के लिये अल्लाह 
के दुश्मन बन गये हे, वह सदा मनुष्यों को मार्ग भ्रष्ट करने की कोशिश करते है, उनका सरदार 
इबलीस है, जो फरिशता होते समय अजाज्ञी छ के नाम से मशहूर था, (५) मनुष्य दुनिया मे केवल 
एक बार जन्म लेता है, और ईइवरी वाक्य कुरान द्वारा विहित और निषिद्ध कर्म करके उसके 
फलस्वरूप अनतकाल के लिये स्वर्ग या नके पाता है, (६) स्वर्ग मे सदर प्रासाद, अगरो के 
बाग, शहद॑-शराब की नहरे, अनेक सुदरिया (हरे ) तथा बहुत से तरुण सेवक (गिलमान) होते 
है, (७) दया, सत्यभाषण, चोरी न करना आदि सवंधर्ममान्य भले कर्मों के अतिरिक्त नमाज 
रोज़ा (उपवास ), दान (ज़कात) और हज (विशेष समय में काबा-दर्शन) ये चार मुख्य विहित 
कम है, (८) निषिद्ध कर्मों मे है अनेक देवताओं और उनकी मृत्तियों का पूजन, शरात्र पीना, 
हराममास (सूअर तथा बिना कलूमा पढे मारे गये जानवर का मास) खाना आदि है। 


+ प्र&॥7६ 0 384 (# 70 ॥१०058) 
: विस्तार के लिये देखो लेखक की पुस्तक “इस्लाम धर्म की रूपरेखा” 


हिश्ाम ] उमया-बंदा २९३ 


सुन्नियों मे आगे चलकर जो मतभेद हुये, उनके कारण उनके चार सप्रदाय हो गये-.. 
(१) कूफा (मेसोपोतामिया) के रहनेवाले अबूहनीफा (७६७ ई०) के अनुयायी हनफी 
कहे जाते हे, जिनकी सख्या भारत और पाकिस्तान में अधिक है, (२) मदीना-निवासी इमाम 
मालिक (७१५-७९५ ई० ) के अनुयायी मालिकी' हे। मराको और मुस्लिम स्पेन मे इनकी सख्या 
अधिक थी । इमाम मालिक ने कुरान के अतिरिक्त पैगबर-वचन (हदीस) को धर्म-निर्णय के 
लिये बहुत आवश्यक बतलाया, जिसके कारण हृदीसो को जमा करने का काम शुरू हुआ। (३) 
इमाम शाफई (७६७-८२० ई० ) के अनुयायी शाफई कहे जाते है । यह पैगबर के आचरण (सुन्नत) 
को सर्वाधिक अनुकरणीय मानते हे । (४ ) चौथा संप्रदाय इमाम अहमद इब्नहम्बल 
के अनुयायथियो (हबलियो) का है--जो कि ईश्वर (अल्लाह) को साकार मानते हे। धर्म के 
सबध मे अतिम निर्णय के लिये प्राचीन पयी कुरान, सुन्नत (पेगबर के सदाचार) , कयास (अनुमान 
या दुष्टात) द्वारा किसी निष्कर्ष पर पहुचने के अतिरिक्त चौथे प्रमाण बहुमत (इज्माअ) को 
भी मानते है, जिनमे पूर्व-पूर्व को बलवत्तर स्वीकार करते हे । 
यह बहुमत ही था, जिसके बलपर अली को खलीफा होने से तीन बार वचित किया 
गया | कितु जितना ही समय बीतता गया, उतना ही अली के अनुयायियो का जोर बढता गया। 
अली को वचित कर तीसरे खलीफा बने उसमान ने वर्तमान कुरान को पुस्तक-रूप मे संग्रह 
किया । अली के अनुयायियों का कहना है, कि उसमे ऐसी बहुत सी आयते (मत्र ) हटा दी गई है, 
जिनमें अली और उनकी सतान के पक्ष में कहा गया था। इस्लाम का सर्वोपरि प्रमाण कुरान 
है । जब उसमे घटाने-बढाने की बात एक समप्रदाय ने मान ली, तो सिद्धातों में फेर-फार करने 
की पूरी गूजाइश हो गई । कहते हे, इन सैद्धान्तिक मतभेदों का आरभ इब्त-सबा (सबा-पुत्र ) 
ने किया, जो कि ७ वी सदी में (पैगबर मुहम्मद के मरने के आधी शताब्दी बाद) हुआ था। 
वह यहूदी से मुसलमान बना था। यहूदी अपनी मूलभूमि (फिलस्तीन ) की छोडने के लिये मजबूर 
हुये,और भिन्न-भिन्न देशों मे बिखरकर ग्रीक तथा दूसरी उन्नत विचारधाराओ के संपक मे आये । 
वह सर्वत्र विचार स्वातत्य के पोषक रहे । इब्न-सवा, जान पडता है, बौद्ध और प्लातोनी विज्ञान- 
बादद्वारा अनुप्राणित नवप्लातोनी अद्वेतवाद से प्रभावित था,इसलिये उसनेहलूल (जीव का अल्ला 
में विलयन) सिद्धात का प्रचार किया। वह पेगबर के दामाद अली में भारी श्रद्धा रखता था, इस 
लिये लोगो को यह कहने का मौका मिला, कि इब्न-सबा के सिद्धात के स्नोत हजरत अली थे । 
इब्न-सबाकी परपरा आगे बढती गई और इस्लाम मे शिया और खारजी (बाह्य ) जैसे सप्रदाय 
पैदा हुये । अरब में इनके मतभेद बहुत कुछ कुरान और पैगबर-सतान के प्रति अधिक श्रद्धा और 
कम पर निर्भर थे। शिया लोगो का कहना था,कि पैगबर का उत्तराधिकारी होने का अधिकार 
उनकी पुत्री फातिमा और अछी की सतान को है। आगे चलकर इस सप्रदाय ने दाशेनिक मतभेदो 
में भी हाथ बटाया और अत में अरबो और ईरानियो के शताब्दियो से चले आते दढ्व से फायदा 
उठाने में इतनी' सफलता प्राप्त की, कि ईरान ने १५ वी सदी मे शियामत को अपना राजधर्म 
घोषित किया । यह बात १४९९ ई० में सफावी वश के शासन (१४९९-१७३६ ६० ) के साथ 
आरभ में हुई । उस समय शिया-प्रचार मे जो सफलता प्राप्त हुई थी, उसमे ईरानी  राष्ट्रीयता 
को भी मिलाकर अबूमुस्लिम ने शियो के काले झडे को गाडा, लेकिन उसे मुहम्मद के चचा 


७ 


अब्बास की सतान अबुल्‌ अब्बास सफ्फाह ने बडी चतुरता से अपने हाथ में कर लिया । 


२९४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१२१९ 


अबू-मुस्लिम (मृत्यु ७५५ ई०)--अब्दुरहमान मुस्लिमपुत्र को दुनिया अबू-मुस्लिम के 
नाम से अधिक जानती है। वह इस्पहान का रहनेवाला था । ईरान के एक तीर्थयात्री दल के साथ 
मक्का गया, जहा उस समय मुहम्मद अब्बासी भी आया हुआ था। जबू-मुस्लिम वही एक 
प्रतिष्ठित अरब-परिवार में घोडे की जीन बनाने का काम करने रूगा था। इस २० साल के 
तरुण को मुहम्मद अब्बासी ने जल्दी परख लिया और उसने भविष्य-वाणी' की, कि यही' तरुण 
अब्बासी राज्य की स्थापना करेगा। मुहम्मद ने उसे अपने पक्ष के समर्थन के लिये इराक भेजा। 
वह जानता था, कि अब अरबो का नही, ईरानियो का पलरा भारी होने जा रहा है। अबू-मुस्लिम 
दो साल (७४२-७४४ ई० ) खुरासान में अपने गुरु की ओर से प्रचार करता रहा। वह अच्छा 
वक्‍ता, संगठन करने मे निपुण और साथ ही ईरानी होने के कारण ईरानियो पर पूरा 
प्रभाव डाल सकता था । 

किरमानी के विरुद्ध लडते हारिस सुरेजपुत्र मारा गया। किरमानी का मनसूबा 
कही बढ न जाय, इसके लिये नस्र ने ७४६ ई० मे एक छोटी सी सेना उसके विरुद्ध भेजी। लेकिन 
सफलता नही मिली, फिर मेर्व की अपनी सारी सेना ले वह किरमानी के ऊपर चढा। उमेया 
का झडा सफेद था, शियो ने अपने झडे के लिये काछा रग अपनाया था। अबू-मुस्लिम ने देखा, 
यही अच्छा मौका है, और उसने अपना काला झडा फहरा दिया । भीतर ही भीतर लोग पुराने 
(उमया) शासन से असतुष्ट थे, इसलिये चारो ओर से गाजी (धार्मिक योद्धा) अबू-मुस्लिम 
के झडे के नीचे आने छगे। नस््र इस विरोध को शात करने में असमर्थ रहा । उसने अपने सहयोगी 
इराक के क्षत्रप मेर्वान से यह कहकर सहायता मागी, कि खुरासान का हाथ से निकलना उमैया- 
वश के लिये खतरनाक होगा, लेकिन सहायता नही आई। अबू-मुस्लिम ने किरमानी को भी 
आकर मिल जाने के लिये निमत्रित किया, लेकिन इससे पहले ही नञ्न ने अपने एक सिपाही द्वारा 
किरमानी को मरवा कर उसके शिरकों खलीफाके पास भेजवा दिया था। यमनी दल तथा किर- 
मानी के दो पुत्र अबू-मुस्लिम से जा मिले। नसत्र ने उमैया-वश को गाढी नीद से जगाने के लिये बहुत 
कोछिश की , लेकिन उसमे सफलता नही मिली । ७४७ ई० में अबू-मुस्लिम ने अपनी विजयिनी 
सेना लेकर सारे खूरासान और सोग्द की राजधानी मेवे मे प्रवेश किया और उमया खलीफा की 
जगह अब्बासी फलीफा के नाम से खुतबा (शुक्रवार की नमाज का व्याख्यान) पढने का हुक्म दिया । 
नस्र पहले ही सघर्ष छोडकर सर्द होते हुये नेशापोर भाग गया था। अबू-मुस्लिम ने उसके पीछे 
कहतबा दाबीबपुत्र को भेजा, जिसने नेशापोर के पास' नख्र को हराया। वह वहा से भागा। 
जुर्जान मे सिरिया से कुमक के लिये आई सेना को पाकर नस्र ने फिर मुकाबला करना चाहा, 
कितु कहतबा ने उसे अतिम हार दी। नस्न हमदान की ओर भागा। बुढापे में इस परेशानी के 
कारण साव मे पहुचकर ७४८ ई० मे उसने प्राण छोड दिया। 

उसके मरने के साथ उमैयो की सारी आशाये खतम हो गई । जुर्जान, रे 
(तेहरान), साव, कुम सभी अब्बासियों के हाथ में चले गये। खलीफा ने अपने योग्य 
सेनापति नस्न को खोकर अब खतरे को महसूस किया और सारी सेना को इस ओर लगा 
दिया, लेकिन कहतवाने इस्पहान के पास ७४९ ई० (१३२ हि०) में उसे हराया और 


* पल्याए ण ३89 (% [0 २०४5) 


हिद्ञाम ] उसया-वंद २९५ 


नहावद का विख्यात किला भी ले लिया। ईरान-विजय करके कहतबा इराक की ओर 
बढा, जहा कूफा शियो का केद्र था । करबला के पास उसकी उमेया सेनापति हुवैरापुत्र 
के साथ भिडत हुई, जिसमे कहतबा मारा गया, लेकिन उसके पुत्र हसन ने सेना का सचालन 
हाथ में लेकर हुवैरा को हरा वासित की ओर खदेड दिया। कूफा के यमनियो ने विद्रोह 
करके नगर को अब्बासियों के हाथ में दे दिया । हसन कहतबा-पुत्र के नगर मे प्रवेश 
करने पर अब्बासियों का नेता अबुल-अब्बास प्रगट हुआ और कूफा अब्बासियो की अस्थायी 
राजवानी बना। अबू-सल्मा को उसने अपना महा-मत्री बनाया। अतिम फैसला ७५० ई० 
मे (मेसोपोतामिया) की लडाई में हुआ, जहा मेरवान अपनी सारी' शक्ति के साथ अब्बासी 
सेनापति अब्दुल्ला (अबुल-अब्बास के चचा)से भिडा। मेरवान की बुरी तरह हार हुई और वह 
मिस्र की ओर भागा, जहा उसे मार डाला गया। 

अबू-मुस्लिम के प्रधान सहायक थे अबू-दाउद खालिद-पुत्र इब्नाहिमपुत्र और जियाद 
सालेहपुत्र खुजाई। अबू-म्स्लिम ने देखा, जब तक यमनियों की कमर नही तोड दी जाती, तब 
तक स्थायी सफलता नही हो सकती , इसलिये उसने पहले यमनी नेताओ का सहार किया । अबू- 
दाऊद ने खुत्तल मे पहुचकर यमनी नेता उस्मान को मारा,उसी दिन अबू-मुस्लिम ने दूसरे नेता अली 
को खतम किया। अरबो को सफलतापूर्वक दबाने के बाद अबू-मुस्लिम ने देखा, जिस ईरानी 
राष्ट्रीयता के बलपर उसने सफलता पाईं, वह भी सिर उठा रहा है। ईरान के जातीय धर्म 
(मज्दयस्न, जर्थुस्ती धर्म) को फिर से शक्तिशाली बनाने के लिये कितने ही लोगो में भावना 
पैदा हो गई थी, जिनका अगुआ नेशापोर के पारसियो का नेता बिह अफरीद (माह-अफरीद ) था । 
उसने इस्लाम के प्रहारो से शिक्षा लेकर अपने धर्म मे बहुत से सुधार करने चाहे और जर्थुस्तियों 
की मूर्ति-पूजा आदि कितनी ही बातो का तीज खडन किया। अबू-मुस्लिम खतरे को समझ रहा 
था। जर्थुस्ती पुरोहितो (मागियो)ने भी उससे शिकायत की--अफरीद दोनो धर्मो की जड काट 
रहा है। अबू-मुस्लिम ने इस आदोलन को बुरी तरह से दबा दिया । बुखारा मे शारिक 
देखपुत्र महरी ने ७५५-७५१ ई० मे एक नया अरब सगठन खडा करते हुये घोषित किया ' हमने 
पैगब रके परिवार का अनुगमन इसलिये नही किया,कि लोगो का खून बहाये और मनुष्य में विषमता 
कायम करे।” शारिक अली का पक्षपाती था, और अबुल-अब्बास को नही चाहता था। अरबों 
ने भी देखा, कि अबू-मुस्लिम के निष्ठर हाथो में पडने से यही अच्छा है, कि अली के नाम से अपने 
लिये स्वतत्र स्थान बनाये । थोडे ही समय मे ३०००० आदमी अली के झडेके नीचे चले आये । 
बुखारा और ख्वारेज्मके अरब-सरदारोने उसका साथ दिया। बुखाराके नागरिक भी शारिकका 
समर्थन करने लगे। अबू-मुस्लिमने उसके विरुद्ध जियाद सालेहपुत्रको भेजा। शारिकने अपने 
प्रोभ्राममे समानताकों स्थान देकर सपत्तिशाली वर्गको अपने विरुद्ध कर लिया था । बुखारा-खुदात 
कुतैबा और दूसरे ७०० गढवाले जियादके समर्थक थे । कुतैबने बुखारापर विजय प्राप्त की, 
और करक कुषाण (कुषाण या हेफताली सेठो) के धर्म को नष्ट किया । लोगो ने शहरके भीतरके 
अपने घरोको देकर दूसरी जगह ले अपने लिये ७०० महल बनवाये और उनके चारों ओर 
बाग लगवाये थे । यही उन्होने लाकर अपने नौकरो और ग्राहकोंके रहनेके लिये भी घर बनवाये । 
थोडे ही समयमे इस नये शहरकी जनसख्या पुरानेसे भी ज्यादा हो गई, और इसका नाम 
कुश्केमगान (मगोका गढ ) बन गया ।-यहा पारसियोके मदिर भी अधिक थे। जब सामानियोने 


३९६ मध्यएसिया का इतिहास (१] [ ६११४६ 


बुखारा ले लिया, तो उसके प्रतिहार-नायकने अपने लिये जमीन खरीदनी चाही । उस समय 
जमीनका मूल्य बढकर प्रति जिफ ४००० दिरहम हो गया, जो बढते बढते एक समय १२००० 
दिरहम तक पहुचा। यह ७०० महलरू-निवासी इसी कुश्के-मगानके रहनेवाले धनाढ्य लोग थे। 
भला वह शारिकके साम्यवादकों कैसे पसद कर सकते थे ” जियादने बडी' क्रतासे विद्रोहियोंको 
दबाया । बुखारा नगरमे आग लगा दी गई,जो तीन दिन तक जछूती रही । विद्रोहियोको पकड़ कर 
शहरके दरवाजो पर लूठका दिया गया। बुखारामे सफलता प्राप्त कर जियाद समरकद गया। 
यहा भी' उसने विद्रोहियोका बडी क््रतापूर्वकं कतक किया। सारी सेवाओके बाद भी बुखारा- 
खुदात (कुतैबा) को इस्लामसे दूर हो जावेका अपराध लगाकर अबू-मुस्लिमने मरवा डाला। 


स्रोत-प्रन्थ 

]|. पएप्कतडाबओ ॥099 00 फढ ०7४० ॥४ए४श०7 (५४ 8200!0) 

2 लल्या।: ० 382 (४ 0 08) 

3 माडईणए ० 98002879 ( & ५४०४77०९८7०) 

४ इस्कुस्स्त्वों ख्ेदनेइ आजिइ (ब० व० वेइमाने, मास्कों १९४०) 

५ आधखितैक्तुनिये पाम्यत्निकि तुकेमेनिश (मास्को, १८३९) 

६ किताबुलहिन्द (अबूरेहॉ अल्बेरुनी) 

7. 807 46 7र7ण्णराव68 06 80पट7879-&00प74408 (॥,९:८४) 

८ सिनशोनिस्तिचेस्किये तबलिती दुल्या पेरेवोदा इस्तोरिचेस्किख़ दात्‌ पो खिज्ने ना 
येव्‌ रोपेइस्कोये लेताइसचिस्तिनिये (लेनिनग्राद १९४०) 


अधयाय २१ 
अब्बासी (9७४६-८१८ हे ०) 


१. खलीफा सफ्फाह अबुल-अब्बास (७५०-७५४ ई० ) 


मुहम्मद अब्बासीने अबू-मुस्लिमको अपने उद्देश्य की पूतिके लिये अपना हथियार बनाया 
था।हाशिमवश सवा सौ वर्योसिे जिसका स्वप्न देख रहा था,उसे अबू-मुस्लिमकी सहायतासे मुहम्मद 
अब्बासीने पूरा करनेमे सफलता पाई, कितु विजय प्राप्तिसे पहले ही वह मर गया। यद्यपि उसका 
पुत्र अबुजाफर--जो कि मसूरके नामसे द्वितीय खलीफा हुआ--१० साल बडा था, कितु दासी- 
पुत्र होनेसि उस समय वह गद्दी नही पा सका, और छोटा भाई सफ्फाहके नामसे प्रथम खलीफा 
हुआ। सफ्फाहका अर्थ है खूनी। न जाने क्यो इस तरहका नाम उसे पसंद आया। अब्बासी 
खानदान उस समय कूफा (मस्रोपातामिया) में रहता था। उमया-वशकी राजधानी दमइक 
सिरियामे थी। यद्यपि आगे चलकर धीरे धीरे मसोपोतामिया (इराक) से फारसी भाषा लुप्त 
हो गई, कितु अखामनी वशके समयसे ही ईरानकी एक राजवानी मसोपोतामियामे रहती आई 
थी। सेलूकियोने भी यही अपनी राजबानी रखी, जिसका नाम सलझूकिया था। पाथिव भी 
अपना राजनीतिक केन्द्र यही रखते थे, क्योकि यहासे वह अपने पश्चिमी प्रतिद्वद्वी रोमका आसानीसे 
मुकाबिला कर सकते थे। यही सासानियोकी राजथानी तस्पोन थी, जिसे अरबोने मदेन 
(नगरी) नाम दे दिया । अब्बासियोने पहलेसे चले आये अपने केन्द्र कूफाको राजधानी बनाया, 
जो मर्दनमे घूमती खलीफा मसूर द्वारा ७६२ई० (१४५ हि०) में बगदादमे परिवर्तित हुई और 
अत तक रही। इस्लामिक विजयके बाद करीब तीन सदियो तक उमया और अब्बासी शासन- 
कालमे दरबार और सरकारकी भाषा अरबी थी, और जब तक शुद्ध ईरानी वश ताहिरी (८१८- 
८७२ ई०) सफ्फारी (८६१-९०० ई०) और सामानी (८९२-८९३ ई०) ने पुन ईरानी 
राष्ट्रीयताको जागुत नही कर दिया, तब तक (प्राय तीन सदियों ) तक अरबी भाषा ही सर्वेसर्वा 
रही। फारसीके राजकीय भाषा बननेका सवाल ही क्‍या था, जब कि उपेक्षाका शिकार होनेके 
कारण वह सावारण साहित्यिक भाषा भी नही बन पाई । अब्बासी वश वैसे १२५८ ई० (६५६ 
हि०) में खतम हुआ, जब कि चिगिसके पौत्र हुलागूखानने उसको सर्वेथा उच्छिन्न करना 
आवश्यक समझा, कितु, राजशक्तिके तौरपर वह छठे खलीफा मोतसिमके समय (८३३-८४२ 
ई०) में ही समाप्त हो गया। इस वशके खलीफा और उनके समयमे मध्य-एसियाके राज्यपाल 
निम्न थे--- 

3 


२१९८ 


अब्बासी खलीफा और उनके राज्यपाल--- 


खलोफा 
१ सफाफाह 
२ मसूर 


३ मेहदी 


४ हादी 
५ हारुन रशीद 


६ अमीन 
७ मामून 


८ मोतसिम 
९. वासिक 
१० मुतवक्कल 
११ मुन्तशिर 
१२ मुस्तईन 
१३ मुहताज 
१४ मुहतदी 
१५ मोतमिद 


मध्यएसिया का इतिहास (१) 


७५०- ७५०४ ० 
७४५- ७७५ ई० 


७७४- ७८३ ई० 


७८३- ७८६ ई० 
७८६- ८०९ ई० 


८०९- ८१३ ई० 
८१३- ८३३ ६० 


८३३- ८४२ ई० 
८४२- ८४७ ई० 
८४७- ८६१ ई० 
८६१- ८६२ ई० 
८६२- ८६६ ई० 
८६६- ८६९ ई० 
८६९- ८७० ई० 
८७०- ८९२ ई० 


११ 
१२ 
१३ 


१५ 


राज्यपाल 


अबू-मुस्लिम 


अबू-दाउद खालिद 


अब्दुल जब्बार 


मेहदी (युवराज) 


खाजिम 
हुमेंद कहतबापुत्र 


अबू-औन 


मुआज मुस्लिमपुत्र 


मुसैयाह जुबैरपुत्र 
फज्ल सुलेमानपुत्र 


जाफर अशासी 
अब्बास अशासी 
गतरिब अतापुत्र 
हम्जा खुजाई 
फज़ल बर्मक 
मसूर हिमथारी 
जाफर बमेक 


मामून (युवराज ) 


अली ईसापुत्र 
हर॒समा 


ताहिर 
नूृह (सामान) 


| ६।३।१ 


७४९-७५५ ई० 
७५५-७५७ ई० 
७५७-७५८ ई० 
७५८ 


सफ्फाह ] अब्बासी २९९ 


१६ मोजिद ८९२- ९०२ ई० 
१७ मृक्‍्तफी ९०२- ९०८ ई० 
१८ मुकतदिर ९०८- ९३२ ई० 
१९ काहिर ९३२- ९३४ ई० 
२० राजी ९३४- ९४० ई० 
२१ मृत्तकी ९४०- ९४४ ई० 
२२ मुस्तकफी २४४- ९४६ ई० 
२३ मुतीअ ९४६- ९७४ ई० 
२४ ताई “९७४- ९९० ई० 
२५ कादिर ९९१-१९३१ ई० 
२६ कायम १०३१-१०७५ ई० 
२७ मुब्तदी १०७५-१०९४ ई० 
२८ मुस्तज़हिर १०९४-१११८ ई० 
२९ मुस्तरशिद १११८ ११३० ई० 
३० राशिद ११३५-११३६ ई० 
३१ मुक्तफी ११३६-११६० ई० 
३१२ मुस्तखिद ११६०-११७० ई० 
३३ मुस्तजी ११७०-११८० ई० 
३४ नाशिर ११८०-१२२५ ई० 
३५ जाहिर १२२५-१२२६ ई० 
३६ मुस्तन्शिर १२२६-१२४२ ई० 
३७ मुस्तअसिम १२४२-१२५८ ई० 





खलीफा घोषित होनके बाद कृफामे अबुल-अब्बासने उमेया-वशके सर्वथा उच्छेद करने 
का हुक्म दिया । अलीके पक्षपाती करबलाके शहीदोको भूल नही सकते थे । चारी ओर खून- 
खून-खूनका ही नारा था । सफ्फाहके चचा दाऊदने मकक्‍्कामे और अब्दुल्लाने फिलस्तीनमे उमेया- 
वशकी सतानोकों चुन चुनकर खतम किया। अब्दुल्लाने एक बार उमेयोको पूर्णतया क्षमादान की 
घोषणा कर दी, और ७० उमेया-त्रशियोकों दस्तरखानपर भोजनके लिये बुलाया । बेचारे बातमे 
आ अच्छे दिनोका स्वप्न देखते भोजनके लिए बैठे । अब्दुल्लाके इशारेपर उसके नोकर टूट पडे 
और सबको वही मार डाला। हाशिमी खान्दानने उमेया-खानदानको उच्छिन्न करके ही सतोष 
नही किया, बल्कि उमैया-खलीफो की कब्रोको खुदवाकर उनके म्‌ दोके ककालोको चूर्ण-चूर्ण करके 
हवामे उडा दिया। पहली विजयके बाद ही उन्होने सिरियापर भी आक्रमण कर दिया। अतिम 
नगर वासितमे उमैया सेनापति हुबरपुत्रने शरण ली थी। उसने आत्म-समर्पण करनेमे ही भलाई 
समझी । उधर खुरासानमें अबू मुस्लिम उमैयोका नाम तक न रखनेकी प्रतिज्ञाकों कार्यरूपमें 
परिणत करने लगा था, जिसके कारण वहा जबर्दस्त विद्रोह हुए । उमैयाके पक्षपातियोनें चीन 
सम्राट स्वेन-चुड (७१३-७५६ ई०) की सहायतासे बुखारा, सोग्द और फर्गानामे घोर सघर्ष 


३०० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६३१ 


शुरू किया, लेकिन समरकदके शासक ज़ियादने बडी क्रूरताके साथ उनको दबा दिया। मूल 
सोग्दी अपनी परपराके अनुसार विदेशियोसे लडनेके हर एक अवसरको हाथसे जाने नहीं देते थे । 
उन्होने नस्नके झडेके नीचे आकर मूकाबिला किया, और जियादने उनके साथ बडे भयकर ढगसे 
बदला लिया। एक तरह कह सकते हे, कि अब अनवेंद (सोग्द) सोग्दियोके हायसे निकलता 
जा रहा था, राजनीतिक तौरसे ही नही, बल्कि जातीय तौरसे भी। खुरामानी अरबो द्वारा 
पराजित होकर पहले मुसलऊमान' हो गये थे। उनकी कट्टरताका नमूना अबू-मुस्लिम खुरासानी 
था। शासन और सेनाम हर जगह अब ख्राक्षानियोकी पूछ थी। वह खुरासानसे आ-आकर 
अन्तवेंदम बसते जा रहे थे, जहा युद्ध और सामाजिक सवर्पका नेतृत्व अबू-मुस्लिम कर रहा था। 
अब्बासियोके शासनकी स्थापनाके साथ ही एक दूसरे ईरानी वशका भाग्य वमका। बलख 
(बास्त्रिया) का बौद्ध नवविहार अपने प्रभाव और वैभवके छिए बहुत समयसे मशहूर था। 
स्वेन-चाडइ के समय (६३ १-६४६ ई० )और उससे पहले यहाके प्रधान-नायक भिक्षु होते थे, लेकिन 
आगेकी गडबडीमे किसी नायकने व्याहु करके अपनी सतानको महती दे दी! और वह परमकके 
नामसे नवविहारकी अपार सपत्तिको भोगते मध्य-एसियाके बौद्धोके धामिक नेता बन गये। 
यही परमक अरबीमे प अक्षरके न होनेसे बरमक हो गया । परमक वशी पीछे मुसलमान हो गये । 
खालिद वर्मकीको बगदादके खलीफाका महामत्री बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ, तबसे वरमक 
खानदान प्राय आधी शताब्दी (८०२६०) तक अब्बासी खलीफोके विद्ञाल राज्यका श्वें- 
सर्बा रहा । 

यद्यपि सोग्द और फर्गानाके विद्रोहको इस तरह दबा दिया गया, पब्चिमी तुके तथा 
उसकी शाखा तुर॒गिसका साम्राज्य भी छिन्न-भिन्न हो गया, कितु उनकी जगह घुमन्तुओने फिर 
एक नथा शक्तिशाली राज्य कायम कर लिया था। चीन भी इस वशको अपने राजदूतके हाथ बडी 
बडी पदविया भेजकर प्रोत्साहित कर रहा था। यही नही, रेशमपथको अपने हाथमें रखनेके लिये 
चीन नहीं चाहता था, कि फर्गाना और आगेके प्रदेशीका मालिक उसका कोई प्रतिद्वद्वी हो। 
७४८ ई० में चीनी सेनाने आकर सुयावकों ध्वस्त किया। दूसरे सारू उसने शारा (ताशकद) 
के शासकको अधीन सामन्‍्तका कतेंव्य न पालन करनेके अपराधपर तलवारके घाट उतारा। 
फर्गाताके इसशीदको बुलानेके लिए चीनी दृत आये । इखशीद मर गया था। उसके पुत्रने सहायता 
के लिए अरबोको बुलाया। जुलाई ७५१ ई० तक जियादने शारिकका विद्रोह दबा दिया था। 
फिर उसने सेनापति कौ-स्थिन्‌ू-वाउ द्वारा संचालित चीनी सेनाकी ओर मृडकर उसे हराया। 
कहते है, जियादने इस युद्धमे ५०००० चीनियोको मारा और २०००० को कैदी बनाया । लेकिन 
चीनी लेखकोके अनुसार उनकी सारी सेना ३०००० थी। अरबो और चीनियोकी' यह लडाई बडे 
ऐतिहासिक महत्वकी है। इसी छडाईमे इस बातका फैसछा हुआ, कि उभय मध्य-एसिया 
चीनी ससस्‍्क्ृति और प्रभावमे रहेगा अथवा अरबी धर्मं और सस्कृतिमे दीक्षित हो जायेगा । इस 
हारके बाद भी चीनी अरबोके प्रतिद्वद्वियोकों सहायता पहुचाते रहे। तरिम-उपत्यक्ता इस समय 
तिब्बतियोके हाथमे थी, जिनसे अरबोने सुलह कर रखी थी, इसके कारण इली-उपत्यका द्वारा 
चीन अपनी पूरी शक्ति नही लगा सकता था। साथ ही थारू -बशी सम्राट स्वान-चड' (७१३- 
७५६ ई०) को अपने आनद-मौजसे ही छुट्टी नही थी, कि वह राजकाज को देखे । 

अबू-मुस्लिमने अपनी ओरसे अबू-दाऊद इब्राहिमपुत्रको बलखका राज्यपाल नियुक्त किया 


मंसर ] अब्बासी ३०१ 


था। उसके खुत्तल और केश (हहसब्ज) पर भेजे अभियान सफल रहे । खुत्तल-खुदात 
(शासक ) हारकर चीन भाग गया। केश-खुदातको मारकर अबू-दाऊदने उसकी जगह उसके 
भाईको शासक नियुक्त किया। ७५२ ई० में उश्वूसनाके सामन्‍्तोने भी अरबोके खतरेको देखकर 
चीनसे सहायता मागी, लेकिन चीन कुछ नही कर सका । 

अबू-मुस्लिमके ही बलपर अब्बासी खिलाफत कायम हुई थी। बाम्बेरीने लिखा है 
“अबू-मुस्लिमकी ईमानदारीके प्रति हमारे मनमें सम्मान पैदा होता है। उसने आइचर्येजनक 
रीतिसे थोडेसे समयम अन्‍न्तर्वेदके सभी तुकोको अपनी ओर कर उनको अपने साथ इतना 
अधिक घनिष्ठताके साथ सबधित कर लिया, कि आज भी कितनी ही कयाये उसके सबधमे 
उज्बेको और तुर्कमानोके मुहसे सुनी जाती है, जिनमें अबू-मुस्लिमकी वीरता और चमत्कारिक 
कार्थोकी तुलना खलीफा अलीसे की जाती है।” अबू-मुस्लिमके खिलाफ भी शिकायतें बगदाद 
पहुच रही थी । खलीफाको भय लगने लगा, कि कही वह अपनी प्रचंड शक्तिको हमारे 
विरुद्ध न कर दे। ७५१ ई० में सफ्फाहने अपने भाईको पूर्वी प्रातोका हाल जाननेके लिये भेजा, 
जिसने खलीफाको सचेत कर दिया। अगले साल (७५२ ई० मे) खलीफाके इशारेपर समरकदके 
गवर्नर जियादने अबू-मुस्लिमके खिलाफ विद्रोह किया। आशा यह की गई थी, कि ज़ियाद 
इस प्रकार अबू-मुस्लिम या उसके प्रभावकों खत्म क्र देगा, लेकिन परिणाम उलछटा हुआ--जियाद 
मारा गया। अगले साल (७५३ ई० मे) खलीफा अम्बारमे मर गया और उसकी जगह उसका 
वबचित भाई अबू-जाफर मसूरके नामसे खलीफा बना। अबु-मुस्लिम कितना जनप्रिय था, यह 
इसीसे मालूम होगा, कि ज़ियादने जब अपने स्वामीके विरुद्ध विद्रोह किया, तो उसकी सेनाने 
उसका साथ देनेसे इन्कार कर दिया। उसने भागकर वारकतके देहकानके पास शरण ली, जिसने 
उसका शिर काटकर अबू-मुस्लिमके पास मेज दिया । सिवा नोमानी ने भी खलीफाके इशारे 
पर अबू-मुस्लिम से लड़ना चाहा था, उसे पकडकर आमूलमे प्रागशइड दिया गया। इस 
सवर्षमे बलखका गवर्नर अबू-दाऊद अब्ू-मुस्लिमके साथ रहा। 


२ खलीफा मसूर (७५४-७५७ इई०) ' 


सफ्फाहने स्वथ अपने बडे भाई अबू-जाफरको अपना उत्तराधिकारी चुना था, लेकिन 
उसका चचा अब्दुल्ला अपनी पुरानी सेवाओके लिये खलीफा बननेके लिये उत्सुक था। अबू- 
मुस्लिमने जाफरका साथ दिया। अब्दुल्लाने १७००० खुरासानी सेनाका बब करवाया, लेकिन 
उससे कुछ लाभ नही हुआ । अबू-मुस्लिम ने ईरानी सेनाके साथ निसिबि में पहुचकर अब्दुल्लाकी 
दामी (सीरिया) सेनाको बरी तरह हराया । अब्दुल्लाने अपने दावेको छोड दिया। मसूरको 
इस सेवाके लिये अबू- मुस्लिमका बहुत कृतज्ञ होना चाहिये था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि 
खली का बनाने-बिगाडनेका अधिकार किसी दूसरेके हाथ में हो । खलीफाके बुरे भावोका पता 
अबू- मुस्लिमको लग गया था, और वह खुरासान लौटना चाहता था। खलीफा समझता था, 
सारा खुरासान अबू-मुस्लिमक साथ है, इसलिये उसे वहा जाने देना अच्छा नही। उसने अबू- 
मुस्लिमकों सिरिया-मिस्र का मलिक नियुक्त किया और आकर भेट करनेके लिये मदन (राज- 


(४-० ु; ६५४७४ बुलाया 40088 ६०४९०-ण//०००४४+५ शा 





१ छाएए0"7 ० ऊकैगकफ्रश्ाह8 (2, फैथए0०9॥ 


३०२ भध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६१२ 


धानी) बुलाया । अबू-मुस्लिमने इसके उत्तरमे लिखा-- एक सासानी शाहने एक बार कहा 
था वजीरके लिये इससे अधिक खतरेका समय दूसरा नही हो सकता, जब कि राज्यमे पूर्ण शाति 
विराज रही हो। इसलिये मे इसे उचित नही समझता, कि अमीरूलमोमिनीन ( विश्वासियोके 
स्वामी) के समीप रहूँ । हा, इसके कारण उनकी स्वामिभकत प्रजा रहनेंसे मे अपनेको रोक नही 
सकता । अगर अमीरूल्मोमिनीन मुझे ऐसा करनेकी इजाजत देगे, तो में उनका अत्यन्त विनम्र 
सेवक बना रहँगा। पर यदि वह अपनी दुर्भावनाओके वशमे पडेगे, तो मुझे मजबूर होकर 
अपनी सुरक्षाके लिये अपनी राजभंक्ति लौटा देनी पडेंगी।* 

इसके उत्तरमे खलीफाने लिखा--'ैने तेरे पत्रका भाव समझ लिया, लेकिन तेरी 
स्थिति सासानी राजाओके बुरे वजीरोसे भिन्न है। तेरे जैसे नम्र और स्वामिभक्त सेवककों 
दातिकालमे किसी चीजसे डरनेकी अवश्यकता नहीं । यद्यपि तेरे पत्रके अतमे जिन बातोकी 
ओर सकेत किया गया है, उनसे तू पूर्गतया मेरे अबीन है, यह बात सिद्ध नहीं होती, लेकिन 
आशा है, कि तू इस पत्रके वाहकके साथ अवश्य लौट आयेगा। में अल्लाहसे प्रार्थना करता हू, 
कि वह तुझे शैतानके फरेबमे पडनेसे बचनेकी शक्ति दे। शैतान तेरे शुभ सकल्पोको बेकार 
करनेकी कामना रखता है और तेरे लिये सर्वताशके दरवाजेकों खोलना चाहता है।* 

अबू-मुस्लिमने उत्तरमे लिखा--- मिरे पास पेगबरके परिवारके साथ बहुत घनिप्ठ तथा 
सबधित एक पथग्रदर्शक (तुम) था, जिसका काम था, अल्लाहकी बतलाई शिक्षा और कत्तेंव्य 
कर्मके बारे मे मुझे शिक्षा देना । उससे मे ज्ञान-विज्ञान सीखनेकी आशा रखता था, लेकिन उसने 
ससारी चीजोके लोभमे स्वय कुरानके वाक्यों द्वारा मुझे अज्ञान और भान्तिमे डाल दिया। उसने 
उलटी व्याख्या की तथा अल्लाहके नामपर मुझे तलवार निकालनेके लिये कहा और हुकुम 
दिया, कि अपने हृदयसे दयाके भावोकों लुप्त करदूँ, और अपने शरत्रुओकी प्रार्थना और दया 
भिक्षाको न स्वीकार करू, किसी भी अप्राधको न क्षमा करू। मेने उसे स्वामी बनानेके 
लिये सब कुछ किया। अब मेरे लिये इसके सिवा और कोई रास्ता नही रह गया, कि मेने जो 
पाप किए है, उन्हे क्षमा करनेके लियें अल्लाहसे प्रार्थना करू ।” 

यह पत्र भेजकर अबू-पूस्लिम खुरासान चला गया। मस्रने अब-मुस्लिम द्वारा नियुक्त 
खुरासानके राज्यपाल अबू-दाऊद खालिदको राज्यपाल बनाकर उसे हुकुम दिया, कि वह अबू- 
मुस्लिमकी शक्तिको खतम कर दे। सेनाको तब तक उसका हुकुम मानना था, जब तक कि वह 
अब्बासी-वशके लिये लडता था, अब वह विद्रोही है, इसलिये वह मुत्युदडके योग्य है। अबू-दाऊदन 
वह पत्र खुरासानी सेना और अफस रोको दिखलाया। सबने अबू-मुस्लिमको छोडकर अबू-दाऊद 
को अपना अधिपति माना। अबू-मुस्लिमको यह खबर मालूम हुई। उसने सब ओरसे निराश 
होकर खलीफाकी सेवामे जाना स्वीकार किया । वह राजधानी मदैन पहुचा | वही खजीफा द्वारा 
नियुक्त पाच ह॒त्यारोने ४५ सालकी आयु इस पराक्रमी विजेताकों ७४५ ई० (१४७ हि०) में 
मार डाला। अबू-मुस्लिमने अब्बासी वशकी स्थापनाके लिये छ छाख आदमियोकी ह॒त्या कराई 
थी। सबका जिम्मेवार वही नही, बल्कि उसका स्वामी था, जिसको गद्दीपर बैठानेके लिये उसने 
सब कुछ किया था। अब खलीफाने अपनेको बिल्कुल स्वतत्र समझा। लेकिन अबू-मुस्लिमके 
मरनेके बाद उसके अनुयायी खलीफाके खिलाफ हो गये, और उन्होने हाशिमी वशमे अब्बासियोका 
भाथ छोडकर अली-वशके पक्षपातियोके साथ हो जाना पसद किया। अबू-मुस्लिमके मरनेके बाद 


मंसूर ] अंब्बासी ३०३ 


खुरासानमे भारी विद्रोह हुआ । यद्यपि उसे दो मासके भीतर ही दबा दिया गया, लेकिन उसके 
दलको नष्ट नही किया जा सका। अन्‍्तवेंद और ईरानके शिया (अली-पक्षीय) आदोलनकारी 
अबू-मुस्लिमको शहीद मानने रंगें। इस दल्ल॑ने अपनी पोशाक और झडेका रग सफेद रखा, 
इसीलिए उन्हें र्वेतपट (सपीद-जामगान, अलमुवेयदा) कहा जाने लरूगा। 

(२) अबृदाऊद खालिद ईब्राहीम पुत्र--अबू-मुस्लिमके अनुयायियोको दबानेके लिये 
दाऊद ने बहुत प्रयत्न करना चाहा, लेकिन वह बहुत दिनो तक जी नही सका। महलके 
जगलेसे गिर जानेके कारण उसकी कमर टूट गई, (स्वामीके साथ विश्वासघात करनेवालेकों 
मानों अल्लाहकी ओरसे दड मिला) और उसी साल (८५७ ई० में) वह मर गया। 

(३) अब्दुल जब्बार (७५७-७५८ ई०)--अबूदाऊदकी जगह यह राज्यपाल होकर 
आया, । बुखाराके अरब शासक मुजाशी हारिस-पुत्र अन्सारीको इसने फासीपर चढाया, क्योकि 
उसकी सहानुभूति शियोके साथ थी। अब्दुल जब्बार विद्रोहको दबानेमे सफल नही हुआ। 
जब उसे अपने बर्खास्त करनेकी खबर मिली, तो वह स्वय विद्रोही बन गया। अब खलीफाने 
अपने पुत्र तथा उत्तराधिकारी मेहदीको खुरासानका राज्य-पाल बनाकर भेज । 

अब्बासी खलीफा यद्यपि अरब थे, लेकिन विवाह-शादी और राजनीतिक कारणों से 
उन्होने ईरानियोके साथ बहुत घनिष्ट सबंध स्थापित किया था, इसीलिए बरमक-वशियोको 
अपना प्रधान-मत्री बनाया। इनके कालमे भी ईरानी (पारसी) भाषाको राज्यका आश्रय 
नही मिला, और अरबी ही राज्य-भाषा बनी रही। अब्बासियोके कालमे ही ग्रीक तथा 
सस्कृत आदि भाषाओकी अमूल्य साहित्यिक निधियोको अनुवाद करके अरबी भाषाको बहुत 
समुद्ध किया गया। तो भी बहुत सी बातोमे अब्बासी खलीफा ईरानियतको पसद करते थे। 
जहा पहले अरबोने शासनकी सुभीते के लिये अपने प्रतियोगी सासानियोकी कितनी ही बाते जल्दी 
जल्दीमे स्वीकार कर ली थी, वहा अब सासानी प्रभाव राजकाजके हर विभागपर स्पष्ट दिखाई 
पडता था। उमेयाकी राजधानी दमश्क थी, जहा रोमन क्षत्रप पहले रहा करता था, 
इसलिए उनपर रोमन प्रभावका अधिक पडना आवश्यक था। ७६२ ई० में खलीफा मसूरने 
बगदाद नगरकी स्थापना की, और ७६८ ई० मे उसे खलीफाकी राजधानी बननेका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ। इससे पहिले थोडे समय तक कूफा अब्बासियोकी राजधानी रही, फिर म्देत 
(तस्पोन) हुईं, जो कि बहुत पहलेसे ईरानकी राजधानी रहती आई थी। नई राजधानीका 
नाम बगदाद (भग-दत्त, भगवानका दिया) यही बतलाता है, कि ईरानका प्रभाव अल्लाह 
दब्द तक पहुच चुका था। मध्यएसियाके लिये अरबोने मेवंको राजधानी बनाया, यद्यपि 
इससे पहिले तुकों और दूसरे राजवशोने बलखको प्रधानता दी थी। ही 

अब्बासियोने अब खुलकर अली और अबू-मुस्लिमके अनुयायी शियोका दमन करना शुरू 
किया । पैगबरके वशके नामसे उन्होने अपने दलको सगठित किया था। फिर लोग पैगबरकी 
बेटीके वशको छोडकर पैगबरके चचा अब्बासको क्यो मानते ” अब्बासी वश अब केवल शरस्त्रके 
बलपर ही लोगोको दबा सकता था, वह शिया सप्रदायका अगुवा अपनेको नहीं कहा सकता था । 
इमाम हसनके वश-धर मुहम्मद और इन्नाहीमने ७६२ ई० में विद्रोह किया। इससे पहले 
७५८ ई० मे एक ईरानी धामिक सप्रदाय रावदीने काफी तरददुदमे डाला और एक बार तो 
उसके कारण खलीफाके प्राण भी सकटमे पड गये थे। रावदियोके सिद्धातोमे पुनर्जेन्म भी था, जो 


३०४' मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६६॥३ 


कि पूर्वी ईरान और मध्य-एसियामे हाल तक बहुत प्रभाव रखनेवाले बौद्ध धर्मके कारण था। 
इस्लामके भीतर होनेके कारण वह अल्लाहको मानते थे, लेकिन जिब्रेल (फारिश्तोके सरदार) 
आदम ही नहीं बल्कि खलीफा और उसके दो सेनापतियोके शरीरमे भी अल्लाहका अस्थायी 
तौरपर निवास अर्थात्‌ आशिक अवतार मानते थे । मध्य-एसिया और पूर्वी-ईरानमे अश्ाति 
थी, अरमेनियाके उत्तरम हणोके वशधर खाजार घमन्तुओका भारी दबाव था। उनसे लडनेके 
लिये ७६२ ई० मे खलीफाकी सेना अरमेनिया पहुची। खाजार कास्पियन समुद्रके पश्चिमी 
तटके मालिक थे। उन्हीकी प्रधानताके कारण कास्पियन समुद्रका नाम बहीरा-खाजार 
( खाज़ार-समुद्र ) पडा, जो आगे बहीरा-खिजिर बनाकर खिजिर फरिश्ताके साथ जोड़ 
दिया गया। 

मसूरको एक और ईरानी सप्रदाय उस्तादुसीके विद्रोहका मुकाबिला करना पडा। इस 
सप्रदायके अधीन हिरात, बादगी, सीस्तान तथा दूसरे प्रदेशोके तीन छाख ईरानी सैनिक 
लड रहे थे। इन्होने खुरासान और मेवं-रूद प्रदेशके अब्बासी सैनिकोको भागनेके लिए मजबूर 
किया, तब मसूरने सेनापति खाजिम खुज़ेम-पुत्रको मेहदीकी सहायताके लिये भेजा | ख़ाजिमने 
२०००० सेना लेकर उस्ताद््सियोपर चढाई की । ७०००० उस्तादसी मारे गये और 
१४००० बदी बनाये गये। उस्तादसी पहाडोमे भागे, लेकिन वहा भी उनका पीछा किया गया 
और उन्हें आत्म-समयंण करना पडा। बगदादमें रूसाफ नामका एक अलग महल्ला बसाया गया 
था, जो खुरासानियोके लिए था। अभिमानी अरब खजडीफा पैगबर-जातीय तथा विश्व-विजेता 
होने के अभिमानमे चूर हो बाकी सभी लोगोको नीच समझते थे, इसलिए खुरासानियोका उनके 
भीतर निर्वाह नही हो सकता था, इसीलिए कूफा और मदेनके अरबी वातावरणसे अलग होनेके 
लिये बसाये बगदाद नगरमे भी अरबोका प्रधान मुहल्ला अलग हो रहा । 

(६) हुमेद कहतबापुत्र (७६९-७७५ ई०)--असिद्ध सेनापति कहतबाका पुत्र हुमैद अब 
खुरासानका राज्यपाल नियुक्त हुआ। अभी तक अरबोने हिंदुकुश (महाहिमगिरि ) पर्वतमालाके 
पश्चिम तक ही अपनी विजयको सीमित रक्‍्खा था। हुमैदने काबुलके विरूद्ध जहाद (धर्मयुद्ध) 
घोषित किया। काबुलकी प्रजा और वहाके तु शासक भारतीय सस्कृति और धममंके प्रभाव 
क्षेत्रम थे। इससे आधी शताब्दी पहले सिध और मुल्तानकों अरबोने इस्लामिक सल्तनतके 
आधीन किया था, और पछ्तूनो (पठानो) से छेड-छाड नही शुरू की थी। सिध और मुल्तानमे 
अरबोके शासनमे उतनी धर्माधता नही थी, कितु हुमेदने जैसे-तेसे सारे काबुलकों मुसलमान 
बनानेका सकलप कर लिया । यद्यपि अभी उसे इतनी सफलता नही हुई । 


३. खलीफा मेहदी (9७७४-७८३ ई०) 

मसूरके बाद उसका पुत्र मेंहदी खलीफा बना। उसने जिस समय शासन आरभ किया, 
उस समय मध्य-एसियाकी अशाति दबाई नही जा सकी थी । 

(७) अबू-औन (७७५-७७६ ई० )--हुमैदकी जगह अबूऔन राज्यपाल बनकर आया। 
मेहदी खुरासनाकी परिस्थितिसे स्वय वाकिफ था । अबू-मुस्लिमके कतलके बाद उसके अनु- 
यायियोका नेता एक अनपढ व्यक्ति इसहाक हुआ,जो उत्तरमे तुकोके पास दूत बनकर भेजा गया 
था, इसलिए उसको अछू-तु्क भी कहते थे। इसहाकके नेतृत्वमे अन्तर्वेदका विद्रोह बहुत प्रबद 


सेंसर ] अब्बासी इ०प्‌ 


हो उठा था। वह अपनेको ईरानी पैगबर जर्थुस्तका उत्तराधिकारी जिदा-जर्युस्त घोषित करते 
हुए कहता था, कि अपने धर्मकी स्थापनाके लिए ईरानियोमे जर्थुस्त फिर आ गया। यद्यपि 
इसहाकके विद्रोहको दबा दिया गया, लेकिन अबू-दाऊदको इसी सप्रदायके आदमीके हाथो प्राण 
खोना पडा। अबू-दाऊदके उत्तराधिकारी अब्दुल-जब्बारने ७६९ ई० में विद्रोहियोका साथ दिया 
था। इन विद्रोहियोका नेता श्वेतपट बराज़ था। अब्दुल-जब्बार पराजयके बाद मेवंरूदके पास 
पकडा गया और उसे सरकारके हवाला कर दिया गया। 

मुकन्ना विद्रोह---मध्य-एसियामे सबसे अधिक खतरनाक विद्रोह मुकन्नाका था। मुकन्नाका 
असली नाम हाशिम हाकिम-पुत्र था। वह मेवके पास पेदा हुआ था । पैगबरीका दावा करनेके बाद 
वह अपने मुहपर हरा परदा डाले रहता था। उसने अपने अनुयायियोको समभा रखा था, कि 
मेरे चेहरेका तेज इतना तीत्र है, कि उसे कोई सहन नही कर सकता, इसीलिये में चेहरेपर हरा 
परदा डालता हु। मुकन्ना पहले अबू-मुस्लिमका अनुयायी था, फिर अब्दुल्‌-जब्बारके विद्रोही 
होनेपर उसका साथी बना। उसका उपदेश था--जेसे अल्लाह (खुदा) ने आदम, नूह, इब्राहीम, 
मूसा, ईसा और अबू-मुस्लिम मे अवतार लिया, वैसे ही आज बह मेरे भीतर है । अरबोने हरा परदा 
डालने के लिये उसका नाम 'अल-मुकन्ना” (परदेवाला) रख दिया । यह कहना सदिग्ध है, कि 
उसने अपने चेहरेकी कुरूपताकों ढकनेके लिये परदा रखना शुरू किया था। पहले पहल सुबाह 
गावने उसका पक्ष लिया, फिर किश और नसाफके इलाकेमे उसे सफलता मिली । बुखारा-खुदात 
बुनियात उसका सहायक बना। सोग्दमे भी मुकन्ना-पथियोने विद्रोह कर दिया। बुखारा-प्रदेश 
के मुकन्नियोका केन्द्र नरशाख था, जहा प्रसिद्ध अरबी-इतिहासकार नरशाखीपैदा हुआ । मुकन्नाको 
तुकोसि भी सहायता मिली । अतमे जब खलीफाकी भारी पलटन चढ़ दौडी, तो उन्हें दबना पडा, 
और मुकन्नाने किश (हहरशब्ज) के पास एक पहाडी किले मे शरण ली। चारो ओरसे निराश 
होकर मुकन्नाने जहर खा लिया और उसका शिर काटकर मेहदीके पास हलब (अलेप्पो ) भेजा गया । 

(८) मुआज मुस्लिमपुत्र (७७६-७७९ ई०)--मुआज जब मुकन्नाके विद्रोहको दबा 
नही सका, तो मुसैयाह जुबेर-पुत्र (७००-७८३) को आना पडा । 

(९) मुसेयाह जुवेरपुत्र (७७९-७८२ ई०)--यह मुआजकी जगह राज्यपाल होकर आया, 
और मुकन्नी विद्रोह दबानेमें इसे सफलता मिली । इस समय अन्‍्तवेद के किंतनेही गावोमे जिदीक 
(मज्दकी) रीति-रवाजवाले बहुतसे श्वेतपट (सफेद-जामगान) रहते थे, जिनमे सबसे अधिक 
इलाककी देहातोमे फैले हुए थे । मज्दक मानीके धाभिक सुधारोका पक्षपाती तथा साम्यवादी 
समाज स्थापित करनेकी इच्छा रखता था। कवादके शासनकाल (४८७-९८, ५०१-३१) 
में उसे बहुत भारी सफलता मिली थी, कितु कवादने-बुढापेके समय उसका साथ छोड दिया और 
अपने पुत्र खुख्नो अनौशेरवानके उत्तराधिकारके झगडेके साथ मज्दक और मज्दकियोकों बडी 
भारी सख्यामे मरवाया । यही मज्दकी अरबो और इस्लामकेसमय जिदीक बन अपनेको छिपानेके 
लिये, इस्लाम या शिया सप्रदायका परदा डाले रहते थे, यद्यपि भीतरसे वह मज्दकी सिद्धात 
(वैयक्तिक' सपत्ति और विवाह-प्रथाके-विरोध) के पक्षपाती थे। 

यद्यपि नस्रने उमैयोका पक्ष लेकर अपने प्राणोको खोया,लेकिन पीछे उसके वशज अब्बासियों 
केअनुक्ल हो गये । नस्न-वशी लैसके लडके रफीने मुकन्ना-विद्रोहके दबानेमे अपने चचेरे भाई असन 


तामन-पुत्रको साथ लेकर अब्बासियोकी मदद की । पीछे रफी पर व्यभिचारका अपराध लगाया 
जे९ 


३०६ भध्यएसियां का इतिहास (१) [ ६।३।४ 


गया, तो उसने प्राणरक्षाके लिये विद्रोही बन समरकदको दखल करवहासे अब्बासी शासनको खत्म 
कर दिया। नसाफके निवासियोने उससे सहायता मागी, तो उसने शाश (ताशकद ) के शासकको 
तुकोंकी सेनाके साथ सहायतार्थ भेजा। फर्गाना, खोजन्द, उश्रूसना, शंगानियान, बुखारा, 
ख्वारेज्म और खुत्तलके लोग रफीके ओर हो गये थे। उसके उत्तरके पडोसी ताकुज-आगूज, 
करलक और तरिम-उपत्यकके शासक तिब्बतियोने भी उसकी सहायताके लिये आदमी भेजे थे। 








५ भरत शौ५र 
5 हे है 2. 
300::2::::: “77 “7८ 


२५८ भ्रव ( अश्भाक्षोंय । साक्नाउम ( ८०६ ६० ) 


रफीका विद्रोह जल्दी नहीं दबा। जब उत्तरी तुकोने उसका साथ छोड दिया और 
अब्बासी सेनाका जोर बढा, तो उसने ८०९ ई० में खलीफा मामूकी न्यायप्रियताको सुनक र उसके 
पास आत्म-समर्पण किया। मामूने उसे पूर्ण क्षमा प्रदान की और इस प्रकार दस-पद्रह वर्षके बाद 
यह भीषण विद्रोह दब सका । 

(१०) फजल सुलेमान-पुत्र तुसी (७८२-७८७ ई०)--पुसेयाहके असफल होने पर 
फज्लको सीस्तान और खुरासानको राज्यपाल बनाकर भेजा गया इसके अगले साल खलीफा 
मेहदी' मर गया। 


४ हादी (७८३-७८६ ई०) हे 
चौथे खलीफा हादीका शासन भी अशातिपूर्ण रहा, अन्तर्वेदमे विद्रोह होते रहे । 


००००० न. जथा+७० की 22९परंधाप-रताआाइड। न्‍ूर्याह 





विफाधडाबए 009छए 0 ७०ाहण [ाएक्मणा, सेडा0ए जी 807979 (५४४7००ए) 





५. हारून रशीद (७८६-८०९ ३० ) ४..." - 


अब्बासी खलीफोमे अपने विद्याप्रेम और दरबारी दबदबेके लिए हारून और उसके पुत्र 
मामूनकी ख्याति दुनियामे सबसे बढकर है। ७८६ ई० में हारूनने खालिदकी जगह उसके पुत्र 
यहिया बरमककों अपना प्रधान-मत्री बनाया। अब्बासी वजीरोमे यह सबसे शक्तिशाली था, 
जिसके हाथमे 2८०२ ई० तक सारी सल्तनतकी बागडोर रही । 

(११) जाफर अशासी (७८७-७८८ ई०)--साल भरके लिये जाफर खुरासानका 
राज्य-पाल बनकर आया | 

(१२) अब्बास अशासी (७८८-७९१ ई०)--पिताके सफल न होनेपर उसका पृत्र 
अब्बास राज्यपाल बनकर आया, कितु उसे भी रफीके सामने बहुत सफलता नही मिली । 

(१३) मतरिब अनापुत्र (७९१-७९२ ई०)--7ह जाफरका भाई था, जिसे भतीजेकी 
जगह राज्यपाल बनाकर भेजा गया, कितु कोई सफलता न दिखल्वनेके कारण उसे भी साल भर 
बाद लौट जाना पडा । 

(१४) हजमा खुजाई (७९२-७९४ ई०)--इसके समय दैलममे शियोका जबर्दस्त 
विद्रोह हुआ । 

(१५) फल यहियापुत्र बरमक (७९४-७९४ ई०)--अधान-मत्री यहियाने अपने पुत्र 
फज्लको खुरासानका राज्यपाल बनाकर भेजा। फ्ुलने खुरासानमे कितनी ही मस्जिदे बनवाई 
और डाकके सुप्रशधके लिये डाक-चौकिया कायम की । उसने अन्तवेंदमे जहाद (धर्मंबुढ) घोषित 
किया, जिसके उत्तरमे उश्रूसनाके राजा खाराखरूने अब्बासी सेनापर असफल आक्रमण किया। 

(१६) मंसूर हिसयारी (७९५-७७९६ ई०)--फ्लका स्थान इसने लिया, कितु इसे 
भी सफलताका मुह देखना नही नसीब हुआ। 

(१७) जाफर यहिया-पुत्र बरमक (७९६-७९८ ई० )--अधान-मत्रीने अपने दूसरे पुत्र 
जाफरको सीस्तान और खुरासानका उपराज बनाकर भेजा कितु वह भी दो सालसे अधिक नहीं 
टिक सका । 

अब हारूनने अपने शिक्षु पुत्र मामूनको हमदान (पश्चिमी ईरान ) से पूर्वके सारे प्रदेशका 
क्षत्रप बनाकर भेजा और सरक्षक होनेके कारण शासन जाफरके हाथमे रहा। 

(१८) अली ईसा-पुत्र--अलीका राज्यपाल होना बगदादमे बरमक वशके पतनका च्योतक 
था। यहिया, और उसके दोनो पुत्र फजुछ और जाफर वरमक वशके अतिम प्रभावशाली शासक 
थे । नये राज्यपाल अलीने प्रजापर इतना अत्याचार किया कि, ८०४ ई० में उसके अत्याचारोकी 
जाचके लिये अपने उत्तराधिकारी अमीनको बगदादमे स्थानापन्न बनाकर हारूनने स्वय 
५०००० सेनाके साथ प्रस्थान किया। रे (तेहरान) मे अली भारी भेटके साथ खलीफाके आगमनकी 
प्रतीक्षा कर रहा था। भेटकी देखकर खलीफा खुश हो गया। वह स्वय ८०६ ई० में बगदाद 
लौट गया और अली ईसा-पुत्र अपनी राज्यपालीकी ओर। इसीके शासनकालमे लेस-पुत्र 
रफीको खूब आगे बढनेका मौका मिला और उसने समरकंद पर अधिकार कर 
सोग्दियो और तु्क॑ घमन्तुओकी सहायतासे अलीकी सेनाको अन्तवेंदसे मार 
भगाया। जब यह खबर हारूनको मिली, तो उसने सेनापति हरसमाकों भेजा। उसके भी 


३०८ सध्यएसिया का इतिहास (१) | ६।३।६ 


सफल न होनेपर युवराज अमीनके हाथमे शासनका काम छोड हारूनने स्वय युद्धक्षेत्रका रास्ता 
लिया । किरमानशाह पहुचकर उसने अपने दूसरे पुत्र मामूनकों फडंछ सहलू-पुत्रकी सचिवतामे 
मेबमे निवास ग्रहण करनेके लिये भेजा। हरसमाने आगे बढकर रफीके ऊपर चढाई की। 
बुखारामे अपना युद्ध-शिविर रक्खा, और कुछ ही समयमे सारे अन्तर्वेदको अपने हाथमे करनेमे 
सफल हुआ। हारूत बीमारीके कारण धीरे-धीरे ही खुरासानकी ओर बढ सकता था। तूस 
पहुचनेपर उसकी हालत बहुत खराब हो गई और वही २४ मार्च ८०९ ई० (जमादी २, १९३ 
हि०) को वह ४५ सालकी उम्रमे मरा, तूसमे ही उसकी कक्न बनी । 


६ अमीन (८०९-८१३ ई०) 


हारूनके मरनेपर उसके दोनो पुत्रो अमीन और मामूनमे सिहासनके लिये झगडा हुआ। 
अमीनका राजधानीपर अधिकार था और मामूनका खुरासान तथा मध्य-एसिया पर। अमीनने 
अपने वजीर फज्ल रबीअपुत्रकें परामर्शसे तूसमो अवस्थित सेनाकों लौटनेके लिये आज्ञा भेजी। 
यह काम भाई ही नही पिताकी इच्छाके भी विरुद्ध था, इसलिये उसका पालन होना आसान नही 
था। मामूनने सारे डाक-सबध तोड दिये और अपनेको हमदानसे पूरब तिब्बतके सीमात तक 
फैले राज्यका खलीफा घोषित किया | वजीर फज्ल सहलू-पुत्रकी योग्यताके कारण वह अ५ने यहा 
व्यवस्था स्थापित करनेमें सफल हुआ। कुछ समयके घेरेके बाद हरसमाने स» एकद ले 
लिया। रफीने मामूनके हाथ आत्म-समर्पण किया। उसे क्षमा मिली | अमीनने जब मामूनको 
दबानेमे सफलता नही पाई, तो उत्तराधिकारियोकी सूचीसे उसका नाम निकलवा दिया । भामूनने 
भी राज्यके आधे भागमे खुतबासे भाईका नाम निकलवा दिया। अमीनने ८१० ई० में मामूनको 
दब्रानेके लिये ५०००० सेना देकर अली ईसा-पुत्रको भेजा। रे (तेहरान)मे जब वह पहुचा, तो 
देखा, कि मामूनका जनरल ताहिर सीमात-रक्षाके लिये तेयार है। ताहिरने अछीको द्ढ्व-युद्धमे 
मार डाला। अलीकी सेना भाग खडी हुई। मामूनने ताहिरको बगदादपर आक्रमण करनेकी' 
आज्ञा दी। हरसमाकी सेनाके साथ ईरानी और तुर्की सेना ले ताहिरने बगदादी सेनाकों हराते १२ 
महीनेके घिरावेके बाद (८१३ ई०) बगदाद ले लिया भागनेकी कोशिश करते अमीनको एक 
ईरानी सिपाहीने मार डाला । 

मामूनने अपने खुरासानके निवास-काल (८०९-८१८ ई०) मे सोग्द, उश्रुसन, फर्गानाके 
राजाओको अर्धीनता स्वीकार करनेके लिये सेना भेजी थी। ८१० ई० (१५४ हिं०) में उसकी 
सेनाने कुलान (वर्तमान तरती, जिला औलियाअता ) पर आक्रमण किया। इसी समय सूफी सकीकी 
इब्नाहीम-पुत्र बलखी मारा गया। ८११ ई० मे मामूनते अपने वजीर फज्लसे शिकायत की थी,--- 
बड़े बुरे मौकेपर अभियान करनेके लिये मजबूर होना पडा है, इस समय करल॒कोका यब्गू 
अधीनता स्वीकार करनेसे इन्कार करता है, तिब्बतका खाकान (चन्‌-पो) भी विरुद्ध है, काबुलका 
राजा खुरासानपर आक्रमण करनेकी तैयारी कर रहा है, उतरारके शासकने कर देनेसे इन्कार कर 
दिया है। वर्जीर फज्लने सलाह दी--“यब्गू और तिब्बतके खाकानको पत्र लिखकर उन्हे 
अपने राज्यका राजा तथा पडोसियोके आक्रमण करनेपर सहायता देनेका वचन दो। काबुलके 


राजाको शेट भेजकर शातिका वादा करो और उतरारके राजाका एक सालका क्र भाफ कर 
दो ।” मामूने बेसा ही किया। 


सामून ] अब्बासी ३०९ 
७ मामून (८१३-८३३ ३०) 


८१३ ई० में मामूनके हाथमे निष्कटक खिलाफत आई, लेकिन अरबोके डरके मारे 
मामूनने वजीर सहलपुत्रकी रायसे बगदाद न लौट मेवंको ही अपनी राजधानी रक्खा। इसका 
परिणाम अच्छा नही हुआ, परिचमी प्रदेशकी' प्रजा खलीफासे रुष्ट हो गई और मामूनको अपने 
भाईकी तरह दूसरोके हाथमे खेलना पडा। उसने अपने विश्वासपात्र ईरानी सेनापति ताहिरको 
बगदादका शासक बनाकर भेजा। ईरानियोकी मददसे मामूनने भाईको हराकर तख्त पाया था, 
और उन्हीके बलपर मेवंको राजधानी बनाया था, इसलिये ईरानियोका प्रभाव बढना स्वाभाविक 
था। मध्य-एसियाके दो शासक ताहिरी और सामानी इसी समय मूलबद्ध हुए | ताहिर बगदाद- 
पर शासन करनेमे अधिक सफल नही हुआ। वहा अरबोका प्रभाव अधिक था, जो ईरानियोके 
प्रभुत्वको देख नही सकते थे। उधर अमीनके खूनका बदला लेना भी आवश्यक था। ताहिरने 
दामकी जगह शाम और भेदसे काम लिया और एक बार सारे इराकपर खलीफाका प्रभुत्व स्थापित 
कर दिया। कितु, राजधानी हट जाने से बगदाद और उसके आसपासके लोगोको जो क्षति हो 
रही थी, उसके कारण विद्रोह और वैमनस्य बढता ही गया। ईरानकी और जगहोमे भी ऐसे 
विद्रोहोकी कमी नही थी। वजीर फज्ल सहलपुत्र ईरानी था, यह अरबोके लिये आगपर घी का 
छिडकना था। बहुत समय तक मामून अपने वजीरके हाथमे खेलता रहा। उसने ईरानियोको 
बडे बडे दर्जे दिये। यद्यपि मध्य-एसियाका शासन-सूत्र पहले ताहिरी वशमे गया, लेकिन उसी 
सभय सामानी' भी प्रभुत्वमे आये। ८१७ ई० में नूह सामानी और उसके भाइयोको समरकद, 
फर्गाना, शाह, उश्ूसनासे उत्तर-पूरब सिर-नदीके दक्षिणी तटपर चिरचिक-उपत्यकामे, पेरक, 
उश्रूसना (उरा-त्यूबे जिला), और हिरात नगरका शासक बनाया गया। ८७० ई० में मामून- 
को सहलपुत्रकी नीति गलत मालूम हुई, उसे खतरा साफ-साफ दिखाई पडने रगा। इसी 
साल मामूनने मेव॑से बगदादके लिये प्रस्थान किया। सरख्श पहुचनेपर मामूनके इशारेपर वजीर 
फज्ल गुसुलखानेमे मरा पाया गया। मामून बगदाद नगरमे दाखिल हुआ । अब ईरानी दर 
उसके कोपका भाजन था । उसने बगदादके शासक ताहिरको पदच्युत कर दिया । ताहिर ने जब 
पूरब जानेका निरचय किया, तो उसे प्रसन्न करनेके लिये ८१८ ई० में पूरवका उपराज बना 
दिया। लेकिन साथ ही खलीफाने एक हिजडा भी साथ करके उसे हिदायत कर दी थी, कि यदि 
ताहिर विरुद्ध जावे, तो उसे जहर दे देना । ताहिरको यह बात मालूम हो गई। उसने अपने शासित 
देशमे खुतबेसे मामूनका नाम निकलवा दिया, लेकिन दूसरे ही दिन ताहिर अपने बिस्तरे पर मरा 
पाया गया । 

मेर्वे ८०९ से ८१३ ई० तक खलीफा अमीनके प्रतिद्वंद्वी मामूनकी और ८१३ से ८१७ 
ई० तक खलीफा मामूनकी राजधानी रहा। ताहिरियोने अपनी राजधानी नेशापोरमे रखी। 

(अरबी साहित्य)--मसूर और हाझून तकका शासनकाल (७४५-८३३ ई०) अरबी 
साहित्यके तीव्र विकासका समय है। यद्यपि ७वी स्दीके मध्यसे लेकर प्राय १०वीं सदीके मध्य 
तक अरबी (पारसीके क्षेत्रकी भी ) राजभाषा रही, कितु उसके साहित्य-सृजनका विशाल काये 
अब्ब,सीखलीफोकी सरक्षकतामे इसी वक्‍त हुआ । ग्रीक, पहलवी और सस्कृत' भाषाओसे हुए 
अनुवादोको देखकर अरब विद्वानोकी आखे खुली । ग्रीक (यूनानी) साहित्यकी निधियोके महत्त्वको 


३१० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६।३॥७ 


समझ कर उमैया खलीफा यजीद (१) (६८०-६८३ ई०) के पुत्र खालिद (मृत्यु ७०४ ई०) ने 
अनुवादके कामको पहिले पहिल शुरू कराया। उसे कीमिया (रसायन) का बहुत शौक था। 
उसीने स्व प्रथम एक ईसाई साध्‌ द्वारा कीमियाकी एक यूनानी पुस्तकका अरबी में अनुवाद 
कराया। लेकिन अनुवादकी प्रगति आगे नहीं बढी । उर्मया-वश अरब-जाति और अरबी 
भाषाको दुनियामे सर्वोपरि मानता था, इसलिये उसका ध्यान उधर क्यो जाता ” अब्वासी वस्तुत 
आधे अरब और आधे ईरानी थे, इसलिए पहलवीके साथ-साथ यूनानी (ग्रीक) और सुरियानी 
भाषाओके साहित्य की ओर भी उनका ध्यान गया। मसूरके शासनकारू (७५३-७७४ ६० ) 
में वैद्यक, तकंगास्त्र, दशन और भौतिक विज्ञानके बहुतसे ग्रथ अरबीमे अनुवादित हुए । 
उस समयके अनुवादकोमे इब्न-मुकफ्फा (मृकफ्फा-बशी ) का नाम विशेष तौरसे स्मरणीय है । 
मुकफ्फा स्वेय ईरानी जाति का हो नहीं, बल्कि ईरानी धर्मका भी अनुयायी था। उसने कितने 
ही ग्रीक दर्शन-प्रथोके भी अनुवाद किये। बहुतसे और अरबी अनुवादोकी भाति वह काल- 
कवलित हो गये, लेकिन ग्रीक विचारधाराके प्रसारमे मुकफ्फाके अनुवादोने बडा काम किया, 
इसमें शक नही । 

हारून और मामूनके अनुवादकोमे कुछ भारतीय पडित भी थे, जिन्होने वेद्यक और ज्योतिष 
के ससस्‍्क्ृत ग्रथोके अनुवाद क्रनेमे सहायता की---सिध इस समय अब्बासियों का था । अब्बासी- 
कालके कुछ अनुवादक हे --- 


अनुवादक ग्र्थ मूलकार 
योहन्ना बित्रिक-पृत्र तेमाऊस प्लातोन 
प्राणिशास्त्र अरस्तू 
मनोविज्ञान मा 
तकंशास्त्र (अपूर्ण ) हा 
अब्दुल्ला नइमलाहमसी सोफिस्तिक प्लातोन 
भौतिक-शास्त्र-टीका फिलोपोन 
कस्ता लकापुत्र 
अफ्रादीसियस 


मामूनके बाद भी अनुवादका काम जारी रहा। हनेन इसहाकपुत्र (९११० ई०), होवेश 
इब्नुल-हसन, मत्ता युनुसपुत्र अल्कन्नाई (९४० ई० ), अबू-जकरिया आदिलपुत्र (९७४ ई०), 
अबू-अछी ईसा जूरा (१००८ ई०), अबुल्खैर अलृहसन खम्मार (जन्म ९४२ ई०) मुख्य 
अनुवादक थे। मसूर और मामूनका समय ( ७५४-९३३ ई० ) करीब करीब वही है, जो कि 
तिब्बतके राजाओ ठी-दे चुगूतन, ठी-लोडः दे-चन और ठी-दे चनका (७४०-८३६ ई०), जब कि 
हजारो सस्कृत ग्रथोका तिब्बती भाषामें अनुवाद करके तिब्बती साहित्यको समद्ध किया गया। 
तिब्बतीय अनुवादक बौद्ध थे। वह अपने धर्म या दर्शनके ग्रथोका अनुवाद बहुत ही शुद्ध करना 
चाहते थे, जब कि अरबी अनुवादकोमे प्राय सभी यहूदी, ईसाई या साबी धर्मके माननेवाले थे | 





२ ट्शनदिगदशेन 


सामून ] अब्बासी ३११ 


यह अमुस्लिम अनुवादक अपने धर्मके पक्के थे। खलीफा भी उदार थे। खलीफा मसूरके पूछनेपर 
जार्ज इब्नजिब्नीलने उत्तर दिया--- में तो अपने बाप-दादोके धर्ममे ही मरूगा । चाहे वह स्वर्गमे 
हो या नकंमे, में भी उन्‍्हीके साथ रहना चाहता हूँ।” अर्थात्‌ गीताके शब्दोमे वह मानता था 
“स्वधर्मे निधन श्रेय ।” मसूर इस उत्तरकों सुनकर हँस पडा और उसने अनुवादकको बहुत 
इनाम दिया । 

अरबी-साहित्यमे जब अरस्तू और प्लातोन जैसे यूनानी दारशतिको एवं बुद्धि- 
वादियोके ग्रथोका अनुवाद होने लगा, तो उसका असर अरब विद्वानोके ऊपर पडना आवश्यक 
था। इस प्रभावका पहला परिणाम इस्लाममें मोतजला सप्रदायकी उत्पत्ति थी। इस सप्रदायका 
केद्र बसरा रहा। इसके आचार्योमे सबसे बडा विद्वान अल्छाफ अबुलहुजैल था, जिसका 
देहात ९वी सदीके मध्यमे हुआ था, इस प्रकार यह शकराचार्य (७८८-८२० ई०) का 
समकालीन था। अल्लाफ बडा ही वाद-चतुर था। ईश्वरकों अद्वेत और निर्गुण सिद्ध करनेमे 
इसने अपने समसामयिक शकरके निविशेष चिन्मात्र ब्रह्माहेतके साधक तकोंका इस्तेमाल किया । 
अल्लाफका कहना था अल्लाह (ब्रह्म) में कोई गुण (विशेषण) नहीं हो सकता। मोतज- 
लियोके मुख्य सिद्धात थे-- ( १) जीव कममे स्वतत्र है, (२) ईश्वर केवल भलाइयोका जख्रोत है, 
(३) ईदवर निर्गुण है, (४) ईश्वरकी सर्वशक्तिमत्ता सीमित है, (५) चमत्कार (मोजजा) 
झूठे है, (६) जगत्‌ अनादि नही सादि है, (७) कुरान भी अनादि नही सादि है। मोतज़लियोका 
दूसरा आचार्य नज्जाम' (मृत्यु ८४५ ई०) सभवत अल्लाफ का शिष्य था। अद्वेत विज्ञानवाद 
पहले ही नव-प्लातोनिक दर्शनके रूपमे ईरानियो और क्षुद्र-ऐसियाके विद्वानों तक पहुच चुका था, 
इसलिए उसे भारतसे जानेकी अवश्यकता नही थी । 

सिक्‍के-- अरब खलीफा सासानियो और रोमकोके उत्तराधिकारी थे, इसलिये उनके 
सिकक्‍्कोपर रोमक और सासानी सिक्‍को का प्रभाव देखा जाता है। काना वृखारा-खुदातके तौरपर 
३० साल तक शासन करता रहा। बुखारामे सबसे पहले उसीने रौप्य मुद्रा (दिरहम्‌) ढाली 
थी। यह काम उसने उस' समय किया, जबकि ह्वितीयथ खलीफा अबूबकर (६३२-६४० ई०) के 
के समय सिक्‍्कोका काम शुरू हुआ। कानाके सिक्‍्केपर एक ओर बुखारा-खुदातका चित्र रहता 
था। यह सिक्‍के बहुत समय (८ वी शताब्दीके अत ) तक चलते रहे, फिर ख्वारेज्मी' सिक्के आये । 
बुखारियोने अपने शासक गितरिफ अता-पुत्रसे सिक्का ढालनेके लिये कहा। उस समय चादी बहुत 
महंगी थी, इसलिये गितरिफ (७९१-७९२ ई० ) ने हारून रशीदके जमानेमे अष्टधातु (सोना, 
चादी, सीसा, रागा, लोहा, ताबा) का दिरहम्‌ ढाला। गितरिफ इस सिक्‍्केका आरभक था, 
इसलिये उसका नाम ही गितरिफी पड गया। खोटी धातुका सिक्का होनेके कारण लोग लेनेसे 
इन्कार करते थे, जिसपर उन्हे लेनेके लिये बाध्य किया गया । छ गितरिफी एक चादीके दिरहम के 
बराबरकी दरसे उसे सरकारी करमे भी ली जाती थी। उस समय बुखारा-प्रदेशका कर था दो 
लाख दिरहम्‌, जिसे ११,६८,५६७ गितरिफी निश्चित कर दिया गया था। पीछे गितरिफीका 
मूल्य बढता गया । जब वह मूल्यमे रौप्य दिरहमें के बराबर हो गई, तो भी करकी रकमको घटाया 
नही गया । ८३५ ई० में तो १०० रौप्य दिरहम्‌ ८५ गितारफीके बराबर था, और ११२८ ई० 
में मूल्य और बढकर १०० दिरहम॒के बराबर ७० गितरिफी थी। अन्तर्वेदके सिक्‍्कोमे गितरिफी 
के अतिरिक्त मुहम्मदी (मुहम्मद दाहद पुत्र का) दिरहम्‌ ० मुसेयबी (मुर्सेयब जुबरपुत्र ) दिरहम्‌ 


३१२ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६॥३।७ 


(७८०-७८३ ६०) भी चलते थे। मध्य-एसिया में ८१६०८२८ ई० में भिन्न-भिन्न प्रदेशोमे 
निम्त प्रकारके सिक्‍को द्वारा कर उगाहा जाता था. 


प्रदेश सिक्का 
झ्वारेषम रुवारेज्मी दिरहम 
तुकिस्तान (प्रदेश) ख्वारेजमी, मुर्सयवी 
उश्रुसता मुर्सेयत्री, मुहसम्मदी 
फर्गाना मुहम्मदी 

सोग्द 

किश्‌ (शहर्सब्ज) 

नसाब 

शाह ; 

खोजन्द 

बुखारा गितरिफी 


सोग्दमे ५वी, ६ठी सदीम सासानी सिककोकी नकल की गई । 

स्थानीय सिककोके अतिरिक्त खलीफाके सिक्‍के भी मध्य-एसियाम चलते थे । 
उमेयोके सिक्‍के कूफी लिपिमे होते थे, जब कि अब्बासी सिक्के अरबी लिपिमे । इनके अग्रभागमे 
“लाइलाहा इल्लललाह मुहम्मद रसूलल्लाह' लिखा रहता और दूसरी ओर खलीफाका नाम 
तथा टकसालका नाम होता था। खलीफा मोतमिद (८७०-८९२ ई०) के एक सिक्‍्केपर 
पृष्ठभागमे 'अलूमोआफिक बिल्लाह” तथा “बिस्मिल्लाह ज़रब हाजा दिरहम्‌ ब-समरकद , 
मातैन” उत्कीण है। मोतमिदने अपने भाई अबू-अहमद तलहाको “अलूमोआफिक बिल्लाहकी”' 
उपाधि दी थी। भारतमे मुसलमानोके सिक्के अकबरके समयसे पहले तक ठेढी-मेढी अरबी 
लिपि होते थे,। सिक्‍कोपर मूर्ति उत्कीर्णं करना इस्लामके विरुद्ध था, इसलिये जहागीर को 
छोडकर भारत मे किसी मुस्लिम शासकने मूर्ति उत्कीर्ण करानेका साहस नहीं किया। 


फचशद्रा। 0७97 00 पा (००8४० [7एग्४०7 (५४ 8०7००) 
स्रोत-प्रथ 
|. लिल्बा 03928 (& 70 ॥२०४७४७) 
वणाशडबा। ॥00७7 ६0 (॥०ाहएण एक४०7 (५ 9-०१) 
इस्कुस्तवों ख्रेदनिआजिइ 
अखितेक्तुनिये पाम्यात्निकि तुर्कमानिई 
तिड07ए ० ऊतक (6 ५००००) 


७! « ० ॥2 


अध्याय ४ 


ताहिरी (८१८-८७२ ह०) 
१. ताहिर (८१८-२२)' 


ताहिरने इस राजवशकी स्थापना की । ताहिरियोका पूर्वज राजिक, सल्म जियादपुत्रके 
अधीन सजिस्तानके राज्यपाल अबू-मुहम्मद तलहा अब्दुल्लापुत्र कुला खुजाईका एक अफसर था। 
राजिक्के पुत्र मुशाअबको हिरात प्रदेशके वृशग नगरका शासक बनाया गया था। जिस वक्‍त 
अब्बासियोके लिये अबू-मुस्लिम प्रचार कर रहा था, उसी समय तलहा अबू-मुस्लिमके एक 
अनुयायीका सचिव था। यूसुफ बरमकने वृशगकों तलहाके हाथसे छीन लिया। विद्रोह दमनके 
बाद मुशअवब फिर वुशगका शासक बना दिया गया। उसकी मृत्यू ८१४(१९९ हि०) में हुई । 
उसके पुत्र हुसेनको वह पद मिला, और हुसेनसे उसके पुत्र ताहिरको, जो अपनी योग्यता 
और सेवाओसे मामूनके शासनकालमे बहुत शक्तिशाली शासक बन गया। ताहिरने रफी 
लेसपुत्रके विरुद्ध लडनेके समय भी अब्बासी सेनाका सचालन किया था। ८११ ई० से मामूनने 
अपने भाई अमीन के विरुद्ध जो सेना भेजी' थी, उसका प्रधान-सेनापति ताहिर था। वजीर 
फज्ल सहलपुत्रनें अपने हाथसे ताहिरके भालेमे झडा लगाया था । मामूनके लिये पश्चिम 
विजय करनेके बाद उसे अलहूजजीरा (मसोपोतामिया ) का राज्यपाल, बगदादकी सेनाका 
सेनापति और सवाद (इराक) का वित्तीय शासक भी बनाया गया | ताहिरके 
मित्र अहमद अबू-खालिद-पुत्रने खुरासानके गवर्नर रसा गस्सन अबाद-पुत्रके विरुद्ध मामूनका 
कान भरा, जिससे वह हटाया गया। आगे जिस' तरह खलीफा ताहिरके खिलाफ हुआ, इसके 
बारेमे हम कह चुके हे । 


तुलनात्मक ताहिरी सफ्फारी-सामानी वश 


ई० भारत चीन दक्षिणापथ उत्तरापथ 
(प्रतिहार ) (थाडः) (ताहिरी ) 
८२० नागभट्ठ ८१५- मुचुझ ८२१-२५ ताहिरत। ८१८-२२ 
अली ८२८-३७ 
भोज ८३६- वेनूचुड ८२७-४१ अब्दुला 2८३७-४४ 





* पू8७7 एण 3389 (४9७ 7१०४७), पप्ाराइछा। तदंठजशा ४0 ैका३इण एारए2था0ा 


4 


ई१४ 


८४० 


८६० 


८८० 


९०० 


5२० 
९४० 


९६० 


९६८० 


१००० 


महेन्द्र पाल ८९३- 


महिपाल । ९१४- 


महेन्द्र ॥ ९४५- 
देवपाल ९४८- 
विजयपाल ९६०- 


राज्यपाल १०१८- 
२७ 


सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६।४।२ 


वूचुड ८४१-४७ 
स्वानचुड ८४७-६० 4 


ईचुड ८६०-७४ 
सीचुड ८७४-८९ 
चाउचुड ८८९-९०४ 


चाउद्धान ९०४-७ 
(खित्तन ) 
अपओकी' ९०७-२६ 
ताइचुडइ ९२६-४७ 
शीचुड ९४७-५१ 
मूचुझ ९५१-६८ 
चिड/चुझ९ ६८-८३ 


शेंडचुड ९८३-१०३१ 


२ तलहा (८२२-८२८ ई०) 


ताहिर!! ८४४-५१ (उद्दगुर) 
मुहम्मद ८५१-६७ ओज्नेयन्‌ ८४७- 
(सफफारी ) 

याकूब ८६१-७८ 

अम्र ८७८०९०० 


(सामान्ती ) 
नत्न ॥ ८७७५-९२ 
इस्माईल ८९३-९०७ 


अहमद ९०७-१४ 


नख 7/ ९१४-४२ (कराखानी ) 
आतुर्युक ९२६ 

नहर ९४३-५४ 

अब्दुल्मलिक ९५४- शातुक ९५५- 

मसूर ९६१-७६ 

नृह 77 ९७६०-९७ 


मसूर ॥ ९९७-९८ बुगरा ९९२- 
इलिकनस्र 
९९३- 
मृत्तासिर -१००४ 
तुगान १०१२- 
3 


यद्यपि ताहिरने मामूके खिलाफ विद्रोह किया था, और खुतबेसे उसका नाम हटवा दिया 


था, कितु खलीफाकी हिम्मत नही हुई, कि उसके व शसे शासन छीन ले । ताहिरका एक पुत्र अब्दुल्ला 
मसोपोतामिया और मिस्रमें मामूनके लिये लूड रहा था, दूसरे पुत्र तलहाकों मामूनने पूर्वका 
उपराज रहने दिया। तलहाने अपना शासन-केन्द्र मेवे नही नेशापोरमे रकक्‍्खा, जहासे वह तबा- 
रिस्तान, खुरासान, अन्तवेदपर पूर्ण प्रभुत्व रखता था । इसीके शासनकालमे अहमद अबूखालिद- 
पुत्रके सेनापतित्वमे एक सेना मध्य-एसियाके उत्तरी भागमे भेजी गई। उश्वूसनाके राजा कावृत्त, 
फज्ल यहिया-पुत्र बरमकके समय अधीनता स्वीकार करनेवाले अफशीनाका पुत्र था। काबूसने 
मामूनकों कर देना स्वीकार किया था, कितु जब खलीफा मेवेसे बगदाद चला गया, तो उसने इन्कार 
कर दिया। उसके बाद राजवशमे झगडा उठ खडा हुआ और कावूसकी ओर किसीका ध्यान नही 
गया। कावूसके पुत्र हेदरने एक प्रसिद्ध सरदार--जो कि उसके भाई तथा प्रतिह्वद्वी फज्लका 


लब्दुल्ला | ताहिरी ३१५ 


ससुर और उसके दलका मुखिया था--को मार डाला । इस ह॒त्याके बाद हैदर वहासे भागकर 
बगदाद पहुचा। दूसरी ओर फज्लने अपने दलको मजबूत करनेके लिये उत्तरी तुक॑ ताकूज- 
आगूजोको देशमे बुलाया । ८२२ ई० मे अहमद अबूखालिद-पुत्रने सेनाके साथ जब उश्वूसनामे 
प्रवेश किया, तो हैदरने एक गृप्त छोटे रास्तेसे उसे देशमें पहुचा दिया । कावूसको पता 
नही लगा, और लडना बेकार समझकर वह आत्मसमपंण के लिये मजबूर हुआ। फज्ल तुकोके 
साथ भाग गया, पीछे उन्हें भी छोड अरबोसे मिल गया । इस विश्वासधातके कारण 
उसकी मददके लिये आये हुए तुक॑ उत्तरी बयाबानमे नष्ट हो गए। कावूस आत्मसमर्पण करके 
बगदाद गया, अभी तक वह मुसलमान नही हुआ था । बगदादमे खलीफाके हाथो उसने इस्लाम 
स्वीकार किया और उसकी ओरसे उश्रुसनाका शासक नियुक्त हुआ। उसके बाद उसका पत्र 
हैदर शासक बना, जो पीछे खलीफाके दरबारमे प्रथम श्रेणीका सरदार और अफशीनके नामसे 
बडा प्रसिद्ध हुआ। ८४१ ई० मे अफशीन हैदरको फासी दी गई, लेकिन उसका वश ८९३ ई० 
(२८० हि०) तक उश्वूसनापर शासन करता रहा। अतिम अफशीन' शेर अब्दुल्ला-पुत्रके ८९२ 
(२७९ हि० ) मे ढाले हुए सिक्‍के लेनिनग्रादके एरमिताज म्युजियमम रबखे हुए हे । 
अहमद अबूखालिद-पुत्रको जब मध्य-एसिया भेजा गया, तो तलहाने अहमद और उसके 
सचिवकी' खूब भेट-पूजा की । यही अहमद सामानियोका भी सरक्षक था। उसने अहमद असद- 
पुत्रको फिरसे फर्गानाका शासक बनाया। फर्गाना, काशान और उस्तका अतिम पतन 
नू्‌ह असद-पुत्रके हाथो हुआ। नूहने ८४० ई० में इस्फिजाबको जीता और वहाके लोगोको 
अपने अगूरके बगीची और खेतोके किनारे दीवार बनानेका हुक्म दिया, क्योकि तुर्क बराबर छूट 
मार करनेके लिये आया करते थे। इतना होनेपर भी इस्फिजाबका शासन तुर्की राजवशमे १०वीं 
संदी' तक रहा। इस्फिजाबके शासकने खलीफा से विशेष रियायते प्राप्त थी। उसे कर देना 
नही पडता था, उसकी जगह वह एक दानिक (चवन्नी) और एक झाड़ू भेजता था। 


३ अली (८२८-८३७ ई०) 


अलीने भी अपने पूर्वाधिकारीके शासनको अक्षुण्ण रखा। इसीके समय तुकिस्तानकी 
ओर खलीफाने अपने अभियान भेजे थे। खाराजियोने विद्रोह किया, जिसमे नेशापोरके पास 
अली मारा गया। 


४ अब्दुल्ला (८३७-८४४) 


खलीफाने अलीके मरनेकी खबर सुनकर अब्दुल्ला ताहिरपुत्रको उपराज बनाकर भेजा। 
इस समय खलीफा मोतसिम्‌ (८३३-८४२ ई० ) गद्दीपर था। मोतसिम्‌के समय उसके गारदमे 
सोग्द, फर्गाना, उश्रूसना और श्ाशके तुके भरती थे। अब्दुल्लानें अपने राज्यकी सीमाकों 
बढाना चाहा, और उसके लिए अपने पुत्र ताहिरको सामानियोके सहायक गूजोके देशरमें 
विजय करनेके लिये भेजा। ताहिर इस्लामका झडा लेकर ऐसे स्थानोमे गया, जहा इससे 
पहले मुसलमान गाजी नहीं पहुचे थे। खलीफा मोतसिम्‌के समय तक आमू और सिरद- 
रियाके बीचके लोग पक्के मुसलमान हो चुके थे--इन लोगोमे सोग्दी और तुक दोनो ही 
जातिया थी। इस्लामका झडा लेकर इन्होने अपनी उत्तरी पडोसी तुकोंके साथ दीनकी लड़ाई 


३१६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६।४१६ 


लडनी शुरू कर दी। अब्दुल्ला ताहिरियोका सबसे शक्तिशाली शासक था। इसके समय 
खलीफाका शासन नाममात्र रह गया और एक तरह अरबोके शासनके जूयेको उतारकर 
ईरानी अपना वह स्थापित करनेमे सफल हो गए। मोतसिम्‌ अतिम अब्बासी खलीफा था, 
जिसने मध्य-एसियामे अपने अधिकारका कुछ उपयोग किया। उसने २०,००,००० दिरहम्‌ 
लगाकर दशाश (ताशकद ) नगरमे एक नहर खुदवाई, जो कि १३ वी सदी तक काम देती रही । 


५. ताहिर [ (८४४-५१ ई० )-- 


अब्दुल्लाकी मृत्यु (८४४ ई० ) के बाद ताहिर और मुहम्मदने शासन किया। मुहम्मदके 
शासनके बाद ८७२ ई० में इस ईरानी राजवशका अत हुआ । अब बगदादी खलीफा का अधिकार 
यही था, कि छोग उसे इस्लामका धर्म गूरु मानते थे । शुक्रारकों नमाजके बाद जो खुतबा (उपदेदा ) 
पढा जाता था, उसमें खलीफाके तौर पर उसका नाम लिया जाता था । यह प्रथा अतिम जअब्र्बासी 
खलीफा मुस्तमसिम (१२४२-१२५८ ई०) तक चलती रही। मुहम्मद ताहिरके शासनकालके 
अतिम वर्षमे भी उसके प्रदेशमे कुछ भूमि खलीफाकी निजी सपत्ति थी। 

शासन-व्यवस्था--ताहिरी और सामानी दोनो उच्चकुलीन थे, इसलिए उनमे अबू- 
मुस्लिम या शियोकी तरह ईरानी राष्ट्रीय भाव या जनतात्रिक झुकावका पता नहीं थ।। एक- 
तत्रताके साथ जनताकी अधिकसे अधिक अपने साथ रखनेकी ताहिरियोने अवश्य कोशिश की, 
क्योकि उन्हें इस्लामिक खलीफाकी इच्छाके विरुद्ध हो अपने अस्तित्वको कायम रखना था। 
शाति और व्यवस्था कायम रखनेके लिये अमीरोके जुल्मोसे निम्न श्रेणीके छोगोकी रक्षा करना 
उनके लिये आवश्यक था। ताहिरी विद्याप्रेमी थे, लेकिन अभी उनके विद्याप्रेमका सुप्रभाव 
पारसी भाषापर नही पडा था । अब्दुल्ला ताहिरीका कहना था “ज्ञान और विद्या, योग्य और 
अयोग्य दोनोके लिए सुलभ होनी चाहिए। ज्ञान अपने आप ठीक कर लेगा, और वह अयोग्योके 
पास नही रहेगा।” ताहिरने मुस्लिम धर्मशास्त्रपर एक ग्रथ “किताबुल्‌-कुनिया” तैयार कराई, 
जिसमें उसने किसानों के बारेमें कहा है-- अल्लाह हमे उनके हाथोसे खिलाता है, उनके 
मुहसे हमारा स्वागत करता है और उनके साथ दुव्यंवहार करनेका निषेध करता है ।” अपने पिता 
ताहिर () की' तरंह अब्दुल्ला भी कवि था। आमूल-ख्वारेज्मके शासक उसके भतीजे मसूर 


तलहा-पुत्रने दर्शनपर कोई ग्रथ लिखा था। अब्दुल्ला उसपर बहुत अभिमान करता था और उसे 
ताहिरियोकी प्रज्ञा कहता था। 


६. मुहम्मद अब्दुल्ला-पुत्र (८५१-८७२ ह०) 


मुहम्मद पहले बगदाद का ग्॒नंर था। खलीफा की निजी ग्राम-सपत्ति तवारिस्तान 
और देलमके प्ररेशों के बीच मे थी, जो मृहम्मद को सुपुदं की गईं थी। मुहम्मद ने उसके प्रबन्ध 
के लिये ईसाई जाविर हारूव-पुत्र को भेजा, जिसने मुहम्मद की जमीन का सुप्रबन्ध करते हुए 
पडोसी गावो की गोचरभूमि को भी दखल कर लिया। इस पर अली-पक्षपातियों शियौ के नेतृत्व 
में गांवोके छोगोने विद्रोह कर दिया। उनका नेता हसन जैद-पुत्र ८८४ ई० तक इस प्रान्तका 
शासक रहा। इस दिया-आदोछून की सफलता वस्तुत किसानों की सहायता से हुई, जिनके 
स्वर्थों के समर्थन मे शिया लड़ रहे थे | शायद इसी तरह का जनतात्रिक संघर्ष ९१३-९१४ ई० 


मुहम्मद ] ताहिरी ३१७ 


वाला भी था, जो कि हसन अलीपूत्र उत्॒त्रशी अलीवशज के नेतृत्व में सामानियो के विरुद्ध 
हुआ। उतत्रशीने देलम मे इस्लाम फैलाया और निम्न वर्ग का हितैबी होने के कारण जोवन भर 
सव॑-प्रिय रहा। अलबेरूनी हसन पर आक्षेप करता है, कि उसने पारिवारिक सगठनको नष्ट 
कर दिया। हसनने तालुकदारी के अधिकार को खत्म कर दिया, इसमे सन्देह नहीं। ५३ साल 
के शासन के बाद ताहिरी वश को याकूब लैसप्‌ त्र ने समाप्त कर दिया। ताहिरी वश परम्परा के 
बारे मे कहा गया है+-- 

दरखुरासान ज-आलल्‍ मस्सावशाह्‌ | ताहिर व तलहा बूद व अब्दुलल्लाह 

वाज ताहिर दिगर मुहम्मद दान। कि ब याकूब दाद तख्तो कुलाह। 





स्रोत-प्रन्थ 
],. स॒ल्या छत 0४9 (+ 7 7१०४४) 
2, 7फचरबय 00छ7 $0 ै०ए80० 7ए2807 (827000 ) 
३. “सियासत नामा” (निजामुल्मुल्क) 


अध्याय ४ 


सफूफारी (६६१-६३० ई०) 

सफूफार लोहार या ताम्रकार को कहते है। याकूब का परिवार शायद यही पेशा 
करता था। 
१, याकूब (८६१-८७८ ई०) 

खलीफ। मुतविक्लके समय ८४७-८६१६० सालेह नम्रपृत्र ने खारजी सम्प्रदाय को दबाने 
व बहाना करके खुरासानकों दखल कर लिया था। सालेह के भी बहुत से अनुयायी थे। इसे सुन- 
कर ताहिर (८४४-८५१ ई० ) स्वयू खारजियों और सालेहके अनुयायियों के झगडे को दबाने के 
लिये आया और सफलता प्राप्त कर राजधानी मेवं लौट गया। फिर दुबारा सालेहके विद्रोह की 
खबर आई। इस समय साले हका सहायक याकूब लैसपुत्र सफ्फार (ताम्रकार) था। याकूब में स्वा- 
भाविक नेता के गुण थे। उसकी उदार-हृदयता बचपन ही से प्रकट थी। सयाना होने पर वह 
डाकुओ के गिरोह का सरदार बन गया। उसे धन और यश दोनो प्राप्त हुआ, क्योकि जिनकी 
सम्पत्ति लूटता था, उनके साथ भी बडे उदार तथा मानवोचित बर्ताव करता था। जल्दी ही उसके 
बहुत से अनूयायो हो गये और वह निरा डाक्‌ न रह विजेता बन गया। सालेहने उससे सहायता 
भागी । याकूब तो मानो इस अवसर को ढूंढ ही रहा था। ८६१६० में याकूब की सहायता से विद्रो- 
हियो को तेजी से दबा दिया गया। राज्यपाल के उत्तराधिकारी दिरहम नासपृत्र ने अपनी सेना 
की कमान याकूब को दे दी। चारो ओर याकूब का आतक छा गया। ताहिरी जनता में अप्रिय 
हो गये थे | याकूब ने ८७७ ई० में हिरात, फिर किरमान और शीराक्ष तक को भी जीत लिया । 
अब ताहिरी नेशापोरमे निबंल से रह गये । ८७१ ई० में याकूब ने खलोफा मोतमिद (८७०- 
८९२ ई० ) के पास अपने को खलीफा का दास घोषित करते हुए दर्शन पाने की इच्छा प्रकट की । 
खलीफा ऐसे भयानक आदमी से डर गया । क्या ठिकाना कही वह बगदाद पर भी हाथ साफ न 
कर दे। आखिर इराक तक की सीमा तक तो वह पहुच ही गया था। मौतमिदने उससे जाने 
छुडाने के लिये तुखारिस्तान तथा भारतीय सीमान्त तक का उसे गवर्नर बना दिया। 

भारतके सीमात पर काबुलके तुके शासकों और अफगानो (पछ्तुनी) का देश था। 
याकूब हिंदुकुश पारकर काबुल-उपत्यकामे दाखिल हुआ। काबुलके तुर्क (हिंदू) राजाको 
पिछले सौ वर्षोसे किसी मुसलमान शासकने नहीं परेशान किया था। याकूब उसे जीतकर 
काबुलके राजा और उसकी मूर्तियोकी अपने साथ ले गया। ८७२ ई० मे अतिम ताहिरी 
मुहम्मदको परास्त कर उसने ताहिरी' वशका उच्छेद कर दिया। मुहम्मद ताहिरीने 
याकूब से कहा था--अगर बफरमाने-अमीनुरू-मोमीनीन आमदी, अहृद व मशूर अजंकुनु, 


अञ्र ] सफ्फारी ई१९ 


ता बलायत बतू सिपारम्‌, व गर न बाज गे ।” याकूब शमशीर अज़ जेरे-फसली वेरून आवर्द, 
व गुफ्त--अहद मौलाय-मन ईनस्त' (अगर तू खलीफाके हुकुमसे आया, तो आज्ञापत्र दिखला 
ताकि मे तुझे यह प्रदेश सुपुर्द कर दू, नही तो लौट जा।” याकूबने अपने चोगेके भीतरसे 
तलवार निकाली और कहा-- मेरे स्वामीका आज्ञापत्र यह है । ) 

८७६ ई० मे नस्र अन्तवेंदका वास्तविक शासक था। याकूब मगलवार ९ जून ८८९ ई० 
को मरा और उसका भाई अम्र लेसपुत्र उसका उत्तराधिकारी हुआ | 


२. अम््न सफ्फार ( ८७८-९०० ई० ) नि * की 


बडे भाईकी तरह अम्न भी बहादुर और योग्य नेता था । कुछ समय तक उसने खलीफाको 
अपना स्वामी स्वीकार किया। खरासानके लोगोने अम्रके खिलाफ खलीफाके पास शिकायत 
की, तो खलीफा मोतमिद्‌ (८७०-८९२) नें अम्रको खुरासानकी गवरनेरीसे वचित कर दिया, 
और उसे रफी हरसमा-पुत्रकों प्रदान किया। अम्नको दबानेके लिये खलीफाने एक बडी सेना 
भेजी। पहली बार अम्र हार गया और शी राज तथा किरमानके रास्ते अपनी जन्मभूमि सीस्तानकी 
ओर भागा। वहा अपनी विखरी सेनाको एकत्रित करके उसने फिर खलीफाकी सेनाके ऊपर 
प्रहार करना शुरू किया । इसी बीच (८९२ ई० में) खलीफा मोतमिद मर गया और मोतजिद 
(८९२०९०२ ई०) नया खलीफा हुआ। अम्नर लैसपुत्रने नये खलीफाको अपनी सेवाये अपित 
की। उसने ऐसे जबदंस्त आदमीके साथ शामका वर्ताव करना ही अच्छा समझा और उसे खुरा- 
सानका गवनेर नियुक्त किया। उस समय अरब-भिन्न पूर्वी प्रदेश (अजम ) के दो भाग थे--- 
(१) ईरान और (२) मावराउन्नहर्‌ (अन्तवेंद, मध्यएसिया) । अन्तर्वेदके शासक अब 
सामानी थे और खुरासान तथा ईरानके कितने ही भाग का अम्र। रफी हरसमा-पुत्रकी ताकत 
बढती जा रही थी। इसे देखकर भी खलीफाको यह्‌ चाल चलनी पडी । अम्नने ८९६ ई० (२८३ 
हि०) में रफीको हराकर उससे नेशापोर छीन लिया और क्ररतापूर्वक मारकर उसका 
सिर खलीफाके पास भेज दिया। इस तरह सारे ईरानका स्वामी बनकर अब अम्न अन्तवेदकी 
ओर बढना चाहता था। खलीफा दोरगी चाल चल रहा था. एक ओर वह अम्नको उत्साहित 
कर रहा था, दूसरी ओर इस्माईल सामानीकी भी पीठ ठोक रहा था। ९०० ई० (२८८ हि०) 
में इस्माईल सामानीने बलखको घेर लिया और कुछ लडाईके बाद नगरके साथ अम्न भी इस्माइलके 
हाथमे पड गया। खलीफा मर गया था। इस्माईलने अम्रको बगदाद भेजा, वहा उसे बदीखाने 
में डाल दिया गया, पीछे ९०३ ई० मे कतलूू कर दिया गया। अम्रके पकडे जानेके बाद उसका 
पुत्र ताहिर ताममात्र का शासक रहा। 

पहले खुतबामे खलीफाका नाम लिया जाता और उसके लिये दुआ की जाती थी। 
खलीफाके सिवा और किसीके नामसे दुआ नही की जा सकती थी, कितु अम्रने खुतबामें अपना 
नाम रखवाकर बादशाहोको भी खुतबामे शामिल करनेका रवाज जारी किया । 

“सियातनामा मे याकूब और अम्न लैस-पृत्रके पतन और इस्माईल सामानीके उत्थानके 
बारेमे कहा गया है ' सामानियोमे एक न्यायप्रिय बादशाह (अमीर आदिल) हुआ, जिसको 


सल्जूकी वजीर-अ।जम निजामुल्मुल्क की कृति 


३२० सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ६।५४२ 


इस्माईल अहमद-पुत्र कहते हे । वह अत्यधिक न्यायप्रिय था। उसमें बहुतसे सुगुण थे। .,. 
बह दरबेशो (सन्‍्तो) का भक्त था। यह इस्माईल ऐसा अमीर था, जो कि बुखारामे बैठा 
हुआ, खुरासान, इराक, मावराउन्नह्न (अन्तवंद) का स्वामी था। (उसने) याकूब लेसपुत्रको 
सीस्तानसे निकाला । वह (याकूब) शीयो के उपदेशकोके जालमे फँस गया था और इस्माईलियोके 
धर्ममे था। उसने बगदादके खलीफाके प्रति बुरी नियत की और बगदाद जानेका इरादा किया, 
जिसमें खलीफाकों मार डाले और अब्बासियोक कुलकों हटा दे। खलीफाको खबर मिली, कि 
याकूब बगदादका इरादा किए हुए है। उसने दूत भेजकर कहा : तिरा बगदादमे कोई काम 
नही है। (वही) सारे कोहिस्तान, इराक और खुरासानकों सभाल।” याकूबने कहाँ-- 
“मेरी इच्छा है कि अवश्य तेरे दरगाहमे आऊ और सेवा करू, अहद (नियुक्ति पत्र ) ताजा करू, 
नया बनवाऊ। जब तक यह न करू, में नही छौटूगा।” खलीफाने बहुत दूत भेजा, किन्तु उसने 
वही जवाब दिया। वह सेना लेकर बगदादकी ओर चला। खलीफाको सदेह हुआ। (उसने ) 
अपने दरबारके बृजुगेंसि कहा--मुझे मालम होता, याकूब लैेसने आज्ञाकारितासे सिर खीच 
लिया है, और बुरी नियतसे यहा आ रहा है, क्योकि मेने उसे नही बुलाया। में हुक्म देता हू 
कि लौट जाय, लेकिन वह नही लौटता। ऐसी हालतमे उसके दिलमे जरूर बदनीयती है। मुझे 
पता लगा है कि वह बातिनियोके धर्मको मानतेवाला है।”  (बुजुगोने ) बतलाया कि खलीफा 
दहर (बगदाद) मे न रहे, और बयाबानमे जाकर उर्दू और छावनी लगाए। बगदादके विशेष 
व्यक्ति और बुजुर्ग सब उसके साथ रहे । जब याकूब आवेगा और खलीफाको बयाबानमे सेनाके 
साथ देखेगा, तो उसकी नियत प्रकट हो जायेगी, उसका दुर्भाव अमीरल्मोमनीन (खलीफा) को 
मालूम हो जायगा। लोग छावनीमे एक दूसरेके पास आना-जाना करेगे। अगर वह दुर्भाव 
रखता है और इराक, खुरासानके सारे अमीर उसके साथ नही है, न सम्मति देते ह। (और) 
उसका दुर्भाव प्रकट ही जाये, तो हम उसकी सेनाको पछाडेगे ।” यह उपाय अच्छा लगा और 
वैसा ही किया गया ।” यह खलीफा अल्मोतमिद-अल्लाह अहमद (८७०-८९२ ई० )था। 
जब याकूब लेस वहा पहुचा और खलीफाकी सैनिक छावनीके पास आया, तो दोनो सेनाये 
मिलने जुलने लगी | याकूब लेसने अपने दुर्भावको प्रकट किया और खलीफाके पास आदमी भेजा 
कि बगदादको दे दो और जहा मन हो वहा जाओ। खलीफाने दो महीनेका समय मागा,लेकिन उसने 
समय नही दिया । जब रात हुई, तो किसी को उसके सिपाहियोके पास भेजक र उसकी बदनीयतीकों 
प्रकट कराया * वह मुलहिंद (दुर्धमी ) है, उसके ऊपर अल्लाहकी फटकार हो। वह इसलिये 
यहा आया है, कि मेरे खानदानकों हटा दे और दुश्मनोको मेरी जगहपर बेठाये । क्या तुम भी 
इस बातमें उसकी सहायता करते हो ?” उनमे से एक जमातने कहा--- हमने उससे रोटीका 
टुकडा पाया है, इसलिये उसकी सेवा करते हे। उसने जो किया वह हमने किया ।” लेकित अधि- 
काश लोगोने कहा--- हमे इस बातकी खबर नही थी । हम जानते थे, कि वह कभी अमी रुल्मोमिनीन 
के खिलाफ नहीं होगा। अगर वह दुश्मनी प्रकट करता है, तो हम उससे सहमत नही है । 
हम मुकाबिलेके दिन तुम्हारे साथ होगे, युद्धके वक्‍त तुम्हारी तरफ आ जायेगे और तुम्हे विजय 
प्राप्त करायेगे।” ऐसा करनेवाले खुरासानके अमीर थे। जब खलीफा याकूबकी सेनाके सर- 
दारोके भावको इस प्रकार देखकर खुश हुआ | 
«याकूब लेस पहिले ही आक्रमणमे पराजित हुआ और बडी कठिनाईसे खुजिस्तानकी 


अंच्र ] सफफारी ३२१ 


तरफ भागा। उसके सारे खजानेको छूट लिया गया। _ खुज़िस्तान पहुचकर उसने चारो ओर 
आदी भेज सेना जमा की।  खलीफाको जब इस बातकी खबर मिली, कि वह खुज़िस्तानमें 
मुकाम किए हुए है, तो उसने पत्र और दूत भेजकर कहा हमे मालूम हुआ है कि तू सीधा-सादी 
आदमी दुश्मनोकी बातोमे पडा है, और तूने अपने कामके परिणामपर ख्याल नही किया। तूनें 
देख लिया, कि अल्लाने तेरे साथ क्या किया और तू अपनी सेना-सहित पराजित हुआ।, इस 
समय जानता हूँ, कि तुझे समझ आई है। इराक और खुरासानके अमीर-पदके योग्य 
तेरे जैसा कोई नही है। सिवाय इस कसूरके तेरी और सेवाओको हमने पसन्द किया है और 
तूने जो किया उसको न किया समझते हे । जितनी जल्दी हो, तू इराक और खुरासान चला 
जा, और उस वलायत (सूबा) के शासनके काममे रूग जा ।/ 

जब याकूबने खलीफाके पत्रको पढा, तो उसका दिल जरा भी नरम नही हुआ, और 
अपने काम पर उसे रूज्जा नही आई। उसने सिरका, मछली, प्याज और रोटी रूकडीके थालूपर 
रखकर लानेका हुकम दिया । फिर खलीफाके दृतको बुलाकर वहा बेठाया, और दूतकी ओर मुह 
करके उसने कहा--- जा खलीफाको कह दे, कि भे गरीबके घरमें पैदा हुआ आदमीहूँ और बापसे 
रूईगरीका काम सीखा । में जौ की रोटी, मछली, तरा और प्याजका खानेवाला हू। यह 
बादशा ही, बहादुरीके कारण मेरे हाथमे आई, तेरे हाथसे नही पाई। में तब तक पर पर नही 
बैठदगा, जब तक कि तेरे सिरको न कटलवा हूँ और तेरे खानदानको नष्ट न करवा दूँ। जैसा कि 
अभी कहाँ, में वह करवाके रहगा या जौ की रोटी, मछली और तराखानेकी ओर लौट जाऊगा ।” 
यह कहकर इस पेगामके साथ उसने खुदाके खलीफाके दूतको लौटा दिया | खलीफाने बहुतसे पत्र 
और दूत भेजे, लेकिन वह नही लौठा और सैनिक अभियानका निश्चय करके उसने बगदाद 
जानेका इरादा किया। उसे कुलचकी बीमारी थी, जिसने आ पकडा । हालत हेसी हुई, कि उसने 
समझ लिया, कि इस बीमारीसे छट्टी नही मिलेगी। तब उसने अपने भाई अमरू लेस-पृत्रको 
अपना उत्तखधिकारी बनाया, और खजाना उसे दे दिया। फिर मर गया। अमरू लेस-पुत्र .. 
खुरासान लौठ गया और बादशाही करने लगा। सेना और प्रजा अमरूकों याकूबसे भी अधिक 
प्रेम करती थी। अमरू बडा हिम्मती, उदार और राजनीति-पदु था। उसकी हिम्मत और 
उदारता इतनी थी, कि उसके रसोईके सामानको चार सौ ऊंट ढोते थे, दूसरी चीजोंका तो अन्दाजा 
ही नही किया जा सकता। लेकिन खलीफाका सदेह वेसा ही बना रहा, शायद वह भी अपने 
भाईका रास्ता पकडे, और कलको वही दिन सामने आये। ., यद्यपि अमरूका ऐसा इरादा नही 
था, तोभी खलीफाने इस बातका संदेह किया और किसी आदमीको इस्माईल अहमद-पुत्रके पास 
बुखारा भेजा 'अमरू लेस-पुत्रको निकाल, उसपर चढ़ाई कर और देशको उसके हाथसे छीन, 
फिर हम खुरासान, इराक के अमीरका पद तुझे दे देंगे 

खलीफाकी बातोका उस (इस्माईल ) के दिपर असर हुआ । उसने इस' विचारकों 
ठीक समझा कि अमरू लैस-पुत्रके साथ दुश्मनी करे। उसके पास जितनी सेना थी, उसे जमा 
किया और जेहूँ (वक्षु) नदीकी उस ओर गया। गिनती करनेपर दो हजार सवार मारुम हुए, 
जिनमें दो के ऊपर एक ढाल, बीस' मरदोपर एक कवच, और पचास आदमियोपर एक 
भाला था। वह शहर मेव॑मे पहुचा। अभरू लैसके पास खबर गई, कि इस्माईल अहमद- 
पुत्र जेंहूँ पार हो मेवे आया है और. राज्य माग रहा है । 


ई२२ मध्यएसिया का इतिहास (१) | ६।५॥२ 


« अमरू लैस हंसा, वह उस' समय नेशापोरमे था | ७० हजार सवार उसने जमा कर 
बलखकी ओर मृह किया। जब दोनो एक दूसरेंके आमने-सामने हुए, तो ऐसा सयोग 

हुआ कि अमरू लेस-पुत्र बलखमें हारा, और उसके ७० हजार सवार ऐसे रहे कि एकको भी चोट 
नही पहुची और न कोई कैदी बना। सबके बीचसे अमरू लेस-पुत्र ही गिरफ्तार हो गया । उसे 
इस्माईलके साभने लागे। इस्माईल की तज़र अमरू लेस-पुत्रके ऊपर पडी । उसका दिल दुखी 
हुआ और जाकर (अमरू से ) बोला--- आज रात मेरे साथ रह, क्योकि में अकेला हूँ ।” 

अमरूने कहा---- जब तक मे जिन्दा हू । कोई पर्वा नही, खानेकी चीजका इतिजाम कर।” 

फर्राश एक मन (२ सेर)मास ले आया और सैनिकोसे छोहेके दो बर्तन मागे। हर 
तरफ दौडा। कि कलिया (गोश्त ) पकावे । इस प्रकार गोश्तको बतंनमे रखा, लेकिन नमककी 
कमी थी। 

इस्माईलने अपने अफसरको उस (अमरू) के पास भेजा, तो अमरू लैस-पुत्रने मोतमिद 
(अफसर ) से कहा--- इस्माईलसे कह कि मुझे तूने नही, बल्कि तेरी ईमानदारी, विश्वास और 
सुल्दर स्वभावने हराया |” 

विद्वान---ताहिरियो और सफ्फारियोके रूपमें अब स्वतत्र ईरानी शासक पैदा हुए। सप- 
फारी यद्यपि आभिजात्य वर्गके नही थे, और उन्हे अधिकतर युद्धो और सघर्षोंगे ही समय बिताना 
पंडा,कितु ताहिरियोने विद्याकी ओर विशेष ध्यान दिया । बगदादके खलीफा मसूर-हारून-मामूनने 
दुनियाके बडे बडे दाशेनिको और विद्वानोकी कृतियोका अरथीमे अनुवाद करनेका रास्ता दिखलाया 
था, उसका फल इस समय मिला । याकूब किदी (८७० ई० ) बगदादी खलीफोके समयमे पहला 
उच्चकोटिका दार्शनिक पैदा हुआ, जिसे ग्रीक दर्शनके अनुवादीका परिणाम कह सकते है । इसका 
पूरा नाम अबू-युसुफ याकूब इसहाक-पुत्र किदी था। दक्षिणी अरबमे किदा नामक एक कबीला 
था, जिसमे याकूब पैदा हुआ, कितु इसका परिवार कई पीढियोसे इराकमे आ बसा था । याकूबका 
पिता इसहाक किदी कूफाका गवर्नर था। पूर्वी इस्लामने जो तीन (किदी, फाराबी, बूअलीसीना) 
महान्‌ दार्शनिक पैदा किये, उनमे याकूब किदी पहला था। किंदीकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी, 
वह भूगोल, इतिहास, ज्योतिष, गणित और दर्शन सब थर अधिकार रखता था। उसके ग्रथ 
अधिकतर गणित, ज्योतिष, भूगोल, वैद्यम और दर्शनपर हे। उस समयके किमिया (सोना 
बसानेकी विद्या) पर विद्वास रखनेवालोको निर्बुद्धि कहकर वह मजाक उडाता था, केकिन 
दूसरी ओर फलित ज्योतिष पर उसका बहुत विश्वास था । अपने दाशैनिक विचारोमे वह ग्रीक 
दाशनिकोंसे प्रभावित था। 





““सियासतनामा” (निजामुल्मुल्क) पृष्ठ ८-१४ 
देखो दर्शन दिग्दर्शन पृष्ठ १०९-११३ । 
स्तोत-प्रन्थ 
8, पिध्थए 0 ४9 (& 70 7२०४8) 
4... प्पपडांबा 0७7 00 ४०घह० एाएथश०0 (५ 885००) 
३. “सियासतनामा” (निजामुल्मुल्क, लाहौर) 


भाग ७ 
उत्तरापथ (९४०-१२१२ ६० ) 


अध्याय १ 
कराखानी (६४०-११२५ हे ०) 


१, उद्गम 

हम देखेगे, सामानी राज्यश्रीका अन्त समीप आ रहा था । उनके परद्चिममें ईरानका शक्ति- 
शाली राजवश देलमी (बुवाईद ) जोर पकड रहा था, दक्षिणमे गज़नवी सुबुक तगिन अपनी शक्ति 
बढा रहा था। ख्वारेज्ममे ख्वारेज्मशाह की दृढ नीव पड रही थी | इसी समय उनके उत्तरमे एक 
और शक्तिशाली तुर्क राज्य कायम हुआ, जो काशगरसे अराल समुद्र तक फैला हुआ था। पहिऊझे 
दोनो पडोसियोका सबंध अच्छा' था, बल्कि कहा जा सकता है, गजनिवियो, देलमियोकी सामा- 
नियोसे मित्रता रही । कराखानी खानाबदोशोन जब सामानी राजकी निर्बेछता देखी, तो उनकी 
नज़र सिर-दरियाके पार जाने लूगी। कराखानी, तु जातिके प्रधान कबीलोसे अलग हो त्यान- 
शानके सानुओपर रहते थे । कोई कोई लेखक इन्हे उदगुर नही मानते । इनका पहिला खान जो 
मुसलमान हुआ, उसका नाम सातुक कराखान था। घुमन्तुओमे किसी खानके नामपर कबीलेका 
नाम पडना बहुत देखा जाता है, इसीलिए इन घुमन्तुओको कराखानी कहा जाने रूगा। इनका एक 
खान इलिखान (९९३---) भी था, जिसके कारण इन्हे इलखानी भी कहा जाता है। कराखानी 
दसवी सदीके अन्तमे सप्तनदमे इली और सूननदियोकी उपत्यकाओमे रहते थे। उनके अधीन 
मगरोमे सबसे बडे थे---कुलान (आधुनिक लगोवया ) और मेरके । उन्होने बोगराखान (१०७४- 
११०२ ई०) के नेतृ त्वमे अन्तरवेंदको जीता। मुख्य खान बलाशागुन' (चू-उपत्यका) और कभी 
कभी काशगरमे भी रहता था। अन्तर्वेदपर अधिकार हो जानेके बाद जब वहाके कराखानी 
शासकको प्रधानता मिल गईं, तो वह काशगरमे रहने छगा। सामानियोका आमू तकका राज्य 
इन्होंने लिया और आमूसे दक्षिण को महमूद गज़नवीके पिता सुबुक तगिन ने । 

हम बतला आए है, कि किस' प्रकार उद्गुर आरम्भमे ओरखोन' नदीकी उपत्यका 
(मग्रोलिया ) में रहते थे, उनके पुराने खान बुक्कूने स्वप्नके चमत्कारके अनुसार पूरब तथा 
पश्चिमकी दिग्विजय यात्राये की, और बलाशागून (औलियाअता से उत्तर-पूरब) बसाया। 

कराखानी राजवशका आरम्भ कैसे हुआ, इसके बारेमे ऐतिहासिकोका एकमत नही है। 
कुछ तो इनके तुर्की या उद्दगुर कबीलेके होने मे सदेह करते हे । छेकिन हमे यह मालूम है कि 
अरब ताकूज़-आगूज्ञोकी करलुकोपर विजयकी बात कहते हें और यह कि ग्रामा कबीलेने 
काशगरको ले लिया। यह यग्मा ताकूज़-आगूज्ञोकी एक शाखा थी। इसी समय काफिर तुकोंने 
बलाशागुनको जीता। यह भी पता छूगता है, कि इन जीतोका अर्थात्‌ ताकुज्ज-आगुज्ौका 
नेतृत्व कराखानी कर रहे थे, इन्द्ोने ही करलुक राज्यको खतम किया। कराखानियोके सबधमे 


३ई२६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ७।१।२ 


जो स्थिति करलुकोकी है, वही स्थिति सलूजूकी साम्राज्यमे आगृूजोकी है। कराखानियोकी 
पुरानी परम्परा बतलाती है, कि सबसे पहिला सातुक बोगरा खान अब्दुलकरी-पुत्र अन्तर्वेदका 
विजेता था। दूसरे अन्तवेंद-विजेताका यह दादा था। यही पहिले पहल मुसलमान हुआ । कहते 
है, सन्‌ ९६० ई० में दो छाख खेमेवाले बहुतसे तुर्की कबीलोने इस्लाम धर्म स्वीकार किया । अन्तवेंद 
(मावराउन्नहर) जैसे सास्कृतिक केन्र का--जहापर कि अब इस्लाम जड़ जमा चुका था-- 
प्रभाव उत्तरके इन घृमन्तुओके ऊपर पडना आवश्यक था। उमैया-कालसे इस्लामिक धर्म- 
प्रचारक व्यापार और दूसरे सबधोसे यहां पहुचने लगे थे, किन्तु उस वक्‍त उन्हें सफलता 
नही हुई, क्योकि सनातनी इस्लाम इन घुमन्तुओके अनुकूल नही थ। । यह घुमन्तू बौद्ध और दूसरे 
धर्मोके प्रभावके कारण ध्यान, योग, त्याग-पूर्ण रहस्यवादी धर्मकी ओर, ज्यादा आकृष्ट होते थे । 
यह काम मुस्लमान सूफी-सन्‍्त ही कर सकते थे, इसलिए जहा मौलवी असफल हुए, वहा 
सन्तोने इन घुमस्तुओमे सफलता पाईं। वस्तुत मुसलमान सूफी-सन्‍्त जिन बातोको प्रधानता 
देते थे, उनपर केवल इस्लामके नामकी मुहर भर थी, नही तो वह वही बाते थी, जिनको कि बौद्ध, 
नेस्तोरी या मानी साधक-सन्‍्त मानते थे। 

काफिर तुकोने बलाशागूनको ९४२ ई० में ले लिया था। अगरढे साल खानका पुत्र 
सामानियोके हाथमे कैदी बन गया। कुछ आगूज किसी कारणवश अपनी भूमि छोड सामानी 
सरकारकी आज्ञासे अन्तवेंदकी उस' भूमिमे चले गये थे, जो कि घुमन्तुओके अनुकूल थी। इनका 
काम था,सामानी सीमाकी रक्षा करता । यह आगूज (तुर्कमान ) इस्फिजाबके पद्चिम और पश्चिम- 
दक्षिणके इलाकोमे रहने लगे। सिर-दरियाके निम्न-भागमे आगूज़ोका एक दूसरा कबीला अपने 
नेता सल्जूकके नेतृत्वमे अलग जा बसा । सल्जूक मुसलमान बना और उसने जन्द-निवासी मुसलिम 
जनताको काफिरोको कर देनेसे मुक्त कराया। मरनेके बाद सल्जूक खान जन्दमे दफनाया गया । 
उसके उत्तराधिकारियोकी वहा नही पटी और ९८५ ई० के आसपास वह दक्षिणकी ओर चले 
गये । ग्यारहवी सदोमे ज़िन्दका मुसलमान शासक सलल्‍्जूकी कबीलेका घोर विरोधी था। सल्जूक 
के प्रार्थना करनेपर सामानियोने उन्हे नूर (बुखाराके उत्तर-पूरब के पहाडोके नजदीक आधुनिक 
नूरअता ) में बसा दिया। कुछ साल बाद जब बलाशगूनके खानने इस्फिजाबको दखल कर लिया, 
तो उनके साथ लडनेमे सल्जूकियोने सामानियोका साथ दिया। 


$२. राजावलि 
उत्तरापथमे निम्न कराखानी कगान (खान) हुए-- 
कराखानी गजनवी सल्जूकी 
१ शातुक कराखान -९५५ 
२ बुमरा खान “९९३ हू 


३ इलिक नस -९९३-१०१२ १ सुबुक तगिन -९९७ 

४ तुगान १०१२-१०२५ २ महमूद ९९७-१०३० 

५ कादिर -१०३२ 

६ अरसलन । १०३२-१०५६ ३ मसऊद १०३०-४१ २१ तुगररू १०३६-६३ 
७ बोगराप[ -१०५६ ४ मुहम्मद -१०४१ 


राजावलि ] 


कराखानी 
८ इन्नाहीम। -१०५९ 
९ तुग्रल यूसुफ १०५९-७४ 
१० तुगरलू तैमन -१०७४ 


गजनवी 


५ मौदूद -१०४१ 
(स्वारेज्म 


३२१७ 





सल्जूकी 


२ अल्पअरसलहून' १०६३- 
३ मलिकशाहू १०७३- 


कराखानीसाम्नाज्य ( ६६३ ई० ) 


३२८ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ७।१२ 


कराखानी गज़नवी सल्जूकी 
११ बोगरा एा हारून १०७४- १ अनुशृतगिन -१०९७ ४ महमूद १०९२- 
११०३ ५ बकियारुक १०९४- 


१२ कादिर 7 जिब्रीरल ११०३- २ मु० कुतुबुद्दीन १०९७- ६ मलिकशाह 77 -११०४ 
११२७ ७ मुहम्मद ११०४- 
८ महमूद १११७ 
३ अतूसिज़ ११२७-५६ ९ सजर १११७-५७ 


२. राजा 


१. शातुक कराखान (९५५) 


इसके बारेमें इतना ही मालूम है, कि यह ९५५ ३० में मौजूद था, तथा यही पहिले-पहल 
काफिरसे मुसलमान हुआ । 


२. बोगराखान ? (९९२) 


शातुकके पुत्र मूसाका यह पौत्र था, जिसे शहाबुद्दौछा और हारून भी कहते हे । उस समय 
सामानी वश बिलकुल निर्बल हो चुका था, इसलिए बोगरा खानको अस्तर्वेदको लेनेमे कोई कठिनाई 
नही हुई। अबूअली (सामानियोके सामन्त) ने ही बोगरा खानकों बुलानेमे बडी तत्परता 
दिखाई थी, जिसके लिये यह ते हुआ था, कि आमू-दरियाके दक्षिणका भाग अबूअछीके हाथमे 
रहेगा । सामानी शासनकी दुर्व्यवस्थासे तग आकर देहकान (ग्रामणी) भी बोगराखानकों 
निमत्रण देनेवालोमेंसे थे। बोगरा खान तीन पीढीका मुसलमान था, इसलिए उसकी आवभगतमे 
मौलवी भी किसीसे पीछे नही रहे। खलीफा वासिकका वशज अबूमुहम्मद उस्मान-पुत्र वासिकी 
भी खानके अनुयायियोमे था। सामानियों पर इस सारी आफतका कारण यह भी था--जो कि 
आमतौरसे पुराने राजवशोमे दुहराया जाता है--अर्थात्‌ एक ओर राज्यका छिन्न-भिन्न होके 
सकुचित होते जाना और दूसरी ओर खरचका बेतहाशा बढता जाना | 

मुस्लिम इतिहासकार बोगरा खानको उद्गुर खानके नामसे अधिक जानते है। इसकी राज- 
धानी बालाशागून थी। काशगर, खोतन, तरस, फाराब (उतरार) और कराकोरम भी इसीके 
शासित नगर थे । यह सामानी नूह पा का समकालीन था । हम कह आये हे,कि खुरासानके गवर्नर 
सिमजूर अबृअली और हिरातके गवर्नर फाइक ने अपने स्वामीके विरुद्ध विद्रोह किया था, जिसके 
कारण नूहने फाइकको कडा दड दिया। अब उन्होने अपने स्वामीको दड दिलानेके लिये बोगरा 
खानको बुलाया । फाइकको उस वक्‍त समरकदकी रक्षा का भार दिया गया था । उसने समरकद- 
का दरवाजा कराखानियोके लिये खोल दिया । न्‌ह समरकद छोड बुखारा भाग गया । समरकदके 
बाद राजधानी बुखाराको लेकर अप्रयास ही' बोगरा खान सारे अन्तर्वेदका शासक बन गया । 
बोगरा खानको यहाका जलू-वायु अनुकूल नहीं आया। ९९३(३८३ हि० ) मे वह बलाशागुन 

(संप्तनद) जा रहा था, कुछ ही मजिलोके बाद मर गया। नहने आकर बुखाराकों फिर 

ले लिया। नागरिकोने उसका बडा स्वागत किया, किन्तु उसके अमीर विश्वासधात पर तुले 
हुए थे, इसलिए ९९४ (३८४ हिं० ) मे नूहुने गजनवी सुबुक तगिनको मददके लिये बुलाया । उसका 


कादिर ] कराखानी ३२९ 


पुत्र महमूद गजनवी सेन|का सहायक-सेनापति था। गजनवियोकी बीस हजार सेना वक्षु (आमू 
दरिया) पार हो किश (शहसब्ज) मे नृहके साथ आ मिली और फिर सयुक्‍त सेनाने विद्रोही 
नगरो--हिरात, नेशापोर और तूस---को फिरसे विजय किया। पर, अन्तमे नृह और सुबक 
तगिन' में झगड़ा हो गया। 


३ इलिक नस्र (९९२-१०१२) 

यह अन्तवेंदसे विशेष सबध रखता था। 
४ तुगान (१०१२-२५ इई०) 

इलिकके बाद उसका भाई तुगान खाकान बना । शायद वह अन्तवेंदका भी शासक था, 
सप्तनदका तो अवश्य ही था। यह भी सभव है, कि पूर्वी तुकिस्तानने भी उसे अपना खाकान 
माना था, और कादिर खान यूसुफ काशगर और यारकन्दका प्रान्तीय शासक था। १०१७ ई० 
(कराखिताइयो ) मे पूरवसे आकर खित्तनोने सप्तनद के लिया। तुगानखान भारी सेनाके साथ 
उनके मुकाबिले के लिए चला, तो वे सप्तनद छोडकर हट गये । लेकिन उसके तीन ही महीने बाद 
तुगान खानकी पूर्ण पराजय हुई । कराखानियोके घरकी फूटके साथ साथ महमूद गजनवी अपनी 
दक्तिको बढाता जा रहा था। तुगानखान महमृदका विश्वासपात्र मित्र था, इसलिये बाहरी' 
हमलेका डर नही था। सप्तनदपर अधिकार करनेवाले चीनसे आये एक लाख तम्बवाले काफिरो 
का खतरा आया । एक बडी सेना लेकर तुगान खान ने १०१७ ई० (४०८ हि० ) मे आक्रमण कर 
काफिरोको बुरी तरह हराया। इसके थोडे ही समय बाद १०२५ ई० उसका देहान्त हो गया । 

अरसलन खान मृहम्मद--तुगानखानका भाई था, जिसे अबू-मसूर मुहम्मद अली-पुत्र 
(बहिरा) भी कहते हे। यह कहना मुश्किल है, कि वह काराखानियोका महाखाकान 
था या कोई प्रादेशिक शासक | इतना मालूम हे, कि उसने महमूदके साथ अच्छा सबंध बनाये 
रखा। वह बडा धर्मात्मा माना जाता था। महमूदने अरसछून और उसके भाई इलिकसे अपने 
बडे बेठे मसऊदके लिये एक राजकुमारी मागी । राजकुमारीके बलख आनेपर :उत्तका बडा स्वागत 
हुआ। महमूद काशगरीने अपनी पुस्तक 'दीवान लगातुत्‌-तु्क में लिखा है, कि मसऊद और 
उसकी तुक बीबीकी पहिली ही रात मार पीट हो गईं । सुबुक तगिन और उसका बेटा महमूद भी 
तुके ही थे, लेकिन सोग्दियोके साथ मिश्रण होनेके कारण इनके आचार-ब्यवहार तथा आकृति पर 
भी तुर्कोका प्रभाव कम रह गया था। भाषामे भी महमूद फारसी लेखकों (फिरदोसी, बैरूनी ) 
का सरक्षक था। उधर कराखानी अभी शुद्ध घुमत्तू मगोलायित थे, इसीलिए महमूद गज़नवीके 
इतिहासकार उतबीने कराखानियोंके विचित्र शरीर-लक्षणका उल्लेख करते हुए आश्चर्य किया 
है, तो भी कराखानी खानका इतना दबदबा और प्रतिष्ठा थी, कि महमूद अपने उत्त राधिकारी 
लडकेके लिये 'छोटी' आखो, चिपटी नाक, और चौडे मुहवाली'' खान-कुमारीको लेना इज्जतकी 
बात समझता था। वह भी इतनी गरबगहिल्‍ली तिकली, कि उसने सोहागरातकों ही महमूदके 
शाहजादेको ठोक दिया । 


५ कादिरखान-यूसुफ (१०२५-३२) 
कादिरखान और इलिक खान दोनो भाइयोंका झगड़ा था' इसका जिक्र हम पढ़िले कर चके 


३३४० सध्यएसिया का इतिहास (१) [७६७ 


है। बोगराके पुत्र इलिक तुगान (7) का भाई अली तगिन था, जिसका ही पुत्र यह कादिर खान 
यूसुफ था। यह कहना मुदिकल है, कि वह सारे कराखानी साम्राज्यका खान था या केवल काशगर 
प्रदेशका । मुहम्मद तुगान और इलिकका चौथा भाई अली-पुत्र अबू-मसूर था, जिसकी उपाधि 
असलम खान थी। बुखाराकी टकसालमे १०१२ (४०३ हि०) के ढले सिक्कोपर इसकी उपाधि 
अरसलन खान मिलती है। अरसलन खाद भी तुगान खा से झगड पडा। १०१६ ई० में 
उजगन्दके प।स दोनोकी लडाई हुई । ख्वारेब्मशाह मामूनने बीचसे पडकर दोनो भाइयामे सुलह 
करवाई। यह भी कहा जाता है, कि कादिर खान पहिले समरकन्दकी गद्दीपर बैठा था। पीछे 
उसने सारे काशगर और खोतनको अपने हाथमे कर लिया। कादिर खा यूसुफने अपने काफिर 
भाइयो और प्रजाके बीच इस्लामका प्रचार करनेमे बडी तत्परता दिखाई। बोगरा खानके 
मरने पर, कहते हे, खानका अधिकार परिवारकी दूसरी शाखाके ह'थमे चला गया और यूसुफको 
हिस्सा नही मिला । उसने असतुप्ट आदमियोकों अपनी ओर खीचा । फिर खोतन ले धीरे धीरे 
वह सारे पूर्वी तुकिस्तानके नगरोका स्वामी बन गया। ११वी सदीके आरम्भमें इलिक नस्रका 
भाई तुगान खान काशगरका शासक था, केकिन १०१३ (४०४ हि०) और १०१४ (४०५ 
हिं०) में काशगरमे जो सिक्के चलते थे, उनपर खलीफा कादिर और मलिकुल-मश्रिक्‌ नासि- 
रुद्दौला (पूव्व-स्वामी, राज्य विजेता) कादिर खान यूसुफका नाम मिलता है। बादके वर्षो भी' 
वहा उसीके नामके सिक्के चलते रहे। इससे पता लगता है, कि अपनी मृत्युसे बहुत पहिले ही 
तुगान खानको पूर्वी तुकिस्तानसे हाथ धो लेना पडा, और वह सप्तनद तथा अन्‍्तरबंदकां ही 
शासक रह गया। उसका भाई मुहम्मद अली-पुत्र तराजका शासक था। अन्‍्तर्वेदमे भी भाईके 
जीवनमें वही अधीनस्थ शासक था। उसकी मुत्यू १०१५ (४०६ हि०) में हुई थी। उसने 
असलम खानकी पदवी धारण कर १०२४ तक शासन किया। अरसलनके अन्तिम सालोमे जो 
दुव्यंवस्था हुई, उससे अछी तगिनने फायदा उठाया। 


६ अरसलन खान सुलेमान (१०३२-५७ ई०) 


कादिर खान यूसुफका ज्येष्ठ पुत्र बोगरा तैमन सुलेमान था, जो अरसलन खानकी उपाधि 
धारण कर पूर्वी तुकिस्तान और सप्ततदका शासक बना। कादिर खा का दूसरा पुत्र ईगान- 
तैमन मुहम्मद बोगरा खान” की उपाधि ग्रहण कर तलस (औलिया-अता) और इस्फिजाब पर 
शासन करता था। दोनो भाइयोने महमूद-पुत्र मसऊद गजनवीसे बातचीत चला अन्‍्तवेदके अपने 
भाई-बन्धुओंके ऊपर चढाई करनेकी तयारी की, लेकिन उसमे सफलता नहीं हुईै। उस समय 
सिमकन (बेकलिंग) नगरका शासक लदकर खान था। अरसलन और उसके भाईसमे दुश्मनी 
हो गई । १०४३ ६० (४३५ हि०) में अरसलनने अपनी अधिराजता रख अपने राज्यके भिन्न- 
भिन्न भागोको अपने बन्धुओमे बाद दिया, और अपने हाथमे काशगर और बालाशागुन का 
शासन रक्‍्खा। लेकिन इतनेसे शान्ति नही स्थापित हुई, और १०५६ ई० में बोगरा खानने 
अरसलनको बन्दी बना उससे गद्दी छीन ली । 


७, बोगरा खान ] (१०५६-५९) ढ 


बोगरा खान बहुत दिन शासन नही कर सका। पन्द्रह ही मासमें उसकी स्त्रीने उसे विष 


तुगरलू |] कराखानी ३३१ 


देकर मार डाछा। कारण यह था कि बोगरा अपने बडे लडके चागिरी तैमन हुसेनको राज देना 
चाहता था, जबकि खातून अपने पुत्र इब्राहीमको । 


८, इब्राहीम (१०५९-...) 


इब्राहीम ज्यादा समय तक शासन नही कर सका । थोडे ही समय बाद बसंखानके शासक 
यनाल तैमनसे लडाई हुई, जिसमे वह मारा गया | वस्तुत घुमन्तुओमे यह भाव काम करता 
रहता है, कि कोई खान बनकर ऐश्वर्य क्यो भोगे, जबकि सामाजिक दृष्टिमे सब बराबर है । 
खानो का जीवन सीधा-साधा घुमन्तू जीवन नही था। लूट और दिग्विजयसे अपार सपत्ति और 
दास-दासी उनके हाथमे आते थे, जिसमेसे खान अपने और अपनी सतानके लिये अधिक भाग 
रखना चाहता था, जिसके कारण खान और उसके परिवारके आदमियोमे बडी विषमता खडी 
हो जाती थी। यही घरेलू कलह और खूनका कारण बनती थी। यद्यपि बाहरी' शत्रुओके सामने 
कितनी ही बार वह आपसी फूटको भूल जाते थे, किन्तु वमनस्य धीरे धीरे बढता ही जाता रहा । 
बोगरा खानके पुत्रोमे इब्राहीम अतिम खान था। 

एक रूसी इतिहासकारने इन धुमन्तुओके बारेमे लिखा है" उनके अनेक विभाजन 
बराबर झगडेका कारण बने रहते । झगडोको मिटानेके लिये कोई बहुत कडा कदम उठाया 
नही जा सकता था, क्योकि झगडनेवाले भी राजवशके अपने व्यक्ति थे, जिनकी सेवायें सकट 
या विजयके समय बहुत महत्व रखती थी'। उनमें नियम था--एक हजार तुकोंकी सेना खडी 
कर. उन्हें दरबा रके गुलामोमे शामिल कर उनके साथ गुलामों जैसा बरताव नही किया जाता। 
उनको इस तरहकी शिक्षा दी जाती, जिसमें कि वह प्रजाके साथ अधिक परिचय प्राप्त कर 
सके, और उनपर शासन करते यह भूछ जाये, कि वह्‌ गुलाम हे ।” तुर्कोंमे इसः तरहके 
“गुलामो”के रखनेकी प्रथा बहुत चल गई थी, क्योकि राज-वशियोकी महत्वाकाक्षाओके कारण 
खान या तेगिनको बराबर प्राणोका सकट बना रहता था, जबकि यह गुलाम तुर्क उतनी महत्वा- 
काक्षा नही रखते थे। गूलामोके स्वभाषमे आसानीसे १रिवर्तेत लाया जा सकता था, क्योंकि 
वह जानते थे कि उनका सारा भविप्य अपने वश सबधके ऊपर नहीं बल्कि मालिककी कृपाके 
ऊपर अवलबित है। महमूद गजनवींका पिता सुबुक तगिन इसी तरह गुलामके रूपमे पछा और 
बढा था। दिल्‍्लीका प्रथम सुल्तान कुतुब॒द्दीत ऐबक भी गोरियोका इसी तरहका तु गुलाम था। 
वस्तुत यह गुलाम साधारण अर्थमे दास नहँ। थे। उनको शिक्षा-दीक्षा ऐसी दी जाती थी, जिसमे 
ऊचे-से-ऊचे सैनिक असैनिक पदोको वह सँभाल सके। उनके मालिक उन्हें गुलामकी तरह 
नही मानते थे, यह तो इसीसे मालूम है, कि इनमेसे कितने ही अपने मालिकके दामाद बनते थे । 
बस्तुत मालिकका विरोध करनेमे इन्हें घाटा ही घाटा और मालिकको खुश रखनेमे लाभ ही लाभ 
था, यही कारण था, तुकोंमे इस प्रथाके बहुत चल पडनेका । 


९, तुगरल कराखान युसुफ (१०५९-७४) 
इब्राहीमके बाद काशगर और बलाशागुन पर कादिर खान यूसुफके एक पौत्र तुगरल 





चर्तोल्व 


२२९ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ७१।११ 


4, 


कराखाम यूसुफ ने १६ साल राज्य किया, जिसमें उसका भाई बोगरा खान हारून 
भी सम्मिलित था। अन्‍्त्वेद-शासक शम्शुल्मुल्क नस्र (इलिक नस्रके पौत्र) के साथ 


उसकी लडाई हुई, किन्तु अन्तमे खोजन्दको सीमा मानकर दोनोने सुलह 
कर ली । 


१०, तुगरल तेमन (१०७४-,..) 
तुगरलके पुत्र तुगरल तैमिनने केवल दो साल राज्य किया। 
११, बोगरा खान !7 हारून (१०७४-११०२) 


भतीजेके बाद चचाने २१ साल (४६७-९६ हि० ) तक काशगर बलाशागुन और खोतनपर 
शासन किया। अन्‍्तर्वेद दूसरी कराखानी शाखाके हाथमे चला गया । बोगरा खान उस 
समय काशगरमे अपने भाईका उपराज था, जबकि १०६९ (४६२ हि०) में उसने 'कुदतकु- 
बिलिक' नामक तुर्की भाषाका प्रथम काव्य लिखा। तुर्की भाषाका यह प्रथम काव्य एक खानकी 
कलमसे लिखा गया है। इससे पहिले भी तुर्की भाषामे कविताए बनौ होगी, किन्तु जनकाव्य 
होनेके कारण वह अधिकतर मौखिक रही। १०८९ ई० में मलिक शाह सल्जूकी (११०४- 
१७ ई०) समरकन्‍्दपर अधिकार कर उजगन्द तक आया । बोगरा खासने उसे अपना अधिराज 
स्वीकृत किया । जब मलिक दाह समरकन्‍्द चला गया, तो देशमे विद्रोह हो गया, जिसमे जिकिलोने 
काशगर खानके भाई तथा अतबाशके शासक याकूब तैमनको बुलाया। याकूब समरकन्दपर 
आक्रमण करने गया, किन्तु जब मलिक शाहने उसकी तरफ म्‌ ह फेरा, तो वह अतबाश भाप गया, 
जहा उसकी लडाई अपने भाईके साथ हो गईं । बोगरा खानने अतबाशपर अधिकार करके याकूबको 
बन्दी बना लिया। मलिक शाहने उजगन्द पहुचकर काशगरके खानसे याकूबको मागा। बोगरा 
खान इसके लिये तैयार नही हुआ। सल्जुकी सेनाने काशगरको घेर लिया, जिसमें बरसखान-शासक 
तुगरलू यनालर-पुत्रका शायद हाथ था, जिसके पिताको बोगरा खानके भाई इश्न।हीम ने मारा था। 
बोगरा खान अन्तमें बन्दी बना । इसकी खबर उसके पुत्र और खातून (रानी) को मिली। 
मलिक शाह ने याकूबको तना देखकर उससे सुलह की और उजगन्द छोडकर चलते समय 
याकूबको तुगरलसे लडाई जारी रखनेका हुकम दे गया। युद्धका क्‍या परिणाम हुआ, 
यह मालूम नही, किन्तु बोगरा खान हारून याकूबके बन्दीखानेसे जरूर छूट गया, क्योकि उसने 
११ वी सदीके अन्त तक काशगरपर शासन किया । इन घटनाओको देखनेसे मालम होगा, कि 
सारे उत्तरी कराखानियोका भी कोई एक सर्वभान्य खाकान कितने समय तक रहा, यह कहना 
मुदिकल है। खानज़ादोमे बराबर झगडे होते थे और वह एक दूसरेको बन्दी बना अपने राज्यका 
विस्तार करते थे। सल्जूकी अन्तर्वेदमे कुछ नहीं कर सकते, यदि उत्तरी कराखानियोमे 
एकता होती । कराखानियोमे खानज़ादा (राजकुमार यात तग्रिन), वेग जैसे उच्च कुल 
थोडेसे थे। उनके अतिरिक्त विशाल घुमन्तू जनता लडाइयोकी लूट-पाटमे सहायता करती थी । 
जब तक लूटमे हिस्सा मिलता रहे, तब तक तुर्क जन-साधारणको इसकी पर्वाह नही थी, कि 
कौन महाखान है और कौन तग्रिन या वेग। लेकिन ऊपरी वर्गमें सपत्तिकी विषमताके कारण 
कभी समझौता नही हो पाता था। 


फादिर] कराखानी ३३३ 
१२, कादिर खान ए जिबराईल (११०३. .. ) 


ग.. *$ 


यह सभवत कराखानियोका अन्तिम कगान बोगरा खान मृहम्मदके पुत्र कराखान उमरका 
पुत्र था, जिसके हाथसे कराखिताईयोने राज्य छीन लिया। यह बलाशागून और तरूसका शासक 
था। इसके बाद कराखिताइयोके आने तक सप्तनद (बलाशागुनका ) इतिहास अधकाराबुत है। 
११०२ ई० में कराखान जिबराईलका सितारा बहुत ऊँचा था। उसने अन्तर्वेदकों ही दखलकर 
सतोष नही किया, बल्कि आमू पार सल्जूकियोकी भूमिपर भी आक्रमण किया। तेरमिज्ञ लेने 
में उसे सफलता मिली, लेकिन २२ जून' (११०२) को इसी शहरके करीब सुल्तान सिजरसे छडाई 
हुईं, जिसमे वह बन्दी बनकर मारा गया। जिबराईलको मारनेके बाद सिजरने महमूद तगिनको 
अरसलन खानकी पदवी देकर अन्तर्वेदकी गद्दीपर बेठाया। 

इस्लास--क राखानियोसे पहिले सप्तनदके तुक-देशमे कोई मुसलमान राजवश नही हुआ 
था। अरब इतिहासकार इब्तुल-असीरके अनुसार ९६० ई० (३४९ हि० ) में २ लाख तुर्क तब॒ओने 
इस्लाम स्वीकार किया । १०४३ ई० में बहुतसे मुसलमान तुर्क किरगिज मरुभूमिमे घुमन्तु जीवन 
बिता रहे थे। इब्नुल-असीर लिखता है, कि गर्मियोमे इन तुकोके दस हजार तब्‌ बलगार (वोल्गा 
नदीके किनारे रहनेवाली तुके जाति) के पडोसकी भूमिम रहा करते थे, जो जाडोमे जाकर 
बलाशागूनके पास डेरा डालते। पूर्वी तुकिस्तानपर सदा चीनी' सस्क्ृतिका प्रभाव रहा। उसी 
प्रभावके कारण बहुतसे कराखानी खाकानो तथा अन्‍्तर्वेदके शासकोने भी तबगाच-खान (तमगाच 
खान) की पदवी धारण की'। आठवी सदीके ओरखूनके शिलालेख से मालूम होता है, कि यह चीन 
संम्राटकी दी हुई पदवी होती थी। १०६७ (४५९ हि०) के कराखानी सिक्‍्कोपर लिखा रहता 
था “मलिकुलू-मश्रिक वस्‌ सीन” (पूर्व और चीनका स्व।मी ) । उरुमची, तुरफान और हामीके 
नगरोके पास कराखानियोकी सीमा चीन से मिलती थी। इन नगरोमे पन्द्रहवी सदी तक अभी 
इस्लामकी प्रधानता नही थी, और वहा बौद्ध और नेस्तोरी धर्म अधिक प्रभावशाली थे। करा- 
खानी सिक्कोपर अरबी लिपिके साथ साथ उद्गुर-लिपिका भी व्यवहार होता था, जिसे मानी- 
धर्मी अथवा नेस्तोरी अपने साथ लाये थे। बोगरा खानके काव्य 'कुदत्‌कु-विलिक” में उपयुक्त 
कितने ही पारिभाषिक शब्द उदगुर-तुर्की-मगोल तीनो भाषाओके एकसे हू । 

स्रोत-प्रथ 

! परफफाओआ) 70097 $0 ६76 १०07080! 77ए2४07 (५४ 82700) 

२ ओचेके इस्तोरिद्द सेमिरेचूया (व० बरतोल्द, बेरुती १८९८) 

३ आर्खेआलोगिचेस्किइ ओचेक सेवेनोंइ किगिजिइ (अ० न० बेनेश्ताम, फ्रन्‍्जे १९४१) 

४, ऋत्कि० सोओब० >टात] ए95--.. 

५ कुदतकु-बिलिक (बोगराखान ) 


४ अध्याय २ 


कराखिताई (१११५-१२१८ ३०) 
5१, उद्गम 


कराखिताईका अर्य है काले-खिताई । खिताई चीनका एक प्रसिद्ध राजवश था, जिसने 
चाउ वश (सुग राजवशकी शाखा ) के रूपमे ९६० ई० से ११२६ ई० तक शासन किया । इसकी 
राजधानी के-फेडः थी। इसके शासनका महत्त्व इतना समझा गया, कि जिस तरह चीन-बश 
(२५५-२०६ ई० पू०) के गौरव-पूर्ण शासनके कारण भारत और बहुतसे दूसरे देशोमे देशका 
नाम चीन पडा, वेसे ही खित्तन-वशके कारण आज भी रूस और मुसलिम देशोमे चीनका नाम 
खिताई मशहूर हे। हमारे यहा भी नान-खिताईमे उसी चीनी रोटीका आभास मिलता है । 

खित्तन उसी वशके थे, जिसके कुनोक-घेई, जो पहाडोमे वृक्षोपर अपने मुर्दोकी टागा करते 
थे, फिर तीस साल बाद हड्डिया जमाकर उन्हे जलाते और शराबकी धार देते हुए प्रार्थना करते- 
“जाडेमे दोपहरको हम दक्खिणाभिमुख भोजन करे, ग्रीष्ममे उत्तराभिमुख | अपने शिकारो में 
हम बराबर बहुतसे सूअर और हरिन पाये ।” खित्तन और घेई दोनो पुराने सियान्‌-पी की सतान 
थे और उन्हीकी भूमिमे रहते थे। घेई मूलत जूमिन कबीलेकी पूर्वी शाखामे थे। जूमिनोने छठी 
सदीमे उत्तरी चीनपर राज किया था। किन्तु उससे पहिले ही मूजुग सियन्‌-पी ने घेइयों और 
खित्तनोको पििरामुरेन नदीके उत्तर सुगारी लदी और मरुभूमिके बीचमें खदेड दिया था। 
प्रथम तोबा सम्रादने ३८८ ई० में जूटमार मचानेके तिये घेइयोको दण्ड दिया था । ४४० ई० 
से घेई और खित्तन बराबर चीन दरबारमे घोडोकी भेट छाते थे | ४७९ ई० मे खितन सिरा 
मुरेनकी शाखा पाइ-लग (लौह) नदीपर अवस्थित आधुनिक तुमेंद (मगोल) देशमे चले गये । 
छठी सदीमे खित्तन सिरामुरेन (सिरा नदी) के उत्त रमे थे । घेइयो ओर खित्तनोकी लट-मारसे 
बचनेके लिये तोबा (वश) ने चोनके महाप्राकारकों नानकाड जोत (पेकिज्भ के ममीष) से 
तातुऋ-फू तक छीन सौ मील बढवाया। उसी सियान-पी वश से खित्तन वश निकला, जिससे 
पीछे मच्‌ हुए, जो कि भापा और सस्क्ृति सभी' बातोमे अब चीनी बन गये हे । 

उत्तरके घुमन्तुओमे देखा जाता है, परिस्थिति अनुकूल होनेपर एक छोटा सा कबीला योग्य 
नेताके अधीन एक विशाल जनका नेतृत्व हाथमे ले राज्य या साम्राज्य कायम करनेमे सफल होता 
है। खित्तनोके साथ यही हुआ, चेंगेज़ी (चिगीसी) मगोलोके साथ भी यही बात हुई । जब तुकोनि 
घेइयो और खित्तनोको दबाना चाहा, तो दस हजार खित्तन परिवार कोरिया भाग गये ओर 
चार हजार चीनकी प्रजा बन गये। ४६८ ई० में थाकू सम्राट ताइ-चुड (६२७-६५० ई०) 
ने खित्तनोका एक नया प्रदेश बनाकर उसके शासकके वशका नाम ली रख दिया। उसके नीचे 


अपौकी ] करातिखाई ३३५ 


१० इलाकोके शासक थे। यही प्रदेश आजकल जेहोलके नामसे प्रसिद्ध है । उसी सम्रादने 
आधुनिक युड्+पिड-फू्में सभी पूर्वी बर्बर जातियोके ऊपर एक उच्च-आयुक्तक नियुक्त कर 
खाकानकी पदवी प्रदान की । घुमन्तू जातिया अपने स्वभावसे मजबूर हो लूट-पाट करना छोड 
नही सकती थी, जिसके लिये चीनको लडाई करनी पडती' थी। ९०७ ई० में थाड-बश खतम 
हुआ, लेकिन इससे पहिले ८४२ ई० में उद्गुरोके मुकाबिलेमे खित्तनोके साथ मेल-जोल बढानेके 
लिये थाडइ-वशने साम्राजी मुद्रा प्रदान कर उन्हे अपने सरक्षणमे ले लिया | थाड--वश के खतम होने 
पर खित्तनोकी ताकत बढती गई । आगे हाथ बढानेंसे पहिले उन्होने घेई, सिव, सिरवी जेसे 
बहुतसे छोटे-छोटे कबीलोको अपने अधीन कर लिया। घेई खित्तनोके पश्चिममे रहते थे, अतएव 
तुक॑ उनके समीप थे, इसी लिए उनके ऊपर तुकोंका ज्यादा प्रभाव था | घेइयोको मूर्ख कहा 
जाता था, जो शब्द कि हुणोम आवारो (ज्वेन-ज्वेन) को छोडकर और किसीके लिये उपयुक्त 
नही होता था। घेई सुअर पालते थे, अपने मुर्दोकी पेडोपर रखते थे, जो दोनो ही बाते तृगू सी 
जातियोमे पाई जाती हे। खित्तनोके दबावके मारे घेई आधुनिक कलंगन इलाकेमे जा शिकारी 
जीवन बिताने छगे। 

यही घेई और खित्तन थे, जिनकी भूमि ११-१२ वी सदी में मगोलोके पूर्वज रहते थे। 


९२. खित्तन सम्राट 


यद्यपि खित्तेन-बशका सस्थापक अपोकी था, किन्तु बास्तविक सम्राट उसका पुत्र 
ताइचुड हुआ। खित्तन-अशावरी निम्त प्रकार है --- 


१ अपोकी (अ० प भो० की) ९०७-२६ ई० 
२ ताइचुड (तेकवारू) ९२६-४७ ई० 
३ शीचुड्ध (उरि-क) ९४७-९५ १ ई० 
४ मूचडः (जुरुंत) ९५२-६८ ई० 
५ चिडचुझ (मिडकी) ९६८-८३ ई० 
६ शेडचुड (लुडछा) ९८३-१०३१ ई० 
७ शिक्षचुद्ध (शुद्रचैन, मूपुक्‌) १०३१-५५ ई० 
८ ताउचुड (हुकी) १०५५-११०१ ई० 
९ त्यान-चू-ती (यन्ही) ११०१-२१ ई० 
१० तेचुड ११२१-२५ ई० 


( १ ) अपोकी ( ९५०७-२६ दूं० ) 
खित्तनोने चीनसे स्वतत्र हो आपसमे एकता स्थापित कर अपने सघका नाम स्थाझ-लो-को 
मूली रखा, जिसका अर्थ है नदी (सिरामुरैन) का दोनो तीर। इनके आठ कबीले थे, जिनके 
अलग-अछूग मुखिया हुआ करते थे। वही अपने ऊपर एक प्रधान (राष्ट्रपति) चुनते थे, जिसे 
एक नगाडा और झडा राज्य-चिह्नके रूपमे दिया जाता था। पुराने सियन्‌-पी वशमे भी यही 
प्रथा देखी जाती थी । यदि देशमे) अकाल महामारी' आती, या ढोरो और भेडोको बहुत क्षति 
पहुचती, तो मुख्य सरदार पदच्युत कर दिया जाता। खित्तन घुमन्तुओकी मुख्य जीविका थी 


३३६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ७५१३ 


अश्व-पालम | जब चीनियोपे झगडा होता, तो खित्तनोंकों मारनेके लिये वह चरागाहोमे आग 
लगा देतें। दसवी सदीके प्रारम्भभे, जबकि थाहूवशका स्थान शादों तुकं-बशने लिया, 
आठो खित्तन कबीछोका प्रधान अ-पओ-की था। राजनीतिक अशान्तिके कारण बहुतसे 
चीनी भागकर उसकी शरणमे गये थे। उसने उनके और अपने दूसरे बन्दियों के लिये नगर 
बनवाये। खित्तन स्वयं आम घुमन्तुओकी तरह नागरिक जीवनको घृणाकी दृष्टिसे देखते थे। 
इत नगरोमें से एक आधुनिक दोलो-नोर (झील) के आस-पास था। अ-पओकी ने 
सुना, कि चीनी लोग निर्वाचन-प्रथाकों बडी नीची निगाहसे देखते हे । वह नौ सालोसे खित्तनोका 
सभापति था। उसपर अब राजा बननेकी धुन सवार हुई। उसने आठो कबीलछो तथा प्रवासियों 
में से भी कितने ही को लेकर अपना एक खास कबीला बनानेकी राय ली। फिर इस कबीलेको 
सभ्य चीनी रीति-रिवाज सिखलानेके लिये एक चतुर चीनीको नियुक्त किया। अपने नगरको 
भी उसने ठीक चीनी ढगपर बसाया। वहा बाजार थे, दूकाने थी और रहनके घर थे। शहर 
बनानेके लिये ऐसा स्थान पसद किया, जहा बहुतसी क्ृषि-योग्य भूमि, छोहा और नमक पासमे 
था। उसने चीनी व्यापारियों और किसानोक्ो इतना सुभीता दिया, कि उन्होने देश छौटनेका 
ख्याल छोड दिया। अपोओकी' की स्त्रीने सछाह दी, कि अपने इलाकेसे जो नमक ले जाये, 
उनसे क्षति-पूर्ति मागो। यह विचार सबने पसन्द किया। एक बडा उत्सव मनाया गया, जिसमे 
सभी सरदार बुलाये गये । अपओकीने उनको वही मरवा दिया और निर्वाचनका नियम ताकपर 
रखकर स्वय स्थायी महाराज बन गया। अपओकी बहुत शक्तिशाली शासक और सेनापति था । 
पथ्चात्‌-ल्याड: (चू) राजवश अब भी खित्तनोका अधिराज था। उसने उनरो पिड छुडानेका 
निरचय किया। कलकन, जेहोल और पेकिडके बीचके प्रदेशपर लूट-मार शुरू की, जो थाड- 
बशके उत्तराधिकारी शादों तुकंके हाथमे था। एक जगह उसके विरोधीने सफलता पाई, तो 
वह अपनी घुमन्तू सेना ले पेकिड के पास तक पहुच गया । 

पीछेकी ओर कितने ही छोटे-छोटे राज्य थे, जिनके आक्रमणका डर रहता था । इसके लिये 
पहिले बोत्सकाई कबीलेक्ो खतम' करना जरूरी था । इसके लिये उसने शादो तुर्के वशसे लल्लो- 
चप्पो छगाई | शादोके मरनेके बाद उसका पुत्र माउ-चि-लि (माउकिरे, मिडचुड ) ९२६ ई०मे गद्दी 
पर बैठा । नये सम्राटके गद्दी पर बेठनेकी सूचना देनेके लिये अपओकीके पास दूत भेजा गया। 
अपओकीने खबर सुन आकाशकी ओर ताकते रोते हुए जोरसे चिल्लाकर कहा--- अफसोस तुम्हारे 
पितामह सम्राद और में दोनोने भाई बननेका निश्चय किया था। इसलिये होनान (राजधानी ) 
सम्राटका पिता मेरा पुत्र था। जब अशान्तिकी बात सुनी, तो में पचास हजार सेनाके साथ अपने 
बेठेकी मददके लिये कूच करनेको तैयार था। तब तक बोत्सकाईका खात्मा करना बाकी 
था,इसलिए मे अपनी हादिक इच्छाको पूरा नही कर सका। मेरा पुत्र (च्वाह-चुड ९२३-२६ ६० ) 
मर गया। मुझसे सलाह पूछे बिना इसने कैसे अपनेको नया सम्राट घोषित कर दिया ?” इसपर 
दूतने जवाब दिया-- नया सम्राट कुछ समयसे महासेनापति (कील्ड-मा्शल) के सैनिक पदपर 
आरूढ था। उसने पिछले बीस वर्षोसे स्वयं सेनाका सचालन किया है। उसकी कमानमे तीन 
लाख अभ्यस्त सेनिक हे, इसलिए नभ (भगवान) और मनुष्य दोनोने ही उसे इस पदपर 
स्थापित करनेमे सहायता की। भरा उसका विरोध कौन कर सकता है ? ” 

अपओकी का पुत्र तूंयरिक (तू-यू, ताइ-चुड) दृतके पास खंडा था, उसने उससे कहां--- 


अपौकी ] कराखिताई ३६७ 


“बहुत लम्बी बाते न करो ! तुम उस कहावतको जानते होगे, अगर कोई गाय दूसरे के खेतमें 
चरने जाये, तो उसे पकडकर अपना माल बनाया जा सकता है।” 

दूतने उत्तर दिया--- कैसे एक गुमनाम किसानके सबधकी कहावत का प्रयोग 
देवताओ द्वारा अभिषिक्त तथा मनुष्यों द्वारा स्वीकृत व्यक्ति पर छागू हो सकती है? 
उदाहरणार्थ जब तुम्हारे महान्‌ पिताने निर्वाचनकों उठाकर खित्तन-सिहासनको अपने हाथमे 
कर लिया, तो कौन उन्हें अनुचित कृत्यका अपराधी बना सका ?” 

अपओकीने कुछ गरम होकर कहा--- मे जानता हूँ, कि मेरे पृत्रके पास महलमे दो 
हजार औरतें तथा एक हजार गायक-वादक आदि थे। वह अपना समय स्त्रियों और मदिरामे 
मस्त हो बकबकानेमे बिताता था। वह अयोग्य आदमियोको राजकाजमे लगाये हुए था, और 
किसी आदमीके दु ख-सुख पर «यान नहीं देता था। इसके कारण उसका पतन हुआ। जबसे 
उसके पतनकी खबर सुनी, तबसे मेने और मेरे परिवारने पिअककडी छोड दी, अपने बाजो और 
शिकारी कुत्तोको मुक्त कर दिया। उन गायक-वादकोकोको छोड बाकी सभी हटा दिये, जिनकी 
कि सार्वजनिक भोजोमे आवश्यकता होती है । ऐसा न करता, तो मेरा भी परिणाम मेरे पुत्र जैसा 
होता। में चीवी बोल सकता हू, छेकिन में अपने छोगोके सामने उसका एक शब्द भी मुहसे 
नही निकालता । इसीलिए कि वह चीनियोकी नकरहू करके डरपोक और कमजोर न बन जाये । 
अच्छा यही हे कि तुम लौट जाओ, और सम्राट्मे जाकर कहो, कि में दो हजार लोगोके साथ पेकिडः 
और चेडतिडफ्के बीच कहीपर उससे मिलूगा, और बही उसके साथ सधि करूगा। अगर वह 
मुझे पेकिडकी मैदानी भूमि दे देगा, तो में उसपर और आक्रमण नही करूगा। 

अपओकीने बोत्सकाईपर आक्रमण किया । उनकी' राजधानी फूयूचिड (कइयेवान') को 
ले उसका नाम “पूर्वी तान” रख पुत्रको वहाका राजा बना दिया। थोडे समय बाद ९२६ ई० 
में अपोकी मर गया। इंर्रीके समय पुरानी सियान्‌पी प्रथा--लकडीके अक्षरों द्वारा सदेश भेजना 
छोड दिया गया। किसी' चीनीने चीनी सकेत लिपि और चित्रकिपिको मिला-जुलाकर 
एक नई लिपि तैयार की । इसीमे उस समयके कुछ अभिलेख मिले हे, किन्तु अभी' वह पढे नही 
गए। अपोकीका शासन-कारू ९०७-९२६ ई० था, जबकि वह “दिव्य सम्राजीय राजा” बना 
था। उसका उद्‌ं सी-लू में तालिझ नदीपर चरवाही करता था, जो कि मगोलिया और 
मचूरियाके सीमान्त' प्रदेश के भीतर था। वही उसने राजधानी मुजग बनवाई थी। 
पाचवे खित्तन सम्राट मिझकी (चिझू-चुझ ९६८-७६) ने तीन सौ मीऊल और पूरब मुकदनके पास 
अपनी राजधानी (पूर्वी पेटिका) बनाई। उत्तरी पेटिका' (राजधानी) पश्चिमी राजधानीसे 
सौ मील उत्तर थी। इसके अतिरिक्त एक दक्षिणी पेटिका भी थी, जो कि पश्चिमी राजधानीसे 
दक्षिण थी। खित्तन घुमन्तू थे। उनके सम्र।टोको शिकारका बहुत शौक था, इसलिए उन्होने 
यह शिकारकी पेटिकार्य (हिशकारगाहे) बनवाई थी। चारोही शिकारगाहोके फाटक और 
दरवाजे पूर्व॑की ओर खुलते थे। खित्तन अपने सभी शुभ कामोको भारतीयोकी भाति पूर्वाभिमुख 
करते । महीनेकी हर प्रथम तिथिको पूर्वाभिमुख हो यात्रा या दूसरा काम करते। ऊपरी 
राजधानीमे बाकायदा नगर, बाजार, दूकाने थी। उन्होने अपना कोई सिक्का नहीं चलाया। 
सिक्‍्केका काम रेशमके थान देते थे। उनके नगरोमे बहुतसे रेशमके कारखाने थे। खित्तन बौद्ध 
थे। उनके बडे-बडे मठ बने हुए थे, जिनमे भिक्षु-भिक्षुणिया रहते थे । इसके अतिरिक्‍त वहा 


9५ रण. 


३३८ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ७।३॥२ 


चीन राजधानीकी नकल करते हुए, वेश्याशालाये, आमोदगृह भी थे। नगरमे शिल्पो, मल्‍लो, 
विद्याथियो, अध्यापकोके घरोके साथ साथ बहुत तरहके राजकीय कार्यालय थे । 


(२) ताइ-चुडः (९२६-९४७) 


आपोकीने अपनेको बाकायदा सम्राट घोषित नहीं किया था। उसके बाद पृूत्र 
ताइचुड (तेक्वाग ) अपनी माके जोरपर पिताकी गद्दीपर बेठा और बडा भाई कुछ नही कर सका । 
खित्तन सरदार भी ताइ-चुझके साथ थे। इसने भी बापकी तरह लहूट-पाट जारी रखी। शादो 
सम्राट तेक्वाइने अपने दामादको सीमान्तका रक्षक बनाकर भेजा, छेकिन अपने ससुरके अयोग्य 
उत्तराधिकारियोके समय विद्रोह करके वह खित्ततोका अनुयायी बन गया। खित्तन अपनी 
गाडियो और रिसालोके साथ प्रेन-मेन्‌ (हसद्वार) डाडेसे आ गये। परचात्‌-धाड'-वशीय 
(शादो, तुके ) सेना बुरी तरहसे हारी । दामाद शीकिझ तान सम्राट्‌ घोषित हुआ और खित्तनोको 
उनकी सहायताके बदले प्रदेश और बहुत सी चीजे भेट की। माउकिरे (शादों सम्राट) ने 
अन्तिम प्रार्थनाकी थी-- में एक गरीब सीधा-सादा तातार हू, जिसे स्थिर विचारवाली 
जनताने स्वीकार करके गद्दीपर बेठाया । मेरी केवल यही प्रार्थना है, कि जब तक देव अपनी कृपासे 
मुझे जीवित रखे, तब तक अपने छोगोकी भलाईके लिए आप मेरा पथप्रदन करे ।” 
इसी समय यन्‌-चिडः (आधुनिक पेकिझ) खित्तनोंके एक इलाके का शासन-केन्द्र बना । 
इस प्रकार पेकिकके वेभवका शिलारोप हुआ। अबसे ताइ-चुडने अपने वशका नाम ल्याओ 
(लौह) रक्‍्खा। 
खित्तन साम्राज्यके भीतरका महाप्रकारसे दक्षिणवाला चीन बारह सूबोमे बाटा गया था । 
इसके अतिरिक्त मचूरिया और उत्तरी' तातार भूमि भी उनके हाथमे थी। खित्तन-वश आरम्भसे 
अन्त तक घुमन्तू रहा। ताइ-चुझने अपने साम्राज्यका सगठन चीनी ढंग पर किया था और उसी 
रीतिके अनुसार वह शादो सम्राटदको बढिया मदिरा, जवाहिरात और मिगइयोके साथ प्रतिवर्ष 
तीन राख थान' रेशम भेजा करता था। लेकिन अब अधिराज और अधीनके स्थानपर पत्रोमें 
“पिता-पुत्र” का प्रयोग किया जाता था। यह नही मालूम होता, शीनकिझ ताझू (काउचू ९३६- 
९४२) ने अपने जीवनके अन्त तक खित्तनोके साथ हुई सधिका पान किया। ९४३३ ०म खित्तनोने 
तीन सेनाओको भेजकर चीनपर आक्रमण किया, कित्तु युद्धएा फल अनिश्चित रहा । अगले बसतमें 
उन्हीरे फिर आक्रमण किया और बहुतसे नगरो-ग्रामोको जलाया लूटा , पर चीनी सेनाने आकर 
उन्हे हरा दिया। ताइ-चुझ अपनी गाडी (रथ) छोड सफेद ऊटपर भागकर किसी तरह यन॒चि 
पहुचा । उस साल उस प्रदेशमें सूखा, महामारी और टिड्डियोका प्रकोप था, इसलिये मजबूर 
होकर वह विजयी शादो-नुकोंके साथ सुलह करनेके लिये तैयार था, लेकिन कडी' शर्तोंके कारण 
सुलह नहीं हो सकी। ताइ-चुडने सिरपर 'सम्राजीय आज्ञासे जीव-दान” का गोदना गूदवाकर 
सभी बदियो को लौटा दिया। फिर वह पियान्‌ (आधुनिक काई-फेड-फ्‌ राजधानी) पर चढ़ 
दौडा। चीननसम्राट्‌ और राजमाताने क्षमा-प्रा्थना की। ताइ-चुडने जवाब दिया--मभिरे 
पोते, बहुत अफसोस मत करो, बस मेरे भोजनके लिये कोई स्थान दे दो ।” उसके लिये सम्राजीय 
रथ भेजा गया, तो उसने उसका इस्तेमाल न करकेजवाब दिया--- मैने शरीरमे कवच लगा कर 
सारे चीनकों जीतनेकी ब्रतिज्ञा कर ली है, इसलिये मेरे पास महोत्सव या शिष्टाचारके लिये 


शीचुझ | कराखिताई ३३९ 


उपयुक्त होनेवाले रथके इस्तेमाल करनेका समय नही है ।” सम्राट्‌ और सम्राटूकी माता विजेता- 
का स्वागत करनेके लिये प्राकारसे बाहर आये । खित्तन विजेताने जवाब दिया---.- कैसे सडकके 
ऊपर दो सम्राट भेटठ करेंगे । दूसरे दिन ताइ-चुड चिन राजधानीम दाखिल हुआ। उसके सिरपर 
समूरी टोपी, शरीरपर कवच था, वह घोडेपर सवार था। चिन-वशके सारे अफसरोने विजेताके 
सामने दण्डवत्‌-प्रणाम किया। फाटकके भीतर घुसकर रक्षी मीनारके ऊपर चढ़ कर 
उसने दुभापषियाकों चीनी भाषासें घोषित करनेकों कहा---में केवल एक मनुष्य हु, तुम्हे 
डरनेकी कोई अवश्यकता नहीं। में अपनी इच्छासे यहा नहीं आया। चीनी सेनायें मुझे यहा 
लाई ।” फिर वह राजमहलमे गया। अन्त पुरकी सुन्दरिया स्वागतके लिये तैयार थी, किन्तु 
उसने उनकी ओर ताका भी नहीं। शामकों शहरके बाहर एक पहाडीपर उसने रात बिताई। 
चिन-स म्राट्कों कृतश्वियोका सरदार” की पदवी देकर उसे जेहोलके पास खित्तनोकी राजधानी, 
ह्वाडडुडफूर्प भेज दिया। राजवानीमे पहुचनेके सातवें दिन ताइचुडके, महलमे रहना शुरू 
किया। अब सभी फाटकोपर खिसन सेनिक पहरा देने छगे। अगले दिन उसने दरबार किया, 
किन्तु वहा चीती सम्राठोका भेस ने धारण कर अपने जातीय भेसमें आया। उसके अगले दिन 
दूसरा दरबार किया, जिसमे उसका सारा भेस चीनी था, किन्तु टोपी समूरी और बटन भी तातारो- 
की तरह बाई ओर थे। सारे चीनी अधिकारी पूरी दरबारी पोशाकंम थे। दरबार-हालके 
सामने घेइयोकी ग।डिया ओर तातार (खित्तन) सवार पातीसे खडे थे। तीन सप्ताह बाद उसने 
एक और भारी दरबार किया। अब ताइचुडने चीनी सम्राटोका विशेष चिह्न नागमुकुट धारण 
किया, जिसके साथ शरीरपर भरे रगका चोगा और हाथमे राजदण्ड था। उसने सभी अप- 
राधियोको एक ओरसे क्षमादान' दिया। चीन-साम्राज्यका नाम महाल्याउ साम्राज्य हो गया। 
यह घोषणा ताइचुहुके द्वितीय कालके दसवे वर्ष अथवा उसके राज्यारोहणके बाईसवे वर्ष 
(९४७ ई०) में हुई | दूसरे चान्द्रमासकी पहली तिथिकों ताइचुडने “निरचय ही में सच्चा 
सम्राद है कहते फिर एक बडा दरबार किया। इस दरबारमे उसने घोषित करके सभी प्रदेशों 
और नगरोके लिये दुभापियाके साथ एक-एक खित्तन राज्यपार नियुक्‍त किये। खित्तन 
सेनाको रसदकी कमी हुई, इसपर ताइचुडने चारो तरफ सैनिक दल दौडाये, जिन्होने पूर्व और 
पर्चिमम एक हजार मीलके प्रदेशको लूट-पाटकर रसद जमा कर ली'। 

सेनापति ल्यू-ची-युवानने शान्सी' प्रदेशमे प्रायः सारे खित्तन सैनिक राज्यपालोकों मार 
डाला । गरमीका मौसम सिर॒पर था। ताइचुड अपने सालेको चित-राजधानीका प्रवध सौपकर चिन 
नौकरशाहो, चतुर शिल्पियो, अन्त पुरकी स्त्रियों और कई हजार सैनिक अफसरोको लेकर चला । 
हू वाहहो (पीत नदी ) पार हो वह चाडले नगरमे पहुचा। उसने प्रदेशके छोगोकी भेटपर नज़र दौडा 
कर एक चीनी अफसरसे कहा--- मुझे बडे शिकारोको घेर कर शिकार करके मास खानेमे आनन्द 
आता है, किन्तु जबसे में चीनमे दाखिल हुआ, तबसे मेरा उत्साह जाता रहा। यदि में अपने पूवव॑जोंके 
घरको एक बार और देख लू, तो में बडे सतोषके साथ मरूगा ।” ल्याउ-चाहू पहुचकर वह बीमार 
पडा और वही मर गया । खित्तन पेट चीरकर नमक डालर उसकी' लाशको उत्तरकी ओर ले गये । 


३, शीचुड (९४७-९६२ ई० ) 
ताइचुडके मरनेके बाद उसका भतीजा तुर्युक-पुत्र बू-्यू (उर्युक) गद्दीपर बेठा । यह बड़ा 


३४० मध्यएसिया का इतिहास (१) [७४२॥५ 


कर किन्तु जिन्दादिल आदमी था । दाराब उसे बहुत पसद थी । वह एक अच्छा कलाकार, काफी 
सुपठित, सुशिक्षित आदमी था। वह बापके साथ चीन नही भागा था। खित्तनोने मौकिरेके 
दामादको सिहासनपर बैठनेमे मदद की थी। उर्स। समय मौकिरेके उत्तराधिकारी तथा दत्तक 
पुत्रने तुर्यकको मार डाला। उर्युकु उस समय चचाके साथ चीनमे था। मृत्युके समय भी 
वह उसीके साथ था। चीनी सेनापतिके पास एक लाख सेना थी, किन्तु वह उससे कोई लाभ 
नहीं उठा सका। उर्युक्त उसे पानगोप्ठीमे सम्मिलित होनेके लिये बुलाकर तालेमे बन्द कर 
दिया और ताइचुझकी इच्छाको घोषित किया-- तुम केन्द्रीय राजधानीमे साम्राजीय सिहासनपर 
आरूढ हो सकते हो।” लेकिन दादीने ताइचुडके दूसरे पुत्रका पक्ष लिया। लडाई हुईं। सेनाने 
साथ छोड दिया, इसलिये दादी हार गई। दादीतने राज्यके उत्तरी भागके एक ऐसे स्थानकों 
मागा, जहापर कि अपोकीकी समाधि, उसके विशेष स्मृति-चिहक्न रक्‍्खे हुए थे। यह स्थान 
सिरामुरैन (सिरा नदी) के ऊपरी भाग (आजकलके बारिन मगोल इलाके ) मे था। यही दादीको 
समाधिस्थ कर दिया गया। पांच साल राज करनेके बाद (९५२ ई० मे) अपनी अवश्यक- 
ताओकी पृरत्तिक लिए उसने सेनाको छूट-मार करनेका हुकुम दिया। जब सेना नही तैयार 
हुई, तो उसके साथ जबर्देस्‍्ती करना चाहा, जिससे विद्रोह हो गया, बू-यू मारा गया, और एक 
खूनके लिये कई खून किये गए । 


४. मूचुडः (९५१-९६८ ई०) " 


अब ताइचुडका पुत्र शूल (जुरुत) खित्तनोका सम्राट्‌ बनाया गया। इसका नाम अपने 
दादा ही का मूचुड था। राज-काजमे दिलचस्पी नहीं रखते । वह बडा शराबी और 
सभवत सपुसक था। सारी रात शराब पीता और सारे दिन सोया करता, जिसके कारण इसका 
नाम “सोनेवाला राजा” पड गया। ९५९ ई० में चाउ वशके द्वितीय राजाने खित्तनोपर 
आक्रमण करके उनके कई नगर छीन लिये । मूचुडने खबर सुनकर जवाब दिया--- क्या परवाह 
है, यदि कुछ नगर वह लौटा के ।” ९६० ई० में शुद्ू-वश (९६०-१२७९ ई० ) की स्थापना हुई, 
लेकिन वह तातारी (खित्तनो) के साथ झगडा मोल नही लेना चाहते थे। उन्होने जबदंस्ती 
छीने हुए घोडोको खित्तनोके पास लौटा दिया और सीमान्तके लोगो पर लछूट-मार करनेकी 
मनाही कर दी । पर तो भी खित्तन कई सालो तक लूट-मार करते रहे | इसपर शु७ सम्राट 
ताइचू (९६०-७६ ई०) ने स्वय खित्तनोके खिलाफ सेना-सचालन किया। ९६९ में मूचुडः 
मार डाला गया और उसके स्थान पर शीबुहू (उर्युक) का पुत्र गद्दीपर बैठा । 


५ चिडचुड (मिग्ची) (९६८-८३ ई०) 


अब से सारे खित्तन-सम्राटोके नाम चीनी होने लगे। चिहू-चुझ ने अपने वशका नाम 
महाखित्तन रखा। ९७० ई० में साठ हजार खित्तनोनें पाउ-चाउ (पाउतिडफू, पीछे 
प्रान्तीय राजधानी चौंली ) पर आक्रमण किया। लेकिन चीनी सेना ने उन्हे बुरी तरहसे 
हराया। शुद्ध सम्रादने प्रत्येक खित्तन सिरके लिये चौबीस थान रेशम इनाम देनेकी घोषणा की । 
उसने समझा, खित्तनोकी सारी सेना खरीदनेके लिये बीस छाख थान काफी होगे। 


९७५ के बाद दोनो राज्योंके सबधमे कुछ नरमी आई। बहुतसे दृत-मडरू और राज 


वेकचुछ ] कराखिताई ३४१ 


धानीमे रहनेके लिये एक राजदूत भेजा गया। खित्तन भी अब बडी तेजीसे चीनी सस्क्ृतिमे 
दीक्षित होते जा रहे थे। ९१७६ ई० में शुद्ध सम्राद ताइ-चुके मरनेपर सवेदना प्रकट करनेके 
लिये खित्तनोने एक विशेष दूत-मडल भेजा । ९७८ में फिर लडाई छिड गई। नये शुद्ध सम्राट 
ताइ-चुड (९७६- ९७ ई०) ने थोडे दिनोके लिये खित्तनोके आधीन नगर या-मिडः (पेकिड) 
प्र अधिकार कर लिया। लडाईमें दस हजार खित्तन मारे गये । पीढियोसे यूद्ध-क्षेत्र बने रहनेके 
कारण यह प्रदेश इतना बरबाद हो गया था, कि शुद्ध मेनाको उसे छोड जाना पडा। 


६. शेडचुडू (९८३-१०३१) 


चिह॒बुदकी मुत्यु (९८३ ई० ) तक लूट-पाट जारी रही । उसके मरनेपर उसका १ २सालका 
पुत्र लुढ सू शेडचुढके नाममे गद्दीपर बैठा और उसकी मा अभिभाविका बनो । शुद्ू -वशके साथ 
लडाई और छूट-पाट अब भी जारी रही । ९८४ ई० के अभिलेखोसे पता रूगता है, कि अभिभाविका 
राजमाता अपने एक चीनी सेनापति हान-ते जझूसे फती हुई थी । ९८६ में एक भारी चीनी सेनाने 
आक्रमण किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली । ९८७ ई० की लडाईमें भी खित्तनोने सभी 
चीनी मेनापतियोकों हराया । ९८९ में शुद्ध सम्राटकों युद्ध-घोपणा निकालते हुए और भी सेना 
भेजनी पडी । उस समय ओद स प्रदेश तिव्बती कबीलोका जोर था। खित्तन घुमन्तुओने ९९५ 
ई०मे इन तिब्बतियों (तगुती )को अपनी ओर कर लिया, लेकिन जब खित्तनोको भागते देखा, तो 
उन्होंने भी भीयण प्रहार किया । बहुतसे खित्तन तबू (परिवार) छ्वाइहो नदीके दूसरे पार चीन 
की ओर चले गये और शऋू बद्यकों कम' से कम दस' हजार मजबूत सवारोकी साहयक सेना मिल 
गई। ९९१९ ई० मे तृतीय शुह सं म्राद (चेनचुड ९९७-१२२ ई० ) ने स्वयं सेनाका सचालन करते 
खित्तनोपर आक्रमण किया। खित्तनोकों लगातार पाच साल तक हानि पर हानि उठानी पडी । 
१०३० ई० में खित्तनोंका एक चीनी अफसर झुरूकी ओर चला गया, जिससे उसे बहुतसे सेनिक 
भेद मालूम हुए--पेकिद्म १८ हजार चीनी रिसाला है, गी-शी कबीला ओर कुछ सरदार महा- 
दीवारके उत्तरम रहते है । इनके अतिरिक्त एक छाख अस्सी हजार सवार-सेना ओर है, जिनमें 
पाच हजार शरीर-रक्षक सैनिक है । छूठ-पाठके लिये ५४ हजार सेनिक है । रूगातार आक्रमणसे 
परेशान होकर खित्तन राजा और राजमाताने सारी सेना छेकर शुरू सेवापर आक्रमण कर दिया। 
आधुनिक होक्यानफूर्म भारी लड़ाई हुई। खित्तनोने इस छडाईमे एक प्रकारका तोपखाना इस्ते- 
माल किया--शायद इतिहासमें यह पहिला तोपवाना था, जिससे धनुष बाणके सिद्धान्तपर बडें- 
बडे पत्थर और लकडीके कुन्दे फेंके गये। यहा वह असफल रहे, किन्तु जाइबाउ (तामिझफूके 
पास कै-चाउ) में वह शुरू सेनाकों करीब करीब घेर लेनेमे सफल हुए, किन्तु उसी समय उनका 
सेनापति मसिरमे वाण लगनेसे घायल होगया और शिविरम लौटकर उसी रात भर गया। खित्तन 
पीछे लौटे । दोनो राज्यों सुलह हुई। चीनकी अधिकृत भूमिके बदलेमे खित्तनोको सालाना 
दो लाख थान रेशम और एक लाख औस ( ७८ मन ) चादी भेट मिलने लगी | इसके अतिरिक्त 
कुछ रेशम और चादी अभिभाविका रानीकों भी मिला। १०१० ई० में राजमाता मर गई 
और थोडे ही समय बाद उसका जार चीनी महामत्री भी मर गया। १०२२ में चेझचुझके मरनेपर 
शिल्चुड नया शुद्ध सम्राद बना । इसके बाद खित्तनोसे कोई बडा झगडा नहीं हुआ और १०३१ 
में शेझचुड भी मर गया | 


३४२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [9७२७ 


७. हिड्ड चुड, (मुयुकु १०३१-१०५५) 


अब उसका बेटा गद्दीपर बेठा। इसके समय भी राजशासन अन्त पुरकी रखेलियोंके 
हाथमे रहा। ओरदूसमे तगुतो (अमदो-तिव्वतियों) का राज्य काफी प्रबक हो उठा था, 
जिनकी राजधानी हिया थी। १०२८ ई० में तगुत-राजाने उद्गुरोंके नगर खाडचारूको 
दखल कर लिया । शुदू-सम्राद्‌ ने भी तगुतोके चीनपर पडते दबावकों देखकर अपने हाथसे गये 
नगरोको लौटाना चाहा। शुरू राजदूृतके कहनेका उत्तर देते हुए खित्तन-राजानें कहा--- हमारे 
लोग युद्ध करनेके लिये बे करार हे, किन्तु क्षतिपृत्तिके रूपमे यदि चीनी' प्रदेश मिल जाय, तो में 
सतुप्ट हो जाऊगा ।” फिर समझाते हुए कहा--- हमने हसद्वार (जोत) को इसीलिये बन्द कर 
दिया है, कि तगृत्‌ लोग न आ सके। खित्तन सीमान्तपरके जलाशयको बद करना तो ९९७ से 
ऐसा ही चला आ रहा है । हमारी किलाबन्दियोको मजबूत करनेके लिये जो सिपाही भेजे गये हे, 
बह केवल टूटी-फूटी चीजीकी आवश्यक मरम्मतके लिये ही। हमने सधि-नियमके विरुद्ध 
कोई बात नही की।” यद्यपि छिन्‌ू-वशके सस्थापक शादोने कुछ इलाके खित्तनोको रिश्वतमें दिये, 
लेकिन उत्तर-चाउ-वशके द्वितीय सम्रादने उसके कुछ भागकों माग छिया। यह दोनों घटनाये 
शूझ राजवशकी स्थापनाके पहिले की है। दूतने कहा--यदि चाउ-वशके विधानको तुम तोड 
देना चाहते हो, तो हम भी छिन-वशके विधानको तोड देंगे, जिससे शुरू-वशको ही छाभ होगा। 
सम्रादने मुझे यह कहनेके लिये भी आदेश दिया है, कि उनकी रायमे तुम्हारी इच्छा जो इलाका 
लेनेकी है, उसके भीतर उस भूमिसे लाभ उठानेका भाव ही काम कर रहा है, कितु यह केवल लाभ 
का ही प्रश्न नही है, बल्कि इसमे बहुतसे मूल्यवान्‌ जीवनोके बलिदान की भी बात है। इसीलिए 
सम्राट आपके पास भेजी जानेवाली भेटमे उतना मूल्य और बढानेके लिये तैयार हे, जोकि 
विवादग्रस्त भूमिसे मिलता । यदि खित्तन उस भूमिकों ही लेना चाहते है, तो उसका अर्थ यही 
है, कि वह १००५ ई० के सधि-पत्रको तोड फेकनेके लिये उतारू हे । यदि युद्ध करना ही अभिप्रेत 
है, तो परमभट्टारक उसे कबूल करनेसे इन्कार नही करते ।” शिक्षचुडुपर दुतकी इस बातका प्रभाव 
पड़ा। उसने व्याहके लिये राजकन्या मागी, तो दूतने कहा-- विवाह-पस्बधके कारण जल्दी 
झगडा उत्पन्न हो जाता है। वह उतना स्थायी नही है, जितनी कि भेट। प्रथम श्रेणीकी राज- 
कुमारीके लिये एक लाख औस (७८ मन) चादी दहेजमे देते हे, जोकि आपको मिलनेवाली 
वाषिक भेट से कही कम है ।” इसपर खित्तन राजाने कहा-- अच्छी बात है, तुम जाओ, जब 
दूसरी बार आओगे, तो में बतछाऊगा कि भेट और राजकन्यामे मुझे किसको लेना है, केकिन 
अबके पूरे अधिकारके साथ आना ।” 


चीनी दूत दुबारा आया । उस समय दो राखकी जगह तीन लाख थान रेशम और एक 
लाख की जगह दो लाख औस (१५६ मन) चादी वार्षिक भेट देना ते हुआ। इसके साथ 
यह भी निश्चय हुआ--( १) चीन पा-चाड सीमाके बाधकों तोडक्र प्रवाहित नहीं करेगा, 
(२) सीमान्तपर और सेना नही बढायेगा, (३) खित्तन भगेलओको शरण नही देगा।” 

इसके बाद १०४४ ई० में खित्तनोने चीनको सूचना देकर भगेलुओको शरंण देनेके दोप 
पर तगुतोंके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया । खित्तन विजयी हुए | तबसे चीनी अभिलेखोमे “उत्तरी 
महाराज्य_ को जगह महाखित्तन” और दक्षिणी महाराज्य की जगह “महाशुद्ध/ लिखा जाने 


ताउचुआ ] कराखिताई ३४३ 


लगा। १०५४ ई० में दोनों देशो मं पचासम' साल तक बनी रही शान्ति के उपलक्ष में शिडचुझ ने 
अपना चित्र भेजकर जहूचेडसे उसका चित्र मगवाया। उससे अगर्ूू साल २५ साल के शासन के 
बाद शिडुचुझ मर गया और उसके स्थानपर उसका पुत्र गद्दी पर बैठा । यह बौद्धधर्म का बडा 
पक्षपाती था, इसने कितने ही ऊचे सरकारी पदों पर बौद्ध भिक्ष्‌ नियुक्त किये थे । 


८. ताउ-चुडः (१०५५-११०१ ई०) 


आगे शुक्र और खित्तन सम्राटी में अविकतर मेत्रीपूण सबब रहा। दोनो ने एक दूसरे का 
चित्र मगवाया। तो भी खित्तन घुमन्लू सीमानत पर छोटी-मोट्टी लूट-पाट करने से अपने को रोक 
नही सकते ये। चीन ने युद्ध को खर्चीली चीज समझकर सब कुछ बर्दाएत किया । 

रीति-रवाज--खित्तन फरवरी-मार्च के मास में चालीस दिन शिकार मे बिताते थे, 
फिर तारू नदी में बरफ में छेद करके मछली' मारते । उसके बाद तलही चिडियो का शिकार 
करते। गरमियी म॑ वह तान्‌-शान्‌ (कोयला गिरि) अथवा ऊपरी राजधानी में चले जाते, 
दरद में पहाड़ में हरिन का शिकार करने जाते | खित्तनो के दो कबीले सबसे कुलीन समझे जाते 
थे--( १) स्थाउ, राजकीय घे४ बच्च के प्रतिनिधि, (२) युयेरुत (यूयेठइ) अर्थात्‌ खित्तन 
राजवश | 

शासन-विभाग--अपीकी से पहिले खित्तनों मं जनताओिक गणराज्य-व्यवस्था थी। 
अपोकी ने उसे उठाकर राजतत्न स्थापित कियरा। राज-सचालन के लिये एक राजसभा 
होती थी। कार्यकारिणी सभा और केन्द्रीय कर्मचारी वर्ग को दक्षिण पक्षी कहते थे, क्योकि वह 
राजमहल के दक्षिण ओर' रहने थे | 

तेगिन--राजवशी कुमार 

इलीपिर--सहायक-मत्री । 

लिन्या--अध्यापक या आचार्य । 

इलिगिनू--प्रान्तीय राज्यपाल की उपाधि । 

खित्तनों के अपने चार कबीलो--धेई, शिलखी, नूचेन और बोत्सकाई--के लिये एक खास 
विभाग और उसके अधिकारी होते थे । उनके सभी पद्धह से प्रीस साल की उम्र के पुरुष सैनिक 
सेवा करने के लिये बाब्य थे। युद्ध को लिये जब खित्तन प्रस्थान करते, तो एक धूमिल रग के बेल 
और एक सफेद घोड़े की बलि देते । सफेद घोड़े की बलि हुण और पीछे के मगोल भी देते थे । यह 
बलिदान आकाश (देव), पृथिवी, सूर्य तथा कार्त -सिन (भूमि) के पैतृक पहाडो के देवताओ के 
छिये दी जाती थी। राजा के मरने पर उसकी सोने की मूर्ति एक अलग तबू में रखी जाती और 
उसके निमित्त प्रतिमास प्रतिषदा और अमावस्या को खाद्य और मदिरा से श्राद्ध किया जाता था । 

सेनिक व्यवस्था---राजाओ के प्रत्येक समाधि-मदिर के पास अपने सैनिक और घोड़े 
होते थे। हरेक सैनिक को अपने खर्चे से जीन, अश्वकबच (लोहे या चमडे का ) और दूसरे सामान, 
चार सौ तीरोके साथ चार धनुप, छोठे और बडे दो भाले, एक कुठार, एक हथौडा, एक छोटा 
झडा, लोहा चकमक पत्थर, जलरू-पात्र, राशन का थैला, वशी, नमदें का टुकडा, छाता, दो सौ 
फुट रस्सी, एक थैला भुना दाना, साथ लाना पडता था। खित्तन नवम्बर में दक्षिण की ओर 
लूट मार के लिये जाते और फरवरी में लौट आते । छूट के लिये वह गावमे बिखर जाते और डूटनें 


३४४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ७२९ 


से ही मतोष न कर तूतके पे डो और मेवे के बागो को काट डालते, घरो मे आग लगा देते । स्त्रियों, 
बच्चो, बूढो, और निरीह आदमियों को भी पकड ले जाते। जिस स्थान से चीजे नही ले जा 
पाते, वहा के लोगो को कहते कि, हम जल्दी ही फिर आ रहे है । छोटी-छोटी टुकडियो मे होकर 
वह नगरद्धार पर आक्रमण करते। घाट या सँकरे रास्ते में पहुचने पर तुरन्त रक्षा के लिये पहरे- 
दार नियुक्त कर देते। नगर को घेरते समय वह अपने वदियों को आगे करके खाइयो मे मिट्टी 
डलवाते, लकडिया कटवा कर लगवाते और उन्ही के पीछे पीछे नगर की ओर बढते । खित्तनों 
के विरोधी चीनियों की सेना मुख्यतः पैदल सेना थी, जिसे अपने कवच और रसद के बोझ को 
लेकर चलना पडता था। यदि इन चीजो को साथ न रखते, तो अपने शरीर की रक्षा और भूख की 
मुश्किल होती। सब चीजो को लेकर चलने पर चीनी सैनिक जल्दी थक जाते । 

१०६७ ई० में खित्तनों ने अपने वश का नाम “महाल्याउ” रखा । शुबसम्राट शेड- 
चुड जब १०६७ ई० मे गद्टी पर बैठा, तो अभिषेकोत्सव में खित्तनों ने मित्रता प्रकट करने के 
लिये एक दूत-मडल भेजा । साथ ही उन्होने चो-चाउ और यी-चाउ के नगरो पर किले-बन्दी को 
और मजबूत किया, वहा बहुत सी रसद और हथियार को भी जमा किया, सीमान्त पर सेनाये 
ज्यादा कर दी। इसके बाद सीमान्त नदियों को जबर्दस्ती पार करने की बात छेकर झगडा कर 
दिया । असल में वहू लड़ाई करने का बहाना दूढ रहे थे। १०७४ ई० मे बहुत सी शिकायतों 
की एक सूची लेकर खित्तन-दूत शुदू-राजधानी में गया और कुछ किलेबदियों के तोड देने 
तया सीमान्‍्त में कुछ परिवर्तन करने की माग की | थोडी आवाजाही के बाद शुदू-दरबार ने 
महादीबार की दक्षिणी पाती में दो सी मील तक उनकी समा को मान लिया। इसी समय 
खित्तन राज-परिवार मे झगडा हो गया। मांन्जेटे की ईर्ष्या से युवराज और उसकी मा ने 
अपने प्राण खोये । इसपर पौत्र येन-ही युवराज हुआ । ४७ वर्ष राज करने के बाद ११०१ ई० 
में ताउ-चुझ मरा। 


९. ताउचूड-ति (येन ही ११०१-२१) 


इसके गद्दी पर बेठने के एक साल पहिले सुझ-सम्राट चुडः मरा था। चीन उस समय 
हिया (तगूतो) के साथ लड रहा था। ताउ चुड ने शुद्ध दरबार में अपना दृत-मडल भेजा | 
इंस' समय ल्हासा (तिब्बत) का साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। खित्तनों ने मध्यस्थ 
बनने के लिये दूत-मडल भेजा था । और शुड्धमत्री ने मदद मागने के लिए इससे पहिले खित्तनों 
के दरबार में दूत-मडल भेजा था। किन्तु, उस समय कुछ नहीं हो सका। चार साल बाद 
फिर मध्यस्थता करने के लिये दूत-मडलू भेजा गया। ताउचुड-ति बडा ही क्रोधी और लोभी 
था। उसके सारे सरदार उससे असतुष्ट थे। वह शरद में हरिन का शिकार करने गया 
था, जबकि नूचेनों के सरदार आकूता ने विद्रोह कर दिया और मिडच्यान (आधुनिक नियूता, 
किरिन प्रदेश ) के इलाके और नगरो पर अधिकार कर लिया। उसके विरुद्ध भेजी गई बोत्सि- 
काई सेना हार गईं। बोत्सिकाई कबीले का ही एक अग नूचैन थे, यद्यपि वह उतने समय नही थे । 
१११४ में और बडी सेना भेजी गई, उसके भी हारने के बाद १११५ ई० मे ताउचूड स्वय मैदान 
मे उतरा, किन्तु आकूता ने उसे हर लडाई मे पछाडा। नूचेन सरदार ने खित्तनो के ल्याउ (लौह ) 
के मुकाबिले मे अपने वश का नाम किन (सुवर्ण) रखा और किन्‌ सम्राट की पदवी धारण की । 


तेचुड ] केरखिताई ३४४५ 


बोस्तिकाई सेना ने भी विद्रोह करके खित्तन युवराज को मार डाला और अपने सेनापति काउ- 
युद्धचाड को बोत्सिकाई सम्राट्‌ घोषित किया। इसके हाथ से आज-कल की प्राय सारी ल्याउ- 
तुझ उपत्यका थी, केवल मुकदन को वह नही ले पाया। एक चीनी सेनापति ने बीस हजार 
सेना ले जाकर उसे हराकर मारा । 

११२८ ई० में खित्तन भूमि में सूखा पठा हुआ था। लोग वस्तुत एक दूसरे को खा रहे 
थे। ताउ-चू ने किन्‌ू-चाउ-फू के उपराज अपने चचा को प्रध्तानसेतापति बनाया, क्योकि उसके 
ही प्रभाव से मुकदन बच पाया था । नूचेनो ने उसे हरा दिया और बढकर तालिड, नदी पर चिनचाउ, 
शियान-चाउ आदि नगरो को ले लिया। ताउ-चू इस समय अपनी मध्य राजधानी (जेहोल प्रदेश ) 
में था। खबर सुनकर वह चुपचाप जवाहिरात से पाच सौ थैले भरवा दो हजार सर्वोत्तम घोडो 
को भी तैयार करके भागने की सोचने लगा। किन छोग अपने थके घोडो और आदमियों 
को विश्राम देने के लिये ठहर गये थे। बह सारे ह्पाउ-तुझ उपत्यका को जीत चुके थे। उन्होने 
खित्तन सम्राट के पास दस मांगे भेजी थी, जिनमे एक थी---किन सरदार को सम्राट स्वीक्षत करना । 
उस परिस्थिति में खितनो ने इसे पसन्द किया और एक खास दूत-मडल द्वारा रथ, मुकुट और 
दूसरे राज्योपकरण भेट के रूप में आकूता के पास भेजे। लेकिन वह इतनेसे सतुप्ट नहीं हुआ। 
उसने खित्तन दूतो को सी सौ कोठे मरवाकर छौटा दिया। ११२० ई० में आकृता ने ऊपरी' 
राजधानी ले ली और खित्तन सम्नाटों की सारी कब्रो को नप्ट करा दिया। यहा से वह पूर्वोत्तर 
में केन्द्रीय राजधानी को गया । इधर ताउच्‌ के परिवार म उसके चारो पुत्रों में झगडा हो गया। 
अब किन सेना का कौन न॒काबिला करता ? ११२१ ई० में मध्य-राजधानी भी हाथ से 
निकल गई । ताउचू वहा से ख्वेन-आठ की और भागा। यहा उसके अत्यत जनप्रिय तथा 
सम्मानित द्वितीय पुत्र को इसलिये आत्महत्या करने के लिये मजबूर होता पढा, कि वह ताउचू 
के छोटे पुत्र को राजा होने में वाधा न डाल सके । छोटे भाई की मौसी ताउच के मत्री को 
व्याही थी | यह दिखाया गया था, कि यह काम दो प्रतिह्वन्दी चचाओ के मनोर्थ को विफल 
करने के लिये किया गया था। तरुण राजकुमार ने इस आत्मत्याग को जरा भी ननुनचके किया 
था। उसके इस त्याग का छोगो पर भारी प्रभाव भी पडठा। लोग ताउचू के बिलकुर विरुद्ध 
हो गये | ताउचू वहा से जान बचाकर तातुड-फू भागा। जहा पहुँचते पहुँचते उसके पाच 
हजार अनुयायी उसे छो इक र अलग हो गये , छेकित बढ़ा पुत्र अपने तीन सी सवारो के साथ उसके 
साथ रहा। तातुडके गवर्नर को दुष्मन से मुकाबिला करने का आदेश दे फिर वह तेदुस' पहुचा । 
लोगोका भाव विगडा होने के कारण वह वहा से भी आगे भागा, लेकिन अभी तीन मीले भी नहीं 
जाने पाया था कि नौकरों ने ही ताउच्‌ को मार डाला। तातुदझ के गवर्नर ने अपना नगर 
(नूचेनो) किनो को दे दिया । 


१० तेनचुड (११२१-. ) 


ताउ-च्‌ के मरने के बाद तचुछू ने राज्य सभाला । ताउ-चू ने इसे ही पेकिड का अधिकारी 
बनाया था। किनोकी शुद्ध दरबार से भी बातचीत चल रही थी। शुकू दरबार ये पूर्ववत्‌ भेट 
देना स्वीकार किया। अधीनता के बारे में आकूता ने साग की-- तुम मुझे अपने 
बराबर मानो ।” शुहू वश की उसकी बात मानने में ही कुशल मालूम हुआ। शुड-सम्राट ने 


३४६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [७।२।६० 


अपने हाथ से चिदृठी लिखते समय उसे “परमभट्टारक महाकित्‌-सम्राट्‌” सबोधित किया, और 
पहिले की त्यानू-चित्‌ और पेकिड की माग को भी छोड दिया। 
ये-लू-ताउचू (देशी) गोबी रेगिस्तान पार कर गया था, जबकि आकूता मर गया और 
उसकी जगह उसका भाई बू-ची-बाई (गू-की-माई) गंदी पर बैठा । कुछ समय के लिये नूचेन्‌ 
शान्सी प्रदेश छोड गये । येलू की कुमक के अतिरिक्त तीस हजार और सवार ताउन्चु के 
पास थे। उसने फिर लडाई करने की कोशिश की, मगर येल्‌ ने उसे बेकार समझकर साथ नही 
दिया । 
बेल ने चचा को गद्दी पर बंठाकर शुहू दरबार में दृत भेजा, कितु सम्राद ने यह कहकर 
मिलने से इन्कार कर दिया, कि अभी वैध सम्राट जिन्दा है, इसलिये हम खित्तनों का दूसरा सम्राद 
नहीं मान सकते । जिन लोगो ने चचा को गद्दी पर बेठाया था, वह भी अधिकार के लिये मोल- 
भाव कर रहें थे। किन्‌-विजेताओ और शुरू का भी भय था । मोल-भाव करते समय शुद्ध के भेजे 
एक दूत को चचा सम्राट ने सरवा डाला और येलू देशी को चो-चाऊ लेने के लिये भेज दिया। येल्‌ 
ने वहा की चीनी सेना को ह्वारझु-चाउ तक भगा दिया, केकिन थोड़े ही समय बाद चचा मर गया। 
उसका स्थान उसकी विधवा ने लिया, किन्तु असली ताकत सेनापति स्थाउ-कान के हाथ में थी । 
तान-काउ जोत अब कितों के हाथ में थी, इसलिये पेकिझ खतरे में हो गया था। विधवा रानी को 
लिये येलू खित्तन सेता के साथ भाग कर तेदुस में सम्राद ताउ-चू के पास गया। ताउ-चू ने विधवा 
चाची को मरवा डाछा और चचा को गद्दी पर बै ठाने के लिये ये-डू को भला-बुरा कह कर छोड 
दिया । आकूता ने सुना, कि भगोडा सम्राट तेदुस में शक्ति सचित कर रहा है । उसने शाम से 
काम लेते हुये एक तातार भिक्षु को भेजकर ताउ-चू को राजधानी में बुलाया और भाई बना उसे 
और दूसरे खित्तन राजकुमारों को महल देकर अच्छी तरह रखने का वादा किया। लेकिन ताउ- 
चुने उसपर विश्वास नही किया,और आक्रमण करके शानसी के (तेदुक से दक्षिण) एक नगर को 
ले लिया | इसपर एक किन्‌ सेनापति ने धावा बोलकर सारे राजपरिवार को पकड लिया। ताउ- 
चू्‌ ने हिया (तगुत्‌) में शरण लेनी चाही, मगर तगुत आफत मोल लेने के लिये तैयार नही 
थे। वहा से वह एक गूमनाम से दूसरे तिब्बती कबीले में जाकर छिपा। ११२५ ई० के आरम्भ 
मे अब भी उसके पास एक हजार सवार थे। किनो को पता लग गया था। उन्होंने यकायक 
हमला कर दिया। ताउ-चू ने जान बचाने के लिये अपने खजाने और दूसरी बहुमूल्य वस्तुओं को 
रास्ते में बखेरना शुरू किया । इन बहुमूल्य वस्तुओ मे छ फुट लम्बी सोने की एक बुद्ध-मूत्ति भी 
थी। लेकिन, किन सेना पीछा करने से रुकी नही, और अच्तमे ताउ-चू के पास पहुच गई। किन्‌ 
सेनापतिने बन्दी सम्राट के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए घोडे से उतरकर शराबका प्याला उसके 
सामने किया, फिर उसे बडे आदर से ले गये । किनो ने उसे 'तटवर्ती राजकुमार' की उपाधि 
देकर आधुनिक व्लादिवोस्तोक के नजदीक चाड-पाइ पर्वत के पूर्व में नजगरबन्द कर दिया। 
कितो ने शुहू वश के विश्वासधात से नाराज होकर ह्वाड-हो नदी के उत्तर के सारे चीन को 
मागा। तगूतो ने भी शक्ति को देखकर उसकी अधीनता स्वीकार की । शुह्क की ओर से अनुकूल 
उत्तर न आने पर ११२६ ई० में कित सेनाप्रति व्योली-तो (वारिब) ने छोटी छोटी नावो से 
ह्वाबइ-हो (पीत नदी) को पार किया। शुद्ध सेना अधिक प्रतिरोध नहीं कर सकी और बिना 
बहुत लडे-भिडे किनोने आधुनिक काडः-शडफ्‌ को छे लिया । विजेता ने पचास छाख औस (पच्चीस 


येल ] कराखिताई ३४७ 


लाख छटाक ) सोना, एक करोड औस चादी, दस लाख थान रेशम और दस हजार ढोर मागे । 
शुड सम्राट ने जल्दी जल्दी जमा करके दो छाख औस सोना चालीस छाख औस चादी की पहिली 
किस्त दे दी, बाकी को किस्तो में देते का वादा किया। पर इस से जान नही बची । किनो ने फिर 
शुद्ध के ऊपर आक्रमण कर कई लडाइयी में शुद्ध सेना को परास्त किया । इन्ही लडाइयो मे कुछ 
सैनिक यत्र इस्तेमाल किये गये थे, जिन्हे पीछे चिगिस ने भी इस्तेमाल किया। राजधानी ले लेने 
पर शूढ् सम्राद (हुइ-तुडः ११००-२६ ई० )ने अपने को किन्‌ सेनापति चन-मूहो (जे-मू-गुर ) के 
हाथ मे अर्पेंग कर दिया। शुद्ध राज्य को पूर्णतया दखल करने की जगह विजेता ने यही 
पसन्द किया, कि अधिक से अविक हरजाना लिया जाय । उनकी माग थी--- एक करोड ऑऔंस 
सोना, दो करोड नाल' चादी और एक करोड थान रेशम । शुड सम्राद ने सिहासन छोड दिया। 
उसकी रानी और बहुत सी अन्त पुरिकाओ, तथा दूसरे तीन हजार के करीब परिचारको 
को किन्‌ तातार-मभूमि ले गये। शूड-त्रश के बहुत से अधिकारी याड-ची' नदी के दक्षिण भाग 
गये। किनो ने शानसी, शानतुड, चि-ली तथा होनान के प्रदेश अपने राज्य मे शामिल 
कर लिये । 

खित्तन साम्राज्य खतम हो गया, लेकिन उसके एक राजकुमार येल देशी ने उभय-मध्य- 
एसिया में एक विद्ञाल साम्राज्य कायम किया, जिसे इतिहास' कराखिताई (काला खित्तन) के 
नाम में जानता है । 


३ कराखिताई (११२५-१२१८ इ०) 
कराखिताइयो की वशावली 


१ येल देशी ११२५- ४३ 
२ (पुत्री) ११४२ 
३ येल्यू इले (रानी) ११४३ 
४ चे-लू-गू “>> ११८२ 
+ गरखान कक ७ 
%कचुक १२१०-१२१८ 


१ येलू देशी ११२५-४३ ई० 


खित्तन सम्राट ताउ-चूने राजकुमार येल्‌ देशी को चचा को गद्दी पर बैठाने के लिये 
फटकारा था। हाथ से चले गये राज्य के लिये फिर आक्रमण करने की योजना मे येलू ने साथ 
देते कहा--सार। सेना रहने पर जब हम सफल नही हो पाये, तो अब सफलता की क्या आशा 
सकती है ? वह अपने दो सौ आदमियो के साथ रात को निकल भाग कर पाई-ताता (श्वेत 
तातार) की भूमि में चला गया । पुराने सबध के कारण दवेत तातारो ने उसकी मदद की । वहा से 
वह उरुमूची की ओर बढा। इतिहासकार जुवेनी के अनुसार कराखिताई येलू के नेतृत्व मे किर- 
गिजो की भूमि से होकर एमिल पहुचे । वहा उन्होंने एक नगर बसाया, जो कि पीछे चिगिस 


!१ नाल5५ औस ८ २॥ छठाँक । 





३४८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [७३२११ 


के पुत्र ओ-गुू-ताइ के वश की राजधानी बना । आजकल यह स्थान खुबुचोक (तरबगताई) के 
पास है। कहते हे, सीमान्तर पर पहुचने पर अफरासियाब वज्ञी तुर्क खानो ने अपने प्रतिदवन्द्दी 
करलुको और किप्चको (कली) के विरुद्ध येलू को बुठाया। करलुको की राजधानी बाला- 
दगून जल्दी ही येलके हाथ में चली गयी, लेकिन उसने कररुक खाकान को इल-तुर्कान्‌ की पदवी 





१० कराखिताई भाश्नाज्य (११८२ ई« ) 


देकर रहने दिया । बिशबालिक के उद्गुर राजा (इदिकु) ने बिना विरोध के येल की अधीनता 
स्वीकार कर छी। काशनगर के करलूक राजा अरसलूून खान को ११३७ में हराकर तरिम- 
उमपत्यका पर भी येलरू ने अधिकार कर लिया। किरगिज ओर किप्चक भी उसकी सेना के 
सामने नही ठहर सके। 

एमिल में पहुचकर येलू ने वहा चालीस हजार किबितक (तबू-परिवार) बसा दिये। 
११४१ में समरकन्द से उत्तर कतवान की मरुभूमि मे येलू ने सल्जूकी सुल्तान सिजर को पूर्णतया 
पराजित कर वहा से अपनी एक सेना को भेजकर ख्वारेज़्म पर भी अधिकार कर लिया । 

अन्तवेंद के शासक और सैनिक (कुरलुको) मे ११४१ में झगडा शुरू हो गया । महमूद 
खानने करलुको के विरुद्ध सिजर से मदद मागी थी । इस पर करलुको ने ग्‌ रखान (येल) को सहा- 
यतार्थ बुलाया । गू रखान ने मध्यस्थ बनकर झगड़ा शान्त करना चाहा। सिंजर ने इसका बहुत ही 


येल ] कराखिताई ३४९ 


अपमानजनक उत्तर दिया, जिसपर कराखिताइयो ने अन्तवेंद पर आक्रमण किया और ९ सितम्बर 
११४१ ई० में कतवान की मरुभूमि में सिजर को पूरी तरह हरा कर सल्त्जूकी सेना को दर्गम 
(समरकन्द से दक्षिण) की ओर हटने के लिये मजबूर किया। इस सघर्ष में दस हजार हताहतो 
को नदी बहा ले गई और तीस हजार यद्धक्षेत्र मं काम आये । सिजर तेरामिज की ओर भगा । 
येलू को मदद के लिये बुलाने वाले करलुक शासक मुहम्मद ने भी देश छोड दिया और सारे 
अन्तर्वेद ने येलू के सामने सिर झुकाया। उसी साल (११४१ ई० ) बुखारा पर भी ग्रखान का 
अधिकार हो गया । उस समय बुखारा में खानदानी रईसो का एक वश था, जिनकी उपाधि “स्दे 
जहा” (जगत्‌ प्रधान) तथा खानदान का नाम बुरहान था । यह मुल्लो तथा खलीफा उमर के 
वजज थे । कराखिताई आक्रमण के समय अब्दुल अजीज उमर-पुत्र बृखारा का सदर था । कराखि- 
ताइयो ने विरोध करने के कारण सद्रे-जहा के खानदान के मुखिया हुशामुद्दीन उमर अब्दुल 
अजीज-पुत्र को मार डाछा और अल्पतगिन को बुखारा का गासक नियुक्त किया--यह अल्पतगिन 
सुबक तगिन का स्वामी नही था, जिसका कि पुत्र विजेता महमूद गजनवी था। सिजर की परा- 
जय के बाद हल्ला हो गया, कि ख्वारेज़्म शाह ने कराखिताइयो को ब्‌ छाया है, जबकि असली बात 
यह थी, कि कराखिताइयो की एक सेना ने ख्वारेज्म शाह के राज्य को छूटा, लोगो को भारी सख्या 
में मारा, जिस पर अतिसिज्ञ सधि करने के लिये मजबूर हुआ, और जिन्सके अतिरिक्त उसने 
तीस हजार सुवर्ण दीनार वापिक कर देना स्वीकार किया । शायद कतवान के युद्ध के तुरत बाद 
ही ख्वारेद्म पर हमला नहीं हुआ, क्योकि सिजर की पराजय से फायदा उठाने के छिये अत्सिज 
अपनी सेना ले सल्जूकियों के मुख्य प्रदेश खुरासान पर चढ दोडा था, और उसी साल १९ 
नवम्बर (११४१) को उसने मे को छूटा। कराख्तिइयो के आक्रमण के भय से पीछे लौटकर 
पुन मई ११४२ ई० में वह नेशापोर पहुचा । नेशापोर के छोगो के सामने अत्सिज ने घोषणा 
की थी--हमारी सच्ची सेवाओ के प्रति कृतघ्नता दिखछाने के कारण सिजर को यह सजा मिली 
है। हमें मालूम' नही, कि पशचात्ताप करने से उसे कुछ फायदा होगा। उसे हमारे जैसा मित्र 
और सहायक कही नही मिलेगा। अत्सिज़् के हुकुम पर २९ मई को नेशापोर में उसके नाम का 
खतबा पढा गया। उसी' साल की गरमियों में सिजर ने खुरासान पर फिर अधिकार कर लिया । 

करमीना (उज़बेकिस्तान) में येल्ट ने गूरवान (खानों का खान, राजाधिराज) की पदवी 
धारण कर अपने को सम्राद घोषित किया। देसी उपाधि के कारण कराखिताई वश को ग्रखानी 
वश भी कहते है । गुरवान उपाधपवि इतनी बडी समझी गई, कि पीछे विजेता तेमूर भी ग्रखान 
कहा जाता था। सम्राद घोषित करने हुए येलू ने चीनी रेशम का सुदर चोगा, तथा दूसरी राजसी 
पोशाक पहिनी । छोगों के बन को देख कर लोभ में न पडे, इसके लिये उसने अपने चेहरे को ढाक 
लिया। कुछ इतिहासकारों का मत है, कि ये मानी के धर्म का अनुयायी था, लेकिन यह संदिग्ध 
है, क्योकि खित्तन तातार बौद्ध धर्म के पक्षपाती थे । येलू की सेना बडी अनुशासनबद्ध थी । किसी 
नगर को जीतने पर लूट-पाट नहीं होने पाती थी । नगर पर अधिकार करते ही हर घर से एक एक 
दीनार थुद्धकर वसूल किया जाता । अपने सहायको के प्रति गुरखान ने कभी विदवासधात नहीं 
किया, और न उसको पद से अ्युत किया । सप्तनद,' कुलजा, सिर-दरिया के उत्तर-पूर्व वाले प्रदेश 





! सेमिरेच्या 


६५० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ७४२।४ 


पर ग्रखान का सीधा शासन था। इली नदी के पर्चिम चू-उपत्यका तथा बलाहागुन से नातिदूर 
तक का होसुत-उद्द खोतो (गृह) कहा जाता था। यहा पर गुरखान का अपना उर्दू विचरण करता । 
येलू के अनेक समय बाद तक कोपाल से थोडा पश्चिम समतल भूमि में अवस्थित कायलिक 
करलुकखानो के हाथ में था। अन्तवेंद तथा पूर्वी तुकिस्तान पर भी कराखानियों का शासन था, 
समरकन्‍्द में भी करलछुक वह का राज्य था । ख्वारेज्म मे खारेज्मणाह शासन करता था। येल देशी 
का राज्य गोबी के रेगिस्तान से वक्ष्‌ (आमू-दरिया) तट और तिब्बत के सीमान्त से सिवेरिया तक 
फंला हुआ था। इब्तुल्असीर के कथनानुसार प्रथम गुरखान की मृत्यु ११४३ ई० में हुई थी। 
करा-खिताइयो के अधीनस्थ कबीलो में नैमन बडा महत्व रखता था, जिसके ऊपर विजय प्राप्त 
करने के बादही चिगिस की दाक्ति बढी । मगोलो को सस्क्रृत बनाने में भी नैमनों का हाथ था। 


२, गुरखान-पुत्री (११४३) 
येल्‌ देशी के बाद उसकी पुत्री गद्दी पर बैठी, किन्तु वह थोड़े ही दिनो बाद मर गई । 


३, येल-इ-ले (११४३) 


चीनी इतिहास के अनुसार बहन के मरने के बाद उसका भाई गद्दी पर बैठा । शायद वह 
अल्पवयस्क था, इसलिये उसकी मा अभिभाविका बनी जो बेटी के समय भी शासन 
का भार सभाछे हुई थी। जुवेनी के कथनानुसार गूरखान की लडकी सत्तर साल तक राज 
करती रही | चीनी इतिहास के अनुसार लडकी का नाम बू-शो ख्यान (खानखाना) था। चीनियो 
ने यह भी लिखा है, कि उसने अपने पति को मरवा डाला और वह खुल्लमखुल्ला जारो को 
रखती थी। जुवेनी कहता है, कि विद्रोहियो ने उसे और उसके एक जार को मार डाला । जान 
पडता है, यह येलू की लडकी ही थी, जिसको जुवनी भ्रम से लडकी की मा कहता है । 


४, चें-लु-गू (११४३-८२ ई०) 


अभिभाविका बहन के कत्ल के बाद अपने बडे भाई को भी मारकर ये-ल्लू इले के पुत्र 
चे-छु-गू गद्दी पर बेठा । इसका असली नाम मानी या कुमानोम था। इसके विलासितापूर्ण जीवन 
और अत्याचार के बारे मे मुसलमान ऐतिहासिको ने बहुत अतिरजन से काम लिया है। यदि 
वह ऐसा नाऊायक होता, तो आधी सदी तक कराखिताई साम्राज्य अच्छी तरह चल नही सकता 
था। गुरखानी चाहे बौद्ध धर्मी रहे हो, किन्तु शासक के तौर पर वह सभी धर्मो को समानता की 
दृष्टि से देखते थे । इसी गू रखान के समय नेस्तोरी पेत्रियार्क इलियास ( ११७६-९० ई० ) ने काशगर 
में अपनी' मेत्रोपोली (धाभिक प्रदेश की राजधानी) स्थापित की और उसका नाम “काशगर 
और नेवाकित की मेत्रोपोली पडा। इससे मालूम होता है कि इस मेत्रोपोली में सप्तनर्दा 
(नेवाकत ) का दक्षिणी भाग भी था । कराखिताइयो के समय मध्यएसिया की मुल्लाशाही दबी 
 बेनेंशताम के अनुसार सातो नदिया हे--(१) अरिस, (२) असा-तलूूस, (३) 
चू (४) इली, (५) कोकसू-कराताल, (६) शेसा और (७) आगूज । पहिले नाम बूसुनो और 
शुकोकी भाषा में होगे, जिनके शायद यह तुर्की अनुवाद है । 


ग्रखान | कराखिताई ३५१ 


जिससे इस्लामिक धर्मान्धता कुछ शिथिल हुई और ईसाइयो ओर दूसरे धर्मों को सास लेने 
का मौका मिला | लेकिन, इस समय तक जनता अधिकतर मुसलमान हो चुकी थी, जिसके भावों 
को उत्तेजित कर के पुराने शासक समय-समय पर विद्रोह करते रहते थे। चेलगुके समय 
खोतन के करल॒क शासक अरसलन खानने विद्रोह किया, जिसके झडे के नीचे धीरे धीरे और भी 
बहुत से मुसलमान विद्रोही एकत्रित हो गये। अरसलन खानने खिताई सरदार शामूर तबड 
को फसाने की कोशिश की थी। अपने अधीन मुसलमान शासकों पर गुरखानो का रोब 
बहुत था । 


५. ग्ुखान( १२१० ई०) 


चे-ल-गू के बाद गुरखानी वश में और भी शासक हुए होगे, किन्तु अगले तीस-पेतीस वर्षों 
का इतिहास अधषकारावृुत है। हो सकता है, उस समय गुरखानी सिहासन के दावेदारों 
मे झगडा चल रहा हो। नेमन राजकुमार कुचछक भाग कर ग्रखानियो मे चला आया। 
उसका पिता ताइ-वड-खान चिगिसके हाथों मारा गया था। नमन वश की ख्याति ही ग्रखान 
के पास नही पहुची थी, बल्कि ताइ-वड खित्तन साम्राज्य का एक शक्तिशाली तथा विश्वासपात्र 
सामन्‍त था। १००८ ई०(६०८ हि० ) में दरबार में पहुचने पर ग्रखान ने कुचुलुक का स्वागत 
करते अपनी लडकी व्याह दी। कहते हैँ कुचछक पहिले ईसाई था और लडकी बोद्ध थी। 
अपने इवसुर के प्रति भक्ति का परिचय देते शादी के बाद कुचलुक भी बौद्ध हो गया । 

उधर १२०८ ई० में चिगिस खान ने नेमनों के अवशेषो को इतिश नदी के तट पर 
बुरी तरह से हराया। नैमनो के नेता कुचछुक और मेगित कुमार तुक्ता-बिकी फिर से नेमनो के 
प्रभुत्वको स्थापित करना चाहते थे। तुक्ता-विकी युद्ध क्षेत्र में मारा गया। उसके पुत्र ने गुरखान 
के सामन्‍्त उद्दगुर इदिकुत (राजा ) पर आक्रमण करके वहा स्थान बनाना चाहा । इदिकुत ग॒रखान 
का जुआ फेककर चिंगिसकी ओर हो गया । १२०९ ई० मे गुरखानी प्रतिनिधि भराकम जोक 
काराखोजा में रहता था, बहुत भारी कर लगाने के कारण छोगो ने घेर कर उसका सिर 
काट लिया। मेगितो को उड्गुरों ने हरा दिया, बाकी बचे लोग गुरखान के राज्य में कुचलुक 
से जा मिले । 


(१) मुस्लिम विद्रोह 


उद्गुर-भूमि के पूर्वी सीमान्त से मुस्लिम-जगत शुरू होता था।। यद्यपि कराखिताइयो 
के इस्लाम-विरोधी भावों के कारण मुसलमानों में क्षोभ था, किन्तु तब भी उनकी सुसगठित 
शक्ति के सामने मुल्लो की कुछ नही पेश जाती थी । तेरहवी सदी के प्रारभ में चिगिस के आक्रमण 
के कारण जब मगोलिया के घुमन्तू नमन और मेगित भागकर इस ओर आने छगे, तो मुसलमानों 
का क्षोभ शक्तिशाली हो उठा। इसे शुद्ध धर्मकी लडाई नही कह जा सकता था। इसके कारण 
थे--कराखिताई साम्राज्य की शक्ति का ह्ास, उसके शासन का कमजोर होना, हरेक 
सामनन्‍्त का अपनी शक्ति बढाने के लिये उतावरहापन, तथा कर उगाहने वालो की मनमानी । 
आन्दोलन पूर्वी-तुकिस्तान मे औरैंस हुआ, जहा पर करलकों के साथ ग्रखान का बर्ताव बहुत 
बुरा था। ग्रखान को पता छूग गया था, कि विद्रोह हमारे सारे म्स्लिम' प्रदेशों में फैलेगा | 


३५३ सध्यएसिया का इतिहास (१) [७२४५ 


लेकिन जब तक घुमन्तू यहा नही पहुचे थे, तव तक आन्दोलन को सफलता नही मिली । ग्रखान 
ने काशगर के खान के पुत्र को केद कर रखा था, जिसे कुचुलुक ने मुक्त कर दिया। मुसलिम 
विद्रोह अरसलनखान अबुलमुजफ्फर यूसुफ (मृ० मार्च १२०५ ई०) के शासन में आरम्भ हुआ 
था। कहते हे, एक बडा धनी मुसलमान महमूद बाय अत्याचार से पीडित होकर भाग गया, 
जिसे नगर को घेरे में डाल कर उस पर विजय प्राप्त करते समय सोलह वर्ष बाद पकडा 
गया। इस संघर्ष में ४७ हजार मुसलमान मारे गये। कुलजा प्रदेश में मुसलमानों ने बुजार के 
नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। बुज्ञार ने अठमालिक नगर में तुगरर खान की पदवी धारण कर 
अपने को चिगिस का सामन्‍्त घोषित किया । लेकिन अभी चिगिस चीन से लडतने में छगा हुआ 
था, इसलिये वह पच्छिम की ओर ज्यादा ध्यान नही दे सकता था । 
स्वारेज्स से फगड--कराखिताइयों ने १२०७ ई० में बुखारा पर आक्रमण किया । 
उस समय यहा के धनी छोग ख्वारेज्मशाह के पक्ष में थे। ख्वारेज्म शाह खिताई सेना का मुका- 
बिला नही कर सकता था। उसने मलिक सिजर से सहायता चाही, किल्तु सिजर ने सहायता न 
देते कहा 'थाल बनाने वाले के लडके को अपने किये का फल भोगने दो ।” मलिक सिजर कई 
मालो तक ख्वारेज्मशाह के दरवार में बन्दी रहा | उसने बुखारा पर काफी समय तक शासन 
किया था और उसका बनवाया सिजर-मलिकमहल १२२० ई० के चिगिसी अग्निकाण्ड से भी 
बचा रहा। 
ख्वारेज्मशाह १२०८ के वसन्‍्त में खुरासान में शान्ति स्थापित करने गया था। १२०८ 
ई० (६०५ हि०) में ख्वारेज्म में एक बडा भूकम्प आया, जिसमें शहर में दो हजार और बाहर 
भी बहुत से आदमी मरे, दो गाव धरती के गर्भ में चले गये । इसीके बाद १२०९ ई० में खिताई 
वजीर महमूद बे कर उगहाने के लिये आया । 
ख्वारेज्मशाहसे झगडके कारणकी दो परपराये हे--- 
(१) परंपरा--- ख्वारेज्मशाह बहुत समय तक कराखिताइयोका करद रहा। 
१२१० (६०७ हिं०) मे कर उगहानेके लिये गुरखानी वकील आया। वह तख्तपर ख्वारेज्म- 
शाहकी' बगलमे बैठ गया। मुहम्मदने नाराज़ होकर उसे नदीमे फेकवा दिया। कराखिता- 
इयोंसे झगडा होना जरूरी था, इसलिए महमूदने तुरन्त जाकर बुखारा ले लिया। फिर समर- 
कन्दके दासक उस्मान खाके पास दूत भेजकर शामसे काम लेना चाहा। उसमें सफल न 
होनेपर समरकनन्‍्दपर चढाई की। उस्मानका अपने माछिक गुरखानसे अच्छा सबंध नही 
था। उसने ग्रखानकी' कन्या मागी थी। गुरखान अपनी कन्या एक मुसलमानको कंसे देता ” 
इन्कार करनेपर उस्मान नाराज हो गया। इसलिए उससे मुहम्मद ख्वारेष्मशाहसे मेल 
कर लिया और उसके नामसे समरकन्दमे खुतबा और सिक्का चलवाया। ख्वारेज्मशाहने समर- 
कन्दकी किलाबन्दी करनेका हुक्म दिया और अपनी मा तुर्कान-खातूनके सबधी अमीर बुरतानाको 
उस्मानके दरबारमे अपना वकील नियुक्त किया। वहासे ख्वारेज्मशाह आगे सिर नदी पार हो 
अगस्त या सितम्बर रबी ( १२१० ई० ) में इलामिशके मेदानमे कराखिताई सेनापति तायन-क्‌ से 
जाकर भिडा। पराजित तायन-क्‌ बन्दी बताकर ख्वारेज्म भेजा गया। मुहम्मद आसानीसे 
उतरारको भी ले समरकनन्‍्द होते ख्वारेज्म लौट गया । का 
ख्वारेज्मशाहकी अनुपस्थितिमे किपचक कादिर खानके बचे-खुचे छोगोने जन्दके आसपास 


गुरखान |] कराखिताई ई५३ 


के इलाकेको छूठा और उजाडा था, इसलिये बदला लेनेके ख्यालसे मुहम्मद ख्वारेज्ममे ज्यादा न 
ठहर सीधे जन्दकी ओर गया । उस्मान मृहम्मदकी कन्यासे व्याह करनेके लिये उसके साथ आया 
था। वह राजधानी (गूरगच) में रुक गया । मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने जन्दमे किपचकोको 
हराया, किन्तु इसी वक्‍त उसे खबर आई, कि कराखिताई सेनाने समरकन्दकों घेर लिया है। 
वह उधर दोडा। पर, तबतक कराखिताई सत्तर बार आक्रमण कर चुके थे, जिनमे सिर्फ 
एक बार नगरवाले नगरके भीतर शरण लेनेके लिये मजबूर हुए। इधर ख्वारेज्मशाहके आनेकी 
खबर मिली और उधर राजकीय पूर्वी सीमान्तपर रहनेवाले नैमन कबीलेके मुखिया तथा ग्रखानी 
दामाद कुचलुकके बगावतकी खबर भी, इसलिए कराखिताई समरकन्दवालोंसे सुलह करके 
लौट गये । ख्वारेज्मशाहने उनका पीछा किया। यूगाकका शासक मुसलरूमान था, तो भी उसने 
नगरको समर्पण नही किया । एक सेना उसके विरुद्ध भेजी गई। सेनाने नगरकों दखल कर उसके 
शासकको ख्वारेज्मशाहके सामने पहुचाया । उसी समय कुचल॒कका दूत पहुचा । 


कुचलुक तथा मुहम्मद ख्वारेज्मशाहके बीच सधि हो गई । सधिके अनुसार ते हुआ 
कि जो गुरखानको पहिले हराये, वह सारी तुक-भूमिका स्वामी हो । यदि ख्वारेज्मशाह सफल 
हो, तो काशगर और खोतन तक उसको मिले, यदि कुचछुक सफल हो, तो सिर-दरियासे पूर्वका 
देश उसका हो । गुरखानी सेनाके साथ लडनेमे ख्वारेज्मशाहू असफल रहा और कुचुछक सफल । 
युद्ध-आरम्भके पहिले ही ख्वारेज्म प्रतिनिधि बुरताना तथा कूबदजामा प्रदेशके इस्पाहवद 
(माजदरानी राजकुमार) ने कराखिताइयोसे इस शर्तेपर समझौता कर लिया, कि बुरतानाको 
ख्वारेज्म ओर इस्पाहबदकों खुरासान दे दिया जाय, तो वह ख्वारेज्मशाहका साथ छोड देगे। 
गुरखानने और भी उदारता दिखलाई। युद्धके आरम्भमे ही बुरताना और इस्पाहवद रण-द्षेत्र 
छोडकर भाग गये। कराखिइताइयोकी वाम-पक्षीय सेना प्रतिद्वन्द्दी मुसलमानोकी दक्षिण- 
पक्षीय सेनासे मिश्वि हो गई । इसी तरह मुसलमानोकी वामपक्षीय सेना कराखिता- 
इयोकी दक्षिण पक्षीय सेनासे मिश्रित हो गईं। दोनो सेनाओंका केन्द्रीय भाग अस्त-व्यस्त हो 
गया। युद्धका कोई निश्चित परिणाम नही हो पाया, दोनो सेनाओने अपने शत्रुओकी छावनियों 
और शरणाथियोको लूटा। इस गडबडीमें ख्वारेज्मशाह एकाएक कुछ अनुयायियोके साथ 
कराखिताइयोंसे घिर गया । दृश्मनकी पोशाक पहिननेकी ख्वारेज्मशाहकी आदत थी, इसलिये 
वह कई दिन उसी तरह रहकर मौका पा भाग निकला और सिर-नदी के तटपर अपनी सेनासे 
आ मिला । उसकी सेनामे हल्ला हो गया था, कि शाह मर गया। 


(२) परंपरा--दूसरे इतिहासकारने कराखिताइयोसे ख्वारेज्मशाहके झ्गडेका 
कौरण इस' प्रकार बतलाया है -- 


सुल्तान मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने दो-तीन साल तक कराखिताइयोको कर नही दिया। 
कर उगाहनेके लिये गुरखानका वजीर महमूद बेग आया । जिस वक्‍त वह गुरगाच पहुचा, उसी 
वक्‍त ख्वारेज्मशाह किपचकोंके ऊपर आक्रमण करने चला गया और बातचीत करनेका काम अपनी 
मा तुर्कान खातूनके ऊपर छोड दिया। रानीने सारा रुपया देकर देर करनेके लिये बेदेकी ओरसे 
क्षमा प्रार्थना की और पूर्णतया अधीनता स्वीकार की | वजीर मुहम्मद बेगने छौट कर ख्वारेज्म« 
शाहके गे करनेकी शिकायत की । इसपर गुरखानने ख्वारेज्मी दूतोका भी सम्मान नहीं किया । 


ई ४४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [जरा 


ग्रखानके पूर्वी प्रदेशमे विद्रोह हो रहे थे। कुचुलुकने उनके दबानेके बहाने जाकर 
वहा बस गये अपनी जाति (नैमन लछोगी) के उर्दूको जमा कर लिया। कुचुछुककी नीयतका 
पता जल्दी ही गुरखानको लग गया। उसने अपने सामन्‍त समरकन्दके शासक उस्मानसे सहायता 
मागी, लेकिन कन्या देनसे इनकार करनके कारण उस्मान गुरखानसे नाराज हो चुका था। उसने 
मदद भेजनेसे इनकार कर ग् रखानसे मनमुटाव किए ख्वारेज्मशाहका पक्ष ले लिया और ख्वारेज्म 
शाहसे मिलकर उसके नामका सिक्का और खुतवा चलवाया। इसपर गुरखान ने तीस हजार 
सेनाके साथ आकर समरकन्दको दखल कर लिया, लेकिन समरकन्दके खजानेकों नहीं छूठा। 
पूरबम कुचुलूचके विद्रोहके सफल होनेकी खबर पा ग्रखानी सेना समरकन्द छोडकर लोट गई। 
अब मुहम्मद ख्वारेज्मगाह समरकन्द पहुचा । उस्मानने आगे बढकर उसका स्वागत किया और 
अपने प्रदेशको उसके हाथमे दे वह उसकी सेनामें शामिल हो गया। दोनो साथ तराज गये। 
सेनापति तायन-क्‌ एक मजबूत सेनाके साथ मुकाबिला करनेके लिये तैयार था। सप्तनदमे 
बलाशागूनसे नातिदूर गुरखानने कुचुलुकपर विजय पाई, किन्तु उसका सेनापति तायन-क्‌ 
मुसलमानोके साथ लड़ते तराजमे बन्दी बन गया था। निश्चित हार किसी की नहीं 
हुईं, किन्तु तायन-कू बन्दी बना । दोनों सेनाये पीछे लौट गई । कराखिताई सेनाने 
सेनापति विहीन हो अपने ही इलाकेको खुद लूटा। बलाशागुनके नागरिकोको डर हुआ, कि 
ख्वारेज्मशाह उनके नगरकी ओर आ रहा है, इसलिये उन्होने अपने नगरके फाटक बन्द कर लिये । 
बजीर महमूद और ग्रखानने बहुत रोका, लेकिन उन्होने नही माना । १६ दिनके मुहासिरेके बाद 
हहरपर अधिकार हुआ और कराखिताई सेना तीव दिनो तक छूट मार करती रही। 
४७ हजार नगर-निवासी मारे गये। सारी सम्पत्ति नप्ट हो गई। कारून जैसे बनी महमूदने 
भयभीत होकर सलाह दी, कि सरकारी खजानेको लूटो। कुचुलुक लूटनेवाली सेनाका अगुआ 
बन गया था। जब छूटे हुए मालको लछौटानेके लिये सेनापर जोर दिया गया, तो सैनिकोने विद्रोह 
कर दिया। कुचुलुकते इस मौकेसे फायदा उठाकर सेनिकोको अपनी ओर खीच लिया। सेना 
द्वारा परित्यक्त गुरखान कुचुलुकके सामने आत्मसमर्पण करने गया। कुचुलुकने ऐसा 
करने नही दिया, बल्कि स्वामी और पिताके समान उसका स्वागत किया। अब' सारी 
शक्ति कुचुलकके हाथमें चली गई। गुरखानकी एक रानीको व्याह कर वह गु्रखानकों 
सिहासनपर रख उसका सम्मान करता रहा। दो साल बाद गुरखान मर गया। एक रूसी 
इतिहासकार के मतसे दूसरी परपरामे ही अधिक सत्यताका अश्ञ है। 

ख्वारेज्मशाहकी पराजयसे समरकदपर कराखिताइयोका अधिकार हो गया, इससे जान 
पडता है कि पहिली बार विद्रोह दबा दिया गया। गुरखानने उस्मानके साथ उस समय (१२१० 
ई० ) नरमी दिखलायी , इसी समय उस्मानको अपनी ओर पूरी तौरसे करनेके लिये गुरखानने 
अपनी कन्या भी व्याह दी, उसको थोडा कर देने के लिये कहा और समरकन्दमे अपना वकील 
रख दिया। उस्मान मुहम्मद ख्वारेज्मशाहके विरुद्ध हो गया। जब १२१० ई० में कुचल॒कने 
करलुकोंकी सहायतासे सप्तनदके ऊपरी भागमे सफलता पाई थी और उजगन्दमे रकक्‍्खे गुरखानके 
खजानेको लूट लिया था, और गुरखानी सेनाको समरकन्द छोड अपने देशकी रक्षाके लिये लौट 
जाना पडा था। अब अन्‍्तर्वेदर्मे फिर लडाईके बादल मडरानें छंगे। ख्वारेज्मशाह किपचकोंके 
ऊपर सफल अभियान करके जन्दसे छौटकर बुखारा आया, वही उससे उस्मान भी आ मिला । 


कचलक] फराखिताई ३५५ 


आफ 


इप्ती अभियानमे उजगन्द ख्वारेज्मशाहके हाथमे आया। जैसा कि पहिले कहा, कोई निर्णायक 
विजय नही हुई थी, इसलिये ख्वारेज्मगाहु कराखिताइयोका पीछा नहीं कर सका और न 
स-तनदके अपने धर्मभाइयों की कोई मदद कर सका। तो भी इस युद्धके कारण मुसलूमानो मे 
ख्वारेज्मशाहकी इज्जत बहुत बढ गईं। सरकारी कागजोमे उसे “द्वितीय सिकन्दर” लिखा 
जाने लगा और उसने अपने को सुल्तान सिजर'के नामसे मशहूर होने दिया। 


६. कुचुलुक (१२१०-१२१८ ई०) 

मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने जब कराखिताइयोपर आक्रमण किया, उस वक्‍त उजगन्दका शासक 
जलाल॒द्दीन कादिर खान (उल॒क सुल्तान )था। कुचुलकने गुरखानको अपने हाथमे कर काशगरी 
खानके पुत्र अरसलूनथान' अवुलफतह मुहम्मदकों मुक्त कर दिया था। मालूम होता है, कुचुछकका 
कृपापात्र होनके ही कारण काशगरियोने अबुलफतहको १२१० (६०७ हि०) में मार डाला। 
यह कह ही' चुके हे, कि ग्रखानके जीवनमे कुचुलक राजसिहासनपर नही बैठा। साम्राजी 
दबदबेके सभी चिह्नोरो उसने गुरखानके लिये रखा । विशेष अवसरोपर गुरखान जब सिहासनपर 
बैठता, तो उप्तके दरबारियोक्री तरह कुचुझुक भी सामने खडा रहता। जब कुचुल॒कने ग्रखानके 
सारे राज्यको अपने हाथमे ले लिया, तो मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने कुचुलुकसे माग की--गुरखानने 
मुझे अपनी कन्या तमगाच खातूनकों ध्याहने, अपने सारे खजानेकों दहेजमे देने और अपने पास 
सिर्फ दूरके प्रदेशोको रखनेका वचन दिया हे। लेकिन कुचुलक ऐसे वचन-दानको कब मानने 
वाला था ? उत्तका ध्यान सबसे पहिले उस मुसलिम' आन्दोलनकी ओर गया, जो कि कराखि- 
ताइयोके राज्यमे फैछ रहा था। इसी आन्दोलनके अन्तिम अवशैषके रूपमे पहिलेके घोडाचोर 
डाकू बुजार (ओजार) ने कुलजा प्रदेशमें अपना स्वतत्र राज्य कायम कर लिया था। 
कुचूलकने उसके देशपर अधिकार कर लिया, और १२११ से १२१३ ई० तक करलुकोकी गोश- 
मालीके लिये पूर्वी तुकिस्तानकों लूठता-बर्बाद करता रहा । देशमे अकार पड गया । 
मुहम्मदकी सेना विशबालिक पहुची, लेकिन लोगोने डरके मारे कुचुलुककी अधीनता स्वीकार की । 
पूर्वी तुकिस्तानपर विजय प्राप्त कर मुसलिम-आन्दोलनकी जड से खतम करते कुचुलुकने वहा 
मुसलमानोपर बहुत अत्याचार करना शुरू किया। मुहम्मद ख्वारेज्मशाह काशगर और खोतनमे 
अपने धर्म -भाइयोकी कोई मदद नही कर सका , यही नही अन्‍्तर्वेदके उत्तरी इलाकोकी भी वह रक्षा 
नही कर सका। १२१४ ई० की गर्मियोमे समरकन्दके ऊपर कुचुलुकके आक्रमणका भारी भय 
था। ख्वारेज्मशाहने अपनेको असमर्य पा अन्तमे इस्फिजाब, शाश, फरगाना और काशानके 
लोगोको देश छोडकर दक्षिण-परिचिममे चले आनेका हुकुम दिया, जिसमें वह कुचुलकके हाथोमे न 
पडे। सिर नदीके ऊपर वाले फरगाना प्रदेशको भी हाथसे जाते देख, उसे भी उजाड देनेका हुकुम 
दिया। घुमन्तुओके उस सरदारके मारे, मध्य-एसिथाके एक अत्यन्त शक्तिशाली शासककी 
यह स्थिति थी जिसे कि बिना अधिक कठिनाईके १२१८ ई० मे मगोलोके एक सेनापतिने 
खतम' कर दिया । 

एक तीसरी परपरा है . कि कराखिताई सेनाने गुरखानके खजानेको मागा था, जिसके न दे ने 
पर सेनामे विद्रोह हो गया । यह देख गुरखानका साथ छोडकर कुचुल॒क विद्रोहियोके साथ हो गया 
और गुरखानको पकडकर उसे ही तखतपर तब तक रहने दिया, जब तक कि दो सार बाद 


३५६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [७।२४६ 


(१२१२० मे ) वह मर नही गया । इससे एक साल पहिले ही (१२११ ६० में) चिंगिसकी सेना 
हुविलेइ नोयनके आधीन पूर्वी सप्तनदमे पहुची । मगोल जानते थे कि हमारा शत्रु नेमन राज- 
कुमार गुरखानियोका दामाद बनकर अपनी शक्ति बढा रहा है, इसलिए वह उसका पीछा छोडनेके 
लिये तैयार नही थे। यही खबर पाकर करलुक बुजार अरसलन खानने अपनी राजधानी 
(कायालिक) में कराखिताई प्रतिनिधिको मरवाकर अपने को चिगिसके अधीन घोषित किया । 


(१) उस्मान खा से भगडा 


ताजूद्दीन बिलुगा खान उस्मान खानका चचेरा भाई था, जो पहिले कराखिताइयोकी ओरसे 
उतरारका शासक रह चुका था और बही पीछे उसने ख्वारेज्मशाहकी अधीनता स्वीकार की। 
ख्वारेज्मशाहने उसे वहासे निर्वासित कर दिया। पीछे विलगाखान एक साल नसा नगरमे रह 
अपनी उदारताके कारण बहुत जनप्रिय ही गया। इससे डरकर ख्वारेज्मशाहने जल्लाद 
भेजकर उसका सिर कटवा। मगवाया । उस्मानको नजदीक लानेके लिये रुवा रेज्मशाह उसे अपना 
दामाद बनानेके लिये ख्वारेज्म के गया था | तुर्कान खातूनने तुर्कोंकी प्रथाका बहाना करके एक साल 
तक उस्मानकों वहा रहनेके लिये कहा। १२११ के वसनन्‍्तके अभियानमे समरकन्दियोको शान्त 
देखकर उस्मानको सपत्नीक समरकन्द भेज दिया गया। ख्वारेज्मशाहके साथ उस्मानका तजर्बा 
अच्छा नही था, इसलिए उसने कराखिताइयोसे फिर सबंध जोडना चाहा। उत्तरी सप्तनदमे 
उसी वक्‍त मगोल सेनापति हुविले (कुबिले) नोयनके सामने वहाके खानने अधीनता स्वीकार की 
थी. । कराखिताई शासक मार डाला गया था, तो भी उस्मानने ख्वारेज्मशाहके मुसलिम जुयेकी 
जगह काफिरोके जुरयेको उठाना ही पसन्द किया, जिसमे समरकनन्‍्दके छोग भी उसके साथ थे। 
ख्वारेज्मशाहको इस बातका पता लगा, कि उस्मान कराखिताई रानीके पक्षमे है और ख्वारेज्मी 
रानीके साथ ब्रा बर्ताव कर रहा है। यही नही १२१२ ई० मे उस्मानकी आज्ञासे समरकन्दियोने 
विद्रोह कर वहा रहनेवाले सारे ख्वारेज्मियोको मार डाला। उस्मानकी आज्ञासे मरे हुए ख्वारे- 
ज्मियोंके शरीरको दो टूक करके बाजा रमे कसाइयोंके मासकी तरह छूटका दियागया था । ख्वारेज्म 
राजकन्याने जान बचानेके लिये अपनेको किलेमे बन्द कर लिया। उस्मानने मुश्किलसे उसे जीवित 
रहने दिया। इसका बदला लेनेंके लिये ख्वारेज्मशाहने अपनी राजधानीमे बसते सभी विदे- 
शियो और समरकन्दियोको मार डालना चाहा, पर उसकी मा तुर्कान खातूनने उसे रोका। 
ख्वारेज्मशाहने समरकन्द पर चढाई की और जल्दी ही नगरंको आत्मसमर्पण करना पडा। 
उस्मानने तलवार और पारचा (वस्त्र) ले ख्वारेज्मश्ााहके सामने उपस्थित हो पूर्ण अधीनता 
स्वीकार की । तीन दिन तक समरकन्‍्द शहरको लूटा गया। केवल विदेशियोके मुहल्ले ही इस 
लटसे बचे । सैयदो, इमामों और आलिमोने बडी मिन्नत की, तब जाकर लूट बन्द हुई । ख्वारेज्म- 
शाहने उस्मानको क्षमा कर देनां चाहा, केकिन उस्मावकी ख्वारेज्मी' रानी (मुहम्मदशाहकी 
पुत्री) के हठके कारण दूसरी रात उसे कत्ल करवा देना पडा। मुहम्मद ख्वारेज्सशाहने फरगाना 
और तुककं-भूमिक्रे अमी रोके पास अधीनता स्वीकार करनके लिय दूत भेजे । कुचुलुककी गति- 
विधि रोकनेके लिये उसने इसिफजाबमे एक सेना रखी । अबसे समरकंन्द ही उसकी राजधानी 
सा बन गया। उसने वहां एक मस्जिद बनवाई और एक महल बनानेका काम भी शुरू कर दिया । 

कुचुलुकमे शासक और सैनिकके बहुतसे गुण थे, लेकिन जहा तक मुसलूमानोका सबंध था, 


कुचुलुक] कराखिताई ३५७ 


वह उन पर किसी तरहकी' दया दिखानेके लिये तेयार नही था। इसके ही' कारण उसने सारे 
मध्य-एसियाके मुसलमानोको अपना दुश्मन बना लिया और इसीसे फायदा उठाकर मुहम्मद 
ख्वारेज्मशाह मुसलमानोका नैता और विजेता बन गया। इलीउपत्यकामे वुजारकों हराकर 
कुचुलुकने उसकी राजधानी (अल्मालिक) को घेर लिया। लोग अपने शहरके लिये बडी बहा- 
दुरीसे लडे । जब उसके पुराने शत्र्‌ मगोल वहा पहुचे, तो कुचुलुक ने वहासे हटते हुयें वुजारको 
मरवा डाला। मगोल सेनापति जेबे नोयनने शहरमे प्रवेशकर वुजारके पुत्र सुकनाग तगिनको 
गहीपर बिठाया और उसकी लडकी उलुकू खातूृनकों चिगिसके अन्त पुरके लिये भेज दिया। 
मगोलोने सुकनाग तगिनसे सधि की । १२२१ ई० में चीन-सम्राटका प्रतिनिधि अब भी वुजा रकी 
राजधानी अलमालिकमे रहता था, जिसका काम था--( १) जन-गणना करना, (२) लोगोकों 
सेनिक सेवाके लिये भरती करना, (३) डाकका यातायात ठीक रखना, (४) कर उगाहना, 
(५) दरबारमे भेटके पहुचानेका प्रबन्ध करना । इस प्रकार वह सेनिक नेता और कर-उगाहक 
दोनो ही' था। मगोलोकों मध्य-एसियाके सभ्य प्रदेशमे पहिले पहल यही अपने दारुखची 
(राज-प्रतिनिधि ) नियुक्त करनेकी अवश्यकता पडी। जब मगोल सेना वहा पहुची, तो 
काशान और आकसीकत के गुरखानी शासक इस्माईलने नगरके बुजुगेंकि साथ मगोलोके पास 
आत्मसमर्पण किया। 

जेबे नोयनने इसकी सूचना चिगिसकों दी। हुकुम आया, कि इस्माईलको हरावलूका 
पथ-प्रदर्शक बना कुचुलुकके विरुद्ध आगे बढो । १२१९ ई० में बीस हजार मगोल कुल्जाके रास्ते 
सप्तनदमे पहुचे । बलाशागुन' बिना प्रतिरोधके उनके हाथमे चला गया। उन्होंने उसका नाम 
बदल कर गोवालिग (सुनगर ) रख दिया | फिर काशगरमे पहुचकर जेबेने घोषणा की, कि सभी 
अपने-अपने धर्मके अनुसार स्वतत्रता-पूर्वक पूजा-पाठ कर सकते है । मगोलोने नगरको नहीं 
लूटा, केवल कुचुलकके बारेमे खोज-परताल की । काशगरी लोग मगोलोके आगमनको अल्लाकी 
दया कहते थे। कुचुलक बिता लड़े भागा और सिरिकुलमे मारा गया। जेंवीकों गुरखानकी 
अपार सपत्ति हाथ लगी। उसने हजार दवेतमुख घोडे चिगिसके पास भेजे । जिस शत्रुने वर्षोसि 
ख्वारेज्मशाहकी नींद हराम कर दी थी, उसे जेंबेने इतनी आसानीसे खतम कर दिया। धार्मिक 
स्वतत्रता देकर मगोलोने कुचुलुकके अग्याचारके कारण क्षुब्ध और पीडित मुसलमानोको अपनी 
ओर कर लिया था। अब मगोलोंके खिलाफ अपने युद्धकों ख्वारेज्मगाह धर्मथुद्ध का नाम नहीं 
दे मकता था। मगोलोने तो मुसकृूमानोकों धार्मिक स्वतत्रता दी, और ख्वारेज्मशाहने कई 
मुमछमान दृतोको जानसे मार डाछा। 

उत्तरापथर्म तेरहवी सदीके प्रथम पाद में मगोलोके रूपमं एक नयी शक्ति आ पहुची, 
जिसने चीनसे लेकर सिर-दरियाके तट तक एक विगार साम्राज्य कायम कर दिया। 


(२) मगोलोसे भडप--- 


जैसा कि पहिले कहा, किपचकोके साथ की लडाईमे मुहम्मद ख्वारेज्मशाह ज्यादा सफल 
रहा। शिकनाग ख्वारेज्मके राज्यम मिला लिया गया। जन्दसे उत्तर बढकर मुहम्मदने 
किरगिज-मरुभूमिके किपचको पर कई अभियान भेजे । ऐसे ही एक अभियानमे १२१६ ई० में 
सयोगवश ख्पारेज्मी सेनाकी टक्कर चिगिसकी सेनाकी एक दुकडीसे हुई। तुर्गई प्रान्तमे 


३५८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [७३२१६ 


ख्वारेज्मशाहने जब १२१५ ई० में आक्रमण किया, तो उसे खबर लगी, कि पराजित मेगित तकतू 
खानके नेतृत्वमे मगोलियासे भागते आ रहे हे, जिनका पीछा करते मगोर कडली (किपचक)- 
भूमिमे आ गये हे । यह खबर सुनकर समरकनन्‍्दसे बुखारा और जन्द होते मुहम्मदशाहने उधरकी 
ओर प्रस्थान किया। वहा पहुचने पर पता छूगा, कि मेगित ही' नही मगोल भी आ गये हे । 
ख्वारेज्मशाह समरकन्‍्द लौट साठ हजारकी बडी सेना लेकर इरगिज नदीके तटपर पहुचा | 
नदीकी धारमे पिधलती बरफका जोर था, इसलिए उसे कुछ समयके लिये रुक जाना पडा। 
जब नदी बरफ-मृक्त हो गयी, तो नदी पार मेगितोके ऊपर पडकर उसने उन्हें नप्ट कर 
दिया। फिर कैली और किमाज नदियोके बीच पहुँचा । एक घायल मृसलमानने बतलाया, कि 
आज ही मैगितों ओर मगोलोकी भयकर लडाई हुई है । मुहम्मदने विजेता मगोलोका पीछा किया 
और दूसरे दिन सबेरे उन्हें जा पकडा। इस टुकडीका नेता जूजी ओर दूसरे मगोर सरदार 
थे। वह ख्वारेज्मशाहसे लडना नही चाहते थे। उन्होने कहा कि हम केवल मेगितोंके 
विरुद्ध भेजे गये हे, हमे दूसरे से लडनेका हुक्म नही है। ख्वारेज्मशाहने जवाब दिया--- हम सभी 
काफिरोको अपना शत्रु समझते हे।” उसने मगोलोको ऊडनेके लिये मजबूर किया। युद्धका 
कोई फेसला नहीं हुआ। मुसलमानोके दक्षिण-पक्षके सेनापति शाहजादा जलालुद्दीनने बडी 
बहादुरीसे मुसलूमानोको हारनेसे बचाया। दूसरे दिन फिर ऊूडनेका निश्चय था, छेकिन उस दिन 
अधेरेमे ही जलती आग छोडकर मगोलर भाग गये। छडाईमे मगोरोने इतनी वीरता दिखाई 
थी, कि मुहम्मदको उनसे फिर खुले मैदानमे लडनेकी हिम्मत नही हुईं । 





सत्रोत-प्रन्थ 
[. 36. पठपडशापे एढ७४8 0 42४78 (?०7६:९४) 
2. & शभाठ लाईइ077 ० (एग्माग्रढ8घ8 (जाउब007 (7४फ० (9, 7.07007 4945) 


३. ओचेक॑ इस्तोरिद्र सेमिरेचुया (व० बरतोल्द, वेन्नी १८९८) 


साग ८ 
दक्षिणापथ (८९२-१२२० ई० ) 


अध्याय 


सामानी (८६२-६६६ ह०) 


उद्गम-- 

अब्बासी राज्यपाल असद अब्दुल्ला-पुत्र कसरी (७२३---७३५--७३७ ) के शासन- 
काल में सासानी वीर बहराम चोबीन के वशज सामान ने अपने नगर से वचित किये जाने पर 
मेवे में जा असद से मदद मागी और उस की सहायता से वह फिर सामान-खुदात (सामान का 
शासक ) बन गया। मुस्लिम शासक के प्रति कृतज्ञता दिखलाते हुए सामान ने अपना जर्थुस्ती 
धर्म छोड इस्लाम स्वीकार किया और अपने सरक्षक के नाम पर अपने पुत्र का नाम असद 
रबखा । असद के चारो पुत्रों ने समरकद में रफी लैस-पुत्र के विद्रोह को दमन करते समय खलीफा 
हारूत रशीद की बर्ड। सेवा की । इसके लिये खलीफाने खुरासान के राज्यपाल गस्सान अबाद-पुत्र 
को लिखा, कि इन चारो भाइयों को एक-एक नगर का शासक बना दिया जाय। इस 
प्रकार ८१७ (२०२ हिं०) से असद-पुत्रों में से नह को समरकन्द, अहमद को 
फर्गाना, यहिया को श्ञाश-उश्वूसना और इलियास को हिरात का अमीर बना दिया 
गया। ८२० ई० में गस्सान के उत्तराधिकारी ताहिर ने भी उन्हें अपने पदोपर रहने 
दिया। यही चारो भाई स्वतत्न सामानी राजवश के सस्थापक हें। इस वश में निम्न 
अमीर हुये---- 


१, नख अहमद-पुत्र ८७५-९२ 
२. इस्माइल अहमद-पुत्र ८९३-९०७ 
३५ अहमद इस्माइल-पुत्र २९०७-१४ 
४ नख्र 7! अहमद-पुत्र ९१४-४२ 
५, नह। नस्नर +-पुत्र ९४४३-५४ 
६, अब्दुल मलिक 77 नूह-पृत्र ९५४-६ १ 
७ नजर पा अब्दुल्मलिक-पुत्र ९६१ 

८ मपसूर 4 तू ह-पुत्र ९६१०७६ 
९ नह प मसूर-पुत्र ९७६-९७ 
१० मसूर 7 तह पा-पुत्र ९९७-९९ 
११ अब्दुल मलिक वा वृह पा-पुत्र ९९९- 


१२. मुन्तसिर नूह पा्युत्र 


३६२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८। ६४ 


१. नस्र' (८४७५-९२ ई०) 

याकूब लूस-पुत्र ने ताहिरी वश को जिस वक्‍त समाप्त किया, उस वक्‍त समरकन्‍्द का 
अमीर (शासक) नजञ्ञ अहमद-पुत्र था। ताहिरियो के पतन के बाद खलीफा मोतमिद (८७०- 
९२) के भाई मुवफ्फक ने नस्ल को सारे अन्तर्वेद का शासक बनाने का नियुक्ति-पत्र (अहद) भेजा। 
इसके शासनमे वक्ष तट से सुदूर पूर्व तक का देश था। नख्र खुरासानसे कब स्वतत्र हुआ, इसका 
पता नहीं है। ८७८४० (२६१ हि० ) में नल अपने भाई इस्माईल की सहायता से अन्तवेंद का शासन 
चलाता रहा । खुतबे में दोनो भाइयों का नाम था, किन्तु याकूब लुस-पुत्र का नाम नहीं था। 
समरकन्द से नस्र ने अपने भाई इस्माईरू को बुखारा का अमीर बनाकर भेजा। उस समय 
राजनीतिक अशान्ति और गुडागर्दी के कारण बुखारा की बुरी दशा थी । इस्माईल ने अपने को 
योग्य सेनापति और शासक सिद्ध किया और अपनी न्यायशीलता से वह बहुत जल्दी जनप्रिय 
हो गया । डाकुओ और गुडो का उसने बडी निर्देयता के साथ उच्छेद किया, केवल रामातीन 
और पैकद के बीच चार हजार बदमाशों को मरवाया। लेकिन बडा भाई कान का कच्चा 
था। उसे लोनों ने भडका दिया, कि इस्माईह राज्य को अपने हाथ में करना चाहता है। 
नस्र ने ८८५ ई० भे इस्माईल के विरुद्ध चढ़ाई कर दी और मदद के लिये अपने मित्र खुरासान 
के शासक रफी हरसमा-पुत्र को भी बुला भेजा। तख्र ने बुखारा शहर के अधिक भाग पर 
अधिकार कर रसद रोक दी। रफी ने आकर वहा की अवस्था देख कर कहा--में लडने 
नहीं बल्कि दौनों भाइयों में मेल कराने आया हू। उसने (८८६ ई० में ) सुछह करवा दी। 
इस्हाक को बुखारा का अमीर और इस्माईछ को आमिरू-खराज (तहसीलदार) बनाया गया । 


इस्माईल और इस्हाक दोनो मेरे विरुद्ध मिल गयें हे, यह सन्देह कर नख्र ने फर्गाता से 
सेना बुलाकर ८८७ ई० मे फिर आक्रमण किया। इस्माईल ने भी ख्वारेज्म में सैनिक तयारी 
की । मामूली फडप के बाद ८८८ (२७५ हिं० के अन्त) में उसने नख्रकों हराकर बदी' बना 
लिया, पर अपने पराजित भाई के साथ बहुत ही सम्मान-यूर्ण वर्त्ताव किया और मुक्त करके 
उसे समरकन्द भेज दिया । तबसे अपनी मृत्यु (२१ अगस्त ८९२ ई०) तक नस्र शान्ति-पूर्वक 
शासन करता रहा। 


२ इस्माईल' अहमद-पुत्र (८९२-९०७ ई०) 


इस्माईल अहमद-पूत्र ८४९ ई० मे फर्गाना में पैदा हुआ था। बडे भाई नस्न ने उसे ८७४ 
ई० में बुखारा भेजा। ताहिरियो के पतन के बाद चारो ओर अराजकता फैली हुई थी। उस 
बवंत वहा वह कैसे शान्ति स्थापित करने मे सफल हुआ, इसे हम बतला चुके है । ८७४ ई० के 
आरम्भ मे हुसेन ताहिर-पुत्र ने स्वारेज्म से बुखारा पर चढ़ाई की। पाच दिन के संघर्ष के बाद 
नागरिको ने कुछ शर्तों पर आत्मसमर्पण किया। हुसेन ने उन्हे तोड दिया, जिसपर फिर विद्रोह 
हुआ। हुप्तैन डर के मारे किले मे बन्द हो गया और रात के वक्‍त नगर से वसूल किये हुये दिरहमो 


-शाातानारषजहदओपफिशकाक पक तरह, 





शुपप्रात&/8॥ 0097 ४0 06 १०४४० फरए2४०7 (४ 32700) 97 49 
नुप्रफ्रड॥ . ७० 435, 36, स्र&॥7६ ० ४४७ 9. 74 


इस्माईल |] सामानी ३६३ 


को लिये बिना ही भाग गया। इस जमा किये हुये धन को विद्रोहियो ने आपस मे बाट लिया। 
कहावत थी, बूखारा के बहुत से परिवार उसी रात की कमाई से धनी बन गये। बुखारा में 
फिर भी शान्ति स्थापित नही हुई। छोगो ने अबूहब्स-पुत्र फकीर अब्दुल्ला की सलाह से नस्र 
अहमद-पुत्र से सहायता मागी । उसकी सहायता से इस्माईल ते आकर अमीर हुसैन मुहम्मद-पुत्र 
ख्वरेजम के उपद्रव को शान्‍्त किया । इस्माईल अब बूखारा का अमीर (शासक) बना और हुरसेन 
मुहम्मद-पुत्र उसका सहायक । २५ जून ८७४ शुक्रवार को बुखारा में याकूब लैस-पुत्र की जगह 
नस्र अहमद-पुत्र के नाम से खुतबा पढा गया। चद ही दिनो बाद इस्माईल ने बुखारा में 
दाखिल हो हार्ते भग कर खारिजी नेता हुसेन को कद कर लिया--खारिजी एक असनातनी 
मृसलिम धारमिक सप्रदाय था। इस्माईल के और भी दुश्मन थे, खारिजी तो थे ही। उसकी 
सफलता के कारण उसका भाई नसत्र भी सदेह करने लगा । हुसैन ताहिरपुत्र भी षड़यत्र कर रहा 
था, बुखारा के कुछ धनी मानी तथा गुडे भी बिगडे हुए थे । किसानो का जिस तरह शोषण हो 
रहा था, उसके कारण बहुत से किसान डाकू बनने के लिय मजबूर हो गये और केवल पैकन्द 
और रामातान के बीच उनकी सख्या चार हजार थी, किन्तु जमीन के मालिक और उच्चवर्ग 
इस्माईल के साथ था, जिन्ही के बलपर इस्माईल ने शान्तिव्यवस्था स्थापित की। सबसे अधिक 
प्रभावशाली बुखारा-खुदात अबू-मुहम्मद और धनी सेठ अबू-हाशिम यस्सारी थे। इन्हे इस्माईल 
ने अपनी ओर से दृत बनाकर समरकन्द भेजा और चुपके से अपने भाई नस्र को लिख दिया, 
कि इन्हे जेल में डाल दे। पीछे छुडवा मगाकर उनपर अपनी कृपा प्रकट करते रुपया पैसा दे 
अपनी ओर करके भाई के खिलाफ कर दिया । इस्माईल ने खतरा पैदा करा दिया था, इसलिये, 
जैसा कि पहिले कहा, ८८८ ई० में भाई को उससे लडने के लिये मजबूर होना पडा । पैकन्द 
के नगर वासियों ने अमीर नसत्र का स्वागत किया । 

नसत्र के मरने पर उसका अनुज इस्माईल अन्‍्तर्वेंद और ख्वारेज्म का स्वामी बना, किन्तु 
वह राजवानी को बुतारा से हटाकर समरकन्द नही ले गया। अब्बासी खलीफा अब नाममात्र 
के खलीफा थे। उनका काम था भेट और तोहफे लेकर पदविया और दर्जे प्रदात करना । खलीफा 
मोतजिद (८९२-९०२) ने इस्माईल के लिये नियूक्ति-पत्र भेजा। इस्माईल अपने को कट्टर 
मुसलमान साबित करना चाहता था, इसलिये वह उत्तर के काफिरो के खिलाफ धर्मयुद्ध (गजा) 
छेडकर गाजी बने बिना कैसे रह सकता था ? उसने सिर-दरिया के उत्तर ताराज (औलिया- 
आता से प्राय ३० मील दक्षिण ) पर आक्रमण किया। वहा के तुर्के बौद्धो और ईसाइयो ने काफी 
मुकाबिला किया, किन्तु भीतर फूट के कारण तु्के इस्माईल की सेना का मुकाबिला नहीं कर 
सके। शासक और देहकानो (ग्रामपतियो) ने इस्लाम स्वीकार किया। ताराज़ नगर के फाटक 
के खुलते ही इस्माईल भीतर घुसकर तुरन्त प्रधान गिरजे में पहुचा और उसे मस्जिद बना 
खलीफा के नाम से वहा नमाज अदा की। लूट की अपार सपत्ति के साथ वह बुखारा लौटा । 
यह कह जाये हे, कि सफफारी अमीर अम्ल लेस-पुत्र की आखे अन्‍्तर्वेद पर गडी थी । ९०० (२८८ 
हिं०) में इस्माईल ने अम्नू के खिलाफ अभियान कर वक्ष्‌ पार हो बलख को घेर लिया । नगर के 
साथ-साथ अम्रू भी उसके हाथ में आया। अम्नू को इस्माईल ने खलीफा के पास बगदाद भेज 
दिया । खुश होकर खलीफा ने इस्माईल सामानी को खुरासान, तुकिस्तान, अन्‍्तर्वेद, सिन्ध्र-हिन्द 
क्लौर जुरजान का वल्ली (क्षत्रप) बना दिया। इस्माईल का शासन अपने शासित लेशी के लि 


३६४ मध्यए्सिया का इतिहास (१) [ ८।११३ 


बड़ा ही शान्तिपूर्ण था। सिन्ध प्राय दो सदियों पहिले मुसलमानों के हाथ में चला गया था, 
इस्माईल अब उसका (भारत के एक भाग का ) भी स्वार्स। था उसका शासन अच्छा था । उसने 
हर नगर के पुथक पृथक अमीर (शासक ) नियुक्त किये थे। इस शान्ति से लाभ उठा उसने 
गाजी का कतंव्य पालन करते उत्तर के काफिर तुर्कों पर आक्रमण करना जारी रखा। अपने 
अन्तिम अभियान में वह हजरत तुकिस्तान नगर पर चढ दौडा और तुकों को हराकर उनको वहा 
से खदेड दिया तथा लूट की अपार सपत्ति के साथ बह बुखारा लौटा । उसके शासन के अन्तिम 
चार सालो में बुखारा नगर शान्तिपूर्ण ही' नही बल्कि बहुत ही वैभवशाली था। नग्र र की सपत्ति 
को बढ़ाने तथा उसे अनेक इमारतों से अलक्ृत करने में इस्माईल का बडा हाथ था। यद्यपि बुखारा 
ने इससे पहिले ही एक मुसलिम-केन्द्र का रूप ले लिया था, लेकिन बुखारा को बुखारा-शरीफ 
बनाकर उसे इस्लामिक सस्क्ृति और विद्या का महान्‌ केन्द्र बनाना बहुत कुछ इस्माईल का काम 
था। अब भी इस्माईल की बनवाई कुछ इमारते वहा मौजूद हे। बुखारा ने पूरबका बगदाद 
वन' अनेक हाताब्दियों के लिये मध्यएसिया ही नही सारे पूर्वी इस्लामिक जगत की काशी का 
रूप लिया । बडे से बडे धर्मंशास्त्री, कवि और दाशनिक यहा पैदा हुए। यहा के इतिहासकारो ने 
अपने और अपने से पहिले के इतिहास पर सूदर ग्रथ लिखे । बुखारा उस समय एक ऐसे राज्य की 
राजधानी थी, जिसमे मेवे, नेशापोर, रे (तेहरान ), आमूल, हिरात, बलख और मुल्तान जैसे महान्‌ 
तगर थे। इस्माईल ९०७ ई० में मरा । उसके बाद उसका पुत्र अहमद गद्दी पर बैठा। 


३. अहमद इस्माईल-पुत्र (९०७-९१४ ई०) 


अहमद को अपने बाप का समृद्ध और सुशासित राज्य मिला, लेकिन इसी समय ईरान 
के पश्चिमी भाग पर देलमी वश का शासन स्थापित हुआ, जो धीरे घीरे सारे ईरान पर अधिकार 
करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण सामानियों के पर्चिमी। प्रदेशों को खतरा पैदा 
हो गया । सामानी राज्य में उस समय मत्रियों का अधिक जोर था,जिनमे अधिकाश तुर्क थे, 
सेना के अधिकारियों मे भी वही अधिक थे। अहमद ने अपने को अधिक पक्का मुसलमान साबित 
करने के लिये बीच' में लोक-भाषा (प।रसी )-जो'राजभाषा बन गई थी, को हटाकर फिर अरबी 
को राजभाषा बना दिया। उसके सात वर्ष के शासन में सामानी वह का प्रभुत्व बढने की जगह 
घटता ही गया और वह अपने आस-पास के लोगो में भी इतना अप्रिय हो गया, कि २३ जन- 
वरी ९१४ ई०को अपने ही गुलामो ने उसे मार डारा। इसके समय में सबसे बडा इस्कामिक 
धर्मशास्त्री (फकीह) अब्दुल्ला बुखारी ८०९-९१६ ई० में मौजूद था, जिसकी हदीस जामे-अस्‌- 
सहीह (सही बुखारी ) आज भी मुसलमानों में बहुत प्रामाणिक मानी' जाती है। इपमे अब्दुल्ला 
ने १६ साल के घोर परिश्रम के बाद पैगम्बर (मुहम्मद)के वचनो और आचारो को ६ लाख 
परम्पराओ द्वारा सगृहीत किया । फारसी का प्रथम और महान्‌ कवि अबुलूहसन रूदकी इसी 
समय हुआ था, जिसकी सरस कविताएं आज भी मौजूद हे। इस्लामिक जगत के महान्‌ 
दाशेनिक फाराबी का भी यही काल है। 


फारावी' (८७०-९५० ई०)--बगदादी काल में विदेशी भाषाओं से बहुत से दर्शन 


! २७७७-७७ &७छछ छल अकाएकऋथ2:७ किम 


'दृशुनदिग्दशंन (राहुल साकृत्यायन) पृ० ११३-१२४ 


अहमद ] सामानी ३६५ 


ग्रथ अरबी' भाषा में अनुवादित हुए, यह हम कह आये हें। अब इस्लामिक जगत ने स्वय- 
दाशेनिक पैदा करने शुरू किये। फाराबी उनमे प्रधान था। किन्‍्दी बगदादी केन्‍्द्र' का स्वतत्र 
दाशनिक था, तो फाराबी और बू-अली सेना सामानी काल की देन है। फाराबी का असली नाम 
था अबू-तख्र म्‌हम्मद-पुत्र त्ेन-पुत्र उजलक-पुत्र अल्फाराबी (फाराबनिवासी ) । फाराबी का 
जन्म फाराब जिले के वासिज नामक स्थान में हुआ था। वासिज मे एक छोटा सा किला 
था, जिसका किलेदार अबूनस्न का बाप मुहम्मद था। बाप, दादो के नाम से मालम होता है, 
कि फाराबी तु्क था। यह कहने की अवश्यकता नही, कि अभी अरबो तथा सामानियो के पूरा 
प्रयत्न करने पर भी सारा मध्यएसिया मुसकूमान नहीं हुआ था। बौद्ध, मानी या नेस्तोरी 
विचारों का भी वहा प्रभाव था। १५० वर्षो से इस्लाम मध्यएसिया पर पूर्ण विजय 
प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर-दरिया से थोड़े ही दूर पर अवस्थित ताराज 
इस्माईल के विजय के पहिले इस्लाम से अछूता था। फाराबी के स्वतत्र विचार उसकी 
जन्मभूमि के वातावरण में मौजूद थे। सभवत फाराबी की शिक्षा अपनी' जन्मभूमि के बूखारा 
या समरकनन्‍्द जैसे नगरो में हुई थी। उसने अपनी शिक्षा को तब तक समाप्त नही समझा, 
जब तक कि बगदाद के एक ईसाई विद्वान्‌ योहन हैलान-पुत्र के चरणों मे नही बैठा । फाराबी' 
ने दर्शन के अतिरिक्त साहित्य, गणित, ज्योतिष और वेद्यक का भी अध्ययन किया था। 

दर्शन पर॒ तो उसने अपनी कलम चलाई ही, सगीत पर भी उसने एक पुस्तक 
लिखी । कहा जाता है, फाराबी सत्तर भाषाओं का पडित था। तुर्की तो उसकी मातृ- 
भाषा ही थी। फारसी उसकी जन्मभूमि की भाषा थी। अरबी इस्लाम की जबान ठहरी । इनके 
अतिरिक्त सुरियानी, इब्नानी, यूनानी आदि भाषाओं से भी उसे काम पडा था। शिक्षा समाप्त 
करने के बाद भी फाराबी बहुत समय तक बगदाद में रहा। उसके बाद वह हलब (अलप्पो) के 
सामन्त सैफुद्दौला के विशेष प्रेम से वहा रहने छगा। फाराबी की रहन-सहन बौद्ध भिक्षुओ की 
सी थी। वह शान्‍्त और एकान्त जीवन को बहुत पसन्द करता था। अब इस्लाम मे सूफी 
अपने योग-दर्शन-प्रेम और स्वतत्र-विचारों के लिये मशहूर होने लगे थे। फाराबी सूफियो की 
पोशाक में रहता । उसपर यूनानी सोफिस्तो और बौद्ध भिक्षुओं के जीवन का बहुत अधिक 
प्रभाव था। दमिश्क गया था, वही ८० सार की उम्र में दिसम्बर ९५० ई० 
में उसका देहान्त हुआ। हलब के सामन्‍्त सेफुदौला ने सूफी पोशाक पहनकर फाराबी 
की कब्र पर फातिहा पढा। फाराबी और बू-अलछी' सेना जैसे विचारक किसी भी देश 
के गौरव हे । जन्मभूमि (अन्तवेंद) ने उनके जीवन में उनका उतना सम्मान नही किया, किन्तु 
सोवियत उजवेकिस्तान और ताजकिस्तान अपने इन महान रत्नो की अब कदर कर रहे है । 
उनके ग्रथो की खोज हो रही है, उन पर विद्वान्‌ डाक्टर-उपाधि के लिये निबध लिख रहे है। 
उनकी ग्रन्थावलिया छप रही है । कवि उनकी गौरव-गाथाओ पर काव्य लिख रहे हे । 

यह हमे मालूम है, कि यूरोप ने यूनान के महान्‌ दाशनिको--सुकरात, प्लातोन, अरस्ता 
तिल--के साथ सबंध स्थापित करने और प्रेरणा लेने मे अरबी विद्वानों के उपकार को मुक्त 
कठ से स्वीकार किया है। यदि अरब अनुवादको और विचारको ने अपनी कलूम न उठाई होती, 
तो शायद हम यूनान के गभीर दर्शन को आज पा भी नही सकते। यूरोप के पुनर्जागरण में यूनान 
के प्राचीन दाशनिको का बहुत बडा हाथ है। फाराबी अरस्तू के ग्रथो का महान भाष्यकार 


३६६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८।१॥६ 


है । उसके भाष्य और ग्रथ इतने महत्वपूर्ण समझे गये, कि विद्वानों ने उसे द्वितीय अरस्तातिल 
और “द्वितीय आचाये” (हकीम सानी) का नाम दिया। अरस्तू को पुनरुज्जीवित करने मे 
फाराबी की सेवायें अमूल्य है। फाराबी ने अपनी खोजो से अरस्तू के प्रथो की जो सख्या और 
क्रम निदिचत किया था, उसे आज भी वैसे ही माना जाता है--ऊराबी ने अरस्तू के नाम 
पर कुछ दूसरी पुस्तक भी शामिल कर दी। उसने अरस्तू के त्कज्ञास्त्र के ८, विज्ञान के ८, 
अतिभौतिक, आचार, राजनीति आदि विषयो पर भाष्य और ग्रथ लिखे है । दूसरे विपयो की' 
ओर भी उराकी रुचि थी, किन्तु फराबी ने अपना ध्यान तकेशास्त्र, अतिभौतिक श्ञास्त्र और 
भौतिक शास्त्र पर अधिक दिया। 


४. नस्र' (]) अहमद-पुत्र (२१४-४२ ई०) 


नमत्र के समय पश्चिम में सामानियों के प्रतिद्वन्द्ी देलमी (बुवायही) थे। दोनों ईरानी 
वशों का परस्पर बंबाहिक संत्रध भी था। दोनों वश्चो की तुलनात्मक वशावल्ति निम्न 
प्रकार है--- 


सामात्ी वुवायही 
४ नम्र ९ १४-४२ १ अली बुवायही-पुत्र “९३२ 
५ नूह 7 ९४३-५४ २ अहमद मुईउद्दौला ९३२- ६७ 
६ अब्दुल-बलिक ।ं ९६५४-६१ 
७ नत्र 77 ९६१ 
८ मसूर 7 ९६१-७६ रे आजादुदौला (हकनु० १) ९६७- 
९ नृह 7 १९७६-९७ 
१० मसूर ९९७७-९९ ४ मज्दुहौला 


५ नह ॥ नस्त्र ता-पुत्र (२४३ ५४ ई०) 
नृह के शासन-काल की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है। 
६ अब्दुलमलिक नूह-पुत्र (२१५४-६१) 


अब्दुल-मलिक के समय की एक घटना स्मरणीय है। सामानियों के सैनिक और 
असेनिक बड़े-बडे पदो पर तु्कों की काफी सख्या थी। इन्ही मे एक तुको अल्प-तगिन 
(सिह कुमार) प्रतिहारो का अफसर था । दिसम्बर ९५६ ई० में इसने एक विशिष्ट सामानी 
अधिकारी बकर मलिक-पुत्र को राजद्वार पर मार डाला | सदेह किया जाता है, कि इस 
हत्या मे अमीर (अब्दुल मलिक ) की भी सम्मति थी। बकर का उत्तराधिकारी अल्पतगरिन 
का पहिलेका सहायक-पसेनापति अब्दुल हसन महमूद इबराहीम-पुत्र सिमजूरी था। उसने 
९२७ ई० में दरबार में घोषणा-पत्र और झडे को पहुचाया। अल्पतगिन ने खुरासान के अबू 
मन्सूर अब्दुल्रज्जाक-पुत्र को शासक के तौर पर तूसमे रख छोडा था। सामानी दरबार ने अवू 





फ्रल्थ ४० एथ4, च्रुदी अत्देला नुमिज्मातिकी, लेनिनग्राद १९४५, पू ० ८८-८९ 


नह; | सांमानी ३६७ 


मन्सूर को प्रोत्साहित करते हुए अल्पतगिन का स्थान दे दिया । इस पर अल्पतगिन गज़ना (गजनी) 
की ओर चला गया, जहा ९६२ ई० में उसने गजनवी' राजवश की स्थापना की । अल्पतगिन 
९६३ ई० में मरा | उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पूृत्र इसहाक हुआ, जिसे गजना के 
पुराने राजा ने ९६४ ई० में हरा दिया। जिस पर सामानी (मन्सूर 7) मदद से वह ९६५ 
ई० में फिर गजनी लौट सका। इस्माईलके वक्‍त में अब भी सिर-दरिया के उत्तर काफिर तुर्को 
की भूमि थी । धर्म-युद्धों मे एक काफिर तुर्के सुबक तगिन बन्दी बनाया गया। नेशापोर (खुरासान ) 
मे किसी दास-वरणिक से उसे सेनापति अल्पतगिन ने खरीद लिया। सुबुक तगिन के गुणो को 
उसके मालिक ने पहिचाना लिया, और उसको आगे बढने का मौका मिला। जब अल्प-तगिन 
सामानियों से नाराज़ होकर गजना चला गया, तो सुबुक तगिन भी उसके साथ था। सुबुक तगिन' 
ने अल्प तगिन और उसके पुत्र की बडी सहायता की और अन्तिम उत्तराधिकारीने सुबुकतगिन 
के लिये अपना सिंहासन छोड दिया। इस प्रकार २० अप्रैल ९५७ ई० को सुबुक तगिन सिहासन 
पर बेठा। उसके बाद उसने अफगानिस्तान ओर भारत के विजयो से बडी ख्याति प्राप्त 
की और अन्त में सामानी वश के उच्छेद मे उसने और उसके पुत्र महमूद गजनवी ने खास तौर से 
भाग लिया । 


८ मन्सूर ! नूह-पुत्र (९६१-७६ इई०) 

अब्दुल मलिक के बाद उसका पृत्र नख्न ॥77 थोड़े ही दिनो तक शासन कर सका। फिर 
अव्दुलमलिक का भाई मसूर । सामानी शासक हुआ। इसने देलमी राजा रुकनुद्दौछा (९६४-७५) 
की अपोती तथा जादुदौला की लडकी से ९७१ ई० में शादी की। अल्प तगिन ने मसूर को 
अमीर मानने से इन्कार कर दिया। उस समय वह खुरासान (नेशापोर) का राज्यपाल था। 
झगडे का फैसला हथियार से ही हो सकता था। बलख के युद्ध में अल्प तगिन असफल हो गजना- 
की ओर चला गया और वहा अपने को मजबूत करके मसूर के आक्रमणों का उसने जवाब दिया । 
अल्प-तगिन और मसूर की मृत्यु एक ही' साल हुई। 


९: नूह 7 मन्सूर-पुत्र (९७६-९७ $०) 


नृह के गद्दी पर बेठने के समय गजना में सुबुकतगिन ने अपना शासन अभी' स्थापित नही 
किया था, वह अल्प तगिन के उत्तराधिकारी का समर्थक था। उसने वक्षु पार कर 
सामानियों के राज्यपर आक्रमण किया। किश के पास नूह से भेट हुई। सुबुक तगिन सामानियों 
से स्वतत्र नही होना चाहता था, उसने राजभक्ति की शपथ ली । उसकी पहिले की' सेवाओं 
के लिये तया ख्व्रारेज्मियों से मनमुटाव होने के कारण नूह ने नसा और अबीवर्द सुबुकत-गिन को 
देने के लिये कहा। यह दोनो प्रदेश अबूअली के थे। उस ने नसा दे दिया, लेकिन अबीबद्द से 
इन्कार किया, इसके कारण दोनो ख्वारेज्मियो (अबू-अब्दुल्ला और गूरगजी अबूअली) में झगडा 
हो गया। इसके लिये नूह ने अबूजली पर ९९४ ई० में आक्रमण करके पूरी विजय प्राप्त 
की। सुत्रुक तगिन ने इसमे नूह की सहायता की, इसके लिये सामानी दरबार ने नासिरुद्दीनु- 
दौला”, की सुबुकतगिन को और उसके पुत्र अबूल्कासिम महमूद को सिफुदोला" 
(राज्य खड्ग) की पदवी प्रदान की। नृह ने अबूअली की जगह महमूद गजनवी को 


३६८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८ १९ 


खुरासान का राज्यपाल बनाकर नेशापोर भेजा। १९ सितम्बर ९९६ ई० में अबृअली को 
गूरगजी अमीर म।मूनने हराकर बन्दी' बनाया और अब अब्ूअली अब्दुल्ला की जगह माभून स्वय 
ढवारेज्मशाह बन गया। अमीर महमूद ने काराखानी फायक को पकडकर बन्‍्दीखाने में डाल 
उसके राज्य को है लिया। बूखारा सरकार और अबू अछी में उस समय झगड़ा 
छिडा हुआ था, मामून ने बीच में पडकर समझौता कर दिया। 

अब दक्षिण में सामानियों के सामन्‍त गजनवी एक बडी दाक्ति के रूप में खडे हो रहे थे । 
इपी समथ उत्तर के घुमस्तु कराखानियों ने भी हमछा कर दिया । ९९६ ई०में कराखानियो के 
जबर्दस्त हमलेके कारण नूह के हाथ में अब अन्तर्वेद का एक छोटा सा भाग रह गया, इसलिये 
बह अकेला दृश्मनों का सामना नही कर सकता था। उसके बुलाने पर सुबुक तगिन एक बडी 
सेनासे साथ आया, जिसके साथ गूजगान और खुत्तलके बडे अमीर भी थे । सुबकतगिनने नह 
को किश (शहरसब्ज ) में आकर मिलने के लिये कहा, लेकिन वजीर अब्दुल्ला उज्ञर-पुत्र ने इसमें 
हतक होने की बात कहकर नूह से इन्कार करा दिया। सुबुकतगिन ने नृह की गोशमाली के लिये 
अपने दोनो बेटों महमूद और बृगराचक को २० हजार सेना देकर बुखारा भेजा । नृह का दिमाग 
ठडा हुआ और उसने सुबुकतगिन की सारी बाते मान लछी। अब्बूल्ला को पदच्युत कर उसे 
सुबुक तशिन के हाथ दे दिया | सुबुक तगिनने अपने आदमी अबूनसत्र अहमद मुहम्मद 
पुत्र अबूजेद-पुत्रकी सामानी वजीर बनाया। मागने पर नह ने अबूअली, और उसके हाजिव 
तथा वजी रकों सुबुकतगिन के हाथ में दे दिया, जिन्हें उसने गर्देज के किले मे कंद कर दिया। 
इसके बाद सुबुकतगिन ने कराखानियो से छडाई न कर समझौता कर कतवान की महभूमि 
को साधानी और कराखानी सीमा मान ली, जिससे सारी सिर-उपत्यका कराखानियो 
के हाथ में रही और जैसा कि पहिले बतल्‍हाया, उनकी बात मानकर फायक की समरकन्‍्द का 
गनवेर नियुक्त किया गया। वलक्षु के दक्षिण का स्वामी अब सुबुकतगिन था, खुरासान 
भी सामातियों के हाथ से निकल गया था। २३ जुछाई ९९७ ६० को नूह शा की मृत्यु हुई । 


बू-अछी सीना ( ९८०-१०३७ दै० ) 


यद्यपि बू-अली सीना का दाशेनिक जीवन कुछ समय बाद शुरू होता है, किस्तु 
इंध्छामी जगत के इस' महान्‌ दाशनिक के निर्माण में सामानी गासत का काफी हाथ 
हैं। बूअली सीना के बारे में हम कह सकते है, कि उसके रूप में इस्लामिक दर्शन उन्नति 
की पराकाष्ठा पर पहुचा । बू-अली सीना, दार्शनिक मसकविया (मूं० १०३० ई०) 
महाऊकवि' फिरदौसी (९४०-१०२० ई०) और महान्‌ पंडित और पर्यटक अल्बेर हनी (९७३- 
१०४८ ६० )का समकालीन था। मसकवियास सीमा की भेट हुई थी और अल्बेरुनी से उसका 
पत्र-व्यवहार हुआ था। इंस का पूरा वाम अबू-अली अछू-हुसैेन यदत्‌ अब्दुल्ला इब्न सीना 
था। इसका जन्म ९८० ई० में बुखारा के पास अफशान में हुआ था। सीना के परिवार के लोग 
पीढियो से सरकारी कर्मचारी होते आये थे । उसने प्राथमिक शिक्षा घर पर पाई । देशभाई फाराबी' 
पहिले दाशेनिक हो चुका था । दोनो की जन्मभूमिया आधुनिक उज्बेक सोवियत प्रजातत्र में थी । 
सीना के परिवार मे स्व॒तत्र विचारों का वातावरण था। उतने स्वय लिखा है कि मेरे बचपन में 
मेरे बाप और चचा यूनानी तफ्स (विज्ञान) के सिद्धान्त पर खारिजियो (वातनियों) के मत से 


नूइट ॥] सांसानी ३६९ 


बहस किया करते थे | खारजियो का बुखारा मे कितना जोर था ओर इस्माईल सामानी को उसके 
दबाने मे कितनी' मुश्किल पडी थी, इसे हम बतला चुके है । प्राथमिक शिक्षा समाप्त कर बू-अली 
सीना बुलारा मे पढते आया। वहा उसने दर्शन और वेद्यक का विशेष तौर से अध्ययन किया। 
अभी वह १७ वर्ष का तरुण था, इप्ती समय उसने नह 7! (मसूर-पुत्र) की चिकित्सा करके 
रोग-मुकत किया । इस सफलता से उसे सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ, कि नूह के पुस्तकालय का 
दरवाजा उसके लिये खुल गया। पुस्तकालय को देखकर सीना के मन में क्या भाव पैदा हुये यहं 
उसके निम्न वचन से मालूम होता है--- में एक इमारत में घुसा, जिसमे बहुत से कमरे थे । हरेक 
कमरे में पाती से पुस्तके एक के ऊपर एक रखी हुई थी। एक कमरे मे अरबी किताबे, और 
काव्य ग्रथ थ, दूसरे कमरे में कानून (फिका ) की पुस्तके थी, इत्यादि । हरेक कमरे में एक-एक 
विज्ञान से सबंध रखनेवाली पुस्तके थी। मेने पुराने ग्रथकारों की पुस्तको की एक सूची पढी और 
अपनी अपेक्षित पुस्तक मागी। मेने वहा ऐसी पुस्तके देखी, जिनका नाम भी बहुत से लोगो 
को मालम नही था। पुस्तको का ऐसा सग्रह उससे पहिले ओर बाद में मेने कभी नही देखा। 
मेने उन्हें पढकर फायदा उठाया और प्रत्येक ग्रथकार और उसके विज्ञान के सापेक्ष महत्व को 
समझा। पीछे यह अफवाह फेल।ई गईं कि पुस्तको को पढ़कर सीनाने आग लूगादी, जिसमे कि वह 
ज्ञान दूसरे केपासन जाये। लेकिन यह विश्वास करनेकी बात नही है। सीना इतना हृदय-हीन नही 
हो सकता था,ओर न सामानी' अमीर नृह इसकी इजाजत दे सकता था। शताब्दियोंसे मध्यएसिया 
की पुस्तके जहा-तहा बिखरती' तथा नप्ट होती' रही । १९१७ की बोलशेविक ऋन्‍्तिसे पहले 
कुछ छोटे-मोट सम्रह जहा-तहा थे। ताशकन्दर्क पुस्तकालय में ५०० हस्तलिखित ग्रन्थ थे । 
आज वहा ५० हजार से ऊपर हस्तलिखित ग्रन्थ सगृहीत होगये है, जिनके सूचीपत्रोको कई जिल्दो 
में छापा गया है और वहा के बहुमूल्य हस्तलेखोको प्रकाशित करने का काम भी' शुरू हो गया है । 

सीनाका तरुणाईका सरक्षक नृह (77) २३ जुलाई ९९७ ई० को मर गया। सामानी 
राज्य क्षीण होते होते कुछ ही' समय बाद बुखारा भी कराखानियोके हाथमे चका गया। इन 
बुमन्तू तुकोंके शासनमे सीनाकों क्या प्रोत्साहन मिल सकता था ? सीनाका रवभाव ऐसा था, 
कि वह दरबारी नहीं हो सकता था। उसने अपने उजडे हुए दयारको छोड भिन्न-भिन्न 
दरबारोकी खाक छाननी शुरू की। कही वह छोटठा-मोटा अफसर बनाया जाता, कही अध्या- 
पक और कही लेखक। अन्तम' जगह-जगह भटकते वह पश्चिमी ईरानम हमदानके शासक 
गम्शुद्दौलाका वजीर बना। शम्शुदौलाके मरनेके' बाद उसके पुत्रनें सीनाकों कुछ महीनोके 
लिये जेलमे डाल दिया । जेलसे छटनेके बाद अस्फहानके शासक अलाउद्दोलाके दरबारमे पहुचा । 
अलाउद्दौलाने जब हमदानकों जीत लिया, तो अबू-सीना फिर वहा छौट गया। यही ५७ वर्षकी 
उम्रमे १०३७ ई० में सीनाका देहान्त हुआ। हमदानमे आज भी उसकी समाधि मौजूद है। 
यह स्मरण रखनेकी बात है, कि हमदान इखबतनके नामसे प्रथम ईरानी' राजवश (मद्रवश ) की 
प्रथम राजधानी रहा। सीनाने यूनानी दर्शनपर भाष्य और विवरण नही लिखे। उसका कहना 
था--भाष्य और विवरण तो ढेरके ढेर मौजूद हे। उनपर विचार कर स्वतत्र निश्चय पर पहुचनेकी 
अवश्यकता है। उसने अपने निश्चयोकों अपनी पुस्तकों शफा” ( चिकित्सा),  इशारात” 
(सकेत) और “नजात” (मुक्ति) में लिखा। १७ वर्षसे ५७ वर्षकी उमर तकके ४० वर्षोकी 
एक एक घडीका उससे पूरा उपयोग किया। दिनमे सरकारी काम करता या विद्याथियोको 


३७० मध्यएसिया का इतिहास (१) [८।१।१० 


पढाता, शामको मित्र-गोप्ठी या प्रमाभिनयमे बिताता, किन्तु रातको निद्रा न आने देनेके लिये 
सामने मदिराका प्याला रख हाथर्म कलम' के सारी रात लिखनेम बिता देता। सीताका पद्च- 
रचना पर इतना अधिकार था, कि उसने साइस, वैद्यक और तकंकी पुस्तकोको भी पद्मर्म लिखा 
है। फारसी और अरबी दोनो भाषाओका वह लेखक था । जेरूम' उसने कविताये लिखी । उसकी 
कविताओं और सूफी निवन्धोर्म प्रसाद-गृण बहुत पाया जाता । ' 


१० मंसूर 7। नृह !7-पुत्र (नवबबर ९९७-९९८ ई०) 


दूसका पूरा नाम अबुल-हारिस मस्र था। शासनकी सारी शक्ति वजीर अबुल- 
मुजफ्फर मुहम्मद इब्राही म-पुत्र वरगशीके हाथम थी। वरगशीके बाद फायकका बहुत प्रभाव 
था। अबू-अछी और उसके अनुयाधियोंको नू हने सुनुकतगिनकों दे डाला था, जिसने उन्हे मरवा 
डाला। वक्षीर अब्दुल्ला किसी तरह बन्दीखानेसे निकलकर अन्‍्तर्वद पहुचा। उसके स्थानापन्न 
अबू-मुहम्भद ह॒सैन-पुत्र इस्फजाबी--जों कि वहाके शासक-बशका था--ने विद्रोह कर कराखानी 
शासक इलिक नस खा को मददके लिये बुलाया | इलिकका पिता बोगरा खान हारून पहिले ही 
अत्तर्वैद-विजयके लिये आकर मई ९९२ ई० में बुखारामे दाखिल हुआ था। सामानी सेनापति 
फायकते मुकाबिला करनेकी जगह उसका स्वागत किया। अबकी फिर विद्रोहियोके बुलानेपर 
इलिक नस्र समरकन्द आया। उसने दोनों प्रधान विद्रोहियोकों गिरफ्तार करनेका हुक्म दिया । 
फायकको अपने शिविरमे ले जाकर उसने बडा स्वागत किया और तीन हजार सवारोके साथ उसे 
बुखारा भेज दिया। ममूर राजधानी छोड आमूल (चारजूय) भाग गया। लेकिन फायकने 
अपनेको सामानी सैबक घोषित करते हुए बुखारापर अधिकार कर मसूरको लौदनके लिये 
राजी किया। अब एक दूसरे हाजिब (राज-अफसर ) बेग तुजुनकों खुरासानका सेनापति बनाकर 
भेजा गया। सुबूक तगिन की मृत्यु (९१९७ ई० ) पर महमूदकी खुरासान खाली कर देना पद था, 
क्योकि उसका छोटा भाई इस्माईहू बडे भाईके लिये स्थान खाली नही करना चाहता था। 

मन्‍्सूर सामानीने फायक और बेग तुजुनके झगडेको मिटानेके लिये समझौता कराना 
चाहा, छेकिन फायकने चुपचाप कोहिस्तान' (वर्तमान ताजकिस्तान) के शासक अबुल-कासिम 
सिमजूरी को खुरासानके सेनापति वेग तुजुनपर आक्रमण करनेके लिये कहा। मार्च ९९८ ई० में 
विजयी हो बेग तुजुनने सिमजूरीसे समझौता कर लिया और जुलाई ९९८ ई० में अपने विरोधि- 
यौको हराते हुए बुखारा पहुच गया। इसके बाद फायक और वजीर बरगशीम झगडा हो गया । 
बरगशीने अमीर मन्सूरकी शरण ली। मन्सूरने सुरह करानी चाही, लेकित फायक अपने प्रति 
दन्द्दी! बरगशीको समर्पण करनेके लिये कह रहा था। इस कहा-सुनीमे उसने अमीर मसूरको 
भी अपमानित किया। झगडा और न बढे, इसके लिये बुखाराके शेख बीचमें पडे । बरगशीकी 
पदच्युतकर बूजूगानमे निर्वासित कर दिया गया। सामानी दरबारकी लिये सबसे कठिन समस्या 
थी, बैग तुजुन और महमूद गजनवीका झगडा। महमूद अपने भाईको हराकर गजनाका स्वामी 
बन चुका था। खुरासनकी क्षत्रपी वेग तुजुन॒को दी जा चुकी थी, जिसका दावा महमूद छोडनेके 
लिये तैयार तही था। बलख-तैरमिज-चिरागकी क्षत्रपी देकर महमूदको राजी करनेंके लिये अमीर 





सीनाके दार्शनिक विचारोके लिये देखो “दर्शनदिग्द्शन” पृष्ठ १३४-१४७ 


मुन्तसिर | सामानी ३७१ 


मन्सू रने बहुत कोशिश की, लेकिन महमूद सारे खुरासानकों मागता था। उसने वेग तुजूनपर 
आक्रमणकर उसे नेशापोर छोडनेके लिये मजबूर किया । फायक और वेग तुजूनको सदेह हुआ, कि 
अमीर मन्सूर महमूद गजनवीसे मिल जाना चाहता है, इसलिये उन्होने १ फरवरी ९९९ की 
शामको मन्सूरको समरकन्द की गद्दीसे उतार कर, एक सप्ताह बाद उसे अधा करके बुखारा 
भेज दिया । 


११ अब्दुलमलिक नह 77-पुत्र (९९९ ३०) 


मनन्‍्सूरको हटाकर अबुलूफवारिस अब्दुल-मलिककों अमीर घोषित किया गया। दोनो 
विरोधियोके सामने महमूद गजनवीकी नहीं चली। उसने समझौता करके नेशापोरको बेग 
तुजूनको दे दिया और बलख तथा हिरातको अपने पास रखा। इस प्रकार आखिर उसने वही बात 
की, जिसे मन्सूर कराना चाहता था। अब महमूदके वही दो प्रतिद्वन्द्दी नही रह गये थे, बल्कि 
अबुल कासिम सिमजोरी भी उनके साथ मिल गया। महमूदकों खुश होनेका कोई कारण 
नही था, तो भी उसने मई ९९९ ई० में दो हजार दीनार खैरात किये। वेग तुजूनके साथ जो 
समझौता हुआ था, वह भी चदरोजा रहा। महमूदकी सेनाके पिछले भागको धोखेसे मार डाला 
गया, जिसपर लडाई शुरू हो गई। महमूदने सारी शक्ति लगाकर अपने विरोधियोको बहुत बुरी 
तरहमे हराथा और वह सारे खुरासानका मालिक हो गया। खलीफा कादिर (९९१-१०३१ 
ई०) ने महमूदके पास एक पत्र लिक्षा, जिसने साम।नियोकी हार का कारण उनका खलीफाको 
माननेसे इन्कार करना बतलाया । महमूदने खुरासान-सेनापतिका पद स्वय न ले अपने भाई नश्नको 
दे दिया। अमीर अब्दुल-मलिक और फायक बखारा भगे। वेग तुजूनने दुबारा कोशिश की, 
लेकिन असफल हो उसे भी बुखारा जाना पडा । उसी गरमीमे फायक मर गया । कराखानी खान 
इलिक नख्रने सामानी वशका खातमा कर दिया। अब्दुल्मलिक तथा दूसरे कितने ही सामानी 
राजकुमारोको पकडकर कराखानी उजगन्द ले गये । 


१२. मुन्तसिर सामानी (-१००९ इईं०) 


सामानियोके वशोच्छेदके समय उनके राजकुमारों में सधर्ष चल रहा था। बुखाराकों 
इलिक नख्नने बिना प्रतिरोधके दखल कर लिया। सामानी प्रतिरोधियोमे एक था मसूर वा 
(९९७-९९८) का भाई इस्माईरू, जो पकडकर उजगन्दमे बन्द किया गया था। उससे 
स्‍त्री भेस में भागनेमे सफलता पाई। ९९९ ई० में अब्दुलमलिक शा के उठाये विद्रोहकों 
कराखानियोने दबा दिया, किन्तु इस्माईल जल्दी हाथमें नहीं आया। 

पहिली झोकमे सोग्दी जनताने अपने सामानी शासकोका साथ छोड दिया था, लेकिन 
पीछे जान पडता है, कितनोने भूछ स्वीकार की, और इस्माईल अब मुन्तसिर (विजयी) 
उपाधि धारण कर बूखारा पहुच वहासे ख्वारेज्म गया। पिताके सिपाहियों द्वारा मारे 
जानेपर बने ख्वारेज्मशाह मामू-पुत्र अब्दुल-हसन अलीने मुन्तसिरको भीतर-भीतर मदद 
दी। मुन्तसिरने एक सेना सगठित करली जिसका सेनापति एक तुर्क हाजिब अरसलन यालू 
था। याहूने कराखानी गवर्नर जाफर तगिनको बुखारासे मार भगाया । बची-खुची सेना जाकर 
समरकन्‍्दके गवर्नर तिगिन खानसे मिली, लेकिन वहा भी वह डट न सकी और जरफशाँ के 


३७२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८१४१२ 


पुलके पास बुरी तरहसे हारकर उसे भागना पडा। यह खबर इलिक नख्रके पास पहुची, तो वह 
एक बडी सेना लेकर आया। मुन्तसिर तथा उसके सेनापति अरसलन यालूको आमूल होते हुए 
ईरानकी ओर भागना पडा। ख्रासान पर महमूद गजनवीके भाई नखका शासन था, जिसके 
साथ ठडाई हुई। मुन्तसिरको सफरृता नहीं मिली। उसने इसके लिये अपने सेनापति 
अरसलन यारूको दोषी ठहराया और उसे मरवा डाला। नस्र गजनवीने मुन्तसिरकी आखिरी 
सेनाकों भी खतम कर दिया | खुरामानसे निराश होकर मुन्तसिर १०३० ई० में अन्तर्वेदकी ओर 
लौटा और गूजो (तुकंमानो) से मदद ली। इतिहासकार गर्देजीके अनुसार गूज नेता पयग 
(यवगू ) ने इस्लाम स्वीकार किया। हमे मालूम है, यवगू” नाम नहीं, बत्कि करल॒को 
और दूसरे तुक घ॒मन्तुओम एक पुरानी राजोपाधि है, जो शकोमे भी पाई जाती थी। सभवत 
यवगू मुसलमान नही हुआ, बल्कि उसके सरदार सल्जुक-पुत्रने इस्लाम स्वीकार किया,जिसने कि 
पहिले भी काफिर कराखानियोके विरुद्ध सामानियोकी सहायता की थी । जहा भी लूटकी सभावना 
हो, वहा गूज या कोई भी लडाक्‌ घुमन्तू कैसे पीछे रह सकता है ? गूज बडी खुशीसे मुन्तसिरके झडेके 
नीचे इक हो गये । सुवास तगिनको उन्होने जरफशॉके तटपर हराया और खुद इलिक खानको 
१००३ ई० की गरमियोमे समरकन्दके पास बरी तौरसे हारता पडा । इलिक खानके १८ सेनापति 
बन्दी बनाये गये, जिन्हें गूजोने मृन्तसिरके हाथभे देनेसे इन्कार कर दिया। वह जानते थे, 
इनके लिये हमे भारी रकम मिलेगी। उधर मुन्तसिरको डर हुआ, कि गूज शायद दुश्मनसे बात- 
चीत चला रहे है, इसलिए उसने उनका साथ छोड दिया। १००३ ई० की दशरदमे वक्ष पर 
बरफ जमी हुई थी, उसी समय दरगानमे ३०० सो सवारो और ४०० सौ पैदल सैनिकोके साथ 
मुन्तसिर वक्षु पार हो आमूल पहुचा। १००४ ई० में उसने नसा और अवीवर्दकों लेनेका 
असफल प्रयत्न किया। वहाके निवासी नहीं चाहते थे, इसलिए ख्वारेज्मशाह अलीने उसे 
शरण नही दी । मुन्तसिर बाकी सेनाके साथ तीसरी बार अन्तर्वेदकी ओर छोटा। बुखाराके 
गवर्नरने उसे हरा दिया। तो भी नूरके किलेमे रह कर उसने दबूसियामे अवस्थित दुश्मनकी 
सेनापर आक्रमण किया। 

भाग्यने उसका साथ दिया। सोग्दियोका राष्ट्रीय आन्दोलन आरम्भ सा हो गया। 
सभी जगह सोग्दी अपने राजवशकी पुन स्थापनाके लिये सेनामे भरती हो गाजी (धर्मयोद्धा) 
बनते लगे। समरकन्दके गाजियोका नेता अलमदार-पुत्र तीन हजार गाज़ियोके साथ मुन्त- 
सिरसे आ मिला। नगरके सेठोने भी अपने तीन सौ दासोको मुन्तसिरके लिये हथियारबन्द 
करके दे दिया । गूज भी अछता-पछताकर उससे आ मिले। इस नई सेनाके साथ मृन्तसिरने 
बूरनामज़के पास मई-जून (शाबान) १००४ ई० में महाखानकी सेवाको हराया, लेकिन यह 
सफलता चिरस्थायी नही रही। कराखानियोकी शक्तिका स्रोत सुदूर उत्तरमे था, जिसे सुखाया 
तही जा सकता था। खान (सभवत इलिक खान) एक बडी सेनाके साथ छौटा और जीजक एवं 
खवासके बीच भूखी-मरुभूमिमे घोर छडाई हुई। बुरनामजरमम भारी हूटका मौका मिला था, 
उसके कारण सतुष्ट हो गूज़ अपने अपने डेरोमे छौट गये और युद्धमे भाग छेने नहीं आये। 
स्वय' मुन्तसिरका एक सेनापति हसन ताकपुत्र अपने पाच हजार आदमियोके साथ खानसे 
जा मिला। बेचारे मुन्तसिरको फिर खुरासानकी ओर भागना पडा । उत्तने अभी भी हिम्मत नही 
हारी, और सामानी सुरखत-पुत्रके बुलानेपर वह अन्त॒वेंद आया। सुरखत-पुत्र उन सामानी 


शासनव्यवस्था | सामानी ३७३ 


राजकुमा रोमेसे था, जो इलिक खानसे मिल गये थे। जब मुन्तसिर बुखारा की ओर बढ रहा था, 
उमी समय सैनिकोने उसका साथ छोड दिया। बेकार जान देनेकी जगह उन्होने इलिकके हाजिब 
(अफसर) सुझेमान ओर शफीकी अधीनता स्वीकार करना बेहतर समझा। बाकी सेनाको 
शत्रुओने घेर लिया और वक्ष (आमू दरिया) के सभी घाटोकों भी रोक दिया। तो भी मुन्तसिर 
अपने आठ अनुयायियोके साथ बच निकलनेमे सफल हुआ। उसके भाई और दूसरे अनुयायी 
पकड़कर उजगन्द पहुचाये गये । १००५ ई० के आरम्भमे मेवंके पास वसनेवाले एक अरब कबीलेके 
सरदारने धोखा देकर मग्तसिरकों मार ठाछा। इस प्रकार सामानी वशका उच्छेद हुआ। 


(१) सामानी शासनव्यवस्था-- 


अरबो के समय सासानियों की व्यवस्था के अनुसार मध्यग्सिया का शासन होता 
रहा। खलीफा सर्वतत्र स्वतत्र शासक था। वह केवल अल्ला के सामने ही जवाबदेह था। यही 
सिद्धात सामानी था दूसरे स्वतत्र शासकों (अमीरो) का भी था। बगदाद के अधीन मानते 
सामानियों ने कभी सुल्तान (स्वतत्र राजा) होने का दावा नहीं किया । खलीफा की आखो 
में वह केवल अमीर (राज्यपाल), मवाली-अमीरुलू-मोमनिन (खलीफा के अनुचर ) या केवल 
आमिल (कर उगाहने वाले) थे। जो अहद (नियुक्ति-पत्र) उन्हे मिलता, उसमे और किसी 
दाक्ित के दिये जाने की बात नही होती थी। इतिहासकार कभी कभी सामानियों को अमीर- 
लमोमनीन (मुसलमानों का शासक) कहते थे। ईरानी आदर्श के अशुसार सर्वतत्र-स्वतत्र 
दासक को अच्छा कत-खुदा (भूषति) होना चाहिये, इसलिये सामानी अमीर नहरो के बनाने, 
बाराज (भूगर्मी जलअ्रणालियो) को तैयार करने, नदियों पर पुल बाधने, कृषिओत्साहन, किला- 
निर्माण, नवीन-तभर-स्थापन, अच्छी इमारतों द्वारा नगर को अकूकत करने तथा सडकों पर 
रवात (पान्यशाराये) बनाने की ओर बहुत ध्यान देते थे । 

उनकी गासन-यत्र के दो विभाग थे--(१) दरगाह (अन्त पुर), (२) दीवान। 

१. बरगाहु--हस्माईल के समय से ही खरीदे दास मे--मुख्यत तुर्क होते थे--जो दरगाह 
के आदमी तथा अमीर के वैयक्तिक दरीर-रक्षक हीते थे । प्रधान सैनिक कर्तव्य केबल इन्ही 
दशरीर-रक्षकों के सरदार को ही नही बल्कि स्थानीय प्रसिद्ध कुलो की सतानों, वेहकानों तथा 
तुक-मेना को भी करना पता था। सामानियों के शासनकाल के आरभ मे अन्तर्वेंद के अधिकाश 
आदमी हथियारबद थे और वह युद्ध या विद्रोहमे सैनिक की तरह भाग हेते थे। 

सामानियों ने विशेष उद्देश्य से खरीदे होनहार तरुण तुर्क दामों की शिक्षा का विशेष 
प्रबन्ध किया था, जो कि सल्जूकी वजीर निजाभुल्मुल्क के कथनानुसार* निम्न प्रकार थी।' 


'िलमरत्राली करस॒ररदानापमापपक। 





* सियासततामा में ह--सामानियों के जमानेमे भी यही कायदा था। उनकी सेवा, 
विद्या और सस्कृति के अनुमार ऋण गुलामों का दर्जा बनाया जाता। जैसे ही गुलाम को खरीदते, 
एक साछ उसे प्यादा रहकर सेवा करने की आज्ञा देते । इन गुलामो को आज्ञा नहीं थी, कि वह 
रिकाब में पैर रसे या जरदोजी की पोशाक पहने। यदि इस एक साल म गुप्त या प्रकट 
घोड़े पर चढने का पता रूगता, तो दण्ड दिया जाता । जब एक साल सेवा हो जाती, तो बसा- 
कबाशी कहकाता, और हाजिब उसे ताजी घोड़ा दिलवाता, जिसकी रूगाम और रस्सी 


३७४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [८४११२ 


(१) प्रथम वर्ष पैदल सैनिक, साईस का काम सीखना पडता और छिपकर भी घोडे पर 
चढने का सख्त निषेष था। इस समय उन्हें पहनने के लिये जन्दान के बने कपडे मिलते थे । 

(२) द्वितीय वर्ष हाजिब (तबुओ के सेनापति) की सहमति से उसे साधारण चार- 
जामे के साथ एक तुर्की घोडा सवारी के लिये मिलता । 

(३) तृतीय वर्ष की शिक्षा में उत्तीर्ण को एक खास तरह का कमरबन्द (कराचूर) 
मिलता । 

इसी तरह आगे उसकी प्रगति होती | पाचव वर्ष मे गुलाम अच्छा चारजामा पाते, कपडे 
भी उनके ज्यादा कीमती होते । छठे वर्ष में कवायद परेड की पोशाक मिलती । सातवे वर्ष में 
उसको वसाकबाशी (तबू-कमाडर ) का दर्जा मिलता, जिसमे उसको तीन दूसरे आदमी भी मिलते । 
उसकी पोशाक होती--काले नमदे की टोपी, जिसके ऊपर चादी के तारो का काम होता, और 
पोशाक का कपडा गजा (एलिजावेथपोल ) का बना होता | आगे बढते हुए गरम खैल-बाशी 
(विभागीय कमाण्डर) और हाजिब (कमाडर) बनते। 

(१) सारी सेना का मुखिया हाजिबे-बुजुर्ग या हाजिबुल-हुज्जाब कहा जाता, जिसका 
स्थान प्रथम श्रेणी के दरबारियों में होता । दरगाह का दूसरा ऊचा पद था, साहबे-हरस 
या अमीरहरस । इस पद को प्रथम अमीर मृवाविया ( प्रथम उमैया खलीफा ) ने प्रचलिव 
किया था। 

इनके अतिरिक्त दरगाह के दूसरे कर्मचारी थै--द्वारपाल, भोजनशालाधिकारी, प्याला- 
बाहक । 

सामानियो के प्रादेशिक शासक राज्यवध् के आदमी होते थे जैसे इस्फिजाब का शासक 
इस्माईल का पुत्र मसूर था। कभी कभी अपनी बडी सेवाओ के लिये तुर्की गुलाम भी बडे पदों 
पर पहुच जाते, जैसे कि सिमजूरी, अल्पतगिन, ताश और फायक | लेकिन उन्हे यह पद पैतीस' 
वर्ष की उमर से पहिले नही मिल सकता था। खुरासान के राज्यपाल को सिपहसालार (सेनापति) 
कहा जाता था। वजीर को निधुक्त करते समय सैनिक कमाण्डरो की राय ली जाती थी । दरगाह 
के घरू कार्यो का प्रबन्ध वकील” करता था, यह भी एक महत्वपूर्ण पद था। 
सादी होती । जब एक सालताजी घोड के साथ सेवा कर लेता, तो अगले साल उसे कराजूरी का पद 
देते | पाचवे माल वह अच्छा जीन और बढिया लगाम, दारायी या दबूशी कपडे का चोगा पहनते । 
छ साल पर उनमान का चौगा मिलता। सातवे साल सोलह खूटो वाला तबू देते, उसकी सेवा 
मातहत गुलाम करते, और उसे बसाकबाशी का दर्जा देते । उसे काले नमदे की टोपी, जिस पर 
रूपे का काम किया होता, गजा का चोगा उसे पहनाते | फिर हर साल उसका दर्जा और 
दबदबा बढाते खेलवाशी होने तक पहुचाते । फिर हाजिब होकर अगर विद्या और योग्यता 
मालूम होती, तो बडा बडा काम उसके हाथ मे देते, और बादशाह तथा दरबार छोग उसके 
दोस्त होते । जब तक कि वह ३५ साल का न हो जाता, न उसे अमीर (शासक ) का पद देते और 
न बलायत (प्रदेश) पर नामजद करते । लेकिन सामानियों का पाछा हुआ बन्दा (गुलाम) 


अल्प-तणिन ऐसा था, कि उसने ३५ वर्ष की उमर में खुरासान के सिपहसालार (सेनापति) 
का पद पाया। 


दासनव्यवस्था | सामानी ३७५ 


२. दीवान--अुखारा में रेगिस्तान नामक प्रसिद्ध मैदान के पास दीवानखाने 
(सचिवालय ) थे--( १) दीवान वजीर (२) दीवान मुस्तौफी (खजानची), (३) दीवान 
अमीदुलमुल्क ( राज्यावलम्ब ), (४) दीवान साहिब-शूरत (प्रतिहारपति), (५) दीवान साहिब 
बरीद (डाक-अफसर ), (६) दीवान मुशरिफ, (७) दीवान-खास (अमीर के निजी जमीन्दारी 
का प्रबन्धक) (८) दीवान काजी (न्यायाधीश ) । 

(१) वजीर, जिसे रुवाजा-बुजुर्ग भी कहते थे, सारी नौकरशाही के ऊपर था। उसके पद 
का चिह्न था दावात । जहानी, बलअमी, उतबी सामानी वश के बडे बडे वजीर थे। मुस्तौफी 
के नीचे हासिब और हुस्साब जसे और कर्मचारी होते थे । मुसरिफ प्रत्येक नगर की खबर लेकर 
अमीर के पास पहुचाता था। मुस्तुतसिब सडक और बाजार की व्यवस्था करते थे। यह धोखें- 
बाजी, तथा कर वसूल करने की देखभाल एवं इस्लामी कानून के उल्लंघन करने की रोकथाम 
का काम करते थे। अधिकतर इनम दरगाह की हिजडे या तुर्क गुलाम होते थे, जो प्राय 
निष्पक्ष रहते थे और छोटे-बडे लोग उनसे मय खाते थे। सामानी शासन मे औकाफ (धर्मोत्तर- 
सपत्ति) का भी एक दीवान' (दफ्तर) था। 

(२) काजिउलकुज्जात--सारे राष्ट्र का प्रधान न्यायाधीश होता था। प्रदेशों में भी 
इसी तरह के पदाधिकारी होते थे, जिनमे प्रदेशिक वजीर को 'हाकिम” या कतखुदा” 
कहते थे । 

(३) धर्माचार्य--इस्लाम के प्रचार के साथ साथ मुल्लाओ का जोर बहुत बढ गया था । 
अबूअब्दुल्ला इस्माईल स्थानीय मुल्लो का सरदार था। अमीर के सामने जाने पर मुल्लो को 
सलाम करते हुए ज़मीन चुमना नहीं पडता था। प्रधान-मुल्ल। पुरोहित पहिले उस्ताद, और 
मुफ्ती और फिर शेखुल्इस्लाम' कहा जाता। अव्यापक अन्तर्वेद मे दानिशमद कहें जाते थे। 
वली गवर्नर को और खातिब खुतबावाले अफसर को कहते थे । 

(४) स्थानीय राजवश--सामानियों बहुत से छोटे छोटे सामन्‍्त और शासक 
थे, जिनका अपने कुल के कारण विशेष महत्व था। इन सामनन्‍्त-राजाओ में फरीगून (गूजगान ), 
गज़नवी (गजना) गरजिस्तान (ऊपरी मुरगाब-उपत्यका ) , ख्वारेज्मया, इस्फिजाब, शगानियान, 
(पूर्वी पहाडो में), खुलल और रहइत के मुख्य थे।इलाक मे तूनकत का मुख्य दहकान 
शक्तिशाली था। इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली द्ञासक थे ख्वारेज्म, इरिफिजाब और 
दागानियान के । 

(क) ख्वारेज्म--रुवारेज्म के पुराने शासक' अपने वश के उद्गम को बहुत काल तक 
पीछ ले जाते थे। अरबो के विजय के बाद इनकी शक्ति क्षीण हो गई, और इनके दो भाग हो 
गये, जिनमें दक्षिणी राजधानी कात में थी, जिसके ही राजको ख्वारेज्मशाह कहते थे। उत्तरी 
वश की राजधानी गूरगज थी। गूरगज के शासक को अमीर कहते थे। ९९५ ई० में मीर 
ग्रगज ने दक्षिण को भी जीतकर ख्वारेज्म शाह की पदवी धारण की । 

(ख) इस्फिजाब--यह भी एक पुराना राजवश था। वह चार सिक्के और एक 
झाड राज-करके रूप में देता था। सिर-दरिया प्रदेश के पूर्वी तथा सप्तनद के पश्चिमी भाग 
पर इसका प्रभाव था। यह इलाके सामानियों के आधीन थे । उर्दू शहर निवासी तुर्कमान-राजा 
इस्फिजाब के शासक को बराबर कर भेजा करता था । 


३७६४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [८११२ 


(ग) शगानियान--यहा के मुहतजिद (शासक) की पदवी अमीर थी । सासानियो के 
समय की शगानखुदातवाली प्रागू-इस्लामिक पदवी अब नही चलछती थी । शगानियान के अमीर 
सामानी बश के पतन के बाद भी रहे । 

(घ) खुत्तऊ--यहा के शासक को खुत्तलानशाह या दोर-खुतलान कहते थे। 
बारहबी सदी में भी खुत्तल के अमीर अपने को बहराम गोर (४२०-३८) का वशवर 
मानते थे। 

सामाती नगरों के मुखिया को “रईस” कहते थे! | 

(२) शिल्प और व्यवसाय--- 


उस समय, के भिन्न-भिन्न नगर अपने विशेष-विशेष पण्पों के लिये मशहूर थे -- 
(१) व्यवसाथिक नगर--- 

(क) तेरमिज--पहा का साबुन और नाव मशहूर थी'। 

(ख) बुखारा--कोमल वस्त्र, जायनमाज (कालीन ), तात्े का दीपक, घोडे का कमर- 

दे, उश्मूनी, चरबी, पोश्तीन, सुगधित तेल, स्वादु मास, सरदा और तरबूजा | 

(ग) करमीनिया--रूमाल 

(घ) दबूसिया, बदार---एक रग में रगा बदारी कपडा। 

(इ) रविनजान--शल नमदा, जायनमाज, जलपात्र, चमडा, टाट और 
गधक । 

(च) ख्वारंज्म--ताना प्रकार के समरी चर्म, रेगिस्तानी लोगडी, गीदड, चित्तीदार 
खरगोश, बकरी आदि के छाले, मोम, बाण, भोजपत्र, ऊची समूरी दोपी,मत्स्यदन्त, अबर, सिज्लाया 
घोडे का चमडा, बाज, तलवार, कवच, सलाब जातीय दास, भेड, ढोर। यह सभी चीजे ख्वारेज्म 
की ही नही थी, बल्कि इनमें से बहुत ती बुछगार तथा सिवेरिया आदिसे आती थी। अगूर, 
क्रिसमिस, बादाम, तिरू आदि यहा के महाहुर थे। भेट के लिये शाटन धारीदार कपडे, 
कालीन, कबल, तथा इनके अतिरिक्त ताले, पनीर, खमीर, मछली भी' यहा होती थी। 
तेरमिज की बनी हुई नावे यहा बिकने के लिये आती थी। 

(छ) समरकन्द--शीनगून (रूपहला कपड़ा), ताबे का बडा वर्तन, कलापूर्ण प्याले, 
तब, रिकाब-लगाम, तुर्को के लिये बने शाटन, मूर्मजाल (छाल कपडा ), शिनीजी (एक वस्त्र), 
कई प्रकार के रेशमी कपडे तथा सर्वेश्रेष्ठ कागज। यह मालूम है, कि अरब सेनापति जियाद 
सालेपुत्र ते ७५१ ई० में समरकन्द में कुछ चीनी शिल्पकारों को पकडा था, जिनसे टाट का 
कागज बनाना अरबो ने सीखा। चीनियो ने कागज का आविष्कार ईसा की दूसरी शताब्दी 
में ही कर लिया था। दसवी सदी के अन्त मे समरकन्द के कागज ने मुस्लिम देशो से चर्मपत्र 
को हटा दिया। 

(ज) जीजक---क्रीमल ऊन और ऊनी कपडा । 

(मकर) बनाकत--तुकिस्तान। कपडे । 


"्‌प्रद्राश॥) 00७0, , , 


व्यवसाय ] सामानों ३७७ 


(क्ष) शाश--धोडे के चमडे का ऊचा चारजामा, बाड, तबू, चमडा, चौगा, जायन- 
माज, चमडे की टोपी, अलसी, सुन्दर धनुष, दरज्ी की सुई केची और बढिया चीनी 
बतेन । 

(2) इस्फिजाब और फरगाना--सफेद कपडे, हथियार, तलवार, ताबा, लोहा और 
तुर्क दासी के लिये मशहूर था। 

(5) तराज (तलदय )--बकरी का छाला। 

(ड) शालजी--चादी | 

(ढ) तुकिस्तान--घोडे और खच्चर । 

(ण) खुत्तल--घोडे और खच्चर । 

(२) अज़ीविका और कर---वक्ष्‌ और सिर-दरिया के बीच की भूमि (अस्तर्वेद) 
के निवासियों को अपनी जरूरत और विलासिता की भी बहुत सी चीजो के लिये किसी दूसरे 
देश का मुद्द ताकने की आवश्यकता नहीं थी। चीन का प्रभाव सीधे और तुक जातियों 
द्वारा भी यहा पडा। उसके कारण यहा शिल्प की बडी उन्नति हुईं | पहिले-पहल इस 
प्रदेश को जीतने पर अरब विजेताओं ने यहा बहुत प्रकार के चीनी माल पाये। स्थानीय 
शिल्प-उद्योग के बढने पर चीनी माल की खपत कम हो गई। जरफशा (सोग्द) उपत्यका 
के रेशमी और सूती कपडे सारे मुस्लिम जगत में प्रसिद्ध थे। फरगाना की धातु की चीजें, 
विशेषकर हथियारों की माग बगदाद में भी बहुत थी । यहा पत्थर का कोयला भी 
इस्तेमाल किया जाता था। ईसापू्व द्वितीय शताब्दी के चीनी यात्री चारू-क्यान्‌ ने लिखा था 
“यहा काले पत्थरों के पहाड हे, जो कि लकडी की तरह जलते हे ।” पत्थर के कोयले ने यहा 
के धातु-उद्योग के विकास मे बडी सहायता की । अन्‍्तर्वेद के शिल्प और कलापूर्ण वस्तुओ के 
उद्योग के विकास में चीन ने ही नही मिस्र ने भी मदद की थी--दबीकी कपडा ख्वारेज्म में 
बनता था, जो कि मूलत भिस्र के दबीक स्थान की चीज थी । 

ख्वारेज्म के तरबूज दुनिया में बहुत मशहूर थे। उन्हें बरफदान में पैक करके खलीफा 
मामून (८१३-३३), खलीफा वासिक (८४२-४७) के पास बगदाद भेजा जाता था। सही- 
साबित पहुचे एक खरबूजे का दाम सात सी दिरहम होता था। 

घुमन्तू जातिया मास के लिये ढोरो और भेडो को बेचने छाती थी | सवारी और ढुलाई 
के जानवर, चमडे, समूर, तथा दास-दासियों को भी देकर उत्तर के घुमन्तू कपडा और अनाज 





* शाशके बारेमे अल्जे रुतीने ( अल॒हिन्द पु० ४० १में ) लिखा है--- अपरिचित और दूसरी 
भाषा बोलने वाली जातिके विजयी होने पर नामो मे परिवर्तत बहुत जल्दी हो जाता है। विदेशी 
जातियो के मुह से उनका उच्चारण अक्सर कठिन होता है, इसलिये वह लोग उनको अपनी भाषा 
में बदल लेते है। जैसे ग्रीक (यूनानी) छोगो की आदत है, कि कभी-कभी असली' नामो क॑ अर्थ 
को अपनी भाषा में अनुवाद कर लेते हे, इसलिये नाम बदल जाते है । शाश अपने तुर्की नाम ताश- 

कन्द से निकला है, अर्थात्‌ पत्थर का गाव। अरब वाले शब्दों को अरबी कर देते है, जिससे 
शब्दों में परिवर्तत आ जाता हैं। उदाहरणार्थे पोसग' उनकी किताबों में फोसज और सकलकन्‍्द 
उनके कागजो में फारफज़ा बन गया है । 


३७८ सध्यएसिया का इतिहास (१) | ८११३ 


ले जाते थे। उत्तर के घुमन्तुओ का सबसे अधिक व्यापार ख्वारेज्मी सरतो (ताजिको) के 
हाथ में था। ख्वारेज्म से उनका कारवा जहा उत्तर के घुमन्तुओ में जाता, वहा दक्षिण में 
खुरासान' और पश्चिम में बोल्गा और कासपियन पार खज़ारो की मुल्कमे भी जाता था। वहा से 
एक रास्ता अराल-समुद्र के परिचमी तट से रेगिस्तान पार हो पेचेनगा के देश में जाता। 
र्वा रेज्मी सौदागरो की सपत्ति खरासान के सभी शहरो में थी। यह व्यापारी कितने विद्या- 
नुरागी थे, यह इसी से मालम होगा, कि अलबैरूती इन्ही में पैदा हुआ था। 

(क) मजूरी--एक तापम्रकार के नौकर लैस-पुत्र याग को पन्द्रह दिरहम मासिक वेतन 
मिलता था। 

(ख) कर--सामानियों की आमदनी प्राय साढे चार करोड दिरहम थी। ख्वारेज्म 
का खर्च सबसे अधिक सेना और उसके अफसरो पर होता था, जो कि प्रतिवर्ष दो करोड 
(पचास लाख तिमाही) था। सामानियों ने ख बढाते हुए अन्त में मृत्यु-कर भी रूगा दिया 
था। भारत की आजकल की सरकार भी खर्च को कई गना बढाकर उसी पथ पर चल रही है । 

(ग) भूमिपति--बहुत से गाव इस काल में सामनन्‍्तो की जमीदारी थे। सिमजूरियो 
की जमीदारी में सारा कोहिस्तान था। तुर्क गूलाम अल्पतगिन के खुरासान और अच्त्वेद में 
पाच' सौ गाव थे। प्रत्येक शहर में उसका एक महलर, एक बाग, एक कारवासराय, और एक 
हम्माम (स्तानागार) होता था। 

(छ) आयातकर--सीमान्तो और नदियों पर भी कर लिया जाता था। आमू- 
दरिया पर उतरने वाले जानवरो मे प्रति ऊठ पर दो दिरहम ओर सवारी के लिये एक दिरहम 
कर लेते थे । दिरहम के चादी के सिक्‍के थे। तुर्की गुलाम के क्रय के लिये प्रमाणपत्र सत्तर से 


सौ दिरहम तक के होते थे। तुर्की दासियों के खरीदने के लिये विशेष लाइसेस की जरूरत नही 
पडती थी। ५- 





स्रोत ग्रथ : कं 
| पंफाधाशबण 0097 ४0 पाल ऐैठशइ2ण एएथ४0०7४ (५४ 89700) 
2. सलाह 0 529 (४ 70 २088) 
३. त्रुदी अत्देला नुमिज्मातिकी १ (लेनिनग्राद १९४५) 
४. दर्शनदिग्दशन (राहुल साकृत्यायन, प्रयाग १९४७) 
५. सियासतनामा (निजामुल्मुल्क) 
68  छाडइ67ए रण 80६0979 (3 ५४०४४7०००ए) 
७. इस्कुस्त्वों ्ेशरनिद आजिइ 
8. सडठएश6 त68 $270%7706४ (मीरखुन्द, अनु० (। 706८7८7८०५) 


अध्याय २ 
कराखानी ( ६&६३-१३१ ई० ) 


$१. उद्गम' 


उत्तरापथ के वर्णन में हम कराखानियो के बारे मे लिख चुके हे । कराखानी मूलत 
आगूज या उदश्ग्र तुर्को की शाखा थे। उनका प्रथम खाकान शातुक बुगरा खान अन्‍्तर्वेंद में नही 
आया, किन्तु प्रथम मदाहूर कराखानी खान बुगरा खान हारून मई ९९९में विजेता के तौर पर 
बुखारा में दाखिल हुआ, यह हम कह आये हे । इन घुमन्तुओ के कितने ही राजवशी शासक भिन्न- 
भिन्न प्रदेशो और नगरो पर शासन करते हुए बडी बडी उपाधियों के साथ अपने सिक्‍के चलाते 
थे | इनके राज टूटते और स्थापित होते रहते थे, जिसके कारण निश्चित तौर से यह कहना 
मुश्किल है, कि इनमे से कौन अन्तवेंद में शासन करता रहा और किसका राज्य सप्तनद और 
तरिम-उपत्यका तक फैला हुआ था। तो भी जिन शासको का वर्णन नीचे दिया जा रहा है, वह 
प्राय सभी दक्षिणापथ के शासक थे | 


$२. खान-+-- 
बुगराखान (मू० ९३३ ई० ) 
«, १ इलिक नक्न 55% 63707 

२ ब्रीतगिन १०४१- 

३ इब्राहीम १०५९- 

४ शम्शल-मुल्क १०६८-१०८० 
५ खिज्न १०८०- 

६ अहमद १०९५- 

७ मसऊद १०९५- 

८ काविर १०९५-११०१ 
९ महमूद तगिन ११०२-११२८ 
१० तमगाच बोगरा ११३०- 

११ किलिच तमगाच 2 2 
१२ रुकनुद्दीन महमूद $ कक & 8 


-अुस्या| २२०परथथकदर०००र2वाए। भएश्टभएका-५९-2:फ:7 छपाई! ०४: आयाकामकपक कुक आरबकरक; अजकल्‍नर5 


+ सझल्बा४ ० 259, 7'प्ररेंध5०॥, ((, 8०7:00:) 


३८० भध्यएसिया का इतिहास (१) [ 4२१ 


बोगराखान हारून 

बोगराखान हारून (मृत्यू ९९३) के बाद काराखानी वशका मुखिया कौन हुआ, इसे 
निश्चयपूर्वक कहना मुश्किल है। शायद वह इलिक नसत्र (९९३- ) का बाप अरसलन 
खान अली था, जो कि ९९८ ई० मे शहीद हुआ था। उसे तुर्की भाषाम हरिक (दुग्ध) पदवी से 
याद किया गया है, जिसका अर्थ शहीद है। अरसलनके अधीनस्थ शासकके तौरपर इलिक 
उजगन्दम रहता था। कराखानी राज्यमे ही क्या सभी घुमन्तू साम्राज्योमे पेतृक सम्पत्तिका 
ख्याल वे यक्तिक ही नही सारे राज्यकी सम्पत्ति तक पहुचता था। राज्य केवछ खान नही बल्कि 
उसके सारे परिवारकी सम्पत्ति माना जाता था, इसलिये उसके अकूग-अलूग इलाकोको राज- 
वशिकोके छोटे-छोटे राज्यके तौरपर बाट दिया जाता था, जिन्हें उनके परिवारो-उपपरिवारोके 
व्यक्तियोके अनुसार फिर विभाजित किया जाता था। सारे साम्राज्यका प्रमुख खान कितनी ही 
बार अपने वशके शक्तिशाली सामन्तो द्वारा मान्य नही होता था। राज्यके बटवारेकी यह प्रथा 
वैयक्तिक झगडेका कारण बन' जाती, जिसके कारण शासकोमे बराबर परिवर्तन होता रहता, 
इसीलिये राजवशके भिन्न-भिन्न व्यक्तियोके शासनकालके बारेमे किसी निरचयपर पहुचना 
असभव सा है | कराखानियोके सिक्‍के बहुत मिलते है, लेकिन वह भी गुत्थी सुलझानेमे असमर्थ 
हैं। निश्चित ऐतिहासिक आकडे न' मिलनेके कारण अकसर यह मालूम नही होता, कि एक या 
उसी तरहके सिक्‍केमे जो भिन्न-भिन्न उपाधिया उल्लिखित है, वह एक व्यक्तिकी हे या अनेक 
व्यक्तियोकी | दिक्कत और भी बढ जाती है, जबकि हम उत्तरापय और दक्षिणापथ, पूर्वी 
तुकिस्तान और परिचमी तुकिस्तानमे एक ही काराखानी वशके भिन्न-भिन्न शासकोको अपना 
स्वतत्र सिक्का जारी करते, स्थान-परिवर्तेन भी करते देखते है । इसीलियें हम उत्तरापथ और 
दक्षिणापथकी कोई सीधी विभाजक रैखा नहीं खीच सकते । 


(१) इलिक नर (-९९३) 

बोगरा खानके मरनेपर उसका पुत्र इलिक नस्न खान गद्दीपर बैठा । सामानी दरबारी' 
फायक भागकर इलिक नस्र खानकी शरणमे गया था, जबकि नूह और सुबुकतगिनकी' सम्समि- 
लित शक्तिने अन्तवेंदसे कराखानियोको हटा देनेकी कोशिश की थी । इलिक खानने फायकको सम- 
रकन्द का अमीर (राज्यपाल) बना दिया। लेकिन तब तक और कार्यवाही नही होसकी, जब 
तक ९९७ ई० नूह और सुबुकतगिन मर नही गये । नृहका उत्तराधिकारी मन्सूर भारी कायर 
ओर सुबुकतगिनका उत्तराधिकारी महमूद गजनवी महान्‌ विजेता था। ९९६ ई० मे 
कराखानियोका आक्रमण हुआ। १७ अगस्त ९९२ ई० को बुखारा लौटनेके बाद सारा अन्‍्तर्वेद 
नही बल्कि उसका एक भाग नूहके हाथमे ही रह गया था। वह अकेले इलिक खानका मुकाबिला 
नहीं कर सकता था, इसलिये उसने सुबुकतगिनकों बडी सेनाके साथ बुलाया । जैसा कि पहले 
कहा, गुजार, शगानियान और खुत्तलके अमीर भी उसके साथ थे। बुलाने और नह के इन्कार 
करनेपर सुबुकतगिनने बीस हजार सेना बुखारा भेजी । इस पर नहने नाक रशणइकर उसकी सारी 
बाते मानी | वजीर अब्दुल्ला उज़ेरपुत्रको पदच्युत कर उसे सुबुकतगिनके हाथमे दे दिया। 
सुबुकतगिनने अपने आदमी अबूनस्र अहमद मुहस्मद-पुत्र अबूजेदको वजीर बनाया। उसने 

+ पक रण 59॥9 


इलिक नर्त्र ] कराखानो ३८१ 


कराखानियोसे समझौता कर लिया । सुबुकतगिन अब वक्ष (आमू-दरिया) उपत्यकाका 
स्वामी हुआ। सारा खुरासान सामानियोके हाथसे निकल गया। 


कराखानीसाप्ताज्य ( ६६३ इ० ) 





९९९ ई० की गरमियोमे फायक मर गया | इलिक खानने चाहा कि महमूद 
गजनवी और उसके राज्यके बीचमें सामानियोका भाग न रहे। मसूरको १ फरवरी 
९९९ ई० को गद्दी से उतार अधा करके बुखारा भेज दिया गया था और उसकी जगह पर अब्दुल 


ई८२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८२२ 


मलिक ॥7 अमीर घोषित हुआ। इलिक खानके खतरेकी बात जब बुखारा पहुची, तो वहा 
बडो' गडबडी हुई। खतीबने बुखाराकी मस्जिदर्म छोगोकों बादशाहकी ओरसे छडनेके लिये 
समझाना चाहा, किन्तु सशस्त्र होनेपर भी बुखारावाले अब सामानियोपर विश्वास करनेके लिये 
तैयार नही थे। इस्माईलके समयसे ही सामानी वस्तुत जनताके प्रिय नही थे। वह 
पुराने सामान्त-ब्गी थे, इसलिये साधारण जनताके साथ घनिष्ठता स्थापित करने के लिये तैयार 
नही थे। उनका एक बडा बल यह था, कि वह कट्टर सुन्नी थे और शिया-आन्दौलूनको हर तरहसे 
दबाना चाहते थे। शिया-आन्दोलन इस समय जनसाधारणका बडा पक्षपाती तथा जनतात्रिक 
आन्दोलन था। वह आर्थिक तीरसे शोषित-पीडित जनताकी आकाक्षाओका समर्थन करता था, 
ओर राष्ट्रीय दृष्टिसे भी अरबोका पक्षपाती न हो ईरानियो तथा दूसरोके जातीय स्वाभिमानको 
उभाडता था। शिया-आन्दोलनके अनुगामियोमे प्रसिद्ध दाशेनिक बू-अली सेनाका बाप और 
भाई भी थे। सुश्नियोकी भी पूरी सहानुभूति सामानियोके साथ नहीं थी, बल्कि वह अबू अली 
और फायक जैसे नेताओको अपना अगुआ मानते थे। कराखानी अभी हालही में मुसलमान हुए 
थे,इसलिये नया मुसरूमान प्याज ही प्याज” की कहावतके अनुसार वह इस्लामके कट्टर पक्षपाती 
थे। वह स्वयं असस्कृत-अशिक्षित थे, इसलिये उनका सारा शासन-प्रबन्ध अधिक सभ्य सोग्दी 
या तुर्की मत्रियोके हाथों था। जनता अपने धर्म-शास्त्रियोकी सलाह मानती थी, जिनका कहना 
था-- दुनियावी चीजोके लिये यदि सधर्ष हो, तो मुसलमान जहादके लिये वाध्य नही है ।” ऐसी 
स्थितिमे सामानियोकों बुखारासे क्या सहायता मिलू सकती थी ? ऊपरसे इलिक खानने घोषित 
किया था, “में सामानियोके मित्र और सरक्षकके तौरपर बुखारा आ रहा हूँ ।” छोग विजेताकी 
ओर हो गये | बुखारी सेनाके सेनापति बेग तुजून ओर यनार-तगिन' अपनी इच्छासे विजेताके 
दरबारमे उपस्थित हुए और उन्हे गिरफ्तार कर लिया गया। २३ अक्तूबर (९९९ ई०) को 
इलिक खान बूखारामे बिना किसी विरोधके दाखिल हुआ और सामानी खजाना उसके हाथमे 
आ गया। अब्दुल मलिक और दूसरे राजवशियोको बदी बनाकर इलिकने उजगन्द भेज दिया 
और वह स्वय भी बुखारा और समरकन्‍्दमे अपने गवर्नर नियुक्त कर लौट गया। इस प्रकार 
जनसाधारणकी पूर्ण उपेक्षाके साथ मध्यएसियामे ईरानी मुसलूमानोके प्रथम गौरवशाली राज- 
वशका अन्त हुआ। इसमे सदेह है, कि उस समय किसीने इस घटनाके ऐतिहासिक महत्वकों 
समझा । सदियो तक तुर्कों और अरबोके शासनके बाद मध्यएसियाके ईरानियोने यह सुन्दर 
मौका पाया था, और इसके परिणामस्वरूप ईरानी (फारसी) साहित्य, सस्कृति और कलाका 
पुनरुज्जीवन और प्रगति भी काफी हुई, लेकिन इस्लामने राष्ट्रीयता की भावनाकों कुचलकर 
धर्मान्चताके भाव इतने भर दिये थे, कि लोग इस बातको नही समझते थे । उनका रूपाल था---- 
“आखिर कराखानी भी तो मुसलमान हूँ ।” 


(२) इब्राहीम (बुरी तगिन १०४१) 


ग़जनवियोकी निर्बलतासे लाभ उठाते मसऊदकों बुर्दें दिन दिखाकर बुरीतगिनने अब 
अन्तवेंदरम अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। १०४१ (४३३ हिं०) में ही बुगरा खानने 


“बुरी तगिन अस्तवेंदम अपना शासन मजबूत कर खाकानसे स्वतत्र हो गया । १०४१ ई० 
(४३३हि०) मे बुगरा खानके अधीन वह बुखाराका शासक था, यह उसके सिक्‍कोसे मालूम होता है। 


इम्नाहीम | करालानी ३८३ 


उसे बुखाराका शासक बना दिया था । १०४६ (४३८ हि० ) के समरकन्‍्दी सिक्‍्कोपर इसके लिये 
“इमादुद्दौला ताजुलमिल्लत सैफ-खिलाफतुल्ला तमगाचखान इब्नाहीम” का उल्लेख है | बुगरा 
खानने भी उससे पहिले चीन सम्राजी तमगाचखानकी उपाधि धारण की थी । बरी तगिनने पीछे 
“पृ और चीनका राजा” की पदवी धारण की, ओर उसका पुत्र नसत्र प्राची और चीनका 
सुल्तान” बना, यद्यपि दोनो बाप-बेटोका प्राची और चीन” अन्तवेंद तक ही सीमित था। 

तुरकंभूमि (उत्तरापथ) के कराखानियोके आपसी झगडोके कारण इब्नाहीम (बुरीतगिन) 
को सफलता मिली | बृगरा खान हारूनके समय १०४४ (४३६ हि०) में अन्‍्तर्वेदमें शिया- 
आन्दोलन जोर पकडे हुए था। अतन्तर्वेदके शासक बगदादके सुन्नी अब्बासी खछीफाकों अपना 
पोप मानते थे, किन्तु शिया मिस्र के फातमी खलीफा मुस्तसिर ( १०३६-१०९४ ई० ) को स्वीकार 
करते थे। उनके प्रभावमें स्वय बुगरा खान आ गया और उसने शिया धर्म स्वीकार किया। 
मध्यएसिया, ईरान ओर दूसरे देशोमे भी देखा गया है, कि अपनी प्रजाको दूसरेके प्रभावमे न जाने 
देनेके लिये शासक अपने धर्मको बदल देते थे। आगे मगोलोके समय यह बात मध्यएसिया, 
ईरान और रूसमे दुहरायी गयी । बोगरा खानने राजनीतिक चालसे ही शियोका समर्थन किया 
था, इसलिये उसने बुखाराके शियोका कतलूआम करा दिया। विचार पलटा, दूसरे 
शहरो में भी वैसा ही करनेका हुक्म दिया। 


३, इब्नाहीम गत इलिक-पुत्र (१०५९) 


इब्राहीसम तमगाच खान बडा धर्मात्मा था। उसका पिता नस्र भी फक़्ीरी जीवन 
व्यतीत करता था तमगाच खान इब्राहीम' स्वयं अपने लिये राजकोशसे पैसा नही लेता था और 
न मुसलमान साथुओकी राय लिये बिना टेक्‍्स लगाता था। अली-बशज अबू-शुजा नामके एक 
साथुने एक बार उससे कह दिया-- तुम सुरूतान होने छायक नही हो | इसपर उसने अपने 
महलका दरवाजा बन्द कर तख्त छोडना चाहा। लोगोने बहुत समझा-बुझाकर उसे रोका। 
सल्जूकियोकी अपेक्षा कराखानी अधिक सस्क्ृत और समय थे। पूर्वी तुकिस्तान और सप्तनद 
उनका केन्द्र होते के कारण वह चीनी तथा उद्गुर जैसी सभ्य जातियोके सपर्कमे आये थे । १०६९ 
ई० में तुर्की भाषाकी प्रथम कविता-पुस्तक कुदतकु-विलिक” एक सामन्‍्त कविते लिखी॥। 
तमगाच खानने पहिले अपना सारा ध्यान देशमे शान्ति कायम रखनेमे लगाया। लेकिन, 
सपत्ति सबबी चोरी आदि अपराधोका दण्ड बहुत निष्ठुरता-पुर्वेक दिया जाता था। एक बार 
समरकनन्‍्दके किलेके फाटकपर इस दण्डके विरोधमे ल॒टे रोने छिख दिया हम प्याज है, जितना 
ही छादे जायेगे, उतना ही और बढेगे ।” तमगाचने उसके नीचे लिखवा दिया में यहा माली ह, 
जितना ही तुम बढोगे, उतना ही में तुम्हारा मूलोच्छेद करूगा । खानने एक बार अपने दरबारियो 
से कहा--पहिले मेने बहुतसे तरुण सुदर पौधोको तलवारके घाट उतारा, अब में ऐसे तरुणोको 
अपने पास रखना चाहता हू, इसलिये तुम मेरे लिये तरुणोंके एक ऐसे नेताको ढूढ लाओ, जो कि 
लट-पाटसे जीविका करता है। में उसपर दया दिखाऊगा, और वह मेरा काम करनेके वास्ते 


* इब्राहीस बुगरा खानकी औलादका अन्तिम खाकान, १०५८ ई० में मरा, जिसके बाद 
उसका पुत्र नस्ध (१०५८-७० ई० ) गद्दीपर बेठा। इस समय काशगरका राज्य कराखानियोकी 
एक दूसरी शाखा तुफगाज़के हाथमे था--फॉप्र/४० (8०706 ) 


दास्दुल्मुल्क | कराखानी ३८५ 


दो लाख सेनाके साथ अन्‍्तर्वेदरर चढा, किन्तु इसी बीच उसकी ह॒त्या हो गयी। 
उसके हत्यारे किलेदारकों गिरफ्तार करके मृत्यु-दण्ड दिया गया। उसी जाडेमे शम्शुल्मुल्क 
तेरमिजको ले बलखमे प्रविष्ट हुआ। बलखके गवर्नर अयाज (अल्प-अरसलन-पुत्र ) पहिले 
ही वहासे भाग गया | लौटते समय कुछ बल्खियोने तुके-सेना पर आक्रमण कर दिया। 
दमशुल्मुल्क बलखको जला देना चाहता था, किन्तु निवासियोकी' प्रार्थेनापर उसने क्षमा कर 
व्यापारियोसे कर वसूल कर के ही सतोष कर लिया। शमशुल्मुल्कके कौट जानेपर जनवरी 
१०७३ ई० में अयाज बलख लौट आया। उसने ६ भाचंको वक्षु पार हो तेरमिजको लेनेके 
लिये आक्रमण किया, लेकिन' परिणाम अधिकाश सैनिकोको नदीमे ड्॒बा देनेके अतिरिक्त और 
कुछ नही हुआ। शमशुल्मल्कने अपने भाईको तेरमिज़का शासक नियुक्त किया था। उसी 
समय या १०७४ के आरम्भ में मलिक शाह सल्जूकी (१०७३-९३ ई० ) ने तेरमिज लेते हुए 
समरकन्‍्दपर आक्रमण करना चाहा। दामशुल्मुल्कने शान्ति-भिक्षा मागी। सल्जूकियोका प्रसिद्ध 
वजीर निजामुल्मुल्क बीच में पडा, और सुलह हो गई। मलिकशाह खुरासान लौट गया। 
काशगरी कादिर खान यूसुफके पृत्रो तुगरल कराखान युसुफ और बोगरा खान हारूनसे भी शम- 
शुल्मुल्क का झगडा होता रहा। अन्तमे सुलह हुई और उन्हे फरगाना तथा सिर-नदीके पार 
अन्तर्वेदको दे शमशुल्मुल्कने खोजदको अपनी सीमा मान ली। खीजन्दमे पहिले अकशीकत 
और तूनकतमे इबराहीम और उसके पुत्रोके सिक्के ढलते थे, अब मरगिनान, अक- 
सीकत और तूनकतमे तुगरल कराखान और उसके पुत्र तुगरल तगिनके सिक्‍के ढलने 
लगे। 

अपने पिता तमगाच खान इब्राहीमकी तरह ही शमशुल्मुल्क भी न्यायप्रियताके लिये 
प्रसिद्ध था। वह बराबर घुमन्तू जीवन व्यतीत करता, और केवल जाडोमे अपनी सेनाके साथ 
बुखाराके आस-पास डेरा डालके रहता । सूर्यास्त के बाद किसी सिपाहीकों शहरमे रहनेकी 
इजाजत नही थी। सिपाहियोको कडा हुकुम था, कि वह अपने तबुओमे रहे और प्रजाको न 
सताये। घुमन्तु रहते हुए भी कराखानियोने नगरोके प्रति अपने क॒तंव्यकी उपेक्षा नहीं की। 
उन्होने विशाल और सुन्दर महलो द्वारा नगरोकों सजाया, राजपथोके ऊपर रखाते 
(सराये) बनवायी (सराय मगोल भाषामें राजमहरूकों कहते थे, जिसका अर्थ भारतमें 
आकर इतना गिर गया)। तमगाच खान' इब्नाहीमके बारेमें पता नहीं, किन्तु बारहवी 
सदीके तमगाच खान इश्बाहीम हुसेन-पुत्रनें समरकन्‍्दके गूर्जजमीन (कारजमीन ) 
मुहल्लेम॑ एक ऐसा सुन्दर प्रासाद बनवाया था, जिसकी सासानी राजधानी तस्पोनके 
ताक-खुसरोसे तुलना की जाती थी। दामशुल्मुल्ककी इमारतोमे रवाते-मलिक (राज- 
पान्थशाला) थी, जो १०७८ (४७१ हि०) में खरजग गावके पास बनायी गई थी। समर- 
कन्दसे खोजन्द जानेवाले मार्गपर आक्‌-कुतलूमे भी उसने एक रवात बनवायी' थी। बापकी 
तरह इसका भी मुल्लाओसे बराबर झगडा रहा। राज्यारम्भमें ही १०७९ ई० 
में उसने इमाम अबू-इब्राहीम इस्माईल अबूनस्र-पुत्र सफ्फारीको बुखारामे कत्ल 
करवा दिया। 

दमशुल्मुल्कसे रुकुनुद्दीन महमूद तकका शासन दक्षिणापथके कराखानी वश्षके 
इतिहासका अश है। 


३८६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८२६ 
५, खिज्न खान (१०८०--. . ) 


शमशुल्मुल्कके बाद भाई खिजिर उसका उत्तराधिकारी हुआ। यह बहुत 
कुछ गुमनाम सा शासक है। निजामीके ग्रथ अरूजे समरकन्द” के अनुसार इसके 
दासनमें समरकन्‍्द समुद्धिकी चरम सीमापर पहुचा था। इसने अन्तर्वेद और तुकिस्तान 
(सिर-दरियाके उत्तरी भाग) दोनो पर शासन किया । यह विद्वान, न्यायी 
कवियोसे प्रेम रखता था । कवियोमे प्रतियोगिता कराता और विजयी कविके लिये दरबा र-हालमे 
चादी-सोनेकी' तश्तरिया पारितोषिकके लिये रखवाता। खिजिर खानके दरबार-हालमे २५० 
दीनारो (स्वर्ग मुद्राओ) से भरी ऐसी चार तश्तरिया रखी रहती, जिन्हे एक बार एक कविने 
जीत लिया था। जब खान जल्समें निकलता, तो सोने और चादीकी चोब लिये चोबदार उसके 
आगे आगे चढलते। खिजिर खान शायद एक ही साल राज्य कर सका । उसके बाद उसके 
पत्र अहमदमे गही सभाली। 


६, अहमद (१०९५ ई०) 


खिजिर-पुत्र अहमदके शासनकालमे मुल्लाओके साथ झगड़े -फसादने बहुत उम्र 
रूप धारण किया, जिससे सल्जूकियोको बीचमे कूदनेका मौका मिला। गद्दीपर बैठते 
ही, पिताके समयके प्रधान काजी और अब वजीर अबूनसत्र सुलेमान-पृत्र कासानीकों 
अहमदने मरवा दिया। दीवान प्रजाको बहुत सता रहा था, इसीलिए शाफई- 
धर्मशारत्री अबू-ताहिर इलक-पुत्रते प्रजाके उत्पीडनको बतलाते हुए मलिक शाहसे सहायता 
मागी | मलिक शाहने १०८९ ई० में बुखारा ले लिया । सल्जूकी सेना समरकन्द लेनेके लिये 
पहुची, मुकाबिला कडा हुआ। किला घेरे रहते समय नागरिकोने मलिकशाहके पास रसद 
पहुचायी । कराखानियोने अली-बशज एक अमीरको बुर्जकी रक्षाका भार दिया था। 
उसका लडका बुखाराम बन्दी था। मलिक शाह सल्जूकीने उसे कत्ल कर देनेकी धमकी 
दी, इसलिये पिता ढीला पड गया। बूर्ज लेकर मलिक शाहने किलेपर अधिकार कर लिया। 
अहमद किसी नागरिकके घरमें छिपा हुआ था। गर्दनमे रस्सी डालकर उसे मलिकके पास लाया 
गया। मलिकशाहने उसे अस्पहान भेज दिया। फिर अपनी विजय-यात्राको जारी रखते वह 
उज़गन्द पहुचा । उसका रोब इतना छा गया था, कि काशगरके कराखानी खानने स्वय आकर 
अधीनता स्वीकार की, खुतबामे मलिक शाहका नाम पढवाया तथा उसके नामसे सिक्‍के जारी 
किये । समरकन्दमे अपना उपराज छोड कर मलिक शाह खुरासान छौटठ गया । 

कराखानियोकी सेनामे उनके जिकली कबीलेका भाग बहुत था । किसी का रणसे वह अपने 
खानसे नाराज हो गये और अस्तवेदमे रहनेवाले उनके छोग मलिकशाहसे मिल गये । लेकिन 
सफलता प्राप्त करनेके बाद मलिकशाहने उनकी अच्छी तरह खातिर नही की, जिसपर जिकलौ 
विद्रोही हो गये । मलिकशाहके हटते ही जिकली सेनाने समरकन्दके उपराजपर आक्रमण कर 
दिया। उपराजको भागकर ख्वारेज्ममे शरण लेनी पडी। विद्रोहियोके नेता ऐनुद्रोछाने काश- 





ध्वही 


कांदिर ] कराखानी ३८७ 


गरी खानके भाई तथा अतवाश नगरके गवर्नर याकूब तगिनको सप्तनदसे बुलाया। उसने 
ऐनुद्रोलाको कत्ल करवा कर शासनकी बागडोर अपने हाथमे ले ली । इसपर जिकली खिलाफ हो 
गये। मलिकशाहने खबर पाते ही फिर अन्‍्तर्वेदका रास्ता लिया। उसके बुखारामे घुसते ही 
याकूब फरगानाके रास्ते अतबास भाग गया और उसकी सेना तवाबीसमे मलिकशाहसे मिल 
गई। यह स्मरण रखना चाहिये, कि इस समयके ईरानी शासक सल्जूकी भी कराखानियोकी 
तरह तुके थे। दोनो की भाषाओम भी बहुत अन्तर नही था, इसलिये सेनाओका राजभक्ति- 
परिवतंन जातिद्रोह नही समझा जा सकता था। समरकन्द लेकर मलिकशाह फिर उजगन्द 
पहुचा । उत्तरमे काराखानी खानोके घरू झगडे इतने तीज थे, कि मलिकशाह निदिचित होकर 
फिर खुरासान लौट गया । अबकी बार भी मलिकशाहने खित्ञ-पुत्र अहमदको फिर शासक बनाया, 
लेकिन वह अधिक समय शासन नहीं कर सका। ईरानमें रहते हुए अहमद देलमी दरबारके 
सपकंमे आया था, जहा वह शिया विचारोसे प्रभावित हो गया । अन्तर्वेद लौटनेपर मुल्लोको यह 
अच्छा मौका मिला, क्योकि अन्तवेंदके मुसलमान धर्मान्ध सुन्नी और शियोके कट्टर विरोधी थे । 
समरकन्दके धर्मशास्त्रियो (फकीहो ) और काजियोने नास्तिक होने का अपराध लगा सेनाको कत्ल 
करनेके लिये भडकाया । लेकिन राजधानीमे अहमद इतना जनप्रिय था, कि वहा विद्रोह करानेमे 
सफलता नही हुई । तब उन लोगोने कासान नगरके शासक तुगरल यनाल बेगको विद्रोह करनेके 
लिए तैयार किया। जब अहमद सेना लेकर पहुचा, तो सेनाने विद्रोह कर दिया। खानकों 
प्कडकर समरकन्द ला धामिक अदालतके सामने पेश किया गया। उसने अपनेको बिलकुल 
निरपरावी बतलाया, छेकिन तब भी उसे अपराधी कहकर काजियोते मुत्यु-दण्ड दे, 
धनुषकी प्रत्यचाकों गलेमे डालकर फासी लूगवा दी गईं। यह जनमतको पूर्णतया विरोधी बना 
कर ही किया जा सकता था। 


७. मसऊद खान (१०९४)-- 


वद्रोहियोने अहमदके चचेरे भाई मसऊद खानकों समरकन्दकी गद्दीपर बेठाया। यह 
थोड़े ही समय तक शासन कर सका । 


८, कादिर (१०९५-११०१)-- 


इसके समय खुरासानके गवर्नर सजर सलल्‍्जूकीने विद्रोह किया चचा भतीजे की छूडाईमे 
कादिरखान मारा गया। 

१०९७ ई० में मलिकशाह-पुत्र बरकयारुक सल्जूकीके हाथमे अन्तर्वेद आ गया। उसने 
सुलेमान तगिन (, , ,--११०२) महमूद तगिन और हारूत तगिन कराखानी खानजादोको 
एकके बाद एक अन्‍न्तर्वेदका शासक नियुक्त किया था। उनमें सुलेमान तगिन दाऊद कुज़तगिनका 
पुत्र और तमगाच खान इब्राहीमका पौत्र था। बारहवी सदीके आरम्भमे तुकिस्तान (सिर- 
पार) के कराखानियोने अन्तर्वेदरर आक्रमण किया। कादिर खान जिबराईल (बोगंराखान 
मुहम्मदन्यौत्र ) ने अन्तर्वेद ही नही ले लिया, बल्कि ११०२ ई० में सल्जुकियोकी भूमि (खुरासान ) 
पर भी आक्रमण कर दिया। बह तेरमिज लेनेमे सफल हुआ, लेकिन २२ जून ११०२ ६० को 
तैरमिजके नातिदूर सुल्तान सजर सल्जूकी (१११७-५७) से कडते हुए मारा गया। 


३८८ मध्यएसिया का इतिहास (१) | ८।२९ 
९ महमूद तगिन (११०२-२८) ई० 


सजरने सुलेमान तगिन-पुत्र महमूद तगिनकों मेव॑ंसे बुलाया | आपसी सधर्षमे कराखानी 
खानजादे अक्सर शरणार्थी बनकर पास-पडौसके सुल्तानोके दरबारमे रहते थे। कादिर खानके 
आक्रमणके समय महमूद अन्‍्तर्वेदसे भागकर सल्जूकोकी राजधानी मेर्वमे चछा गया था। महमूदने 
अरसलनखानकी उपाधि धारण करके ११३० ई० तक शासन किया। शासन सभालते ही उसे 
एक कराखानी राजकुमार (खानजादा तगिन) शागिर वेगके विद्रोहोका मुकाबिला करना पडा । 
पहिले विद्रोहमे ११०३ ई० में सजर सहायताके लिये आया था और दोनो प्रतिद्वन्द्रियोमे सुलह 
कराकर दिसम्बर के महीनेमे मेवे लौट गया। ११०९ ई०(५०३ हि०) में शागिर बेगने फिर 
विद्रोह किया, लेकिन अरसलनने सजरकी सहायतासे नकशाबके पास उसे हरा दिया। इसके 
बाद बीस साल तक अन्‍्तर्वेदमे शान्ति रही। अरसलनने अन्तर्वेदमे सभी कराखानियोसे अधिक 
इमारते बनवायी। उसने बुखाराके दुर्ग और नगर-प्राकारकी भी मरम्मत करवाई। वहाके 
शमशाबाद-प्रासादके ध्वस होनेपर १११९ ई० में ईदगाह महू बनवाया। ११२१ में बुखाराकी 
जामा-मस्जिदकी सूदर इमारत इसीने बनवायी। दो और प्रासाद बनवाये, जिनमें से एकको 
पीछे मदरसा बना दिया गया। पैकन्द नगरका उसने पुनर्तिर्माण कराया। किलेके पासकी 
जामा-मस्जिदके मीनारको शहरिस्तानम ले जाकर उसे बडे भव्य रूपमे पुन स्थापित करा दिया । 
लेकिन थोर्ड ही समय बाद मीनार और एक तिहाई मस्जिद गिर गई। अरसलनने अपने ख्चसे 
सारे मीनार और मस्जिदको फिरसे (११२७ ई० मे) बनवा दिया। अरसलन अपनी इस्लाम- 
भक्तिको प्रमाणित करते हुए किपचक (अरालसागरसे उत्तरकी भूमि) के काफिरीपर जहाद भी 
बोला। यह हम पहिले बतला चुके हे, कि मुसलमान होनेसे पहिले यह घुमन्तू बौद्ध या ईसाई 
साधू-सन्तोके भक्त हुआ करते थे। जिसकी तृप्तिके लिये मुसलमान साधू-सन्तोकी भी महिमा 
बढी। अरसलरून' खान महमूद भी यूसुफ हसन-पुत्र बुखारी सामानी नमदापोश |(नमदेवाला) 
का परम भक्‍त था। नमदापोशने तीस साल तक बुखाराके अपने मठ (खानकाह) में सिर्फ 
फलाहारपर गूजारा किया था। इसके अतिरिक्त बुखारामे एक दूसरा सन्त शेख अबूबक्र कल्ला- 
बादी था, जो बिलकुल मास नहीं खाता था। अरसल्‍रून नमदापोशको बाबा (पिता) कहा करता 
था। १११५ (५०९ हि०) मे शेख एक दुष्टकी तीरसे मरकर शहीद हुआ । जो भी सूफी दिनमे 
बाजारके प्याव पर पानी पीता, उसे शेख शहरसे बाहर करवा देता, क्योकि उसके मतमे सूफीका 
सबसे पहिला कतंव्य है अपने सदाचारका पारून करना । 

सूफियो-सनन्‍्तोका इतना भक्‍त होते अरसलनका मुल्लोके साथ बराबर सघर्प रहा। मुल्ले 
एक तो परमलोभी फिर, विचार-स्वतत्रताके घोर शत्रु थे, दूसरी तरफ बौद्ध साधुओके पथपर 
चलनेवाले सूफी-सनन्‍्त त्यागी तथा विचार-स्वतत्रताके पक्षपाती थे। सूफियोके भक्त मुल्लाओको 
क्यो पद करने रंगे ? शमशुल्मुल्कके समय मारे गये इमाम सफ्फारका पुत्र भी अपने पिताकी 
तरह ही ढोगी मुल्ला था। उसन॑ सुल्तानपर धर्म-विरोधी होनेका आक्षेप किया, इसपर तगिनके 
सरक्षक सजरने उसे मेवंमें निर्वासित कर दिया। जीवनके अन्तमे अरसलनको रूकवा मार गया, 
और उसने अपने पुत्रको राजकाजमे सहभागी बना लिया। तरुण शासकके विरुद्ध पड़यज करने 
वालोका मुखिया धर्मेशास्त्री और अध्यापक (फकीह-मुर्दारिस) अशरफ मुहम्मद-पुत्र समरकन्दी 


किलिच ] कराखानी ३८९ 


था, जो हजरत अलीका वशज मुल्लोका सरदार और समरकन्दका रईस था। अरसलनने 
षड़यत्रको दबानेके लिये सिजरसे मदद चाही और साथ ही अपने दूसरे पुत्र अहमदको भी बुला 
लिया। नगरके फकौर और रईस उससे मिलने गये। तरुण खानने उन्हें पकडनेकी आज्ञा दे 
दी और फकौरको तुरन्त कत्ल करवाकर षड़यत्रकों दबा दिया। शान्ति स्थापित हो जानेपर 
अरसलनको इसका अफसोस हुआ कि सिजरको क्यो बुलाया । सिजर करलुकोकों हराकर 
अन्तर्वेदमे दाखिल हुआ । शिकारके वक्‍त उसने बारह आदमी गिरफ्तार करवाये, जिन्होने स्वीकार 
किया, कि हमे सुल्तानकों मारनेके लिये अरसलनने भेजा था। सिजरने समरकन्‍्दको ले लिया। 
खानके कहनेपर म्‌ल्लोने सिजरके पास खानको क्षमा-दान करनेके लिये पत्र लिखा। सिजरने 
कहा--- सुल्तानको इस बातका आदचरय है, कि मुल्ला लोग ऐसे आदमीकी' आज्ञाकारिता स्वीकार 
करे, जिसे अल्लाने स्वयं पद-बचित कर दिया, जो किसी हथियारके उपयोग करनेमे 
असमर्थ है, जिसे सर्वेशक्तिमान्‌ अल्लाकी सहाथता प्राप्त नही है, जिसे कि जगत्‌-शासक 
अल्लाकी छाया, खलीफाके उपराज (सिजर) ने गद्दीसे उतार दिया है।” आगे सिजरने 
यह भी लिखा, कि मेने इस गूमनाम आदमीको उठाकर खान बनाया, इसके प्रति- 
इन्द्दीकी खुरासानमे भेज दिया, सत्रह वर्षों तक अपनी सेनासे इसकी सहायता की । इस 
सारे समयमे इसने दृश्शासन किया, पैगम्बरके वशजों (सेय्यदो) को मारा, पुराने 
सश्रान्तकुलोका उच्छेद किया, केवल सदेहपर लोगोको कत्ल कराया, उनकी सपत्ति 
जप्त की। 

सिजरके ७० हजार हथियारबन्द सिपाही--'जिनके रास्तेमे कोई पर्वत भी बाधा 
नही डाल सकता“--पहिलेसे ही समरकन्दके ऊपर आक्रमण करनेके लिये तैयार थे। सुल्तानने 
कहा ' केवल नगरको बचानेके लिये मेने उन्हे रोक रखा है --उन नागरिकोको बचानेके लिये, 
-“+मे जो कि अपनो धामिकताके लिये मशहूर है। सुल्तानकी रानी--अरसरून खानकी 
पुत्रीनी सिजरको बहुत समझाया था । ११३० के वस्ततके आरम्ममें सिजरने जब 
समरकन्द ले लिया, तो रोग-शय्यापर पडे अरसलनकों चारपाईपर लिटाकर सुल्तानके पास 
पहुचाया गया। उसकी बेटी भी मिलतेके लिये बुलाई गई। कुछ समय बाद जब सुल्तान 
लौटती यात्रामे बलब पहुचा, तो वहा अरसलूत मर गया ओर उसे मेवंमे अपने बनाये मदरसेमे 
दफनाया गया। 


१० तमगाच बोगरा खान इब्नाहीम (११३०) 


_ सिजरके दरबारमे अबुल मुजफ्फर इब्नाहीम नामक अरसलनका एक भाई रहता 
था। सिजरने सदियोसे तुर्कों द्वारा शासित अन्तर्वेदपर सीधे अधिकार करनेमे हानि समझी 
ओर इसे ही तमगाच बोगरा खान इन्नाहीमके नाम से गद्दीपर बेंठाया। अब अन्‍्तर्वेदके 
कराखानी' शासक सल्जूकियोके कठपुतली मात्र थे। 


११ किलिच तमगाच खान 


अबुलू-मलिक हसन अछी-पुत्र अबुल्मोमिन-पुत्र, जो कि हसन तगिनके नामसे अधिक 
प्रसिद्ध हे, कुछ दिनो शक्तिहीन खान रहा। 


३९० सध्यएसिया का इतिहास(१) [८२१२ 
१२. रुकुनु (जलालु) द्वीन मुहमद 


यह अरसलनका पुत्र गडबडीके दिनोमे कुछ समय कराखानियोकी गद्दीपर रहा। 
सिजर सल्जूकी इसका मामा था और उसका बडा भकक्‍त भी, इसलिए सिजरने काशगर 
जीतनेपर इसे वहा का शासक बनाया | सिजरकी विजय द्वारा थोडे दिनोके लिये सारा मूसलिम 
एसिया एक छत्रके नीचे आ गया, किन्तु उसी समय पूर्वतले एक और शक्तिशाली जाति 
(कराखिताई) आ पहुची, जिसने बहुत दिनो बाद फिर मध्यएसियामें मुस॒लिम शासनको 
हटाकर प्राय एक शताब्दीके लिये काफिरोका दृढ शासन स्थापित कर दिया। 


$३ सिक्‍के 


कराखानियोके बहुतसे सिक्के मिलते हे । छोटा बडा प्रत्येक शासक अपने शासित 
प्रदेशनोे अपना सिक्का चलानेकी होड लगाये हुए था। उनके नाभो और पदवियोकी इतनी 
ग़ड़बडी है, कि सन्‌ मिलनेपर भी बात स्पष्ट नहीं होने पाती। रूसके मुद्रा-विशारद 
दोनेके अनुसार अन्तर्वेदके विजेता दो भाई थे, जिनमे ज्येप्ठका नाम नासिस्कहक्‌ नल्त और 
कनिष्ठका कुतुब॒ुदौला अहमद था। नख्रके मरनेपर अहमद गदही पर बैठा। नस्र अली-पुत्रके 
सिक्के १०१० ई० (४०१ हि०) तक के और उसके उत्तराधिकारी अहमद अली-पुत्रके 
सिक्‍के १०१६ (४०७ हि०) तकके मिलते है । सन्‌ और टकसाल के नगरका पता न होनेसे यह 
नही कहा जा सकता, कि तुगान खान (काणगरी) का शासन अन्‍्तवेंदमे था या नही। ज्येष्ठ 
भाई तुगान शायद इलिक नश्नके जीवनमें कराखानी राज्यवशका नाममात्रका मुखिया 
था। चौथा भाई अबू-मसूर मुहम्मद अली-पुत्र पीछे अरसछन खानकी पदवीके साथ शासन 
करता रहा । बुखारा ठकसाल बारे इसके सिक्के १०१२ (४०३ हिं०) के मिलते हे । अरसलन 
खान भी तुगान खानसे झगड पडा था और १०१६ मे उजगन्दके पास उससे लडा था, फिर ख्वारेज्म' 
दाह मामूनने बीचमे पडकर शान्ति कराई। मामून स्वय महमूद गजनवीसे छूडनेकी तैयारी कर 
रहा था। सभव है उजगन्दके पास अन्तर्वेदके शासक अरसलन खान और तत्कालीन काशगर- 
शासक कादिर खानके बीच सेनिक सधर्ष हुआ हो । 
स्नोत-प्रन्थ 

| व'प्ाशनआए ॥20७7 0० ०४०! 7एए38४0०7 (५४ 82000) 

सिल्क 0 289 (7 ॥) २०088) 


2 
3. लाई09 ० 2807728४9 (2. ४४77०९7५) 
४ इस्कुस्सत्वों खेरनिश आजिई 


किल्चि ] 


तोबा तुर्फ 


३९१ 





१५ तोबाका तु्के॑ साम्नाज्य ( ५६६ ६० ) 


भूल--पृप्ठ १११ पर पढिये । 





छ्ड 


१६, पूृवीं और पशिचमी तक साम्राज्य ( ६२८ ६० ) 


अध्याय ३ 


गज़नवी (६६८-१०५६ हे ० ) 

३१ उद्गम 

गजनवी वश ते पजाब ओर सिव पर भी शासन किया था, महभूद गजनती ने बनारस, 
कालिजर और सोमनाथ तक लूट-पाठ मचाई, इसलिये भारतीय इतिहास को उसका काफी 
परिचय है। लेकिन पजाब छोडक्र बाकी भारत के साथ गजनवियाँ का सबध केवल लूटमार 
का था। उनकी शक्ति ईरान, मध्यएसिया (अस्तर्वेद ) और अफगानिस्तान में दृढ़ थी। वही से 
सैनिक केकर महमूद भारत के तगरों और मदिरो को लूटने आता था। भारत में उसका 
“चिड़िया रैन बसेरा” जैसा ही था। पहिले हम कहू चुके हे, कि किस तरह सामानियों और 
उनसे पहिले के समय भी होनहार तुर्के तदणो को दास-बाजारों से खरीदकर उनको वाकायदा 
शिक्षा दी जाती थी, जिसमे वह सैनिक-असेनिक ऊचे पदों के लायक हो सके | घुमन्तुओ और 
सामानियों में राजकुमारों का सिहासन के लिये हमेशा झगडा होता रहता था, इसलिये भाई 
भाई पर क्‍या पिता-पुत्र पर भी विश्वास नही कर सकता था। दास अपने रुधिर सबंध से 
सिहासन के लिये दावा नही कर सकते थे, इसलिये यह्‌ प्रथा बहुत चल पडी। अल्प तगिन को 
सामानियों ने बुखारा जीतकर वहा का शासक नियुक्त किया था। वह भी पहिरे इसी तरह का 
खरीदा गुलाम था। अल्प तगिन पीछे खुरासान का सेनापति* हुआ । इसीने गजनवी-बर शस्थापक 
सुबुक तगिन को गुलाम के रूप में खरीदा था। 

सियापततामा (राजनीति शास्त्र )--पल्जूक सुल्तान मलिकणशाहके प्रसिद्ध वजीर 
निजामुल्पुल्क ने इसे उसी अभिप्राय से लिखा, जिससे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र” को लिखा 
था। निजामुल्मुल्क तूस में पैदा हुआ था। उसका पूरा नाम अबू-अली' हुसेन॑ अछी-पुत्र इस्हाक- 
पुत्र अब्बासी था। इसके पूर्वज तूस के आसपास के दहकान थे। विद्या प्राप्ति के समय उमर 
खैथ्याम और हसन सब्बाह-पुत्र इसके सहपाठी रहे । विद्या समाप्ति के बाद बलख के मौतमिद 
अली शाहजान-पुत्र के यहा लेखक (कातिब) हो गया। कुछ अनबन हो गई, तो उसे छोडकर 
दाऊद मेकाइल-पुत्र सल्जुकी' के पास चला गया। आगे अल्प अरसलन और मलिकशाह के जमाने 
में निजामुल्मुल्क का सितारा चमका और सारी सल्जूकी' हुकूमत इसके हाथ में थी । 

“सियासतनामा” में वर्णित राजनीतिक नियमों और सिद्धान्तोकी बाते बडी सरलू 
फारसी गद्य में हे । उसमे अपनी बात को साफ करनेके लिये, लेखकने कितनी ही जगह उदाहरणार्थ 
ऐतिहाहासिक कहानिया और भूगोल आदि की बाते दी हे । 





5 “सियासतनामा” अध्याय २७ 


अल्प तगिन ] गज़नवी ३९३ 


निजामुल्मुल्क समाज में वर्ग-मेद को उचित और आवश्यक समझता था। इसे 
भगवान का काम बतलाते हुए वह लिखता है (१० ३)--- आग जगल मे पैदा होती है। वहा जो 
कुछ सूखा रहता है, वह सब जल जाता है, और सूखे के साथ रहने की वजह से बहुत सा गीला भी 
जल जाता है। इसी तरह बन्दगो (सेवकों) मेंसे एक को भगवान की कृपा से सौभाग्य और 
धन प्राप्त होता है। उसके लिये भगवान (हकताला ) अन्दाजे के अनुसार प्रताप सुलभ करता है । 
उसे अकल और इल्म देता है, जिसमे कि वह इस अक्ल और इल्म के द्वारा नीचे वालो से मे हरेक 
को अन्दाजा से सपत्ति मिले, हरेक को उसकी योग्यता के मुताबिक दर्जा और निवास दे, आद- 
मियो में से इन के लोगो और खिदमतगारो को नियुक्त करे, और उनमे से हरेक को सम्मान 
तथा पद दे वे, लौकिक-पारलौकिक कामो में उनके ऊपर विश्वास करे। प्रजा का काम है, 
आज्ञाकारिता का रास्ता पकडे ओर अपने काममे तत्पर रहे । 

अल्प तगिन --अल्पतगिन को इस्माईल (सामानी ) ने खरीदा था, और उसने आखिरी 
उमर मे नद्न-पुत्र अहमद की कुछ साल तक सेवा की थी, नूह के जमाने में खुरासान का सिपह- 
सालार बना था। जब नूह मर गया, तो न्‌ह-पुत्र मसूर बादशाह बना। उसकी बादशाही के भी' 
६ साल बीते । अल्पतगिन ने हर तरह कोशिश की, लेकिन नूह-पुत्र मसूर के मन को अपनी और 
न कर सका। लोगो ने मसूर से कह दिया--- जब तक अल्पतगिन को तू नही मारता, तब 
तक तू बादशाह नही रह सकता । तू बादशाह नही है, तू राज्य नही कर रहा है। ५० साल 
से वह (अल्पतगिन) खूरासान में बादशाही कर रहा है। सेना उसकी बात मानती है । अगर 
तू उसको गिरिफ्तार करे, तो उसके धन से तेरा खजाना भर जायेगा। उपाय यह है, कि उसे 
दरगाह (दरबार) में बुला और ऐसा कहला भेज कि जबसे हम तख्त पर बेठे, तू दरगाह मे नही 
आया और अहद (नियुक्ति-पत्र) को नया नही किया । हमारी इच्छा है--तू हमारे लिये पिता 
की जगह है। “जब यहा आये, तो उसे एकान्त में बुला और हुकम देकर उसका सिर 
कटवा दे ।” 

अमीर मसूर ने ऐसा ही किया। उसे दरगाहमे बुढाया। अल्प तगिन के साहिबखबर 
(चर) ने लिख दिया, कि तुझे किस' काम के लिये बुला रहे हे। अल्प तगिन ने चाहा, बुखारा 
चले और नेशापोर से सररूश की ओर कूच कर दिया। उसके साथ करीब तीस हजार सवार थे। 
खुरासान के सारे अमीर उसके साथ थे | जब वहा से तीन रोज का रास्ता आगे गया, तो उसने 
लश्कर के अमी रों (सेनपो) को बुलाया और उनसे कहा-- तुम्हे एक बात कहनी है। जो कुछ 
में कह रहा हू, इसके बारे मे जो ठीक समझो, वह मुझसे कहो, ताकि में जानू ।” 

उन्होंने कहा-- हम तुम्हारे सेवक हे ।” 

उसने कहा--- तुम जानते हो, कि अमीर मसूर मुझे किसलिये बुला रहा है ? 

उन्होंने कहा--- इसलिये कि तुम्हे देखें और अहद (नियुक्तिपत्र ) को ताजा करें। 

उसने कहा--- जैसा तुम लोग समझते हो, बात ऐसी' नही है। मलिक (सुल्तान) मुझे 
इसलिये बुला रहा है, कि मेरे सिर को धड से अलग करे। वह बच्चा है। आदमियो की कदर नही 
जानता। तुम जानते हो, कि सामानियो के मुल्क को सालो से में सभाले हुए ह्‌। तुकिस्तान के 
खानो में जिसने बरी नी4त की, उसे मेने हराया ।” 

अमी रो ने जब उसे बदला लेने के लिये कहा, तो उसने उत्तर दिया--- दुनिया के लोग 


३९४ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८३ 


कहेंगे, कि अल्प तगिन ने साथ साल सामानी खानदान को सभाले रकखा, जब उसकी उमर अस्सी 
बरस की हो गई, तो अपने स्वामि-पुत्री से अलग हो उनके प्‌ लक को दखल किया, स्वामी की जगह 
गद्दी पर बेठा। मेने सारी उम्र नेकनामी से गुजारी, अब जबकि कबर के किनारे पहुच गया 
हैँ, यहू ठीक नही, कि में अपने नाम पर धब्ब' लूगाऊ। यह खूब मालूम है, कि गुनाह उसकी तरफ 
है, लेकिन सभी लोग इसे नहीं जानते । कितने ही लोग कहेगे, कि गुनाह अमीर (सुल्तान) का 
है, कुछ लोग कहूगे कि गुनाह अल्प तगिन का है। में उसके राज्य की इच्छा नही रखता और न 
उसकी बुराई चाहता हु। जब तक में खुरामान में हु, ततव तक यह बात नही होगी । अगर में 
खूरासाव से जिंदा हो जाऊ और उसके मुल्क से बाहर निकल जाऊ, तो मतरूबी लोगो को बात का 
मौका नहीं मिलेगा। जब तक मेरे हाथ में तलवार खिच सकती है, तब तक रोटी हाथ में का 
सकता हू । इसी तरह बाकी उमर बिताऊगा। अ छा हूँ कि अपनी तलवार को काफिर (गर- 
मुस्लिम) के सिर पर चलाऊ, जिसमे कि मुझे पुण्य (मक। अब समभे ? यह सेना, खुरासान, 
स््ररेज्म, तीमरोज़ और मावराउन्नह्न (अन्तवेंद ) की होनेसे अमीर मसूर की है, तुम सभी उसके 
आज्ञाकारी (सेवक )ही। मेने तुम्हे उसको दे दिया। उठो और उसकी दरगाह में जाओ। 
उसकी खिदमत में रहना। में हिन्दुस्तान की ओर जाऊगा और धर्मयुद्ध और जहाद में लूगूगा। 
अगर मारा जांऊगा, तो शहीद होऊगा, अगर सफलता पाई, तो कुफ़ के भवन को इस्काम का 
भवन बनाऊगा । 

किसी को यहू विश्वास नहीं था, कि वह खुरासान छोडकर हिन्दुस्तान जायेगा, 
जब कि खुरासान और मावराउन्नह्न में उसके पाच सौ गाव जायदाद के थे, कोई ऐसा शहर नही 
था, जहा पर उसकी सराय (महल), बाग, कारवासराय, और गरमाबा (स्नानगृह) न हो । 
उसके पास बहुत अधिक सम्पत्ति थी। हजार-हजार भेडे, और सौ-हजार घोडे तथा ऊठ उसके 
पास थे। अल्प तगिन के मन में हुआ, बलूख चले | चलकर वहा एक-दो महीना मुकाम करे, 
जिसमें कि जो भी गज़ा (धर्मेयुद्ध) की इच्छा रखने वाले है, बहू मरावरउन्नह, खुत्ततान और 
बलख के इलाके से उसके पास आवें। 

इसपर भी चुगलखोरों ने चुगली कौ और मसूर ने १६ हजार सवार के साथ एक अमीर 
को बुखारा से बलख जाने के लिये कहा, जिसमें जाकर उसको गिरिफ्तार करे। 

जब लश्कर तेरमिज्ञ पहुचकर जेहू (वक्षु) नदी पार हो गई । तो अल्प तगिन ने खुल्म की 

तरफ कूच कर दिया। खुल्म और बलख के बीच में एक तग दर्रसा है । इसी तग दरें में चार 
फर्सेख का रास्ता जाने पर खुल्म मिलता है। अल्प तगिन उस दरें मे पहुचा | उसके पास २० 
हजार गुलाम सवार थे । सभी अच्छे आदमी थे । धर्मयुद्ध के लिये आठ सौ आदमी और आकर 
दामिल हुए ।” 

बन्दगो (गूलामो) की शिक्षा--सियासतनामा के २७ वे अध्याय में 
निजामुल्मुल्क ने तुक-गूलामो की शिक्षा का संविस्तर वर्णन किया है, और वही अल्पतगिन और 
सुबुक तगिन जैसे सौभाग्यशाली बन्दगों का जिक्र किया है (प० ९४-१०८)-- पुराने समय 
में गुलामो की परवरिश और शिक्षा की व्यवस्था उनकी खरीद के दिन से बुढ़ापे तक की 
जाती थी। 


सुबुकतगिन ] गज़नवी ३९५ 


अल्प तगिन कूच करके वामियान पहुचा। अमीर-बामियान ने उसका विरोध 
किया, जिसपर वह बन्दी बना । अल्प तगिनने उसे माफ कर दिया और उसे खिलअत दे अपना 
बेटा कहा। बामियान के इस अमीर का नाम शेर बारीक था। वहा से अल्प तगिन काबुल की 
ओर चला । उत्ते अभी र-काबू लको हराया, उसके लडकेको बन्दी बनाया और उसे भी उसी तरह 
(पुत्र) कहकर पिता के पास भेज दिया। यह काबुल-राजा का पूत्र छोयक का दामाद था, 
वहा से गजनी जाने का इरादा किया । अमीर गजनी भाग गया । जब अल्प तगिन गजनी पहुचा, 
तो (वहा का राजा) लोयक बाहर आया और उसने युद्ध किया | अमीर-काबुल का पुत्र दूसरी 
बार पकडा गया। (गवनी के फतह करने पर) तीन दिन ढिढोरा पीटा गया, कि जिस किसी 
के पास मुसलमानों का माल मिलेगा, उसके स,थ में वही करूगा, जैसा कि मेने अपने गुलाम के 
साथ किया (एक गूलाम को अल्प तगिन ने मौत की सजा दी थी) । उसकी सेना बहुत डरी। 
लोग सन्तुष्ट हुए। नागरिकों ने जब इस' शान्ति और न्याय को देखा, तो कहा-- हमे ऐसा ही' 
बादशाह चाहिये, जो कि न्‍्यायी हो । फिर हम उसको अपने प्राण बच्चे-स्त्री के समान मानेगे। 
हमारा अभिलषित यही था, चाहे तुर्क हो, चाहे ताजिक । तब उन्होंने मगर का दरवाजा खोल 
दिया और अल्प तगिन के पास आये। लोयक ने जब यह देखा, तो वह भागकर किले मे बन्द हो 
गया, और २० दिन बाद निकल कर अल्प तगिन के सामने आया । अल्प तगिन ने उसे जागीर दी । 
उसने किसी को दु ख नही दिया, गजननी मे अपना घर बनाया और वहा से जा हिन्दुस्तान 
को लूटा। वहा से बहुत सा लूट का माल लाया | गजनी से काफिरो (हिन्दुओ) का मुल्क १२ 
दिन का रास्ता था। खुरासान, मावराउन्नह्न, नीमरोज में खबर पहुची, कि अल्पतिगन ने हिन्दु- 
स्तान के दरबन्द (घाटे) को खोल दिया और वहा से बहुत सा सोना-चादी, पशु के आया, भारी 
गनीमत का माल प्राप्त किया , तो चारो ओर से लोग (गाजियो की सेना में भरती होने के लिये ) 
दौडे। यहा तक कि ६ हजार सवार जमा हो गये । उन्होने बहुत से वलायत (प्रदेश) दखल 
किये और बेगापुरतक साफ कर दिया, वलायत अपने हाथ में किये। हिन्दुस्तान का शाहशाह 
डेढ लाख सवार और पैदल तथा पाच सौ हाथियो के साथ सामने आया, यह रुयार करके कि अल्प- 
तगिन को हिन्दुस्तान की भूमि से बाहर कर दे या उसको उसकी सेना के साथ मार डाले ।. . 

निजामुल्मुल्क ने अल्पतगिन को सामानियों द्वारा पालापोसा, बन्दा बतलाते हुए लिखा 
है (१० ९५)--३५ वर्ष की उम्र में उसने खुरासान की सिपहसालारी (सेनापतिपद) पाई। 
वह बडा ही ईमानदार और विश्वासपात्र, बहादुर, होशियार, ईश्वर से डरनेवाला था। 
वह सालो खुरासान का वली (राज्यपाल) रहा। उसके पास २७०० गुलाम (बन्दी) तुके रहते 
थे। एक दिन उसने ३० गुलाम खरीदे, जिनमे एक महमूद का पिता सुबुक तगिन भी था । उसे 
खरीदे तीन ही दिन बीते थे। वह गुलामो के बीच अल्पत गिन के सामने खडा था। उसी समय 
हाजिब ने आकर अल्प तगिने को कहा-- अमुक गुलाम जिसे वसाक बाशी का पद मिलने की 
आज्ञा थी, नही है। उसके दर्जे और उत्तराधिकार को किस गुलाम को दिया जाये।” इसी समय 
अल्प तगिन की नजर सुबुक तगिनके ऊपर पडी और उसकी जवान पर आ गया--- इसी गुरुम 
को मेने प्रदान किया । 

हाजिब ने कहा-- स्वामी, अभी इस गुलाम को खरीदे तीन रोज से अधिक नहीं हुये । 
अभी इसने एक साल भी सेवा नही की, उस दर्जे पर पहुचने के लिये सात साल सेवा करनी चाहिये । 


३९६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८॥३ 


अल्प तगिन ने कहा-- मैंने कह दिया, गूलाम ने सुन लिया, और सेवा कर 
दी। मेने उसे जो प्रदान किया, उसे नहीं लौठाऊगा। यह बसाकबाशी का पद इसे द्वे 
दिया ।' 

अल्प तगिन ने अपने मनमें सोचा, हो सकता है, यह गुलाम के तोर पर नया-नया खरीदा 
तमण तुकिस्तान में किसी बुजुर्ग (कुलीन पिता ) का पुत्र हो । शायद यह काम को अच्छी तरह करे । 
यह सोचकर उसने परीक्षा लेने की सोची । जो भी पैगास देकर भेजा,जो काम दिया, किसी में 
उसने गलती नहीं की । परीक्षा में हर रोज वह अच्छा उतरता गया, इसलिये अल्प तगिन के दिल 
में उसके लिये स्नेह हो गया । जब सुबुक तगिन १८ साल का हो गया, तो उसके नीचे २० गुलाम 
दिये । एक दिन अल्य तगिल ने २० गूलामी को देकर हुकम दिया, कि वह खलूज और तुकंमान 
लोगी के पास जाये और उनके पास जो मालगुजारी बधी हुई है, उसे वसूल कर लाये। सुबुक 
तंगिन भी इन गुलामों म॑ था। जब वहा पहुचे, तो खलूजों और तुर्कमानोंने सारी मालगुजारी 
नही दी | गुलाम नाराज हो गये, और हथियार उठाकर जग करने का इरादा करने लगे, जिसमे 
कि जबरदस्ती मालगूजारी वसूल कर ले । सुबुक तगिन ने कहा--- में हगिज कूडाई नही करूगा' 
और इसमें तुम्हारा सहायक नहीं बनूगा । इसपर उसके साथियों ने फिर कहा । तब उसने जवाब 
दिया--- क्योकि खुदाबन्द (स्वामी) ने हमे जग करने के लिये नहीं भेजा, बल्कि कहा कि 
मारूगुजारी ले आवे। अगर जग करे और वह हमें हरा दें, तो यह बडी बुरी बात होगी 
और हमारे खुदाबन्द की इज्जत को हानि पहुचेगी। फिर खुदाबन्द कहेंगा, कि बिना हुक्मके 
क्यों तुमने जग किया। , / अधिकाश लोगों ने भी कहा, कि वह ठीक कह रहा है। 
उन्होने ऊछड़ाई नहीं की ओर लौट गयें। अल्प तगिन' के पास जाकर कहा कि 'तुकंमानो ने 
सरकशी की और भाहछंगुजारी नहीं दी । अल्प तगिन' ने कहा--क्यों हथियार नहीं 
उठाया लड़ाई करके मारूगूजारी उनसे क्‍यों नहीं लिया?” उन्होंने कहा--हम जग 
करने बाके थे, लेकिन सुबुक तगिन ने नहीं करने दिया। अल्प तगिन ने सुबुक तगित 
को कहा--क्यों तूने जग नहीं किया, और क्यो नहीं गुलामी को जग करने 
दिया ? 

सुबुक तगित ने कहा--इसीलिये, कि हमारे खुदाबन्द ने आज्ञा नही दी थी। अगर 
बिना हुकम के जग करते, तो हममे से हरेक खुदावन्द (स्वामी) था, बन्दा नही। बन्दगी (सेवक 
धर्म) यह है, कि उतना ही करे जितने के लिये कि खुदाबन्द ने हुक्म दिया ।' 

अल्प तगिन खुश हुआ और उसने कहा--ठीक कह रहा हे ।' 

फिर उसे तीस सौ गुलामो के अफसर का पद दिया । 

अल्प तग्रिन को पुत्र नही था,कि उसको अपनी जगह बैठापे । सुबुक तगिन गुलाम था,जिसे 
उसने पहिले खरीदा था। उसका हक ज्यादा था। दूसरो ने कहा कि सुबुक तगिन अपनी होशियारी 
मुरोीवत, दानशीलता, सुस्वभावता और ईइवर से भय खाने, विश्वासपात्र होने के कारण सबसे 
बढकर है। उसे हमारे खुदाबन्द ने पाला है, और उसके कामो को पसन्द किया है। अल्प तगिन 
के सारे. स्वभाव और आचरण उसमे है। सबने एक राय होकर सुबुक तगिन को अपना 


अमीर बनाया । सुबुक तगिन ने ज़ाबिलिस्तान के स्वामी की लड़की ब्याही थी,जिसमे महमूद पैदा 
हुआ, इसी कारण उसे जाबिली कहा जाता था |” 


अल्प तग्रिन ] ग़ज़नवो ३९७ 
तुलनात्मक गजनवी-सल्जूकी-गोरी-वश 
सन्‌ ई० भारत (कन्नौज) चीन दक्षिणापथ उत्तरापथ 
(प्रतिहार ) (खित्तन ) (गजनवी ) (कराखानी ) 
*668 दशेंकचुड ९८३-१०३१ 
राज्यपाल महमूद ९९७-१०३० तुगान १०१२-२५ 
१०१८- 
१०२० कादिर १०२५-३२ 
त्रिलोचन 
१०२७- शिडचुझू १०३१-५५ मसऊद १०३०-४१ अर्सेलन १०३२-५६ 
यश १०३७- 
१०४० मौदूद १०४१-४८ 
इब्राहीम १०४८-५१ 
ताउचुु (सल्जूकी)  बोगरा 
१०५५-११०१ १५५ ६०५६ 
तुगरल १०३६-६३ 
१०६० अल्पअर्सलन तुगरलकरा 
१०६३-७२ १०५९-७४ 
(गहडवाल ) मलिकशाह बोगराहारून 
१०७२-९२ १०७४-०२ 
१०८० चद्रदेव १०८०- 
महमूद १०९२-९४ 
बकियारुक 
१०९४-११०४ 
११०० मदनचद्र त्यान्‌-चू-ती मलिकशाह अर्सलनमहमूद 
११००- ११०१-२५ ११० ४-१७ ११०२-३० 
(चिन्‌ ) 
गोविद १११४- ताइ-चू १११५-२३ मिजर १११७-५७ (कराखिताई) 
११२० ताइचुड ११२३-३५ येल ११२५-४३ 
दोे-चुड ११३५-४९ 
११४० चेलगू ११४३-८२ 
है-लिड। वाह 
११४९-६१ 
विजय० ११५५ (गोरी) 
११६० शीचुड ११६१-९० 


जयचढ़े 


गयासुद्दीन -१२०३ 


३९८ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८१२ 





११७०-११९४ 
११८० गरखान' 
११८२-१२१० 
चाहझुचझ ११९०-१२०० 
6६२. राजावलि--- 
गजनवी राजा इस प्रकार है --- 
१ सुबुक तगिन - ९९७ ई०७ 
२ महमूद सुबुकतगिन-पुत्र॒ ९९७-१०३० ई० 
२३ मसऊद महुमुदन्युत्र १०३०-१०४१ ई० 
४ मुहम्मद महमूद-पुत्र १०४९१- 
५ मौदूद मसऊद-पृत्र १०४१- 
६ इब्राहीम “१०५९ ई० 


१. सुबुक तगिन (--९९७ ई०) 


सुबुक तगिन योग्य सेनापति तथा शासक था। अल्प तग्िनके उत्कर्षमे उसका भी हाथ 
था और उस के खुरासान छोड गजनी में नथे राज्यकी स्थापनामे सुबुक तगिनका काम 
काफी था। सुबुक तगिन अल्प तगिनके मरने पर भी स।मानी वश का भक्‍त रहा, किन्तु अतिम 
शासक नें सुबुक तगिनके लिये गद्दी छोड दी। इसके बाद भी वह अपने को जीवन भर 
सामानियोका अधीन सामन्‍्त मानता रहा, यद्यपि अब राजशक्ति सामानियोके हाथमे बडी 
तैजीसे निकलती जा रही थी । 


२. महमूद (९९७-१०३० ई०) 


महमूद अपने पिता सुबुक तगिनके मरनेके बाद गद्दी पर बेठा। समानियोसे झगडा था, 
इसलिये उसे खुरासान छोडकर गजनीके ऊपर अपना ध्यान गाना पडा और अन्‍्तमे वह गद्दीपर 
बैठनेमे सफल हुआ । अन्तिम सामानीकी मृत्युके बाद सामानी राज्य कराखानियो और गजनवियो 
में बट गया । जुल्कदा ३८९ हि० (अक्तूबर-नवम्बर ९९९ ई० ) में इलिक खानकी सेना बुखारा से 
प्रविष्ट हुई। इसी महीने मे महमूद अपने पिता की गद्दीपर बैठा। वह स्वतत्र शासक था, और उसे 
सामानियोकों अपना अधिराज माननेकी अवश्यकता नही थी । बगदादी खलीफा अब केवल धार्मिक 
गुरु भर रह गया था और उसका राज्य कितने ही स्वतत्र राज्यों (रियासतो) में बंट चुका था, 
तो भी वह इस्लाम का बडा पोपष था। स्वतत्र शासक उसके पास बडी बडी भेटे भेजा करते 
और खलीफा उन्हें भारी भरकम पदविया प्रदान करता । खीफा कादिर' (९९१--१०३१ई० ) 
ने महमूद को “बल्ी अमीरुल-मोमनीन खुरासान-पति” (खलीफाका खुरासानी राज्यपाल ) 
का “अहद” (शासन-पत्र) एक मुकुट और “यमीनुद्दौछा-अमीनुलूमिल्लत” (राज्य-दक्षिणबाहु, 


* निजामुल्मुल्क “सियासतनामा” 


महमूद ] गज्ञनवी ३९९ 


जातीय-अमीन ) की उपाधि के साथ भेजा था। महमूदने खूरासानमे अपने खुतबेमे खलीफा 
कादिरका नाम पढवाया। यह वही खलीफा था, जिसे ९९१ ई० में दैलिमियोकी क्ृपासे गद्दी 
मिली' थी, लेकिन सामानियोने उसे खलीफा नही माता था। भारतके राजाओकी तडक-भडक 
तथा सामानियोकी शान-शौकतको दुगना करके महमूदने अपने दरबारकों सजाया था । महमूदने 
ही पहिले-पहल इस्लाममे सुल्तान की उपाधि कमसे कम दरबारी कामोमे धारणकी थी। 
वैसे साधारणतया वह “अमीर महमूद ही कहा जाता था। महमूदके सिक्‍को तथा गरदेजीके 
इतिहासमे सुल्तान”की पदवी उसके साथ जुडी मिलती है । 

सामानियोके खतम होनेके बाद काराखानी और गजनवी एक दूसरेके प्रतिद्वन्द्दी बने । 
महमूदके वली-अमीहलमोमनीन” बननेपर इलिक खान क्यो पीछे रहता ” उसने अपनेको 
“मौला-अमीझल्‌ मोमनीन” ( खलीफाका सरदार ) घोषित किया तथा अपने सिक्‍्कोपर 
खलीफा कादिरका भी नाम उत्कीर्ण करवाया। इलिक नस्रके सिक्कोपर उसकी पदवी 'नासि- 
रुछ॒हक (सत्त्यरक्षक) है। कराखानी और गजनवी प्रतिद्वन्द्दी और पडोसी भी थे। हमेशा 
हर बातका फैसला तलवारसे करना अच्छा नहीं था, इसलिये १००१ ई० में महमूदने शाफई 
इमाम अवूतैयब सलहा मुहम्मद-पुत्र सालकी और सरख्शके गवर्नर तथा अपने भाई तुगान्‌चिक 
को दूत बनाकर इलिक खानके पास उजगन्द भेजा। इलिक नस्रनने उनका अच्छी तरह स्वागत 
किया और बहुमूल्य रत्न, कस्तूरी, घोडे, ऊट, दासी-दास, सफेद बाज, काले समूरी चरम, हुतुब्‌ 
(बलरस ) की सीग, तथा चीनकी कितनी ही' बहुमूल्य वस्तुओकी भेटके साथ अपनी लडकीकों 
महमूदकी खातून बनानेके लिये भेजा । इस प्रकार दामाद बनाकर यह भी ते किया, कि वक्षु 
(आमू-दरिया ) दोनो राज्योकी सीमा रहे । लेकिन इस सधिको सबसे पहिले कराखानियोने 
तोडा । दरअसल कराखानी जेसे घुमन्तुओमे जनमत इतना प्रबल होता था, कि खानके 
मिलानेसे काम नही चलता था। 

महमूदने भारतके काफिरोमे धर्मेयुद्ध छेड रखा था। वह इस समय प्रतिवर्ष लूट-मारके 
लिये भारत जाया करता था । १००६ ई० में ऐसे ही एक अभियानमं जाकर वह मुल्तानमे ठहरा 
हुआ था, जब कि कराखानियोने अपनी दो सेनाओको खुरासानके ऊपर भेज दिया। पहिली 
सेनाको मुबासी तगिनके नेनृत्वमे नेशापोर और तूसको दखल करनेका और दूसरी सेनाके सेना- 
पति जाफर तगिनकों बलख लेनेका काम मिला था। दोनोने अपने कतंव्य पूरे किये। बलखके 
नागरिकोने कराखानियोके साथ कुछ गुस्ताखी दिखलाई, जिसपर शहर लूट लेनेकी आज्ञा हो 
गई । नेशापोरके जन-साधारण तटस्थ रहे, किन्तु धवीमानी लोग अन्तर्वेदकी तरह गाजी 
महमूदके पक्षमं थे। यह खबर महमूदको मुल्तानमे मिली । वह तुरन्त छलौठ पडा और जाफर 
बलख छोडकर वक्षु पार तेरमिज भागनेके लिये मजबूर हुआ। सुबासी तगिन भी महमूदका 
मुकाबिला नही कर सका और अपने सामान रूदे काफिलेकों ख्वारेज्मशाह अलीके पास भेज 
कर बची-खुची थोडी सी सेनाके साथ अन्तर्वेदकी ओर भागा। उसका भाई और नौ सौ सेनिक 
महमूदके बन्दी बने । महम्‌ृदका ध्यान बँटानेके लिये इलिकने जाफरको छ हजार सैतिकोके साथ 
बलल पर आक्रमण करनेके लिये भेजा, लेकिन उस सेनाको वक्षु तटपर ही महमूदके भाई नख्ने 
छिन्न-भिन्न कर दिया। इलिकने इस घोर पराजयसे नाराज होकर अपने सैनिकोको फटकारा। 
इसपर उन्होने हिन्द-विजेताकी सेनाके बा रेमे कहा-- व ऑ फीलान व सलाह व आलात व मरदाँ 


४०० सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८।३४२ 


हेचकश मुकावमत न तवानद्‌” (ऐसे हाथियों, हथियारों और आदमियोके साथ कोई नही छूड 
सकता )। दूसरे साल इलिकने स्वयं महमूदके खिलाफ युद्ध-क्षेत्रम उतरनेका निश्चय कर 
अन्तवेंदके देहकानोको लडनेके लिये बुलाया और अपने भाई कादिर खान यूसुफ (लोतनके शासक ) 
के साथ जो झगडा चल रहा था,उसमे समझौता कर लिया । फिर उसके चौडे मुह, छोटी आखो, 
चिपटी नाको, नाममात्र मूछ-दाढीवाले, लोहेकी तलवार तथा काली पोशाकवा्े” कराखानी तु्क 
महमूदका मुकाबिका करने आये । बरूखसे चार फरसख (२४ मील ) पर सरखियान पुलके पास 
रविवार ४ जनवरी १००८ ई० (२२ रबी' २, ३९८ हि०) को लडाई हुई। महमूद भारतमे 
केवल ही रा-मोती ही नहीं बटोरता था, बल्कि हूडाईके सामान भी के जाता था | इस लडाईमे 
उसने पाच सी हाथी छा खडे किये। तु्के हावियोसे लडनेंके अभ्यासी नहीं थे, न उनके 
घोड़े हाथियोके सामने ढीठ होकर जा सकते थे। महमृदकी रक्षा इस युद्धम इन्ही भारतीय 
हाथियोने की, नही तो वहे कही का नहीं रहता। कराखानी सेना पूर्ण रूपसे पराजित हुई। 
जो भागे, उनमेसे भी बहुतेरे वक्ष नदीमे डूब गये । कराखाती सामानियोके खुरासानी इलाकेकों 
भी अपने हाथमें करना चाहते थे, लेकिन बह पूरी आफतम फसे। इसमें सदेह नहीं, इस हारमे 
कराखानियोका घरेलू झगडा भी कुछ कारण था। इलिकके बडे भाई तुगान खान काशगरीने 
भाईके विरुद्ध महमूदके साथ दोस्ती की थी। इलिकने भाईपर चढाई करना चाहा, लेकिन इस 
बकक्‍त काशगरके रास्तेको बरफ रोके हुई थी, इसलिये इलिकको उजगन्द लौट जाना पडा। फिर 
दोनो भाइयोके दृत विजेता महमूदके पास पहुचने लगे। महमूदने १०११-१२ ई० में दोनो 
भाइयोमे समझौता कराया। इलिक १०१२ ई० में मर गया। 


8३. महमूद और ख्वारेज्मशाह 


(१) अली--मामून ख्वारेज्मशाहके बाद उसका पुत्र अबुल हसन अली ख्वारेज्मशाह 
बना। सुबुक तग्रिनके अभियानसे ज्ञात है, कि अली कराखानियोंके अधीन था । इलिक और 
उसके सहायकोको जब महमूदने हराया, तो ख्वारेज्मशाह महमूद गजनवीका मित्र बन गया। 
महमूदने उसके साथ अपनी बहन व्याह्‌ दी तथा अलीके भाई तथा उत्तराधिकारी अबुल-अब्बास 
मामून () मामून ()-पुत्रको भी अपनी एक बहन १०१५ (४०६ हि०) में दी । 

(२) भामून (] )--खलीफा कादिरने मामूनके पास भी अहद (नियुक्ति-पत्र ),खिलअत, 
ध्वजा (राजचिह्न ), 'ऐनुद्रौछ़ा व जैनुलूमिल्लत” ( राज्य-नेत्र, जाति-भूषण ) की पदवी भेजी । सीधे 
लेनेमे महमूदके क्रोध का डर था, इसलिये मामूनने अपने दरबारी तथा प्रसिद्ध विद्वान्‌ अबू-रेहाँ 
अलूबेरूनीको रेगिस्तानमे जा खलीफाके दूतसे भेट स्वीकार करनेके लिये भेजा। मामूत और 
महमूदकी दोस्ती ज्यादा दिनोतक टिक न सकी । महमूदने इलिक खान और तुगानसे सधि करली। 
मामूनने उस सधिमे भाग लेनेसे इन्कार कर दिया, जिसके कारण दोनोके सबंध बिगड गये । 
अपने वजीर अबुल-कासिम अहमद हसन-पुत्र मैमन्दीके पराम्शानुसार महमूदने अपने पुराने 
दोस्तकी परीक्षा करनी चाही। १०१४ ई० मे ख्वारेज्मशाहके दूतसे वजीरने कहा, कि मामूनके 
राज्यमे महमूदके नामसे खुतवा जारी किया जाये । ऊपरसे ऐसा दिखलाया गया, मानो वजीरने 
सुल्तानकी इच्छाके बिना ही यह सुझाव रक्‍्खा । ख्वारेज्मशाहने पहिले आना-कानी की । तब 
मैमन्दीने स्पष्ट शब्दोमे यह साग रखी। मामूनने अपने सेनापतियों और जन-प्रतिधिनियोकों 


महम्‌द ] गज़नवी ४०६ 


बुलाकर उनके सामने यह बात रखते हुए कहा--इन्कार करनेपर महमूद हमारे देशको सत्याना- 
दम मिला देगा । केकिन, उसके अमी रोने माननेसे साफ इन्कार कर दिया और विद्रोह का झडा 
उठाया। तलवार निकाल कर उन्होंने महमूदके लिये अपमानजनक कडे-कडे शब्द इस्तेमाल 
किये। मामूनने दूृतसे मीठी-मीठी बाते करके शान्त करनेंकी कोशिश की। अल-बेरूनीने भी 
“अपनी सुनहली-रुपहली वाणी” से समझाकर महमूदके वजीरके सामने शाहसे माफी मगवाई । 
इसी समय अपने पक्षकों मजबूत करनेके लिये अलबेरूनीके परामशानुसार मामूनने इलिक और 
तुगान खानके झगडको शान्‍्त कर उनमे मेल कराया। मामूनके इस अनुचित दखलसे नाराज 
होकर महमूदने बलखसे अपना दूत भेज, तुगान खान और इलिकके सामने अपनी अप्रसन्नता प्रकट 
की । उन्होने उत्तरमे कहा-- हमने मामूनको आपका मित्र और बहनोई जानकर उसकी बातपर 
ध्यात दिया, और साले और बहनोईका झगडा मिठानेके लिये मध्यस्थ बननेकी' इच्छा प्रकट 
की।, किन्तु महमूदने इसका उत्तर भी देनेकी अवश्यकता नही समझी । 

कराखानियोवे मामूनकों सारी' बात बतला दी। मामूनने सलाह दी,कि ख्वारेज्म और 
कराखानी दोनो, एक एक वाहिनी खुरासान भेजे, जो कि प्रजाको बिना दुख दिये भिन्न-भिन्न 
दिशाओसे जाकर वहा शान्ति स्थापित करे। कराखानी इस सलाहको माननेके लिये तैयार नही 
थे । उन्होंने फिर साले-बहनोईके बीच मध्यस्थ बनने की बात दुहराई। मामूनने उसे स्वीकार 
किया। कराखानियोके दूतने १०१६-१७ ई० में महमूदके पास पहुचकर मीठी-मीठी बाते 
की। महमूदने भी कहा--तुम्हारे कहनेसे हम' सभी बातोकों भूल जाते हे। इसके बाद ही 
महमूदने मामूनको निम्नपत्र लिखा--- 

“यह मालूम हे, कि हम दोनोके बीचमे किन शर्तोकि साथ मित्रताकी सधि हुई थी, 
और ख्वारेज्मशाहपर हमारा कितना उपकार है। खुतबाके सबधमे उसने हमारी 
इच्छाओका पालन यह जानते हुए किया, कि अगर ऐसा नही किया, तो क्‍या दशा होगी ? 
लेकिन उसके लोगोने उसे इस काममे स्व॒तत्र नही रहने दिया । में प्रतिहार और प्रजा' 
का शब्द (ख्वारेज्मशाहके लिये) इस्तेमाल नही करता, क्योंकि ऐसे लछोगोके लिये 
इस दब्दका इस्तेमाल नही किया जा सकता, जो कि सुल्तानकों कह सकते है यह करो' 
यह नही करो ।' इस बातसे शासनकी कमजोरी और असमर्थता प्रकट होती' है, सचमुच ही 
यही बात थी । इस अवस्थासे नाराज होकर मेंने यहा बलखमे इतने समय तक ठहर कर एक लाख 
सवार तथा पैदल, एवं पाच सी सैनिक हाथी इन राजद्रोहियोको सजा देनेके लिये जमा किये, 

जिन्होंने अपने प्रभुकी इच्छाके प्रति विरोध प्रदर्शित किया। उन विश्वासधातियोकों में 
ठीक करना चाहता हू, साथ ही अपने भाई तथा साले अमीरको ऊपर उठाना चाहता हू, और 
उसे दिखलाना चाहता हु, कि शासन किस तरह करना चाहिए। एक' निर्बल अमीर इस कार्यके 
अयोग्य है। हम गज़नी तभी लौटेंगे, जब कि निम्न तीन मागोमेसे एकको पूरा करनेके साथ मेरे 
पास पूर्ण क्षमा-याचना पहुचेगी--- ( १) 'मेरे नामसे खुतवा जारी किया जाय और पहिले 
के वचन-दानके अनुसार पूरी आज्ञाकारिता और रजामन्दी' प्रकट की जाय, (२) हमारे पास 
हमारे योग्य पेसा और भेट भेजी जाय, जिसे कि हम चुपकेसे छौटा देगे, क्योकि हमे व्यर्थके 
पैसोकी अवश्यकता' नहीं है, उसके बिना भी सोनें-चादीके बोझेसे दबती भूमि और 
किले हमारे पास है, (३) अथवा क्षमान्पत्रके साथ क्षमायाचनाके लिये अपने अमीरो, इमामो 


४०२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८३२ 


और फक्कीहोंकोीं मेरे पास प्रार्थना करनेके लिये भेजे, जिसमे कि में वहासे अपने साथ पकड लाये 
कई हजार आदमियोको लौटा दू।* 

ख्वारेज्मशाहने तीनो शर्ते पूरी करना ठ॥क समझा। उसने खुतबाकी पहिले खुरासानके 
अपने नगरी नसा और फाराबमे, उसके बाद काथ और गूरगज इन दोनों राज-धानियोकों 
छोटठ बाकी शहरोम भी जारी किया। कितने ही शेंखों, काजियो और दीवानोकों अस्सी 
हजार दीनार तथा तीन हजार घोडो को भेटके रूपमें भेजा। इसका प्रभाव उसकी' प्रजापर 
बुरा पडा और हजारास्यमें तेय्रार सेताने मामूनके बुखारी हाजिब (अमात्य) अल्प तगिनके 
नेतृत्व उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कितने ही अनुयायी और वज़ौर मारे गये, बाकी 
भाग गये। स्वारेज्मणाह मामून किलेमे बन्द हो गया। विद्वोहियोने बुबवार २० माचे १०१७ 
ई० को किलेमे आग लगा दी और मामूनकों मार डाला। 

(ग) अबल हारिस (१०१७)--मामूनके मरनेके बाद उन्होंने उसके भतीज अबुल 
हारिस मुहम्मद अछी-पुत्र (१०१७ ई०) को गद्दीपर बेठाया, जो कि उस समय सात सालका 
बच्चा था। सारी तापात अल्प तगिन और उसके द्वारा नियुक्त वजी रके हाथम थी | विद्रोहियोने 
मनमाने तौरसे धतियोको हूटा-मारा और इस मौके से लाभ उठाकर अपने वेधक्लिक दृद्मनोंसे 
बदला लिया। 

महमूद गजनवीके साथ जो झगड़ा खडा हुआ था,उसमें मामूननें अपने सालेको खुश' रख- 

नके लिये अपने प्राण तक खोये । इसके लिय महमूद कोई कडा कदम उठाना चाहता था, छेकित 
उसकी बहन अभी ख्चारेज्ममे थी । उसको डर छगा,कि कही विद्रोही उसको नुकसान न पहुँचाये । 
इसलिये नरमीसे काम लेते हुए उसने केवल खुतबा जारी करने तथा ह॒त्यारोकों समपेंण 
करनेकी माग पेश की | दूतको यह भी सिंखछा दिया था, कि वह जाकर विद्रोहियोसे कहे-- 
सुल्तानकों यदि खुश करना चाहते हो, तो उसकी बहनको सही-सलामत उसके पास भेज दो। 
विद्रोहियोने बहनको तुरन्त भेज दिया, और पाच«छ आदमियोंकी। हृत्यारा कहकर जेलमे डाल 
दिया। सधि हो जानेपर वह दो छाख दीनार और चार लाख घोडींके साथ ह॒त्यारोको भेजनेकी 
भी तैयारी करने रूगे | छेकिन,महमूद इतने से थोडे ही क्षमा करनेवाला था ? वह झ्वारेज्मपर 
आक्रमण करनेकी तैयारी करने रूगा। वक्षु-तठके नगरो---खुत्तलू, कबादियान और तेरमसिज----में 
सैनिक अभियानके लिये नौकाये बनने ऊगी। आमूल (चारजूय) में रसद जमा होने रूगी। 
इस सैनिक तैयारीकी गरभी रताको छिपानेके लिये ख्वारेज्मके दृतको साथ लिये महमूद गजनीकी 
ओर चक्र पडा। वहा जाकर उसने साफ जवाब दिया--यदि अपनी भलाई चाहते हो, तो अल्प- 
तंगिन और दूसरे विद्रोही नेताओको मेरे पास भेजो । ख्वारेज्मियोंके लिये लडनेके सिवाय कोई 
चारा नही था। उन्हीने पचास हजार सवार जमा किये। अभियानके छिये प्रस्थान करते हुए 
महमूदने इलिक और तुगानखानको सूचित किया--में अपने बहनोईका बदला लेने तथा उस 
देशपर कब्जा करने जा रहा हु। उन्होने तुम्हे और मुझे बहुत कष्ट दिया है। कराखानियोने 
देखा, कि ख्वारेज्म भी महमूदके' हाथ चला गया, तो हम पद्चिमसे भी घिर जायेगे। तो भी 
महमूदकी इतनी धाक थी, कि कराखानियोने सधि नहीं तोडी और विद्रोहियोको दण्ड देनेके 
महमूदके सकल्पका समर्थन किया--- क्योकि ऐसा करनेसे दूसरो को शिक्षा मिलेगी कि राजा* 
ओका खून बहानेकी कोशिश नहीं करनी चाहिये। 


अबुलहारिस | गज़नवी ४०३ 


महमूद आमूलसे वक्षुके बाये किनारे किनारे अपनी सेना लेकर चला। ख्वारेज्मकी सीमा 
प्र अवस्थित जाफराबादमे महमूदने अपने सेनापति मुहम्मद इब्नाहीम-पुत्र ताईके आधीन सेना 
भेजी। उसके ऊपर अचानक रेगिस्तानकी ओरसे खुमारताश शराबीने आक्रमण किया। ताईकी 
सेनाकी बडी हानि हुई, लेकिन इसी समय महमूद आ गया, और सेनाका सर्वेनाश नहीं होने पाया । 
ख्वारेज्मी पराजित हुए। खुमारताश महभूदका बन्दी' बना। अगले दिन' हजारास्पके पास 
ख्वारेज्मकी प्रधान-सेनाके साथ मुठभेड हुई। यहा भी ख्वारेज्मी पूर्णतया पराजित हुए और 
विद्रोहियोके नेता अल्प तगिन (बुखारा) और सैयद तगिनखानी बन्दी बने। सेयद चुप रहा 
लेकिन अल्प तगिनने महमूदकों मुहतोड जवाब दिया। आगे बढते हुए महमूदने ३ जुलाई १०१७ 
ई० को ख्वारेज्मकी राजधानी कातकों दखरू किया । वही उसने तीन विद्रोही नेताओको हाथीके 
पैरो तले सौदवाया और उनकी लाशको हाथीके दातपर टगवा सारे शहरमे यह कहते हुए घुमवाया' 
कि राजाओंके हत्यारोकी यही अवस्था होती है । फिर उन्हे फासी पर रूठका दिया । 

दूसरे विद्रोहियोकों भी उसने अपराधके अनुसार दण्ड दिया। महमूदके कितने ही राजनी- 
तिक शत्रु भी कुफ्रके अपराधमे तलवारके घाट उतारे गये। बच्चे ख्वारेज्मशाह (अबुल-हारिस 
मुहम्मद) को उसके परिवारके साथ महमूदने अपने साथ ले जा भिन्न-भिन्न किलोमे कैद कर 
दिया। ख्वारेज्मी सेनाके पैरोमे बेडी डालकर गजनी ले गये, जहासे पीछे मुक्त कर काफिरोके 
साथ लडनेके लिये भारत भेज दिया। 

ख्वारेज्मशाहका पुराना वश खतम हुआ। उसकी जगहपर महमूद गजनवीने अपने 
प्रधान हाजिब अत्तुनताशकों ख्वारेज्मशाह बनाकर एक नये वशकी स्थापना की। 

(१) अल्तुनताश( १०१७) --द्वितीय ख्वारेज्म शाह अल्तुनताशकी मददके लिये महमू- 
दने अरसलन जाजिबको एक बाहिनी देकर ख्वारेज्म भेज दिया । 

कराखानी इसेपसन्दनही करते थे, कि महभूदकी शक्ति बहुत बढ जायेलेकिन उन्हें अपने 
झगडोसे फुर्मेत नहीं थी। महमूदका विश्वसनीथ मित्र तुगान खान ने १०१७ (४०८ हि०) में 
चीनकी ओरसे आये काफिरोके एक छाख उर्दू (तबुओ)पर विजय प्राप्त की किन्तु जल्दी ही 
वह मर गया । 

७ क। ५3 छः 0 

तुगान खान और अली' तगिन दोनों तुगान खान (!) के पुत्र थे। अलीके पुत्र यूसुफके 
भी सिक्के मिले हे। अली तगिन पहिले पहल इलिक नखत्रके समय अन्‍्तर्वेदमे आया। जेसा कि 
मेमन्दीने १०३२ ई० में महमूदसे कहा था--अलीतगिन तीस सालसे अन्तर्वेद्म रह रहा है।” 
महभूद गजनवी १०२५ ई० में अन्तर्वेदकी भूमि' मो गया। उसी समय उसने कराखा- 
नियोकी कमजोरी देखकर उनपर आक्रमण कर दिया । बहाना था--अली-तगिनके अत्याचारकी' 
शिकायत देश-वासियोने मेरे पास' भेजी और तुक खाकानके पास भेजे गये मेरे दूतको रास्ता नही 
दिया गया। महमूदने वक्षु पार करनेके लिये जजीरो से बधी नावोका पुल तैयार कराया। शगा- 
नियानका अमीर महमूदसे आ मिला, फिर ख्वारेशमशाह अल्तृनताश भी आ पहुचा। महमूदने 
अपने लिये १० हजार घोडोके बाधने लायक एक विशाल तबू तैयार कराया। जब इसकी खबर 
सारे कराखानियोके महाखान कादिर खानको मिली, तो वह पुरबसे अभियान करते हुए समरकन्द 
पहुचा | महमूदका शिविर उसके शिविरसे और दक्षिण था। कादिर खान समरकन्‍्दमे आकर 


४०४ मध्यएंसिया का इतिहास (१) [ ८।३२ 


वहासे और आगे बढता बडे शाल्तिपूर्ण भावके साथ महमूदके शिविरसे एक फर्संख (६ मील) 
की दृरीपर आकर रुक गया | तबू गाड दिए गये, फिर खानने महमूदके पास अपने आनेकी सूचना 
देनेके लिये दृत भेजकर कहा-- में तुमसे मिलना चाहता हू । महमूदने एक दूसरेके देखने छायक 
सुरक्षित स्थान ठीक कर दिया। खान और सुल्तान दोनो वहा आकर अपने घोडोसे उतर पडे। 
महमभूदने पहिले ही अपने खज़ानचीके हाथमे कपडेम लिपटे एक बहुमूल्य हीरेको दे रखा था। 
घोडेसे उतरते ही उसे खानको' भेट देने का हुक्म दिया। कादिर खानने भी एक रत्न देनेके लिये रख 
रखा था, किन्तु चलते समय जल्दीमे भूल गया। पीछे उसने अपने परिचारक द्वारा रत्न भेजकर 
महमूदसे क्षमा मागी। दूसरे दिन महमूदने साटनके एक बडे सुदर तबृको गाडनेका हुकम दिया 
ओर उसमे भोजकी तेया री कराई | कादिर खानको दूत भेजकर भोजनके लिये निमत्रित किया । 

खानके आनेपर महमूदने बडे ठाट-बाटके साथ दस्तरखान फैलानेका हुक्म दिया | एक ही' 
दस्तरखानपर अमीर महमूद और खान भोजन करनेके लिये बैठे । भोजन समाप्तिके बाद दोनो 
“प्रमोदशाला” में गये। उसे दुर्लभ फूलो, सुस्वादु मेवी, बहुमूल्य रत्नों, सुनहरे गोटा-पढ़ो, 
कमखाबो, बिल्लौरके सुदर दर्षणो तथा' दूसरी अनेक प्रकारकी दुर्लभ वस्तुओसे सजाया गया था। 
शालाको देखकर कादिर खान चकित हो गया। दोनो प्रमोदशालामे कुछ समय तक बेठे रहें । 
अन्तर्वेदके तुके खानोमे रवाज नहीं था, इसलिये कादिर खानने शराब नही पी । दोनों कुछ समय 
तक संगीत सुनते रहे। इसके बाद कादिर खान उठा। महमूदने अपने मेहमानके योग्य भेटे 
उपस्थित करनेके लिये आज्ञा दी। इन भेटोमे निम्न चीज़े थी---सोने-चादीके मद्य-चषक, बहुमूल्य 
रत्न, बगदादकी दुर्लभ वस्तुए, सुन्दर कपडे, मूल्यवान्‌ हथियार, रत्न जदित सोनेकी छगामवाले 
अनर्ध घोडे, रत्नजटित सोनेकी अमारियोके साथ १० हथनिया, बरज़ा के सुनहले साजोवाले 
खच्चर, सोने-चादीके डडे और घटियोवाले पाथेय, खच्चर, गोटा-पट़े, साटन, बहुमूल्य कालीन, 
कामदार शिरोबद,तबारिस्तानी गुलाबी' रगकी छीट, भारतीय तलवारे, चन्दन, भूरे अम्बर, अच्छी 
जाति की गदहिया, बरबरी' बाधघके चमडे, शिकारी कुत्ते, सारस, हरिन और जानवरोके शिकार 
करनेवाले सुशिक्षित बाज़ और शाही । महमूदने बडे शिष्टाचार और सम्मानके साथ कांदिर 
खानसे बिदाई लेते उसके सामने कृतज्ञता प्रकट की और मेहमानीकी' त्रुटियोके लिये क्षमा मागी । 

अपने शिविर में आकर जब कादिर खानने भेटकी चीजोको देखा, तो वह बडे आदचयंमे 
पड गया और समझ नही पाया, कि प्रतिदानमें क्या भेजे। उसने अपने कोबाध्यक्षकों खजानेका 
दरवाजा खोलनेके लिये हुकम दिया और उसमेंसे बहुतसी अशफियोंके साथ तुर्क-भूमिमे उपजने वाली' 
चीजो--प्ोनेकी लगाम और रिकाब वाले बढिया घोडो, सुनह॒के कमरबन्द और जामा पहिने 
तुर्के दासो, बाज, नाता प्रकारके समूर, काली छोमडीके समूर, चमडेके बर्तन, सीग सहित दो 
बकरियोकी खालसे बनाये गये बतंन, चीनी साटन आदि--को भेजा। दोनो शासक बहुत 
सतोषके साथ मित्रतापूर्वक एक दूसरेसे विदा हुए। इस भेटका राजनीतिक निश्चय यह हुआ, 
कि दोनो मिलकर अन्‍न्तर्वेदसे अली तगिनको खतम करके वह कदिर खानके द्वितीय पुत्र यगान 
तगिनकों शासक बनाये । महमूदकी पुत्री जेनबका व्याह यगान तगिनसे और महमूदके द्वितीय पुत्र 
मुहम्मदके साथ कादिर खानकी पुत्रीका व्याह ते हुआ। महमूद अपने बडे लडके मसऊदसे प्रसन्न 
नही था, वह अपने दूसरे पुत्र मुहम्मदको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन, सारी 
योजना अभी पूरी नहीं हो सकी थी, कि महमूदकों अपने प्रतिदवन्द्दी अली तगिनके सहायक तुके- 


महमूद ] गजनवी ४० 


मानोके सरदार सल्जूक-पुत्र इसराईहूसे भुगतना पडा। महमूदने इसराईरहूकों धोखेसे पकडकर 
अपने राज्य पजाबके एक किलेमे बन्द करवा दिया और उसके उर्दू (घुमन्त्‌ अनुयायियों) को 
नष्ट कर बचे खुचे तुकंमानोकों खुरासानमें चले जानेकी' आज्ञा दी । 

अली तगिन बुखारा और समरकन्द छोडकर मझभूमिकी ओर भाग गया। उसकी बीबी 
और लडकियोके साथ सारा सामान महमूदके हाजिब विलूगाना तगिनके हाथ लगा। इतनी सफ- 
लताके बाद भी अपने सहायकोकी हित-रक्षाका कुछ भी प्रबन्ध किये बिना महमूद बलख होते 
गज़नी लौट गया। उसने कराखानियोकी अन्‍न्तवेंदीय शाखाकों बिलकुल ध्वस्त करनेका ख्याल 
इसलिये छोड दिया, कि उससे कादिर खान सर्व-शक्तिमान्‌ हो जाता। पीछे बलखके पडोसी 
प्रदेश तेरमिज, कबादियान, शगानियान और खुत्तल---प्राचीन तुखा रेस्तान--महमूदके हाथमे 
चले आये । यगान तगिनने गजना जा महमूदकी कन्यासे पाणि-ग्रहण करने तथा इवसुरकी सददसे 
अन्तर्वेदकों जीतने का ख्याल प्रकट किया, तो महमूदने कहा--अभी में सोमनाथ नगरके रास्ते मे 
हु। इसी बीच शायद तुम तुकिस्तानमे अपने प्रतिद्वन्द्ीकों हरा सकोगे। फिर हम दोनोकी सयुकत 
सेना अन्तर्वेदर्स तुम्हारे दुश्मनोको निकाल देगी। यगान तगिनकों महमूदके उत्तरका अर्थ साफ 
मालूम हो गया और इसे उसने अपना अपमान समझा । कादिर खान और उसके पुत्रोने अली 
तगिनके भाई तुगान खानको हराकर बलाशगुन (सप्तनद) छीन लिया। महमूद भारतसे छौटा 
और शायद अन्‍्तर्वेदमे कुछ छेड-छाड भी की, किन्तु अली तगिन बुखारा और समरकनन्‍्दका स्वामी 
बना रहा। बलाशागुनसे निकाले जानेपर तुगान खानने अक्सीकतमे अपना शासन-केन्द्र बनाया, 
जहा के १०२६ (४१७ हि०), १०२७ (४१८ हि०) में ढाले उसके सिक्के मिले हे। लेकिन 
दक्षिणी' फरगानाके उजगन्द (इलिक नम्लरकी राजधानी) से १०२५ (४१६ हि०) के पहिलेके 
कादिर खानके नामके' सिक्‍के, फिर १०२९ (४२० हि०) में अक्सीकतमे भी उ्ी के सिक्‍के 
मिले, जिससे जान पडता है कि कादिरखानने पीछे अक्सीकतको भी ले लिया । 

१०२६ ई० में कयाखान और बुगराखान दो तुर्के (शायद कराखानी) खानो के दूत 
राजकन्या मागने के लिये महमूद के पास आये। महमूद ने बडे सम्मान के साथ दूतो से कहा--- 
“हम मुसलमान है ओर तुम काफिर, इसलिये हम अपनी बहन-बेटी तुम्हें केसे दे सकते हे ? हा, 
अगर तुम मुसलमान हो जाओ, तो शायद बात हो सकती हैं।” इसी साल महमूद के पास खलीफा 
कादिर ने महमूदके जीते देशो का 'अह॒द”, उसके और उसके बेटों तथा भाई युसूफ के लिये नई 
पदविधोके साथ भेजा | महमूद ने खलीफा को सामानियो के असली उत्तराधिकारी होनेके अपने 
कर्तव्यपालन करने मे कोई कोताही न करने का वचन दिया । खली फाने उसे अखिल प्र।चीका महान 
शासक” की पदवी प्रदान की। उसकी माग पर खलीफाने इस बातको मान लिया, कि महमूदके 
द्वारा ही वह कराखानियो से सबध स्थापित करेगा और उन्हे सीधे भेट भी नही भेजेगा | यद्यपि 
कराखानियो के साथ महमूद का बर्ताव बराबरी का था, लेकिन खलीफा के सामने महमूद उन्हें 
अपने अधीन प्रकट करता था। मगलवार ३० अप्रैल १०३० को महमूद की मृत्यु हुई। 
उसके बाद कराखानियो और गजनवियों के सब॒ध में परिवर्तन हो गया। वक्षु के उत्तर महमूद 
का राज्य कुछ थोडे से इलाके ही तक सीमिति था, किन्तु उसके राज्य के रूप मे पूर्वी मुसलिम 
भूमि का शासन अपने चरम विकासप्र पहुचा था। 


४०६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८३४२ 


था, वहा उसकी दिग्विजयों के खर्चे के लिये बडे बडे टैक्स लगाये जाते थे, जिससे प्रजा लाखो की 
सख्या में बर्बाद हो रही थी। महमूद ने भारत के नगरो और मदिरो की लूट के रूप मे अपार 
मपत्ति गजनी में पहुचाई थी, किन्तु उससे जनता को क्‍या हाभ ? जनसाधारण के छिये तो 
महमूद के सारे अभियान सत्यानाग के कारण थे। छोगो को उसके हाकिम जोक की तरह चूस 
रहे थे। महमूद के बजीर अप्रुलू-अब्बास फजल अहमद-पुत्र इस्फराइनी के अत्याचारों के कारण 
बहुत से आवाद इलाके उजड़ गये। कितने ही स्थानों पर नहरें खराब और कितनी ही 
जगहों में बिलकुल नप्ट हों गई । इसके ऊपर १०११ (४०१ हि०) का महात्‌ अकाल आया। 
पहिले पलिने अनाजकी फसल को नहीं पकने दिया, जिससे लोगो को खाने-पीने की चीजोका भारी 
अभाव हो गया। केवल नेशापोर और उसके आसपास के गांवों में एक लाख आदसी अकाल की 
बलि चढे | लोगो ने कुत्तों, बिल्लियों को खाकर खतम कर दिया, और कभी कभी आदमी 
को आदमी का मास खाते देखा गया। महमूद ने गर्र/बो में कुछ पैसे बटवाये। महमूद की बडी 
बडी इमारते भारत की लूट से बतवायो। गई थी, किन्तु उनकी मरम्मत और सुरक्षा' के लिये भी 
बहुत धन खर्च करना पडता था, जिसका बोझ प्रजा पर पडता था। महमूद ने बलख में एक बहुत 
सुन्दर बाग बनवाया था, जिसको अच्छी! अवस्था में रखने के लिये नागरिकों के ऊपर भारी कर 
लगा था। बह वहा बराबर नहीं रहता था, पर इसी बाग में अपने जलसे करता था। एक 
दिन उसने अपने दरबारियों से पूछा-- क्यों बगीचे के इतने मनोहर सौदर्य के बीच में एक भी 
प्रमोद महोत्मव मनाने में सफल नही होता ।/अबूनख्र मिस्करीनने क्षमा मागतें हुए कहा---/“बरूख 
के नागरिक इस व्यर्थ के बर्गी|वे की देखभाल के लिये बड़े दु खी है, क्योकि इस हानिकारक खर्च 
का बहुत बडा भाग उनके सिर पर पडता है । इसी लिये सुल्तान के हृदय में आनन्द और उल्लास 
नही हो पाता ।” सुल्तान नाराज हो कई दिनो तक अबू-नख््र से नही बोला । कराखानियोके १००६ 
ई० के आक्रमण का हवाला देते महमूद ने कहा-- में ऐसी आफतो से लोगो की रक्षा करता हु 
और बहू मेरे लिये एक बगीचा भी ठीक-ठाक रखना भार समझते हैं ।” इसके चार महीने बाद 
महमूद ने नागरिकों को बगीचे के कर से मुक्त कर खर्च के लिये यहुदियों के ऊपर कर लगाया । 
महमूद के दरबार की रत्न केवल प्रसिद्धि के लिये अपनी इस्लाम-भवित प्रदर्शित 

करते थे, नही तो वह सभी ढ़ोगी थे । महमूद आलिमो और शेखो का सरक्षण तभी तक करता था, 
जब तक कि वह उसके हाथ में हथियार बनकर काम करने के लिये तैयार रहते थे । उसके घामिक 
युद्ध केवछ धन छूदने के लिये थे, यह भारत के अभियान से स्पष्ट है । धर्मान्धता से प्रेरित होकर 
उसने ऐसा क्रिया, इसका कोई प्रमाण नही मिलता । कभी कभी वह दूसरे की सपत्ति जप्त करने 
के बहाने उन पर कुफ़ का अपराध ऊूगाता। महमूद ईरावी राष्ट्रीय भावनाओं का सरक्षक था, 
यह समझने की गलता की जा सकती है, क्योकि महमूद के कहने पर फिरदोसी ने अपने महान्‌ ग्रथ 
“शाहनामा” को लिखा। महमूद की सेना मे सबसे अधिक क्रीतदास और भाडे के सिपाह। थे, 
बाकी प्रजा महमूद की' आखो में केवल कर देते वाले प्राणी थी, जिनके दिलो मे राज-भक्ति या 
धर्म-मक्ति का ख्याल हो ही। नही सकता था। बलख के नागरिकों के कराखानियो से मुकाबिला 
करने की बात पर महमूद नाराज हो गया था। उसकी दृष्टि मे युद्ध प्रजा का काम नही था। 
उसने कहा था-- प्रजा को युद्ध से क्या काम ? यह स्वाभाविक था कि शत्रुओ ने तुम्हारे 

सगर को जला दिया, और आमदनी के एक अच्छे स्नोत, मेरी सपत्ति को नष्ट कर दिया। तुम्हे उन 


भहम्‌द | गंज़नवी ४०७ 


हानियो की क्षतिपूर्ति मिलती, लेकिन हमने यह सोचकर माफ कर दिया, कि अब तुम फिर ऐसा 
नही करोगे। अगर किसी समय कोई राजा अधिक मजबूत दिखाई पडे और तुमसे कर लेकर 
तुम्हारी रक्षा करना चाहे, तो तुम्हे कर चुका कर अपनी रक्षा करनी चाहिये ।” इससे मालूम 
है, कि महमूद का पिता चाहे उन्ही तुर्कों का गुलाम हो, जिनमे कबीलेवाली सामन्तशाही रहते 
भी कुछ हद तक सादगी और सँनिक जनतात्रिकता थी , किन्तु,महमूद एक बिल्कुल निरकुश शासक 
था। उसके सामने प्रजा को सिर झुकाये कर देने के सिवाय और कोई अधिकार नही था। 

उसके दरबार में भी ऐसे ही खूसट भरे हुए थे। पहिले सभी कागज-पत्र फारसी में 
लिखे जाते थे। वज़ीर मैमन्दी ने फिर से अरबी को राजकीय अभिलेखो की भाषा बनाया। 
ऐसा करने का कारण बतलाते हुए उसने कहा--- (लोकभाषा को मान देने पर) योग्य और 
अयोग्य सभी बराबर हो गये, जिसके कारण सुन्दर साहित्य की हाट को बहुत नुक्सान पहुचा ।” 
इसीलिये वज़ीर ने लेखका के तल को ऊपर उठाया। फारसी भाषा का उपयोग उन्ही कामो मे 
रहने दिया, जहा उसके बिना काम न चलता । 

महमूदके राज्यमे लोगोको दो भागोमे बाटठा गया था--एक वह जो कि सुल्तान की ओर 
से वेतन पाकर सैनिक सेवा करते थे और दूसरी' साधारण जनता, जिसकी कि सुल्तान बाहरी और 
भीतरी शत्रुओ से रक्षा करता था। सैनिक या प्रजा में से कोई भी सुल्तान की इच्छा के विरुद्ध 
कोई काम करने का अधिकार नही रखता था। महमूद ने अपने पुत्र मसऊद तक के ऊपर खुफिया 
दूत रख छोडे थे ।* 

महमूद के बारे मे निजामुल्मुल्क ने लिखा है--- एक दिन सुल्तान महमूद अपने खास- 
गियो और नदीभोके साथ शराब पिये हुये थे। उसके सिपहसालार अली नोश तगिन ओर मुह- 
म्मद अरबी उस' मजलिस में मौंजूद थे। वह सारी रात शराब पीते रहें । जब जगे तो सबेरा हो 
गया था। अली नोश तगिन पर शराब पीने का अधिक असर हुआथा। उसने घर जाने की 
इजाजत मागी । महमूद ने कहा-- दिन होने पर इस हालत में जाना ठीक नहीं है । इसी जगह 
बैठ होश होने पर जाना। अगर इस हालत में तुझे मोहतसिब (अफसर) देखेगा, तो पकडेगा, 
तेरी आबरू चली जायगी' और मेरा दिल दुखी होगा। अली नोश तगिन पाच हजार मर्दों 
का सेनापति, बहादुर था। 

अली नोश तगिन उठ खडा हुआ और अपने घर की ओर चलका। मोतहसिब ने उसको 
सौ सवारों और प्यादो के साथ देखा। जब अली नोदां तगिन को इस तरह मस्त देखा, तो 
उसे घोडे पर से नीचे खीचने का हुक्म दिया और खुद घोडे परसे उतर कर अपने हाथ से इतना 
पीटा, कि वह जमीन पर पड गया । मोतहसिब एक बूढा तुर्क खादिम (राजसेवक ) था । 

अली नोश तगिन को उसके घर ले गये । उसने रास्ते में कहा, कि सुल्तान के हुक्म को 
नही माना, इसलिये मेरी यह हालत हुई। अगले दिन जब अली नोश तगिन ने अपनी' पीठ 
की नगा करके महमूद को दिखलाया, तो वह जगह-जगह कठी थी । महमूद ने हसकर कहा-- 
'तोबा कर और फिर मस्त हो घर से बाहर न जाना ।' 





-अदामया॥। अध्रमपकव्पाकलममदकपता 


हैं (जराकप्वद्यनाशत' ताप ४०५८० 


४०८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८३३ 


महमूद बदसू रत था । “सियासतनामा' में लिखा है! सुल्तान महमूद गाज़ी का मुह 
अच्छा नही था। वह पीछा था। जब उसका पिता सुबुक तगिन मर गया, तो वह बादशाही 
करने लगा और हिन्दुस्तान (पंजाब ) उसके हाथ में आया। किसी दिन सबेरे अपने खास कमरे मे 
जाय नमाज़ पर बेठा नमाज पढ रहा था। दो खास गुलाम एक दर्पण उसके सामने लिये खडे थे । 
इसी समय उसका वजीर शमशुल्कफ्फात अहमद हसनने भीतर आ कमरे के दरवाजे से मोजरा 
और सलाम किया। महमूद ने उसे सिर के सकेत से बैठने को कहा। महमूद ने दुआ पढने 
से छुट्टी पा कबा (चोगा ) पहना, सिरपर कुलाह रखी, आईना में निगाह करके अपने चेहरे को 
देखपर मुस्कुराया, फिर अहमद हसन से बोला तू जानता है, कि इस समय मेरे दिल में 
कया आया ? 

उसने कहा--बुदावन्द (स्वामी) उसे बेहतर जानते हू । 

(महम्‌द ने ) कहा--मुर् सदेह है कि छोग मुझसे प्रेम नही करते, क्योकि मेरा चेहरा 
अच्छा नही है। छोगो की आदत है, वह सुन्दर मह वाले बादक्षाह से प्रेम करते है । 

अहमद हमन ते कहा--ऐ, खुदावन्द, एक काम कर, जिसमे कि स्त्री-बच्चे तुझे अपनी 
जान की तरह से प्यार करे और तेरे हुकम पर आगन-पानी में कूदे । 

(महमूदने) कहा--तया कक ? 

(बजीर ने) कह्ा--धन को दुश्मन मान, जिसमे लोग तुझे दोस्त माने । 

महमूद को बात पसन्द आईं। फिर उसने दान और खेरात करने के लिये अपना 
हाथ खोल दिया, और लोग उससे प्रेम तथा उसकी प्रशसा करने लगे। बहुतसे बड़े बड़े काम 
और विजय उसके हाथ में आये। उसने सोमनाथ को जीता, समरकन्द उसका हुआ, इराक 
(हाय में) आया। फिर एक रोज उसने अहमद हसन से कहा--जबसे मेने धन से अपना हाथ 
खीच छिया, दोनों छोक मेरे हाथ में आये। 

उससे पहिले सुल्तान नाम (किसी का) नहीं हुआ था। वह पहिला आदमी था, जिसने 
कि इस्लाम में अपने को सुल्तान कहा । ” 


३. मसऊद (१०३०-४१ ई०) 


जैसा कि पहिले कहा, महमूद छोटे छूडके मुहम्मद को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहता था, लेकिन मुहम्मद कुछ ही दिनो तक दासक' रहू सक्रा, फिर उसको हटाकर मसऊदवने 
राजशासन सभाऊा । मसऊद में अपने पिता के केवल दीष ही मौजूद थे। उसकी सारी शक्ति 
सल्जूकियों (तुरकमानो ) को दबाने मे खचे हुई, जिन्हे कि' महमूद ने अपनी जान नष्ट करके खुरासना 
भैज दिया था। मसऊद॑ के अत्याचारों से जनता हताश हो गई और उच्च वर्ग ने भी असतुष्ट हो 
अन्त्रेंद में अपने दूत भेजने शुरू किये। लेकिन, इस अवस्था का लाभ कराखानियो ने नहीं 
-बल्कि- तुकेमानों के नेताओ ने उठाया। 

गज़नवियों और कराखानियों का आपस में क्या सबंध था, इसका पता उस पत्र से मालम 
होता है, जिसे ख्वारेज्म शाह अल्तृनताश ने मसऊद के पास भेजा था-यह अच्छी तरह मालूम 





'वही पृष्ठ ४२ 


मसऊद ] गज़नवी ४०९ 


है, कि स्वर्गीय अमीर (महमूद ) ने पहिले बहुत अधिक श्रम और धन व्यय करके उनकी सहायता 
की, जिससे कादिर खान ने बडा खान बन अपनी गद्दी को मजबूत किया। इस वक्‍त यह आवश्यक 
है, कि उसकी सहायता की जाय, जिसमें वह मित्रता बनी रहे। ये (कराखानी ) हमारे सच्चे 
मित्र नही होगे, तो भी बाहर से अच्छा सबध रखना चाहिये, जिसमें वह दृसरो को हमारे 
खिलाफ न भडकाये। अली' तगिन हमारा असली दुश्मन है। वह अपने हृदय मे बराबर ईर्ष्या 
रक्‍ले हुये है, क्योकि स्वर्गीय अमीर की सहायता से उसका भाई तुगानखान बलाशगुन से 
भगाया गया। दुश्मन कभी मित्र नही बन सकता, लेकिन उसके साथ भी सधि करनी होती है। 
मित्रतापूर्ण सबंध स्थापित करना आवश्यक है। साथ ही हमे बलख, तुखारिस्तान, शगानियान, 
तेरमिज, कवादियान और खुत्तल के प्रदेशों को सैनिको से भर देना है, क्योकि शत्रु अरक्षित प्रदेशों 
को लटने-पाठने के हरेक मौके को हाथ से जाने देना नही चाहता ।” 

मसऊद ने कादिरखान ओर उसके पुत्र बोगरा तगिन की पुत्रियों को अपने तथा अपने 
युवराज मौदूद के व्याह के लिये मागने के वास्ते दूत भेजे थे । अभी बात चल ही रही थी, कि 
१०३२ ई० में कादिर मर गया। बडा पुत्र बोगरा तग्रिन सुलेमान अरसलन खान की पदवी 
धारण करके तरूत पर बैठा । द्वितीय पुत्र यगान तगिन ने बोगरा खान की उपाधि ले तलस और 
इस्फिजाब पर शासन शुरू किया। मसऊद ने सवेदना प्रकट करने और बधाई देने के लिए दूत 
भेजे। दूत सफलतापूर्वक ६ सितम्बर १०३४ ६० को गजनी लौट आये । मौदूद की दुलहन रास्ते 
में मर गई। मसऊद की शाह खातून सही सलामत गजनी पहुची और बडे धूमधाम से 
शादी हुई । 

अन्तर्वेद के शासक अलीतगिन के साथ समझौता नही हो सका। मसऊद ने अपने भाई 
मुहम्मद के विरुद्ध मदद करने के बदले अलीतगिन को खुत्तल देने का वचन दिया था। उसके 
आनाकानी करने पर झगडा उठ खडा हुआ, लेकिन वह बिना खून-खराबी के ही ते हो गया। अली- 
तग्िन तो भी खुत्तल न पाने के लिये नाराज था। अल्तूनताश ने जो सलाह दी थी, उसे न मानकर 
मसऊद ने अलीतगिन को अच्तर्वेद से निकालने के लिये कादिर खान के लडको को मदद दी । 
यद्यपि वह खुद नही सम्मिलित हुआ, लेकिन अल्तूनताश के युद्ध में इसका असर हुआ। १०३२ 
ई० में अल्तृनताश सुल्तान की आज्ञा बिना अतर्वेद मे दाखिल हुआ । सुल्तान मसऊद ने १५ हजार 
सेना बलख से भेजी । इस आक्रमण की खबर सुनकर अलीतगिन बुखारा की रक्षा का भार गाजियो 
(स्वेच्छा सैनिको ) को सौप वहाँ के किले में १५० गूलाम सैनिक छोड खुद दबूसिया मे चला गया । 
शहर ने आत्मसमपंण कर दिया। सीधे आक्रमण करके किले को भी सर कर दुश्मन ने ७२ गुलाम 
बन्दी बनाये । लेकिन अलीतगिन की प्रधान सेना के साथ दबूसिया में जो लडाई हुई, उसमे उतनी 
सफलता नही हुई। मसऊद तुर्कमानो को अपना विरोबी बना चुका था, इसलिए वह सल्जूकियों 
के नेतृत्व में अली के साथ हो गये । अलीतगिन के राजचिक्न (छत्र) के साथ तुर्कमानों का 
लाल झडा भी पहाड पर फहराने लूगा। युद्धका कोई निपटारा नही हुआ। इसी लडाई मे 
अल्तूनताश मरणान्तक घाव से घायरू हुआ। वज़ीरकी बुद्धिमानी' से सेना किसी तरह सही 
सलामत ख्वारेज्म पहुच गई। ख्वारेज्मशाह के घायल होने की बात को छिपाकर वजीर ने 
अलीतगिन के साथ सुलह की बातचीत शूरू की और सलाह दी कि ख्वारेज्मशाह को बीच 
में डालकर सुल्तान मसऊद से समझौता की बात की जाये। समझौता हो गया। अछीतगिन 


४१० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८१३ 


समरकन्द लौठा और ख्वारेज्मी सेना को आमूल (चारजूय) के लूटने मे कोई बाधा नही 
डाली। राजधानी की ओर कूच करने से पहिल ही अल्तूनताश मर गया । 

मसऊद के आक्रमणों से अलीतगिन की आखे खुल गई। उसने समझ लिया, कि यदि 
हम कराखानी आपसमे लडेगे तो कही के नही रहेंगे। उसने अपने खानदान से मेल कर, 
अरसलनखान सुलेमान को अपना अधिराज मान लिया। अब अरसलनखान और बोगराखान 
के नाम से समरकन्द में भी सिक्के ढलने लगे। अह्तूनताश के बाद उसका पृत्र हारून 
ख्वारेज्मशाह बना । 

(२) हुारूत ख्वारेज्मशाह (१०३२ ई०) हारून नवीन ख्वारेज्म बश का प्रभावशाली 
शासक था। वह गजनवियो और दूसरे पडौसियो से बराबर लडता रहा। ख्वारेज्म की भौगो- 
लिक परिस्थिति ऐसी है, जिसके कारण सदा ही वह एक स्वतत्र राज्य रहा । अखामनशियो के 
समय उसे नाम मात्र की ही अधीनता स्वीकार करनी पडी थी । ग्रीकोबाख्तरी जुयें को कभी उसने 
अपने के पर नही रखा। कुषाणों के समय अवश्य वह उनके आधीन हुआ था, किन्तु बहुत 
दिनो के लिये नही। ख्वारेज्म जहा अन्तर्वेद की ओर से कराकुम की विशाल मस्भूमि के कारण 
दुष्प्रवेश्य था, वहा मेवंकी तरफ से भी किज़िलकुम की विस्तृत मसुभूमि उसके रक्षाप्राकार का 
काम देती थी। पश्चिम तथा उत्तर की ओर भी इसी' तरह की उस्तऊर्ते और किपचककी दुगर्म मरु 
भूमिया थी। ख्वारेज्म मे आसानी से पहुचने का रास्ता वक्षु की धारा है। हजारास्प के पास वह 
ऐसी जगह से गुजरती है, जहा थीडे सैनिकों द्वारा अच्छी तरह प्रतिरक्षा की जा सकती है। 
इसीलिये किसी भी बाहरी शासक के लिये ख्वारेज्म को अपने हाथ में देर तक रखना आसान नही 
था। अल्तूनताश के राज्य के उत्तर के पडोसी कितनी ही घुमन्तू जातिया थी, जिनमें किपचको का 
नाम पहिले पहल इसी समय लिया जाने रूगा था। अल्तुनताश ने उनके आक्रमणों का मुकाबिलछा 
किया। उसने और उसके पुत्र हारून ने अपने ग्यारहवी शताब्दी के उत्तराधिकारयों की भाति 
अपनी सेना में घुमन्तुओ की भी एक वाहिनी रखी थी। अपने स्वामी गजनवियों की तरह ख्वारे- 
ज्मशाह भी अपनी प्रतिहार (गारद)-सेना के लिये भारी सख्या में गुलाम खरीदते थे। इन 
सेनिको की अधिकता से महमूद को अल्तूनताश से शका हो गईं थी, तो भी अल्तृनताश ने सदा 
अपने को गजनवियों का सामान्त माना। महमूद खुवारेज्म की शक्ति को जानता था। उसने 
अल्तूनताश को गज़नी बुलाने का असफल प्रयत्न किया। वही बात मसऊद के लिये भी हुई । 

अल्तूनताश के मरने पर मसऊद ने अपने पुत्र सईद को ख्वारेज्मशाह बनाया और अल्तून 
ताश के पुत्र हारून को केवल 'खलीफत्तुद्दर” के तौर पर शासक रहने दिया। उसे भेट भी बाप 
के समय से आधी मिलती थी। ऐसी अवस्था को हारून कितने दिनो तक बर्दाश्त करता ? 
१०३४ से उसने आज्ञोल्लघन करना शुरू किया। हारूत का भाई मसऊद के दरबार में था। वही 
१०३३ के अन्त या १०३४ के आरभ वहू छत से गिरकर मर गया। दुश्मनों ने लिख दिया 
कि सुल्तान ने उसे मरवा दिया । हारूत' ने भाई का बदला लेने का निश्चय किया और अलीतगिन 
तथा सल्जूकियों से समझौता कर लिया। अगस्त १०३४ में उसने खुतबा में से ससऊद का नाम 
हटवा दिया। हारून और अलीतगिन से मिलकर ते किया, कि ख्वारेज्म सेना मेर्व पर चढे और 
अलीतगिन तेरमिज़-बलख पर । इसी योजना के अनुसार उमूजी पहाडियो ने १०३४ ई० के वसत 
में खुत्तल पर और वर्ष के आरम्भ में तुकमानो ने कबादियान पर आक्रमण किया। मसऊद 


सल्जूकी | गजनवी ४११ 


का तेरमिज़ का कमाण्डर बेगतगिन तुर्कमानो के मुकाबले के लिये तैयार था, लेकिन वह मेंता के 
पास वक्ष पार हो गये । बेग तगिन ने जाकर शापूरगान में उनको हराया । पर, उन्होने उसका 
पीछा किया । बेगतगिन घायल होके मर गया। मसऊद ने अलीतगिन अब्दुल्ला-पुत्र को सेना 
देकर भेजा, और उसने तेमिज मे जाकर अपना शासन स्थापित किया । 


(४) सल्जूकी तुकेमान-- 


हारून ख्वारेज्मशाह का सौभाग्य था, जो उसे मे सल्जूकी जैसे दोस्त मिल गये । १०२९ 
में अछी तगिन और सल्जूकियों मे झगड़ा हो गया। अलीतगिन के हुकुम से उसके सेनापति 
अल्पकारा ने सलजूक के पौत्र यूसूफ को मार डाछा। इसी युसूफ को अलीतगिन ने स्वय इनच-पैगू 
कौीउपाधि दे अपने सारे तु्कों का सेनापति बनाया था। अपने नेता के साथ हुये ऐसे विश्वासघात 
को तुकमान कैसे सहन करते ”? १०३० मे युसूफ के चचेरे भाई तुगरल और दाउद ने विद्रोह 
कर अल्पकारा और उसके हजार आदमियों को मार डाछा। अल्पतगिन और उसके पुत्र ने 
साधारण लोगो की सहायता से पीछा करके तुकंमानों को पूरी तौर से हराकर उनकी सम्पत्ति 
लूट ली, बहुत से स्त्री-बच्चों को बन्दी बनाया, और बाकी को खुरासान में बसने के 
लिये बाध्य किया । उत्तरापथ और दक्षिणापथ की घुमन्तू जातियों के इतिहास से 
हम अच्छी तरह जानते है, कि घुमन्तुओ का नाश करना साप मारने से भी ज्यादा मुश्किल 
है। इन्ही तुकंमान घुमन्तुओ को अब ख्वारेज्मशाह ने अपनी ओर किया। वह कराखानियो और 
गज़नवियों दोनों के दृश्मन थे, इसलिये हारून की बात मानने के लिये तैयार हो गये । हारून ने 
उन्हें खुरासान और माशरेवातके आसपास की जमीन दे दी, जहा वह चले गये । 

तुकमान मूलत सिर-दरिया के उत्तर के रहनेवाले थे। जन्द के तुर्कों से उनकी दुश्मनी 
थी--अवतूबर १०३४ में जन्द के शासक शाह मलिक न उनपर आक्रमण कर दिया। सात आठ 
हजार तुकंमान मारे गये, बाकी ने बरफ बनी सिरदरिया के ऊपर से भागकर अपनी जान बचाई । 
हारून ने बीच में पडकर समझौता कराना चाहा। शाह मलिक इसके लिये तैयार नही था, किन्तु 
खुरासान के लिये एक बाहिनी देने को तैयार हो गया। १२ नवम्बर को नाव पर हारून और 
दाहमलिक की मुलाकात हुई। हारून की ३० हजार बडी' सेना देखकर शाहमलिक डर गया और 
उसने बाहिनी नही दी । इस प्रकार १०३५ के अन्त में खुरासान पर आक्रमण नहीं हो सका । 

१०३४ के वसन्‍्त में गजनवी शासित पजाब में भयकर विद्रोह हुआ---अभी' पजाब में 
मुसलूमान' नाम मात्र है| थे। मसऊद उसे दबाने में सफल हुआ। 

अल्पतगिन की मृत्यु (१०३४ की गर्मियो या शरद ) के समय घुमन्तू तुकंगान खुरासान की' 
ओर प्रवास कर रहे थे। १०३५ के वसन्‍्त में अल्पतगिन के बडे पुत्र के गद्दी पर बेठेने की सूचना 
मसऊद को मिली। उसने बुखारा में अपनी ओर से सवेदना और बधाई भेजी। इस पत्र में 
उसने तरुण इलिक को श्रेष्ठ अमीर-पुत्र कहा था। अलीतगिन के दोनो पुत्र हारून के साथ किये 
समझौते के अनुसार काम करने के लिये तैयार थे। उन्होने शगानियान और तेर॒मिज्ञ एर आक्रमण 
किया, फिर वक्ष पार हो अन्दखुद में हारून की सेना से मिलने का निश्चय किया। शगानियान 


का शासक अबुल्कासिम मुकाबिला नहीं कर सका, और अपने उत्तर के पहाडियो (कुमीजियो ) 
के तेठा मे धागा गशा। दलकः की सेसा ने टार्जगी' (टस्बटी पार ढो' तेरमिज को घेर लिया 


४१२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८३॥३ 


लेकिन वह किले को नही सर कर सकी । इसी समय खबर मिली, कि गजनवियो ने रिश्वत देकर 
उसके गुलामो से हारूत को मरवा डाछा । अलीतगिन के पुत्र छौह-ढ्वार (दरबन्द ) होते समकरकन्द 
लौट गये । 

इसी' साल खुरासान में सल्जूकियों की सफलता की खबर मिली। हारून की मृत्यु के 
बाद वह खुरासान में प्रविष्ट हुए थे। अछी के दोनो पुत्रों ने शगानियान पर अभियान किया । 
दो तीव मजिल समरकन्‍्द से आगे जाने पर मालूम हुआ, कि मसऊद के सेनापति अबुलकासिम 
और उसके सहायको ने बडी सेना एकत्रित की है, तथा मसऊद अन्तर्वेद पर चढाई करना चाहता 
है। ८ दिसम्बर (१०३५) को दोनो भाइयो का दूत क्षमा-याचना के लिये मसऊद को दरबार 
में बलख पहुचा। मसऊद ने क्षमा दे दी, लेकिन गुस्से के मारे दूत को सीधा दशेन न दे दानिश- 
मन्द (अध्यापक) को बीच में रखकर बातचीत की । 

हारूत के मरने के एक सार बाद दिसम्बर १०३६ ६० में मपऊद के दरबार में अली के 
दोनो पुत्रों के दृत बुखारा खतीब अल्पतगिन और अब्दुल्ला पारसी आये। अबकी बार सुल्तान 
ने दूतो से भेट की और अपने भाई इलक” की तन्‍्दुरुस्‍्ती के बारे में पूछा । इलक ने एक गजनवी 
राजकुमारी व्याह के लिये मागी थी, और कराखानी कुमारिया मसऊद को देने का वचन दिया 
था, एवं कराखानिथो की प्रमुख अरसलनखान से समझौता कराने में मध्यस्थ बनने की प्रार्थना के 
साथ खुत्तल की माग छोड देने की बात भी कही थी। इलक ने मसऊद को यह भी कहलवाया 
था, कि सल्जूकियों के साथ लडने में हम आपकी सहायता करेगे। निश्चय हुआ, कि इकक की बहन 
मसऊद के पुत्र सईद को व्याह दी जाय, और महमूद की भतीजी (नस््र की पुत्री) इलक को । 
मसऊद ने बलूख के रईस (नगर-पति) अब्दुस्सलाम को दूत बनाकर अन्तवेंद भेजा, जो कि 
अछी-पुत्रो के दरबार मे सितम्बर १०३७ में भी मोजूद था। 

तुकिस्तान के कराखानियो के साथ भी मसऊद का सबंध अच्छा नहीं था। १०३४ ई० 
में जब गजनवी दूत छौटे, उसी समय बोगरा खान का दूत अपनी दुलहन जेनब को लेने आया | 
मसऊद इस शर्ते पर तैयार हुआ, कि जैनब के नाम पर महमूद की सपत्ति से भाग न मागा जाय । 
बोगरा खान का दूत लौट गया। फिर मसऊद ते अरसलछन खान से उसके भाई के दाबे की शिकायत 
की। अरसलन खान के फटकारने पर बोगरा खान अपने भाई और मसऊद दोनो के विरुद्ध हो 
गया। ऐसी अवस्था में सल्जूकियों की सफलता से उसे खुश होता ही चाहिये था। तुगरल से 
उसकी पहिले से दोस्ती थी। १०३७ ई० में वक्षु तठ पर एक जूते बनानेवाले के पास बोगरा खान 
का गुप्त-पत्र पकडा गया, जिसमें तुकमान नेताओं को वचन दिया गया था, कि तुम जो कुछ भी 
कदम उठाओगे, उसमे हम बाधक नही होगे । सुल्तान ने मानो इस पत्र को देखा ही नही, ऐसा 
दिखलाने के लिये जूता बनानेवाले को सौ दीनार देकर भारत भेज दिया, जिसमे पत्र के बारे में 
कुछ पता न छूग सके । फिर १० हजार खर्च करके तुकिस्तान में अपना दूत भेजा, और अरसलून 
खान को बीच में पडकर भाई से समझौता कराने के लिये कहा। २३ अगस्त १०३७ ६० को 
मसऊद का दूत अबूसादिक कबानी रवाना हुआ और चौदह महीना तुकिस्तान मे रह सफल होकर 
लौठा। बेहकी के लेख से मालूम होता है, कि इस समय भाइयों के बीच कोई वेमनस्य नही था। 

२४ सितम्बर (१०३७) को अली के दोनी पुत्रो और किसी एक अज्ञात शासक के दूत 
मसऊद के पास आये। 


ब्रीतगिन | गज़नवी ४१३ 


बुरीतगिन-- १०३८ ई० में इलक (] ) नस्र का पुत्र अबू-इसहाक इब्राहीम अन्‍्त्वेद में 
आया। इस समय उसकी उपाधि बूरी-तगिन थी। अली के पुत्रों जेल से भाग पहिले वह अपने 
अपने भाई ऐनुदहौला के पास उजगन्द में जा कुछ समय तक रहा । १०३८ ई० की गर्भियों में 
मसऊद के वजीर का उसको पत्र मिला। उसे अनुकूल उत्तर दे ने के लिये कहा गया। बुरीतगिन 
कुमीजियो के वेष में हो, तीन हजार सेना जमाकर वर्श, खुत्तत और हुल्बुक के इलाको मे लूट-मार 
मचाने लगा । पज नदी के तटपर पहुचने पर उसे खबर मिली, कि मसऊद स्वय युद्ध के लिये आ 
रहा है। बुरीतगिन लौटकर क्षमा-प्रार्थी हुआ, लेकिन मसऊद ने उसके विरुद्ध अवतूबर के अन्त 
में दस हजार सेना भेज दी । इसी समय खबर मिली, कि बुरीतगिन खुत्तत छोडकर कुमीजो के 
इलाके में चला गया। सेनापति अली को बलख लौटा लिया गया। 

मसऊद ने अब अन्तर्वेद पर अभियान करने का निशचय कर उसी जाडे में बुरी तगिन 
को खतम करना जरूरी समझा, जिसमें कि वसन्‍्त में वह तुकंमानो के खिलाफ अभियान 
कर सके। वजीर ने बहुत समझाया, अभियान वसन्‍त में करना अच्छा है, क्योकि उस' वक्‍त 
नई घास चरने के लिये रहती है, या पतझड (शरद) में, जब कि फसले तेयार रहती हे । 
बुरीतगिन के विरुद्ध अभियान दगानियान के शासक अथवा अलीनश्ुत्र॒द्वय पर छोडा जा सकता है। 
सुल्तान को स्वय जाडे में नही जाना चाहिये ।” लेकिन पहिले कह चुके हे, कि मसऊद ने अपने 
बाप के केवल अवगुण लिये थे, वह वजीर की बात मानने के लिये तैयार नही हुआ। उस समय 
अन्तवेंद मे जो गडबडी फेली हुई थी, उसके कारण भी वह इस समय को अनुकूछ समझता था। 
तेरमिज के राज्यपाल वेगतगिन को हुकम मिला, कि वह वक्षु पर नावो का पुल तैयार कर दे । 
पुल तैयार करने वाली जगह नदीके बीच में अराल-पैगम्बर का द्वीप पडकर वक्ष को दो भागो मे 
विभकत करता था। पुल तैयार करने में देर नही हुईै। सोमवार १८ दिसम्बर १०३८ ई० को 
सुल्तान की सेना नदी पार हो गई। रविवार ३१ दिसम्बर को वह शगानियान पहुची । यद्यपि 
बत्र की ओर से कोई प्रतिरोध नही हुआ, लेकिन पहाडो में सर्दी और बरफ से मुकाबिला करना 
पडा । इतिहासकार बेहकी स्वय इस अभियान मे मसऊद के साथ था । उसने लिखा है--- कभी भी 
कोई इस तरह की तकलीफ मे नही फसा होगा। मगल ९ जनवरी' १०३९ को सेना शुनियान 
जोतक पर पहुची । इतने मे ही वजीर की चिट्ठी आई, कि सल्जूकी सरख्श से गूजगानकी ओर 
बढ रहे है । भय होने छगा, कही वह ते रमिज़ पहुच कर नावो के पुल को न तोड दे, फिर तो सुल्ताव 
अपने देश से विच्छिन्न हो जायेगा। उधर बुर/तगिन ने भी शूनियान-जोत को रोक रक्‍्खा था। 
सुल्तान लौटने के लिये मजबूर हुआ शत्रु देश के एक एक चप्पे से परिचित था। उससे मुकाबिला 
करना आसान काम नही था। शुक्रवार १२ जनवरी' को वापसी की यात्रा आरम्भ हुई। दो सप्ताह 
बाद २६ जनवरी को मसऊद तेरमिज पहुचा । इस सारे समय बूरी तगिन मसऊद का पीछा कर 
रहा था। उसने बहुत सी रसद और ऊठो-घोडो को छीन लिया । इतने बडे विजेता के अभियान 
को विफल करने से बुरीतगिन का महत्त्व बढ गया। गजनवी सरकार के पास १०३९ मे जो 
पत्र मिले थे, उनसे पता लूगा, कि तुर्कमानो (सल्जूकियों ) की सहायता से बुरी तगिन अलीपुत्रद्य 
के ऊपर कई विजय प्राप्त कर चुका था। अब प्राय सारा अन्‍्तर्वेद उसके हाथ में था। 

खुरासान में मसऊद ने एक बडी सेना तैयार की थी, लेकिन उसके भी सेनापति 
सल्तान' की तरह ही बडे तड़क-भडक से अभियान करनेवाले थे । पास' मे' रसठ की एक बदी जमात 


४१४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८३५ 


होने से वह भारी भरकम सेना जल्दी पग नहीं बढा सकती थी। ऐसी सेना के मुकाबिले मरुभूमि 
को मा-बाप मानने वाले घुमन्तुओ की बहुत हलकी बाहिनी थी, जो कि अपनी रसद को मुख्य सेनाग 
से १२० मील पीछे रख सकती थी। साथ ही उसे अस्तर्वेद से भी सहायता मिल रही थी। 

हारून का भाई इस्माईल गजनवियों को अपना खानदानी दुश्मन समझता था, इसलिये 
तुकमानों को पीछे की ओर से कोई खतरा नही था। मसऊद ने यह रुख देखकर उससे नाराज 
हो १०३८ में ख्वा रेज्म का अहृद जन्द के शासक शाह मलिक के पास भेज दिया और कोशिश 
की, कि ख्वारेज्मी' स्वेच्छा-पुर्वक अधीनता स्वीकार कर ले। इसी प्रयत्न में उसने १०४०- 
१०४१ तक ख्वारेज्म पर चढाई नहीं की। फरवरी १०४१ ई० में आसीव के मंदान मे दोनो 
पक्षो की तीन दिन तक लछडाई होती रही, जिसमे रुवारेज्मी (इस्माईल) पराजित हुआ । शायद 
वह और भी लडते, मगर इसी समय अफवाह उडो, कि गज़नवी सेना दक्षिण से आ रही है। 
विद्वासवात के डर से भी इस्माईल २८ मार्च को राजधानी छोड सल्जूकियों के पास भाग गया। 
अप्रैल में ख्वा रेज्म की राजधानी पर शाह मलिक का अधिकार हो गया, और उसने मसऊद के 
त्ताम से खुतवा पढवाया, यद्यपि उस समय तक मसऊद मर चुका था। 

शाहमलिक के अभियान से पहिले ही मई १०४० ई० में सल्जुकियों और गज़नवियों का 
निर्णयात्मक युद्ध ददानकान में हो चुका था। सल्जूकियों ने खुरासान पर से गजनवियों का शासन 
सदा के लिये खतम कर दिया। सल्जूकी सरदार तुगरल ने युद्धक्षेत्र में ही सिहासन रखवा उस पर 
बैठकर अपने को खुरासान का अमीर घोषित किया । इसके बाद उसमे तुकिस्तान के दोनो खानो 
अलीतगिन-पुत्रो--जू रीतगिन और ऐनुह्दीला--के पास सूचनार्थ पत्र भेजें । गजनवी' सेना भाग 
रही थी, जिसका पीछा उसने वक्षु तट तक किया । इसका उद्देश्य यह भी था, कि अन्तर्वेंद में पहुचकर 
वहा अपनी उपस्थिति से अपना अधिकार स्थापित करे । दूसरी और बेहकी के अनुसार मसऊद ने 
पत्र में अरसलन खान को लिखा था--मुझे दुढ विश्वास है, कि अरसलनखान सहायता देने से 
इन्कार नही करेगा, बल्कि यह भी आशा है, कि वह स्वय सेना छेकर सल्जूकियो के विरुद्ध अभियान 
करेगा। सल्जूकियों के महाप्रहार के कारण मसऊद को अब बलख और गज़ना के भी बचा पाने 
की आशा नही थी। वजीर के समझाने पर भी मसऊद बुरीतगिन' को बलख और तुखारिस्तान 
का “अहद” दे पजाब (भारत) चला गया, और गज़नीमे बच रहे अमीरों को सल्जूकियों की' 
सेवा में जाने की आज्ञा दी । 

लेकिन मसऊद की शंका गलत निकली । 
४, मुहम्मद (१०४१ )-- 

जनवरी १०४१ में मसऊद मर गया। उसके बाद कुछ दिनों तक उसके भाई मुहम्मद 
ने गद्दी सभाली । महमूद गजनवी इसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। एक 
बार पहिले भी वह असफल हो चुका था, अबकी बार भी कुछ ही मर्ह।नो तक वह गद्दी पर रहा । 
उसे हटाकर मसंऊद का शक्तिशाली पुत्र मौदूद अप्रैल १०४१ ई० में गद्दी पर बैठा । 

५, मौदूद (१०४१-१०४८ ई०)-- 

मौदूद ने गिरते हुए गज़नवी वश को सभालने की कोशिश की | बलख और तेरमिज 

भी उसके हाथ में रहे । अन्तर्वेद के शासक (शायद बूरीतगिन) ने अधीनता स्वीकार की | 


इब्राहीम ] गज़नवी ४१५ 


बेहकी के लेखानुसार अबूल-हसन अहमद महमूद-पुत्र ने तेरमिज़ में पन्द्रह साल तक सल्जूकियों 
का मुकाबिला किया ओर अत मे निराश होकर दाउद सल्जूकी (तुगरल के भाई चाकर) के 
सामने आत्मसपर्ण किया । ते रमिज के हाथ से निकल जानेपर गज़नवियो के लिये अच्छे दिनो की 
आशा नही रह गई। इतिहासकार बेहकी उस समय तेरमिज़ का शासक था, १०४८ से पहिले 
वह गज़नी मे अभिलेख-विभाग का प्रमुख था। १०४३ ई० में सल्जूकी ख्वारेज्म ले चुके थे 
और मसऊद द्वारा नियुक्त वहा का शासक मलिकशाह ईरान की ओर भाग गया था । वहा 
कुछ समय तक वह बेहक जिले का शासक भी रहा, किन्तु अन्त में सल्जूकियों ने पकड़कर 
उसे मकरान मे केद कर दिया, जहा ही वह मर गया । 


६, इब्राहीम ( १०४८-५१ )०- 


मसऊद के उत्तराधिकारी इब्राहीम ने सल्जूकियों की अजेय शक्ति के सामने सिर 
झुकाया और दाऊद को साथ सधि करके १०५९ ई० में बलख को सल्जूकियों के हाथ में दे 
दिया । 





स्रोत-प्रन्थ ४ 
| पफदाइइण0 एऐ0ज़7 00 ४06 १०7४० शए०४३४०7० (५४ 82000) 
जि6&7 ० 5०8 (# ४ 7२058) 
सोव्यत्स्कया एत्नोग्राफिया १९४६ (२) 
सियासतनामा (निजाममुल्मुल्क, लाहौर) 


नए ७ 


अध्याय ४ 
एस्केबमे (१०३६-११५४७) 


सामानियों के राज्य को कराखानियो और गजनबियों ने आपस में बाट लिया था। 
गजनधियो की शक्ति को ध्वस्त करने में सबसे अधिक हाथ तुर्कमानों का था, जिनके नेता 
तुगरलू खान सल्जूकी ने १०३६ ई० मे मसऊद को भारी हार देकर यूद्ध-क्षेत्र में ही सिहासना- 
रोहण किया था। 


९१. राजाबलि 
सल्जूकियों के समकालीन राजवशों की तुलनात्मक वशावलि निम्त प्रकार थी-- 
सल्जुकी गजनवी कराखानी ख्वारेज्मी 
महमूद इलिकनस्र मामून ॥] 
१९९७-१०३० ९९३-१०१२ ०१०१७ 
१ तृगरलू मसऊद अरसलन ॥ हारून 
१०३६-६३ १०३०-४१ १०३३-५७ १०३४ 
मोदूद 
१०४१-५६ 
२ अल्प अरसलन इश्राहीम तुगरलू यूसूफ इस्माईल 
१०६३-७३ १०५६ १०५९-७४ १०४१ 
३ मलिक शाह 7 बुगरा हारूत 
१०७३-९२ १०७४-११०२ 
४ महमूद 7 
१०९२-९४ 
५ बरकियारुक कादिर जिग्नेल अनुशतगिन 
१०९४-११०४ १६१०३ “१०९७ 
६ मलिकशाह 77 
११०४ 
७ मुहम्मद ॥ कुतुनुद्दीन 
११०४-१११७ १०९७-११२७ 
८ महमूद [] 
१११७- 
९ सिजर अत्सिज 


के जल ११२७-५६ 


तुंगरलू | सल्जूकी ४१७ 
९२ उद्भव* 


सल्जूकी कह आये हे, कि सिर-दरिया के उत्तर के घुमतू थे । इनके कबीले का नाम तुके- 
मान था, जो कि आज भी तुकंमानिस्तान सोवियत प्रजातत्र के निवासियों के रूप में मौजूद है। 
तुकंमान तुर्कों की गूज (आगूज ) शाखा के वशज थे अपने घुमन्तू जीवन के सिलसिले में सिर- 
दरिया के उत्तरी तठ पर पहुचे थे। यह हम बतला चुके है, कि किस तरह यूची-शक हणो के प्रह्मर 
के कारण ईसा-पूर्व द्वितीय शताब्दी में कान्‍्सू से भागने के लिये मजबूर हुए, और उनका पीछा 
करते हुए हुण और उनके वशज आवार, तुक॑, उदगुर, आगूज, किपचक सारे उत्तरापथ में फंल 
गये । अरब, सामानी, सफ्फारी और ताहिरी को छोडकर, मध्यएसिया के स। रे इस्लूमिक शासक 
तु थे । इन भिन्न-भिन्न तुक जातियो की भाषा की समानता को देखने पर उज्बेक, तुकेमान, 
किरगिज और कजाक एक ही तु्क-जाति के मालूम होते है। इनके हम तीन भाग कर 
सकते है -- 

(१) उत्तरी तु्के--सिबेरिया के याकूत आदि। 

(२) पूर्वी तुर्क-सिडः क्‍्याड के तुके, उज्बेक, कज़ाक, कूफा-तातार। 

(३) पश्चिमी तुर्क--उस्मान अली (आधुनिक तुर्की) आजुरबायजानी, और 
तुकंमान। 

तुर्कों का मूल देश अल्ताई के आसपास था, जहा से प्राचीन समय में वह बडी सख्या में 
चीन और मध्यएसिया की ओर बढे, यह हम बतला आये है । चीन की महादीवार ने उनके पूर्वा- 
भिमुख बढाव को रोक दिया, किन्तु तुकिस्तान की ओर बढने में उन्हें सफलता मिली। वहा से 
उन्होने शको और मोग्दियों के वशजो को ढकेल या हजम कर घुमन्तू जीवन बिताना शुरू किया । 
इन उत्तरी घुमन्तुओ की बहुत सी लहरे आगे मध्यएसिया की ओर आती रही । इन्ही 
में सल्‍जूकी तु्कों और चिगीसी मगोलो की लहरे भी थी । 

(२) सल्जूकनाम --सल्जूक इनके सरदार का नाम था, जिसने पहिले पहल इस्लाम 
ग्रहण किया था । इसी कारण तुकंमान कबीले का नाम सल्जूकी पडा, किन्तु इसका मुख्य नाम 
तुकंमान ही अधिक प्रसिद्ध है । पर्चिमी तुर्कों में गूजो और तुकंमानों का ही अभ ज्यादा है। 
हम देख चुके है बाज वक्‍त एक विशाल कबीले का प्राचीन नाम एक छोटे कबीले के लिये 
रह जाता है, जब कि बाकी कबीले वाले दूसरा नाम ग्रहण कर लेते है । तुकमान भी गूजो के अन्तर्गत 
ही थे, किन्तु उन्हे गूजो से अलग दिखलाया गया है। इन्ही पश्चिमी' तुर्कों ने वक्षु-भूमि, 
अरमेनिया और क्षुद्र-एसिया तक को अपने प्रभाव में ले लिया । उस्मान अछी या उस्मानी तुके 
सल्जूकियों की ही एक शाखा थी, जिसने विजनतीन राज्य कों खत्म कर १५वीं सदी में 
कस्तुन्तुनिया को अपनी राजधानी बनाया और आगे पूर्वी यूरोप पर अपना राज्य 
विस्तार किया। 


'दर्यकामक कक 





आय ०७ 


कताह079 0 ऊैगाथ9 (3. ५०7०० ए) 
श्‌'परा8९० 


४१८ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८४१ 


पूर्वी तुककों की एक शाखा का ताम कावक था जिसी से सल्जूको (तुर्कमानो) का सबंध 
था। कावक ताशकन्द से उत्तर की भूमि से ९८५ ई० (३९५ हि० ) मे अन्तवेंद मे दाखिल हो समर- 
कन्द और बुखारा के पास-पडोस में घुमक्कडी जीवन व्यतीत करने रंगे । चरागराहो की कमी' के 
कारण उन्हे सिर-दरियाके दक्षिण आनेके लिये मजबूर होना पडा था। सामानियोके उत्तराधिकारी 
महमूद गजनवी का वर्ताव उनके साथ अच्छा था । कभी कभी झगडा भी हुआ, किन्तु तो भी उसी 
ने इन्हें वक्ष पार (खुरासान के ) निसा और अवीवर्द में रहने की इजाजत दे दी'। उस ससय उनके 
सरदार का नाम मिकाईलर था। गज़नवियो और कराखानियो का जिस समय सबर्प चल रहा था, 
उसी समय गूजो में भी आपसी वैमनस्थ था, जिसके कारण एक शाखा ९५६ ई० (३४५ हि०) में 
जाकर जन्द में बस गई। इनका सरदार सेल्जूक किपचको के खान पीगू के दरबार को छोडने 
के लिये मजबूर हुआ। यही पहिले पहल मुसलमान हुआ । इसीलिये उसके कबीले का नाम 
सल्जूक पडा । 

सेल्जूक के एक पुत्र मिकाईल के लडके तुगरल और चाकिर दाउद थे और दूसरे लडके 
का पुत्र युसूफ था। युसुफको अन्तवेंदक शासक अलीतगिन ने स्वय पहिले ईनच-पैगू की उपाधि दे 
अपने सारे तुर्कों का सेनापति बनाया, कितु पीछे नाराज हो उसे मरवा डाला । १०३७ में यूसूफ 
के चचेरे भाई तुगरल और दाउद ने विद्रोह करके अलीतगिन के सेनापति अह्पकारा और उसके 
हजार आदमियो को मार डाला । अलीतगिन' के प्रहार से उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी, यह बात 
हम बतला आये हे । खुरासान में महमूदने इन्हें बसाया और हारून ख्वारेज्मशाह ने अपनी ओर 
मिलाकर तुकेमानों की शक्ति को बढ़ने दिया। अलीतगिन' के दोनो पुत्र उनका कुछ बिगाड नही 
सके । अल्तूनताश ख्वारेज्म शाह से इनकी घनिप्टता बढी और वह अक्सर ख्वारेज्म में जाडा 
बिताने रंगे । हारून ने उन्हें देराखान ओर माशरेवात के पासका इलाका दे दिया था, यह 
भी हम बतला आये है । सल्जूकियों के अपने भाई-बन्द ज़न्द के शासक शाहमलिक ने अक्तृबर 
१०३० ई० में तुकंमानों पर आक्रमण करके सात-आठ हजार तुर्कमानों को मार डाला, बाकी 
बरफ बनी सिरूदरिया को पार कर भाग गये। हारून ख्वारेज्मशाह के बीच में पड़ने पर भी 
शाह मलिक और सल्जूकियों में समझौता नही हो सका, यह बात भी हम बतला आये हूँ । तुर्क- 
मानों को अपनी ओर खीचने के लिये ख्वारेपमशाह, गजनवी और कराखानी, (बुरीतगिन) 
सभी कोशिश करते रहें, इसी अवस्था से लाभ उठाकर वहू अपनी शक्ति बढ़ाने में सफल हुए। 


$३. सुल्तान 
१. तुगरल मिकाईल-पुत्र' (१०३६-१०६३ ई०) 


बडा भाई तुगरल तुकंमानोका सरदार था, छेक्रिन सेनिक योग्यतामे उसका छोटा भाई 
दाऊद (चाकर) उससे अधिक था। १०३६ ई० मे मेबके पासके निर्णायक युद्धमे मसऊदकों 
उसीने हराकर गज़नवी शक्तिको खतम' किया था--गज़नवियोके साथ अन्तिम सघर्प १०५९ 
में हुआ, जिसके साथ वह वह अपने सारे महत्वकों खो बैठा । मसऊदकों खुरासानसे भगानेके 
बाद तुगरलने सारे ईरानपर अधिकार जमानेके लिये दैलिमी (बुवायही) वशको खतम करना 
आवश्यक समझा। बुवाहियोकी समाप्तिके बाद तुगरलके राज्यकी सीमा रोमन-राज्यकी सीमा 


तुगरल | सल्जूकी ४१९ 


पर पहुच गई और कन्सन्तिनोपोलके इपेरातर कसतान्तिन मीनोमककों भी मजबूर तुगरलूकी 
मेत्री प्राप्त करनी पडी | तुगरलकी अजेय सेना तुकंमान घुमन्तुओकी थी, जो कि अभियानोमे 
अपने तबुओ और परिवारके साथ जाया करते थे। १०४८ ई० (४४० हि०) के अन्त तक 
आजुरवाइजान, मेसोपोतामिया और क्षुद्र-एसियापर सल्जूकियोका शासन स्थापित हो गया। 
४०० साल पहिले मसुभूमिके घुमन्तू अरब अपनी विजययात्रा करते सिर-दरियाके किनारे तक 
पहुच्रे थे। इसके बाद उत्तरी तुक॑ घुमन्तुओने इस्लाम स्वीकार किया। अब उन्होने उलटी 
विजय-यात्रा आरम्भ की थी और तुगरल जैसे विजेताके रूपमे वह अरबकी मरुभूमि तक पहुच 
गये । अरबोके विजय-प्रवाहका रूप काफिर देशोके विरुद्ध धामिक युद्ध (जहाद) था, जिसके साध 
वह रास्तेमे चुन ली गयी सस्कृतियोके प्रभाव तथा विद्याको भी लेते आये थे । लेकिन, सल्जूकियोकी 
विजय-यात्रा किसी सस्कृतिको साथ लिये नही आयी थी । वह इस्लाम धर्मके माननेवाले थे, किन्तु 
थे अभी प्राय घुमन्तू-बरबेर अवस्थामे । अपनी विजय-यात्राके आरभ करनेसे पहिले ही 
उनके पास लिखित भाषा थी, और शायद कोई साहित्य भी । तुगरलके पूर्वज ईसाई या 
मानीके धर्मके माननेवाले थे । इसका अर्थ है, घुमन्तू होते हुए भी तुकेमानोके सरदारोमे शिक्षा 
और सस्कृतिका नितान्‍त अभाव नही था। किन्तु जहा तक साधारण तुकंमान जनताका सबध था, 
वह अवश्य मरुभूमिके पुत्र थे। अरबोने राज्य लुप्त हो जानेपर भी अपने आध्यात्मिक तथा 
सास्क्ृतिक प्रभावकों विजित देशोपर स्थायी तौरसे छोडा । पर तुर्के ऐसा कोई उद्देश्य अपने साथ 
लेकर नही आये थे, हा उन्हीने अपने खूनका प्रभाव अवश्य छोडा । जहा अरबी-प्रभावके कारण 
बलख, बुखारा विद्याके केन्द्र बन गये, वहाँ तुकंमानोके कारण आज उज़बेकिस्तान, तुकंमानि- 
स्तान, आजुरबायजान और तुर्की तकका भाग तुर्की-भाषाभाषी हो गया। जहा तक आजुर- 
बाइजान और तुर्कीका सबंध है, तुक-भिन्न रक्‍्तकी अधिकताके कारण वहाके निवासियोके चेहरे- 
मोहरेपर वह मगोलायित आकृति अधिक नही आ सकी। 

१०५५ ई० (४४९ हि०) में तुगरल खलीफाकी राजधानी बगदादमे दाखिल हुआ और 
कायम (१०३१-१०७५) को अब्बासी तख्त पाने और खलीफा बननेमे सहायता की । बाहरसे 
तुगरलने खलीफाके प्रति भारी सम्मान प्रदर्शित किया, किन्तु १०६३ ई० (४५५ हि०) में उसने 
खलीफाको लडकी देनेके लिये मजबूर किया। खलीफाकी लकडकीसे तुगरलू यबह नही कर सका 
था, कि रे (तेहरान) में ७० वर्षकी उम्रमे उसकी मृत्यु हो गई । भाई चाकर (दाऊद) पहिले 
ही मर चुका था, इसलिये तुगरलूका उत्तराधिकारी दाऊद-पुत्र अल्प-अरसलन हुआ | 

इतिहासकार इदरीप्ी तुगरकू, अल्पअरसलून और मलिकशाह जेसे सल्जूकी शासकोकी 
योग्यताको स्वीकार करता है, लेकिन वह उनके सरदारों और साधारण तुकंमान कबीलेमे भेद 
करते हुए लिखता है--- उनके राजा लडाक्‌ ,समझदार, दृढसक॒ल्प, त्यायशील, और दूसरे सुगुणोंसे 
सयुकत है, किन्तु उनका जनसाधारण क्र, जगली, रूख़े और मूर्ख हे ।” प्रथम सल्जूकी और 
कराखानी शासक, गजनवी महमूद-मसऊदसे भी अच्छे मुसलमान थे। कराखानी जन अपने 
शासकोंके लिये भी इस्लामिक सदाचारकी पाबन्दी आवश्यक मानते थे, उनके खानतक भी 
शराब नही पीते थे । इन तक शासकों (सल्जूकियो और कराखानियो ) मे आदर्श न्यायशील राजा 
बनने की इच्छा भी थी, किन्तु महमूद तो सुल्तानकों स्व -नियम-विमुक्त मानता था । 

“घृमन्तू तकंमानोके नेता अपने जनसाधारण सैनिक से मुश्किल़से कोई भेद रखते थे, वह 


४२० मध्यएसिया का इतिहास (१) | ८४१ 


उनके हरेक काममे शरीक होते थे। ऐसे राजा कंसे महमूद और मसऊदकी तरह यकायक 
स्वेच्छाचारी शासक बन' सकते थे ? हा, सल्जूकी सुल्तानोने अपने सरदारोकी गणतत्री प्रथाको 
हटा दिया। पहिले साहिब-खबर (राजचर) का एक पद दरबारमे रहता था, जिसे सल्जूकियो 
ने उठा दिया। घुमन्तुओके लिये खुफियागिरी करना एक घ॒णास्पद बात थी। साहिब-खबरकी 
नियुक्ति न करनेके बारेमे जब पूछा गया, तो द्वितीय सल्जूकी सुल्तान मल्प अरसलनने कहा--- यदि 
में उन लोगोके ऊ१र साहिब-खबर नियकक्‍त करू, जोकि मेरे दिली दोस्त हूँ, मुझसे घनिष्टता रखते 
हैँ, तो वह साहिब-खबरकी कोई परवाह नहीं करेंगे और न उसे रिश्वत देगे। क्योकि उनको 
अपनी भक्ति, भिनत्रता और मेरे साथ अपनी घनिप्टतापर पूरा विश्वास है । दूमरी ओर मेरे 
विरोधी ओर शत्रु अवश्य साहब-खबरके साथ मित्रता करेगे और उसे पै मा दगे। यह स्प्ट है कि 
साहब-खबर मेरे मित्रोके सबंध बुरी खबर और मेरे शत्रुओके सबंधम अच्छी खबर 
मेरे पास पहुचाता रहेगा। अच्छे और बुरे शब्द तीर जैसे होते है । अगर बहुत से तीर छोडे 
जाय, तो कम से कम एक लछक्ष्यपपर लग ही जाता है। इसके कारण मित्रोके सबंधर्म मेरी 
सहानुभूति कम होती जायगी और शत्रुओके लिये वह बढ़ती जायेगी । थोडे समयके भीतर ही शत्रु 
मित्रोंसे भी अधिक मेरे नजदीक हो अन्तमं उनका स्थान लेगे । इसके कारण मेरी जो हानि होगी, 
उसका कोई अदाजा नही छूगा सकेगा ।” इससे उलठे सल्जूकियोका प्रसिद्ध वजीर निजामुल्मुल्क 
लिखता है साहिब-खबरका पद राज्यकी व्यवस्था (कवायद) का एक स्तम्भ है। 
इससे मालम होगा, कि सल्जूकी शक्ति पाकर अभी बिगड़ नही थे। उन्होंने अपने घृमन्तु 
कज्ीकोकी सादगी आदि बहुतसे गुणोकों कायम रखा था। लेकिन कब तक ऐसा कर सकते थे, 
जब कि सभी तरहके स्वेच्छाचारों और दुर्गुणोसे भरे सामन्‍्ती ससारके वह शासक बन चुके थे । 
खुरासाव-विजयके बाद उसके कुछ शहरोके खुतब में तुगरछका नाम और कुछम दाऊदका 
नाम पढा जाता था। घ््‌मन्तुओकी स्वच्छदताके कारण कराखानियोकी भाति सल्जूकियोम भी 
राज-परिवारिक झगड़े बहुत रहते थे। सारा परिवार राज्यका स्वामी माना जाता दसलिये 
सल्जूकी राजवशियोको अरूण अलूग नगरोका शासक वनाकर भेजना आवश्यक था।। ये नगर 
उनकी सैनिक जागीरे थी। तुकोंकी विजयसे पहिले सैनिक जागी रोका उतना विस्तार नही था, 
जितना की इस' समय हुआ। यह संनिक जार्ग।रदार अपने अर्धदासीसे निशिचत छगान लेने का ही 
अधिकार नही रखते थे, बल्कि उनके शरीर, संपत्ति, स्त्री-वच्चोपर भी हुक रखते थे। इस 
प्रथासे सबसे अधिक हानि प्राचीन कालसे चले आये देहकाना (ग्रामपतियो) विशेषकर खुरासानके 
देहकानोकी हुईें। मगोलोके विजय तक खुरासानमे अभी देहकान मौजूद थे, जा परिवार-सहित 
अपनी गढियोमे रहते थे । उन्हीकी' देखा-देखी सैनिक जागीरदारी पानेवाले तुर्क भी देहकान कहे 
जाते थे । १०३५ ई० मे दैहिस्तान, नसा और फाराबके शहर तुगरकू, दाऊद और इत दोनोके 
चच! पेपर (भगवान्‌) की जागीरे थी। इन तीनोको देहकातकी पदवी थी, जोकि कुछ कुछ वली 
(गवर्नर) के बराबर मानी जाती थी। देहकानोके चिह्न थे--दो तोकदार सिरोवाली टोपी, 
एक ध्वजा, और ईरानी ढगसे सिला चोगा, तुर्की प्रथाके अनुसार घोड़ा, चारजामा, एक सोने 
का कमरबन्द तथा' बिना कठे कपडेके तीस टुकडे। देहकानी प्रथाका हवास अन्‍्तर्वेदम ८ स्तुओके 
मूल्य गिरने के कारण भी हुआ । इतिहासकार नरसाखी लिखता है---“ मेरे समयमे दानके तौरपर 
भी कोई भूमि नही लेता चाहता था, ऐसी भूमिको भी नही, जिसका दाम सामानिथोक॑ समय चार 


अरसलन |] सल्जूकी ४२१ 


हजार दिरहम प्रति जिफ्त था। यदि कोई खरीदार मिल भी जाता, तो भूमि बिना जुती ही रह 
जाती। इसका कारण था शासकोकी क्र्रता और अपनी प्रजाके साथ उनका निष्ठर व्यवहार ।” 

सल्जूकी अन्त तक पानी प्मपत्रकी तरह तत्कालीन समाजसे निर्लेप रहे । इसका पता 
इसी से मालूम होगा, कि अन्तिम और महाप्रतापी सल्जूकी सुल्तान सिजर अकबरकी तरह लिख- 
पढ नही सकता था । वह सभी तरहकी सस्क्ृतिसे अपरिचित रहे । राजकाजका सारा काम उनका 
वजीर देखता था।हा,तलवारके महत्वको वह मानते थे,इसलिये उसके धनी थे । ये तुर्क सभ्य देदमे 
आकर शासक बने, तो भी न वह अपने घुमन्तू जीवनको छोडनेके लिये तैयार थे और न सभ्य जगत 
के साधारण कानूनकों माननेके लिये ही। वह इसे कायरताका चिह्न मानते थे। उनके व्यवहार 
और वर्ग-विभाजन सदा अशान्तिके कारण रहे, तो भी अपने कबीलेवालोंके विरुद्ध कोई कठोर 
कदम नहीं उठा सकते थे, क्योकि राजवशके साथके उनके सबध और सेवाओको भुलाया 
नहीं जा सकता था। निथम था, हजार तुकंमान तरुणोकी एक बाहिनी जमा की जाय, फिर उन्हें 
“दरबारी गूलाम” बनाकर शिक्षा दी जाय, जिसमे कि वह साधारण प्रजासे मेल-जोल पैदा कर 
उनके साथ हिल-मिल जाये, गुलामकी तरह राज्य सेवा करे तथा राज्यवशके अनन्य भक्त रहे । 
लेकिन सब कुछ करने पर भी मध्भूमिके स्वच्छन्द पुत्रोको गुलाममे परिवर्तित करना आसान 
नहीं था। सल्जूकी प्रजामे तुर्कमान घुमन्तुओ और साधारण अतुर्कंमान प्रजाके स्वार्थ भी 
परस्पर-विरोधी थे। घुमन्तू शान्तिके समय अपनी जीविका पशुपालनसे करते, एक जगहसे 
दूसर्री! जगह घूमा करते थे, जब कि साधारण जनता कृषि और शिल्प-व्यवसायसे जीविका करती 
ग्रामों और नगरोमे रहा करती थी। हरेक घुमन्तू अपनेको सुल्तानका संबंधी मानता--- 
इसमे शक नही सुल्तानका सिंहासन इन्हीके सहारे टिका हुआ था--इसलिये साधारण जनताकों 
नीच दृष्टिसे देखना उनके लिये स्वाभाविक था। इन घृमन्तुओमे स्त्रियोका प्रभाव अधिक था, 
जिसे हम आगे तुर्कात खातून के रूपमे चरम सीमापर पहुचा देखेगे । 


२ अल्प अरसलन (१०६३-७३ इ०) ' 


चचाके मरनेके बाद अल्प अरसलन"* वक्षूसे फुरात और कास्पियन तटसे फारसकी खाडी 
तक फैले विशाल राज्यका स्वामी बना। इसने पुराने वज़ीरको हटाकर इस्लामके कौटिल्य हसन 
अली-पुत्र निजामुल्मुल्ककों वजीर बनाया। निजामुल्मुल्कका जन्म १०१८ (४०८ हि०) में 
खुरासानके तूस नगरमे हुआ। नेशापोरमे पढनेके समय यह महाकवि उमर खेय्याम तथा इस्माइली 
गुरु हसन-सब्बाहका सहपाठी था । पहिले यह गजनवियोकी सेवामे था, फिर बलूखमे सल्जूकी 

निजाम्ल्मुल्कने 'सियासतनामा” (अध्याय ४४ पृष्ठ १४५) में अल्प अरसलन के बारे 
मे लिखा है-- अगर चार राख आदमियोको वेतन-भोजन दिया जाय, तो निरचय' ही 
खुरासान मावराउन्नहर (अन्तवेंद), काशगर, बलाशागून, ख्वारेज्म, नीमरोज़, इराक, पारस, 
दशाम, आजुरवायजान, अरमन, अन्ताकिया, येरुसलम (वेतुल्मुकहदस) जो कोई (देश ) स्वामीके 
पास है--उसमे चार लाख की जगह सात लाख सवार हो । (फिर वह) देश और सिन्ध-हिन्द, 
तुकिस्तान, चीन और माचीन' (महाचीन) तक का स्वामी हो जाये । हब्शा (युथोमिया ) बबेर, 
रोम, मिस्र और पर्चिम उसका आज्ञाकारी' होये। 


कहा 


४२२ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८४४३ 


वलीका वज़ीर बन ३० साल तक सल्जूकी-स/म्राज्यका वज़ीर-आज़म (महामत्री) रहा। वह 
न्यायप्रिय, विचार-सहिष्णु और साहित्यानुरागी था। अल्प अरसलनके समय १०५० ई० 
में तुकॉने पहिले-पहुल रोमन-राज्यपर आक्रमण किया, जिसमे रोमन-अधीन अरमेतियाका 
एक भाग उजाड हो गया । उन्होने वहा ईसाइयोको मार डाला । इस यात्रासे छौटनेके बाद अरुप- 
अरसलनका विचार वक्ष्‌ पार विजय-यात्रा करनेका हुआ। १०७२ ई० में वह दो लाख सेना ले 
इस विजय-यात्रापर निकला। उसने बेरजेमके दुर्गपतिकों किसी कम्रमे मृत्यु-दण्ड दिया था, 
जिसने मौका पाकर अल्प अरसलहूनकों मार डाला। इस मौकेसे फायदा उठाकर कराखानी 
शासक दाम्शुल्मुल्क (१०६९-१०८० ई०) ने तेरमिज़से चछूकर बलखकों ले लिया। वहाका 
वल्ली अरसलन-पुत्र अयाज़ पहिले ही भाग गया था। 

निजामुल्मुछक, सुल्तान अरसलछूत और अपने बारेमे एक जगह लिखता है! “सुल्तान शहीद 
अल्प अरसलून पवित्रात्माके जमानेमे सेवकके लिये एक बात पैदा हुई | सारे जहानमे दो मजहब 
(सत्रदाय) है, एक अच्छा अबूहनीफाका दूसरा शाफई सजहब है। सुल्तान अपने सप्रदायमे 
पक्के थे। उनकी जीमसे अक्सर निकल जाया करता था-- आह, अगर मेरा वजीर शाफई 
मज़हबका न होता” । वह हनफी था और शाफई मजहबको दोप देता,इसलिये उससे मुझे 
हमेशा शका रहती, में डरता रहता । सथोग ऐसा हुआ कि सुल्तान-शहीद (अल्प अरसरून ) ने मावरा 
उन्नहू र (अन्तवेंद ) जावेका इरादा किया, क्योकि शमशुल्मुल्क (कराखानी) आज्ञाकारी नही था, 
ओरन (अआज्ञानुवत्तन) करना चाहता था । (सुह्तानने ) सेनाको बुलाया और नख्र-पुत्र शमशुन्मुल्क 
इश्बाही मके पास दूत भेजा । मेने दानिशमद अश्तरकों पहिले ही सुट्तानके पास भेज दिया, जिसमे 
जो कुछ वहा हो, उसकी मुझको खबर दे। सुत्तानका दूत आया। उसने चिट्ठी और 
समाचार दिया। खानने वहासे अपने रसूछ (दूत) को सुल्तानके रसूलके साथ यहा भेजा । 
जैसा कि स्वभाव है, दूत समय-समय पर वज़ी रोके सामने जा और जो अभिप्राय या निवेदन करना 
होता, उसे कह देते, जिसमे कि वज़ीर उसे सुल्तानसे कहे। . .संयोगसे सेवक साथियों के 
साथ अपने बेठकखानेमे बेठा शतरज खेल रहा था। शतरज खेलनेवालोमे से एकने कहा कि 
समरकन्दके खानका दूत जाया है। मेने कहा--तो, ले आओ।, उससे सुल्तान भर 
वबजी रके सतब॒धकी कुछ बातोका पता छगा। 


३७ मलिकशाह अरसलन पुत्र (१०७३-१०९२ ई०) 


गद। पानेमे अरसलनके पुत्र मलिक णाहका हलका सा विरोध हुआ । गही' पाते ही उसे 
कराखानियोसे मुकाबिक्ा करता पडा, क्योंकि उन्होंने अल्प अरसलन के भरते ही 
बलखको लूटा और बरबाद किया था। १०७३ ई० में ही मलिकशाहने समरकन्दके 
शासक अल्प तग्रिन पर आक्रमण किया । अल्प तगिन की मृत्युकी खबर सुतकर उसने 
तेरमिज़को घेर लिया । अल्पतगिनने मजबूर होकर शाति-भिक्षा मागी। तबसे १०७९ 
(४८२ हिं०) तक मलिकशाहकों कराखानियोसे झ्गडा करनेकी अवश्यकता नहीं 
पडी। उसके बाद प्रजाके आर्तनाद सुनने के बहाने मलिकशाहने वक्षु पार हो बुखारा 


दिन्‍मदकदाफी गया ाद[ आमजन जा पायलस समर पाती भयलडमारतलत्ध 


वहीं पू० ८८० 


गंज़ाली ] सल्जूकी ४२३६ 


और समरकन्‍्दको ले लिया ओर कराखानी शासक अहमद खिलज़िर-पृत्रको बन्दी बनाया। 
समरकन्‍्दसे आगे बढते हुए उसने काशगरपर आक्रमण किया। वहाके खानने भी अपने सिक्‍के 
और खुतबेमे सल्जूकी-सुल्तानकी अपना अधिराज मान कर प्राण बचाया। मलिकशाह अब 
चीनके सीमान्‍्तसे कान्स्तान्तिनोपोल के द्वार तकका स्वामी था। इसके समय वाणिज्य-थ्यापारमे 
बहुत भारी बृद्धिहुई । अपने शासनके पाच साल इसे युद्धमें बिताने पडे, । उसके बादके पन्द्रह सालके 
अपने शान्तिपूर्ण शासनमे उसका ध्यान राजकी सास्क्ृतिक, साहित्यिक और आर्थिक 
समृद्धि बढानेमे रहा। इस्लामके इतिहासमे मलिकशाह का काल अत्यत वैभवपूर्ण माना जाता 
है। इसमे जहा मलिकशाहकी सैनिक चातुरी ने काम किया था, वहा निजामुल्मुल्कके शासन 
का भी कम हाथ नहीं था। निजामुल्मुल्ककों मलिकशाह बहुत मानता था। हसन सब्बाहपुत्रने 
अपने धोखाधडीके हथकण्डो द्वारा एक जबदेस्त इस्माईली सप्रदाय कायम कर लिया और उसके 
गुप्तचर अपने गुरुकी आज्ञापर हत्या करनेमे इतने सफल होते रहे कि हसन के नामपर ही हत्यारे 
को यूरोपीय भाषाओमे असासिन कहा जाने लूगा। निजामुल्मुल्क अपने पूर्व सहपाठीको सीमा 
अतिक्रमण करते देख चुप नही रह सकता था। इसपर हसनके भेजे ह॒त्यारेने १०९२ (४८५ 
हि० ) में निज्ञामुल्मुल्ककी मार डाला । मलिकशाह भी उसी साल कुछ महीनो बाद ३८ सालकी 
उमरमे मर गया । 


गजाली (१०५९-११११ ई० ) 


इस कालमे जहा निजामुल्मुल्क जैसे महान्‌ राजनीतिज्ञ उमर खेय्याम जैसा अमर 
कवि पैदा हुये, वहा गजाली जैसे दाशनिकको पैदा करनेका भी सौभाग्य इसी कालको है। 
गज़ालीका पूरा नाम मुहम्मद मुहम्मद-पुत्र मुहम्मद-पुत्र मुहम्मद-पुत्र गजाली था, अर्थात्‌ उसके 
बाप, दादा और परदादाका नाम भी मुहम्मद ही था। सूत कातना (कोरीया ततवाका 
काम) इसका खानदानी पेशा था, इसलिये मुहम्मदने अपने नामके साथ गजाली 
लगाया। गजाली' का जन्म १०५९ ई० (४५० हि०) में ईरानके तूस नगरके ताहिरान 
मुहल्लेमे हुआ था। इससे पहिले ही महान्‌ कवि फिरदौसीको तूस पेदा कर चुका था। गजालीके 
परिवारमे विद्याकी पूछ-ताछ नही थी। गजालीका बाप स्वयं अनपढ था, लेकिन गजनवी और 
सल्जूकी शाप्तनमे विद्याके प्रति लोगोमे जो' प्रेम बढ चला था, उसके कारण बाप ने भी 
अपने लडकेकोीं पढानेका निश्चय किया। उसे क्या मालूम था, उसका लडका सनातनी इस्लामका 
सबसे बडा दाशनिक होगा। गज़ालीके शिक्षक नेशापोरके बेहकिया विद्यापीठके अध्यापक 
अब्ुलमलिक हरमेन थे। हरमंनकी विद्याकी इतनी ख्याति थी, कि सल्जूकियोंके महामत्री 
निजामुल्मुल्कने राजधानी नेशापोरमे अपने नामसे मदरसा-निजाभिया बनवा कर वहा उन्हें 
प्रवानाध्यापक नियुक्त किया था। नेशापोरमे विद्या समाप्त कर गज़ाली जब ४८४ हि० (१०९१ 
ई०) में बगदाद पहुचे, तो सारे शहरने उनका शाहाना स्वागत किया । १०९२ (४८५ हि०) में 
मलिकशाह सल्जूकीके मर जानेपर उसकी प्रभावशालिनी रानी तुर्कानखातूनने अमीरो और दरबा- 
रियोको इस' बातपर राजी कर लिया, कि गद्दी उसके चार सालके बेटे महमूद (१०९२-१०९४ 
ई०) को मिले। साथ ही बगदादी खलीफाके सामने यह भी माग पेश की, कि खुतबा मेरे लडकेके 
नामसे पढा जाय । खलीफाने पहिली बात म।न ली, लेकिन दूसरी बातकों मानना मृश्किल समझ 


२४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [८।४४ 


उससे समझौता करनेके लिये गजालीको तुर्कान खातून की दरबारम भेजा | गजाली अपने काममे 
सफल हुए। 

गजालीने यद्यपि इस्लामकी शरीयतपर दुढ रहनेका सकलप किया था, किन्तु उनके 
गभीर अध्ययनने पुराने पथपर दुढ नही रहने दिया। उन्होने अपने वास्तविक विचारोको सूफी 
वेदान्तके परदेके नीचे दबानेकी करीब-करीब उसी तरह कोशिश की, जिस तरह उनसे दो शताब्दी 
पहिले शकराचाये कर चुके थे ।* 

घुमन्तुआमे गुलाम खरीद कर उसे शिक्षा-दीक्षा देकर योग्य पदोके लिये तैयार करनेक्री 
प्रथा थी, यह हम पहिले कह चुके हे । सल्जूकियोम भी ऐसे गूलामोकों बड़े बड़े पदों पर नियुक्त 
किया जाता था। मलिक शाहने अपने तश्तदार (थाल्धारक ) बल्कतगिनको ख्वारेज्मका राज्यपाठ 
बताया था। बल्कतगिनने नूश तगिनकों गुलाम खरीदा था। दरबारम बल्कतगिनका बहुत 
प्रभाव था। उसके गुलाम नूृश तगिनकी भी बहुत चलती थी। १०७७ (४७० हिं०) में बल्क 
तगिनके मरने पर नतृशतगिन ख्वारेज्मका गवर्नर नियक्त हुआ । यही उस प्रसिद्ध झुवारेज्मशाही 
राज्यवशका सस्थापक हुआ, जिसने चिगिस के आक्रमणके समय मबव्यएसियार्म भ।र्री। शक्ति 
प्राप्त कर ली थी। नृजतगिन अपने स्वामीसे भी अधिक दाक्तिशाली हा गया, लेकिन' वह 
जीवन भर सल्जूकियोका भक्त बना रहा । 


४ महमूद ॥ मलिक-पुत्र (१०९२-१०९४ ई०) 


अरसलनके चार पुत्रोम महमूद सबसे छोटा ओर बापके मरनेके समय केवल सार सालका 
था। लेकिन उसकी मा तुर्कान खातून बहुत जबर्दस्त स्त्री थी, जिसके कारण और भादयोक्री 
बचित कर इस शिशुकों सल्‍्जूकी ताज मिला और खलीफा मुक्तदिर (१०७५-९४) ने भी मजबूर 
होकर खुनबाम उसके नामको रखना स्वीकार किया। लेकिन ज्येप्ठ पुत्र बरकियारुक इस्पहानमे 
तना रहा । उसके विरुद्ध खातून स्वयं सेना छेकर गई। बरकियाहक लड़नेमे सफलताकी आशा 
न देख अपने समर्थक मुवयादुद्दीला (निजामुल्मुल्क-पुत्र) के पास रे (तेहरान) चला गया । अन्तमे 
मुवैयाद और उसके परिवारकी सहायतासे उसका पहला भारी हो गया। तुर्काल खातुनने इस्प- 
हानको हाथसे न जाने देनेके लिये बरकियारुककों बहुत सा खजाना देनेफ़ो मजबूर किया, किन्तु 
खातूनका दरबारी दबदबा बहुत समय तक नही चला और पहिले खातून फिर उसके शिक्ष पुश्रके 
मरनेके साथ बरकियाहककों मौका मिल्ला। इसी समय खलीफा मुक्तादर भी मर गया। 


भू, बरकियाशक १०९४-११०४ ई० 


बरकियाइक अभी सोलह साऊका ही था। उसने महान्‌ बजीर निजामुल्मुल्कके पुत्र 
मुवेयादुद्दीलाकी सहायतासे गद्दी पानेमे सफलता प्राप्त की। खलीफा मुस्तजहिर (१०९४- 
१११८ ६०) की स्वीकृति भी मिरू गयी। बरकियारक बगदांद गया, नये खलीफाने 
सुल्तानका बडा स्वागत किया। बरकियारूकका ११ सालका शासन अधिकतर छठाई झगड़ो 
में बीता । 





*विशेष के लिये देखो 'दर्शनदिग्दर्शन पृष्ठ १५०-८७ 


सिजर ] सल्जकी ४३५ 


| 


१०९७ ई० में अन्तवेंदने बरकियाइककी अधीनता स्वीकार की । उसके नियुक्त सुलेमान 
तगिन (, ,--११०२), महमूद तगिन और हारून तग्रिन एकके बाद एक अन्‍्तर्वेदके शासक रहे । 
इनमें सुलेमान तगिन कराखानी खान तमगाच खान इब्राहीमका पौत्र और दाऊंद कुच-तगिनका 
पुत्र था। ११वीं सदीके आरम्भ होते ही तुकिस्तानके कराखानियोने असत्त्तवेंदपर आक्रमण कर 
दिया । कादिर खान जिब्नेल (वोगराखान मुहम्मद के पुत्र) ने अन्तर्वेदको ही दखल नही कर लिया, 
बल्कि ११०२ में सल्जूकियोकी अपनी भूमिपर भी आक्रमण किया । वह तेरमिज लेनेमे संफेल 
हुआ, लेकिन उसके पास ही २२ जून ११०२ ई० को सुल्तानके भाई सिजरसे लडते मारा गया। 

बरकियारुक इस बातमे सौभाग्यशाली था, कि उसको अंपने भाइयोसे बहुत लडने झगंड- 
नेकी जरूरत नही पडी। वहूं अधिकतर बगंदादमे रहता था। उसका एक भाई मुहम्मद आजुर- 
वाइ जानका शासक था और दूसरा सिजर खुरासानका । सिजरने खुरासानका राज्यपाल रहते 
गजनीको' करद बनानेमे सफलता पाई। बरकियारुक इस्पहानसे बगदाद जाते समथ ११०४ 
ई० (४९८ हिं०) में मर गया। मृत्युके समय उसने अपने पुत्र मरिक शाह (]) के प्रति 
भक्तिकी शपथ ली थी। 

बरकियारुकका सकलप' पूरा नहीं हुआ। उसके भाई मुहम्मदने धोखेसे बगदादको ले 
लिया और शिश्ष्‌ सुल्तानकों अपना बदी बना गद्दी सभाल ली । 


६ मलिकशाह 77 बरकियारुक पुत्र (११०४ ई०) 


७५ मुहम्मद मलिक-पुत्र (११०४-१११७ ई०) 


मुहम्मदका ते रह सालका शासन भी लडाई-झगडोमे बीता। इसी समय ईसाइयो और 
मुसलमानोके सलेबी जग शुरू हो गये । अब सल्जूकियोकी सीमा भूमध्यसागर तक प्रहुच गयी 
थी। ईसाइयोंके पवित्र स्थान येरशेलम आदि भी शताब्दियोसे मुसऊमानौके हाथमे रहते अब 
सल्जूकियोंके हाथमे थे। कुछ थोडेसे देशोको छोडकर सारा यूरोप इस समय तक ईसाई हो चुका 
था। यूरोपीय सामन्‍्त नहीं चाहते थे, कि उनका पवित्र स्थान मुसलूमानोके हाथमे रहे। 
इपीलिए उन्होने धर्म-युद्ध छेड दिया था । सुहम्मदके सेनापति इस समय उसी धर्मयुद्धमे लूग्रे हुए 
थे। साथ ही ग्‌ह-कलह भी कम नही था । मुहम्मद १११७(५११ हि० ) में इस्पहानमे मरा । 


८ महमूद ॥! मुहम्मद-पुत्र॒ (१११७ ई०) 


अब बरकियारुकके सबसे छोटे भाई सिजरकी शक्ति बढ़ गयी थी। महमूद नाममात्रके 
लिये गद्दीपर बैठा था, सारी शक्ति उसके चचा सिजरके हाथमे थी। सिजरने भतीजेको उभय' 
इराक (इराक अरब और इराक अजम ईरान) दे दिया,लेकिन शर्त यह रखी, कि खुतबेमे 
सिजरका भी नाम रहेगा। यह प्रबन्ध भी स्थायी नही रहा। 
९. सिजर मलिकशाह-पुत्र (१११७-११५७ ई० ) 
सिजर सल्जूकी बशका अन्तिम और महाप्रतापी सुल्तान था । वह बीस॑ साल तक खुरा- 


१ बही प० ८८० 


४२६ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८।४९ 


सान और अन्‍्तवेंद का राज्यपाल रहा और अब चालीस साल तकके लिये महान्‌ सल्जूकी साम्रा- 
ज्यकी बागडोर उसके हाथमे आयी । सत्जूकी राजबश चार पीढ़ियों पहिले घूमन्तु पशु-पराल तुकों 
का था । सल्जूकियोंके हाथमे पहिले स्वारेज्म आया फिर इराक-ईरान-सीरिया पर उनकी विजय- 
ध्वजा फहरायी । सल्जूकी अपने भिन्न-भिन्न प्रान्तोके राज्यपारू अपने विश्वासपात्र तुर्क गुलामोको 
बनाते रहे, यह हम कह आये है और यह भी कि नृशतगिनने अपनी शक्तिको बहुत बढा लिया 
था। उसने अपने पुत्र कुतुब॒द्दीन मुहम्मदकी शिक्षाकी और बहुत ध्यान दिया था। पिताके मरने 
पर १०९७ (४९० हि०) में यही ख्वारेज्मशाहकी उपाधि धारण कर गद्दी पर बेठा। इसीके 
समय कराखिताइयोने अन्तरवेंद्पर आक्रमण करना शुरू किया। कुतुबद्दीनने ११२७ ई० (५२१ 
हिं०) में उनके मुकाबिलेमे एक लाख सेना भेजी, ठेकिन काफिरों (कराखिताइयो) ने 
ऐसी करारी हार दी, कि कुतुब॒द्दीनकों उनका करद होना पा । कराखिताई इसके बाद 
राजधानी काशगरकों लौट गये। जल्दी ही कुतुब॒ुद्दीन मर गया और उसका पुत्र अतूृरिज 
स्वारेज्मशाहु बना । अत्‌सिज्ञ कई साऊू तक सुल्तान सिजरका तश्तदार बनकर मेवे रहा था। 
उसके अधिक प्रभावकों देखकर दरबारी जलने रंगे, इसपर वह सिनरमे छुट्टी ले ख्वारेज्म चला 
गया। वहा पहुचते ही उसने अपने स्वामीसे बगावत की। सिजरने उसपर आक्रमण किया, 
लडाईमें अत॒सिजका पुत्र इल्किलिच मारा गया और ख्वारेज्मियोंको बुरी तरहमे हारना पडा। 
अत्सिज़ने सुल्तानके सामने नाक रगडी। सिजरने अपने भतीजे सुलेमान शाहकों सुवारेज्मका 
गवर्नर नियुक्त किया । सिजरके लौटते ही अत्‌सिज़ने सुलेमान शाहकी मार भगाया। अब सारा 
ख्वारेज्म अत्सिज़ञके हाथमे था। कैकिन सिजर उसे क्षमा करनेवाला नहीं था। अपनी शक्तिकों 
मजबूत करनेके लिये ११४१ (५३६ हि०) में अतूृमिजने कराखिताइयोको सहायताके लिये 
बुलाया । 
जुबनीके अनुसार गजनाके अभियानमें कान भरनेके कारण सिजरकों अत्सिज़ने अपनी 
औरतसे ठडा देखा था, जिसके कारण ही उसे विद्रोह करनेकी प्रेरणा मिली । ११३८ के पतश्नडमे 
सिजरने ख्वारेज्मपर आक्रमण किया। सिजरका अत्सिजपर यह इल्जाम था, कि उससे बिना 
हमारी आज्ञाके ज़न्द और मन्किशलकके मुसऊूमानोका खून बहाया, वहाके निवासी इस्कामी 
प्रान्तोके विश्वसनीय रक्षक थे, वह बराबर काफिरों (तुकों) से युद्ध करते थे। जवाबसें 
अत््‌सिज्ञने विद्रोह करके सुल्तानके अफसरोकों कैद कर लिया, उनकी सपत्ति जप्त कर ली, 
खुरासानकी ओर जातेवाले सारे रास्ते बन्द कर दिये। सुल्तान इस समय खुरासानमे था। 
वही से उसने सितम्बर (म्‌हरिम) ११३८ ई० में भारी सेना लेकर ख्वारेज्मकी और प्रयाण 
किया। अत्‌सिज़ने हजारास्पके पास जबद॑स्त मोर्चाबन्दी कर वक्षुका बाध तोडकर आस- 
पासकी बहुत सी भूमि जलूमग्त कर दी। सल्जूकी सेना वक्षुके किनारे किनारे नहीं चल 
सकती थी, इसलिए उसे रेगिस्तानका रास्ता पकडना पडा, जिसके कारण गति मन्द हो गई। 
१५ नवम्बरकों भयकर युद्ध हुआ। अत्‌सिजकी सेनामे अधिकतर काफिर तुर्क थे । उसने हमला 
किया, किन्तु पूरी हार खानी पडी। हताहतो और बन्दियोके रूपमे १० हजार आदमियोका 
नुकसान हुआ। बन्दियोमे ख्वारेज्मज्माहका पूत्र भी था, जिसे तुरन्त कत्ल करवा कर 
उसके सिरको सिजरने अन्तवेंद भेज दिया। सिंजर युद्ध-क्षेत्रमे ? सप्ताह रहा। बची सेना 
अ्तृसिजका साथ छोडकर उसके पास आ गई। सिंजरने उसे क्षमा कर दिया। अतृसिज भाग 


लिजर | सल्जूकी ४२७ 


गया। सिजर बिना किसी रुकावठके सारे ख्वारेज्म पर अधिकार कर अपने भतीजे सुलेमान 
मुहम्मद-पुत्रको राज्यपाल नियुक्त कर उसके साथ एक वजीर, एक अताबेग और एक हाजिब 
दे १० फरवरी ११३९ को राजधानी मेर्वे छौट गया । सिजर के छौट जाने पर अत्सिज फिर 
ख्वारेजिम लौट आया। सिजर के वर्त्ताव से लोग रुष्ट थे, इसलिये सारे ख्वारेज्मी उसके साथ हो 
गये ओर अतूसिज्ञ ने सिजर के अफसरो को मार डाला, सुलेमान भी भाग कर अपने चचा के पास 
गया। ११३९ ई० (५३४ हि० ) में अपूसिज ने बुखारापर भी आक्रमण कर दिया और वहा के 
राज्यपाल यगी अली-पुत्र को बन्दी बना पीछे कत्ल कर दिया । उसके बाद उसने बुखारा के किले 
को ध्वस्त कर दिया। इतना करने के बाद फिर उसने अपने अधिराज (सिजर) की अधीनता 
स्वीकार करने की इच्छा इकट की । मई(११४१) के अन्त में अत्सिज ने राजभक्ति की शपथ ली, 
जिसमे फहा, कि सुल्तान ने दुनिया के स।मने अपने न्याय को सदा दिखलाया और अब भी अपनी 
दया के प्रकाण को दिखला रहा है। लेकिन इसके कुछ ही महीनो बाद अत्सिज ने शपथ तोड 
फेंकी । 

११४३ ई० (५३८ हिं०) में सिजर ते फिर ख्वारेज्म पर चढाई की और अत्सिज को 
अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर किया और वह लूटे खजाने को लेकर मेर्ब छौटा । 
नवम्बर ११४७ में सिजर ने तीसरी बार ख्वारेज्म पर आक्रमण किया। यह याद रखने की बात 
है, कि अरुसिज ओर सिजर का झगडा ही' कराखिताइथो' को अन्तवेंद में बुलाकर सल्जूकियों के 
राज्य को छिन्न-भिन्न करने और अन्त में स्वयं सिजर के मारे जाने का क़ारण हुआ । 

११४१६० में अन्तवेंद के तुके सैनिको (करलुकी) और खान में झगडा हुआ । महमूद 
खान ने करलुको के विरुद्ध सिजर से मदद मांगी, तो करलुको ने कराखिताश्यो के गुरखान को 
सहायता के लिये बुलाया । यह वही ग्रखान था,जिसने बलाशागुनमे घुमन्तुओ की सेना के विरुद्ध 
वहा के खान का सर-क्षण किया था। वह सिजरसे न लडकर चाहता था, कि बीच में पड़कर 
करलओं से समझौता करादे, किन्तु सिजर ने इसका उत्तर बहुत अपमानजनक दिया, जिसके 
लिये कराखिताइयों ने अन्तर्वेद पर आक्रमण किया। ९ सितम्बर ११४१ ई० को कतवान 
की' मधभूमि में लडई हुई ओर सिजर की सेना पूर्णतया पराजित हुई । ( कराखिताइयो ) ने सिजर 
की सेना को दरगम (समरकरद्र के दक्षिण) की ओर हटने के लिये मजबूर किया। १० हजार 
हताहतो को नदी बहा ले गई, ३० हजार युद्ध क्षेत्र म काम आये | सिजर किसी तरह भागकर 
ते रमिज पहुचा। सारे अस्तर्वेद ने कराखिताइयो के सामने सिर झुकाया । इसी साल (५३६ हि०) 
बुखारा पर भी उनका अधिकार हो गया इस समय बुखारा में एक खानदानी रईसो का वश 
था, जिसकी पदवी सद्रे-जहा (जगत का मुखिया) थी। वह अपने को उमर की औलछाद कहते 
थे। वशस्यापक का नाम बुरहानुल्‌ मिल्लत अब्दुल अजीज उमर-पुत्र माजा था। कराखिताइयो 
के आक्रमण के समय बुखारा का सद्रे-जहा हुसामुद्दीन उमर अब्दुल अजीज़-पुत्र था। सद्रे-जहा 
के नेतृत्व मे बुखारा ने काफिरो (कराखिताइयो ) का विरोध किया । सद्रे-जहा मारा गया। करा* 
खिताइयो ने अल्पतगिन को बुखारा का शासक नियुक्त किया। सिंजर की घोर पराजय से लोगो मे 
अफवाह उडी, कि अतसिज्ञ ने ही: क्राखिताइयो को बुलाया, यद्यपि कम से कम इस समय के लिये 


७७७४७ 


न ंतिए0, + . 76७४ ए 339 ॥ 





४२८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ४।४॥९ 


यहू बात सच्ची नही थी, क्योकि क्राखिताइयों की एक सेना ने अत्‌ सिज़क राज्य को छूटकर भारी 
सख्या में लोगों को मारा था, जिसके कारण अत्सिज्ञ सधि करने के लिये मजबूर हुआ और उसने 
षिन्स के अतिरिक्त तीस' हजार सुवर्ण दीनार वापिक कर देना स्वीकार किया । शायद कतवान 
के युद्ध के बाद ही रुवारेज्म पर हमला नही हुआ, क्योकि सिजर की पराजय से फायदा उठाकर 
अत्सिज्ञ ने जाकर खुरासान पर आक्रमण किया और १९ नवम्बर (११४१ ६०) को मेव॑ 
को लूटा । जब उसे कराखिताइयो के आक्रमण की खबर मिली, तो पीछे छौटा । मई ११४२ 
को फिर वह सिजर के खिलाफ अभियान करनतें नेशापोर पहुचा । नेशापोर के लछोगो के सामने 
अत्‌सिज ने घोषणा की-- मेले सल्जूक-व्रश की सच्चे दिल से सेवा की, जिसके प्रति कृतघ्नता 
करने के कारण ही सिजर को यह बदला मिछा। हम नहीं जानते, उसका पश्चात्ताप छाभवायक 
सिद्ध होगा । सिजर को हमारे जेसा उसकी राज्य का समर्थक और मित्र कही भी नही मिलेगा । 
अन्तवेंद में कराखिताइयों के राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना थी। करीब चार शता*« 
व्दियों बाद फिर वहा काफिरों का शासन स्थापित हुआ और मुसछूमानोी को उनके सामने सिर 
झुकाना पड़ा। सिजर निर्वल हो चुका था | अतूसिज़ मेवे और नेशापोर तक लूठ मार मचाता 
रहा, तो भी' सिजर अभी अत्सिज्ञ के लिये काफी था। 

२९ मई (११४१ ६०) को नेशापोर में अतूसिज्ञ के नाम का खुतबा पढा गया, लेकिन 
उसी साछ की गरमियो में सिजर ने खुरासान को फिर अपने हाथ में ले लिया । सिजर ने ११४३ 
(५३८ हि०) में चढ़ाई की, तो अतूसिज्ञ फिर अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर हुआ। 
शायद इसी सबंध में मार्च ११४४ को गूज़ो ने बुखारा पर सफल आक्रमण किया, जिसमें वहा का 
किला ध्वस्त हो गया । अत्सिज की बदतीयती की खबर सुनकर सिजर ने कवि (अदीब ) साबिर 
को पता लगाने के लिये भेजा, जिसने सूचित किया कि अतसिज्ञ ने पैसा देकर सुल्तान को 
मारने के छिये दो इस्माईलियो को नियुक्त किया है। सुल्तान सजग हो गया; केकिन अतूसिज 
ने पता पाने पर साबिर को बद्षु में फेंक्वाकर मरवा दिया। 

नत्रम्घर ११४७ में सिजर ने तीसरी' बार रुवारेज्म पर आक्रमण किया और दो महीने 
के घिरावे के बाद हजारास्पष को के सका। वहा से अतूसिज्ञ की राजधानी में पहुचा | अत्सिज् की 
प्रार्थना पर दरबेश आहुपोश ( हरिन-चर्मंधारी साधू ) ने दोनो के बीच मे विचवई का काम' किया--- 
आहपोंश की बडी प्रतिष्ठा थी, वह केवल हरिन का मास खाता , और हरिन का ही चमडा पहनता 
था, इसीलिये आहूपोश' के नाम से विज्यात था। सिजर ने फिर अतसिज्ञ को क्षमा कर दिया, 
लेकिन शर्ते यह रखी, कि अतूसिज़ स्वय मेरे पास वक्षु तटपर अधीनता स्वीकार करने के लिये आमे | 
जून ११४८ के आरभ में वह मुलाकात हुई, छेकिन मुलाकात के समय दरबारी कायदे के विरुद्ध 
अलृप्तिज्ञ ते सुल्तान के सामने न जमीन चूमी, न घोड़े पर से ही उतरा। उसने सिर 
झुकाया और सुल्तान के छृगाम' उठाने के पहिले ही लौट पडा। इस अपमान के लिये सिंजर ने 
फिर लडाई करना मुनासिब नही समझा और वह मेवे छौट गया। 

खुरासान में असफल होकर अत्सिज्ञ ने सिर-दरिया की ओर मृह फेरा। सिजर को 
लडाइयो में फसे देखकर कराखानियो ने ज़न्द ले लिया था. , ,अरसलनखाग महमूद का पुत्र 
कमालुद्दीन वहा राज्य कर रहा था। अतृसिज ने कमालुद्ीन से समझौता करके यह ते किया, 
कि ११५२ के वसन्‍्त में काफिर किपचको पर आक्रमण किया जाय । किपचकों का केन्द्र सिग्ताक 


सिजर ] तल्ज्फो ४२९ 


(उत्तरार से २४ फर्षल, तुमेन आरिक डाक-चौंकी से सात मील उत्तर) था। अत्सिज्ञ इस 
शर्त के मुताबिक अपनी सेना लेकर आया। उसे देखकर कमाल॒द्दीन डर के मारे राज्य छोड 
भाग गया और बहुत बचन देने पर वह अतूसिज्ञ के पास आया । अतृसिज को वचन की 
प्रवाह क्या थी, उसने उसे पकडकर जिन्दगी भर के लिये जेल मे डाल दिया । सिम्तनाक ०र आक्रमण 
नही हो सका। कुछ कठिताइयो के कारण उसने अपनी सेना दूमरी' ओर भेजी और जन्द को 
विद्रोहियो ने फिर ले लिप्रा । जून ११५२ (रबी 7 ५४७ हिं०) को अत्सिज़ ने जन्द पर अभियास 
किया। बीच के रेगिस्तान को एक सप्ताह में पार कर ८ रबी 7( १३ जून ११५२ ई०) को 
उसकी' सेना सिर नदी के किनारे जन्द से २० फर्मेश्न पर सागदरा पहुची । अगले दिन (शुक्रवार) 
को सेना शहर के दरवाजे पर थी। पता रूगा, विद्रोही' खान भाग गया। अत्सिजने उसका पीछा 
करने के लिये सेना भेजी । दूसरे विद्रोहियाँ ने अधीनता स्वीकार की और उन्हें क्षमा दान 
मिला। इस प्रकार बिना खून-खराबी' के ज़न्द फिर ख्वारेज्मशाह के हाथ मे आ गया। अतृसिज्ञ ने 
अपने बड़े पुत्र अबुल्फतहू इल-अरसछान' को ज़न्द का राज्यपाल नियुक्त किया | इसके बाद यह 
प्रथा चल पड़ी, और ख्वारेफ्मशाह का ज्येष्ठ पृन्न जन्द का राज्यपाल बनाया जाता । 

११५३ ई० के वसन्‍्त में खुरासान का वातावरण अत्सिज को अनुकूल मालूम 
हुआ गूज़ों (तुर्कमानों) ते दो बार सिजर को हराया। सेनापति और सुल्तान ने राजधानी 
छोड दी और अगस्त या जुलाई के अन्त में गूज़ ने मेवे को लूटा । उसके कुछ ही समय बाद 
उन्होंने सिजर को बन्दी बना लिया और सितम्बर के अन्त या अक्तूबर में दुबारा मे को लूटा। 
इसके बाद तीन साल तक सिजर गूज़ो का बन्दी बना रहा। गूज़ उसे सारे दरबारी ठाठबाट 
के साथ अपने साथ लिये खुरासान के शहरो--मेवे, नेशापोर आदि--को बुरी' तौर से लूटते 
रहे । गूज़ों ने सुल्तान की इस अवस्था से फायदा उठाकर अपने को स्वतत्र घोषित करने का ख्याल 
नहीं किया, बल्कि वैध शामक के सरक्षक होने का दिखावा किया। सबसे पहिले आमूय (आमूल) 
के शासक को किला समर्पण करने के लिग्रे कहा गया। जन्द की भाति यह भी अत्सिज के लिये 
एक महत्वपूर्ण स्थान था, क्योकि यही होकर ख्वारेज्म का रास्ता वक्षु के किनारे-किनारे जाता 
था। अत्सिज़ ने जानते हुए भी विरोध न कर अपने राज्य में छौट काफिर किपच्रको के विरुद्ध 
सधर्ष जारी किया। दिसम्बर ११५३ के अन्त से ११५४ के दशरद-आरम्भ तक अत्सिज के भाई 
यनारू तगिन ने बेहक जिले को छूटा और बरबाद किया । 

यद्यपि सिजर गूज़ों का बन्दी था और उसकी अधिकाश सेना ने भी उनका साथ दिय। 
था, किन्तु सल्जूकी सेना के एक भाग ने महमूद खान को अपना नेता बना गूज़ो का विरोध करना 
शुरू किया। महमूद ने अत्सिज्ञ के साथ समझौता करने के लिये बातचीत शुरू की । अत्तसिन ने 
अपने दूसरे पुत्र किलिल खान को ख्वारेज्म में छोड ज्येष्ठ पुत्र इल-अरसलन को ले सेना-सहित्‌ 
खुरासान की जीर प्रस्थान किया। शहरिस्तान (नसा ) नगर में पहुचकर अत्सिज़न' ने सुना, कि 
सिजर अपने एक सेनापति की मदद से बन्दी खाने से भांग ते रमिज्ञ पहुक्त गया। ख्वारेज्मशाह 
(अत्सिज्ञ ) नसा गया,जहा महमृद खान का दूत इज्जुद्दीन तुगराई उससे मिला । खान और अमीर 
लोग अत्सिज जैसे खतरनाक मित्र को निमत्रित करने के छिग्ने पछताने रंगे । अत्सिज्ञ की मारे 
इतनी कम थी, जिनकी वह आशा नहीं कर सकते थे। नसा से ही अत्सिज़ ने सुल्तान सिजर 
को पत्र लिखा, जिसमे बन्दीखाने से निकल भागने में सफल होने के लिये उसे बधाई दी और 


४३० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८।४॥९ 


पूरी अधीनता स्वीकार करते अपने अधिराज से पूछा, कि हुक्म मिलने पर में सुल्तानी 
सेना में शामिल होने के लिये तेरमिज आ सकता हु,ख्वारेज्म लौट सकता हू, या खुरासान मे 
रह सकता हू। उसने अपने मिनत्रो--महमूदखान, सजिस्तान साढार और पर्वतीय गौर शासक 
के पास भी इसी अभिप्राय के पत्र छिखे। अभी वह शहरिस्तान (नम!) में ही था,कि सजिस्तान- 
सालार का दूत अत्सिज्ञ के पास! आया। खुरासान के शहर में अत्मिज़् और महमूद खान की' 
बडी मित्रतापूर्ण मुलाकात हुई । फिर मई में विसाकबाणी (गारद-अफसर ) नैमुल्मुल्क छौही सिजर 
का पत्र छेकर आया । महमूदर्क आ जाने तथा सजिस्तान और गोरके शासकी की प्रतीक्षा करते 
अत्सिज ने गूज-नेता तूती बेग को पत्र लिखने का हुक्म दिया । इस पत्र में उसने सिजर के कंदी 
होनेके बारेमें एक भी शब्द नही लिखा था कहा जाता है, जब गूज-सेनाये खुरासान में आई और 
सरकार अफसरोने मेव॑ छोड दिया,तो सुल्तान सिजरकों भी चला जानता चाहिये था,क्योकि पृथ्वी 
की अतिम छोर तक सारी भूमि को गूज सेना अपनी सपत्ति समझती थी । लेकिन सुल्तान प्रजापर 
दया करते अपनी राजसी मर्यादा और अपने को स्त्रेच्छापुवंक समर्पण करते हुए उनके भीतर चला 
गया। गूजो ने सिजर की उदार-हृदयता को नही समझ पाया और पत्रित्र दरवारी सन्मानों को 
नहीं माना, इसीलिये अधिराज को उनसे अछूग होने के लिये मजबूर होना पद । गूज़ क्या करते ? 
रोजाना एक नगर से दूसरे नगर को कूच करते रहना अब उनके लिये सभव नहीं था। 
उन्हें केवल खुरासान के नगरों पर ही अधिकार करने को कहा गया था। अधिराज (सुल्तान) 
स्वयं उनके बीच मे आ गया था। उनकी सारी सेना को बलख प्रदेश में एकताबद्ध किया जानेवाला 
था । विद्रोह के पहिले गूजों को बलख में रहने को जगह मिली थी। , जब अधिराज स्वय शासन 
करने के लिये लौट आया,तो उसकी आज्ञा के बिना किसी को उसके राज्य मे अधिकार जमाने का 
हक नहीं है। अब उनके लिये एक यही रास्ता है, कि सल्जूकी सरकार की अधीनता स्वीकार करे 
ओर अपने अपराध के लिये क्षमान्रार्थी हो। महमूद खान, और ख्वारेज्म, सजिस्तान तथा गोर के 
शासक उनकी ओर से अधिराज के सामने इस बात की सिफारिश करेगे, कि वह उनके छिये 
एक युर्ते (ओद ) और जीविका के साधन प्रदान करे 

अत्सिज को कराखिताइयो के खतरे का अब होश आया था, इसलिये शायद वहू दिल से 
चाहता था, कि इस्लामिक शक्ति को संगठित और मजबूत किया जाय, लेकिन यह काम नहीं 
हो सका। खबूसान में ही ३० जुलाई ११५६ ई० को रकते से उसकी मृत्यु हो गई ।* 
अत्सिज्ञ सल्जूकी सुल्तान का सामान्त रहते मरा। लेकिन, इसमें सदेह नहीं, वह झ्वारेज्म के 
प्रबल वद्ञ की नीव रखने वाला था। जन्द और मनकिश्लक पर अधिकार कर उसने उत्तर के 
पडोसी घुमन्तुओ को अपने अधीन किया, और भाडे की तुर्की सेन! से अपना सैनिक बल बढ़ा, 
एक स्वतत्र राज्यकी बुनियाद डाली। उसके उत्तराधिकारी ने इस शक्ति को ओर बढाया, 
इसमें शक नहीं। 

११५७० सिंजर में मरा, लेकिन उसके पहिले ही वह अपने गौरवपूर्ण जीवन को खतम 
कर चुका था। अत्सिज की सहायता से उसे फायदा उठाने का मौका नहीं मिछा, और सिजर 
के बाद फिर सल्जूकी वश अपने खोये वेभव को प्राप्त नही कर सका। मध्यएसिया में अब करा- 


हवन; 


! सिजर का मकबरा भेज में है। आखि० पाम्या० तुर्कमेन०, पू० २९ 


सिजर ] संल्जूकी ४३१ 


खिताइयो की विजय-इदुभी बज रही थी'। ख्वारेष्मशाह की शक्ति भी बढती जा रही थी । 
दक्षिण में गोरियों ने एक नई सल्तनत कायम की, जिसे भारत को जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
सिजर के मरने के बाद भी सल्जू की सुल्तान पर्चिमी' एसिया को बाटठकर अपना शासन करते 
रहे, जिनमें कुछ थे--- 





३१. सलजूकी साम्राज्य ( ११५० ई० ) 


(१) किरमानी सल्जूक १०४१-११८७ (४३३-५८३ हि०) 
(२) सिरियाके सल्जूक १०९४-१११७ (४८७-५११ हि०) 
(३) इदराक-कुरदिस्तान के सल्जूक १११७-११९४ (५११-५९० हि०) 


(४) रूमी (क्षुद्रेसिया) सल्जूक. १०७७-१३०० (४७०-७०० हि०) 
सिजरके बाद अत्सिज़-पुत्र इल-अरसल खारेज्मशाह बिलकुल स्वतत्र शासक था। 


४३२ मध्यएसिया का इतिहास (१) | ८४९ 
ज्रोत-प्रथ' 

[६ 'फ्र्राई80 0ण7 ६० शणाह्रण [7ए०४०7 (ऐश, 89800[0) 

2, छा८३०४ ०0 282 (8 0, 8058) 

३० सियासतनामा (निज़ामुल्मुल्क) 

४. इस्कुस्स्त्वों ख्रेदनेइ आज़िइ 

५. प्राब्लेमा सेल्जुकस्कओ इस्कुस्त्वों (६० अ० ओबेंली ) 

६ ओचेक॑ इस्तोरि6द तुर्कमेन्स्कओ नरोदा (व० व० बर्तोल्द। 

७. आखितेक्तुर्नीयि पाम्यात्निकि तुर्कमेनिंश (मास्को १९३९) 

8. एेलटप्रल्टों 06 «छा कटोद्रपडि 8 [08070 तेल इजेतु पलतदल (ल0ठाआ9) 

9, ४ए९ॉ3 ॥) (९00०७ ५४० (2५, ४०४४7ै०90०9७, 4868) 

00., #ढाटहड ७ (0७77४) 689 (6, ४०४77०७७, 868) 

[7, प्रात एी फ्रेपीगक्ा (.. ४था7०००७, 873) 

१२. रजूबलिनी स्तारओ मेर्व (शुस्कोव्स्की, १८९४) 


अध्याय ५ 
गोरी (११४६-१२०७ ३०) 
$१. कराखिताई (११२४-१२१८ ई०) 


कराखिताइयो के बारे में हम पहिले कह चुके हे ।' चतुर्थ कराखिताइ शासक गुरखान 
चे-लू-गू (११४३-११८२) के समय कराखिताई अच्तर्वेद में थे। ख्वारेज्मशाह अत्सिज्ञ 
पर जब सल्जूकियो का प्रह्र हुआ, तो उसने अपनी' मदद के लिये कराखिताई दरबार मे गुहार 
की | हम यह भी बतला चुके हे, कि महमूद खान और उसकी सेना के झगडे में खान ने जब 
सिजर से मदद मागी, तो करलुको ने गुरखान को बुलया। ९ सितम्बर ११४१ ई० मे सिजर 
को कराखिताइयो ने करारी हार दी और बुखारा पर अपनी ओर से अल्पतगिन को शासक 
नियुक्त किया । 

सिजर को हराकर वक्ष को कराखिताइयो ने अपनी सीमा मानी । अत्सिज़ ने कराखि- 
ताइयो की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद करीब-करीब कराखिताई वश के पतन के समय 
(१२१८ ई०) तक सभी ख्वारेज्मशाह कराखिताइयो के करद रहे । 

अत्सिज़ के उत्तराधिकारी इल-अरसलन ने चाहा कि कराखिताई जुए को उतार फेके, 
लेकिन उसमें वह सफल नही हुआ । ख्वारेज्मशाहोको पहिले सल्जूकियों से और पीछे गोरियों 
से मुकाबिला पडा, जिसमे वह कराखिताइयो की मदद लेने के लिये मजबूर हुये । इल-अरसकन 
ने मरते वक्‍त अपने सबसे छोटे पुत्र सुल्तानशाह महमूद को राज्य दिया । इसे बडा पुत्र तेकिश 
कैसे मजूर कर सकता था। उसने कराखिताइयो से मदद ले भाई को हटाकर गद्दी सभाल ली'। 
अपने पूर्वजों की तरह इसने भी काम निकल जाने पर कराखिताइयो को ११९२ (५८८ हि० ) 
में धत्ता बताना चाहा। उसका भाई सुल्तान शाह महमूद उस समय गोरियो के यहा शरणागत 
था। वहा से भागकर कराखिताई रानीके पास पहुचकर उसने कहा--रूवा रेज्मके लोग मुझे तख्त 
पर देखना चाहते हे । रानी ने इस मौके को अच्छा समझा । तेकिश के ऊपर जली भुनी थी ही, 
उसने अपने पति कर्मा को एक बडी सेना देकर महमूद के साथ कर दिया। तेकिश ने रोकने के 
लिये वक्ष की नहर को काटकर रास्ते के इलाके को जलमग्न करा विया । कर्मा ने देखा, 
लडाई की जबरदस्त तैयारी है और लोग ते किश के पक्ष मे है । वह फौज लेकर लौट गया । सुल्तान 
महमूद ने अपने अनुयायियो और कुछ कराखिताइयो की मदद से सर्द पर अधिकार कर लिया । 
तेकिश ने भी देख लिया, कि कराखिताइयो के साथ दुश्मनी करने से में फायदे में नही रह सकता, 


देखो जिल्द १, भाग ५, अध्याय २ 


४३४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८५२ 


इसलिये उसने फिर गुरखानी दरबार की अधीनता स्वीकार की और तब से मरने के समय 
(१२०० ई०) तक बराबर कर भेजता रहा । उसने अपने उत्तराधिकारी पृत्र मुहम्मद अलाउद्दीन 
को भी वैसा ही करने की शिक्षा दी, किन्तु वह उसे जल्दी ही भूल गया । भुहम्मद १२०८ ई० मे 
कराखिताई भूमि पर चढाई की, छेकिन बुरी तरह हारा। अगके साल की चढ़ाई मे उसे सफलता 
जरूर मिली, और उसने उतरार (फाराब) और तराज़ तक का इलाका के लिया, लेकिन 
इसका कारण ख्वारेज्मशाह की बहादुरी नही, बल्कि चिगिस का पूर्व की सीमा पर हमला था, 
जिसने १२०७ में नैमन (तुर्क) के खान ता-यछ खान को हराकर मार डाला, और उसका पुत्र 
गुचलक भागकर गुरखानी दरबार में चछा आया। 

गूचलुक को हराकर किस तरह चिगिस ने कराखिताई साम्राज्य को ध्वस कर उत्त रापथ 
को अपने हाथ में लिया, इसके बारे में हम पहिले कह चुके हे। कराखिताइ कार में अन्तर्वेंद 
का शासन सीधे गुरखान की ओर से होता था, वह भिन्न-भिन्न स्थानों के लिये राज्यपाल 
नियुक्त करता था; किन्तु, ख्वारेज्म पर कराखिताई शासन ख्वारेज्मशाह की मार्फत होता 
था | कराखिताई बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, और उनकी सस्क्ृति चीनी थी। यह भी हम 
बतला चुके हैँ, कि बौद्ध होने पर भी' यद्यपि ईसाइयो और दूसरो के साथ गुरखानो 
का वर्ताव बहुत उदारतापूर्ण था, लेकिन मुसलमानों के साथ वह उतनी उदारता दिखलाने 
के लिये तैयार नहीं थे। इसका कारण भी था। मुसलमानों ने भी अपने तीभ-चार 
शताब्दियों के शासन में दूसरे धर्मवालो के साथ घोर असहिष्णुता का परिचय 
दिया था । 


$२. गोरी' (११५६-१२०७ ६०) 


उद्गम--हिरात से पूर्व और दक्षिण की ओर तथा गरजिस्तान और गूजगान के दक्षिण 
में जो पहाडी' प्रदेश है, उसे गौर (गूर) कहा जाता था। खुरासानी फारसी भाषा से यहा की 
भाषा में काफी अन्तर था। १० बी सदी तक गोर के पहाडी लोग प्राय सभी काफिर थे, यद्यपि 
प्रदेश चारी ओर मुसलमानों से घिर चुका था। काफिर का अर्थ है बौद्ध, जुर्थुस्ती अथवा हिन्दू 
होना । तुमान्स्की हस्तलेख के अज्ञात लेखक के कथनानुसार उसके समय में गोरशाह अपने को 
गूज़ान के फरीगूनियों का सामन्‍्त मानते थे। बाद में किसी समय वहा के अधिकाश लोगो ने 
इस्लाम स्वीकार किया । पहिले पहल महमूद गजनवी' के पुत्र मसऊद की सेना १०२० ई० में 
गोर के भीतर तक पहुची। मसऊद उस समय हिरात का राज्यपाल था। विजय प्राप्त करने 
के बाद गजनवियों ने गोर के पुराने शासक को अपने पद पर बना रहने दिया । सिजरके अवसान 
के समय (११५६ ई०मे ) जब सल्जूकी साम्राज्य बिखरने रूगा, तो ख्वारेज्मशाह की भाति गोर- 
शासक ने भी उससे फायदा उठाया । सिजर जिस वक्‍त गूज़ो का बन्दी था, उस समय की घटनाओं 
में गोरों ने भी भाग लिया। इसके कुछ ही समय बाद गयासुद्दीन और शहाबुद्दीन दोनो भाई 
गोर के शासक तभा सेनापति के रूप मे रगमच पर आये । उनका स्थापित किया हुआ विज्ञाल 
शक्तिशाली राज्य यद्य॑पि अपनी जन्मभूमि में बहुत दिनो तक नही टिक सका, किन्तु उसी ने भारत 


५७७७७ ७०४ आर कक 





श'फ्रातडंब0 ,. (8९000), पसल्या। रण 48 


गयासुद्दीन ] गोरी ४३५ 


में एक जबद॑स्त्र इस्लामिक शक्ति की नीव डाली, जो कई सदियों तक चलती रही और उसने 
भारत के जीवन के हरेक अगपर अपनी' अमिट छाप छोडी । 
१. गयासुद्दीन मुहम्मदगोरी (-१२०३ ई०) 

गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी स्वयं तर्त पर बैठा और सेनापति का पद उसके छोटे 
भाई शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने सभाला। पछे वह गजनी का शासक भी बना, जब 
गोरियोने उसे ११७३ (५६९ हि०) में जीत लिया। दोनो भाइयो के पिता का नाम साम 
और चचाका फब्नरद्दीन मसऊद था। गौरी राज्य के बढनेपर मसकदको बामियान, तुखारि- 
स्तान, शुगनान तया बालो र (चितराल ) तक दूसरे पहाड़ी प्रदेशों के शासक का पद मिला । मसऊद 
के पुत्र शमशुद्दी न मुहम्मदने वक्षु पार हो शगनानियान को भी ले लछिया। पूरबमे गोरियो का राज्य 
बख्श और चितराल तक पहुचा। पर्चिममे हिरातको भी लेकर खुरासानमें पहुच वह ख्वारेज्म- 
शाहके प्रतिद्वन्दी बन' गये। गोरियोकी' स्थिति ख्वारेज्मशाहसे बेहतर थी । जहा ख्वारेज्मशाहकों 
भाडे की तुके घुमन्तू सैनाका ही बल था, वहा गोरियोके पास केवल तुर्क गारद ही नही थे, बल्कि 
उन्हीकी तरहके लडाकू पहाडियोक्नी बडी सेना भी सहायता के लिये मौजूद थी। इसके साथ ही 
गोरियोको यह भी फायदा था, कि वह इस्लामके सुल्तान कहे जाते थे, जबकि कराखिताई काफिरो 
(बौद्धों) का सामनन्‍त होनेके कारण ख्वारेज्मशाहकों वह सन्‍्मान नहीं था। थोडे दिनो के 
लिये गोरी राज्यवशने मुसलिम एसिथाके पूर्वी भाग का एक मात्र स्वतत्र और सबल राजवश 
कहलानेका सोभाग्य पाथा। पद्चिमी एसियामे सल्जूकियोके बँटे हुए राज्य निर्बेल थे, इसलिये 
सारे इसूलामिक जगतकी आशा गोरियो पर रूंगी हुई थी। अन्तर्वेदके मुसलमान कराखिता* 
इयोके हाथमे थे, पर वह भी अपने दक्षिणके इन घरंबन्धुओकी ओर बडी आशा लगाये रहते थे। 
इप समय कराखिताई, ख्वारेज्मशाह और गोरी' यही तीन मध्यए/सियाकी' बडी बडी शक्तिया 
थी। कराखिताइयोंके अधीन रहते हुए भी ख्वारेज्मशाह्‌ गोरियोको पछाडनेके लिये हर तरह 
की तदबीर कर रहा था, और अन्‍न्तमे वह इसमें सफल भी हुआ, यद्यपि उस सफलताका उपभोग 
चिगिस खानने वहा पहुचक र उन्हे नही लेने दिया । गोरियो और ख्वारेज्मशाह दोनोके लिये अपनी 
जन्मभूमि सकटके समथ बडी सुरक्षित जगह थी। ख्वारेज्म जहा रेगिस्तानोसे घिरा होनेसे दुर्जेय 
था, वहा गोर हिन्दुकुशकी दुर्गम पहाडियोके कारण दुर्धेष थी, पजाबको दखलूकर गजनवियों 
ने गोरियोको रास्ता दिखला दिया था। तो भी उन्होने तब तक हिन्दुस्तान पर कोई बडा कदम 
उठानेकरी हिम्मत नही की, जब तक कि जन्मभूमिमे अपनेको मजबूत नहीं कर लिया । 

गया।सुद्दीनके चचा अलाउद्दीनने महमूदके वशजोकों गजनी से भगा दिया । शहाबुद्दीनने 
गजनी। राज्य को लेने के बाद उच्चके' राजा की रानी को अपनी तरफ मिलाकर भारत में पैर जमाने 
का मौका पाया, फिर मुल्तान और सिंध को भी उसने जीत लिया । ११७८ ई० में गुजरात 
पर उसने चढ़ाई की, लेकिन वहा उसे हारना पडा । गुजरात की' तरफ असफल हो शहाबुद्दीन 
ने पूर्व की ओर ध्यान दिया । 

वह गजनवी खानदान से गजन। और पजाब दोनो को ले चुका था । उस समय दिल्‍ली 
(चौहान ) राज्य की सीमा पर सरहिन्द का किला था, जिसे शहाबुद्दीन ने पहिले लिया। इसकें बाद 
पृथ्वीराज चौहान से तरावडी के मेंदान मे ११९१ ई० में लडाई हुई, जिसमे शहाबुद्दीन को घायल 
होने के सिवा कुछ हाथ नही आया। भ्गल्ने साल शहाबुद्दीन फिर बडी सेना लेकर चढ़ा । अबकी 


४१६ भसध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८५११ 


बार तरावडी के मैदान मे हिन्दुओ की हार हुई। पृथ्वीराज शहाबुद्दीन का बन्दी बना और अस्त 
में मार डाला गया । चौहानो का मूल स्थान अजमेर था। शहाबुद्दीनने तरावडी की सफलता के 
बाद अजमेर की और बढ कर उसे ले लिया। दिल्‍ली में अपने गुलाम कुतुब॒हीन ऐबक को 
राज्यपाल बनाकर वह स्वयं गजनी लौट गया। ११९४ ई० में शहाबुद्दीन फिर एक बडी 
सेना लेकर आया। वह जानता था, कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति दिल्‍ली नहीं कश्नौज है। जब 
तक जयचन्द को नही हराया जाता, तब तक वह हिन्दुस्तान का शासक नही बन सकता । जयचन्द 
दिल्‍ली की सीमा से मिथिला तक का राजा था। अपनी भारी सेना के साथ वह गोरी से लड़ने 
के लिये आगे बढ़ा और चन्द्रोर में लडते हुए मारा गया--हिन्दुस्तान में मुसलमानों की दाक्ति 
दुढ ही गई । 





के ३. से हे 
पु “भला ०५ ्ि - गत के 
शित्त /गोस्यान «गा 2८ 
पे राज ७ कथार 
प १ 
2. सुर टी 








२९ गौरी साम्राज्य (१६०३ हैं ) 


लेकिन अपने जन्मदेशमे गोरियोकी सफलता वेसी नही रही । एक ओर वह और उसके 
सेनापति हिन्दुस्तानके काफिरोको हरा, उनके मदिरों और विहारोको तोड रहे थे, दूसरी ओर 
उनके सबसे जबर्दस्त प्रतिद्वन्दी काफिर कराखिताई उसकी नाकमे दम किए हुए थे और 
जिनके ही कारण गोरी वशका उच्छेद हुआ । 

« कत्रीज-विजयके चार साल बाद ११९८ (५९४ हि०) में गयासुद्दीनके भाई-बन्धु 
मुहम्मदपुत्र मसऊद-पुत्र बहाउद्दीन साम ने कराखिताई सामन्‍्त से बलख छीन लिया, तुर्क-राजाके 
मरनेसे उसे यह मौका मिल गया। बलखमे इसी समय गयासुद्दीनके नामका खुतबा भी शुरू हो 
गया। ख्वारेज्मशाह तेकिश कराखिताइयोका सामन्‍्त ही नही था, बल्कि इस्लामके खलीफाके 


शहाब॒द्वीन | गोरी ४३७ 


साथ भी उसका अच्छा सबंध नही था। यद्यपि बगदादी खलीफा अब नाममात्रके खलीफा थे, 
लेकिन मुसलिम जगतके पोप होनेके कारण अब भी उनका काफी सम्मान था। खलीफाकी 
इच्छानुसार गयासुद्दीनने तेकिशके विरुद्ध खुरासानपर चढाई की। तेकिशने कराखिताइयोसे 
मदद मागी। जमादी ] (अप्रेछ ११९८ ई०) में तायनकृके अधीन कराखिताई सेनाने वक्षु 
पार हो गूजगान और दूसरे पडोसी इलाकोको उजाडा। उन्होने सामसे माग की, कि बलखको 
छोड दो, नही तो कर देना स्वीकार करो। गोरियोने कोई उत्तर नही दिया, किन्तु साथ ही 
गयासुद्दीन अपने शत्रुओपर आक्रमण नही करना चाहता था, क्योकि गोर सेनापति शहाबुद्दीन उस 
समय हिन्दुस्तान गया था। गयासुद्दीन स्वयं गठियाकी बीमारीमे पडा हुआ था और कथेकी 
सवारीपर ही चल सकता था। रातके वक्‍त तीन गोर सेनापतियोने कराखिताइयोकी छावनी 
पर आक्रमण किया। कराखिताइयोमे रवाज था, वह रातको तब नही छोडते थे और न सतरी 
रखते थे। दूसरे दिन जब कराखिताईयोको मालूम हुआ कि, गयासुद्दीन अपनी सेनाके साथ 
नही है, तो उन्होंने फिर लडाई जारी की। कराखिताइयोकी हार हुई, भागते वक्‍त उनमेसे 
काफी वक्ष्‌मं डूब गये । गोरी वशके ऊपरका पहिला भयकर सकट दूर हुआ और इस सफलताके 
बाद उसकी हिम्मत भी बढ गयी। तेकिशके बाद मुहम्मद ११९७ ई० में ख्वारेज्मकी गद्दीपर 
बैठा, जिसकी घोषणा ३ अगस्त १२०० ई० को हुई । मुहम्मद गद्दीपर तो बेठा, लेकिन 
मलिकशाहके पुत्र हिन्द्ूखानने उत्तराधिकारके लिये झगडा शुरू कर दिया। गोरियोने हिन्दू 
खानका समर्थन किया और खुरासानके कितने ही शहरोको के लिया। गोरियोके बर्तावसे 
खुरासानी सतुष्ट नही थे | इसी बीचमे गयासुद्दीन मर गया और मुहम्मदशाहकी जानमे 
जान आई। 


२. शहाबुद्दीन (१२०३-१२०६ ई०) 


१२०३ई०मे शहाबुद्दीन हिन्दुस्तानसे लौटा और ख्वारेज्मशाहकी गुस्ताखियोके लिये सीधे 
उसके ऊपर चढ दौडा। मुहम्मद ख्यारेज्मशाहने जब यह बात सुनी, तो' मेवे छोड ख्वारेज्मको 
लौट गया और नहरका पानी तुडवाकर भूमिको जलमग्न करा दिया, जिससे शहाबुद्दीनको ४५ 
दिन देर करने के बाद आगे बढनेका मौका मिला | करासूके पास लडाई हुई, जिसमे मुहम्मदकी 
हार हुई। शहाबुद्दीनने आगे बढकर गूरगजको घेर लिया। गोरियोकी कुरताकी इतनी दु ख्याति 
थी, कि नगरका एक-एक आदमी रक्षाके लिये उठ खडा हुआ। ६ मास तक शहाबुद्दीन खीवगीने 
हृदीमोका प्रमाण दे-देकर देशके लिये लोगोको लडनेके लिये उत्तेजित किया और कहा--- अपने 
प्राण और सपत्तिके लिये मरनेवाला शहीद है। इतिहासकार औफी इस वक्‍त गूरगजमे मौजूद 
था। उसके कथनानुसार नागरिकोकों हथियारबन्द करना एक सेनिक चाल थी। राजमाता 
तुर्कान खातूनने ऐसा करके रोक-थाम की और उधर र पुत्रके पास खुरासानमे खबर भेजी । इतना 
हथियार भी कहा से आता ” सैनिकोके लिये कागजके शिरस्त्राण बनवाये गये थे। यद्यपि 
सेनाकी भी हालत कुछ ऐसी ही थी, लेकित भारी सेनाको देखकर शहाबुद्दीनकों हिचकिचाहट 
हुई। सप्ताह के भीतर ही मुहम्मद ख्वारेज्मशाह केवल सौ सवारोके साथ राजधानीमे 
पहुचा। धीरे-धीरे चारो ओरसे सेनाये आकर जमा हुईं और राजधानीको शहाबुद्दीनके हाथमे 
जाने नहीं दिया गया। इतिहासकार जुवेनीके अनुसार उस समय ख्वारेज्मी सेना की सख्या 


४३८ मध्यएसिया का इतिहास (१) | <4॥४२ 


७० हजार थी। कराखिताइगोसे भी मदद मागी गयी थी। गोरियोका शिविर वक्षुके प्रबकी 
ओर था । शहाबुद्दीनने अगले दिन नगरपर आक्रमण करनेके लिये घाट दूढनेका हुक्म दिया । इसी 
समय सेनापति तायनक्‌ तराज और उस्मान (समरकन्द-सुल्तान ) के नेतृत्वमे भारी कराखिताई 
सेना आ पहुची। शहाबुद्दीतको विजयकी आजा नहीं रह गयी और बह जल्‍दी जल्दी पीछेकी 
ओर भागा। मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने उसका पीछा किया और हजारास्पम पहुचते पहुचते 
गोरीको बुरी तरह हराया। ख्वारेज्मी विजयोत्सव मनानेके लिये गूरगज लौट आये, लेकिन 
कराखिताई सेनाने गोरीका पीछा नही छोडा । अन्दखुदम गोरी घिर गया । सितम्बरके अन्त या 
अस्तूत्ररके आरम्भ (१२०३) में दो सबताह तक रूडाई होती' रही । भारत-विजेता शहाबुद्दीन गोरी 
काफिरो (बोड्धों) के हाथसे बुरी तरह हारा और उसने भागकर अन्दखुदके किलेमे शरण ली। 
रूसी इतिहासकारने लिखा है उसकी अवस्था वही थी,जो कि सेदाँमे नेपोलियनकी। यदि 
उमके भाग्यमे भी वही बदा नही निकला, तो वह समरकन्दके उस्मानकी कृपा थी, जो कि मुसलू- 
मान होनेके कारण नहीं चाहता था, कि इस्कामका सुब्तान काफिरोके हाथम बन्दी बने ।” 
उस्मानने ग्रखानसे मुलहकी बातचीत करनेकी आज्ञा मागी, और समझौता करा दिया। करा- 
खिताइयोने गोरीको अपने देशमे लौट जानते दिया और केवल वेयक्तिक स्वतत्रताका मूल्य वसूल 
किया। शहाबुद्दीन जब मैदान छोडकर किले की ओर भागा जा रहा था, उस समग्र किलेके 
भीतर ले जाना सभव न देखकर उसने अपने हाथसे चार हाथियोकों मार डाला, दो को करा 
खिताइयोने पकड लिया, एक और बचा था, जिसे कि उसने मुक्ति पानेके समय दे दिया। 
शहाबुद्दीनका अर्थ है (धर्मका तारा) । अन्दखूदम वह धर्मका तारा डूब गया। छाहाब |बडा 
दीन-हीव होकर गज़नी लौठा। राजधानी उसके मरनेकी खबरसे अशान्ति मरी हुई थी। 
उसने वहा पहुचकर व्यवस्था कायम' की, और मुहम्मद ख्वारेज्मशाहसे नाक रगड़ कर संधि 
की | हिरात छोड सारा खुरासान मुहम्मद खस्यारेज्मशाहके हाथो! चला गया। 

१२०५ ई० के वसन्तमें बलबके राज्यपाल ताजुद्दीन जगी (फवदद्दोन मसऊदके पृत्र) 
ने सत्र रेज्मशाहके प्रदेश पर बिना अपने सुल्तान (शहाबुद्दीत गोरी) के हुकमके यकायक आक्रमण 
कर दिया। गोरियोते मेवेहूदकों लूट लिया, लेकिन सरस्शमे स्वारेज्मियोंते उन्हें बुरी तरहसे 
हराया । जगी अपने दस सेवापतियोके साथ बन्दी बना, और रुवारेज्म में उन्हें कत्छ कर दिया 
गया । जो दिल्‍ली, कन्नौज और काशी तकपर इस्लामकी ध्वजा गाड चुका था, कैसे हो सकता 
था, कि वह शहाजुद्दोत अपने अन्तवेदके भाइयोकों काफिरों (बौद्धों) की गुलामी से छडानेकी 
नही सोचता । आखिर वह इस्लामका सुल्तान था। खलीफा नासिरने अपने पत्रमें सलाह दी 
थी, कि ख्वारेज्म शाहकों पहिले खतम करो और इसके लिये कराखिताइयोंके साथ मेल करो। 
खलीफाका भेजा हुआ वह पत्र गजनी में खवारेज्मियोको मिला, जब कि उन्होंने कुछ ही साल बाद 
उस पर अधिकार किया। लेकित शहाबुद्दीन कुछ नहीं कर सका। हिन्दुस्तानमे भी शहा- 
बुद्दीनकों सुल्तानके तौरपर उतना नहीं जाना जाता, जितना कि उसके द्वारा नियुक्त शासक 
कुतुबुद्दीन ऐबक्कों। १२०५ ई० की गरमियाँमे शहाबुद्दीनके हुकमसे बलख गवर्भ र इमादुहदीन 
उमरने कराखिताइयोंके मजबूत किले तेरमिज़पर आक्रमण किया। उस समय इमादुदीनका 
प्रसिद्ध पुत्र बहरामशाह्‌ तेरमिजका राज्यपाल था। इसी समय हिन्दुस्तानमे बगावत (निद्वोह) 

हो जानेकी खबर आयी, जिसके कारण इमामुद्दीत और आगे नहीं बढ़ सका। जुबैनीके 


गयासुद्दीन ए] गोरी ४३९ 


अनुसार वह हिंदुस्तान पर अभियानके लिये हुक्म देते कहा गया था, कि सेना और खजाना की 
व्यवस्था ठीक करके ही कराखिताइयो की ओर बढनेका विचार करो । १२०६ ई० के वसन्‍्तमे 
शहाबुद्दीन गजनी लौटा और कराखिताइयोके ऊपर अन्‍्तर्वेदमे अभियान करनेकी तैयारी करने 
लगा। बामियानके शासक बहाउद्दीनको उसने वक्षुपर पुल बाधनेका हुक्म दिया। सुल्तकानके 
हुक्मसे वक्षुके ऊपर एक गढ बनाया गया, जिसका आधा भाग दरियामे था। यह सारी तैयारी 
हो रही थी, इसी समय १३ मार्च १२०६ ई० को दहाबुद्दीन गोरी एक हिन्दूके हाथो मारा 
गया । 


३ गयासुददीन [| महमूद (१२०६-०७ ई०) 


शहाबुद्दीनके मरनेंके बाद उसका भतीजा तथा गयासुद्दीनका पुत्र महमूद गद्दीपर 
बैठा। उसमें बाप या चचाकी योग्यता नहीं थी। उसके विरुद्ध तुर्क गुलामो (गुलाम 
गारद) के नेताओने विद्रोह करके गजनी पर अधिकार कर लिया। उनमेंसे एक कुतुबु- 
दीन ऐबकका हिन्दुस्तानपर अधिकार पहिले है] से था। ख्वारेज्मशाहकों भी अच्छा मौका 
हाथ लगा और 'कराखिताइयोके हाथमें बलख प्रदेश चला जायगा”, यह बहाना करके उसने 
बलखको लेना चाहा, लेकिन वहाके गोरी राज्यपाल इमामुद्दीवत उमरने ४० दिन तक आत्म- 
समर्यण नही किया और (१२०६ ई०) नवम्बरके अन्तिम दिनो में अपने साथ बलखको भी दे 
दिया। उसे बन्दी बनाकर ख्वारेज्म भेजा गया। तेरमिजके गवर्नरने भी कोई आशा नही देखी, 
तो अपने पिताकी सम्मतिसे कराखिताई राज्यपाल उस्मान (समरकन्द) के हाथमे उसे सौप 
दिया। दिसम्बरमें ख्वारेज्मशाहने हिरातमे बडे विजयोत्सवके साथ प्रवेश किया। गयासुद्दीन 
महमूदको उसने गोरियोके पेतुक देश गोरका शासक बनाकर रख दिया, जिसने अपनेको 
ख्वारेज्मशाहकी' अधीनस्थ मान खुतबा और सिक्का उसीके नामसे जारी किया। गोरी की 
शक्तिको पूरी तौरसे ध्वस्त करके अपने राज्यकी सीमाकों हिन्दूुकुश तक पहुचाकर मुहम्मद 
ख्वारेज्मशाह जनवरी' १२०७ ई० में अपनी राजधानी को लौटा । 

गोरियोका उत्थान जितना जल्दी हुआ था, उसी तरह दो पीर्ढ के भीतर ही उनका पतन 
हुआ । अब मध्यएसियामे कराखिताई और उसके सामनन्‍्त ख्यारेज्मशाहकी शवित बच रही थी । 


स्रोत-प्रथ 
, 'एफ्चिडबआआ) 70097 ५0० ०0080 [एए4७०7 (५४ (४ 827700) 
2, ल6&7 ० 389, 
3 जाएगए ० 80६09879 (3 ४०००५) 


अध्याय दे 


ख्वारेज़्मी (१०७७-१२३१ ह०) 
8१. प्रवेशक 


दसभी शताब्दी में मामू-वशी ख्वारेज्मशाहों का वर्णन हम कर चुके है । इन्होंने 
सामानियों की तिरबेलता से फायदा उठाकर शक्ति-सचय किया। पीछे इनका अपने संब्रधी 
महमूद गज़नवी से झगड़ा हो गया, जिससे इस वश का उच्छेद हुआ। मामून । अबुल॒हमन 
अली, और अबुल अब्बास मामून 7(---१०१७) इस वश के शासक थे | 

अपने बहनोई मामून 77 के मार जाने के बाद महमूद गजनवी ने अपने एक गुलाम 
अलतून ताश को १०१७ ई० में ख्वारेज्मशाह बनाया। उसके बाद हारूत (१०३४-१०३५) ने 
शासन किया, जिससे झगड़ा हो जाने पर मसऊद गजनवी ने अपने पुत्र सईद को वहा बेठाना चाहा, 
लेकिन उसमें सफलता नही हुई। इस वश का अन्तिम ख्वारेज्मशाह इस्माईल था, जिसे भाग 
कर सल्जूकियो के यहा शरण लेनी पडी । सल्जूकियो ने तीसरे ख्वारेज्मशाह वश की स्थापना की। 
यही इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ख्वारेज्म वश है, जिसके उच्छेद का श्रेय चिगिस खान को हूँ । 


ख्वारेज्मी शाह--- भारत में (गहडवार) 
१. अनोश तगिन १०७७-९७ चंद्रदेव १०८०-११००५ 
२. कुतुबृद्दीन मुहम्मद तत्पुत्र॒ १०९७-११२७ मदन ११००-१४ 
३ अतसिज तत्पुत्र ११२७-५६ गोविद १११४-५५ 
४ इ अलर्तलन तत्पुत्र ११५६-७२ विजय ११५५-७० 
५ महमृद सुल्तान तत्पुत्र॒ ११७२- जयचद्र ११७०-९३ 
६ तकाश अरसलमनपुत्र ११७२-१२००. गोरी ११९३-१२०६ 
(गुलाम) 
७ अलाउद्दीन मुहम्मद तत्पुत्र १२००-२० कुतुब॒दीन १२०६-१० 
८ जलालद्वीन तत्पुत्र १२२०-३१ अल्तमश' १२११-२६ 
४२, सुलतान 


१. अनोश तगिन (१०७७-१०९७ ई०) 
मलिक शाह सल्जूकी (१०७३-१०९२ ई० ) ने अपने तश्तदार बिल्गतगिन को ख्वारेज्म 
'देखो पीछे ७२ 





अंत्सिज्ञ | स्वारेज्मी ४४१ 


का राज्यपार नियुक्त किया था, जिसके मरने के बाद उसका क्रीतदास' अनोशतगिन ख्वारेज्म का 
राज्यपाल बना। यह अपने स्वामी सल्जूकी सुल्तान का सदा भकक्‍त रहा। अनोशतगिन को 
सल्जूकी अमीर विल्वतगिन (विल्गावेग ) ने गरजिस्तान के एक आदमी से खरीदा था| बिलगा- 
तगिन द्वारा वह मकछिकशाह के दरबार मे पहुचा, जहा अपनी योग्यता के कारण बहुत तरक्की 
करते ताव्तदार के पदपर प्रतिष्ठित हुआ। इस विभाग के खर्च के लिये ख्वारेज्म प्रदेश का 
कर लगा हुआ था। जब वह प्रदेश का शासक नही बना था, उसी समय उसके पुत्र कुतुब॒द्दीन 
मुहम्मद की शिक्षा-दीक्षा मेर्वे में हो रही थी। १०९७ ई० में जब ख्वारेज्मशाह बल्गतगरिन 
किची कुचकु र-पुत्र विद्रोही अमी रो द्वारा मारा गया, तो विद्रोह के दमन के लिये सुल्तान बकियारुक 
ने अमीरदाद अब्बासी अल्तूनताश-पुत्र को खुरासान का राज्यपाल नियुक्त किया, जिसने 
ख्वारेज्म का शासन अनोशतगिन के पुत्र मुहम्मद के हाथ में दे दिया। 


२६ कुतुबददीन मुहम्मद (१०९७-११२७ इई०) 


अनोशतगिन ने अपने पुत्र कुतुबुद्दीन को बहुत अच्छी तरहसे शिक्षा दी थी। सल्जूकी बश मे 
शिक्षाका कितना महत्त्व था, यह इसी से मालूम होगा कि प्रतापी सुल्तान सिजर बिलकुल अनपढ 
था। शायद घुमन्तुओ को अपने खून के साथ यह भाव भी मिलता था, कि पढने-लिखने से आदमी 
डरपोक हो जाता है । कुतुब॒ुद्दीन मुहम्मद को पिताने आजन्म सल्जूकियो का नमकह॒लछाल दास 
रहने की शिक्षा दी थी,लेकिन कुतुबुद्दीन ने गद्दी पर बेठते ही खुवारेज्मशाह की उपाधि धारण की । 
इसीके समय से अन्तर्वेद पर कराखिताइयो के आक्रमण शुरू हुये। कुतुबुद्दीन को उनसे बुरी 
तरह हार कर कराखिताइयोको वाधषिक कर देनेके लिये मजबूर होना पडा । ११२७ (५२१ हि०) 
में इस' हार के थोडे ही दिनो बाद कुतुबुद्दीन मर गया और उसका पुत्र अतसिज गद्दीपर बेठा । 


३» अत्सिज (११२७-११५६ ई०) 


अत्सिज कई साल तक सिजर का तश्तदार बन मेवे में रहा था। सिजर पर उसका 
अत्यधिक प्रभाव था, जिससे दरबारी जलने लगे थे। इस पर वह सिजर से आज्ञा लेकर ख्वारेज्म 
चला गया। ख्वारेज्म पहुचते ही उसने स्वार्म। के प्रति विद्रोह कर दिया । सिजर ने हमला किया 
जिसमे अत्सिज़ का पुत्र इल-किलिच मरा, अत्सिज ने सिर नवाया किन्तु सिजर ने नाराज होकर 
अपने भर्ती जे सुलेमान गाह को ख्वारेज्म का राज्यपाल नियुक्त किया। अत्सिज ने सिजर के लौटते 
ही उसके भतीजे को मार भगाया । अब सारा ख्वारेज्म अत्सिज के हाथ मे था। ११४१ (५३६ हि० ) 
में सिजर का जोर देखकर अत्सिज ने अपनी सहायता के लिये कराखिताइयो को बुलाया । 

ख्वारेज्मशाह का वशस्थापक वस्तुत अत्सिज़ था। उसके दोनो पूर्वाधिकारी सल्जूकियों 
के इतने विनम्र सेवक थे, कि वह चूँ भी नहीं कर सकते थे। आरभिक वर्षों में असित्ज भी 
सिजर के प्रति बहुत भक्ति रखता था। अच्तर्वेद मे सिजर ने जितने अभियान किये, उनमे 
अत्सिज भी साथ रहा। अत्सिज ने उत्तर की ओर अपनी राजसीमा को बढाने का प्रयत्न किया 
और वहा के अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान जन्द (सिरदरिया) और मनकिशलक प्रायद्वीप पर कब्जा 


१ पृप्रांदाबा870, , - जि2३7 णी हैआल 


४४२ सध्यएसियां का इतिहास (१) (८६६ 


कर लिया। सिर-दरिया और अराल समुद्र के उत्तर की ओर अभी धुमन्तुओ का अखड देश था, 
जहा पर किपचक पशुपाल रहा करते थे। अब भी वह इस्लाम से अछते थे, जिसका यह अर्थ 
नहीं, कि उनके सरदारों में धर्म और सस्कृति का नितान्त अभाव था । अत्सिज्ञ को इनके ऊपर 
आक्रमण करते जहांद के कर्तंव्यपालन करने का भी मौका था। वह किपचक भूमि के बहुत 
भीतर तक बढ़ता चला गया, और काफिरो के सबसे प्रतापी खानी और सरदारो को जीतने में 
सकठ हुआ । इस सकठता के थोड़े ही समय बाद उसने सिजर से विद्रोह किथा। पहिले कह चुके 
है, कि गजनी के अभियान में छोगी ने अत्मसिज़ के विरुद्ध सिजर का कान भरा था, जिसके कारण 
उसने रुखाई दिखाई थी, जिससे असित्ज का भी मन बिगड़ गया। सिजर ने ११३८ के पतझड 
में यह बहाला करके ख्वारेज्म पर आक्रमण किया कि अत्तसिज़ ने बिना मेरी आज्ञा के जद और 
मनकिशलक पर आक्रमण करके वहा ऐसे मुसलमानों का खून बहा गे, जोकि उत्तर के काफिरो 
से हमारे साम्राज्य के लिये ढाल का काम देने थे। सितम्बर ११३८ ई० में सुल्तान बलख से 
भारी सेना ऊेकर ख्वारेज्म की और चला। अतसिज् ने हज़ारास्प के पास मजबूत किलाबन्दी 
की थी, लेकिन तो भी सिजर से १५ नवम्बर को उसे हारता पडा | बन्दियों में अत्सिज़का पुत्र 
भी था, जिसके सिर को कटवाकर आतक फैलाने के लिये सिजर ने अन्त्वेद्र में मेज दिया । अत्सिज्ञ 
भाग गया। सिजर अपने भतीजे सुलेमान मुहम्मद-पुत्र को राज्यपाल बना १० फरवरी ११३९ 
को मेर्ज छौटा। अत्सिज ने ख्वारेज्म लौटकर सुलेमान को भगा दिया। यही नहीं ११३९ 
(५३६४ हि० ) में उप्त ने बुरा पर भी आक्रमण किया ओर वहा के राज्यपाल यगी अछी- 
पुत्र को पकड़कर कत्ल करवाया | अब अत्सिज्ञ सिजर के पास अधीतता स्वीकार करने के लिये 
निवेदन किया और मई ११४१ के अन्त में राजभक्ति की शपथ लेते देर नहीं हुई कि वह 
उसे तोडने के लिये भी तेयार हो गया। 
अन्तर्वेद में अब भी करखानियो का राज्य था, यद्यपि उत्तरापय के राज्य कराखिताईको 
कौ उनसे ले चुके थे। यह कह चुके है, कि कराखानी महमूद खान और उसके सैनिको के झगडे 
में उनके बिचवई बनने की बात को सिजर ने बडे अपमानजनक दाब्दो में ठुकरा दिया था, जिसके 
कारण कराखिताइयो ने अन्तवेंद पर आक्रमण किया और ९ सितम्बर (११४१) को कतवान की 
मरुभूमि में सिजर को बुरी तरह हराया। उसी साल बुखारा पर भी उनका अधिकार हो गया 
और उन्होने अपनी ओर से अल्पतगिन को बुखारा का दासक नियुक्त किया। यह भी कह चुके 
है, कि इस' वक्‍त अत्सिज ने कराखिताइयो को नही बुलाया था, यद्यपि प्रचार यही किया गया था, 
कि ख्वारेज्मशाह ने इस्लाम के सुल्तान (सिजर ) के विरुद्ध काफिरों (कंराखिताइयों ) को बुलाया । 
कतवान की हार के बाद सिजर फिर अपने पुराने गौरव को प्राप्त नहीं कर सका। जहा तक 
अत्सिज़ का सबंध था,उसके मुकाबलेम बह अपनेको अधिक शक्तिशाली समझता था । कतवान की 
हार के बाद अत्सिज्ञ ने भी सिजरसे बदला लिया। वह खुरासान मे घुसा और २१ मई (११४१) 
को नेशापोरमे अपने नामका खुतबा पढवाया । सिजर फिर सभरू गया और ११४३ (५३८ हि०) 
में उसने ख्वारेब्म पर चढाई की | अत्सिज अधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर हुआ । इसी 
समय मा्चे ११४४ ई० में गूजा ते बुखारा को लूटा और उसके किले को ध्वस्त कर दिया । अत्सिज् 
की बदनीयती का सिजर को पता लग गया और नवम्बर ११४७ में उस ने तीसरी' बार 
एवारेज्म पर आक्रमण किया, जिसमे फकीर आहूपोश ने बीचमे पडकर दोनोमे समझौता करवाया, 


इल-अरसलन | ऱवा रेज़्मी ४४३ 


तो भी अत्सिज़ ने सिजर से मुलाकात के समय कैसी घृष्टता का परिचय दिया, इसे हम' बतरा 
आये है। लेकित उसके कारण सिजर में फिर लडाई नही छेडी। सिजर के साथ फसे होते के 
समय ज़न्द और मनकिशलक' को अत्सिज खो चुका था। कराखानी कमालुद्दीन को अत्सिज के 
साथ समझौता करने के लिये मजबूर होना पडा, फिर वह अत्सिज का आजन्म बन्दी बना। 

जून ११५१ (रबी ५४७ हि०) में अत्सिज ने ख्वारेज्म से जाकर ज़न्द के विद्रोहियो पर 
आक्रमण किया । बीचके रेगिस्तानको एक सप्ताहमे पारकर ८ रबी ५४७ हि० (२५ जून ११५१ 
ई० ) को उसकी सेना सिर दरियाके किनारे पहुची। ९ को वह जन्द के दरवाजे पर थी। अन्त में 
विद्रोही भाग गये या क्षमात्रार्थी हुये और बिना खून-खराबीके ज़न्द पर फिर अत्सिज्ञ का 
अधिकार हो गया। अपने जे-्ठ पुत्र इल अरसलून को राज्यपाल बनाकर उसने यह परिपाटी चला 
दी, कि जन्द का राज्यपाल सदा ख्वारेज्मशाह का युवराज हुआ करेगा । ११५३ के वसन्‍्तसे सिजर 
का सितारा बडी तेजी से डूबने लगा, जबकि गूजो ने दो बार सिजर को हराया, मेवे को लूटा 
और अन्तमे सिजर को बन्दी बनाकर वह सारे खुरासानमे छूट-मार मचाते रहे। अत्सिज के लिये 
यह सुनहला मौका था। उसने पहिले अपनी शक्ति मजबूत की, फिर वह सिजर का पक्ष लेकर 
गूजो पर पडा । तब तक सिजर बन्दीखाने से भाग चुका था। असित्ज ने कराखिताइयो कौ शक्ति 
को बढते देखा था | वह समझता था, अगर मेते साववानी से काम नही लिया, तो सदियों का 
बना इस्लामिस्तान सल्जूकी-वश के उच्छेद के बाद ही काफिरिस्तान बन जायेगा। लेकिन 
अत्सिज अपने मसूबो को पूरा नही कर सका था, कि खबूसान में ३० जुलाई ११५६ ई० को 
लकवे से उसकी मृत्यु हो गयी । यद्यपि अत्सिज ने सल्जूकियों के सामन्‍्त के तौरपर ही प्राण 
छोडा था, लेकिन अब वस्तुत सल्जूकी नही बल्कि ख्वारेज्मशाह इस्लाम का सुल्तान बनने वाला 
था, यह काम अत्सिज के पोतो और परपोतो ने किया। 


४, इल-अरसलन अतूसिज-पुत्र (११५६-११७२ ई०) 


इल-अरसलन को राजगद्दी शान्ति से नहीं मिली । इसके लिये उसे अपने कितने ही 
चचो को मारना पडा, भाई को अन्धा करता पडा, सुलेमान को कैद में डालना पडा तथा उसके 
अताबेग (अध्यापक-सचिव) ओगुलवेग को मरवाना पडा। २२ अगस्त ११५७ की वह गद्दी पर 
बैठा। शासन की बागडोर' हाथमे लेते ही उसने सैनिको की तनख्वाहे और अफसरों की जागी रे 
बढा दी। उसी साल रमजान (अक्टूबर-तवम्बर) मे मेव॑मे पहुचकर सिजर ने अरसलन' को गद्दी 
पाने की सनद भेजी थी। ११५७ के वसन्‍्त मे सिजर ७५ साल की उमरमे मर गया, उसके साथ 
ऐसिया की सबसे बडी सल्तनत का अन्त हो गया। सिजर का उत्तराधिकारी महमूद खान इल- 
अरसलन का मित्र (मुखल्सि) मात्र था, जबकि अत्सिज अपने को सिंजर का “बन्दा” (दास) 
लिखा करता था । सल्जूकी खानदान का मुखिया अब इराक का शासक गयासुद्वीन मुहम्मद मह- 
मूद- पुत्र (११५३-११५९) था, जो कि मलिकशाह का अपीत्र था। वह चाहता था कि पूर्व की 
सीमा बढाकर सल्जूकी साम्राज्य को फिर से स्थापित करे। छेकिन अब्बासी खलीफा के साथ 
उसका झगडा भी चल रहा था। इलअरसलन ने बीच मे पडकर खलीफा मुकतफी (११३६- 
११६०) के वजीर को पत्र लिखकर कहा--“सुल्तान महमूद खुरासान को डाकुओ से और 
अन्तवेंद को काफिरों (कराखिताइयो) की' दासता से बचा सकता है।'” लेकिन इसका कोई 


४४४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८६४४ 


फल नही निकला। आपसी झगड़े इतने बढ चुके थे कि सिजर का रहासहा राज्य भी केरमानी, 
शामी (सीरिया), इसकी और रूमी (क्षद्रेसिया) के सल्जूकी शासकों में बट गया और इलू- 
अरसलन ख्वारेज्मशाह ही अब एसिया मे सबसे शक्तिशाली मुसलमान सुल्तान रह गया । 

अन्तवेंद में कराखिताइयों का शासन जभी सुदृढ़ नही हो सका था। वह सी थे णासन ते 
करके कराजानी राजकुमारों को अपनी और से शासक नियुक्त करते थे। कतवान के युद्ध 
के अनन्तर अरसलन खान महमूद का पृत्र इग्राहीम समरकनद का जासके बनाया गया था। 
करलकों ने जनवरी-फरवरी ११५६ (५५० हि०) मे मारकर उसकी लाश की बुखार के पास 
कल्लाबाद की मरुभूमि में फेफ दिया | उसके बाद हसन तग्रिन का पुत्र जलाछई/न अली समरबन्‍्द 
की गद्दी पर बैठा । उसने करलुकों के नेता पेगू खान की मार डाछा और उसके पुत्र तथा दूसरे 
क्रलुक-नेताओ-«जिनमे' छाचिन बेंग भी था--गर बहुत अत्याचार किये। करवुक सरदार 
भागकर इल-अरसलन स्व्ारेज्मशाह के प/स पहुचे। इलू-अरसछन उनका पक्ष करते जुलाई ११५८ 
ई० में सेना ले अन्तवेंद पहुचा। समरकस्द के खान ने कराकुल' और ज़न्द वे' घुभन्तू तुर्वामानो से 
मदद भागी और कराखिताइया के पास भी गुहार की। कराखिताई गुरख।न ने इलक तुकसात 
के सेनापतित्व में १० हजार सेना भेजी । ख्वारेज्मशाह ने वुबारा के लोगो को दिलासा देकर अपने 
पक्ष में किया, फिर आगे बढ़कर रबिनृजान शहर को ध्वस्त किया। जरप्शा के किनारे दोनों 
सेनाये आमने सामने हुई । ख्वारेज्सी सेना सख्या में अधिक थी, इसलिये इ दक-तुकमान ने आगे 
बढ़ने में आगा-पीछा किया । सम रकन्द के इम।म और मुल्ला बीच में पढे, जिसने छड़ाई नहीं हुई । 
इर-अरसलन करलूक अमी( रो को प्रतिप्ठा-पूर्वक उनके पदी पर बैठाकर ख्वारिज्म छौट गया । 

११६४ (५५९ हिं०) में ग्रखान ने समरकतन्द के खान को लिख, कि करलुकों को 
मजबूर कर बुखारा और सम रकन्द से काइगर भेज दो, यहा उन्हें बेहथियार करके लेती था दूसरे 
कामों में लगा दिया जायेगा। खान ने गुरखान के आज्ञापत्र कौ करलुको को दिखला कर काशगर 
भेजने के लिए जोर दिया। करलुक विद्रोही बन गयें और उनकी संयुक्त सेता बुखारा पर चढ़ 
दोडी। बुखारा का रईस (सद्र) मुहम्मद था, जिसका पिता उमर ११४१ में शहीद हो चुका था। 
उसने खान के पास प्रार्थना की, कि बुखारा को बचाने के लिये जल्दी सेना भेजो । साथ ही उसने 
करलुको के पास' दूत भेजकर कहलवाथा, कि काफिर कराखिताई किसी प्रदेश को दखल करने 
के बाद लूट मार नही करते । तुम्हारे जैसे मुसछमानों और गाज़ियो का उस को रोकता कतंव्य 
है। इस तरह की बातचीत में उसने करलुको को भरमाये रखा और समरकन्द फ खान को आक्रमण 
करने के लिये मौका दिया । यद्यपि करलुक हारे, कितु जलालुउद्दीन करछुफो को पूरी तौर से 
नष्ट नही कर पाया, यह इपीते मालूम है, कि जलाल॒द्दीन अलीके उत्त राधिका री क्रिछिच तमगाज 
खान मसऊद के समय उन्होंने फिर विद्रोह किया। जिस समय इल-अरर'लनने अन्‍्तर्वेद पर 
अभियान किया था, उसी समथ खुत्तल के अमीर अबृशुजा फर्ेशशाह ने ते रसिज़् पर असफल 
आक्रमण किया। खुत्तक कराखिताइयो के प्रभाव में था, इसलिये समझा जाता है, कि उन्होने 
यह काम गुरखान की प्रेरणा से किया था। इलू-अरसलन ने खुरासान मे कोई विशेष सफलता 
नही पाई। वहा गूज़ अभीरो और दूसरो के झगड़े चलते रहे । 

११६५(५६० हि०) मे कराखिताइयो ने बलख और अन्दखुद को लूटा । यह वही अन्दखुद 
है, जहा इसके ४२ साल बाद शहाबुद्दीन गोरी को कराखिताइयो ने हरा कर गौर-राज्यवश को 


तकाद | सुवारेज़्मी डं४५ 


मठिया मेंट कर दिया। पहिले ११६३ ई० में तमगाज खान मसऊद अली-पुत्र अन्तर्वेद मे कुतुलक 
बिलका बेंग और रुकुनुद्दीन की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। ११६५ ई० में उसने गूजो द्वारा 
ध्वस्त बुत्वारा के किल्ले को पक्की ईंटो की बुनियाद पर फिर से मरम्मत करवाया । इसके शासन 
में करहूक अमीर ऐथार बेग ने विद्रोह किया था। यह भी स्मरण रखना चाहिये, कि भारत के 
प्रथम मुसलमान सुल्तान कुतुबुद्दीन का दामाद और पीछे दिल्‍ली का सुल्तान अल्तसश् भी करलुक 
था। ऐयार बेंग सावारण घर में पैदा हो अपनी योग्यता से आगे बढा था। वह अद्वितीय सवार 
योद्धा समझा जाता था। एक सालतक वह अस्तर्वेद का प्रधान सेनापति भी रहा। विद्रोह करने 
पर खान ने उसपर आक्र पण किया और जमीन तथा सवात के बीच भूखी-मरुभूमि में दोनो का 
युद्द हुआ। ऐग्रार छडते छडते खान (कुतलुक विलका बेंग) के पास पहुच गया था, लेकिन इसी 
समय खान के सिपाहियो ने उसे पकड़कर कत्ल कर दिया। खान को करलको और खुरासान 
में ध्वसठीला मचानेवाले गूजो से छडना पडा था। गूजो से छडने के लिये वह एक लाख सेना के 
साथ जाडे में वक्ष पार हुआ। करलुकी के साथ उसकी लडाईया नखशाब, किश, दागानियान 
और वेरमिज्ञ में हुई। उसने विद्रोहों को दबाकर शान्ति स्थापित की । 

इल-अरसलन चाहें कितना ही शक्तिशाली शाह हो, लेकिन अभी भी वह कराखिताइयो 
का करद सामन्त था। वाषिक कर न चुकाने के कारण ११७१ (५६७ हि०) में ग्रखाती सेनाने 
ख्वारेज्म पर आक्रमण किया। ख्वारेज्म ने भी मुकाबिका करने का निरुचय किया। इस समय 
उसकी हरावल का सेनापति एय।रबेग था, किन्तु यह करलुक ऐयारबेग नही था। ऐयार बेग 
हार करा खिताइयो का बन्दी बना। ख्वारेज्मशाह ने बाध तोडकर फिर भूमि को जलमग्न कर 
दिया, जिसमे कराखिताई ख्वारेज्म की ओर न बढ सके। 

मार्च ११७२ ई० में इल अरसलन मारा गया। 


४४ महम्‌द 
तकाश इल-अरसलन का ज्येष्ठ पुत्र तथा जन्द का गवर्नर था, लेकिन छोटे भाई (महमूद 
सुल्तान शाह) और उसकी मा तैरके ने उसे वचित करना चाहा था। 


६. तकाश अरसलन-पुत्र (११७२-१२०० ३०) 


तकाश उसे न मान कराखि-खिताई में प्रथम गुरखान की रानी तथा उसके पति फूमा 
(कर्मा) के पास चला गया था। फूमा बडी सेना के साथ तकाश का पक्ष लेकर ख्वारेज्म 
आया । कराखिताई सेनाको देखकर मा>्येटी की हिम्मत टूट गई और वह भाग गये । सुल्तानशाह 
ने मूएदद से मदद मागी | मुएदद मदद करने के लिये आया भी । सृब्रली तगर के पास मरुभूमि 
के किनारे लडाई हुई और ११ जुलाई ११७४ ई० को मुएइ८ पकड कर मारा गया। सुल्तानशाह 
और उसकी मा देहिस्तान की ओर भागे। तकाश ने शहरपर अधिकार कर तुर्कानाको पकडकर 
मरवा डाला। सुल्तानशाह भागकर पहिले मूएइद के पुत्र तथा उत्तराधिकारी तुगानशाह 
अबूबक्त के पास गया, फिर सुल्तान गयासुद्दीन गोरी की शरण में पहुचा। 

तकाश कराखिताइयों को मदद से ११ दिसम्बर ११७२ ई० को ख्वारेज्म की गद्दी 
पर बेठा। 


क्राखिताई जानते थे, कि तकाश उनकी दया के भरोसे ख्वारेज्मशाह बना है। कर 


४४६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ 5६६ 


उगाहने के लिग्रे कराखिताई दूत--जोकि गुरखान का सबधी भी था--ख्वारेज्म आया। उसके 
देखी और अपमानजनक बर्ताव से कद्ध हो तकाश ने उसे मार डाठा, और उसकी आज्ञा से 
अमीरो ने दूत के साथियो को भी मार डाला । यह खबर जब सुल्तानशाह को मिली, तो उसने 
कराखिताई रानी के पास जाकर उसे उभाडा ओर सारा ख्वारेज्म हमारे पक्ष में है, कहकर रानी 
के पति कर्मा के साथ सेना लिवा लागा। तकाश ने बाध तोइकर रास्ते की भूमि को जलूमग्न 
कर दिया। ख्वारेज्म की तैयारी को देखकर कर्मा ने भी समझ लिया, कि सुल्तानशाह की बात 
गलत है। वह स्वयं लौट गया, तो भी सुल्तानशाह की प्रार्थना पर एक बाहिनली उसकी लिये 
छोड गया, जिसकी मददसे उसने सरख्शके पास गूज़ शासकको हरा मेवे ले लिया । फिर १३ मई 
११८१ को अपने पुराने मददगार तुगानशाह को पूरी तौर से पराजित कर सरखर्श और तूस पर 
भी कबजा कर लिया । इस समय तुगानशाह तकाद के सामनन्‍त के तौर पर नसापर शासन कर 
रहा था। ११८१ के अन्त में गोरी-दूत अमीर हुस।मुद्दीन बातचीत करने के लिये ख्वारेज्म आया। 
तकाश ने वचन दिया, कि अगले वसस्त में में सेता के साथ खुरासान आऊगा और उसी समय 
गयामुद्दीन (गोरी) से मिलगा। हुसामुद्दीन जनवरी ११८२ ई० में ख्वारेज्म से विदा हुआ, 
उसके साथ तकाश का दूत फुरुद्दीन भी था। 
तकाश खुरासान के अभियान के लिये तैयारी करने लगा | इसी समय सुल्तानशाह का 
दूत ख्वारेज्म पहुचा। तकाश ने उससे तुगानशाह के साथ शान्तिपूर्वक रहने की माग की। 
दूत ने अपने मालिक की और से इस बात को मानकर अधीनता भी स्वीकार कर छी । अब खुरा- 
मान पर अभियान करने का कोई कारण नही रह गया, तो भी तकाश ने अपनी तेयारी जारी रखी 
और इस बात की चिट॒ठी भी गोरी के पास भेज दी । मई में तकाश ने जाकर सरख्ण को घेर लिया 
और यहा से गोरी के पास भेजे एक पत्र में छिखरा, कि सर्द चन्द दिनों में सर हो जायेगा, फिर 
हम दोनो की मुलाकात का प्रबन्ध किया जायगा। पत्र में यह भी छिखा था, कि हमारे शासित 
सभी प्रदेशों की वाहिनिया इस वक्‍त हमारी सेना में है। सरख्श के जल्दी सर नही होने पर, 
सरखूश के दरवाजे से तकाश ने गयासुद्दीन के पास दूसरा पत्र छिखा। अल्पकारा ऊरान जाडो में 
काफिर किपचकी की एक बडी सेना के साथ आ पहुचा है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र फीरान युगुर 
के साथ और पुत्रो को भी भेजकर अधीनता स्वीकार करते अपनी सेवाये ख्वारेज्मशाह को अपित 
की। ख्वारेज्मशाह ने उन्हें ज़न्द के राज्यपाल शाहजादा मलिकशाह के पास भेज दिया है, 
और हुक्म दिया कि उनको साथ लेकर शाहजादा कार्फिरों पर हमला करे। ख्वारेज्मशाह 
इसी जाड़े में गोरी सुल्तान को मदद करने के छिये आनेवाला था, छेकिन शात्रुओ के विरुद्ध 
गोरियो की सफलता की खबर सुनकर उसने अभियान रोक दिया। अगला पत्र तकाश ने 
गयासुद्दीन मुहम्मद गोरी के नाम जनवरी ११८३ ई० में लिखा था, जिसमें ख्वारेज्मशाह ने 
मुलाकात न करने के लिये अफप्तोस प्रकट किया और यह भी कहा, कि जरूरी काम के लिये 
अन्तर्वेद पर अभियान करना पड रहा है, घोडे बहुत थक गये हे इसलिये नया सफर करना 
मुश्किल है । 
अक्तूबर नवम्बर ११८२ में तकाश ने जो खत ईरानी अतावेग पहलवाम के पास' भेजे, 
उनमें किपचको का जिक्र है। अक्तूबर के पत्र में लिखा है, कि अल्पकारा-पुत्र फीरान को तकाश 
के परिवार से रिह्तेदारी का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसने पिछले साल की तरह इस साल भी 


तकाश ] सुवारेज्मी ४४७ 


अपनी सेवाये अपित की हे--- पिछले साल उसने तराज (तलूस ) तक के बहुत विस्तृत प्रदेश को 
काफिरी के जूये से मुक्त कर दिया । नवम्बर के पत्र में लिखा था . तुके-भूमि से आकर किपचको 
की वाहिनिया बराबर ख्वारेज्मद्याह की सेना में भरती हो रही है । 

अन्तवेंदके अभियानके सबधमे ताशने अपने वजीरके पास ख्वारेज्ममे चिट्ठी लिखी थी । 
वक्ष पार हो ख्वारेज्मशाहने एक वाहिनी बुखारा भेजी । सेनिकोको हुक्म दिया, कि शान्तिप्रिय 
निवासियोको कोई हानि न पहुचाई जाय। लेकिन प्राकारबद्ध नगर राजद्रोही अत्याचारियों 
और ढीठ मृतिदोने--जो कि इस प्रान्तमे रहते कुफ़के शिकार हो गये थे--भारी' जमात इकट्ठा 
कर ली थी। ख्वारेज्मशाहने दया दिखलाते हुए बहुत देर तक अपने सिपाहियोको रोककर 
बागियोंकों समझानेकी कोशिश की, लेकिन मालूम हुआ कि उनके कानोमे भ्रान्तिकी रूई पडी 
हुई है, इसलिये मगलवार १२ अक्तूबर ११८२ ई० (५७८ हि०) को सैनिकोने नगर पर आक्रमण 
कर दिया। एक मुह॒तेमे प्राकार पर अधिकार हो गया। विजयके बाद सेना लूट मचाना चाहती 
थी, लेकिन शाहने धामिक जनतापर दया दिखलाते हुए सेनाको छौठा लिया। वह जानता 
था, आक्रमणके बाद दखल किये शहरमे यदि लूट-मार मची, तो पीडितोमे वह शान्तिप्रिय निवासी 
भी होगे, जिन्होने कि मजबूर हो काफिरोकी अधीनता स्वीकार की थी । इस पत्र से जान पडता है, 
पहिले आक्रमणको रोक दिया गया था । अगले दिन (बुधवार) तकाइदने शहरके आत्मसमर्पण 
करने के लिये प्रतीक्षा की ॥ शामके अधेरेसे लाभ उठाकर विद्रोही सेनापतिने भागना चाहा, 
किन्तु वह अपनी एक हजार सेनाके साथ पकडा गया। ख्वारेज्मशाहने उसे माफ कर दिया। 
बुखाराम सेनाके आते समय एक सैयद इमामने बडी सेवा की थी + तकाशने इसके लिये उसको 
बनन्‍्यवाद दिया। सद्रे-जहान बुरहानुद्वीन द्वारा नियुक्त बदरुद्दीनकी मुर्दारिस-इमाम-खतीब 
और मुफ्ती के पदो पर नियुक्तिकों स्वीकार किया और हिदायत दी कि खुतबेमे खलीफाके साथ 
मेरा भी नाम पढा जाय। 

तकाश अब इतना बढ-बढकर हाथ मार रहा था, मानो अधिराज ग्रखानका अब कौई 
अस्तित्व ही नही है। गयासुद्दीत और दहाबुद्दीन गौरी काबुल और भारतमे कुफ्रका चिराग 
बुझानेमे लगे हुए थे और तकाहश किपचक भूमिको काफिरोसे विहीन करना चाहता था | लेकिन 
सभी काम बेखठके नही हो रहे थे। उसके भाई सुल्तान शाहने खुरासानमे अपना अड्डा जमा लिया 
था और गयासुद्वीन म्‌हम्मद गोरीकी बुरी गत कर दी थी। तकाशने जब यह बात सुनी, तो उसने 
गयासुद्दीनकों ढारस देते हुए लिखा--में पचास हजार तुकोंकी सेनाके साथ बिचवई करनेके लिये 
आ रहा हू। इस पत्रमे तकाशने गयासुद्दीनकों भाई नही बल्कि पुत्र कहकर सबोधित किया । 
ख्वारेज्मशाह पूरबके सारे इस्लामिक शासकोको अपने अधीन बनानेकी इच्छा रखता था, यह 
इससे स्पष्ट है। ११८३ ई० की गरमियोमे तकाश सेना-सहित खुरासान पहुचा और शायद 
इसी' कारण गयासुद्दीन म्हम्मद गोरी की स्थिति अच्छी हो गई। 

१५ अप्रैल ११८५ ६० को तुगानशाह मर गया और उसका पुत्र सिजरशाह खुरासानके 
तख्तपर बैठा । देशमे बराबर अशान्ति मची रही । अधिकाश प्रदेश तकाशके भाई घझुल्तानशाहके 
हाथमें था। तकाहने मध्य जून ११८७ ई० में नेशापोर ले लिया, और जन्दके भूतपूर्व गवनर 
अपने ज्येष्ठ पुत्र मलिकशाहकों वहा का शासक बनाया । सिजरशाहको पकडकर उसने ख्वारेज्म 
भेज दिया । जब पता लगा कि वह नेशापोर वालोसे गुप्त बातचीत कर रहा है, तो उसे अन्धो 


५४४८ भध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८।६।६ 


करा दिया। २९ सितम्बर ११९३ ई० को सुल्तानशाह मर गया। अब मेर्व भी तकाश का हो 
गया। इसी सालके अन्त उसने मलिकशाहकों मेवेंका राज्यपाल और उसके भाई 
मुहम्मदको नेशापोरका शासक बनाकर भेजा । 

सहजूकी सुल्तान तुगरलने बगदादके खलीफा तासिरका ताकमे दम कर रखा था। खलीफा 
अपने बचे-छुचे राज्यकोी बचाना जाहता था। सुल्तान तुगरल और उसके अताबेग छोगोको समझा 
रहे वे--- गदि खलीफा इमाम' है, तो उसका करतंव्य है नमाज पढनेमे लूगा रहना । उसकी इज्जत 
और सम्मान इसीलिये है, कि वह अपने आचरण द्वारा लोगोके सामने उदाहरण पेण करे। यही' 
उसके लिये काफी है, यही मंज्ची बादशाही' है। लीकिक गासनके कामोम खली फाका दखल देना 
बेसमझीकी बात है। यह काम सुल्तानोके जिम्मे दे देना चाहियवे। इसकी वजहसे मुल्ला छोग 
मुल्तान तुगरलके खिलाफ हो गये थे, क्योकि वहु खलीफाके पक्षपाती थे । 

खलीफाके बुलानेपर १९ मार्च ११९४ को तकाशने रे (तेहरान ) के पास तुगरलूकी सेनापर 
आक्रमण किया । तुगरल बहादुरीसे लड़ते हुए युद्ध-क्षेत्रम मारा गया तकाशने रे और हमदानपर 
अधिकार कर लिया। अब (११९४) तकाश एसियाका सबसे बढ़ा मुसलमान सुल्तान था। 
खलीफाकी अब अकल आयी और समझा, तकाश कम खतरनाक नहीं साबित 
होगा । 


(बौद्ध, ईसाई, जर्थस्ती ) 


११९५ ई० भ तकाश ने सिरद्रियाके उत्तरके तुकाकी खबर ली। काइर तु 
खान बहाके काफिरोका नेता था। उसके चिएंद्ध धर्म-युद्ध (गजबा) घोषित करने हुए 
तकाशने सिगनाकपर अभियान किया। ज़न्दमें खुवारेज्मी सेनाके आनेकी खबर सुनकर तुकू खान 
भाग निकला, लेकिन ख्वरेज्मी सेनाने उसका पीछा किया। ख्वारेज्मकी सेनामे उत्तरके घुमन्तुओं 
की भी वाहिनिया रहती थी, यह पहिले कह आये है । उरानियान क्री लेक एक वाहिनी के सरदा रसे 
तुझ्ू खानकों सूचित किथा, कि युद्धके समय हम रूवारेज्मियोका साथ छोड़ देंगे । इसमे उत्सा- 
हित हो शुक्रवार १९ मई (११९५ ई० ) को तुकू खाननते युद्ध छेडा | उरानियानोने अपने वचनके 
अनुसार तकाशकी' सेनाका साथ छोड दिया और उसकी रसद और सामानको छूट लिया, जिसके 
कारण मुसहूमानोकी घोर पराजय हुईं। बहुतसे यद्धमे मारे गये, और उससे भी अधिकने मरु- 
भूमिमें भूखो-प्यासो प्राण खोये । १८ दिन बाद ख्वारेज्म छौट कर तकाशने सालके बाकी रामयकों 
“इराक” में बिताया। उसी सालके अन्तमे काइर तुकू खान और उसके भतीजे अल्प दरकमे 
झगडा हो गया। भतीजा तकाशके पास जन्दम सहायता मागने आया । तकाशने स्वीकार किया । 
शाहजादा कुतुबुद्दीत मुहम्मद जनवरी ११९८ ई० में नेशापोरसे ख्वारेज्म आया। तकाशतने 
उसे अल्प दरककी मददके लिये भेजा । खान हार कर अपने कितने ही अमी रोके साथ बन्दी बना, 
और बेडी पहनाकर फरवरी में ख्वारेज्म लाया गया। उसके कबी छेने अल्प दरककों अपना खान 
माना, किन्तु वह काफिर इस्लामके गाजीका भक्त अधिक दिनो तक नहीं रहा और उसने भी 
चचाका पथ पकडा। लोहे को लोहा काटता है” की कहावतके अनुसार तकाशने भूतपूर्व सान 

(तुकू खान) को जेलखानेसे छोड अल्पदरक (अतल्पकारा) के विरुद्ध भेजा। अगले साल शूभ 
समाचार ( खबर वशारत) मिला, कि तुकू खान विजयी हुआ | 


धौद्ध-ईसाई ] सुवारेज्मी ४४४९ 


गोरियोंके प्रकरणमे हम कह चुके हे, कि बहाउद्दीन (बामियान-शासक ) ने ११९८ ई० 
में कराखिताई शासकसे बलख छीनकर वहा पर गयासुद्दीन मुहम्मद गोरीके नाम' से खुतबा 
पढवाया। इस कामको तकाश अपने विरुद्ध समझता था। अब तक गोरी सुल्तान और रुवा- 
रेज्मशाह हिन्दुस्तान और किपचकके काफिरोको परास्त करने में एक दूसरेकी सहायता 
करते रहे । लेकिन जान पडता है, तकाणके इरादेको जानकर, अब गयासुद्दीन भी तन गया था, 
इसीलिए उसने बलख पर प्रह्मर किया। तकाशने गयासुद्दीनके खिलाफ कार्यवाही करनेके लिये 
कराखिताइयोसे भी मदद मॉगी । उस समय शत्रुकी भारी शक्तिको देखकर गयासुद्दीन हमला 
नही करना चाहता था, क्योकि यद्यपि भारत (दिल्ली) विजय किथे हुए ६ वर्ष हो गये थे, और 
४ वर्ष पहिले कन्नौज भी विजित हो चुका था, किन्तु अभी वहाँ विद्रोह शान्त नही हुए थे, इसलिये 
गोर-सेनापति शहाबुद्दीन हिन्दुस्तानमे फसा हुआ था। अन्तम धोखेसे कराखिताइयोके शिविरपर 
आक्रमण करके गो री-सेनाने भारी सफलता प्राप्त की। इस हारका दोष कराखिताइयोने ख्वारे- 
ज्मशाह पर रूगाकर प्रत्येक निहत सैनिकके लिये १० हजार दीनार हर्जाना मॉगा। तकाशने 
गयासके पास सहायताके लिये पत्र भेजा। गयासने शर्ते रखी--इस्लामके खलीफाकी अधीनता 
स्वीकार करो और कराखिताइयोके आक्रमणसे जो नृकसान हुआ है, वह हमारी प्रजाको दे दो । 
जब गयाससे समझौता हो गया, तो तकाशने गुरखानकों लिखा--- आपकी सेनाने केवल बलख 
को दखल करनतेकी ही कोशिश की, उसने हमारी कोई सहायता नहीं की । में न आपकी' सेनासे 
मिला, ओर न उसे मेने नदी (वक्ष) पार करनेकी आज्ञा दी। अगर मेने ऐसा किया होता, तो 
आपकी मॉँगके अनुसार पैसा देता । अब जब कि आप गोरियोका कुछ नही बिगाड सके, तो मुझसे 
माँग कर रहे है । मेने अब गोरियोसे समझौता कर लिया है। मेने उनकी अधीनता स्वीकार कर 
लो है, अब में आपके अधीन नही रहा ।” 

इस तरहका मुह फट जवाब सुनकर कराखिताई कंसे चुप रहते ? वह ख्वारेज्मकी 
राजबयानी को घेर कर प्रति रात छापा मारते रहते | इसी समय काफी सख्यामे गाजी तकाशसे आ 
मिले, जिसपर कराखिताइयोको लौट जाना पडा । तकाशने उनका पीछा करते हुए बुखारा को जा 
घेरा। बुखारा-निवासी इस्लामके सुल्तानके नहीं बल्कि काफिरीके वफादार रहे, और उनकी 
तरफपे लडे । तकाश एक आखका काना था। बुखारा वाले कराखिताइयोकी शक्तिपर विश्वास 
करते थे, इसलिये उन्होंने कफतान और ऊची नुकीली टोपी पहनाकर एक काने कुत्तेको प्राकारके 
ऊपरसे  ख्वारेज्मशाह'” कहकर प्रदर्शित किया इसके बाद कुत्तेको कतापुल्त (युद्धयत्र ) ढ्वारा 
दुश्मनके शिविरपर फेकरते हुए चिल्लाकर कहा यह है तुम्हारा सुल्तान” । ख्वारेज्मवाले बुखारियो 
को मुतिद (धर्मसे पतित) कहते थे। अन्तमे बुखारा तकाशके हाथमें चछा गया। उसने दया 
दिखलातने लछोगोमे बहुत सा पेसा बाठा और कुछ समय बाद वहासे ख्वारेज्म लौट गया। 

खलीफाके वजीर मुईनुद्दीनने बडी घृष्टतापूर्वक वर्ताव किया और कहा--चूकि सुल्तान 
(तकाश ) को यह दर्जा हमारे यहासे मिला है, इसलिये उसे वजीरसे मिलनेके लिये घोडेसे उतर 
कर आना चाहिये और वजी रके तबू से खलअत ले जाना चाहिये। तकाश ऐसा करनेसे इकार 
कर तुरन्त वहासे लौट पडा। उस समय तो बीच-बचाव हो गया, लेकिन वजीरेके मरनेके बाद 
(जुलाई ११९६ ई० में) तकाशने खलीफाकी सेतापर आक्रमण कर उसे बुरी तरहसे हराया । 
मृत वज़ीरको दड देनेके लिये उसके शवको कब्नसे निकाल उसका सिर काटकर ख्वारेज्म भेज 


9 4 ८ 


४४५० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८६४७ 


दिया। इसके बाद भी खलीफाका कहना था, कि ख्वारेज्मशाहकों पश्चिमी ईरानकी ओर नजर 
न दौडानी चाहिये। तकाशने जवाब दिया--इतना पर्याप्त नही है, मेरी' असरूय सेनाके खर्चके 
लिये इराक-अजमकी आदमनी बहुत कम है, इसलिये खुजिस्तान भी मिलना चाहिये। अतिम 
जीवनमें तकादाने बगदादमें भी अपने नामका खुतबा पढे जानेकी माग की । यही से ख्वारेज्म 
शाह और अब्बासियोका भारी झगडा उत्पन्न हुआ, जिसका अन्त मगोलो द्वारा दोनों वशोके 
उच्छेदके साथ हुआ । ख्वारेज्म सेनाने इस समय बडी बरबादी मचाई। इतिहासकार राबन्दीके 
अनुसार तकाशके सेनापति मायाचुकने उससे भी अधिक क्रूरता दिखलायी , जो कि गूजोंने खु रासान 
में, अथवा पीछे मगोलोने इराकमे की थी। जब इसकी शिकायत तकाशके पास पहुची, तो 
उसने मायाचुकको पदच्युत कर दिया और ख्वारेज्ममें आनेपर उसे कत्ल करवा दिया | बगदादमे 
रखी सेनाकी हालत भी बेहतर नही हुईं। ११९४ ई० में--जिस साल शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीने 
जयचन्द्रको हराया--खलीफाने पात्र सौ सवार ईराक-अजम भेजे । उन्होंने वहा पर रखी हुई 
ख्वारेज्मी सेनाको छूटकर मार भगाया। 

तकाश' ३ जुलाई १२०० ई० को मरा। यह खबर मिलनेपर इराक-निवासियोने 
स्त्रारेज्म की रही सही सेना को भी खतम कर दिया । 


७. मुहम्मद तकाश-पुत्र (१२००-१२० ई०) 


तकाशका बडा लडका मलिकशाह पिताके जीवनमेही ११९७ई०में मर गया था, इसलिये 
द्वितीय पुत्र मुहम्मदकुतुब॒द्दीन (धर्म-आूव) और अलाउद्दीनकी उपाधिके साथ गद्दी पर बेठा । उसके 
गद्दीपर बैठनेकी घोषणा ३ अगस्त१२०० ई० को हुई । मलिकशाहका पुत्र हिन्दूखान गई।का दावेदार 
था। गोरियोने उसका समर्थन किया, जिनकी सहायतासे खुरासानके कितने ही शहरोको उसने 
ले लिया। लोग लूट-खसूटके कारण हिन्दूखान से असन्तुष्ट हो गये । उधर उसका सरक्षक गया- 
सुद्दीन भी मर गया। उसी वक्‍त मुहम्मदने अपने भतीजेपर धावा बोल दिया और १२०३ ई० 
तक उसने खुरासानके अपने सारे राज्यकोी वापस ले लिया। १२०४ ई० के वसन्‍्तमें' उसने और 
आगे बढ बादगियोको लूटा और हिरातपर भारी कर लगाया । हिरात पर तकाशका कभी 
अधिकार नही हुआ था, इसलिये भारत-विजेता शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरीको बुरा लगना ही था । 
वह भारतसे लौटते ही सीधे ख्वारेज्मपर चढा। मुहम्मद जल्दी जल्दी मेर्वसे ख्वारेज्म लौटा। 
भूमिको जलमभ्न कर गोरीकी' सेनाकी आगे बढनेमे ४५ दिनकी देर करा सका, छेकिन रुवारेज्मियों 
की हार हुए बिना नही रही । गोरीके वर्णनमे हम बतला चुके है, कि किस तरह कराखिताइयोकी 
मदद पहुचनेके कारण ख्वारेज्मकी राजधानी शहाबुद्दीतके हाथमे जानेसे बची, उसे लौटता पडा 
और अन्तमे कराखिताई सेनाके हाथमे अन्दखुदमे ऐसी पराजय खानी पडी, जिससे वह फिर 
सभल नही सका। शहाबुद्दीन गजनी भागा। मुहम्मद ख्वारेज्मशाहके साथ इस्लामके सुल्तानकों 
नाक रगडकर संधि करनी पडी'। अब हिरात छोड सारा खुरासान ही' ख्वारेज्मशाहके हाथमे 
नही चला गया, बल्कि इस्लामका सुल्तान अब गोरी' नही ख्वारेज्मशाह बन।। १३ मार्चे १२०६ 
ई० को जातीय बदला लेनेके लिये हिन्दुओने जब शहाबुद्दीनको मार डाला, तो इस्लामी दुनियामे 
मुहम्मद ख्वारेज्मशाहका कोई प्रतिद्वन्द्दी नही रह गया। शहाबुद्दीनके भतीजे गयासुद्दीन' महमूदके 
समय रहा सहा गोरी साम्राज्य भी छिलन्न-भिन्न हो गया। तुर्की गुलामोने गोरी राज्यको बाट 


कु 


मुहम्मद | ख्वारेज़्मी ४५१ 


लिया। ख्वरेज्मशाहने भी इससे फायदा उठाया और दिसम्बर १२०६ ई० को हिरातमें विज- 
योत्सव मनाते हुए प्रवेश किया । गयासुद्दीन महमूद अब उसका एक सरदार भर था, जिसे गोरमे 
शासन करनेका अधिकार दिया गया। खुतबा और सिक्‍के ख्वारेख्ज्मशाहके चलने लगे। 


जनवरी १२०७ ई० में ख्वारेज्मशाह अपनी' राजधानीको लौठ गया। 
| | | || 
न 
| || /“( «७७ 


| ॥॥ 
| 
५. 


| 















३३ चिंगिससाप्नाज्य ( १२२७ ई० ) 


पूर्वी इस्लामी जगत अब फिर एकताबद्ध होने गा । शक्तिशाली होते भी तकाशने 
कराखिताइयोकी अधीनतासे इन्कार नही किया और वही शिक्षा वह अपने पुत्रकों भी दे गया था, 
लेकिन मृहम्मद उसे भूल गया। उसने १२०८ ई० में कराखिताइयोकी भूमि पर चढाई की और 
उसे बुरी' तरहसे हार खानी' पडी। अगले साल की चढाईमे उसे सफलता मिली और उतरार 
(फाराब) और तराज तकका प्रदेश उसने ले लिया। इसी समय कराखिताई साम्राज्यके पूरबी' 
सीमान्तपर खतरा पैदा हो गया । १२०७ ई० में चिंगिसने नैमन तुकोके खान तायहू को 
हराकर मारा डाला था। उसका पत्र कचलक (गचलक। भागकर' गरखातन' किराखिताई) के 


४४२ मध्यएसिया का इतिहास (१) | ८६७ 


दरवार में शरणागत हुआ । दो वर्षके भीतर ही कू बछूकने किस तरह गृ रखानके सा म्राज्यको अपने 
हाथमें कर लिया, यह हम पहिले बतला चुके है । कुछ सफूठताके बाद भी ख्वारेज्मशाहने अभी 
कराखिताइगोको कर देनेसे इस्कार नही किया | लेकिन १२०९(६०७ हि० ) में जब कराखिताई 
दूत कर उगाहनेके लिय्रे राजवानी गुरगाजमे| आया ओर तख्तपर शाहकी बगलमे' बैठा, तो 
इस्लामके सुल्तानकों यह सह्य नहीं हुआ जऔौर उसने उसे वक्ष तदीमे फेफ़्वाकर मरवा दिया । 
यह कराखिनाई सा प्राज्यके प्रति युद्ध-बोरणा थी, दसलिये प्रतिरक्षामे आक्रमण बेहतर होता 
है।इस नीजिका अनुसरण करते हुए मुहम्मदने कराखिताई राज्यपर अभियान किया। बुखारा 
लेकर वह॒ समरकत्द पर बढा। समसकन्दके कराखिताई शासक 'उस्मानने उसका स्वागत 
कितरा। आगे बढ़ने हुए ख्यारेज्मशाहने सिर-तदीके पार सितम्बर (१२१० ई०) मे इलामिशके 
मैदानमे कराखिताई सेनाको हराकर उसके सेनायति तायडक्‌कों बन्दी बना ख्वारेज्म भेजा और 
उसे भी वक्ष॒म फेकबाकर मरवा दिया। मुहम्मद रवारेज्मभाहका सितारा ओजपर था। अन्त- 
वेंदका शासक उस्मान भी अब ख्वारेज्मगाहके पक्षमे था। उधर गुरबानको हाथकी कठपुतली 
बना कुचलुकने शासनकों सभाक लिया था। कचलुकने ग्रबवानकी एक रानीको व्याहा और दो 
माल बाद (१२९१२ ई० में) जब ग्रवान मर गया, तो स्वय नया ग्रखान बन गया । 

१२०८ के वसन्‍्तम मुहम्मदने खुरासान जाकर वहाँकी अशान्ति दूर की । हिरातके राज्य- 
पालने ख्वारेज्मशाहके मरनेकी अफवाह सुनकर गोरी झडा खडा करनेकी चे/टा की शी'। झुवारे- 
ज्मशाहने राज्यपालकी उसके किये का दंड दिया। नेशापोरके राज्यपाल कज़ली (कजलिक) 
ने भी विद्रोह किया था। ३० मारे १२०७ ई० को ख्वारेज्मशाह वहा पहुचा । कजलिकका पुत्र 
अन्तवेंदकी ओर भागकर कराखिताइयों के पास १हुचना चाहता था। उसे और उसके साथियोकी 
वक्षु तठपर पकड़कर मरवा दिया गया। कज़लीते कही भी रक्षाकी संभावना न देखकर ख्वारे- 
ज्मशाहकी मा तुर्कान (तेरेकिन ) खातूनकी शरण लेनी चाही और वह गुरगाज पहुचा। तुर्कानखातून 
बडी जबर्देस्त' स्त्री थी। उसका लडका भी उससे बहुत दबता था, लेकिन कज़लीके अपराधकी 
गुरुताकों वह समझती थी, इसलिये उसने अपने पति तकाशके मकबरेसे शरण लेने की राय दी । 
ऐसा कहकर भी' अन्तमे तेरेकिन खातूनने कजलिकका सिर कटवा कर पुत्रके पास भिजवा दिया 
और अपने सबधी की मदद नही की । 

१२०८(६०५ हिं०) में दितको ख्वारेज्ममें एक भारी भूकम्प आया, जिससे राजधानी मे 
दो हजार आदमी मर गये, बाहर भी बहुत से लोग हताहत हुए, दो गाव घरतीके गर्भमे चले गये । 

१२०९ ई० में कराखिताई दूत महमूद वाय कर मागनेके लिये आया था। उसका जो' 
परिणाम हुआ, उसे हम बतला चुके है । समरकन्दका शासक उस्मान ख्वारेज्मशाहका बडा सहायक 
हुआ। उसे शादी करनेके लिये ख्वारेज्म बुलाया गया था, लेकिन तुर्कान खातूनने तुर्की प्रथाका 
बहाना बनाकर एक साल ससुरालमे रहनेको कहा, जिसे उस्मानने स्वीकार किया। १२११ के 
वंसतके अभियानमें समरकन्दियोकी मनोवृत्तिसे डरकर वह अपनी पत्नी-सहित समरकन्द चला 
गया। उस्मानको ख्वारेज्मका जो तजर्बा हुआ, उसके कारण उसने ग्रखानसे सबध जोडना 
ही अच्छा समझा। इसी समय उत्तरी सप्तनदमे मगोल सेनापति कुबिलेनोयनने वहाके राज- 
कुमारके बुलानेपर आक्रमण किया और कराखिताई राज्यपालको मार डाला। मगोरू काफिर 
भरे, तब भी उस्मानने जब उनकी सफलता की अतिरजित बात सुनी, तो काफिरोका जुआ उसे 


मुहम्मद | ख्वारेज्मी ४४३ 


पसन्द आया । उसकी प्रजा भी उससे सहमत थी। ख्वारेज्मशाह अपने दिग्विजयोमे बडा धन 
खर्च कर रहा था। आखिर उसका सारा भार लोगो पर ही पड रहा था, इसलिये वह क्यों इस्लामके 
सुल्तानकों पसन्‍द करने लगे? समरकन्दियोने ख्वारेज्मियोको लूटना मारना शुरू किया ' 
खबर पाकर ख्वारेज्मशाह चढ आया । समरकन्‍्दने आत्मसमर्पण किया । उस्मान भी शरणमे 
आया । शायद ख्वारेज्मशाह क्षमा भी कर देता, लेकिन उसकी पुत्री तथा उस्मानकी बीबी 
क्षमा करनेके लिये तैयार नही थी, इसलिये उसे मारना पडा। गुरगाज एक कोनेमे था। वहासे 
अफगानिस्तान और ईरान तक फैले साम्राज्यका शासन करना कठिन था, इसलिये अब एक॑ तरह 
से समरकन्द ही ख्वारेज्मशाहकी राजधानी बन गया। उसने वहां एक जामा मस्जिद बनायी और एक 
बडा महल बनाने का काम शुरू किया। कराखिताइयोकी ओर के इलाकोकों उसने छीन लिया। 

गुरखान मर गया । गुचलुक से यूद्ध करनेका बहाना करते हुए मुहम्मदने कहा गुरखानने 
अपनी कन्या तफगाच खातूनको व्याहने और अपने सारे खजानेको दहेजमे देनेका वचन दिया था, 
इसलिये राजकन्या और खजानेको भेजो, और केवल दूरके प्रदेशोपर ही अपना शासन रखो। 
गूचलुककी स्थिति अच्छी नही थी । उसके दुश्मन मगोल उसे क्षमा करनेवाले नही थे। गुचलुकने 
अपने शासनमे मुसलिम धर्मान्यताका उत्तर अपनी धर्मान्धतासे देता चाहा , लेकिन अब तरिम- 
उपत्यका और सप्तनद मुसलिम-भूमि थी। वहाके मुसलमानोने धार्मिक आन्दोलन किया। 
इस आन्दोलनसे फायदा उठाकर एक भूतपूर्व डाकूने कुल्जा प्रदेशमे अपना स्वतत्र राज्य कायम 
कर लिया। गृचलुकने इसे बडी बुरी तरहसे दबाया। १२१३ ई० के आसपास ख्वारेज्मशाहने 
मुसलमानोकी मददके लिये अपनी सेना राजधानी बिशवालिक भेजा । लेकिन लोगोने गुचलुकका- 
साथ दिया। फिरसे व्यवस्था स्थापित करनेके बाद गुचलुकने मुसलमान आन्दोलनकारियोपर 
--विश्येपकर पूर्वी तुकिस्तानमे---बडी क्रूरता दिखलायी। ख्वारेज्मशाह अपने सहंधर्मियोकी 
मदद करनेके लिये नहीं आया, यहा तक की अन्तर्वेदके उत्तरी इलाकोकों भी वह गुचलुकके 
अत्याचारोसे नही बचा सका। १२१४ की गर्मियोमें कराखिताई सेनाके समरकन्दपर आक्रमण 
का बडा भय था। ख्वारेज्मशाहकी इतनी हिम्मत नही हुई, कि आगे बढकर गुचलुकसे लोहा ले । 
उसने इस्फिजाव, शाश, फरगाना और काशानके लोगोको आदेश दिया, कि वह देश छोडकर 
दक्षिण-पद्चिममे चले आये, जिसमे कि गुचलछुकके हाथमें न पडे। सिर-दरियाक्ते उत्तरी तटवाले 
फरगाना प्रदेशको उसने उजाडकर वबरबाद कर देनेकी आज्ञा दी, जिसमे गुचलुकके हाथमे कोई 
चोज न पडे। यह ऐसा समय था, जबकि ख्वारेज्मशाहकी चारो ओर गुृचलुक ही गूचलुक (कुच- 
लुक) दिखलायी पडता था, डर रूग रहा था, कही फिरसे उसे अपना सारा राज्य खोता न पडे 
ओर पूरबी इस्लामिस्तानपर धर्मान्ध काफिरोका अखड राज्य कायम हो जाये। 

किपचक महमभूमिकी तरफ ख्वारेज्मशाहकों ज्यादा सफलता मिली। शिगनाक अब 
ख्वारेज्म राज्यमे था। जन्दसे ख्वारेज्मियोने उत्तरकी किरगिज मरुभूमिके किपचकोपर आक्रमण 
किये ओर इसी अभियानमे मगोर सेनासे ख्वारेज्मियोकी टक्कर हो गयी, इसे हम 
पहिले बतला चुके है। यद्यपि मगोलोकी सेना बहुत बडी नहीं थी, तो भी मुकाबिला जितना 
कठोर रहा, उसके कारण मुहम्मद ख्वारेज्मशाह की हिम्मत नहीं हुई, कि सबेरे भाग निकली 
मगोल सेनाका पीछा करे। 

अपने समसामयिक मुसलमान शासकोमे मुहम्मद ख्वारेज्मशाह सबसे बडा था, इसमे प्देह 


४४ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८६७ 


नहीं। १२१५ ई० में अपने पुत्र जछालुद्वीनकों उसने गोरियोके राज्यका शासक बनाया । 
जिस समय सुल्तान अन्तवेंदम फराखिताई घुमन्तुओके आक्रमणकी चिन्तामे पडा हुआ था, उसी 
समय उसके सेनापतियोने प्राय सारे ईरानककों जीत लिया और सुद्र उम्मा मे उसके नामका 
खुतबा पढ़ा जाने छमा। बगदादका खलीका यह नहीं चाहता था। ख्वारेज्मशाहने 
खलीफासे माग की, कि अब बहू छौकिक शासनकों त्याग दें। खलीफा इस मागकों सहसा 
इन्कार नहीं कर सकता था। उसने शेख शहाबुद्दीत सृहरावर्दीको दूत बनाकर ख्वारेज्मशाहवे 
पास' भेजा। सुल्तानने देर तक शेखकी इन्तिजार करते रबखा, फिर जब बह दरवारमे आया, 
तो उमे बैठतेके लिये भी नहीं कहा । शेखने पैगम्बरकी हदीस (वाक्य) पढनेकी इजाजत भागी 
ओर इस्लामिक प्रयाके अनुसार सुल्तानने सुनतेके लिये घुटने ठेके । हदीसका मतलब था--कोई 
मोमित (मुसलमान) अब्बासके खानदानकों हानि न पहुचाये । मुहम्मद ख्वारेज्मभाहने जवाब 
दिया-- यद्यपि में तुर्क हु और अरबी बहुत कम समझता हू, तो भी तूने जो हदीस पढी है, उसका 
भाव मेने समझ लिया। मेने तो अब्बासकी एक भी सतानको हानि नहीं पहुचायी और न मेने 
उतकी बुराई करनेकी कोशिश की । इसी बीचमे मेने सुना है, कि अब्बासकी संतान काफी सख्याम 
अमीदल मोमिनीन (खलीफा) के हुक्मसे सदा जेलोम बन्द रहती है । यही नहीं बल्कि बहा उनकी 
संख्या बढती ही जा रही है। यह बहुत अच्छा और उचित होता, यदि शेख इस हदीसको अमी- 
रुषमोमितीतके सामने पढता ।” शोखने समझानेकी कोशिश की, कि खलीफा धर्मवावयोका 
अर्य समझनेका अधिकार रखता है, कि सारी मिल्लतके लिये किसी व्यक्तिकों जेलमे 
डाले। गेखको असफल होकर लौटना पडा। खलीफाके साथ दुश्मनी और बढ़ गई। 

खलीफा समझने रूगा, कि जब तक इस काटेको रास्तेसे निकाला नहीं जाता, तब तक 
खैरियत नहीं है। हसन सब्बाह-पुत्र॒का इस्म।ईली संप्रदाय गुप्त-हत्याये करनेमें बडी प्रसिद्धि 
रखता था। उस वक्‍त इस्म|इलियोका मुखिया जलारुद्दीन हसन था--यह याद रखता चाहिये कि 
हमारे यहाके आगाखान उसी इस्माईली सप्रदायके मुखिया है । हफनने कहकर खलीफाने कुछ 
फिदाइयों (म'रनेके लिये तैयार व्यक्तियों) को ख्वारेज्मशाहकोी मारनेके लिये भेजा। फिदाइयोने 
इराकके ख्वारेज्मी उपराजकों मार डाला और मक्काके अमीरको भी अरफातके महोत्मवके 
समय पवित्र स्थानमे जाकर मारा। 

१२१५६० में जब ख्वारेज्मदाहने गज़नीभे अपने बडे छडकेको शासक मुकर्रर करते समय 
दफतरको हुँढवाया, तो वहा खलीफाके कई पत्र मिले, जिनमे गोरियोको मुहम्मद ख्वारेज्मशाह १२ 
आक्रमण करनेकी' प्रेरणा दी गई थी। मुहम्मदने इन सब पत्रोको दिखलाकर अपने यहाके 
इसमामोसे फतवा निकलवाया-- जो इमाम (खलीफा) इस तरहके अपराध करता है, वह अपने 
पदके योग्य नही है। और जो सुल्तान अपनेको इस्छामका अवलम्ब साबित कर चुका है और 
दोनके लिये युद्ध करनेमे अपना सारा समय देता है, उसके विरुद्ध यदि इमाम इस तरहके पडयत्र 

* हर इमाम कि बर्‌ इम्साल-इ हरकात कि जिक्र रफ्त इकदाम' तुमायद, इमामत-इ 
हक न बाशद। व सुल्तानेरा कि मदद-इस्लाम नुमायद व रोजगार व-जिहाद सरफ कर्दा बाशद, 
कसद कुनद्‌ ऑ सुल्तानरा रसद कि दफा चुनी इमाम कुनद, व इमाम दीगर नसब करदब्द । 
व जहु दीगर आँ कि ख्िलाफत रासादाद हुसेन मुस्तह॒क अन्द, व दर-खान्दान्‌ अब्बास गसब स्त | 


शासन-व्यवस्था | सवा रेज्मी ४ 


करता है, तो उसको हक है, कि ऐसे इमाम (खलीफा) को हटाकर उसकी जगह दूसरेकों नियुक्त 
करे। अब्बासियोने जबर्दस्‍ती खिलाफत दखल कर ली है, वस्तुत वह हुसेनकी सतान अली- 
वशियोकी' चीज है।*' 

यह फतवा निकालनेके बाद ख्वारेज्मशाहने नासिरको गद्दीसे हटाकर सेय्यद अलाउलमुल्क 
तेरमिजीको खलीफा बना उसके नामसे खुतबा पढवाया और सेना ले बगदादके विरुद्ध कूच कर 
दिया। १२१७ ई० में उसने सारे ईरानपर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन 
जाडोमे बगदादके विरुद्ध हमदानसे जो सेना भेजी, उसे कुदिस्तानमें बर्फाती तूफानमे पडकर 
बडी हानि उठानी पडी'। बची-खुची सेनाको कुर्दोने खतम कर दिया। बहुत थोडे लोग बचकर 
ख्वारेज्मशाहके पास पहुचे। यह ख्वारेज्मशाहकी प्रतिष्ठा पर जबदेंस्त चोट थी। लोगोमे 
यह झरुप्राल फेलाया जाने छगा, कि खलीफाके साथ दुश्मनी करनेका फल अल्लाने इस प्रकार दिया। 
उधर पूरबसे जो आक्रमण की खबरे आ रही थी, उसके कारण मुहम्मद और बढकर खलीफासे 
झगडा छेडनेकी स्थितिमे नहीं था। तो भी फरवरी १२१८ ई० मे नेशापोर पहुचनेपर उसने 
खलीफाका नाम खुतबासे हटवा दिया। यही बात मेवे, बलख, बुखारा और सरख्शके शहरोमे 
भी की। लेकिन ख्वारेज्म, समरकन्द और हिरातमें ऐसा नही करवाया । इसी समय ख्वारेज्म- 
शाहके घरमे झगडा हो गया। राजमाता तुर्कान खातूनने उग्र रूप धारण किया, जिसमे 
मुल्ला ओर सैनिक भी खातूनकी ओर थे। मुल्लोको ऐसा करनेके लिये कारण था। १२१६ ई० 
में शाहने शेख नजमुद्दीन' कुबरा (सूफी सप्रदाय कुबरी के सस्थापक) के शिष्य तरुण शेख 
मजदुद्दीन बगदाद।कोी कत्ल करवा दिया। यह सदेह किया जाता था, कि सुल्तानकी' मा तुर्कान' 
खातून उससे फस्ती । ख्वारेज्मशाहकी सेना अधिकतर भाडेकी थी। १२वीं शताब्दीमे 
साधारण लोग बहुत तीची निगाहसे देखे जाते थे, और उन्हे मजूरकी तरह पूरी तोरसे अपने अधीन 
रखनेकी कोशिश की जाती थी । सुल्तान सिजर सल्जूकीकी कहावत थी-- गरीबी (कमज़ोरो ) 
से मजबूतो (बडो) की रक्षा करना उससे कही आवश्यक है, जितना कि मजबूतोकी स्वेच्छाचारी 
आचरणसे कमजोरोकी रक्षा करना। यदि मजबूत कमजोरका अपमान करे, तो यह अन्याय 
(मात्र ) हैं, जब कि कमजोर द्वारा मजबूतका अपमानित किया जाना अन्याय और अपमान दोनो 
है। अगर जन-साधारणको अधीनताके बधनसे बाहर निकलनें-का मौका मिले, तो बिलकुल 
अशान्ति और अव्यवस्था मच जायेगी । छोटे बडोके कतंव्यको पालन कर सकते है, लेकिन बडे 
छोटोके कर्त॑व्यकों नही पूरा कर सकते | साधारण लोग चाहेंगे कि अमी रोकी तरह रहे, लेकिन 
फिर उनके करनेका काम कोई नही क रेगा ।” मजूरो और किसानोंके बारेमे सिजरकी सरकारका 
नियम था-- उन्हे बादशाहोकी भाषा मारूम नही है। उन्हे अपने शासकोंसे समझौता करने 
या उनके विरुद्ध विद्रोह करने का कोई ज्ञान नही है । उनका सारा प्रयत्न केवल इसी एक' उद्देश्यके 
लिए है, कि वह जीविकाके साधनोको प्राप्त करे, बीवी-बच्चोके पालन करनेके साधनोको प्राप्त 
करे | इसके लिये उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यदि वह बराबर शान्ति का उपभोग 
करना चाहे ।” 


(१) शासन-व्यवस्था 


ख्वारेज्मशाही शासनके बाद मगोल शासन स्थापित हो जाता है, जब कि पहिलेसे चली 


४५६ मंध्यए्सिया का इतिहास (१) | ८६७ 


आयी शासनो-पवाकी जगहुपर जगहु-जगह से ली हुई चिगीसीय शासन-व्यवस्था चाल होती है। 
इसी व्यवस्थाको तैमूर तथा दूसरे इस्लामी शासक ने भी स्वीकार किया। वही मुगलो द्वारा मारतमे 
लाकर प्रचलित की गई। इसलिये रुवारेज्मशाहके समय तकललली आती पुरानी राज्य-व्यवस्थाके 
बारेमे कुछ कह देना आवश्यक है। जैसा कि हमने पहिले कहा, गोरियोकी सेनास केवल भाडईके 
सतिक नही रहते थे, बल्कि आस-पासके पहाडोंके इस्ठामिक गाजी भी छूटके लोभ और धर्म- 
प्चारके ख्पालमे शामित्र होते थे। ख्वारेज्मशाहकी सेना बिलकुल भाडेकी टट्ढ थी। ऐसी 
सेताकों अनुरकत और अपने हाथमे रखनेके लिये शाह उनकी जर्सनिक अधिकारियोके ऊपर 
मानता था। अपैनिक अधिकारी निम्त प्रकार थें--- 

बजीर काज़ी और म्स्तौफी--यह राज्यके सबोच्चि अविकारी थे । 

बकील --दरवारके अतिरिक्त दीवान-खास का भी वकील होता था। वही भारी 
रकम और मेनाके खर्चके लिए निश्चित की हुई निधिका नियामक था। मगोल कालमे शायद 
यही वकील खारिजी (बाह्य) वकील कहा जाने रूगा। 

मुदह़्रिफ --भ्रान्तोम वकीलका काम इसके आधीन था। 

इनके अतिरिक्त शाहजादोवाले प्रदेशोके भी वज़ीर होते थे,जिन्‍्हे सुल्तान,नियुकतकरताथा । 

सुल्तानी वर्ज!र कुछ कुछ वशक्रमागत होते थे। जैसे मुहम्मदका बर्जीर निजामुल्मुल्क 
मुहम्मद मसऊद-पुत्र हारावी तकाशके वज़ीरका पुत्र था। 

जानवार (बधिक )--सल्जूकियोके समय इस अधिकारीका महत्व अधिक बढ गया था । 

मुहम्मद ख्वारेज्मशाहके समय इस पदपर काम करनेवाला अधिकारी 'जयाज़ जहान पहलवान" 
के नामसे पुकारा जाता था और उसे दस हज़ारी सवारका सनसंब (पद) था। 

जागीर--सल्जूकियोकी भाति इस समय भी सैनिक सेवाओके लिये जाग।रे दी जाती थी । 
तकाशके समय बारचिनलिंग कतके नियुक्त सेलापतिकों रवात-तुगानीन इलाकेका एक प्रधान 
गाव दीवान-अर्दे (सैनिक विभाग) की' मार्फत भिऊझा था। उसी सुल्तानके समय राज-राजा- 
यगान-दूःदूकी एक गाव नुखास-मसिल्क (माफी) के तौरपर मिला था। 


(२) मॉसे भंगड़ा--- 


प्रेमीके मारे जानेके बाद भी राजमाताकी बातोकों मुहम्मर मानता था। जब निजा- 
मुल्मुल्क मुहम्मद हरवीकों बजीर पदसे हटाया गया, तो राजमाताके कहनेपर मुहम्मदने उसके 
पूर्व गुलाम सालेह-पुत्रको “नासिरुद्दीत” और “तनिजामुल्मुल्क'” की पदवी देकर वजीर बनाया | 
राजमताहीके कहने पर अपने सब से छोटे पुत्र कुतुब॒द्दीन उज़लाग शाहको ख्वारेज्मगाहने अपना 
युवराज बनाया, क्योकि उसकी मा राजमाताके कबीलकेकी थी। बडे शाहज़ादे जलालुद।न 
मगूविरतीको खुश करनेके लिये हिरात छोड सारा गोरी राज्य प्रदान किया। युवराजकों 
स्वारेज्म, खुरासान और माजन्दरानका शासन मिला था, किन्तु असली शासन-शक्ति तुर्कान 
खातूनके हाथमे थी । 

फरवरी-मार्च १२१८ ई० मे हिरातसे लौट कर सुल्तान नेशापोर पहुचा, तो उसे वजीर 
मुहम्मद सालेह-पुत्रकी अयोग्यताका पता छूंगा, | शाहने उसे पदसे हटाकर तुकनि-खातूनकी 
ओर इशारा करते हुए कहा-- जा अपने उस्तादके दरवाजे पर ।” दरबारमे आनेपर तुर्कान 


माँ से झगड़ा ] रुवारेज़्मी ४७ 


खातूनने बडी तेयारीके साथ पदच्युत वजीरका स्वागत करवा उसे युवराजका वजीर नियुक्त 
किया। सुल्तानने जब अन्‍्तवेदर्म रहते यह बात सुनी, तो वह जलरू-भुन गया और उसने 
इज्जुद्दीन तुगरलकों उक्त वज़ीरका सिर काटनेका हुकम देकर भेजा | तुर्कान खातूनने तुगररूूको 
गिरफ्तार नही किया, छेकित सारी सभाके सामने यह कहनेके लिये मजबूर किया, कि सुल्तानने 
स्वय निजामुल्मुल्कके पदकी स्वीकृति दे दी है। आखिर सुल्तान भी इसे मजूर करनेके लिये 
मजबूर हुआ। अपने शासित प्रदेशोमे तुर्कान खातूनकी चलती थी। सैनिक भी उसीौके साथ 
थे। सैनिक वर्गकी मुखिया राजमाता थी। 

निजाम ल्मुल्कके हटानेके बाद अपने शासित प्रदेशोमे ख्वारेज्मशाहने कोई वर्जीर नियुक्त 
नही किया, बल्कि यह काम दरबारके ६ वकीछोको सुपुर्द कर दिया। उन्हीकी सर्वसम्मत रायसे 
काम चलाया जाता था। इन वकीलोमे एक अभिलेख (दफ्तर) दीवान का मुखिया था। यह 
कहना मुश्किल है, कि मुहम्मदके दिलमे क्यो ऐसा ख्याल आया, कि व्यक्तिकी जगह उसने एक 
परिषद्के हाथमे शासन-सूत्र देना पसन्द किया। पुराने समयसे चली' आती नौकरशाही परम्पराके 
यह बिलकुल विरुद्ध था। अब्बासियोके समय जो राजनीतिक ढाचा पूर्वी मुसलिम जगतृमे 
स्थापित किया गया था और जिसे उनसे ताहिरियो ओर सामानियोने स्वीकार करके और विकसित 
किया, उस व्यवस्थाकों म्‌हम्मद ख्वारेज्मशाहने बिलकुल तोड दिया । इसके कारण नौकरशाहीका 
मान हेठा हो गया। 

राजमातों अपने जार म्‌ल्ला मज्दुद्दीनकी' हत्याको क्षमा नही कर सकती थी और मुह्ला- 
वर्ग भी अपने एक प्रसिद्ध मुल्लाके मरवाने और खलीफाका नाम खुतबासे निकलवा देनेके लिये 
ताराज़ था। काफिरीके जूयेसे जिन लोगोको मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने स्वतत्र किया था, वह भी 
उसके शासनकी कठो रताके कारण विद्रोही बन गये थे, क्योकि उनको उसने बडी निर्देयतासे 
दबाया था। इस प्रकार शासन, उसके हरेक यत्र ओर जनताके हरेक वर्ग मे अविश्वास पैदा हो 
गया था, और यह ऐसे समय जब कि तीनो कालका सबसे अधिक प्रतिभाशाली सगठनकर्ता 
चिंगिस खान सीमात पर आ पहुचा था। 

ख्वारेज्मी बशका अवशिष्ट इतिहास अगले अध्याय मे आयेगा । 





स्नोत-प्रन्थ 

पृपफ्द्रडाबए0 ॥00ए97 ६0 एं76 ०४80 ॥शए४8४07 (५४, ४४, 827700]) 

प्ा०87० ० 35४9 (8, 70 7१०४8) 

किताबुल-हिन्द (अबूरेहाँ अल्बेडनी) 

आखिल्रेक्तुनिये पाम्यात्निकि तुकंमेनिई (मास्को १९३९) 

५ ओचेक॑ इस्तोरिइ तुर्कमेन्स्कओ नरोदा (व० व० बरतोल्द, १९२४) (तारीख 
रशीदी, मिर्जा हैदर, अनुवादक 74, 70 २०७४ ) 

6 ७8 घ्रडाठएए ० ४००8० ए (ल्यफ्थे 658 


७ >ए ३७ $- 


५८ 


अंध्याध ७ 


चिगिस खान (--१२२६) 


मंगोल ऐमी भूमिके रहनेवाले थे, जहा न शहर या करबा क्या गांव भी नहीं के बराबर 
है। चारो ओर वक्ष-वनस्पति-हीन बालकी भूमि है। हस भूमिका शताश भी खेतीके योग्य नहीं 
है। बहुत थोडी सी। जगहोकी नदियोकी धाराये सि्ित करती है। यद्यपि पंशुपालनके लिये इस 
भूमिके धासके मंदान बहुत अनुकूल हे, लेकिन वहा भी काई बड़े वृक्ष नहीं दिखाई 
पड़ते । घोरेकी लीद और याककी कडसे ही वहाके राजा और 
राजकुमार तक अपना भोजन पकाने है । आवोहवा बहुत ही 
कठोर है। गर्मियोके मध्य में भी बहा ऐसे स्थान है, जहा 
भयकर तूफान और वर्षा आती, विजलीसे कितने ही 
आदमी) और पश्म मारे जाते है । इस समय भी भारी 
हिम-वर्षा ही जाती है। कभी कभो इतनी 5४ी हवा चलती 
” है, कि आदमी मुश्किलसे घोड़ेपर बैठ सकता है । ऐसे ही 
एक तूफानमें हम धरतीपर पड गये थे और उस धूलकी 
| न क्‍ १ धुधमे कुछ नही देख पाते थे। वहा अक्मर एकाएक ओछे 
£ हे पड़ने लगते हे और असह्ाय गर्भीके बाद तुरन्त ही परले 
5 रा हा दर्जेकी सर्दी होने लगती है ।” यह किसी आधुनिक यात्री यथा 
लेखकके वाक्य नही है, बल्कि चविशिसके मरनेके थोडे ही' 
समय बाद मगोलियामे पहुचे कैथलिक साधू कारपीनीका 
के लेख है। मगील लोगोकी' शकरू-सूरत का अतिरजित 
३४ चिगिस वर्णर एक लेखकने इस प्रकार किया है--- उसका चेहरा 
बडा ही भयकर और घृणोत्पादक होता है। जिसपर दाढी-मूछका नामोनिशान केवल ऊपरी 
ओठो और दुट्डीपर कुछ गिन लेने कायक बालोके सिवाय नहीं मिलता। वह हर किस्मके 
जानवरोका मास खाते हे, जिनमे घोडेका मास' बहुत पस्द करते हैं। जानवरकों काटकर बिना 
नमकके हू उबाल लेते है, फिर उसके टुकडे करके नमकीन पानीमे डुबोकर खाते है । कुछ छोग 
बैठकर भी खाते हे, नही तो प्राय खडें-खडे खा लेते है । भोजके समय स्वामी और सेवक एक 
समान भाग पाते हे । उनका पेय कूमिस (एक प्रकारकी शराब) घोडीक दूध से बनाई जाती है 








* पु&६४४ 0 8852 


तैयारी | चिगिस खान ४५९ 


जिसे बडे बडे बतंनोमे से प्यालिेमि डालकर आकाश और चारो दिशाओके देवताओकी ओर थोडा 
सा फेक कर पीते है । पीनेंके समय सरदार अपने सेवकको चखाकर प्याल्‍ूा मुहमे लगाता है। वह 
इच्छानुसार बीबिया रख सकते है, लेकिन व्यभिचार और चोरीके लिये मगोल मृत्यु-दण्ड देते थे । 
उनका उस समय कोई धर्म या धामिक रीति-रिवाज नही था। लाशको कई दिन रखकर जला 
देते ओर कभी कभी मृत पुरुषके हथियारों और सोने-चादीकी दूसरी चीजोके साथ कुछ दास- 
दासियोकों मारकर उनके साथ गहरी कब्रोमे गाड देते। श्राद्ध या स्मारकके तौरपर मारे हुए 
घोडेकी खालमे भूसा भरकर किमी ऊची जगह या दरख्तपर टाग देते । 


? तेयारी 


मगोलोकी यही अवस्था थी, जब कि उनमें १२ वी शताब्दीके मध्य (११६२ ई० ) में पीछे 
चिगिस खानके नामसे प्रसिद्ध तेमोचिन पैदा हुआ। उस समय उत्त री चीनका शासक किन्‌-राजवश 
था, जो कि मचु जातिसे सबध रखता था । इसी किन्‌-वहने खिताइयोको भगाया था, इसे हम' बत- 
ला आये है । मोक्‌ ताता (मगोल तातार) कर्ब।लेके खिलाफ किन्‌ सम्रादने युद्ध घोषित किया था, 
फिर ११४७ ई० में उन्होंने मगोरू राजा औलो-बोतजिले कगान (कुतुला,कुतऊरूक ) से सुलह की । 
यही वश राज्य कर रहा था, जब कि ११६१ ई० मे किन सम्राट्‌ शी-चुडने मकू्‌-तातारके विरुद्ध 
युद्धओपोषणा की। इसके कुछ समय बाद बोइरनोर (सरोवर) के तातारोने मगोलोको बुरी 
तरहसे हराय।। हम अनेक बार देख चुके हे, कि घुमन्तुओंकी पूर्ण पराजय और उनका 

उच्छेद एक बात नही है। उस शताब्दीके बीतते बीतते चीन सरकारने कराइतो और मगोलोको 

तातारोके विरुद्ध उभाडा। मगोलोके पास इतनी शक्ति अब भी थी, कि किन्‌-सम्राट उनकी 
सहायता चाहता था। इसी सवर्षमे तेमुचिनकों पहिले-पहल आगे आनेका अवसर मिला। 
उसने मरुभूमिके सरदारोभेसे चुनकर अपनी सेना बना युद्धमे भाग लिया। तातारोपर विजय 
हुई और कराइतोका खान पूर्वी मगोलियामे प्रधान व्यक्ति माना जाने रूगा। मगोल सेनाने 
अपने नेता तेमुचिनकों कगान (खान) घोषित किया। कराइतोके खान वाहुखानने भी इसमे 
अपनी सहमति प्रकट की । तेभुचिनतने खानकी' उपाधि स्वीकृत करते इसी समय अपने कबीलेका 
नाम फिरसे मगोल रखता स्वीकार किया। कुतला कगानके बाद 'मगील” ताम लुप्त हो चुका 
था। मगील दब्द चिगिसके समय भी केवल सरकारी तौरसे इस्तेमाल होता था, साधारण लोग 
उससे अपरिचित थे। अब मगोलरू राजवशके सरकारी कागजोमे इसका प्रयोग होने रूगा, जिससे 
चीनमे उन्हें मगोल कहा जाने लगा, लेकिन मगोलिया तथा बाहर अब भी ताता (तातार) ही 
इनका नाम था। “मगोर” नाम घोषित करते तेमूचिनने यह दिखलाना चाहा, कि में कुत- 
लक कगानका उत्तराधिकारी हूँ और उसी वीर कगानका रुधिर मेरी नसोमे बह रहा है-- 
यद्यपि ऐतिहासिक तौरसे यह दावा गरूत था। 

परपरा बतलूाती है, कि इसी समय तेमुचिनने अपने १० दरबारी दरजे कायम 
किये-- 

१, कोरची--धतुष बाण ले चलनेवाले चार आदमी । 

२ बाउरची---खाने-पीनेका निरीक्षण करनेवाले तीन आदमी । 

३ अखताची--चरागाह के निरीक्षक । 


४६० मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७१ 


४ तेरेगिन--गाडियोकी तैयारीका निरीक्षक एक आदमी, जिसे पीछे युर्तची भी कहा 
जाने रूगा। यही' बुढ़ावेमं बुकाउल और बाबरची होता। 
५, चेरबी--धरके कारबारकों देखनेवाला निरीक्षक एक आदमी। 
६ चार आदमी तलवारोको लेकर चलनेवाले, जिनका मुखिया तेमुचिनका भाई जूची 
कसर था। 
७ दो अख्ताची, जो कि घोडोकी शिक्षाके निरीक्षक थे, इनका मुखिया तेमुचिनका 
भाई बिलगुतइ था। 
८ तीन घोडीके चरागाहके निरीक्षक । 
९ चारखोला, ओयरा, जो कि दूर या नज शरीक बाणीम ग॒प्त सदेश रखकर ले जाते थे । 
१० परिषद्के रक्षक दो अमीर, जो कि खानके दाहिने वाये बैठने और उसे सलाह देते । 







थे ५, ह है । गा का नल मा बःल्कॉ कट 
५ 4५ 
के की श्म, न पर 
पक 23; (624 | ४५ शक 5 


सन रॉ 7 परलड न्श्द ् 42, धन पे 
ण्क न "३ ढक श्‌ः ह 2 
््ट » जी 37 अर फ के हा बडे 
म्फै 5 ष्ह् हर कल घ रे बज न न 
॥्ट्चा कप ५ “535 अर 222) कण 
दो ९२. प्रठा न कि 58 ४50 अ 8 


बन्द ६ “हुई के ॥। कं रु का ह्ौ | 
] 





३५, मगोल महाशकट 


यह परपरा कहा तक सच है,इसे नहीं कहा जा सकता, किन्तु १२०३ ई० तक तेमुचि- 
नने अपने प्रतिहारों (केशिक) का सगठन निरचय ही कर लिया था। अब तक वह कराइतो 
पर विजय प्राप्त करके सपूर्ण पूर्वी मगोलियाका स्वाभी बन गया था। उस समय ७० आदमी 
दिनमें पहरा देते, जिन्हे तुर्गेबुर्तं कहते और ८० केब्रोबुर्त रातमे पहरा देते (एक वचन केब्तेबुर)। 
यह ओर दूसरे अधिकारी मिलकर केशिकतेन्‌ (एक वचन केशिक) कहलाते । इन प्रतिहारोमे 
कोर्ची (धनुर्धर), बाजुर्ची (रसोइया), एगूदेची' (द्वारपाल), अख्ताची (सवार) भी शामिल 
थे। खानके घरू प्रबन्बके अधिकारी ६ चेी थे। इनके अतिरिक्त एक हजार बहादुर खानके 


शासन, शिक्षा ] चिगिस खान ४६१ 


वथक्तिक प्रतिहार थे । पुद्धके समय यही हरावल गारदका काम करते और शान्तिके (बगातिर) 
समय दरबारके गारद बनकर रहते। 

१२०६ ई० में तेपूचिनने नेमन कबीलेको हराकर उनके राजा जमुकाकों मारा। अब 
सारा मगोलिया उसके अधीन था। इसी समय तेभूचिन ने ९ सफेद चोरोवाला झडा खडा कर 
राजाके तीरपर आसन ग्रहण किया। यही समय है, जबकि उसने चिगिस कगान (खान) की 
पदवी धारण की, जिसका अथ है चक्रवर्ती राजा। विगिसने अब फिरसे अपने गारदका सगठन 
किया। केब्लेबुत (रात्रि प्रतिहारों) की सख्या ८० से ८०० कर दी, जो पीछे १००० हो गई। 
कोर्ची भी बढाकर ४०० और पीछे १००० कर दिये गये । इसी तरह तुर्गेबुत (दिन-रक्षक) भी 
१००० हो गये। हजार बहादुरोके नमूनेपर छ हजार बहादुरोका गारद बनाया गया। ये सब 
मिलकर पीछे दस हजार हो गये । पहरे (कराउल) की चार वारिया धुर्करिर की गईं। हरेक 
बारीमे तीन दिन-रात ड्यूटी देनी पडती। दस हजार प्रतिहारोमे भर्ती करानेके लिए हरेक 
साहसिक सेनापति अपने साथ अपने पुत्र, एक सबधी और दस साथीको भी लाता। दशिकका 
पुत्र ओर स्वतत्र मगोल आमतौररों अपने साथ एक सबवी और तीन साथियोको भरती करानेके 
लिये लाता । घोषणा हो जाती,कि जो कोई गारद मे शामिल होना चाहता है, उसे कोई न रोके । 
खिगिसते ऐस। नियम बनाया था, कि सध्याके बाद कोई आदमी खानके तबूके पास फटक नही 
संकता था, बिना साथमे प्रतिहारके कोई खानके तबूमे प्रवेश नही कर सकता था। अगर नियम 
उल्लंघन करके कोई भीतर आता, तो प्रहरी हथियार चला सकता। कौन से दिन कितने 
गारद ड्यूटी पर हे, इसके बारेमे कोई पूछ नही सकता था। चिगिसका अनुशासन बडा ही सख्त 
था। ड्चूटीके दिन न आनेपर पहिली बार ३० कोडे मारे जाते, दूसरी बार ७० और तीसरी बार 
३७ कोडे मारकर उसे निकाल दिया जाता। कप्तानोकों भी ड्यूंटीपर ठीकसे न आनेपर वही 
सजा दी जाती । जहा एक ओर गारदके सैनिकों ओर कप्तानीका अनुशासन कडा था, वहा उनके 
विशेषाधिकार भी बहुत थे। खानके गारद के एक मिपाही का दर्जा सेनाके हजारी अफसरके 
वराबर था, युद्धमे अतकूग्न एक गारद १०० अफसरके बराबर माना जाता था। गारदके 
आदमीफो सजा तब तक नहीं दी जा सकती थी, जब तक कि कमाडर उसके बारेमे खानसे पूछ 
नही लेता । अपने एक घनिष्ट साथी सुबुदे बगातिर (बहादुर) को एक अभियान पर भेजते 
रामय चिगिसने हिदायत की थी--- जो कोई भी तुम्हारी आज्ञा माननेसे इन्कार करे, अगर वह 
मेरा परिचित है, तो उसे मेरे पास छाओ, यदि नही है, तो उसी जगह उसे मरवा डालो । खानका 
गारद उसी समय युद्धमे भाग लेता,जबकि खान भी उसभे सम्मिलित होता । शिविरमे खानके 
तबूके सामने मूल हजार बहादुर रक्खे जातें। कोर्ची और तुग्गेंवुर्त दाहिनी ओर डेरा' डालते 
और बाकी सात हजार बायी ओर । चिग्रिसके अधिकाश विख्यात सेनापति इन्ही दस हजार 
बाले गारद में से आये। 


४ शासन, शिक्षा 


कराइत और नैमानभी घुमतू कबीले थे, लेकिन वह मगोलोसे अधिक सस्कृत थे । मगोलो 


! वही 


४६२ मध्यएसिया का इतिहास (१) | ८७११ 


को सस्क्ृत बनानेका काम पीछे इन्हीनेही किया ।7२०३ ई० में चिग्रिसके दरबारमे कितने ही' 
मुसलिम व्यापारी आये। व्यापारके सिलसिलेमे मध्य-रसियाके छोग मुसलमानोके शासनके 
पहिले से भी सुदूर उत्तरके घुमन्तुओन जाया करते थे, इसलिए चिगिसके दरबार मे उनका 
पहुचना कोई अचरजकी बात नहीं थी। हो सकता है, कराइत और ने मन कबीलोके अतिरिक्त 
दत मुसलमान व्यापारियोऊे द्वारा भी चिगिसको कुछ बाते मारूम हुई, जिससे प्रेरित होकर उसने 
अपने गारदका संगठन और शिक्षा-दीक्षाका प्रबन्ध किया | १२०६ ई० में नेमनों पर घिजय 
प्राप्त करनेसे पहिले चिगिसके राज-काजम अभी लिखित कार्यवाही सही होती थी। नैमन 
खानका मुद्राधर उद्गूर ताशा-तुन था, जिसे विजयके बाद चिगिसने वही काम सुपुर्द किया । उसी 
के जिम्मे चिगिस ने अपने पुत्रोक़ों उद्गूर अक्षर सिखानेक्रा भी काम दिया। चिगिसकी' दो 
मुहरे (मुद्राये) थी, जिनमसे एक का नाम अल-तमगा (रक्त-मुद्रा) और दूसरीका नाम 
कोक-तमगा (नील-पुद्रा) था। दोनों नाम तुर्की भाषाके हैं । नी तमगाका प्रयोग खान अपने 
परिवारके लिये पत्र लिखते समय करता । १२०६ के बाद चिगिसके राज्य प्रबन्चने नया रूप 
लिया, जबकि दफ्तर और दूसरे असैनिक पदोकी व्यवस्था की गई । 

मगीलोके प्रथम शिक्षक और राजकर्मचारी उद्गुर थे। उद्दगुरोके बारेमे हम कह 
आये है, कि वह बहुत पहिले ही सुमस्कृत हो चुके थे और बौद्ध धर्मके गहरे प्रभावमे 
आये थे। जब चिग्रिसका राज्य चीत और सुसलिम देशोमे फैला, तब भी दरबार और 
दफ्तरमें उश्गूरोकी ही प्रधानता रही। उदश्गुरोने स्वयं चीन, भारत, तुकिस्तान आदि देशोके 
बौद्ध, मावी और नेस्‍्तोरी प्रचारको द्वारा शिक्षा प्राप्त की थी।।मगोलोके गुर इस प्रकार 
उद्गुर हुए। उद्गुरोक्रे बारेमे इतिहासकार औफीने लिख; है--कराखिताइयों और उ६- 
गुरोमे कुछ लोग सूर्यकी पूजा करते हे, कुछ ईसाई है, यहूदी छोड बाकी सभी धर्मोकि अनुयायी 
उनमे पायें जाते हें। ” उसने यह भी लिखा है, कि उद्गुर लोग शान्तिप्रिय होते है, उनमे 
योद्धाके गुण नहीं हू । उद्गुरोी और कराखिताइयोम बौद्धोडी अधिक संख्या थी। मग्रोल 
राज्यमे लेखक या राजकर्मचारीको बख्शी कहा जाने रूगा, जिसका कारण गही था, कि पहिछे 
वे अधिकतर उद्दगूर भिक्षु होते थे। भिक्षुता उच्चारण आज भी मगोल भाषामे बरुर्श। है। 
उक्त लेखकने छिखा है, कि प्रार्थना करते वक्‍त उद्गुर अपने मुहको उत्तरकी ओर रखते है भार 
हाथ जोडकर जमीन पर पड़े दोनो हाथी पर अपने रूलाठकों रखते है । यह निशणय ही बोद्धोके 
नमस्कारका ढग है, जिसे आज भी सिहल, बर्मा, स्थाम में देखा जा सकता है। भिक्षमोकी इतने 
प्रधानता ही बतलाती है, कि उद्गु रोभे बौद्धोकी अधिकता थी, जिसके ही कारण जल्‍दी ई। बौद्ध 
धर्म मगोलोका जातीय धर्म बन गया, और अबतक है। मुसलिम इतिहासकारोने लिखा है-- 
“उद्दगुरोंके मदिरोमे)ं मरे आदमियोकी मूर्तिया होती थी। वहू पूजाके समय घटीका उपयोग 
करते थे। युरोपीय यात्री रुत्रिक (१२५१ ई०) ने उनके मत्रोमे 'ओ मणि पद्मे हुं” को भी 
उद्बुत किया है। चीनी पर्यटक चाछतुइके अनुसार उद्गुर बौद्ध भिक्षु लाल कपडा पहनते थे। 
वर्तमान मगोलोकी तरह उदगर भी अपनी धर्म-पुस्तकको नोमे कहते थे । यह ग्रीक शब्द द्ायद 
सिरियासे मानीके अनुयायियों द्वारा मध्य-एसिया पहुचा। उद्गुर बौद्धो और ईसाइयोमे आपरस 
प्रतिदनन्द्रिता नही थी।। उद्गुर ईसाई चिडने बौद्धोकी' करलुकोसे रक्षा की थी, क्योदि वह उद्दगुर 
थे। बौद्ध और ईसाई दीनों ही प्रकारके उद्गुर मुसलूमानोके सख्त दुश्मन थे। मगोल भाषाके 


ख्वारेज्म शाह | चिगिस-खान ४६३ 


लिये उद्गुर लिपिका इस्तेमाल करनेका एक फल यह हुआ, कि मगोलोके जितने पारपरिक 
नियम (यासा) थे, उन्हें तथा चिगिस खानके वाक्यो (बिलिक) को लेखबद्ध करके जमा किया 
जाने रगा। बहुत समय तक ये अभिलेख मगोल सम्राटोके लिये सर्वोच्च प्रमाण रहे। सबसे 
पहिले चिगिसके दत्तक पुत्र शीकी कुतुक्‌ नोयोनने नई लिपि लिखना-पढना सीखा। चिगिसने 
उसे आज्ञा दी--- मे तुझे चोरी ओर जालसाजीके मामलोमे न्याय और दण्ड देनेके कामपर नियुक्त 
करता हू । जो कोई मृत्यु-दण्डके योग्य हो, उसे मृत्युका दण्ड दे, जो कोई सजाका अधिकारी हो, 
उसे सजा दे। लोगोमे सम्पत्तिके बटवारेका जो मामला हो, उसका तू फैसला कर, काले तख्ते 
पर अपने निर्णयको लिख, जिसमें कि आगे चलकर दूसरे उसे बदल न सके |” पीछे यासाका 
सरक्षक चिगिसका द्वितीय पुत्र जगतइ (चगताई) हुआ ।/ 

कितनी भी जिलेका असैनिक प्रबन्धक मुखिया देसी कहा जाता था । जूचीके भी देसी (दस 
हजारी ) होते थे और कराखिताई कमाण्डरके भी देसी थे। सैनिक तथा शासन विभागोके सगठन 
के समय एक पद बिक का भी होता था। चिगिस खान मरते समय तक भूलपूजक (दामनी ) 
रहा, इसीलिए उसने बिकी (शमन) का पद कायम किया। बारिन कबीलेके बृद्गतम पुरुष 
को बिकी नियुक्त करते समय चिगिसने आज्ञा दी थी--- तू सफेद घोडेपर चढ, सफेद पोशाक 
पहन, ओर जन-साधारण मे सबसे ऊचे स्थानपर बठ । अच्छा वषे और महीना चुन और निर्णयके 
अनुसार प्रजाकों सम्मान और आज्ञानुवत्तेन करने दे ।” 

घुमन्तुओके रवाजके मुताबिक चिगिसके भी राज्यमे राजकुमारों और राज-प्रवधियोकों 
अपने अपने शासन-क्षेत्र मिलते थे। १२०७ और १२०८ ई० में खानने जगली जातियोकों 
जीता। इनका प्रदेश सालिगा और येनीसेइक्रे बीचमे येनीसेइकी उपत्यकाम था। सिबिर- 
जातिकी भूमिसे लेकर दक्षिण तटके जगलो तक रहनेवाली जातियोका शासक पिताकी ओरसे 
ज्येष्ठ पुत्र जूची नियुक्त हुआ। सबसे बडा पुत्र होनेसे उसे सबसे दूरका इलाका मिला। साम्राज्य 
के बढनेपर जू व। और उसके ज्थेष्ठ पुत्रकों उत्तर-पश्चिमके सीमान्तके इलाके मिले । इतिहासकार 
रशीदुद्दी तके अनुसार जूची का यु (उर्दू ) इतिश नदीके आसपास रहता था |, 


२» ख्वारेज्मशाहसे वेमनस्य' 


१२०७ ई० के बाद कुछ वर्ष तेयारीके थे । १२११ ई० मे मगोल सेनाने जहा चीनकी 
ओर पैर बढाता शुरू किया, वहा इसी' समय १श्चिममे सप्तनद भूमिमें भी पहुचकर उत्तरी सप्त- 
नदकों मगोल साम्राज्यमे मिला लिया,यह हम पहिले बतला चुके हे । चीनमें फस जानेके कारण 
पश्चिमकी ओरका बढाव थोड़े समयके लिये रुक गया। लेकिन नैमन और मरगित कबी- 
लोको-«जो मगोलोके डरसे पदिचिमकी ओर भगे थे---सास लेने देना मगोलर पसन्द नही करते 
थे। १२१५ ई० में पेकिड-ब्रिजयके साथ प्राय सारा उत्तरी चीन चिगिसके हाथम आ गया । 
मुहम्मद ख्वारेज्मशाह्‌ भी चीव-विजयका स्वप्न देख रहा था। अपने समकालीनोकी तरह 
भूगोलका ज्ञान उसे स्पष्ट नही था, इसलिये चीनकी शक्ति और विस्तारका पता ख्वारेज्मशाहको 
कैसे लग सकता था ? लेकिन जब उसे चीनके विजयका पता लगा, तो विशेष जानकारीके लिये 
उसने चिगिसके पास बहाउद्दीन राजीको अपना दूत बनाकर भेजा । बहाउद्दीन चीनमे जा चिगिससे 
मिला। किन्‌-सम्राट्‌ स्वानू-चूझका पत्र मगोछोका बल्दी था। शतापतीलओें अनगरी जणणी गयी 


४६४ मध्यएतिया का इतिहास (१) [ ८७१ 


ओर ,दकी भवकर ध्वसलीडा दखी। मार गये लोगोकी हडिया पहाइकी तरह ढेर की हुई थी, 
मनुप्यकी चतरीस पास चिपजिवी हो गई थी। सड़ती हुई छाशीत निकलती दुर्गधके कारण बहा- 
परद्दीनके कुछ साथी बीमार होकर मर गये । पेकिश्के दरवाजपर हड्डियोंका भारी ढेर गा हुआ 
था। बहाउद्वीनने सुना, जिस दिन राजधानी पर मंगोलोंका अधिकार हुआ, उस दिन साठ 
हजार लडकियों शत्रुओके हाथम ने पड़नेके डरसे नगर-प्राकारस कूदकर प्राण दे दिये | चिगिसने 
दूतकां बड़े सत्कारके साथ स्वागत किया और कहा--में झुवारेज्मशाहुको परश्चिमका बादशाह 
मानता हु और जगनेकों पूर्वका। में चाहता हूं कि हम दोनों सुलह और दोस्ती से रहे और 
ब्यापारी एक राज्यसे दूसरे राज्यमें स्वतत्वता-पूर्वक यात्रा करे | अभी चिंगिसकी सारी दुनियाका 
बादशाह बननेका स्वप्न नहीं आया था। यह हम जानते ही है, कि मगोलोमे बहुत पहिले उनके 
पृर्वज हूुण तथा छठी सदीके तुर्के भी उभय-मध्यरंसियाके रथायी भासक रहे। मगोर 
दप्रापारके महत्यसे अपरिखित नहीं थे। येनीसेइ नदीके उत्तरी पहाडोसे बहुत सा अनाज मगें- 
लिया जाता था, जिसके बदऊेमे उन्हे चमडा और दूसरी ची ने मिलती थी। ये व्यापारी उद्दगुर 
और मुसलमान होते थे। ख्वारेज्मणाह व्यापारक्े लिये उतना उत्मुक नहीं था। वह यही 
जानना चाहता था, कि उसके प्रतिद्वत्दीकी शक्ति कितनी है। 
व्यापार चीनमे रूस तक होता था। दसभे शक नहीं, उसमें बहुत नका था, लेकिन खतरा 
भी अधिक था। उवारपर दिये मालके इब जानेका डर था, राज्य-विप्लवर्स भी हर वक्‍त हानि 
की समावना रहती थी | एक समथ यदि अधिक लाभ होनेके कारण व्यापारी हाथ पैर बढ़ाते, तो 
दूसरे ही' समय भारी हामि उठानेकी नौबत भी भआ जाती। प्रेबेजेन्द यूनान और रूसके 
व्यापारका केन्द्रीय बन्दरगाहु था। जब सब्जूकी सुल्तानने उसपर आक्रमण किया, तो उसके 
कारण वहाके व्यापरियो--जिनमें अधिकाश मुसलमान बै--को बहुत हानि उठानी पडी। उसी' 
तरह १२०९६० में कराखिताइयों और ख्वारेज्मशाहके बीच जब सुलह हो गई, तो तुरन्त 
ही बड़े बड़े कारव/ चल पडे । इन्हीके साथ कवि होख सादी काशगर पहुचे थे। मुसलिम 
राज्योंके व्यापारी उत्तरी रास्ते से मगोलिया और चीन गये, क्योकि दक्षिणमे उन्हें कुचलक 
से भय था। ओर्मुज और किश के बन्दरोंके बीचमे झ्षगडा उठ खडा हुआ था, इसीलिए इस 
समय चीनका सामुद्रिक मार्ग बन्द हो गया था। बहाउद्दीनके साथ व्यापारियों का कारवाँ भी 
था, जिनमे अहमद खोजन्दी, अमीर हुसैन-पुत्र और अहमद बाकहुचिच भी थे। वहु अपने साथ 
जरबफलत (ज़रदोजी ),सूती और जन्दानी कपडेको लेकर गये थे । १०-२० दीनारकी चीजके लिये 
तीन सोने के बालिश (एक बालिश पचहत्तर दीभार) मागे। चिगिसने नाराज होकर कहा कि 
उर्द रो छाकर ऐसी चीजो को दिखलाओ, जिसमे इस व्यापारी को मालूम हो, कि हमारे लिये यह 
तयी चीज नही है । उसके बाद उसने बालूचिच का सारा माल छूठवा लिया । यह देखकर खोजेन्दी ने 
दाम कहने से इन्कार करते हुये कहा-“मे यह सब चीजे खान की भेट के लिये छाया हू । खानका 
दिल कुछ नरम पडा और उसने उसके सुनहरी धारीवाले मालरूपर प्रतिथान एक सुनहरी' बालिश 
सूती थानपर एक चादीकी बालिश देने का हुक्म दिया। फिर बालचिचको भी वही दाम दिलवा 
दिया उस समय मगोलोने मुसलूमानोके साथ बहुत सहानुभूति और सम्मान दिखलाते हुये, उन्हें 
सफ़ेद तमदेके तबू मे टिकाया । पीछे अपने कडुबे तजुर्वे के कारण मगोलोने अनेकबार मुसलमानों 
के साथ बड़ी निष्ठुरता दिखलायी । 


स्व रेज़्म शाह | चिंगिस खान ४६४ 


ख्वारेज्मशाहके दूृतके जवाबमे चिगिसने भी अपना दूत भेजा, जिसके साथ व्यापारियोका 
एक कारवाँ भी था। इस दृत-प्रडलके मुखिया थे महमूद (रुवारेज्म ), अली ख्वाजा (बुखारा) 
यूसुफ कका (उतरार) । भेट की चीजे थी--चीनके पहाडोंसे निकला सोनेका एक डला, 
जोकि ऊटके कोहानके बराबर था और गाडीपर लादकर भेजा गया था, बहुमूल्य धातु, 
अकीक ( जेड पत्थर ) के टुकडे, खुतूबू (बलरस) की सीगे, कस्तूरी, ऊटके ऊनसे बना 
कपडा तगू। दूतोने ख्वारेज्मशाहसे कहा-- हमारे खानने आपके पराक्रम और विजयोंके बारेमे 
सुना है । वह चाहते हे कि आपके साथ शान्तिकी सधि करे और आपको अपने सर्वप्रिय पुत्रोंके 
बराबर माने। उन्हें विश्वास है, ख्वारेज्मशाहने भी मगोलो के विजयोको, विशेषकर 
चीन-विजय, और विजित देशोकी सपत्तिके बारेमे सुना होगा, इसलिये दोनो राज्यी 
के बीचमें शान्ति और सुरक्षित व्यापारिक सपर्क की स्थापना दोनो के लिये लाभदायक 
होगी ।” ख्वारेज्मशाहने खुले दरबारमे क्‍या जबाव दिया, इसे इतिहासकारोने नहीं लिखा। 
पीछे उसने महमूद ख्वारेज्मीको एकान्तमे बुलाकर कहा-- ख्वारेज्मी होनेके कारण पहिले 
तुम्हे अपने देशके हितका ध्यान होना चाहिये। तुम मुझसे सच्ची सच्ची बाते कह दो, फिर जाकर 
मेरे गुप्तचर बन खानके दरबारमे रहो।” ख्वारेज्मशाहने उसे एक बहुमूल्य रत्न इनाम देनेका 
वचन दिया, फिर यह भी पूछा--- कया यह बात सच है, कि तमगाचकी नगरी (पेकिडः) पर 
चिगिसका दखल हो गया ? ” दूतके हा कहनेपर मुहम्मदने कहा--“उस काफिरको मुझे पुत्र कहने 
का हक नही है।” महमूदने सुल्तानके गुस्से के डरसे जब कह दिया कि चिगिसकी सेना आपकी 
सेनाके बराबर नही है। तब ख्वारेज्मशाहने चिगिसके साथ सधि करनेकी स्वीकृति दी । 

दूत-मडलके प्रस्थान-समय के आस-पास ही मगोलिया से व्यापारिक कारवा चला | जब 
वह ख्वारेज्म' राज्यके सीमान्त नगर उतरारमे पहुचा, उसी समय चिगिसका दूत-मडल लछौट रहा 
था। कारवामे चार व्यापारी थे--उमर ख्वाजा उतरारी, हम्माल मरागी, फसलरुद्दीन दीजकी 
बुखारी और अमीनुद्दीव हरावी । कारवामे कुल ४५० आदमी थे, जो सभी मुसलमान थे । सौना, 
चादी, ताबा, चीनी, रेशम, तर्भू, समूर आदि माल पाच सौ ऊटोपर रूुदा था। उतरारका शासक 
इनालचिक काइर खान (इनाल खान ) तुर्कान खातून का सबधी सुल्तानके मामाका पुत्र था। उसने 
गुप्तचर कहकर कारवा को रोक लिया, फिर सबको मरवा दिया। इस ह॒त्याके कई कारण 
बताये जाते हे---कहा जाता है, कारवा में एक हिन्दू भी था, जो पहिले से इनाल खानको जानता 
था, इसलिये उसने बिना आदाब किये बडी घनिष्ठता दिखलाते इनालको सबोधित किया, जिससे 
वह नाराज हो गया । कोई कहते है, कि उसे इस धनी कारवाकों लूटनेका लालच हो गया और 
अपने झूठे सदेहको सुल्तानके पास लिख भेजा, जिसके ही हुकमपर कत्ल करवाया। ४५० मेंसे 
केवल एक आदमी जान बचाकर भाग सका | उसने जाकर यह भयकर समाचार चिगिस' खानको 
सुनाया। चिगिस बडी ही धीर-गभीर प्रकृतिका आदमी था। भारी उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियोमे 
भी वह आत्मसयम' कर सकता था, जिसका प्रमाण उसने इस समय दिया। उसने तकाशके 
एक सेवकके पुत्र कफराज बृगराको दो तातारों (मगोलों) के साथ ख्वारेज्मशाहके पास इस 
दुष्कृत्यके प्रति विरोध प्रकट करनेके लिये भेजा और माग की कि इनालचिककों दण्ड देनेके लिये 
हमारे हाथमे दे दो। ख्वारेज्मशाहने दूतोंसे मिलनेसे ही इन्कार कर दिया, बल्कि उन्हे भी मार 
डालनेका हुक्म दिया। कफराजको कतल करा परी फशरिलितोटणी, गाएी ली 


४६६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७४ 


गया । अब चिगिस अपने पश्चिमाभिमुख अभियानकों कंसे रोक सकता था ? प्रभावशाली 
मुसलमान सझाहकारोने शाहकों बटुत समझाया, कि चिगिस' झूपरारेज्म-सानश्राज्यके साथ अच्छा 
सबंध स्थापित करना चाहता है, वह कोई बडा कदम उठाना ली चाहता। “बेटा” कहकर 
वह अपमान तहीं बल्कि अधिक प्रेम प्रकट करमा चाहता था। 

इसमे शक नहीं, बगदाद, अफगानिस्तान और सारे अन्लर्वेदके स्वामी खुवारेज्मशाहकी 
भी धाक चिगिसवर थी। व्यागारिक हिलोंके लिये सही बात अनुझूल थी, कि रुवारेज्मशाहसे 
सुलह की जाय, क्योंकि उसने कुचलुकके साथके अपने सद्बोंके समथ ही व्यापार, पथकों बन्द कर 
दिया था । 

ख्त्रारेज्मणाहके ऊपर चिगिस तब तक प्रहार नहीं कर सकता था, जब तक कि कराखिताई 
राज्यके स्वामी कुचलुककी समाप्त नहीं कर दे । कुचछूफ़ उस बशका भगोडा राजकूमार था, जिसे 
खतम करके चिगिसने अखह मगोलियाका शासन अपने हाथम लिया था। चिग्रिसकों मौका 
मिल गया, जबकि इलिके राजा बुज्ञार (ज चीके दामाद) पर शिकार करते वक्‍त एकारक आक्रमण 
करके कुबलुकने उसे बन्द्री बना हिया। मोल सेलाके आनेके डरसे ही कुचछक वहासे हटा, 
लेकिन बुजारकों मार कर । मगौल सेनागति जे 4 नोउसनते उसके पृत्र सुस्साग तगिनकों गद्दीयर 
बैठाया और बुशारकी लडकी उलुफ सावूनका चिगरिसके लिये ले लिया। मगोरू सेना कुल्जाके 
रास्ते आगे बढ़ सप्तनद होते काशगर पहुंची । कुचडुकने तरिम-उपत्यकाके मुमलमानोतर बहुत 
अत्याचार किये थे, इसलिये बढ़ाके लोगोंने मगोलोंका मुक्तिदाताके लौरपर स्वागत किया। 
कुचलुक बहाने भाग निकला, लेकिन रारीकुछते मारा गया। जेबने कुृबछकका सिर कटवा 
मगाया। दस प्रकार जिसकी प्रबल दावित रुवारेज्मशाहके लिये एक बडे सिर दर्दका कारण थी, 
उसे अ-प्रयास ही मगोलोंके एक सेवामतिने खतम' कर दिया। लेकिन इसमे सुवारेज्मशाहका सिर- 
दर्द कम नहीं हो सकता था, क्योकि अब एक दुर्धर्य तथा पहिलेसे शत्र्‌ बनाया विगिस' उसके दर- 
बाजेपर ताल ठोक रहा था। मुहम्मद अपनेकों इस्लामका सुल्तान कहता था, ऊछेकिन उसीने 
मुसलमानोंकी निप्जुर हत्या, करवाई, जब कि चिगरिसके भेजे हुए दृत-मडछके चार सौ पचास 
मुसलमसानोमसे सिर्फ एक उसके हाथगे बचकर निकल पाया । ऐसी' स्थितिमे उसे मुसलूमान' कैसे 
इस्लामका जहादी मान सकते थे ? 


४, अभियान 


चिगिसने जल्दी नहीं की--'रिपु-इज-पावक-पाप, इसहि ने गनिये छोट करि!। 
उसने ख्वारेज्मशाहकी शक्तिकों कम नहीं बल्कि बहुत बढा-चढाकर आका, एसीलिये खास 
तैयारी किये बिना अभियान करना पसद नहीं किया। इस जभियानमे वह अपने सारे पुत्रों तथा 
प्रधान-सैनापतियोंके साथ स्वयं शामिल हुआ । मंगोलियासे चलकर १२१९ ६० की गर्मियों को 
उसने इतिश नदीके तठपर बिताया। पतश्चडके समय उसकी यात्रा शुरू हुईं। चिगिस 
कथयालिगके अत्यत सुदर मैदानमें डेरा डाले हुए था, वही अलमाछिगका स्वामी सुग्ताग तगिन 
उद्गुर इदिकुत (राजां) बाबुचिक, और स्थातीय करलुकोंका राजा अरसऊन खान' उससे आ 
मिक्ले। सेनाकी सख्या डेढदो लाखके करीब थी। चीन और हिया (तगुत)पर अभी पूरी तौरसे 
भिजय नही हो पायी थीं, इसलिये वहाके लिये काफी मंगोल सेना छोडनी' पड़ी थी। इसमें शक 


अन्तर्वेद-विजय ] चिगिस खान ४६७ 


नही, ख्वारेज्मशाहकी सेना इससे भी ज्यादा थी, लेकिन जैसा कि हम बतला चुके है, वहा घरमे ही 
राजमाता तुर्कान खातून और उसकी पक्षपातिती बहुत सी भाड़ेकी तुके सेना ख्वारेज्मशाहसे 
बिगडी हुई थी, जिससे उसको बराबर विश्वासवातका डर ऊगा रहता था। शहाबुद्दीन खीवगी ने 
दाहको सलाह दी थी, कि सिर-दरियाके पार मोर्चा लगाकर चिगिसके आक्रमणकी प्रतीक्षा करनी 
चाहिये। उसने समभा, कि इतनी दूर तक आनेमे मगोल सेना काफी थकी-प्रादी तथा अपने केन्द्र से 
बहुत दूर होगी, इसलिये लडनेमे सुभीता रहेगा। लेकिन मगोल सेना किसी' दूसरी ही धातु 
की बनी थी । मगोल सेना मुख्यत सवार-सेना थी। एक मगोलके लिये जहा उसका घोडा 
यात्राका शीघ्रगामी सावन, युद्धका अच्छा वाहन या, वहा खानेंकी कोई चीज ने 
मिलनेपर घोडेके पैरकी नसभे छेद करके उसके खूनसे वह अपनी भूख भी शान्त कर सकता 
था। ऐसे सैनिकोसे लडना आसान काम नही था। मुहम्मद ख्वारेज्मशाहका ख्याल था पहिले 
सिर-दरिया पर मुकाबिला करे, फिर अन्तर्वेदमे पग-पग पर लोहा ले। लेकिन, वह होने नहीं 
पाया। वक्षु पर, हिन्दूकुश पर, गजनी या हिन्दुस्तान (पजाब) तक लडनेका मसूबा धरा ही' रह 
गया। सिर-तटसे भागकर वह समरकन्द आया। नगर-प्राकार बनानेका तीन सालका प्रोग्राम 
था, लेकिन १२ फरवरी (१२१९) को जब मगोल सेनाये वहा पहुची, तो अभी काम शुरू भी नही 
हुआ था। किलेकी खाई बनानेकी बात सुनकर म्‌हम्मदने कहा--- मगोर अपने घोडोको फेक 
कर इसको पट सकते हे ।” वहासे भी बिना लडे ही वह वक्षुके तटपर गया । एक दित उसके 
तबूपर बाण लगे पाये गये । यह अपने लोगोका काम था। ऐसी स्थितिमे झ्वारेज्मशाह चिगिस 
जैसे प्रबल दत्रुसे लडनेकी हिम्मत कैसे करता ? १२२० का वसन्‍्त आ गया, लेकिन अभी भी 
इस्लामके नामपर भरती की गईं सुल्तानकी नव-सगठित सेना एकत्रित नहीं हो पायी । पहिले 
की सेना अधिकतर तुकोकी थी, जिसपर माके पक्षपाती' सेनापतियोके विरोधी होनेके कारण 
विश्वास नही किया जा सकता था। 


५, अन्तर्वेद-विजय हे 


सितम्बर १२१९ में चिगिसने उतरारके करीब पहुचकर योजनाके अनुसार अपनी' 
सेताको निम्न प्रकार बाद दिया--- 

(१)एक वाहिनी, जिसमे उद्गूर भी थे, उतरारके लिये छोड दी । (२ )दूसरी वाहिनी' 
जूचीके नेतृत्वमे निम्न सिर-दरियाकी ओर, (३) पाच हजारकी एक छोटी' वाहिनी सिरके 
ऊपर अवस्थित वानाकत और खोजन्दकी ओर भेजी, (४) चौथी वाहिनीको अपने रूडके तूलुयके 
साथ लेकर चिगिसने सुल्तानकी' सेनाके' रास्तेको बीचसे काटनेके लिये बुखाराकी ओर प्रस्थान 
किया। उतरार के पतनके पहिले ही शफी अकरा की ओरसे बदरुद्दीन अमीद चिंगिसकी तरफ 
हो गया। उसके पिता और चचा उतरारके काजी थे, जिन्हे सुल्तानने उतरार-विजय करते समय 
कत्ल करवा दिया था। बदरुद्दीनने ख्वारेज्मशाहके भीतरी झगडो तथा सेना आदिकी सारी बाते 
मगोलोॉको बतला दी । ख्वारेज्मशाहने मुसलमान काजियोको कतल करके मुसलिम व्यापारियों 
तक को अपना विरोधी बना लिया था। ये सभी चिगिसके पक्षमे प्रचार करते तथा सभी भेद 
बतलाते थे। चिंगिस आजन्म अनपढ रहा। वह एक बिलकुल ही पिछडे हुए कबीलेमे पंदा हुआ 
था, छेकिन उसकी प्रतिभाका छोह़ा सारी दनिशा शानाती कै पाती क्‍िणयएगी 


४६८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७४५ 


दारयवहु और सिकन्दर ही नही बल्कि नेरोलियन और हिठलर भी बच्चे मालूम होते हे । यह हम 
उसके विजय-क्षेत्रकों देखकर कह सकते है। बिना पक्की योजना बनायें और उसे ठीक तौरसे काममे 
लाये चिगिस आगे नही बढता था। सिर नदी शायद इस समय जमी हुई थी, इसलिये उस महानद 
को पार करनेमे विगिसकी सेनाकी दिककत नही हुई । एक मजिल पर ज़रनूक का किला आया। 
निवासियोके पास हाजिब दानिशमन्दकों भेजकर कहवा दिया, कि तुम्हारे धन और प्राणकों कोई 
हाय नही छगायेगा। किला और निवासिधोने बिना लड़े ही आत्मसमर्गण कर दिया। मगोलीने 
अपने वचनका पूरी तौरसे पालन किया। किलेको तोड़कर उसी' इलाकेके जवानोकी उसने एक 
बाहिनी सगठित की, जो मुहासिरे (घिरावे) के काममे सहायता करती । मग्रोलोने शहरका नाम 
कुतरुकवालिक (सौभाग्य नगर) व दिया। ज़रनुकमे ही तु्कंमान भी आ मिले, और उन्होने 
बुखाराका एक नया रास्ता बतलछाकर चिगिसकों गुप्त मार्ग जनवरी १२२० ई० में मर 
पहुचा दिया। बीच में निर्जेल किजिल-कुमकी मरुभूमि है, लेकिन वहा कारवाका रास्ता 
मौजूद था। नहर खराब नहीं हुई थी, बालूकी भूमि जहा कम पडती थी, वहासे 
सेना पार हुई। हरावऊका सेनावति ताइर बहादुर था। नूरके बागोमे बहु रातके समय 
पहुचे। जाहोंके कारण पत्ते झड गये थे, इसलिये वृक्ष सूखेगे मालूम होते थे। तायरने 
नगर-प्राका रको लाधनेके लिये सीढी बनानेके वास्ले वृक्षों को काटनेका हुकम दिया । शहरवालोने 
समझा, शायद विदेशी व्यापारी आकर डेरा डाल रहे है। उन्हें ख्याल नही था, कि चिगिम सेना 
मस्भूमिका रास्ता पकडेगी। जब पूरी एक बाहिनी (डिवीजन) आ पहुची, तब उन्हें गलती 
मालूम हुई। चिगिसने सुबुदायके हाथम आत्म-समर्पण करनेके लिये दूत भेजा था। नगर 
निवासियीके लिए दूसरा चारा नहीं था। मगोलोने उन्हें खाइमामग्री, खेतीका स।मान और 
पशुओंकी लेकर बाहर चले जानेका हुकुम दिया। चिगरिसकी सेनामे कितसी' व्यवस्था और अनु- 
शासन था, इसका यह प्रमाण था, कि मगोल सेनाने निवासियोंते साल भरका कर--पन्द्रह सौ 
दीनार--भर वघूल किया। यहु नगरके लिये कुछ नहीं था। आधी' रकम तो स्व्रियोंके कानकी 
बालियोंते ही निकछ आई। स्थानीव अमीरके पुत्र इल-रवाजाके साठ आदमी कामके लिये 
भरती किये गये, जिन्होंने दबूसियाके मुहासिरेके रमग काम किया। 
फरवरीमे चिंगिस बुखारा पहुच गया। वहा ख्यारेज्मशाहकी बीस या तीस हजार सेना 
(जिसमे बारह हजार सवार थे ) सेनापति इब्लियाददहदीन कुतलू और ईनचखान ओगुलू हाजिबके 
अधीन तैयार थी) दूसरे सेनापतियोमें करालखिताइयोंका बन्दी हमीदयूर और सुयुच खानभी थे । 
तीन दिनके मुह|सिरेके बाद इनच घिरावेकी पाती तोडकर निकछ भागा। मगोलोने उसका 
पीछा किया और बहुत थोडे आदमियोंके साथ वह वक्ष पार होनेने समर्थ हुआ । हमीदपूर युद्धमे 
काम आया। प्रतिरक्षियोते साथ छोड दिया, फिर बुशारा-निवासियोक्ों आत्मसमपंणके सिवाय 
कोई रास्ता नहीं रह गया। काज़ी' बदरहीन के नेतृत्वने नागरिकोंका एक प्रतिनिधिमंडल 
भेजा गया, और १० (या १६) फरवरी को मंगोरू बुखारा नगरमे दाखिल हुए। किलेके 
चार सौ प्रतिरक्षी १२ दिनों तक और डटे रहे। इनमे चिंगिस द्वारा पराजित गुरखान जामुका भी 
था, जिसने बडी बहादुरी' दिल्ललायी। सुल्तानके लिये जो रसद इकट्ठा की गई थी, उसे 
नागरिकोने मंगोलोकों दे मट्टी' डाकूकर किलेकी खाईको पाट दिया। किला सर होनेपर 
वहाकी सोरी सेनाको मगोलोने मार डाला। उतरारमें चिगिसक्े क्रार्वाकी हत्या करके जो 


अन्तवेंद-विजय ] चिगिस खान ४६९ 


चादी लूटी गई थी, उसे घती व्यापारियोते लौटा दिया। मगोलोके हुकम पर नागरिक केवल 
अपने शरीरपर के कपडोके साथ बाहर निकल गये। उनके प्ररण छोड दिये गये, किन्तु बिना 
प्रतिरोष आत्मसमर्पण न करनेके दण्डमे विजयी सेनाने उनकी सपत्तिको छूटा और जो शहरसे 
बाहर नही निकले थे, उन्हे मार डाला । इमाम जलालुद्दीन अली हसन (हुसैन )-पुत्र जन्दीने अपनी 
आखो मस्जिदोको लूटते और कुरानके पन्नोको घोडोकी टापोके नीचे रौदे जाते देखा था। इमाम- 
जादा रुक्ुुतृदीन उस समय बुखाराके सबसे बडे विद्वान थे। उन्होंने अली हुसैन-पुत्रकों क्रोष प्रकट 
करते देखकर कहा-- चुप रहो, अल्लाके क्रोचका तुफान आया है, तिनकेको कुछ कहनेका 
अधिकार नही है ।” लेकिन जब मगौलोने बन्दियों और स्त्रियोंके साथ ऋ्रता दिखलानी शुरू की, 
तो इमामजादा और उसके पुत्रोवे उसमे बाधा देनी चाही, जिसपर वह मार डाले गये । चिगिसने 
एक बडी मस्जिद लोगोकों जमा करवाया, फिर कोई कुछ कर न बेठे इसका बिना कुछ ख्याल 
किये । निबडक घोडेपर चढा वह मस्जिदके भीतर चला गया, उसने घोडेपर से ही कहा 
-- लोगोके पापोके दड केलिये अल्लाके क्रोषके रूपमे में भेजा गया हु ।” चिगिसने नगरके 
मुखिथों और बृद्धोका नाम बतलानेके लिये कहा, फिर उन्हें बुलाकर पैसे और दूसरी चीजोकी माग 
पेश की । चिगिस बुखारामें केवल दो घटे रहा। लूटके बाद मगोलोने शहरकों जला दिया। 
ईटकी बनी इमा।रने जामा मस्जिद तथा कुछ महल बच पाये । यह भी कहा जाता है कि, शहरमे 
आग जान-बूझकर नहीं लगाई गई। यह ठीक भी है, क्योकि चिगिस अपनेकों लुटेरा नही 
बल्कि स्थायी विजेता-शासक समझता था । 

बुखरासे जब मगोल सेना सम रकन्‍्दकी ओर जाने लगी, तो वह अपने साथ भारी सख्यामे 
लोगोको बन्दी बनाकर के गई। मगोल सैनिक घोडोपर थे, और अभागे बन्दी पीछे-पीछे पैदल 
चल रहे थे। यदि कोई बदी थक कर गिर पडता, तो वह उसे मार डालते। अपनी साधारण 
नीतिके अतुसार मगोल किसानोकों पकड़कर उनसे मिट्टी खोदने, खाई पाटने या दूसरे मुहासिरे 
सत्रबी काम लेने । रास्तेमें दवूसिया और सरेपूलमे ही उनका थोडासा प्रतिरोध हुआ। मगोलू 
सेता जरफर्शा (सोग्द ) नदीके दोनो तठोसे कूच कर रही थी, शायद चिगिस स्वथ उत्तरी तटसे जा 
रहा था। बीचमे पडते किलोको फतह करने के लिये कुछ सेनाकों छोडकर वह आगे बढ जाता । 
सम रकन्दमें सुवरिज्म- शाहकी (६० हजार तुर्क, ५० हजार ताजिक, २० हाथी की सेना थी) । 
दूसरे इतिहासका रोके अनुसार तुर्क, ताजिक, गूज, खलज और करलुक सब मिलाकर १ राख 
सैनिक थे । समरकन्दका शासक तुर्कान खातून का भाई तुगाई खान था।माचेमे समरकन्द पहुचकर 
चिगिसने कोक-मराइ (नील प्रासाद) मे डेरा डाला । उसने कैदियोको भी सैनिकोके रूपमे खडा 
क्र हर दस आदमियोपर एक झडा दे सेनाको भारी भरकम दिखलाकर नागरिकोकों भयभीत 
कर दिया। चिगिसके दोनो पुत्र जगताय और उगुताय भी उतरारसे बहुतसे कदी लिये आ पहुचे 
थे। दूसरे शहरीकी अपेक्षा उतरारमे अधिक दिनो तक मुहासिरा करना पडा था। इनाछ खान 
को प्राण बचाकर भागनेका कोई रास्ता नही मिला,इसलिये वहाँ उसने जान तोडकर मुकाबिला 


फमकक्श 





' समरकन्दके बारेमे ए-ल्यु-चू शइने लिखा है-- नगरके चारो ओर कगातार बीसो 
मील तक अगूर और दूसरे फलोके वाग, फलोद्यान, जलाशय, बहती नहरे, चौकोर कुड, गोल 
तडाग चले गये हे। सचमच समरकन्‍्द बडा ही मनोदर फ्टेशा ते * 


४७० सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७६ 


किया। उसके पास २० हजार (दूसरोंके अनुसार ५० हजार) सवार थे, जिनमें हाजिब 
कराजा १० हजारकी कुपक ऊेक र आ पहुचा था। ५ महीनेके मुहासि रेके बाद आत्मसमर्पण करने 
का निश्चय करके कराजा अपने आदमियोके साथ बाहर निकल आया, छेकिन चिग्रिस-पुत्र 
जगताय और उताय स्वामीके प्रति विश्वासबधाती आदमी पर विश्वास नहीं कर सकते थे, इस- 
लिये उन्होंने कराजाकों कत्ल करता दिया। नागरिकोकों बाहर निकालकर मगोंवोंने शहरको 
लूटा | किला एक मास और डटा रहा, जिसके पतनके बाद प्रतिरक्षण सैनिक मार डाले गये। 
तीरोके खतम हो जाने पर इनाल खानने ईंट फंकती शुरू की। वह जिन्दा पकड़ा गया और उसे 
चिगिसके पास कोकसराध भेज दिया गया, जहा उसे बड़ी निश्ठरताके साथ मारा गया । 

सम रकव्दके मुड।सि रेके खत्म हीते के बाद प्रतिरक्षकोने छापामा री शुरू की, छेकिन उसका 
परिणाम उनके लिये बहुत ही भं्कर लिकला। मगोलोने भी छिपकर उनपर आक्रमण क्या 
और ५० (या ७० ) हजार आदमिवोमेसे एकको भी जीता नहीं छोड़ा । मुहासि रेके पाचव दिन 
तुक्कों ओर वागरिकोंते आत्मसमर्उंग करनेका निकचय किथा। किलेभे थोडसे ही आदमी रह गये 
थे। तुगाइबानके रे उत्वन तुकति अपनी सेवा्य मगोलोकी अपित की, जिन्होंने पहिले स्वीकार 
कर लिया। नागरिकोएफ़े प्रतिनिधि काजी और शेशुल इस्लामके नेतृत्वमे मगीलोंके पास आये। 
नमाजगाह द्वारते भीतर तरसकर मगोर तुरसत' किलाबन्दी तोडनेमे रकूग गये। नियमानुसार 
नागरिकोशी निकालकर यहा भी सेनाने शहरकों लूटा, लेकिन काजी, शैखुल्‌इस्णाम तथा उनके 
५० हजार सँवदोकों प्राणदान मिछा। चिगिस और उसके मगोल अभी फिसी व्यवस्थित 
धर्मके अनुयायी नही थे, वह भत-प्रेतपूजक (शमनी) होनेगे सभी धर्मो और उनके पुरोहितोके 
प्रति सम्मान दिखछाने थे। समरकन्‍्दके मुत्लोने बुबारियोकी तरह विरोध वहीं किया, इसलिये 
मंगोलोने उनके साथ नरमीका बर्ताव किया। किलेको तोइनेके लिये उसकी मिट्टीकी दीवारोको 
नहरका बाघ तीडकर भिगो दिया गया, इस प्रकार दीवारके गिरानेमे दिक्कत नही हुई । दुर्गके 
पतनसे पहिली रात अल्प एर खान हजार आदमियोके साथ मगोलो की पक्तिकों तोडकर 
सुल्तानके पास' चछा गया, बाकी हजार सनिकोको किलेकी मस्जिदमें जमाकर मगोलोने कत्ल कर 
डाला। यह वही मस्जिद थी, जिसे ध्वारेज्मशाहने बनवाया था | मगोलोने उसे जला भी दिया | 
सुल्तानकी' ३० हजार तुर्क सेना तुगाइखान तथा अपने सारे नेताओंके साथ मार डाली' गयी । 
३० हजार कारीगरो और शिल्पका रोको चिगिसने अपने पुत्री और सबधियोमे बाट दिया, बाकीको 
मुहासिरेम काम करवेके लिये भरती कर लिया। नगरपर दो छाख दीवार कर लगाया गया। 
हृत्याकाण्डके बाद समरकन्दकी आबादी एक चौथाई रह गई। 

समरकन्दकी विजय के बाद चिंग्रिसने सेनाकों थोडा विश्राम लेने दिया । 


६. जूची की सफलता 


जूबीके अबीन जी सेना निम्त सिर-दरियाकी ओर भेजी गई थी, बह पहिले सिग्ताक ( उत- 
रार से २४ फरसल') पहुंची । जूचीने हसन हाजीको भेजकर तागरिकोको आत्मसमर्पण करनेंके 
लिए कहा। निवासियोंने हाजीकों मार डाछा। मगोलोके सामने इसमे बडा अपराध कोई हो 





“ फरुसख--१६०० हाथ, (६ मील) । 


जूची | चिगिस खाने ४७१ 


नहीं सकता था। ७ दिनके मुहासिरेके बाद शहर पर कब्जा करके मगोलोने वहाके एक भी 
आदमीको जीता नही छोडा। हसनके पुत्रको नगरका शासक बना आगे बढ जूचीकी सेनाने उजगन्द, 
बरचिनलिगकन्त और अशनासको ले लिया। अशनासकी सेना गूडो और बदमाशोको मिलाकर 
सगठित की गई थी, जिन्होने मगोलोका सख्त मुकाबिछा किया। ओगृत्‌ कबीलेके चीन 
तीमूर पीछे ईरानमें सेनापति--को--जन्दवालोसे बात करनेके लिये भेजा गया। लोगोने उसके 
साथ ब्‌ रा सहूक किया। जूची अभी आक्रमण न कर किपचको (कगलिथो) की बस्ती का स्कोरम 
में विश्वाम करना चाहता था। २१ अग्रैठ १२२० को उसे नागरिकोंके दुराग्रहके कारण आगे 
बढना पडा[। नागरिकोने नगर-द्वार बन्द कर लिया, लेकिन प्रतिरोषके लिये बहुत लूडाई नही 
की, इसलिये जन्दके विजय होनेपर जिन लछोगोने चीन तीमूरके साथ बुरा बताव किया था, उन्हीको 
मारा गया। अली खझ्वाजा बुखारीकों जूचीने यहाका राज्यपाल नियुक्त किया। जूची इसके 
लिये वहा नही ठहरा । दूसरे साल उसने ख्वारेज्मपर चढाई हुई। मगोलोकी जो सेना यहा छोड 
दी' गई थी, उसीने जाकर बिना रोक-टोकके यानीकन्त (शहरकन्त) ले लिया। जिन शहरोकों 
मगोल जीतकर वहा अपने शासक नियुक्त करते जा रहे थे, वह उनके हाथमे बराबर नही रहे और 
मगोलोकी भी यही मशा थी । वह चाहते थे, कि सबसे बडी प्रतिरोधक शक्तियोको पहिले खतम 
किया जाय, फिर छोटोको दबाना मुश्किल नहीं होगा। 

सेनापति अलाक नोयन (बारिन) के नेतृत्वमें ५ हजारकी वाहिनी बनाकृतपर गई। 
कोखोता कबीलेके सेनापति सुकेतु और तुगाई दूसरे मगोल-सेनापति थे, जो इस वाहिनी के साथ 
गये थे। इलालगूमली के तुर्के सेनिकोने तीन दिन तक मुकाबिला किया, फिर शहरने आत्मसमर्पण 
कर दिया। छावनीके सैनिक मार डाले गये, कारीगर और तरुण मृहासिरे सबधी कामीके लिये 
साथ ले लिये गये। नगरमे लूट-मार हुईं। यहासे सेना समरकन्दमे चिगिसके पास चली गई। 

५० हजार दूसरे सैनिकोंके साथ २० हजार मगोलोको चिगिसने फरगाना-विजयके लिये 
भेजा। बहाके शासक तीमूर मलिकने जब देखा, कि शहरमे रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, तो 
अपने हजार साथियोंके साथ सिर-नदीके बीचके एक टापूमे चछा गया। यह टापू खोजन्दसे 
एक वर्स्त (१ मील) नीचे था। १८९६ ई० में रूसियोन यहा खुदायी की, जिसमें बहुतसे 
सोने-चादी-ताबे के सिक्के, घरेलू कामके बहुत तरहके बतेन तथा दूसरी चीजे मिली थी। यह टापू 
तटसे काफी दूर था, इसलिये तैमूर मलिकके आदमियों तक न बाण पहुच सकता था, न कतापुल्तसे 
फेक्े पत्थर ही। मगोलोने बन्दियोको दस दस' की टुकडीमे बाटकर उनपर एक-एक मगोलको 
निभृक्‍त किया। वह खोजन्दसे तीन फरसखपर अवस्थित पहाडीसे पत्थर काटकर ढोने लगें और 
मगोल सवार इस पत्थरकौ नदीम फेककर बाघ बाघने लगे । शायद बाघ तैयार हो गया था अथवा 
रसदकी कमी पड गयी, इसलिये तेमूर मलिक टापू छोडनेके लिये बाध्य हुआ। 

पहिले ही से छिपा रखी ७ नावो पर रसद और आदमियोको चढाकर वह रातके समय 
मशालकी रोशनीमे दरियाके नीचेकी ओर भाग चला । दोनो किनारोसे मगोल वाण-वर्षा करते 
हुए पीछा करने लगे। बनाकतके नजदीक मगोलीने सिर-दरियाम जजीर डालकर नावोको रोक- 
नेकी कोशिश की, लेकिन तैमूर मलिक निकल भागनेमे सफल हुआ। बरचीनलिंगकन्‍्त और 


जन्दके पास' उलस इदीने नावोका पुल बाध कर कतापुल्त (पत्थर फेकनेका यत्र ) खडा कर रखा 
था। तैमर उमझे एतिके वी आज किलननभी ८ 


४७२ मध्यएतिया का इतिहास (१) [ ८७७ 


पीछा कर रहे थे। रमदपानी और सारे अनुचर खतम ही गये, तो भी वह पराक्रमी वीर अकेले 
इवारेएम पहुचा तेमूर इसके बाद भी मुहम्मदके उत्तराधिकारी जलालहीनकी ओरसे लडता। 
रहा । मुसलमानोकी' ओरसे कभी कभी आदमियोको अद्भुत पराक्रमके साथ लड़ते देखा गया 
लेकिन वह मटठी भर ही रहे । एक विशाल सेनाको पूरी तौरसे सगदित करके प्रतिरोध करने में 
वहू कभी सके नहीं हुए, इसा।लिंग तातारों (मगोलो) की मुख्य सेनाके सामने उन्हेबराबर 
पोछे हटना पड़ा । मगोलोकी और मुश्किलसे कही व्यवितगत वी रताके असाधा रण उदाहरण मिले, 
पर उनमें गजबका अनुशासन था। उनके बड़े बड़े सेनापति अपने स्वामीकी इच्छाके आज़ावतरी 
चतुर सेवक के सिवाय और कुछ नही थे । स्थितिके अनुसार अपनी सेनाओको अलग करते, फिर 
इकद्ठा करते और बडी तेजीके साय आक्रमण करते हुए वह इस बातका ध्यान रखते थे, कि किसी 
एक जगहक्ती असफलताके कारण सारी योजना ने विक्रल हो जाय। बड़े कठोर अनुशासनम 
पले हुए मगोल सैनिक किसी समय इस बातकी कोशिश नही करते थे, कि अपने को अपने साथियोसे 
बेहतर योद्धा साबित करे। उनका काम यही था, कि प्रभु या नेता जो आज्ञा दे, उसे अक्षरश. 
पालन करे। मुहम्मद रुवारेज्मदाहने यद्यपि अपने राज्यकों बहुत बढाया था, उसकी' धाक भी 
बहुत ज्यादा थी, लेकिन मगोलोंकी लौह सेनासे जब उसका,सामना पडा, तो वह उतना भी प्रति- 
रोब नही कर सका, जितना कि उसके पुत्र जलालहीन ने किया।बदरुहदीनकी सम्मतिसे ख्वारे- 
ज्मशाही के सेनापतियोने चिगिसकों कितने ही पत्र लिखे थे, जो ख्वारेज्मशाहके हाथ में पड 
गये । इसके कारण उसको और भी सदेह हो गया । वह अपने आदमियो पर विश्वास नही कर 
सकता था। वक्ष नदीके तटपर कालिफ और अन्दखुदके घाटोको ख्वारेज्मशाहने रोक रखा 
था। बहासे उसने समरकन्दकी सहायताके लिये १० हजार सवार और २० हजार सेना भेजी, 
मगर वह वहा तक नहीं पहुच सकी । 


७. मुहम्मद का अन्त 


समरकनन्‍्दकी विजयके बाद चिंगिसने फिर अपनी' सेनाका नई तौरसे विभाजन किया--- 
(१) एक वाहिनी खोजन्द और फरगानाके लिये, (२) सेनापति अलाक नोयन और हजारी' 
यसाउर (जालेरी) की वाहिनी वरुश, तालकान और कुलाबके लिये, (३) जेबे, सुबोतह और 
तोकूचरा बहादुरके नेतृत्वमे तीनो वाहिनियोको भेजते हुए चिगिसने हुक्म दिया--शान्त निवा- 
सियोको बिना छेड़े ख्वारेज्मशाहका पीछा करो। 

ऐसा करनेसे पहिले ही ७हजार कराखिताई सेना ओर अलाउद्दीन (अलाउलमुल्क) ने 
सुल्तान को छोडकर चिगिसकी ओर जा करसुल्तानकी सेनिक कमजोरियोको बतलाया ।इराकके 
शासकके पृत्र रुकुनु ददीनके वजीरकी सम्मति मान सेना न जमाकर सुल्तान उस प्रदेशमे चलछा गया । 
अलाउद्दीनने बहुत समझाया-- सेनाकों अपने पास रखना चाहिये, नही तो प्रजा राजवशकों 
दोषी ठहराते कहेगी" शान्तिके समय कर ले हेकर खाते रहे और सकटके समय प5 दिखाकर 
भाग गये ।” सुल्तानके दोनो पुत्र मृत्युके समय तक पिताके साथ रहे। जेबे और उसकी सेनाके 
आनेके पूर्व ही सुल्तानने वक्षु-तट छोड दिया। पजाब (मध्य-एसिया) में देखभाल के लिये एक 
चौकी छोडकर मगोरू सेना सिर-दरियाकी भाति वक्षुकी भी आसानीसे पार हो गई। रकडीका 
एक लम्बा सा ढाचा बना वह उसे बेलके चमडेसे मढ़ देते,जिससे उसके भीतर पाती नही जाता। 





अलाउद्दौन ] चिगिस खान ४७३ 


इसी चमडेकी नावमे अपने बत्तेन और हथियार भी रख, घोडोको पानीमे डाल देते, और उनकी 
पूछ पकडकर चमडेकी नाव को हाथ लगाये पार हो जाते | इस प्रकार हरेक चीज--घोडा, 
हथियार, रसद और आदमी--एक ही' साथ नदीके परले पार पहुच जाते । इतिहासकार 
इब्तुलअसीरकी उपरोक्त बातमें थोडी सी भूल मालम होती है। प्लानो कार्पीनीनें मगोलोंके 
बारेमे कहा है--- उनके पास एक हलकासा गोल चमडा होता है, जिसके सिरे पर बहुतसी मुद्धिया 
रहती है । इन मूड्धियोके भीतरसे एक रस्सी पार कराकर इतना कस दिया जाता है कि भीतर एक 
छोटा सा गोल अवकाश बन जाता है। जिसमे कपडा, हथियार और दूसरी चीजे डालकर मुहको 
खूब अच्छी तरह बाध दिया जाता है। जीन और दूसरे कडे सामान बी चमे रख दिये जाते है, जिनके 
ऊपर आदमी बैठ जाते है । इस प्रकार तैयार किया हुआ पात्र घोडेकी पूछसे बाध दिया जाता है। 
एक आदमी रास्ता दिखानेके लिये घोडेपर आगे आगे तैरता चलता है। कभी कभी पासमे पत- 
वार भी होती है, जिसके द्वारा वह॒ अपने चमडेकी नावकों खेंते हे। घोडोको पानीमे खदेड 
दिया जाता है। एक सवार घोडा तेराते आगे आगे चलता है, बाकी घोडे उसका अनुसरण 
करते है। गरीब मगोलोमे हरेक आदमीके पास एक-एक अच्छी तरह सिया हुआ चमडेका 
थेला रहता है, जिसमें वह अपने कपडे तया दूसरी चीजोको रखकर मुहको अच्छी तरह बाघ 
घोडेकी पूछमे बाघ देता है, फिर उपरोक्त क्रमसे नदी पार कर जाता है ।” नदी पार करनेके 
लिये जो चमडेफा थैला इस्तेमाल किया जाता है, वही रेगिस्तानी यात्रामे पानी भरनेकी मश- 
कका काम देता है। मगोलोके कमसरियतका संगठन कितना सरल और मजबूत था, यह 
उपरोक्त वर्णनसे मालूम होगा। 
ख्वारेज्मशाहने कही भी चिगिससे डटकर लडनेकी कोशिश नहीं की । सिरदरिया, 
समरकन्द, वक्षु (आम्‌ दरिया) सब जगह वह पीठ ही दिखाता रहा। १८ अप्रैल १२२० 
ई० को नेशापोर पहुचनेपर उसे खबर मिली, कि मगोल वक्षु पार हो गये। भयके मारे सुल्तान' 
एक दिन भी नेशापोरमे नही ठहरा । विस्तामभे उसने रत्नोसे भरी दो सदूके अरदहन भेजनेके लिये 
अपने दरबारी वकील अमीन ताजुद्दीन उमर बिस्तामीकों सुपुर्द कीं। इसी' किलेमे पीछे 
सुल्तानका शव भी आया। रत्न नही बच सके। किलेकों पीछे मगोलोने दखल कर लिया और 
उन्होने सदृके लेकर चिंगिस खानके पास भेज दी। ख्वारेज्मशाह रे (तैहरान) होते कजवीन 
भागा, जहा उसका पुत्र रुक्रुनुद्दीन गूरगजी ३० हजार सेनाके साथ पडा हुआ था। जेबे और 
सुबुतइके पास इतनी सेना नहीं थी, जिसके साथ कि वह पीछा कर रहे थे। उनको नप्ट कर 
डालनेका यह बडा अच्छा मौका था, लेकिन सुल्तान तो हर मौकेपर चूकनेका का ही ढग जानता 
था। उसने अपनी रानी (गयासुद्दीन पीरशाहकी मा) और दूसरी स्त्रियोको काहूनके किलेमे 
भेज दिया, जिसका किलेदार ताजुद्दीन तुगान था। अतावेग नसरतुद्दीन हजारास्प लूरिस्तानीकों 
बुलाकर राय पूछनेपर उसने सलाह दी, कि लूरिस्तान पारसकी पर्वतमालाके पीछे तथा उर्वर 
प्रदेश है। वहा चलकर लरियो, शूलियों और पारसिथोकी १ राख सेना जमाकर मगोलोको 
मार भगाया जाये । सुल्तानने उसकी सछाहका यह अर्थ लूगाया, कि वह मेरे द्वारा अपने दुश्मन 
फारसको अतावेगपे बदला लेनेके लिये यह सब कह रहा है। सुल्तान इराकमे ही था, कि 
पता लगा, मगोल और नजदीक आ गये। वह अपने पृत्रो सहित भागकर कारूतके किलेमे 
चला गया। वहा भी केवल एक दिन रहा, फिर पबत्नदर्शक और सवारीके छोडे के मशतातरे 


४७४ मंध्यएतिया का इतिहांस (१) [ ८७७ 


राल्तेपर मगोलोंसे बचते हुए आगे बढ़ा । कूतचके समय मगोल अपने नमदें, घोड़े, हृथियारके 
सिवाय और कुछ नही रखते थे। वह किसीकी लट़ते नहीं थे, न धरोकी जलाते थे, न पशुओको 
मारते थे। हा, कुछ लोगोंको घायल करके मार डालते था कमसे कम रास्तेंसे भगा देते थे । 


पहिली बार ज्यादा कडहाई करने धें-॑कानों कारपीनी जैसे समसमासिक लेखकोने उनके 
बारेम यही लिखा है। 


जेब्रे और सुधुतह रास्तेम कहीं भी लूटने,मारनेके लिये ने रुकते' अपने कदमकों 
तेज करते सुल्तान का पीछा कर रहे थे। वह उरे कही सुस्ताने सही देते थे। चिगिस 
खानकी आजा परालत करने उन्होंने राम्गेम खुरासानके किसी नगरकों कोई भी हानि नहीं 
पहुचाई; सिवाय बृशाग (हिरात प्रदेश) के, जहा एक मंगोरू सेनप मार दिया गया था। 
उन्‍्हीने इस शहरकों बरबाद कर दिया, हरएक आदमीको सार डाला। तुकूचारने कही से 
अपने कानमें एक दाता ले लिया था, जिसके लिये चिगिसने उसे प्राण-दण्ड की सजा दे दी, 
पीछे पदव्युत कर दिया। सुब्रृतयाने बिना कठिनाई के रे (तेहरान) को जीत लिया। पता 
लगा, सुल्तान हमदानकी और भागा जा रहा है। मंगोलोके आनेसे पहिले ही सुल्तान रेसे 
रवाना हो चुका था। कज़वीन और काएन के बीच मंगोल सुल्तानसे मिके, मगर वह 
पहिचान ते सके। उन्होंने कुछ बाण छोडे, जिससे सुल्तान घायल होकर कारूनके किलेमे 
पहुचा । जब मगोलोंने किलेका मुहासिरा किया, तो सुल्तात उसे छोड चुका था। वह रास्ता 
बदलकर सरेचाहान पहुच गया। मगोछ रास्ता भूल गये, जिसपर उन्होंने अपने पयप्रदर्शकको 
मार डाला और वहु फिर छौठ पडे। अन्तर्म २० हजार सेनाके साथ सुल्तान हमदानके 
पास दौलताबादके मुहासिरेमे फस गया, जिससे वह बहुत मुश्किकसे निकल सका। उसके 
अधिकाश अनुयायी यही मारे गये। पश्चिमी सीमातके पास जा कर केवल यही एक लडाई 
हुई। यद्यपि उसके पास मगोलोसे अधिक सेना थीं, लेकिन तो भी लडनेकी जगह सुल्तानने 
भागकर प्राण बचाना ही पसन्द किया। हमदानसे लौठते वक्‍त मगोलोने जुनज्ञान और कजवी- 
नकी नष्ट कर दिया। बेग तागुद और कुचवुगा खानके नेतृत्वमे मिली ख्वारेज्मी सेनाकों भी 
उनन्‍्हीने यही कही नप्ट किया। जाडेके आरम्भमे मगोलीोने आजुरबायज़्ानपर आक्रमण 
किया। अईब्रील ध्वस्त हुआ। कास्पियन तटपर अवस्थित मुगातकों भी उन्हींने बरबाद किया । 
रास्तेमे गू जियो (जाजियन) के साथ छूठाई हुई, लेकिन तब तक मुहम्मद रुवारेज्मशाह दुनियासे 
चल बसा था । 

अस्तमे भागते हुए मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने अवूसकून शहरके पास एक द्वीप ने जाकर शरण 
ली, जो कि ग्‌ रगान तदीके मुखपर गूरगान शहरसे तीन दिनके रास्तेपर अवस्थित था। शायद 
वह वर्तमान अशुरजादेका द्वीप था । वहा पहुचते समय ही' बहू गुर्दे की बीमारीसे बहुत पीडित ही 
गया, जीनेकी' आशा नहीं रह गई। मरते समय उसने अपने अनुयाथियोकों बडी उदारताके साथ 
पदवियां, दर्जे, जागीरे प्रदान की, जिनको उसके पुत्र जलालद्दीनने भी माना । इसी द्वीपमे दिसम्बर 
१२२० ई० में सुल्तान मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने सदा के छिये आखे मूद ली | उसके पास कफनका 
कपडा भी नहीं था, जिसके लिये एक अनुचर ने अपना चोगा दिया एक रूसी' इतिहासका रले 
लिखा है--- यह था अन्त एक ऐसे बादशाहका, जिसने कि सल्जूकी साञ्राज्यके अधिकाश भाग को 
एक छत्रछायामें छा दिया था। मगोल आक्रमणके समय उसने बड़ी निदनीय कमजोरी दिखलाई ।” 


जल्लालुद्वीन ] चिगिस सान ४७५ 


मुहम्मद ख्वारेज्मशाहके रुपमे इस्लामको, ऐसियाक सारे मुसलिम' देशीको ही नही बल्कि भारतके 
पराजित प्रदेशको भी एक साम्राज्यके रूपमे परिणत करनेका आखिरी मौका मिला था । अभी 
उस विशाल इस्लामिक साम्राज्यकी सी माये स्पष्ट नही थी, लेकित वह धीरे धीरे उभडती आ रही 
थी। जान पडता है, मुहम्मद अपने पडोसियोकी निर्बेलताके कारण सफल हुआ था। यदि उसमे 
अपनी वैसी क्षमता होती, और इस्लामिक जगतके शासक-बर्गमे अपने स्वार्थोके लिये भीषण फूट 
न होती, तो शायद चिमिसको विश्व-विजयका र्यालू भी न आता । एक तरफ चिंगिस था, जो कि 
जबर्दस्तसे जबर्दस्त उत्तेजनाके समय भी उत्तेजित हो अपनी' बृद्धिकों खो नही बैठता था । 
सगठन करनेमे अद्वितीय था, पास आये लोगोकों अपने आकर्बणसे इतना बाध लेता, कि वह 
कभी उसे छोडनेका रु्याल नही करते। अनुशासन और शिक्षा-दीक्षा द्वारा साधारण अनपढ 
घुमन्तू तदणोकों जेबी और सुबुताय जेसा महान्‌ सेनापति बना देता। दूसरी तरफ तुर्कान 
खातूनका पुत्र मुहम्मद ख्वारेज्मशाह था, जो अपने सहायको और अनुचरोको ही नही अपनी मा 
को भी अपना जानी दुश्मन बना लेता, किसी बातके निर्णय करनेकी शक्ति नहीं रखता और 
योद्धाका निर्भीक हृदय तो मानो उसे मिला ही नही था । 


८ जलालुद्वीन' मुहम्मद-पुत्र (१२२०-१२३१३० ) 


मुहम्मदका उत्तराधिकारी जलालुद्वीन यदि बापकी जगह गद्दीपर बैठा होता, तो शायद 
मगोलछोको इतनी' आसानीसे सफलता नही मिली होती, लेकिन जलालुद्दीवकों तो उस वक्‍त गदही 
मिली, जबकि विशाल ख्वारेज्मी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो चुका था, उसकी सैनिक शकित 
तितर-बितर हो गई थी । १२२० ई० के वसन्‍्तमे सारा अन्तवेंद चिगिसके अधीन हो गया था । 
समरकन्‍्दसे उसने नृशाबस्फामकों बुखाराका मगोल शासक बनाकर भेजा था । गरमियोको 
चिगिसने नशाब (नखशाब) में बिताया। इतनी मजिल मारनेके बाद घोडोको चरने तथा 
विश्राम लेनेके लिये छोडना आवश्यक था। चिगिसके निवासके कारण पीछे नशाब एक पवित्र 
स्थान बन गया, जहा पिछले जमानेमे मगोल सेनप अक्सर गर्मियाँ बिताया करते । एक जगताई 
खानने यहा महल (करशो। ) बनवाया जिसके कारण इसका वर्तमान नाम पडा। बाबरने पानीकी 
शिकायत करते हुए भी यहाके वसनन्‍्तके सौदर्यकी बडी प्रशसा की है। मगोलोके आनेके पहिले ही 
किश (शहरसब्ज) की महिमा घट चुकी थी, और अब उनके आनेके बाद नसाबके भाग्यने पलटा 
खाया। शरदमे चिगिस जाकर तेरमिजके ऊपर पडा। लोगोने आत्म-समर्पण' करनेसे इन्कार 
कर दिया। फिर दोनो ओरसे कतापुल्तकी मार शुरू हुई। अन्तमें मगोलोकी मारके सामने 
प्रतिरक्षियोके हथियार कुठित हो गये । ११ दिनके मुहासिरेके बाद किला सर हुआ । प्रतिरोधी 
नगरोके लिये उपथुकत दण्ड तेरमिजकों मिला--तगरकों नष्ठ कर सभी निवासियोकों मार 
डाला गया। १२२०-१२२१ के जाडोको चिंगिसने वक्षु तटपर बिताया। सभी बडी नदियोकी 
तरह वक्षुका कछार भी घुमन्तुओके शरद-निवासके लिये बहुत उपयुक्त स्थान था। पीछे 
जगताईने “सालीसराय” के नामसे यहा अपनी एक राजधानी बनवाई। 





"धपाहाददाबा (सिक7-तॉ ते) 


४७६ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७८ 
(१) विद्याकेन्द्र खवारेज्म- 


जिगिस ख्वारेज्मशाहमे लंड रहा था, लेकित अभी तक हुए उसके सारे संघर्ष 
खारेज्मकी भूमिपर नही हुए थे। यह पहिले ही कह आये हुँ, कि मुहम्मद ख्वारेज्मशाहने अपनी 
राजधानी समरकतन्‍्द मानी थी और ख्यारेज्मपर उसके पृत्रक्री अभिभाविकाके तौर पर राजमाता 
तुर्कान खातूनका शासन था। स्वारेज्स सेनाका भारी भाग और उसके सेनापति भी तुर्क थे, 
जिनमेसे अधिकाश तुर्कान खातुनके मातृपक्षीय थे । इसीलिये तुर्कान खातून सेनिक वर्गकी म्‌खिया 
थी। ख्वारेज्ग बडा समृद्ध प्रदेश था और १२० ४६० में शहाबुद्दीन गोरीके हमलेसे बाल-बारू बचा 
था। बाहरसे आई लक्ष्मी यहा धीरे धीरे जमा होती गई थी । ११ थी-१२ वी सदी बहु समय था, 
जब कि मुसलिम जगतकी शक्ति एकताबद्ध हो आगे नही बढ़ रही थी। भिन्न-भिन्न विद्या और 
सभ्यताम बढे पराजित देशोकी बहुत कुछ अवनति हो चुकी थी, क्योकि जिस' गतिसे मुसरूमानोते 
ध्वक्षका काम किया, उसी गतिसे निर्माणका काम नहीं किया। इसमें शक नहीं, बगदादी 
खलीफोके आरिम्भक जमानेमे दुनियाके ज्ञान-विज्ञानके अनुवाद और प्रचारका कितना ही काम 
हुआ था, लेकिन इस्लामकी सफलतामे ज्ञान-विज्ञानकों नही बल्कि धर्मान्धताकों परम सहायक 
माता गया था। ख्वारेज्मने अपनी पिछली पीढियोकी देनको अभी' उतना नहीं खोया था। अभी 
भी वह अपनी विद्या-निधियोका रक्षक तथा विद्वानोका पृष्ठरोषक था। इसी समय बहुत से 
महत्वपूर्ण ग्रव सम्रह किये गये थे। शहरिस्तानी १११६ (५१० हि०) में ख्वारेज्मका अच्छा 
विचारक हुआ। “बहू एक अच्छा विद्वान था। यदि उसके विचारों और रुचियोपर दर्शन या 
तास्तिकताका प्रभाव न होता, तो वह इमाम (धर्मिक नेता) बना होता। यह देखकर आदचर्य 
होता है, कि जहा उसकी विद्या' और विचारोकी परिपूर्णता देखकर आइचर्य करना पडता है, 
वहा किन्‍्ही किन्‍्ही बातोमें वह ऐसे विचार रखता है, जिनका कोई आधार नही । वह ऐसे विषयोको 
पस्दद करता, जिनका कि न कोई बौद्धिक प्रमाण था, ने पारम्परिक--दीनके प्रकाशके प्रति 
विश्वासवात और इन्कार करनेसे भगवान्‌ हमारी रक्षा करे। इस सबका कारण यही था कि 
वह दरीयत (धर्मशास्त्र) के प्रकाशन मुह मोडकर दर्शनके घपलेमे पड गया। हम उसके 
पडौसी और सहायक थे। वह यह समझानेकी बडी कोशिश करता था, कि (पग्रीक) दाशेनिकों 
के विचार बहुत ठीक है, और उनके विरुद्ध जो आक्षेप किये जाते है , वह गलत है । कुछ सभाओमे 
में भी मौजूद था, जिनमे वह उपदेशकका कर्तव्य पालन करते (उपदेश दे) रहा था। मेने एक 
बार भी उसके मुहसे यह कहते नही सुना अल्लाहने ऐसे कहा' अथवा अत्लाके पैगम्बरने ऐसा 
कहा' और न कभी उससे शरीयतकी एक भी गुत्थीके बारेमे अपना कोई निश्चय प्रकट किया । 
अल्लाह ही जानता है, उसके क्‍या विचार थे । शहरिस्तानीके बारेमें यह एक समसामधीक 
इतिहासकारके उद्गार थे। 
राजवशके अन्तिम समयमे कवि फलरुद्दीन राजी ख्वारेज्म-दरबारमे रहा। कवि मुबारक 
शाह हसन बिन मरवारीदी फलरुद्दीन (मृ० १२०६ ई०) ने गोरियोंके दरबारमे रहते अपना घर 
बतवाया था, जिसमे पुस्तकोका बडा अच्छा स्रह था, जिसके साथ वहा शतरण भी रबखा रहता 
था। वहा बेठकर विद्वान्‌ स्वाध्यायका आनन्द लेते । इभी तरह गूरगाचमें वकील शहाबुद्दीन खीवगी 
पाच मदरसों (विद्याप्रीठो) मे अध्यापक था। उसने शञाफई जामा-मस्जिदके पास ऐस। विशाल 


सुवारेज्म-पतन ] चिगिस खान ४७७ 


पुस्तकालय स्थापित किया था, जिसके बारेमे कहा जाता है “न भूतो न भविष्यति” | मगोलोके 
आक्रमणकी खबर सुनकर उसे ख्वारेज्म छोडना पडा। अपनी पुस्तकोको छोडते वक्‍त उसे बडा 
दु ख हुआ और उनभेसे कितनी ही' महत्वपूर्ण पुस्तकोको वह अपने साथ लेता गया। वह नसामे 
था, जबकि चिगिसके दामाद तोकूचारते उस शहरको जीता । उसी समय शहाबुद्दीन मारा गया । 
मरनेंके बाद उसकी किताबे दूसरोके हाथमे चली गयी, जिन्हे इतिहासकार नसावीने फिरसे 
जमा करनेमे सफलता पाई, लेकिन पीछे वह भी' यह कहते हुए देश छोडनेके लिये मजबूर हुआ 
-- मेने जो चीजे वहा छोडी, उनमे केवल पुस्तकोके लिये ही मुझे दुख है ।” शाहजादा 
गयासुद्दीत पीरशाहने जब नसाको दखल किया, तो पुस्तकोका सम्रह लुप्त हो गया। 


(२) ख्वारेज्म का पतन 


ख्वारेज्म जेंसे समृद्ध देश और तुर्को जैसी वीर सेना तुर्कान खातूनके हाथमे थी, जिससे 
वह जूचीकी काफी परेशान कर सकती थी, इसे चिगिस भी जानता था। इसी'लिये चिगिसने दूत 
भेजकर खातून को कहलूवाया--में री तुमसे कोई दुश्मनी नही है । में तो केवल तुम्हारे पुत्रके 
अत्याचारोके कारण उसमे लड रहा हू । दूतके आनेके बाद ही यह खबर मिली, कि सुत्तान वक्षु 
पार भाग गया। मा बेचारीकी हिम्मत क्या होती, उसने भी पुत्रका अनुसरण किया। राजघानी' 
छोडनेसे पहले खातूनने गुरगाचमे बन्द पडे स'रे शाहजादोको नदीमे डुबोनेका हुक्म दे दिया । इन 
मरनेवाले मे २० शाहजादो तथा अपने भाई और दो भतीजोंके साथ बुखाराका सदर बुरहान- 
उद्दीन भी था। खातून पहले भागकर याजिर (पदिचमी तुकंमानिया ) गयी । फिर वहासे माजन्दरान 
प्रदेशमे छारजान और इलालके किलोमे उसने शरण ली'। मगौलोने तुर्कांन खातूनकों वहा जा 
घेरा। उस विशाल किलेके चारो ओर रूकडीक! घेरा बना बाहरसे सबध-विच्छेद करा दिया । 
वर्या नही हुई, इसलिये पानीकी कमीके कारण चार मास बाद इलालके किलेका पतन हुआ । 
पतनके बाद भारी वर्षा शुरू हुई। मगोलोने वहा मिली शाहजादियोकों बाट लिया। उस्मान 
खान समरकन्दर्क। बेवा खान सूल्तानकों जूचीने लिया। पीछे उसने एमिलके एक रगरेजकी 
बीबी बनकर अयर्न। जिन्दर्ग। बितायी। तुर्कान खातूनकों पकड़कर मगोलिया भेजा गया। जहा 
वह १३३२ (६३० हि०) तक जिन्दा रही। देश छोडनेके समय उसे तथा दूसरी स्त्रियोको आज्ञा 
दी गईं, कि वह अपने दु खको जोरके साथ ऋन्‍्दन करके प्रकट करे । खातूनके वजीर निजामुल्मुल्क 
को १२२१ में कत्ल करवा दिया गयाथा। 

खातूनके राजधानी छोडकर भागनेपर अली कहे-दुरुगानने राजकीय खजाने और दूसरी 
चीजोको अपने हायमे कर लिया। १२२० की गर्मियोमे खोजन्दसे भागा वीर तैमूर मलिक 
ख्वरेज्म पहुचा था। ऐसे योग्य नेताकों पाकर सेताने आक्रमण कर जूचीके हाथसे यावीकन्तकों 
छीन कर मगोल शासकको मार डाला। जाडो तक शासन-प्रवन्ध भी फिरसे ठीक कर लिया 
गया, जिसका श्रेय मुशरिफ इमादुदीन और वकील शरफुद्दीनकों था। उन्होने छोगोमे घोषित 
कर दिया, कि सुल्तान मुहम्मद शाह जिन्दा है, हम उसके पाससे आये हे। इसके थोडे ही 
समय बाद ख्वारेज्मी शाहजादे जलाह॒द्दीन, उजलगशाह और अकशाह पहुच गये | शाहजादे 


मृत्युके समय तक सुल्तानके साथ रहे थे और पिता को दफताने के बाद सवारी के साथ 
मनकिशलक आ वद्ाके निवासिशोंमि घोते के पाफिक्षतती लजनि न ऋण के 


४७८ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७८ 


सुल्तानकी मृत्युकी घोषणा कर दी । मृत सुल्तानने उजलगशाहुकों गद्ठी देनेकी वर्सीयत की थी, 
जिसे हराकर जलालुद्वीत गद्दी पर बैठा । उजलगके कहनेपर भी झगड़ा नही मिटा और पहिले का 
शासक कुतुलक खान तूजी पहलवान--जों ७ हजार सवारों का सेन था--परडथत्र करनेके 
लिये तैयार हो गया। खबर पाने पर जलारुद्दीन, तेंगूर मलिक और ३ सौ सवारोकों साथ ले 
खूरासानकी और भागा। विगिस जैसा भथकर शत्रु सिरपर था, लेकिन तब भी वह अपने भीतरी' 
झगडीको मिठानेके लिये तैयार नही थे। जलालुद्दीनके जानेके ३ दिन बाद मगोलोके जा पहुं- 
चमनेफ़ी खबर सुन उनलग और अकशाह भी ख्वारेज्म छोडकर भागे । 

सिहामनके लिग्रे लडतेबाले गाहजादोकैहटते ही सभी सेनापति एक हो गुरगाचकी रक्षाके 
लिये तेपार हो गये । किमी किसी इतिहासकारका मत है, कि उन्हीमसे एक तथा तु्कान खातूनके 
सजबी खुमारतगिनने सुल्तानकी पदवी धारण की। दूसरे सेनापति थे ओगुल हाजिब (बुखारा 
प्रतिरक्षक), यरुका पहलवान और अली कृहे-ुरूगान (सिपहसालार ) | गुरगाच जैसे बढ़े 
दइहरकों जीतनेके लिये चिगिसने एक और बडी सेना भेजी । दक्षिण-पूर्वसेी जगतइ और उगूतई 
की सेना बुआरा होते स्वारेज्मकी ओर बढ़ी, और उत्तर-पूर्व से जूचीकी सेना। जूचीके आनेसे 
पहिले ही मगोल सेनाकी सकख्या १ लाख हो गई थी। धोखा देनेके किये थोडी सख्यामे आकर 
मगोलोंने ढोरोको हाकता शुरू किया । नगर-रक्षक उनके फेरमे पडकर दरवाजा-आलमीसे निकल 
उनका पीछा करने लछगें। एक फर्पख पर बागखु्रेम था, जहा पर मगोल छापा मारनेके लिये 
तैयार थे। उन्होंने सूर्यास्तमे पहिले ही एक हजार ख्वारेज्मियोका बध कर दिया, बाकी बचोका 
पीछा करते वह अकावीलान दरवाजेसे शहरके भीतर घृस गये, लेकिन अधेरा होनेसे पहिले ही 
बाहर हो गये । अगले दिन प्‌ूद्ध शुरू हुआ। मगोल दरवाजा तोडनेकी कोशिश कर रहे थे। 
फरीदून गोरी५०० योद्धाओके साथ उसकी रक्षा कर रहा था । इसी समय जगत और उगुतइकी 
सेना आ पहुंची । आत्मसमर्पणके लिये बातचीत होने लगी और साथ ही मगोल मुहासिरा करने 
की वैवारी भी करने छगे। मगोलोका एक बडा हथियार था कतापुल्त, जिसके द्वारा वह बडे बडे 
पत्थर फेफते थे। ए्‌रगाचके पास कोई पहाड नही था, इसलिये उन्होने तृतके वृक्षोकों काटकर 
उनका गौला बनाया । हरेक पेडकों गोल-गोल टुकडोमे काटा जाता, फिर उन्हें पानीमे इतना 
भिगोथा जाता, कि वह काफी बडे हो जाय । 

जूबीके आते ही नगरको चारी ओरसे घेर लिया गया। साथ आये बन्दियोने दस दिनोमे 
खाइया प्राद दी, फिर दीवार ढानेके लिए सुरगे खुदने लगी। मगोलोकी कारंवाइयोको 
देखकर खूमारतगिन इतना डर गया, कि वह आत्मसमर्थण के लिये दरवाजेसे बाहर निकल 
आया। इसका प्रभाव दूसरोपर बुरा पडा, तो भी प्रतिरोब जारी रहा। सुत्तान खुमारके 
आत्मसभर्पण के समय ही' मगोरू अपने झडेकों प्राकार पर गाड चुके थे, छेकिन' नागरिकोके 
प्रतिरोध के कारण उन्हें एक-एक सड़क और एक-एक मुहल्लेके लिये छडना पडा। भादशेमे 
नफूया (मिद्टीका तेल) भरकर उसके ज़रिये उन्होंने घरोमें आग लगा दी। नगरका बहुत 
सा भाग जल गया था। जब उन्हें पता लगा कि आग अपना काम बहुत धीरे घीरे कर रही है, तो 
उन्होंने आम दरियाके जलसे शहरकों काटनेके छिये नदीपर एक पुल बनाना शुरू किया, जिसपर 
काम करनेके लिये तीन हजार मगोल नियुक्त किये गये । ख्वारेज्मियीने उन्हें घेरकर मार डाला । 
नगर प्राकार पर अधिकार होने तक ख्वारेज्मियोसे अधिक मगोलर मारे गये थे। पुराने गुरगाचमे 


जलालुद्दीन भगोडा ] चिंगिस खान ४७९ 


मारे गये इन मगोलोकी हड्डियोका पहाड खडा हो गया था। शायद गुरगाच जल्दी ही सर हो 
जाता, लेकिन चिगिसके दोनो पुत्री जगताइ और जूचीमे मतभेद हो गया। जूचीको मिलनेवाले 
प्रदेशमे होनेसे वह शहरकों बचाना चाहता था, इसीलिए जोरका आक्रमण न कर वह लोगोको 
आत्मसमर्थग करनेके लिये कह रहा था | जूची नही चाहता था, कि दीहातको भी नष्ट कर दिया 
जाय । समझदार लोगोने प्रतिरोधको बेकार समझकर उसे बन्द करनेकी सलाह दी, लेकिन 
उनकी बात नही चली । उधर जूची किसी बातका जल्दी निश्चय नही कर रहा था, इसलिये 
उसका छोठा भाई जगताई बूरा मान गया। यह खबर जब चिगिसको मिली, तो उसने तीनी 
सेनाओका प्रधान-सेनापति उगृतइको बनाया। 

मगोल ग्रगाचके मुहल्लोको एकके बाद एक दखल करते गये । जब प्रतिरक्षकोके 
हाथमे केवल तीन मुहल्ले रह गये, तो नागरिकोने आत्मसम्पेण करनेका निश्चय करके 
नगरके मुहतसिब फक्रीह अलीउद्दीन खैयातीको जूचीके पास दया की भिक्षा मागनेके लिये 
भेजा । लेकिन मगोलोकों इतना नुकसान उठाना पडा था, कि अब जूची भी उनकी प्रार्थना 
स्वीकार नही कर सकता। सभी नागरिकोकों बाहर खेतोमे जमाकर उनमेसे कारीगरोको अलूग 
किया गया। उस समय कितनोने अपने पेशेकों इस ख्यालसे छिपाया, कि और शहरोकी तरह 
शायद उन्हे भी अपने शहरमे रहने दिया जाय । गुरगाचसे दो लाख कारीगर मिले, जिन्हें ले जाकर 
मगोलोने अपने पूर्वी राज्य मे बहुतसी बस्तिया बसाई। छोटे उम्रके बच्चो और स्त्रियोको उन्होने 
दास बना लिया। बाकी नागरिकोकों मार डाला या गुलाम बना लिया। इतिहासकार रशी- 
दुद्दीनके अनुसार उस समय ५० हजार मगोल सिपाहियोमे प्रत्येकको चौबीस गुलाम मिले थे। 
मगोलोने अब तक जितने शहर लिये थे, उन सबसे अधिक आफत का पहाड गुरगाचके ऊपर ढाया 
गया। दूसरे शहरोमे कत्छआमके बाद कुछ आदमी बच भी रहे कुछ लोग कही छिप गये, कुछ 
भाग गये, कुछ घसीठकर बाहर लाये जानेपर भी बच निकलनेभे सफल हुए, कुछने मुर्दोके भीतर 
लेटकर अपने प्रण बचाये ।” पर यहाँ कत्छआमके बाद मगोलोने गुरगाचके बाबकों नष्ट 
कर दिया, जिससे सारे शहरमे पानी भर गया, जिसने इमारतोको भिगोकर ढा दिया। बहुत 
समय तक नगरकी भूमि पानीमे डूबी रही और जो भी तातारो (मगोलो) से बचनेकी कोशिश 
करता, वह बाढमे अथवा मकानोके भीतर प्राण गवाता । गुरगाचमे केवल दो इमारते बच रही 
जिनमें एक था क्शे-अखचक (प्राचीन प्रासाद) और दूसरा सुल्तान तकाशका मकबरा। 
इसी बाधके टूटनेके कारण ख्वारेज्मके और नगर भी पानीमे डूब गये और एक बार फिर वक्ष्‌ 
अपनी पुरानी धारसे कारिपयन समुद्रमे गिरने छगी। अप्रैछ १२२१ में गुरगाच पर मगोलोका 
अधिकार हुआ। जगताइ और उग्रुताइ अपने पिताके पास तालकान छौट गये, जो उस 
नगरका मुहासिरा कर रखा था। 


(३) जलालुद्वदीन भगोड़ा-- हर 6 


ख्वारेज्मी शाहजादोंके भागनेकी खबर सुनकर चिगिसने खुरासानके उत्तरी सीमान्त 
नगरोमे गारद रख दिये। जलालद्वीन अपने तीन सौ सवारोके साथ नसाके पडोस में पडे सात सौ 


मंगोलोके ऊपर दूट पडा। उनमेंसे मुश्किलसे ही कुछ भाग निकलनेमे सफल हुए। उसके भाई 
उजहूूग और अकरजारद' माशोप्क राजतोत पं किए 5८ 5 »+ - 


९८० अज्यदालपा का इतिहास (१) [ ८७८ 


घेरकर मार डाला । चद दिनों वहा रहनेके बाद ६ फरवरी १२२१ को जलारुद्दीन तसासे आगे 
चला। जूजान (कोहिस्तान और खुरास।नकी सीमा पर काइनसे तीन दिनके रास्ते पर) में उसने 
किलाबन्दी करती चाही । लेकिन जब इसकी खबर वहाके निवरासियोकी मिली, तो भगोलोके 
सर्वेनाशी कार्यो्रीी खबरोंगे भयभीत हो उन्हीते विरोध किया। जलालूदीय और आगे 
जऊा। बहा १० हजार मेना लेकर अमीतुल्मुल्क उसने आ मिला, फिर दोनों कथार होते 


गजना पहुचे । 





३४४ ज्र फल क 


क् (जिद 
की 0त॥ृह॥र /७७ ७ [+ *. 2५ 
च् धर ््ं 























३॥ सिंगिततप्ताप्लाश्य ( १२९७ ६० ) 


१२२१ के वसन्‍्तमे चिगिसने वक्षु पारकर बलखपर अधिकार किया। लौगोने पहिले 
बिना रोक-ठोकके आत्मसमर्पण किया,छेकित पीछे विद्रोह कर दिया। इसपर मगोछोने शहरको 
लूटकर बरबाद कर दिया | बलख आज भी मादरेशहर (नगरोकी माता) कहा जाता है, किन्तु 

१२२१ में मगोलों द्वारा मटियामेंट किया यह शहर उसके बाद फिर आबाद नहीं हो 
सका। चिंगरिसकी सेनाने वहासे आगे बढ़कर तालकानके पास नुसरतकोह (विजयपर्नत) के 


जलालद्दीनकी सफलता] चिंगिस खान ४८१ 


किल्ेको जा घेरा । तालकान और बलखकी पहाडियोके बीच मगोल सेनाये पडी हुईं थी। 
नुसरतका मुहासिरा नौ महीने तक रहा। 


(४) गजनी का भगडा-- 


गजनी' बहुत समयसे गोरियोकी राजधानी रही। इस प्रदेशमे तुकोसे गोरियोकी सख्या 
अधिक थी'। महमूद गजनवीके तुर्कों और शहाबुद्दीनके गोरियोका वैमनस्य पहिलेसे ही चछा आ 
रहा था,जिसने इस वक्‍त घोर रूप धारण किया । ख्वारेज्मशाहके स्वय तुर्क होनेसे उसके अनुचर 
तुक अपनेको बडा समझते थे, छेकिन मगोझोके सामने दुम दबाकर भागते इन तुकोकी धाक 
अब गोरियोके मनमे बिलकुल नही रह गई थी। जडालद्दीनने पेशावरके राज्यपाल इख्तिया- 
रुद्दीन मुहम्मद अछी-पुत्र खरपोश्तको गजना बुला लिया था। गजनीके तुर्क राज्यपाल अमीनु- 
लमुल्कको अनुपस्थित देखकर उसने शासनको अपने हाथमे लेना चाहा। अमीनुलमुल्कने अधि- 
कार-विभाजन कर देनेके लिए कहा। इसपर गोरी खरपोश्तने कहा-- गोरी और तुर्क एक 
साथ नही रह सकते ।” किलेदार सछ।हुद्दीन नमाईने भोजके समय खरपोइ्तका काम-तमाम कर 
दिया और गोरियोको खबर मिलनेसे पहिले ही शहरपर अधिकार कर लिया । दोननीन दिन बाद 
आकर अमीनुलमभुल्कने शासन अपने हाथमे ले लिया । जिस समय गजनी में यह घटनाए घट रही 
थी, उसी समय चिगिस' नसरतकूहका महासिरा किये हुए था। छोटी-छोटी मगोल सेनाएँ 
आस-पासके इलाकोमे जाकर रूड रही थी। अभी नुलमुल्क दो तीन हजारकी एक मगोल सेनाका 
पीछा करने गया। सलाहुद्दीनको अकेला पा गोरियोने उसे मार डाछा ओर शासनका भार 
तेरमिजसे आए दो भाई रजीउल्मुल्क ओर उम्दतुल्मुल्कके हायथमे चला गया। रजीउल्मुल्कने 
अपनेको सुल्तान घोषित किया । अब तुक्कों और गो रियोका झगडा दूर तक फैल गया। जब तुकोंकों 
इस विश्वासचातका पता लगा, तो पेशावर, खुरास।न, अन्तर्वेदके भगोडे खल्जी ओर तुकंमानोने 
सैफूद्दीन अगराक मलिकके नेतृ त्वमे सगठित हो गोरी सेनाको हरा रजीउल्मल्ककों मार डाला । 
अब अम्दतुल्पुल्कते अपनेको सुल्तान घोषित किया । उसके विरुद्ध भी बलखके भगोडे राज्यपाल 
इमादुद्दीनके पुत्र आजम मलिक और काबुलके राज्यपाल मलिक शे रने गोरियोको साथ ले गजनी 
पर कब्जा कर लिया | गजनीकी यही अवस्था थी, जबकि तीस हजार सेनाके साथ अभीनुल्मुल्ककों 
लिये जल्लालुद्वीन वहा पहुचा | यही तीस हजार और सेना उससे आकर मिल गई। तुर्कों और 
गोरियोका झगड़ा खतम हो गया। जलालद्दीनके सेनापति थे---अमीनुल्मुल्क, अक राक, आजिम 
मलिक, अफगान-तेता मुजफ्फर मलिक और करलक नेता हसन । 


(५) जलाल॒द्दीनकी एक सफलता-- 


इसी गगा-जमुती सेनाको लेकर जरू।हुद्दीन ख्वारेज्मशाह मगोलोसे मुकाबिला करके 
रूठी कुछ-लक्ष्मीको मनानेके लिये आगे बढा। उसने परवानमे जाकर डे रा डाला। वालियान 
(वालिस्तान,तुखारिस्तान ) को घेरे हुए एक मगोल सेना बेठी थी,जिसे जलालुद्दीनने धर दबाया । 
हजार मगोल मारे गये, बाकी पजशीर नदीके पार भाग गये । ख्वारेज्मियोने पुल तोड दिया। 
यह खबर सुनकर चिगिसने सेनापति शिकी कुतुक नोयनको मुकाबिलेके छिये भेजा। परवानसे 
एक फरसख आगे बढकर जलूालने लडाई की | दो दिन तक घमासान गाता सोच गाता कण 


४८२ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७८ 


रात शिकीने मगोलोको नमदेका घोड़ा बनाकर दिखलानेका हुक्म दिया। घोडोकी इतसी 
संख्या देखकर कुछ आतंक तो छाया, लेकिन जब जलालद्दीनने स्वय अपने घोडेकी आगे बढाया, तो 
गाज़ियोंकों भी हिम्मत जाबी। शिक्षी थोडेसे आदमियोकों लेकर अकेला आगे बढ़ा। युद्धमें 
मगोलोकी जबरदस्त हार हुई, और चद आदभियोके साथ शिकी अपनी जान छेकर यूद्ध-फ्षेत्रसे 
भगा | इसका परिणाम एक तो यह हुआ, कि बलखके किलेका मुहासिरा उठ गया और कुछ 
दूसरे नगर भी मगीलोंक हाथसे निकल गये। जलालदीनने कितने ही मगोलोकों बडी' बेदर्दीसि 
मारा। एक समसामगिक मुसलिम इतिहासका रके शक्रो मे--- मगोल जलालद्वीनके सामने लाये 
जाते थे, अपना गुस्सा उतारनेके लिये वह उनके कानौकी चिरवाता। जब मगोल तडफडाते, तो 
जलालुद्दीन बहुत प्रसन्न होता, उसका चेहरा प्रफल्लित हो उठता । मगोछ इस लोकमे यातना 
सह रहे थे, परछोकर्म उनके भागमे इससे भी ज्यादा कठोर यातना बदी थी। इस जीतमे 
बहुत सा मालेगनीमत (लूटका भाल) प्राप्त हुआ, जिसके बटवारेसे झगड़ा हो गया। सेफुदीत 
अकराक, आजम मलिक और मुजफ्फर मलिकते सुल्तानका साथ छोड दिया | अब उसके साथ 
केवल अमीनुल्मुल्क और तुरक सैनिक रह गये । 


(६) पराजय 


हारकी खबर सुनकर चिगरिस जरा भी घबराहट न प्रकट कर,पूर्णतया शान्त रहा । उसने 
सिर्फ इतना ही कहा---शिकी कुतुकू सदा विजयी रहनेका आदी था, उसने कभी भाग्यके इस 
कठोर उलट-फेरको अनुभव नहीं किया। अब जब कि ऐसा अनुभव करना पडा, तो वह और 
अधिक सावधान रहेगा।” यह था उद्गार एक भीषण पराजयके समय उस विश्व-विजेता का । 
तालकान सर ही चुका था, इसलिए अब चिगिस जला लुद्दीनकी खबर छेनेके लिये स्वतत्र था। 
तीन सेनापतियों के साथ छोड देनेके बाद जलालुद्दीन इस स्थितिमें नही था, कि वह मगोलोके 
साथ खुले मैदानमे लडता। वह हिन्दुकुशके दुर्गंस दरोंसे फायदा उठा सकता था, लेकिन' उसने 
यह भी नहीं किया और पीछा करते हुए मगोलछोंके सामने सिवुके किनारे तक हटता गया। चिग़्रिस 
तालकानसे सीधे गुजखानके रास्ते बामियान पहुचा। वामियानमें उसका जबद॑स्त मुकाबिला 
किया गया, जिसमें चिगिसका अत्यत प्रिय पोत्र (जगताईका पुत्र ) मुतुगिन मारा गया । चिगिसका 
पारा गरम हो गया और उसने हुक्म दिया कि नगरमे किसीको जिन्दा न छोडा जाय । इसी समय 
उसने वामियानका नाम बदरूकर मोबालिंग (पापनगर) रख दिया। 

मगोल सेनाने बिना किसी विरोधके गजनापर अधिकार किया । उन्होने सुना, कि सुल्तान 
पन्द्रह दिन पहिले यहासे आगे गया। चिगिसने माबायलवचकों गजनाका शासक नियुक्त किया । 
गजनामे भी कत्लआम और लूट मचाते वहू सिचके किनारे पहुचा । इस समय तक जलालु- 
दीनने अभी नावोका भी पूरा इतजाम नही कर पाया था। पृष्ठ-रक्षक सेनाने काफी प्रतिरोध 
किया, किन्तु मगोलोकी प्रधान सेताके आजाने पर वह और कुछ करनेमे सफल नही हुई। सिथमे 
सिफे एक ताव तैयार हो पाई थी, जिसपर चढा-कर ख्वारेज्मशाहकी वेगमे पार भेजी जानेवाली 
थी। लहरोंके मारे वहू भी चटद्ठानसे टकरा कर टूट गई। इस प्रकार ख्वारेज्मशाह अपने 
भारी भरकम अन्त पुर और दूसरे सामानके कारण सिधुकी प्रतिरक्षासे भी लाभ नहीं उठा सका 
और उसे बुधवार २४ नवम्बर १२२१ ई० को निर्णयात्मक युद्ध करनेके लिये मजबूर होना पड़ा । 


पर।/जय ] चिगिस खान ४८३ 


यह युद्ध नीलाब और सिधुके सगमके पास घोडाटाप स्थानमे हुआ। म्‌ सलिम सेना अपने सुल्तानके 
नेतृत्वमे बडी बहादुरीसे लडी, जिससे एकबार मगोलोमे भगदड मच गई और खुद चिगिसको 
भी पीछे हटना पडा। इसी बीच १० हजार मगोर बहादुरोने अमीनुल्मुल्क-सचालित 
दक्षिण पाइव पर हमला कर दिया। पासा पलट गया। जलालुद्वीनका सात-आठ साकका लडका 
मगोलोके हाथमे पडा, जिसे पीछे उन्होने मार डाला । मगोलो के हाथ में न पड जाये, इस डरसे 
जलालुद्दीनके हुक्मसे उसकी मा, बेगम और दूसरी ही कितनी ही औरते सिधुमे डुबा दी गईं। 
सुल्तान अपने घोडेकों नदी मे डाल पार हो गया । तिकलिस (जाजिया ) विजयके समयसे सुल्तान ने 
इस घोडेको अपने साथ रखा था, और वह उसपर कभी नही चढा था। चार हजार सवार उसके 
साथ नदी तठ तक पहुचे, किन्तु उनमे से केवल तीन सो ही तीन दिन बाद नदोके निचले भागमे 
बहकर आ मिले। चिगिसने तुरन्त अपनी सेना सिंधु पार नही भेजनी चाही । अगले साल उसने 
२० हजार सेना भेजी, जो मुल्तान* तक पहुची, जहा दिल्लीके सुल्तान अल्तमश (अल्ततमश, 
करलक ) को मगोलोका मुकाबिला करना पडा । मुल्तानकी गर्मी (११५९-१२०१ ) इतनी असह्य 
सिद्ध हुई, कि अल्तमशकी सेना नही बल्कि इसी गर्मीने मगोलोको सिधु पार जाने के लिये मजबूर 
किया। १२२२ का साल मगोलोने अफगानिस्तानके ठडे पहाडी इलाकोको जीतनेमे बिताया। 


'दराअउमाए-काततधकाप23अलमसतक्‍- कार पक 





*चिगिसके हमलेके ६१ वर्ष बाद १२८४(६८३ हि०) में फिरएक बार मगोल सेनापति 
इतमर ३० हजार सेनाके साथ मुल्तानके शासक सुल्तान मुहम्मदके खिलाफ आया था, जिसमे 
सुल्तान मारा गया और उसके दरबारी कवि अमीर खुसरो बन्दी बने, किन्तु सयोग से जान बचा 
कर भाग निकले । खुसरोने इस घटनाको अपने एक कसीदेमे वर्णन किया है, जिसे बदाऊनीने 
उद्धृत किया है। इस' वर्णनसे हमें मगोछोके प्रति तुकोके भावका पता रूगता है।खुसरो 
स्वय तुक था-- 

“मुसलूमानोके खूनने बहकर रेगिस्तानको रगा, 

जबकि मुसरूमान बन्दी फूलोकी मालाकी तरह गरदनसे बधे थे । 

में भी पकडा गया और भयसे मेरी नसोमे खून बहानेको एक रक्‍्त-बिन्दु भी नही रह गया । 

में पानीकी तरह जहा-तहा दौडता फिरा, 

धाराके ऊपरके बुलबुलोकी तरह मेरे पैरोमे असख्य छाले थे । 

अत्यत प्याससे मेरी जीभ जली और सूखी जाती थी, 

और भोजन बिना मेरा पेट मानो लुप्त हो गया। 

जाडेके पत्रहोन वृक्ष या काँटोसे छिले फूलकी' तरह, 

मुझे नगा बनाकर छोड दिया। 

मुझे पकडनेवाला मगोल घोडेपर बैठा, 

जैसे पहाडके सानुपर सिंह टहल रहा हो । 

उसके मुह और काखसे उबकाई लानेवाली गध आ रही थी । 

उसकी ठुड्डीपर झाडीकी तरह या निम्न रोमकी तरह दाढी लगी थी, 


यदि कमजोरीसे में जरा सा पिछड जाता, 
तो वल्र अपने नम्ण घतैछा वणाभाकि खककनन की मल ओओ “77777 


डंट ४ सध्यएसियां का इतिहास (१) [ ८॥७९ 
९ ख्रासानमे विद्रोह दमन 


तालगन जीततेके बाद १२२१ के आरम्भ विगिसने अपने पुत्र तूलयकों खरामानके 
शहरों पर अधिकार करउ के लिये भें आा। जीव हुए शहरीस लोगीकी भरती करता तूलय जब मेर्व 
पहुंचा, तो उसकी सेता ७० हजार हो गई थी । खुरासानभ भी मगीछोने गज़ना और झ्वारेज्मकी 
ध्वस-लीलाकी पुत राजूति की । रूवारण्मियोत जमी बहुत से सिहासनके भूखे आपसे छड रहे 
थे। मेईक भूनपूर्त वजी र भुदीः सम रके शक ई।न मजपक रकी भी बादभाह होनेका रूवाब आया था। 
इसके कारण तुलयका काम आसान हो गया । ३ मासके भीतर ही छोटे-छोटे नगर ही नही बल्कि 
मे, नेजारोर और हिरात पर भी मगोलॉंका झडा फरराने लगा | २५ फरवरी १२२१ ६० को 
में फतह हुआ। मगोदीने चार सो का रोग रोकी छोड बाकी सभी निवासियींकों मार डाला। 
स्थानीय जाभिजात्यवर्गके सरदार जियाउद्दीन अली ओर मगोल सेनापति वारमास शहरके 
शासक नियुक्त हुए । बचे-बुने बाशिखोकी एकत्रित करनेका काम दूसरी बार आकर नई मगोल 
सेनाने किया। १० अ्नेल सनीचरके दिन नेगागोर दखल हुआ। उसके भारग्यमे और भी 
करता बदी थी। तवम्बर १५२० ई० में नेशारो रके प्राकारसे चलाये गये वाणका शिकार तुकूचार 
हुआ था, इसलिये अपने बहनोईका बदला छेनेके लिये तुलयने कुछ भी दया दिखलानेसे इसकार 
कर दिया। गहरकी नींव तक उखेंडकर उसे जोत दिया गया। कुछ कारीगरोकों छोडकर सारे 
बाशिदोओ मार डाला गया। ध्वसलीला भमचाते समय भी मगोरू जानते थे, कि कारीगरोंके 





में लम्बी सास ले रहा था और सोचता था: 

इस स्थितिसे छुट्टी पाना असभव है। 

केकिन अल्लाकी' मेहरबानीसे मुझे छुट्टी) मिल गई, 

बिना छातीमें वाणसे बिधें या तलूवारसे दो टुकडे हुए ।” 

६१ साल बाद जो बला खूसरो और उसके साशियोपर पडी, वह चिगिसकी सेनाके लाखो 
बन्दियोके ऊपर भी घर्टी। होग।। प्यासके मारे खुसरोका मगोल सवार और उसका घोडा राबीमे 
पानी पीनेके लिये टूट पडे, ओर तुरन्त ही मर गये । उस समय खुसरोकों भागनेका मौका 
मिला। लेकिन खुसरोके जैसे सौभाग्यशाली कितने रहे होगे ” खुसरोने मगोलोके बारेमे उस 
समय लिखा था, जबकि उन्होने सिर्फ हिन्दुस्तानके किनारेको जरासा छुआ भर था। शेहल-अजम 
(२) में (शिवलीने ) में खुसरोके निम्न पद्म भी उद्धत है-- 

“यह घटना है या आकाशसे बला आकर प्रकट हुई। 
यह आफत है या प्रलय दुनियाम आकर जाहिर हुई । 
आफतकी बाढके सामने दुनियाकं। जड उखड गई, 

कृष्ट जैसे इस साल हिन्दुस्तानमें आकर प्रकट हुआ । 
हवासे (सूखे) फूलपत्तोकी तरह मित्र-मडली बिखर गई, 
मानों फुलवाडीमे पत्तोका विखराव आकर प्रकट हुआ | 
बस चारो ओर दूनियाकी आखोंसे पानी बह चला । 
मुल्तातके अन्दर दूसरे पचआब आकर प्रकट हुए ।” 


पर्चिम-विजययात्रा ] चिंगिस खान .. इंटर 


मारनेसे धनके उत्पादक हाथ खतम हो जायेगे, इसलिये वह उन्हे नही मारते थे। कारीगर ही 
तरह तरहकी बहुमूल्य चीजोको पैदा करते थे, जिनके कारण उस समय व्यापार-लक्ष्मी अपनी 
चरम सीमा पर पहुची हुई थी। अरबोने भी अपने विजयकालमे उत्पीडित जनोको अपनी 
ओर खीचकर अपनी शक्ति बढाई थी, उसी बातको दुहराते मगोल भी उत्पीडित, उपेक्षित और 
अपमानित जातिथोकोी अपनी ओर कर रहे थे । इसका पता इसीसे मालूम होगा, कि नेशापोरको 
जीतकर तुलुयते चार सौ ताजिकोके साथ एक मगोल सेनपको वहा शासन करनेके लिये छोड 
दिया। हिरातका भाग्य कुछ अच्छा था। वहा सुल्तानकी १२ हजार सेनाके सिवाय और कोई 
नहीं मारा गया। शहर पर भी तुलुयने एक मगोल और एक मुसलमान दो सयथुक्त-राज्यपारू 
नियुक्त किये । 

१२२१ के उत्तराद्धमे अफवाह उडाई गयी, कि इस्लामके सुल्तानने मगोलोपर भारी 
विजय प्राप्त की है। इसके कारण खू रासानके कुछ नगरीभे विद्रोह हो गया । विद्रोह दबानेके लिये 
जियाउद्दीन मेवसे सरर्श गया। बारमासने कारीगरी और दूसरे युद्धबन्दियोको बुखारा भेजनेके 
लिये शहरसे हटाया । लोगोने समझा, सुल्तान आ रहा है, इसलिये यह भागनेकी तैयारी कर रहे 
है । बारमासनें दरवाजेपर जा नगरके कुलीनोको बुलाकर समझानेकी कोशिश की । उसका कोई 
फल न देख, जिसको भी पाया, उसे मार कर वह बुखारा चला गया। वहा उसकी मृत्यु हो गई, 
किन्तु मे वाले बन्दी यही थे । जियाउद्दीव फिर लौटा,मगोल भी फिर आगये । इसी समय सुल्तान 
जलालुद्दीनका गार्द-अफसर कुशतगिन पहलवान एक बडी सेना लेकर आ पहुचा । शहरके गुडे 
भी उससे मिल गये । जियाउद्दीन दूसरे मगोलोके साथ भागकर मरागके किलेमे पहुचा। कुश- 
तगिनने शहरकी मरम्मत करवाई और खेती-बारीको फिरसे आबाद करना चाहा। वह थोडे 
ही समवर्म इतना मजबूत हो गया, कि जूखारापर आक्रमण कर वहाके मगोल-गवर्नरकों भी 
मारनेमे सफल हुआ। इस विद्रोहको १२२२ ६० की गर्मियोके अन्तमें ही मगोल दबा सके। 
कराजा वोउनके सरख्ण पहुचने पर कुशतगिन अपने हजार सिपाहियोक्ते साथ मेवे छोडकर भाग 
गया। स'रख्श ओर नेशापोरके बीचमे सगबस्तके पास उसके बहुतसे आदमिथोकों मगोलोंने 
मार डाला। मेवेंते आकर मगोलोने अपना गुस्सा फिर दुबारा कत्लआम करके उतारा, जिसमे 
एक लाख आदमियोने प्राण गवाये। उन्होंने सेनापति अकमलिक हुमाऊको बाकी बचोको दृढकर 
मारनेके लिए छोड दिया। हुमाऊन अपने मालिकोतते भी अधिक करता का परिचय दिया। 
मगोलोके नगरसे हटते ही फिर सिहासनके कई दावेदार खडे हो गये । अबीवर्द, खरकान और मेवें 
का शासभ ताजुद्दीन उमर मसऊद-पुत्रने सभाला | उसने मगोझोकी रसदको भी लूटा, लेकिन 
नसाका मुहासिरा करते हुए वह मारा गया। इसके बाद तीसरी बार कुतुकू नोयत अपने साथ 
मगोल, खल्जी और अफगान सेना लेकर आया । खल्जियो और अफगानोने मगोलोसे भी ज्यादा 
क्ररता दिखलाई। अस्तवेदर्म भी झगड़ा हुआ, लेकिन वहा बादशाह बननेका स्वप्न देखनेवाले 
नहीं पैदा हुए थे, बल्कि केवल मामूली डाकुओने अधिकार जमाना चाहा । 


१० पश्चिमकी विजय-यात्रा 


चिगिसको अपने और अपनी सेनापर पूरा भरोसा था । मुहम्मद ख्वारेज्मशाहकी अस्थायी 
राजवानी' सप्नरकर्टको' व्मे केले ओेल माना नी “तन पनान्‍तन रीननन “++ री का 


४८६ सध्यएसिया का इतिहात (१) [ ८७१११ 


द्विक नही सकता, इसलिये उसने अपने दो सेनापतियों जेपे और सुवोतइकोी हुक्म दिया--- दुनिया 
में जहा भी मुहम्मदशाह जाये, उसका पीछा करो । जो नगर तुम्हारे लिये अपना द्वार खोल दे, 
उसे अछूता छोड़ना, लेकिन जो प्रतिरोध करे, उसे हृसला करके सर करना | मुझे विदवास है, 
कि यह काम उतना कठिन लही मालम होगा, जितना कि दिखाई पड़ता है । चिगिसने इन दोनो 
सेनापतियीकी दो तुमान (२० हजार) सेना दी। अप्रैड १२२० में इन्हीते समरकन्दसे प्रस्थान 
किया । दोनो सेनापति बल, नेशायोर, रे (तेहरान), हमदान गये। फिर गरदमें कारिप- 
सेनके किलारे विश्ञामके लिये ठढ़र गये। सुल्तान मुहम्मदके मरनेकी खबर सुनकर वह 
फाकेशशकी और बहकर उन्होने जाजिया (गूर्जी) पर आक्रमण किया दरबन्द (काकेशस') 
से आगे बढकर सुबोताइने किपचक घुमन्तुओफी उनके मित्र अलानों और दूसरे शक-जातीय 
घ्मन्तुओमे फोड़ लिया। फिर वह रूसियोके ऊपर पड । ८२ हजार सैनिकोके साथ पश्चिमी 
सीमान्त तकके रूपी राजुल लडनेके लिये इकट्ठा हुए, लेकिन वह मगोल सेनाकी रोक नही सके । 
मजबूत किपचक योद्धा पाश्वेकी रक्षा करते हुए सगोलोको दुनियेपर तदीकी तरफ ले गये। 
रूसियो के पास सूजोतह जैसा सैनिक नेता नहीं था । याद रखनेकी बात है, कि सुत्ोतइ जैसी कितनी 
ही मिट्टीमे पड़ी हुई प्रतिमाओ हो परसकी तरह छूकर चिंगिसने महान्‌ मेनापति बना दिया था । 
दो दिन तक लछडाई हुई। रूपी महाराजुल अपने सरदारोके साथ काफिरोके हाथी मारा गया। 
धोडसे लोग जो बचे, वह दनिपरके ऊपर की ओर भागे। क्रिमियामे लूडतें समय चेपे घायल हो 
गया था, छेकित उसने गेनोआके व्यापारियोंके एक सुदृढ़ दुर्गंको सर किया । रास्तेम चेपे मर गया । 
दोनो सेनापति शायद यूरोपके पश्चिमी छोर तक खून बहाते, किलोको सर करते चले जाते, यदि 
इसी समय कौटतेके लिपे चिगिसका हुक्म न आया होता। रास्तेमे मगोछोनें पहिले की अछूती' 
जगहों को फिर ध्वस्त किया--बोल्गाके किनारे हुणवशी बुल्गारोके नगरों और प्रामोको मलिप्रामेट 
कर दिया। एक फारसी इतिहासकारने लिखा था--- कया तुमने सुना नही है, कि सूर्थोदियके 
(उदप्राचल) स्थानसे मुट्झोभर आदमियोंने चछकर लोगोमे अपनी घ्वस-ठीला मचाते, रास्तेमे 
मीत बिखेरते पृथ्वीकीं कास्पियनके दरवाजे तक जीत लिया? फिर वह स्वस्थ और प्रसन्न 
लूटके मालसे छदे अपने स्वामीके' पास लौट आये । और यह सब कुछ केवल दो वर्षके भीतर | 
सुबोतइने काली मिट्टी-वाले दक्षिणी' रूसकी विशाल चरभूमिका पता रूगा लिया और पीछे 
फिर छीटकर उसने मास्कोकों भी सर किया । 


११९. मगोल युद्धसाधन 


(१) चिग्रिसकी सेनाका कार्य --सन्‌ १२१९-२५ के ६ वर्षो चिगिसकी सेनाने वह काम 
किया, जिसे सैनिक चमत्कार कहा जा सकता है। उत्तरी चीन जीतनेके बाद इसी समय उसने 
तिब्बतकों जीता । कास्पियन समुद्र तक की भूमिको उन्होंने केवल एक लाख आदमियो द्वारा 
जीव लिया और दुनियेषर नदी (उक्रश्न) से लेकर चीन सागर तककी भूमिके जीतनेमे केवल ढाई 
लाख सेतिक इस्तेम।ल किये | इसमें भी आवेपे ज्यादा मगोल नही थे। बाकियोको वह बरफकी 
गेंदकी तरह रास्तेमे अपने साथ लपेटले लिये चके गये । इतिहासकार लिखते हे, कि इस' अभि- 
यानके अन्त समय तक पच्रास हजार तुकंमान चिगिसकी सेनाके साथी बन गये थे। 
रेगिस्तानी किपचक घुमन्तुओको आत्मश्ात्‌ कर जूचीकी सेनाने विद्यल रूप ले दिया था। 


मंगोल युद्ध] चिंगिस खान ८७ 


आजक कोरियनों और मचुओके पूर्वज मगोलो की सेनाके अग बन गये थे। 

(२) मंगोल हथियार'--गुरगाचपर आक्रमण करते समय मगोलोवे प्रज्वलित नफता 
(मिट्टीके तेल) के गोलोको इस्तेमाल किया था, जिसका प्रयोग इससे पहिले मुसलमानोने ईसाई 
धर्मंयोद्धाओके विरुद्ध नाममात्र ही कर पाया था । १२११ के बाद हम बारूदके उपयोग की बात 
सुनते है । हो-पाउ (आतिशबाजी ) के तौरपर चीनी छोग गधक, शोरा और कोयलेके मिश्रण से 
बनी बारूद पहिले भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन मगोलोने इसे युद्धका हथियार बना दिया 
लकडीके बने हुए मीना रोको बारूद फेककर वह जला देते । मंगोलोके भयसे भातकित एक लेखकने 
अतिशयोक्ति करते हुए लिखा था--- इसकी आवाज बिजलीकी कडककी तरह होती है, जोकि 
सो ली (बोस मील ) तक सुनाई देती है । चिगिसके मरनेंके बाद १२३२ ई० में काइफोझ नगरका 
मगोलो ने मुहासिरा किया था। उसके बारेमे समसामयिक चीनी इतिहासकारने लिखा है--- 
“मिट्टीके भीतर गढा खोदकर छिपे हुये मगोल गोलोकी चोटसे सुरक्षित थे। उस समय हमने चिन्‌ 
स्थानू-लेई (एक ज्वाला-निक्षेपक यत्र ) नामक मशीनको लोहासे ढाधकर उसे फेकनेका निश्चय 
किया । हमने मशीनको उस ओर कर दिया, जिधर मगोल सेनिक थे । गोलोने फूटकर सैनिकों 
और उनकी ढालोफो खड-खड उडा दिया । इसके बाद कुबिलेखानके समयके एक लेखकने लिखा 
है-- सम्रादने आज्ञा दी, कि अग्नि-धपृष छोडा जाय। इसने तुरन्त शत्रु-सेनामे खलबली मचा 
दी।” मगोल बारूठका इस्तेमाल अभी मुख्यत शत्रुओकों भयभीत करने या जलानेके लिये करते 
थे। वह तोप ढालना नही जानते थे, न उसमे बहुत सुवार कर पाये थे। १२३८-४६ में विजय 
करते हुए वह सारे मध्य-यूरोपको अपने हाथमे कर चुके थे और साधु स्वाजेंके समय अब भी 
वह पूर्वी पोलदमे रहते थे। जमंन साधु स्वाजेका निवास-स्थान फ्राइबुर्ग एक मगोल छावनीसे 
तीन सौ मीलपर था । यही स्वार्ज है, जिसने पहिले पहल तोप ढालनेका आविष्कार किया । इसमे 
दाक नही, कि उसने मगोलो के अग्ति-बन्दूक को देखा था । यूरोपने पीछे इन तोपोको अपने जहाजो 
पर लगाकर, विश्व-विजय किया चिगिज खानके समय से बारूद युग आरभ होकर परमाणु 
बमके आविप्कारके समय तक चलता रहा। 

शायद बाबर १५२५ ई० में पानीपतमे विजयी होकर भारत का सम्राद न बनता और 
मुगल वद्य इस देशमे अपने दृढ शासन और सुन्दर इमारतोको न बना सकता, यदि यूरोपसे 
सीखे हुए रूमी (तुर्की) कारीगरोने उसे बडे मुहकी तोपे ढालकर न दी होती । 

इस प्रकार स्पष्ट है, किसाथ्‌ रोजर बेकन (१९१४-१२९४ ६० )और स्वार्जसे बहुत पहिले 
चीनियाने बारूद बना ली थी । वह उसके फूटनेके गुणको जानते थे, लेकिन उन्होने युद्धके लिये 
उप्तका इस्तेमाल नही सा किया । काम लायक पहिली तोप यूरोपवालोने बनाई, इसमे सदेह नही । 

(३) मंगोल शिकार--चीनियोकी आविष्कार-प्रियता और शासन-व्यवस्थाको लेकर 
मगोल पद्चममे बहुत दूर तक घुस गये। कितनी ही चीजे उन्होने भुसलमानोंसे भी सीखी । 
चीन और रूसके बीचमें सदाके लिये सबध स्थापित करना मगोलोका काम है । चिगिसने 


* अग्ति-बन्द्कके अतिरिक्त मंगोलोके दूसरे युद्धसधत थे--२० घोडीका रथ, १० 
आदमियोसे झू कने वाला पाषाण-निक्षेपक धतृष, दो सौ तोपचियोवाला कतापुल्त, और उडने- 
वाली आग । 


४८८ मध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७६२ 


को एक उच्च विज्ञानके तोरगर विकसित किया। जैसे भारतने सैनिक चालोके अधभ्यासके 
लिये चतुरण (शतरज) का आविश्कार किया, उसी तरह विगिसने शिकार द्वारा सैनिक व्यूह 
रचनाकी शिक्षा दी। चिगिसने मध्या|सिथास रहते समय १२२१ ई० में एक शिकार संगठित 
किया था, जिसका वर्णन इतिहासभे निम्त प्रकार मिलता है-- शिकार नही यह जगली' जानवरोंके 
विरुद्ध एक बराकायदा अभियान था, जिसमे सारा यु (उर्द) और खान तक भाग छे रहे थे । 
जहासे सेना कब आरम्भ करनेबाली थी, वहा झडिया लगी हुई थी। इसी तरह क्षितिजके परे कुर 
ताई शिकारके सगम-स्थान पर भी चिह्न लगा हुआ था । प्राय ८० मीलके भूभागकों घेरे हुए 
एक अर्थवृत्त सा बनाया गया। शिकारियों के पथ-प्रदर्शनम अधवत्त अपने दोनों पराग्वोको 
बन्द करते कुरताइके पास पहुंचने लगा। जगली जायबरोम भयका संचार होने लगा--हारिन 
कापने हुए सामने कूदते दिखाई पड़े, वाघ इधर से उधर मुह फेरते सिर नीचा करके दहाडने लगे । 
लेकिन आखोम दूर कुरताइसे परे शिकारोके चारो ओर बृत्त मजबूतीके साथ बन्द हो गया था। 
हल्ला अब और ज्यादा होने लगा। पहिले खानने यथेच्छ शिकार किया, तब दूस'रोंकों शिकार 
करनेकी इजाजत मिली । यह रोमके खूर्न। खेलके अवाडेकी तरहका मगील घुमन्तुओका शिकार- 
वाला अखाड़ा था | इस अथाई में जानेवालोमेंसे कितने ही जानवरों द्वारा व्‌ री तरहसे आहत या 
निहत हो बाहर निकाले गये। इस शिकार द्वारा चिगिस अपने सैनिकोकों युद्धकी शिक्षा देता 
था, और सवारोकी पक्तिको मिला लेने के द्वारा वह पशुओं नहीं मनुप्योकों थेरामे लानेका 
तरीका सिखलाता था।” बठखपर अधिकार करनेके बाद चिगिसने एक पूरे ग्रीष्मकालकों 
इस महान्‌ शिका रमे लगाया, लेकिन खान अब स्वय शिकारमे भाग नही लेता था। 

उससे अपने ज्येप्ठ पुत्र जूचीकों भाईसे झ्गडाकर गूरगाचको दखल करनेमे देर करनेके 
लिये फटकारा और उसे अपने उर्दूके साथ वहासे चले जानेके लिये कहा | जूची अराल समुद्रके 
परे की मरुभूमिकी ओर रवाना हुआ। चलते वक्‍त चिगिसने उसे हुक्म दिया अपने शत्रुओके 
विरुद्ध आये मन या आधी घुणाके साथ व्यूह-रचना तथा छूट नहीं करना चाहिए । तुम्हारा 
जो भी शत्रु सामने आवे उसकी मनुष्य-शक्तिकों पूरी तौरसे नष्ट कर देना । 


१२ चिगिस्‌ सम्राट 


(१) चाड्चुन की यात्रा (१२२१ २४ ई० ) 


ख्वारेज्मशाहपर चढाई करनेके लिये प्रस्थान करके जब चिगिस खान इतिश नरदीके तट- 
पर ठहरा था, उसी समय उसने चीनके तावबर्मी सन्‍त चाडइु-चुनकी पसिद्धिके बारेम सुना । 
लोगोने बतलकाया कि यह महात्मा अमृतमजीवनी जानते है। पर, वस्तुत चाडइचुन्‌ आध्यात्मिक 
सजीविनीका वेत्ता था। चीनके विजेता महान्‌ खानका निमत्रण पाकर वह इनकार कैसे कर 
सकता था ? वह खानके पास चला। अपनी यात्राका जो विवरण चाहुबुनने लिखा है, उससे 
मध्यएसियाकी उस समय आखो देखी दशाका पता छूगता है। उसने सोचा था, चिगिसमे मिलकर 
में उसकी निर्मम हृत्याओकों रोकनेका कुछ प्रयत्न कर सकूगा। चाठचुन्‌ मगोलिया, उउगुर 
प्रदेश, कुल्जा-अदेश, सप्तनद होते हुए नवम्बर १२२१ में सेराम पहुचा। मगोलोऊे अभियानके 
समय जो सडके तैयार और मरम्मत कराई गई थी, वह अच्छी हालत में थी। चू नदी पर 
तख्तोका और तलसपर पत्थरका पुल बनवाया गया था। सि२-दरियाके उत्त रवाले प्रदेशकों 


चिगिस सम्राट ] चिंगिस खान ४८९ 


ख्वारेज्मशाहने उजाड़ दिया था, जो अब फिर आबाद हो गया था। समरकन्द तक उसे सभी 
जगह मगोल शासक नही बल्कि देशी अफसर मिले थे । सैराम एक बडा नगर था। २० नवम्बर 
को यहा वैराम-महोत्सव--तव-वर्षोत्सव मनाया जा रहा था। लोग झुडके झुड एक दूसरेका 
अनुकरण करते घूम रहे थे। सिर दरिया और सैरामके बीचमे दो और नगर मिले थे, जिनमें 
पहिला सैरामसे तीसरे दिन और दूसरा चौथे दिन आया था। सिर नदीपर नावोका पुल था। 
सिर नदीसे प्राय दो सौ छी' (४० मील) के विस्तारमे भूखा-रेगिस्तान था। इसके दक्खिनमे 
समरकनन्‍्द तक पाच और नगर मिले। हर जगह मुसलमान अफसर थे, जिन्हाने चाडचुन्‌का 
बडा स्वागत किया। ३ दिसम्बरको चाडचुतूने जरफ्शाँ पार किया और उत्तर-पूर्वी द्वारसे 
समरकन्दके भीतर दाखिल हुआ। कतलआमके बाद अब नगरकी आबादी चौथाई रह गई थी । 
चीनियो,कराखिताइयो और दूस रोंके साथ मिलकर लछोगोको खेती ओर बगीचोंके आब[द करनेकी 
इजाजत थी। म्‌खिया सदा भिन्न जातियोके नियुक्त किये गये थे। नगरका शासक अहाइ करा- 
खिताई था, जिसको ताइ-सी (दैशी) की उपाधि प्राप्त थी। वह चीनी सस्कृतिसे सुपरिचित था। 

चाडचुत॒की चिगिससे जो बातचोत हुई, उसमे इसीने दुभापियाका काम किया था। पहिले 
अहाई ख्वारेज्मशाहके बनवाये अपूर्ण प्रासादमे रहता था, लेकिन पीछे नदीके उत्तर तरफ रहने 
लगा, क्योकि जीविका दुष्प्राप्य होनेके कारण नगरके आसपास झुडके झुड डाकू घूमा करते थे। 
चाझुचुनके आनेसे थोडा ही पहिले विद्रोहियोने आमू दरियाके नावोवाले पुलको नष्टकर दिया था। 
शायद जलालुद्वीनकी सफलताकी बाते सुनकर कुछ मुसलमान विद्रोहियोको ऐसा करनेका साहस 
हुआ। चाडचुन्‌ समरकन्दमे पहिली बार २६ अग्रैछ १२२२ ई० तक रहा, दूसरी बार मध्य 
जूनसे १४ सितम्बर तक, और तीसरी बार नवम्बरके आरभसे ३ दिसम्बर तक। इस प्रकार उसे 
नगरके बारेमे अच्छा परिचय प्राप्त करनेका मौका मिला। उसके वर्णनसे मालूम होता है कि 
नगरकी' अवस्था अब सावारण सी हो गई थी। मुवज्जिनके अजान देते ही नर-नारी मस्जिदोकी 
ओर दौडते थे। उस समय तक स्त्रिया भी पुरुषोको तरह साधारण नमाजमें भाग लेती थी। 
जो लोग नमाज पढनेमे ढिलाई करते, उन्हे कडा दण्ड दिया जाता। रमजानकी रातोंकों भोज 
हुआ करते । बाजार पण्य वस्तुओसे भ रे थे--सारा नगर ताबेक बरत॑नोंसे सोनेकी तरह चमकता था । 
१२२२ के वसन्‍्तमे चाडचुन्‌ और उसके साथी उपनगरमे घूमने गये । उन्हे सबसे सुन्दर स्थान 
पश्चिमी नगरान्त मारूम हुआ | शायद इसीको बाबरने कूले-प्रगाक कहा है। आजकल इसे कूले- 
मागियान कहा जाता है, जो कि अनहारके इलाकेमे है। “वहा पर हमने चारो और सरोवर, 
धासके मैदान, मीनार ओर तू देखे ।” कही कही बाग भी थे, जिनका मुकाबिला चीनी बाग 
नही कर सकते थे। सितम्बर १२२२ में जरफशॉकी पहाडियोकी ओरसे दो हजार डाकुओका 
भुड शहरके पुूरबमे प्रकट हुआ। समरकन्दके नागरिक प्रतिरात्रि आस्मानको आगकी ज्वालासे 
लाल देखते थे। अपने अन्तिम निवासके समय (नवम्बर-दिसम्बर में) सन्‍्तने अपने लिये मिली 
रसदकी खिचडी-लप्सी भूखों को खिलानेके लिये तैयार कराई। खानेवाले बडी सख्यामें 
जमा हो गये। 

सन्त अप्रेलके अन्तमे चिगिससे मिलने गया। इससे कुछ पहिले ही वक्षु पार (बलूख) का 
यातायात स्थापित हो गया था--जगतइ वर्षके आरम्भमे ही विद्रेहियोको खतमकर पुलछकों 
फिरसे बनवा चका था। चिंरिसइशशाणण लिए. 


४९०७ सध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७४१२ 


चाडचुनको मार्चमे मिली । २७ अभेलकों समरकतन्द छोड़ चौथे दिन वह किश (शहरसब्ज) पार 
हुआ। दरबन्द (लौहदार) से गजरते समय चिगिसके खास हुब्मसे एक हजार मगोल और 
मुसलमान सैनिकों को छिये सेसय वृगरजी सत के साथ साथ चल रहा था। दरबन्द पार होनेके 
माद चाइुबुनने दक्षिगका रास्ता छिया और गारद ऊपरी सुरखानमे डाकुओऊके विरंद्ध 
गया। पहाड़ी छोग अभी हविप्रार नहीं रुख चुके थे। चाइचुन ओर उसके साथी सुरखान 
और वक्ष नदीकी नावोंगि पार हुए। उसे बवत सुरखानके दोती तटोवर उन्होंने घना जगछ 
देखा धा। वक्षुके घाटमे चार दिनका रारता चलनेपर १६ मईकी चाठचन्‌ चिगिस खानके 
शिविरमें पहुचा । 

जिगिसने चाइचुनूसे मुतमजीनीके बारेसे छा । जिसके उत्तरम सनन्‍्तने कहा--- जीवन 
को कायम रखतेके उपाय है, कित्तु असरताकी कोई ओऔपधि नहीं है । यह सुन खानने निराश 
होनेका कोई चिक्कु नही प्रकट किया, बल्कि सन्‍्तकी ईमसानदा रीको प्रशसा की । २५ मई को उसने 
सनन्‍्तके उपरेशोंकों सुननेका निश्चय किया था, किन्तु इसी राम पहाड़ोंमे मुसलिस विद्रोहियीकी 
कार्रवाइपोकी खबर मिली, जिससे उपदेश सुनतेका समय नवम्बर तकके लिये स्थगित कर दिया 
गया। सन्‍्त समरकनन्‍्दकी और लौट आया, ओर गरमीके बढ़तेपर चिंगरिस हिमवत्त पर्वतोकी 
ओर चला गया। उस समय सन्त भी कुछ दिनो मगोल सेनाके साथ रहा। छौटते समय एक 
हजार सवारोके साथ एक मुसलिम सेनप पथ अदर्शन करते सन्तको दूसरे रास्तेसे पहाड़ ही पहांड 
ले गया । चाडचुत्‌ लिखता है, कि वक्षुके दक्षिणमे लोहद्वारसे भी अधिक कठिन पहाड़ी घाटी है | 
रास्तेमे उसे अभियानसे लौटती एक मगोरू सेना मिली, जिससे २ यी (चीनी मीहर) चादीफे 
सिक्‍केसे सनने पचास मूर्गे खरीदे। सितस्बरमें जब वह किशसे वक्षुक्की ओर रवाना हुआ, तो 
उसके साथ चलनेके लिये हजार पैदल और तीन सौ सवार सैनिक मिले । अब की लौहदर नही 
बल्कि दूसरे रास्तेसे यात्रा करनी पडी , जो कि दक्षिण-पश्चिमकी ओरसे था। रास्तेमें नमकका 
चश्मा और लारू सेंधा नमक मिला । नावसे वक्ष पार हो वह बलख पहुचा, जिसके ध्वसावशेषबोका 
वर्गत करते हुए चाढचुतूने लिखा है--- बहुत दिन नही हुए, विद्रोह करनेके कारण नगर छोडकर 
लोग भाग गये। कुतोका भूकना अब भी नगरमे सुनाई देता है ।” २८ सितम्बरकों चाडत्चुनका 
दल मगोलू-शिविरम पहुचा, जो बलखसे पूरब किसी स्थानपर था। चिगिस अब मुसलिम 
देशसे स्वदेश छौटनेके रास्तेमे था। सन्त भी उसके साथ कुछ दिनो तक रहा | 

(२) चिंग्रिस मंगोलिया छौटा--हवारेज्मशाह के विद्रोही सेनापति सैफुदीन अगराक 
और आजिम मलिक की सेना अभी नप्ट नही हुई वी, इसलिये चिगिस को तीन मास तक सिर 
तटपर रहता पडा। मगोलिया छौटने के छिपे वह भारतसे हिमालय और तिब्बत का रास्ता 
पकडना चाहता था। उसकी सेना में बहुत से उद्यूर ओर तिब्बती बौद्ध थे, जो बीद्ध तीर्थोकी 
यात्रा करने के कारण भारत के रास्ते को जानते थे। उसने दिल्‍ली सुल्तान गमशुद्वीन अल्तमश 
की चिट्ठी लिखकर कहा, कि हम इस' रास्ते जाना चाहते है, उसका प्रबन्ध करो । लेकिन जान 
पडता है, चिगिस ने स्वयं अपना इरादा बदल दिया, नहीं तो अल्तमद की क्या शामत आयी थी, 
कि वह चिरगिस की इच्छा का विरोध करता । हिमारूय की जोते भी बरफ के कारण बन्द थी । 
चिगिस को यह भी खबर मिली, कि तगूत (हिया) राजा ने विद्रोह कर दिया है। ज्योतिपियो ने 
भी हिमालय का रास्ता पकडने को बुरा बतछाया । फरवरी या मार्च १२२२ ई० में चिंगिस पेशा- 


चिगिस सम्राट ] चिग्िस सान ४९१ 


वरसे काजुल के लिये रवाना हुआ। खान का हुकम था, इसलिये छाखो मजदूरों ने मिलकर डॉडे 
पर पडी हुई बरफ को साफ कर दिया। बामियान के पहाडो से होते वह वगलान पहुचा, और 
वही आसपास के विश्राम स्थानों मे उसने गरमियो के दिन बिताये । रास्ता चलते हुये मगोल सेना+ 
पतियों का एक काम था, वहा के पहाड़ी किलो को तोडना, यातायात को ठीक करना और रसद 
की रक्षा करना । उत्तरी अफगानिस्तान जैसे दुर्गम रास्तेमे भी मुख्य मगोल सेना को किसी कठि- 
नाई का सामना नहीं करना पडा, यह चिंगिस की सैनिक दूरदशिता और प्रतिभा का प्रमाण था। 
मगोलो को सबसे अधिक हानि तालकान में उठानी पडी, जहा पर गजना जाते वक्‍त चिंगिस ने 
अपने रसद को छोड दिया था। अशियार (गर्जिस्तान) के पहाडी किलेका मुखिया अमीर 
मुहम्मद मरगानी ने रसद के ऊपर धावा बोल दिया, और सोने और दूसरे बहुमूल्य सामान 
से भरे बीझो को लूट ले गया, बहुत से घोडो को भी उसने छीना और काफी युद्ध-बन्दियो 
को मुक्त कर दिया। १२२३ के आरभ में मगोलो ने उसके किले को १५ महीने के मुहासिरे 


किक 


के बाद दखल किया। १२२१ और १२२३ के बीच में गर्जिस्तान के दूसरे किलो को भी 
मगोलो ने जीत लिया। 

चाड-चुन्‌ के अनुसार चिगिस की सेना तैरते पुल (नावो के पुल ) द्वारा ६ अक्तूबर १२२२ 
को वक्षु पार हुईं। २०,२४ और २८ अव्तूबर को तीन वार चिगिस ने चाड-चुन्‌ का भाषण 
सुना, जिसका अनुवाद अहाइ ने किया और खान के हुकम से वह व्याख्यान लिख लिया गया। 
नवम्बर के आरम्भ में समरकन्द पहुचने पर सन्त को सुल्तान कै पुराने महलमे उतारा गया। 
मगोल-शिविर शहर से छ मील (३० ली) पूरब में था। चिंगिसः अधिक नहीं ठहरा और 
उसने चाडचुन्‌ को कष्ट न हो, इसके लिये उसे अपनी इच्छानुसार चलने की इजाजत दे दी । जन- 
वरी १२२३ मे चिगिस का शिविर सिर-दरियाक दक्षिण तट पर था। शायद १० मार्च को वह 
चिचिक नदी के तट पर पूर्वी पर्वतों के पास था। चिगिस सूअर का शिकार करते घोडे से गिर 
गया, और जगली सूअर ने हमला करके करीब करीब उसे मार डाला था। चाडजुन्‌ ने उसे बुडापे 
में शिकार न करने की सलाह दी, जिसे चिगिस ने स्वीकार किया। तुरन्त शिकार छोडना अपने 
लिये उसने मुरिकल समझा, तो भी अगले दो महीने उसने शिकार में भाग नही लिया । 

१२२२ के शरद में वक्षु पार होने के बाद चिगिसने समरकन्‍्द में काफी समय बिताया। 
इस समय जगतय और उगुतय जरफशा के मुहाने के पास कराकुछूमे चिडियो का शिकार कर रहे 
थे। उन्होंते वहाँ से पचास ऊठो पर तलही चिडियों को अपने बाप के पास भेजा । १२२३ के 
वसन्‍्त में चिगिस ने अपनी' उत्तराभिमुख यात्रा शुरू की। सेराम से तीन मजिल पर शायद 
चिरचिक के तट पर जगताय और उगुतय' से उसकी मुलाकात हुई। कुरुल्ताई (महापरिषद्‌ ) 
भी यही हुई। अकलसाद पर्वत से उत्तर दुलानबाशी के मैदान मे ज्येष्ठ पुत्र जूची भी पिता 
से आ मिला । उसने २० हजार सफेद घोडो की भेट पेश की थी । पिता की आज्ञा से वह जगली 
गदही का शिकार करने गया। १२२३ ई० की गर्मियों को मगोलो ने यह बिताया। यही 
उद्यार अमीरो पर अभियोग लगाकर उन्हें मृत्युदण्ड दिया गया। चिगिस अपने पुत्रो के आने 
पर कुछ की प्रतीक्षा करने लगा। १ अप्रैल को चाडचुत्‌ ने उससे विदाई ली। आगे १२२४ की 
गर्मियों को चिंगिस नेट इतिश तट पर बिताया और १२२५ के वसन्‍्त में वह अपने उर्दू में 
मगोलिया पहच गया। 


४९२ मध्यएसिया का इतिहास (१) [८।७॥१२ 


(३) जूथबीकी मृत्यु--१२२३ ईण०्से अस्तर्वद और ख्वारेम्ममे मगोलीका अकण्टक 
राज्य शुरू ही गया। स्वारेज्म के तगरोकी समालनेम जितना समय लगा, उससे कही 
जल्दी अन्तर्वेदके नगर किरमे आबाद हो गये। ख्थारंज्स की विजय के बाद जूचीने वहा 
चिनतिमूर को राज्यपाल निपुक्त किया। खुरासान और माजन्दरानका भी अधिकार जूचीकों 
मिला था। जूची गुरगाचकों ध्वस्त होने से नहीं बचा सका, यह कह आगे है, मगर थोड़े 
ही समय में उसके पास एक बड़ा नया शहर बस गधा । गूरगाच का नास बंदर कर मगोदी 
ने उसे उरगज कर दिया, जो आज भी हयी नाम मे मशहूर है। १० वी सदी में शहर वक्षु 
नदी के बाय किनारे पर था। १३ वी सदी में जब वह विशाल साआ्आाज्य की राजधानी 
बता, तो सदी के दोनों तरफ जहर बस गया और याताथात के लिये कई पुछ बना दिये गये। 
नथा उरगज वक्ष की दूसरी धारा पर बसाया गया। यह धारा उस समय कास्पियन में 
गिरने छा थी। आगे वह धारा बन्द हो गई। [१९५० ई० से सोवियत सरकार ने फिर 
वक्ष मे एक बड़ी नहर (महात्‌ तुकंम।न नहर ) निकालकर उसे कास्पियन समुद्र से मिलाने का 
काम शुरू कर दिया है।] बर्ते मान कृन्पा-उरगच का अस्तित्व १९ वी सदी से है। मगोल। के 
समय में ही उरगच बूरोप और एसिया के वणिकूपय पर होते से बहुत बडा व्यापारिक केन्द्र बन 
गया। व्यापार को अधिक दिनों तक अस्तव्यस्त हाऊुत में नहीं रखा जा सकता था, इसलिये 
व्यापारिक नगर को बढने में सुभीता हुआ, तो भी सु्वारेज्म-देश को सभलने में बहुत समय लगा । 
वक्ष का दूटा बाब बहुत समय तक नदी तैयार किया जा सका और ३ दाताब्दियों तक वक्षु 
कारिपियन सम्‌द्र में गिरती रही। 

जूची अपने पिता के साथ मगोलिया तही गया। उसे अपने विशाल प्रदेश का शासन 
करना था। उसने अपने पुत्रों को पिता के साथ कर दिया, लेकिन जूची के न आने से 
उसके साथ पिता का मनमुठाव सदा के लिये हो गया। पिता की मृत्यु से ६ महीने पहिले 
१२२७ ई० में जूची मर गया। 

(४) चिंगिसकी मृत्य (१२२७ ई०)--ैंपठ साल की उमर मे भी चिंगिस शरीर से 
सुदृढ़ ओर सुपुष्ठ था। उसकी आखे बिल्ली की तरह कजी थी। सिर पर थोडा सा सफेद बाल, 
शरीर रूम्बा-्वीडा और ललाट प्रशस्त था। हरूम्बी दाढ ठुट्टी पर छटकती' थी'। चिगिस में 
अमाधारण आत्मसयम था। किसी भी परिस्थिति में वह एक-तरफा भाव नहीं प्रकट करता 
था। जरूरत पडने पर वह हजारो-छाखो को कत्ल करवा सकता था, लेकिन जलालुद्वीन की 
तरह वह यत्रणा देकर मारना पसन्द नहीं करता था। उसकी सतानो में रूस का स्वामी बातू- 
खान रूसी इतिहास कारोकी आखो में खूती पशु था, लेकिन मगोलों के लिये वह साइन खान 
(भला खान) था। जगत३ और गूयुक खान को कभी मुह पर प्‌स्कराहट छाते देखा नही गया । 
बहु प्रजा में भय सचार करना शासक का आवश्यक वर्तव्य समझने थे। उगूृतय मुसलमानों 
के प्रति बडी नरमी ओर न्याय दिखलाने के लिये प्रसिद्र था। चिगिस का सिद्धात था-- 

“ने हवा बन कि चट कर जाये भूखे। न कड़वा बन कि जो चबखे सो थूके ।” 

चिंगिस चोरी और झूठ का सख्त दुश्मन था। चिगिस के अनुसाशन में पले मगोरू ऐसा 
करने की क्षमता नही रखते थे। शराब में भी विगिस अति नही करता था। उसके हरम में 
चीत से रूस भारत से अमगोलिया तक कौ सुन्दरिया चुन-चुन कर लाई गई थी। लेकिन उसको 


चिगिस सम्राट | चिगिस खान ४९३ 


उनके बारे में भी व्यसती नहीं कहा जा सकता । कडा अनुशासन, और दुढ संगठन चिगिस का 
मूलमत्र था। दूसरे सगठनो की तरह सेना, सैनिक नेताओ और स्वयं खान के लिये स्त्रियों को 
पहुचाना बहुत कडाई के साथ किया जाता था। बुढापे मे भी चिगिस शरीर और मन से बिलकुल 
स्वस्थ था। वह स्वय घुमन्तू जाति में पैदा हुआ था। अपने तया अपने उत्तराधिकारियों के 
लिये वह उसी जीवन को पसन्द करता था, लेकिन साथ ही वह बोद्धिक सस्क्ृति से भी समझौता 
करना चाहता था। जिसका प्रभाव उसके उत्तराधिकारियो पर अधिक पडा। यह सगठन ही 
था, जिसके बल पर चिगिस की मृत्यु (१२२७ ई० ) के ४५ साल बाद तक एसिया और यूरोप मे 
फेला उसका विशाल साम्राज्य विखश्यु लित नही हुआ | पीछे चीन, मध्यएसिया, रूस और ईरान 
में अलग अलग राज्य अवश्य कायम हुए, तो भी वह चौदहवी सदी तक चलते रहे । 

१२२७ ई० के अगस्त में ७२ साल की उमर में चिगिस मगोलिया मे मरा । उसने अपने 
पुत्रों के लिये एक' विशाल साम्राज्य, एक विशाल और सुसगिठत सेना और साथ ही राजनीति 
तथा शासन-नियम छोडे । उसका विजित भूखड प्रशान्त महासागर से परचम में यूक्सिन तक 
फूला हुआ था । उसकी प्रजा में चीनी, तगुत (अमदो), अफगान, ईरानी, तुके आदि जातिया 
थी उसने अपने चारो लडको के लिये अलग अछूग भूमाग बाट दिये थे पर साथ ही कहा था, 
कि सारे मगोल-स! म्राज्य का एक खाकान होगा। 

(५) चिगिसकी समाधि---नचगिस की समाधि कहा बनी थी, इसके बारे मे निश्वयपूर्वक 
कुछ कहना मुश्किल है। उलानबातुर (उर्गा) के पास खानउला पहाड है, उसे भी चिगिस की 
समाधि का स्थान बताया जाता है। इसके अतिरिक्‍त उर्दूस (द्वारू-हो) प्रदेश में येत्‌जिन्क्रो 
में मगोलीय तृतीय मास में इककीस दिन के लिये सारे मगोल राजा जमा होते थे। यही पर 
महान्‌ खाकान का चारजामा, एक धनुष और दूसरी चीजे रक्‍्खी हुई हे। वह एक शिविरमे 
में लाई जातो है । यहा पर कोई नगर नही है, बल्कि कटे हुए पत्थरों की दीवारों के चारो तरफ 
डेरा डालने का स्थान है । यही पर नमदे के दो तबू खडे किये जाते हे, जिनमें से एक मे एक 
पत्यर का डब्बा रखा रहता है | डब्ने के भीतर क्या है, यह किसी को मालूम नहीं। अब भी 
विशेष-अधिकार प्राप्त पाच सौ परिवार उसकी रक्षा करते हे । यह स्थान चीन के महाप्राकार 
मे बाहर छ्वाड हो के मोड के दक्खिन में उत्तरी आक्षाश ९० तथा देशान्तर १०४०” मे है । 

(६) जलालद्दीनका अवसान (१३३१ ६० )--जलालुद्दीन ख्वारेज्मशाह वैसे सिंव के 
किनारे मगोलो से रूडते वक्‍त बच निकला और कितनी ही छोटी-मोटी लडाइया लड॒ता 
रहा, लेकिन मगोलोके सामने फिर वह जम नही सका । अन्त में पश्चिमी ईरान के पहाडो में रहते 
समय एक कुर्द ने १२३१ (६२८ हि० ) ने उसे मार डाला। 

(७) परिणाम--उ_गोल-विजय से मध्यएसिया में एक नये युग का आरम्भ हुआ, इसमे 
संदेह नही । यही नही बल्कि हम कह सकते हे, कि मगोलोके कारण दुनिया के इतिहास में एक 
नये युग का आरम्भ हुआ। मगोलो द्वारा ही बारूद और मुद्रणकला यूरोप में पहुची,जिसे 
अपना कर आगे यूरोप दुनिया का अगुआ बन गया । जहा तक मध्य एसिया का सबंध है, मगोलो 
ने विजयी इस्लाम के अभिमान को चूर-चूर कर दिया। अरब-विजेताओ ने भारी विश्वासधात 
ओर दूसरे तरीकों से जितनी असानी से अपने राज्य का विस्तार किया था, उससे वह सम 
झने लगे थे, कि इस्लाम दुनिया मे विजय और शासन करते के सिने कहणणा | एटी 


४९५४ बाएं का इतिहास ( १ ) [८७१३१ 


को अब अरबों के शासन के मध्याद्षु कारू में अरबी शक्ति से मुकाबिल। करने का मौका नहीं 
मिला । हम समय मध्यरसिया, ईरान, क्षुद्रेसिया तथा भारत के भी झ्ासक मुसलमान होते 
हुए भी अरब नहीं तु थे, तो भी इस्लाम की अजे ता के गीत चारों ओर गाये जाये थे। मगोछ 
क्र थे, छेकित विगिस ने उन्हें ऐगी कईदी शिक्षा दी थी, कि वह धोखा देने के लिप्रे जिस झूठ की 
बढें। आवबब्यवाता थी, उसे बॉल नहीं सकने थे, चोर। कर नही सकते थे। धर्म के बारे भें बह 
विपक्ष रहने थे, विजित जातियों के सहवोग के इच्छेक थे, और उनके आद्मियों को याग्यता 
नूधार सैनिक और अमैनिक बई बई पदो को देते मे भी आनाकानी नहीं करते थे। व्यापार के 
महत्व का वह समझते थे, इपीछिये बह कारीगरों फोकर्भा नहीं मारते थे। बह सड़कों और 
पुलों की मरम्मत वा बहुत ध्यान रखते थे और उजडे खेती और बागो की जल्द से जल्द आवाद 
करने मे सहायता करते थे। यहाँ कारण था, जो देश की उत्पादक शक्तिया बढ। व जी के साथ 
फिर से अपने कामको पूर्ववत करने लछगतो,व्यापार खब चमव में छगता । मगोलों ने देशो की 
सीमाओं की तो उसे में इस्लाम से भी ज्यादा काम किया । मुहासिरे का काम' करने के लिये युद्ध 
बन्दियों की बड़ी बड़ी फौज संगठित कर वह एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश ले 
जाये ये । जहा भी कोई नया सैनिक हथियार या साधन मिलता, वह उसका उपयोग करते और 
बनाने वाले कारीगरी की दूर तक ले जाते। ग्रगाच के एक राख कारीगरों को वह अपने 
साआज्प के पूर्वी भाग में ले गये थे। अपने शत्रुओं के प्रति कठोर अवश्य थे और उन्होंने गृर- 
गाव, बुखा रा समरकन्‍्द, बलख, नेशापोर, मेर्वे तथा भौर बहुत से छोटे-मेट नगरी के छाखों 
आदमियी को घास-मूली' की तरह काटा । चिगिस इसे विजय की एक कुजी मानता था * प्रतिरोध 
करनेवालो को एक मंत्र बडी सिप्दुरता के साथ पीस डाहों, उनके बार बच्चों तक को मत 
छोड़ो, फिर दूसरों को इससे कड़ी शिक्षा मिलेगी । तैमूर ने भी चिगिस के इस गुर को अपनाया 
ओर द्वितीय विश्वपुद्ध मे हिटलर ने भी चिगिस से इस गुरुमत्र को लिया। छेकिन एक बार जब 
लड़ाई बन्द हो जाती, विद्रोही! दब जाने, तो मगोल निर्माण के लिये भी एक सुमगठित विशाक 
बगासन ओर दूसरे साधन प्रस्तुत करने । 

/ (८) यास्सा--भचिंगिस के बनाये नियमों को यास्सा कहा जाता था। तैमूर और उसके 
वशज बाबर पैगम्बर मुहम्मद के अनुयायी ये, लेकिन जहा तक राजनीति और युद्धर्न]ति का 
सत्रष था, वह मृहम्भद की गरीयत के भी ऊपर चिंगिस' के यास्सा की मानते थे। शायद वहु 
लोगी को मालूम नही है, कि भारत के मुगल बादशाही में खतना नहीं किया जाता था, जोकि 
खिगिस से अपने सब्रव को दिवलाने के लिये ही था। चिगिस जन्म भर अनपढ़ रहा, लेकिन 
वह लिखने पढ़ने के महत्व से इन्कार नहीं करता था । जैसे ही उद्गुर लिपि मगीछ भाषा के 
लिये प्रयुक्त हुई, वैसे ही विगि4 के मौखिक नियतो और आज्ञाओको लिखा जाने उगा । चिगिस 
की मोल लोग बोरदा (देवप्रेषित) कहने थे। कारवीनी ने लिखा है--- बह (मगोल ) सबसे अधिक 
अपने स्वामी ((विगिस ) के आज्ञाकारी थे। वह उसका भारी सम्मान करते और धोखा देते के लिये 
कभे। एक शब्द भी नही बोलते था शायद ही कभी वह आपसमे लड्ते-झ्षगठते,एक दूसरेकोी घायल 
करते या मारते । चिगिस के राज्य में कही चोर-डाकू नही मिलते थे, इसीलिए मगोलो के घोडे, 
खजाने तथा सब तरह के माल से लदी हुई गाडिय्रा ऐसे ही खडी कर दी जाती, उनकी रखवाली' 
का इतिजाम नही किया जाता। मगोलों के गल्ले का कोई पद्षु मदि खो जाता, तो लोग उसे 


चिगिस सम्राट ] चिगिस खान ४९५४ 


चीजो के अफसर के पास पहुचा देते ।अपने भीतर एक दूसरे के साथ वह बडी नम्रतापूर्वक बर्ताव 
करते हे । भोजन की कमी हो तब भी वह मुक्त-हृदय से आपस में बाटकर खाते है। कष्ट के समय 
वह बडे धर्यंशाली है । चाहे मगोलो को एक या दो दिन से अन्न न मिला हो,तो भी वह गाते है, 
विनोद करते हे। यात्रा में सर्दी और गर्मी दोनो को बिना दु ख प्रकट किये बर्दारत करते 
है। यद्यपि अक्सर शराब के नशे में मस्त हो जाते है, छेकिन उसके कारण वह कभी 
झगड़ा नही मा ती उनके भीतर एक सम्मान की चीज मानी जाती है। जब कोई 
मगोल अत्यधिक पान करके के करता है, तो वह फिर पीना शुरू करता है। दूसरे लोगो के प्रत्ति 
बह अत्यत अभिमानी और रोब दिखलाने वाले होते हैं। चाहे कोई कितना ही बडा आदमी क्यों 
न हो, दूसरी जाति के आदमी को मगोल नीच दृष्टि से देखते है। हमने इस तरह का बर्ताव खान 
के दरबार में रूस के महाराजुल,जाजिया के राजकुमार, बहुत से सुल्तानो और बडे आदमिया के 
साथ होते देखा, जो कि भेट और सम्मान प्रकट करने के लिये दरबार में आये थे। यहा तक कि 
उनकी सेवा के लिये जो तातार (मगोल ) नियुक्त किये गये थे, चाहे उनकी स्थिति कितनी ही 
हीन हो, लेकिन वह इन बन्दी कुछीनो के आगे आगे जाते और उनसे ऊचा' स्थान ग्रहण करते । 
दूसरे आदमियों से वह जरा सी बात पर बिगड जाते है । इतने अभिमानी है, कि जिस पर विश्वास 
नही किया जाता । 

ऐसी जाति के पथ-प्रदर्शन के लिये चिगिस खान ते यास्सा बनाया था। बाबरने लिखा 
है--- मेरे पूवेज और परिवार के लोग बडे पवित्र भाव से चिगिस के नियमों (यास्सा) का 
अनुसरण करते थे। अपने भोजी, दरबारो, उत्सवो और वितोद-मडलियो में, अपने उठते और 
बैठने में उन्होंने कभी चिगिस के नियमों के विरुद्ध आचरण नही किया। 

यास्सा के कुछ नियम निम्न प्रकार हे--- 

“१ यह विधान किया जाता है, कि स्वर्ग और प्थ्वी के कर्त्ता केवल एक भगवान्‌ पर 
विश्वास करना चाहिये। केवल बही अपनी इच्छा से जीवन ओर मृत्युगरीबी ओर अर्म री प्रदान 
करता है। वह हरेक चीज पर पूर्ण अधिकार रखता है। 

२ धार्मिक नेताओ, उपदेशको, साधुओ, धर्माचारी व्यक्तियों, मस्जिद के मुअज्जिनो, 
चिकित्सको, और मुर्दा नहलाने वाली को राज्य की ओर से भोजन देना चाहिये । 

३ खानजादी (राजकुमारों), खानो, अफसरो और दूसरे मगोल सरदारो द्वारा महा- 
परियद्‌ (क्रिल्ताई ) मे निर्वाचित हुए बिना जो अपने को खाकान (सम्राट ) घोषित करे, वह चाहे 
जो भी हो, उसे मृत्यू-दण्ड दिया जायगा। 

४, मगोलो के अवीनस्थ जातियो के सरदार या कबीले की सम्मानीय उपाधियोको 
धारण करना निपिद्ध है। 

५ जिसने अधीनता नही स्वीकार की है, ऐसे किसी राजा, प्रदेश या जाति से सुलह 
करना निषिद्ध है। 

६ सेना के आदम्ियों को १०, १००, १०००, १०००० के विभागों में विभाजन करने 
के नियम को कायम रखा जाय । इस प्रबन्धके अनुसार बहुत थोड़े समयमे एक बाहिनी और सेना- 
पति की इकाइयी को तैयार किया जा सकता है। 

७ जैसे ही कोई अभियान आरक वो! पिसी कहना णिण रिीखणगी दि 


४९६ संध्यएसिया का इतिहास (१) [ ८७१२ 


के हाथ से हथियार मिलने चाहिबे, जिसके कि वह अथीन हैं। सिपाहियो को हथियार अच्छी 
हालत में रखना चाहिये, और युद्ध से पहिले अफसर से उसका निरीक्षण करा 
लेना चाहिये। 

८ कमा्डिग सेनापति की आज्ञा के बिना क्त्रु को लूटने की सजा मृत्युदण्ड है। लेकिन 
आज्ञा मिलते के बाद सिपाही को छूटने का उतना ही अवसर मिलना चाहिये, जितना अफसर 
को और जो कुछ भी वह अपने साथ ले जाय, यदि उसने खान के लिये उगाहुक-अफसर को उससे 
से भाग दे दिया है, तो बाकी को अपने पास रखने का उसे हक है । 

९ सेना के आदमियों की अभ्पस्त रखने के लिये प्रत्येक जादे में एक भारी शिकार का 
प्रबध किया जायेगा। इसके लिये माज्ाज्य के हरेक आदमी की मार्च और अवतूबर के बीच के 
महीनों में हरित, हरिनी, खरगोग, जगली गदहो और कितनी ही चिडिथों का शिकार करना 
मना है | 

१० खाने के लिये मारे जानेवाले जानवर का गला रेतना मना है। मारने के लिये 
बाध कर उनकी छाती छेदती चाहिये, और शिकारी को चाहिये, कि हाथ से कछेजे को 
निकाल ले । 

११, पहिले चाहे इसका निर्येध रहा हो, किन्तु अब जानवरों के खून और अतडी का खाना 
बविहित है। 

१२ नवीन साम्राज्य के सरदारों और अफसरो को उतनी ही रिय।यतों और सुरक्षाये 
मिलनी चाहिये, जिनकी सूची बना दी गई है। 

१३ जो आदमी लडाई में भाग नही लेता, उसे कुछ निश्चित समय तक बिना मजूरी 
साम्राज्य के लिये काम करना होगा। 

१४. जिस' आदमी ने एक घोड़े या टाघन या उसके मूल्य के बराबर ही चीज की 
चोरी की है, उसे मृत्यु-दण्ड दिया जायगा, और उसके शरीर को दो टुकडे कर दिया जायगा। 
इससे कम' की चोरी की हुई चीज के लिधे मूल्य के अनुसार ७, १७, २७ तक बेंत मारने की सजा 
दी जायगी, लेकिन चोरी गई चीज के मूल्य का नौ गुना दण्ड देने पर शारीरिक दण्ड से 
छुटकारा मिल सकता है । 

१५ साम्राज्य का अधीनस्थ कोई आदमी किसी मगोल को सेवक या दास नहीं रख 
सकता | कुछ थोड़ी सी स्थितियों को छोडकर प्रत्येक (मगोल ) पुरुष को सेना से भरती होना 
पड़ेगा । 

१६ जो कोई विदेशी दासी को भागने से नही रोकता या उन्हे शरण, खाना या कपड़ा 
देता हे, उ्ते मृत्यु दण्ड दिया जायगा। उस आदमी को भी इसी प्रकार का दण्ड दिया जायगा, 
जो कि भगोड़े दास से भेट होने पर उसे उसके मालिक के पास नही पहुचाता । 

१७ विवाह कानून आज्ञा देता है कि हरेक आदमी अपनी स्त्री को खरीद सकेगा। 
अपने भाई-बन्धुओ में प्रथम और दूसरी श्रेणी के नजदीकी सजधियो के बीच में विवाह वर्जित है 
एक आदमी दो बहनों को व्याह सकता है, उतनी ही रखेलियो को रख सकता है। अपने पति की 
इच्छा के अनुसार स्त्रिया सम्पत्ति, तथा ऋष-विक्रपम के काम' को कर सकती है । आदमी (मगोल ) 
को केवल शिकार और युद्ध मे लगना चाहिये | दासियो से पैदा हुए बच्चे वैसे ही वेध सतान है 


चिगिस सम्राट ] चिगिस खान ४९७ 


जैसे कि पत्नियो के बच्चे । प्रथम पत्नी की प्रथम सतान को दूसरे बच्चों से अधिक सम्मान मिलना 
चाहिये । हरेक चीज का वही उत्तराधिकारी माना जायेगा। 

१८ व्यभिचार की सजा मृत्यु-दण्ड है। जो इसका अपराधी है, उसे उसी समय मारा 
जा सकता है। 

१९ अगर दो परिवार व्याह द्वारा सनधित होना चाहते है, और यदि उनके पास छोटे 
बच्चे हे, उनमें से एक लडका है, और दूसरा लडकी, तो उन बच्चो का विवाह हो सकता है। 
यदि बच्चे मर जाये, तो भी विवाह-बन्धन मौजूद रहेगा । 

२० बिजली कडकने (वर्षा) के समय बहते पानी में नहाना या कपडा धोना 
निषिद्ध है। 

२१ गुप्तचर, झूठे गवाह, हीन-दुराचारी ऐसे सभी आदमियो तथा जादूगरो को मृत्यु 
की सजा दी जायगी'। 

२२ जो अफसर और सरदार अपनी ड्यूटी पर नही पहुचते, अथवा खान के बुलाने पर 
नही आते--विशेषकर दूर के प्रदेशों में होते हुऐ--रैसे आदम्मियो को कत्ल कर दिया जायगा । 
अगर उनका अपराध कुछ हलका हो, तो उन्हें स्‍्वय खान के पास आना होगा। 

नहीं कहा जा सकता, यास्‍स्सा के इन नियमों में से सभी चिगिस के मुह से निकले 
थे। तो भी आशा की जाती है, कि इतमे से अधिकाश बाते चिगिस की ही है । पैती दे. लब्ुवा ने 
यास्सा का अनुवाद करते हुये लिखा है, कि मुझे पूरी' सूची नही मिली । ब्रुवा ने इन्हें फा रसी' इति- 
हासकारो, सबरिक और कारपीनी के ग्रयो से जमा किया। 
स्रोत-प्रन्थ 

[. पएफादधाइओ 097 ६0 ६6 ०787 7एए४४०४ (५४ 857000) 
छा८०४६४ 0 888 (£ 70 8088 ) 
(77878 780६7 (92700 7,870, 7.07007 924) 
यूआन चाओ वि कि (सपादक स० अ० कोजिन) 
[, (8 07 ठण्ड &087 ( & 00प808, 877) 

6 आफठ0वएटातठा & #780076 66 7 888 'एपटड ढ ठाणे 506४ 0पए/7८३ 
2 405 (॥.,2०0 (०४ए7 ९७7४8 4896,) 

7 (7३९९ 07 ३०% ० शा०४०० 0४४०ए7 (7,77007 900) 

8 एफ्रा8 880४9 (278 4853) 

9. (६7८० 900 (अनुव दक छ&्याए ४णॉ०, 492) 

]0 एफ्र०]०0फ४०ए ६० 6 4६80९०7 ?278 ०६76 ५४०70 ५एशाद्वाए 0 छेपएवुप८, 
7.00007 900) 

], |(९ता८एढ] रिटब्ट्दाटी68 707 #8४९४ शैशबांतट 50८९४ (7॥प (#एएडपा, 
7.,0४007 4888) 

2 86 ढःटाए साहश09 ० ८४०, (& (७ 870976, 4906-20) 

3, (8797026 (०००एटो ज्ाहइ09 ५ण 5४, 776 888४७०7 फेठाएथा फ्काएग८ट 
५9५) 


(( ७( (०0 


४९८ सध्यएसिया का इतिहास (१) [८।७॥११ 


64, टॉबत22 09 लाइ(ांतड € ऐंड (608 99९6 'शलल्शकोढ. (जि एककाला 
2४3 920) 

9, ए&09 270 ६6 ४४०४ हफ्राएएक (पल्शाए ४एा८) 

१६. जामउत्‌-तवारीख (फज्लुल्छा रशीदुद्दीन) 

१७. तारीख जहागुगा (अछाउद्दीन अता-मलिक १२५७-६० ई० ) 

8, (7000089 ०० श्याठाला पिद्ाणाड (#76/घ४श, अनुवादक ४५ डिब्वलाद्षा 

9, नाइछा76 _लालतों दर दफा, पेट ईयर पर5 िएााएुत5 ७ 06५ उताट8 
वंछणन्रा$ (02(0९॥6 प% (] /70६ह५7४7९) 

20, ४0 46 ]लाष्टरीपड ०0 (मीर ख रद अनू ० |०पएॉ००।) 

4, 40807779007 4 07087-शग्रवृषट ९६ &ल४(०70प€ पद 80प्रच्वी'्मा& (५९८ ४४॥% , 

809८४) 

22. #800076 065 $/07205 (४0 ' ()॥८६५०१॥)) 

२३. तबकात-नासिरी (जुज्षजानी) 

२४. मगोलिया स्त्राना तगृतोफ (न मे प्रभेवाहएकी, मास्कों १९४६) 

२५. किताबुरू-हिन्द (अबू रेहां अल्जेहती, अत ७ सैप्रद असगर अली, अजुमन तरवकी उर्दू 
दिल्‍ली १९४१) 

२६ मगोत्रुकया पोवेस्त ओ खाने खरन्‌ गछ (ग० द० सभेगतेफ, लेनिनग्राद १९३७) 


परिशिष्ट १ 
मध्यएसिया का इतिहास (१) 


पुस्तक-छवचि 


अल्बेहत । अपूरेहों “किताबुलूहिन्द” (अजुमन त० उदू, दिल्‍ली १९४१) 

आधधितेश्तुनिय पाम्यात्तिकि तुर्कप्रेनिद (मास्को १८३९) 

अश्लेंओलोगिचेस्किये रस्कोपूकि व्‌ त्रिअलोति (त्विल्सि १९२८ ) 

इनस्त्र'न्त्सेफ । क०  हुन्नू इ गुन्नी (लेनिनप्राद १९२६) 

उपाध्याय । भागवतशरण प्राचीन भारतका इतिहास (फ्टना १९४९) 

उपाध्याय । वासुदेव भारतीय सिक्‍के (प्रयाग १९४८) 

ओवेंली' | इ०अ० “प्राब्लोमा सेल्जस्कओ इस्कुस्सत्वों / “सिनखोनिचेस्किये तबलित्सी 
दल्या पो खिज्जो ना येवरोपेइस्कोये लेताइस जिस्तेनिये (लेनिनग्राद १९४०) 

ऋत्किये सोओब्बचेनिया, ७, ४६, #ता, ( लेनिनग्राद) 

क्रिस्तियान्सन । अर्थर ईरान दर जमान सासानियान ( अनुवादकः रशीद यासमी तेहरान १३१७) 

जुज़्जानी  तबकात-तासिरी” 

ताल्स्तोफ | स० प० खोरेज्म्स्कया एक्सपेदेत्सिया (१९३९ ), नोविये मतेरिअली पो इस्तोरिज् 
कुल्तरि द्वेव्ननं खोरज्म। (वेस्त्लेक द्वेब्तेंइ इस्तोरिइ (१९४६) 

श्रेवर | क०व० कोबरा इज नोइन उला (लेनितग्राद्‌ १९४७) | पाम्यात्तिकि ग्रेकों-वाक्त्रि- 
इस्कओ इस्कुस्स्त्वा (मास्को) 

त्रुदी अत्देला नुमिजप्ातिकी (लेनिनभ्राद १९४५), त्रुदी उज्जेकिस्तान्रकओ अकदमी नाउक 
(ताशकद १९४०) 

निद्धामुल्मुलक सिपासतनामा” (लाहोर। 

पाम्पात्तिकि व्‌ चेस्त कवूलतेमिता (क्र० सा० >ाय २-४) 

विगुलेव्स्कया । न, सिरिइस्कये इस्तोच्चिकि पो इस्तोरिइ नरोदोफ (लेनिनग्राद १९४११ 

प्रसेवाल्स्की । त० म० मगोलिया इ स्त्राना तगुसोफ (मास्को १९४६) 

बरतोल्द | व० व० ओचेक इस्तोरि३द त्‌कमानस्कओ नरोद (१९२४), ओचेक इस्तोरिइ 
सेमिरेच१। (बेर्नी १८९८), किगेजी (फ्ुन्जे १९२७) 

बेपताम । अ० न० आखेंडोगिवेस्फिट ओचेकी सेवेतॉइ किगिजिशइ (फ़ुजे १९४१), 
सेतेनॉकिगिजि इपो.. चुइस्कओ कनाछा (फुजे १९४३) ,त्युरोक (लेनिनप्राद १९४६) , 
सोग्दिइस्कृथा कुलोनिजुत्सिया सेमिरेच्या 


भ््०० मध्यएंसिया का इतिहास (१) 


भलिक । अलाउद्दीवन अता तारीश जहांगुशा (१२५७-६० ई०) 

सासोफ | इ०न० द्रेवृते तुरत्स्कियं नादग्रोबिया स्‌ नादुपिस्थामि वास्मेइना रे, तरस 
(१९२९) 

येफिमेंकी । पी० पी० . पेववित्नोयें ओवश्चेस्ट्रो (केनिनग्राद १९०८५) 

रशीबृह्दीन । फज्लुल्ला जामे-उत्‌-तवारीब 

बेइमाने। व०व० इस्कुस्स्त्वो खेदनिश आज़िइ (मास्को १९४०) 

वोस्तोकोवेदेनियें ॥7 (लेनिनप्राद १९४१) 

शुस्कोीवस्की रजूवलिती स्तारओ मेंर्बं (१८९४) 

समेयेफ । ग० द० मगोल्स्क॒वा पोवेस्त आ खोन्‌ सरत्‌ गड़ड' (लेमिनग्राद १०३७) 

सांकृत्यायन | राहुल इस्लामकी रूपरेखा (प्रयाग १९४७) , दर्शनदिष्दर्शन (प्रयाग १९४७) , 

“सोवियत भूमि---दिलली १९५३ 

सोव्यत्स्कया एल्नोग्राफिया (१९४६) 

स्‍्त्रेवे । न०व० . इस्तोरिया द्वेब्न ओ वोस्तोका (लतिनग्र[द १९४१) 

हेरेदीतल अनुवाद्क - फ० भिश्वेको--इस्तोरिया व्‌ द्रव्यानि क्लिगाख ।, !] (१८८५-८६) 

कएशलपणां 8 (॥7070089 एी #गाठाला चिवताजोीड (3४. 8. 82०2) 

कारक, जु.+ एछाए 0 #]सशा ताल (,009607 936) 

9 9००६297. ॥ 7५ $.. ३ , 90070 02९ ॥0 [ता 

छ०:०त, शै., ६ प्राण) 720७7॥ (० 6 शताएणी फिएव्डणा (,0ातेता 928१ 

छछ-डुफाअणछ- है, 6., .. 2.०8 50५68 (९&॥१५) 

छला-ाएरात, &., ४. 7. #6० /00:0076 (एशाफतोर 6८ 5िपतें एाशाडदिोंद थी 97४५ 
?0000706, (४0४ 930) 

छदा००7छ7शत, 7.., + 7.802०४९९. (933) 

8098. ऑंफकाडर, & ण०लएड, * एलालटाओंं ैश॥7000008५. ८४५० 938) 

छचजारशएंफडर बट 2. 8टवैे्ागरए 2० हा तट 5टलाटट४ 2९ 606 ९07९6 तल 2गराल्यादा ५ 
४० 3 ((0[7०7॥980०८) 

छ8णणापाई, है, (ए., ४ एफ सदा 6९४०8 (7.070070 929) 

(नए, हुण्फ छीू2४8०,...._78ए९ ० (.,070007 4900) 

एण्ल्वार०ण छ,, * शिटिणाएु2 0शशक्ातृुपर & ते ( ९०8०चजञी)तचूपह (0धाबो< 
(28738 920) 

(गटर, ४ 776 प्रा 0 (हलक /ैडात ता जीकत05 छोर हवा 6 मिल्ंटटा( 
7029 ((2:४076., 948) 

एव्डबपड्डणपट, 3. लाशं0ा8 3९8 ल्ंप्रा& (?,/)॥8 756) 

0? 0छ€8४5850%. 4 5०7९ ठ68 ००९०)! 

'एण्ण्ड्टॉणड. है. छ&., : 7.6 ० ]छाह्ा$ है ०70 (07000, 3877) 


छाप्रण--$कंफ, 6. ३ 7फ%6 8एणेएएका 00 ५४४४७ (000०, 927 9 पर 
868707078, (7.07007, 940) 


छ्बत्तंाल०,, ९. ४ एड20876 0 (60पा8 पा प्रीढ फ्रेत प्र [प४८प्क. ([,0407 
886) 


(७०-त०ए--(एफ्राव०, ४. 6.४ 776 2-७7 
४ 76 870722 38८ 
वफह १४०७ 4ैशसरलय ४४ (07000, 928) 
* 797083९8$ 200 27८209860089 ([,0760% 944) 
(6फा22०३. उु. ब०९, : सा४ण7९ इलाकबो 06 सिफा$ १68 प्रप्छ, 0९० ०7206 
९९ ते शैपाएट ०४7९४ (0८८6 620०४प७ (28८५, 756-58) 
घम्वतण5छ, 3. 6. * लाहा09 0 कय7079008ए7 (.078907) 
घतग्गा, क्ल 6 लाला: लाडा0काए 0 िटकक 888 (00007 936) 
छब्सरफ़राडण्त, ७ * 967000008 (7,0900975) 
घसाएका डग्छड (77. छण्फर्क) $+ शैल्याणतात 507 6 007८8 0०ट८क्‍6९7०६॥९ 
घछग्एडणछ9 * रिटप९लां त6 वक्ता एलछोआएं 8 ॥गाश0णा2ट 606 इटृतीपततेट8 (ए75) 
[एछए-89६४:६०७- ६: 2४०४८) (७४8 [453) 
फाडट-+एएण्तस ते८ ? दाता 726 टाद एक 9! छाएावापएका 7770058. (890) 
उंग्डएथर?ड०ए, 0... 7श्ापइप2९ 78 गापर2, ॥2९ए00०767४ ब्यत 00877 (929) 
उण्प्फकशों ० #फललंएन्ए2 07०४एडथ $०टलए: (797 8९७७४) + 7४6 80079 ० 
(॥॥8॥9 -0॥ 
छलएए॥, ह0प्रऋ, ४. 2फ्रादपाए 0 वा, 2 ए05 (7०ठछव0०) ४ 'रट्श 70820एट?फ 
080778 ६0 ४6 “फ्रादृण्पा५ ए ७7 (7,070007 93!;) 
[छक्, आअरतणाद,,.. (08७ &0७7 (7.00000 928) 
॥,एप, एफ्फकटकए. (९००8४ ॥7] ॥0 7.76 0 ४०७7 (7,070070, 945) 
7,७हका 8 907 7७ ग्राणाएवंद8 46 80फ:7876-45 00645 
[.०७३०० #.. छ., : 2777770५96४ 50०८6:५ (3920) 
ऋॉग्डए००० 6... लाइ0ा76 2आटाध्यार ते 7! (का 3 ४08, (287४8 4905) 
राह, 3., बण्ते उ05. (एठक०कछ, . 7,९०5 7278 प९९८ तप +४०श्तें& (27०08 924) 
शाटापज्खत, (3% उुणण्ाण०लछा), ४ ए8 706 शाथाशा$ 6097 
भा, 20... शि९०त8000 [008 ((४००८७, 928 ) 
१०७९६ 6. ४. उताडा07/6 066 ॥! (0४67 2 ४008 (22078) 
१07० 8०75. जु. 4७, ४ 7. सलपाशब्णा8 27670850070706 (०.78) 
॥७०७८०कुण० ४: (7८ सझलाएएऋ #णॉट) * 7४३४ए९ (7.070000, 927) 
बिर्कालओं, बु.६$ 26 ुठडापाफ्राइटोश (न्‍कोआत058 टॉफापिट/ए 808 पैंटएआ यध्चाट्व९६ 
७8५ ॥0 पीप्रंटा५७70 (डप्रतेक्ू००४:) 


दल 


अैसाटाबडओ (7, $कंलीलल) ४ 98काएएठा ॥6फुठटटाभु/आवुएढ ल॑ं सलडातगावुए९ 
06 80 ॥8/4. 


(ए१फ?०ाईई- ३ [,6 %लीकॉोंल # चित किला ० लतलओ+ ऑि--ो - 


५०२ संध्यएसिया का इतिहास (१) 


एडड2०ण७ ३ िली8070 गाता, ((.000070, 95) 
एन 8. 8... 6 ॥0080फत ४टछा8 ० 7987 875 (दाह 895) 
४ हल एधह0-50एए20, ((॥78 #१९८ए०४९७, ।892) 
एफफ़णाए, 8, : ४छेताशाता ॥ पंपाडाइंता 2 ६०५६ (003-4) 
(१प्रथ्णण्था, शि, ब्यें ९. क्र, छ, 54 एल ए्वेत्र वर 9 बिल एीत 80076 ४86 
([.0॥000) 
छग्वाठाी, |, : 20 पहल इप्ताशा परे, 
घिएु8णा, ४ (078 0 /चालाला। वैतता3, (,0000॥) 
एच्रइ०घ कीं, ७. विषटाएफाता ता 7५ 
ए्तवा००, ७७ ै, ला ९ ए#लताीटई 7 ४8एला९2 [7.,07007, 0) 
छेपरड9, पिएचए .. (रर)णातनरता)९ (/९४४॥)0ै९, ।920) 
&058-58, 9. (7७) ४ /५ ॥807ए9 ० ०ाट्रु0 ठी (शाएटा हच () वा वदीन ५ ते | 
(4,00000) 
[लक ७ क#ैपातव (.07000, 999]) 
प्रच्एए९७ शराब, 76 ]0प्रगाटए 0 6 मदद छलच्चाप8 छा ॥॥6 ४0०गते, 
(१.0॥0070, 3900) 
धिन्ोए-ॉबिटएप- ॥चएसा 6, ६ ७परा? लण्ड डकार 00 विशाएतक्षीा((५ 
शिल्शाग्ले2ट है,, ६ ७ 5एतिए था पोल पल फिबशादा बाते #ताधा (7000, 
[926) 
8 जिफ' । (साए्गगा6 तह निमाहनाप (]०ण्रयकों औडा2ंपतुप8 (: (| &., 7, (923) 
जितए, ४. 5६779 लष्ठा/07"५ ० 77039. 
5९आनं छठ 068 07 7700-52एफ्राश्शापए (77000002५: 
5िछॉव, रह. ४. ४082070 ॥ 'परदाढ +प्रधंट 5209 407 थी/च बाएं न्‍प्ावी- 
0०7०४ (| &# ४. 5, 92 ]०७7 ) 
995९8, 7. >ं, ; /राटालां फ्याए768 0 पीट सिद्वपा 
207९७. 2 ४०8 
पृचआ ए, शा, 5: (7९८2८ 7 30772 270 7079 ((+४77/77020, 938) 
ल्ाएाभ02 (एाजार॥0" (।930) 
४ $स्‍80एटाते-?2४.77९॥ 50पएवै।28 (930) 
प्रग्णश००, & 8, 7 #ातरा5ए008ए 2 ५0०९ (7,०000०7, 7946) 
रि९४82०७८3९8 0 ४0 आिग9 लाड07५9 0 चाप (07007 878) 
प्रडएं>टफ 8. 6 जि0 ला0फ४ णएी (688 ("एाइ407. (4.070070, ।945) 
प्रक्रांटटएज 405, ४. गीडा0त76 तो #त्रागें॥ हां त6 ५८४ ५प८0०८४७५8 (2877५,.. 895) 
गफण्ण०्ड: ४, छा, ६ ॥लबा0 ॥900पशालाए8 ए०ारटशआआए (राग्राटट गफाडद्वाधशा। 
(| है, &, $., 934) 
प्राा०क्रड़क, ४.६ ४७/फप्ट्ा 


परिकश्षिष्द १ ५० है 


पृडका९० 6: फिल्बपका0ा 77 07 08009 ([.८४ए९7०0 ) 
पु९७7३९०:७ 070 27488 ० (7,०0087९७०, 936) 

एंधिए, ४ शाइएबए00. 68 ए०क्छ& 6 एथपाटपरॉकटााला: (0०४ 0पकााला$ 
(208, 4873) 

सम्प्याए7००ए5 3७४ साशतए ० ऊकगा१7० (873), 8एलटालठ णी (एकाएचों शैड9 
([868), 7०३४९ फ्र एशाएथं 0६४७ (7,07000, 86]) 

ए४०5फ्रॉाए020. ४: थिबाए लडा07५ 0 एप: 

१2ध९४७- 7. ४ 07 एए०७7० (५०7९४ 473०८) प [7979, 2 ए05 


भज+९, ४ 907५ ० फकाएशप एर फ्रीढण 2लगाएा जाएं ता. (०7007, 
892) 


अकबर---१० ७, ३१२ (मुगल) 
अकमलिक, हुसाऊे - ८८४ 
(मगोल सेनापति) 
अकशाह (स्वरिज्म)-- ४७६ 
अकसीकत--३५७,. ३८५, 
४०५ 
अकसु---१० २, १ १०, १३२ 
(पोलका, बालुका) १३८, 
२८९ (पेनूचुल) 
अकिती--१३१ (कराशर ) 
अक्कद---- १४६ 
अखताची---४५८ (पद) ४५९ 
(संवार), (अख्ताल|परोड।) 
अखयतन-- १४५ (हम्दान), 
१६४, १६५ 
असामत-- १४५ 
अखामनदी---१४५ | अखा- 
मनी ) 
अजामनी--१४३-१५७ (बंद) 
१४५,१६०, २९७ 
अगथोकलरू--- १७६, 
१७९, १९८५ 
अगधोक्लेदया- -१८१ (मिना- 
दर-पत्नी ) 
अंगारा---१३७ (नदी) 


१७८, 


अंग्रामेन्यु---१५१ (अहुमान, 
शीतान) 

अग्निधतुष-- “४८६ (बन्दूक) 

अग्निमित्र--- १६९ 


अचबी--८१, ८८ (हुण) 

अजम---२८०, २८२ (अन्‌- 
अरब) 

अज्िलू---१२ (मानव), २१ 

अजेस्‌--१८२ 

अज्ञोफ (सागर )---६, ८ 
(असोफ मी ) 


परिशिष्ट २ 


नामानुक्रमणी 


अतबास-- २५१ ( कांशोद 
कुरगान) ३३२, ३८७ 
अतलूस--२८८ (तलस] 
अतलान्तिक----५ 
अताबेग---४७२ 
अधिका--- १५२ 
अत्सिज-- (ख्वारेज्मशाह ) , 
३४९, ४२६, ४२७, ४३०, 
४३२, ४४४०-४२ 
अधिना---१८३ (देवी) 
अधथुर- १४९ (अभीरिया, 
असुर) 
अथनोय--- १५५ 
अधथेन्स--१४७, १५२, १८३ 
अविर--१३७, १३८ (तुकं) 
अवृभुतविहार-- १३२ 
अनदान--- १४५ पा ै 
अनाहुता---१८४ (वक्षुदे 
अनोशतगिन---४ ३ २-४० 
(ख्वारेज्मी १) 
अनौ---४२-४४, ५८, ६६ 
अनचे---१० १ 
अन्तर्वेद---३० ०, २६८ (मावरा 
“उन्‌-तह ) २७४ ३११ (के 
सिक्के ) 


(फारस ) 


अन्ताकिया--- ४२ १ 

अन्तिमोन--- १६८ 

अन्तिमाखु--- ५ हु ३ ॥। 
१७८ 


९७५, 


१७१ (३), १७७-७९, ४) 
अन्ती-१० १ 
अन्दकुदइ-- १६७ (अन्दखुद) 
अन्दखुद--- १६७ (अन्दखुइ), 


4४१२९, ८४३७ [(शहाबुहीन 
गोरी का पराजय-स्थान), 
४4२, ४८०, ४3७१ (वक्षु- 
तट ) 
अन्वसन--- ४ ३ 
अन्दराब---२२३ (अन्तलोफो) 
अखोन---७ ३ 
अखोनीय---६ १ (सप्तनदर्की 
संस्कृति), १५९ (का 
सबती ख्वारेफ्मीी ताजा 
बागयाबसे ) 
अपिया--६९ (शकदेबी) 
अपो--१०८ ([तुकं) 
अपोको--३३५-३८ (अ- 
पओकी, खित्तनराजा) 
अपोलोदोत---१७३ (बाख्तरी) 
१७५, १७६ (भरृकच्छ), 
१७९, १८१, १८२ 
अपोलोन--१८३ (देवता) 
अफगानिस्तान---६, १२८, 
९३५, १७१, २२३, २७९, 
३६७, ३९२ 
अफनास---७ ३ 
अफशान--३१६८ (बृखाराक 
पास ) 
अफशीन---३ १४ (उश्रुसनाका 
राजा, जिसका पुत्र काबृस ), 
३१५ 
अज्ञोका---१२२ 
अज्ञीग---१६२ (ख्वारंज्म) 
अज्ोदिता--- १८४ (देवी) 
अबोवद--३६७, ४८४ 
अबुल्अब्बास---२९५ (अब्बासी 
अबुल्कासिस---३८४ (ममर- 
करनदी मुल्ला), ४०० (गज़- 
नवी वजीर) 


अनुल्वेर खम्मार--३१० (अप- 
वादक ) 
अबुलहारिस---४०२ (स्परारेज्स 
शह ) 
अबुअल।--३१० (अनुवादक ) 
अबूओन--३०४ (राज्यपाल ) 
अबूज्ञकरिया--३१ १० (अनु- 
वादक ) 
अववज(फर---२९७ (अब्बानी 
खलीफा मन्पूर 
अब्दाऊब--२९५ 
अबृदाउदख।(लद॒---३०२ (२ ज्य 
पाल ) 
अश्ववस्र अहमद---३६८ (*मा- 
नी वर्जीर) 
अवूयकर---२५९ (ख्डीफ' ) 
अबूमहस्गद इृस्फिजाज(--३ 3० 
(सामारनी बजीर ) 
अवूमुजाहिम-- २९० [ “सल) 
अबूपुस्लिम--२९४, २९५, 
३००-३, ३११ 
अबसल्म-->२ ५५ 
अग्वुलजब्बार--१ 5३ (साज्य- 
पाल ) 


अख्दुल्पलिक---२७२ (खर्क।फा]) 


३६६ (सामाती ६), ३८१ 
३७१ (नह, सामानी ११), 
३८१ 
अब्दुल्ल[---२६७ अमीरपृत्र, 
राज्यपाल), ३६८, ३८१ 
(उजजेरपुत्र, सामारनी वजीर) 
२६७ (खाजिन-पृत्र, राज्य- 
पाल), २७२ (जियाद-पुत्र, 


राज्यपाल), ३१५ (ताहिरी) 


अब्दुल्ला नईम--३१० (अनु- 
वादक ) 


अब्दुल्ला बुबारी---३६४ (सही।ह 


बुखारा-सग्राहक ) 
अब्दुल्‌हसन अली---३७१ (खुवा 
रेफ्मशाह ) 
अब्बास---२९३ 
अब्बासी (खलीफा )-- २३८, 
२९५८-९९, ३६९१, ४५४ 
अमदरो--२३३ (ल्तगृत) 
अधराक्ती. ८० 


परिशिष्ट २ 


अमरो-- ११३ (तुके) 
अमरोशर--२३७ (तुर्क) 
अमिन्तस--१६७ (ग्रीक क्षत्रप) 
अमीन---३०८ (अब्बासी 
खलीफा ६) 
अभम(र२--३६२ (सामानी, 
सुल्तान ) , 
हे७३ (राष्ययाल) 
अमर तेम्र--२८ (गृहा) 
अमराबाद--५८ (खुवारंज- 
मकी। सस्क्ृति) 
असेरिकल--२६ (इंडियन) 
अम्र--३ १९-२२ (अम्न, संफू- 
फ रर। ) ) रे ६ रे 
अयसू--५२ (लोह, $प्ण) 
अशाज--३८५ (अल्पअरस लन- 
पृत्र 
अरखी > १७१, १७६ 
(विलोचिस्तान ), १७८, १७९ 
अरबृहद---४७२ 
अरब--१२८, १३१, १३५, 
१३६, २१८, २६९ (-विजय ) 
२७३ (-लूट खुरासानमे), 
४१०, ४८४ 
अरबया-- १८४९ (अरब ) 
अरबी--३०९-११ (मे अनु- 
बाद 
अरबेल(-- १५६ (मेसोपोता- 
मिथ) 
अरसन---४२ १६ 
अरमसेनिया---१४७, १४९, 
३०४ 
अरसलन---२४६ (असाला) 
अरसलन--३४८ (करलुक- 
खान), ४६५ 
अरसलझन---३८४ 
पुत्र कराखानी ) 
अरसलन--३२९-३० (करा- 
खानी ), ३८८ (महमूद 
तगिन' कराखानी! ९) 
अरसलन, अल्प--३८४ 
(सल्जूकी ) 
अराल साभर---५, ६, ३५; 
१२८, १३४, १५८, २३२३, 


(द(ऊद- 


5०५ 


अरालपेगबर---४१४ (वक्ष॒का 
द्वीप) 

अरसिज--१६५ 

अरिथा--१७८ (हिरात) 

अरिस्तातिल--- १५५, ३६५, 


३६६ 
अरिस्तोफ---१ ०२ (इतिहास- 
क। र) 

“अरूज़े समरकन्द, --३८६ 
(निजामीकी पुस्तक) 
अतक्षथ--१५४, १५५, (३), 

१६४ (४), १७४ 
अतेंवान्‌ू_ (पाथिय)--१७०, 
१७३ | 
अंद्देब/ल-४७ ३ 
'अर्थंशास्त्र”"--३९२ (कौटिल्य) 
अधंदासता--४७ 
अमेंती--१३० 
अर्शक--९०२( १७० (१, २] 
अलकसानद्र' पर्वंत---४८० 
अलसन्दा---१५६, १८१ 
(अलेकसदरिया ) 
अलाक नोयन--४७० (मगोल 
सेनापति), ४७१ 
अलाताउ---२५१ (पर्वत) 
अलान---१३८, १३९, २३२, 
४८५ (॥कं-वशज ) 
अखिकसदरिया--- १५६ अल- 
सदा ) 
अलिकसुदर--- १५४, १४८ 
(सिकल्दर), १६१, १६४- 
१६७, १७१, १७५, १७८, 
१८२, १८३ 
अलिकसूदर (२)--१६७ 
अली---२६०, २६२ (खलीफा) 
अली--३१५ (ताहिर। ) 
अली ईसा-पुत्र--३ ०७ ( राज्य- 


पाल ) 
अलीतगिन---४१०,_ ४१८ 
(अन्‍्तर्वेद१॑ति) 
अलेक्साखगिरि--- १३२ (अल- 
क्साद्र पर्वत ) 


अल्तमश---४४४, ४८२, ४८९, 
(अल्ततमश) 


५०६ 


अल्ताई--५  (सुवर्ण पर्वत), 
है; ५६, ५७, ६१, ढं 
७५ (शक), ७६, ७९, 
१०५, १०७ (अल्नुनइश ) 
११०, १७१, १८४, २४८, 
४१७ 
अल्ताह ताग---१३० 
अलतुनताश---४०३, ४१०, 
४११ (ख्वारेज्मशाह ) ४४० 
अल्प अरसलत---३८४ (सल्जू- 
व), ४१८, ४२९१-२२ 
अल्पकारा---४ ४५ 
अल्वतगरिन (सत्रारंज्मी )--- 
३९५, ३९६, २३९८, ४०५ 
अल्पतगिन (गजनवी)--३३६ 
“६७, ३७४, ३७८, ३९३ 
अल्पतगिन' (बुखारी।)--३९८, 
४२७, दर 
अल्पदरक---४४७ 
अल्वेरूगी----२८ ३, 
(देवों बेहपी भी 
अल्मालिक---३५७ (सप्तनदे) 
अल्लाफ---३ ११ (मोतजली) 
अवहरइहर--२८०. (नेशा- 
पोर 


३६८ 


अवार---१०४-६ (वश), ११७ 
(जूजेन), १२६, १३८ ३३५ 
(ज्वेनृज्वेन | 

अवायव--२८० (नगर) 

अधेस्त:--६५, १५१ (पुस्तक) 

अवृसक्‌ूस--- ४७ 

अशगान--२३ (हुशिकान ) 

अशिनाशिन-- १२९, १३५ 
(प०लुक खान) 

अशियार---४९० (गर्जिस्तान ) 

अशुर---४७३ 

अशेननिश्ञो--१ १९-१३९ 
( प्‌०तुकेतदञ ) 

अशोक---८७ (राजा) १४३, 
१४९, १६९ 

अदपोल (मानव)--१२, २३ 


अश्योल ।  प्राए--१२ 
(मालत्र) 

अध्विनो--.- १८५ 

डे अष्टॉगहुदेय ६८ 


मध्यएसिया का इतिहास (१) 


असद कसरो---२९० (राज्य- 
पाल), ३६१ 

असरस---२८७ (अऋुदुल्ला- 
पुत्र 

अतारहा---२४६ (अरसलन ) 

असिना--२१८ (खेल) 

असिनासिनू--१२१ (पूर्वी 
तर्क खाकान), २१८ 

अती--१ ० १ 

असीरिया---५७ 

आतिम---२८९ (जब्दुल्ला- 
पत्र राज्यपाल) 

असोफ---१०१ (अज्ञोफ- अस 
सागर ) 

अहद---२६७ (नियुक्ति-पत्र), 
२७३, ३९८ 42% 

अहमब---३८६ (कराखानी६ 

अहमद---५० ८ (गज़नवी 
वर्जार 

अहभवद---३१५, ३६१, ३६४- 
६६ (सामान) 

अहाइ---४८८. (समरकद- 
द।सक 

अहृरमज्दय---- १४५, १४७, १५१ 
(भगवान्‌ ) 

अक्लेध्ान--१५१ (अग्नमेन्यु, 
दतान 


आकूृता--३४५ (किन ) 
आगाखा---४५ ३ 
आगूज---२३१ (किपचक, 
ककाली, करलक), २३२ 
(का राजन तिक नाम तर्क ) 
३७९ 
आचो --२४२ (उश्गुर खान) 
आजभिश---२३८ (तकंखान) 
अजो--२४८ (व्यगिश) 
आजुर्वाइजान---१० ४८, १४१, 
४१९, ४७३ 
ञअ्‌ ५ अमर ५६ 
अदिस मानव---२८ 
एसिया में) 
अनसाइ--२३१ (आहान') 
आभिलू---३७३ (करसग्र।हक ) 
आभिलखराज---३६२ (कर 
समग्राहक ) 


(मध्य 


आमू--८, १३५ (वरक्षु नदी), 
१३८, २१५९ 
आमृय--४२९ (जामूल) 
असम्र--१७८ (नर्दा) 
आमूल--२३५ (चारजूय), 
३६४, ईे ४०, ३७२, ४0०२, 
४०३, ४२० (आमूय) 
आरियन---१६१ (हित) 


आधं--५३, ६४ 
आयंद्रीप---६ ८४ १८४४८ 
आर्पोन वेइजा---६ ८ 
आर्यू--१७१ ( हरीरूद ), 


१७३ 
आलान---१० १, १६० (खूवा 
रेसममे), २३१ (आन्साईइ) 
आलाहान---२ ४६ 
आसं/क्वित-- २५० ।सभगान ) 
असीय-...त. ४१ ८ 
आपस्ट्रिया---६ 
आरदुलायित-- २८ 
अ(स्ट्रेलियन--२६ (मूल ) 
आहूपोश---४२८, ४८१ (दर्व३ ) 
इसवतलन--३६९५ (अववतन, 
हमदान ) 
इसशीद---२८१, ३०० (फर- 
गानाप॑ति ) 
इसलेड--...९ 
इचिस॑.---१ ०२, १०३ (वृसुन्‌- 
राजा) 


इचिसे---८१, ८७ (हण) 

इज्जुदन तुगरलू--.४५ ६ (स्वा- 
रज्मी ) 

इत्तित---२३२ (बोडगा) 

इृदररसी---४१९ (5 तिहास- 
कार ) 

इदिकुत---३५१ (उद्गर राजा) 
४६५ 


इदिकू---३४८ (उद्गर राजा) 
इनालिक---४६ ४ (ख्वारे- 
उर्म) अकसर) 
इवची--८४ (हण) 
इन्बोचल--१३७ 
हूल्‍वीमे सिया----२ ६ 
इब्पुलू-अर्स/२---३५० 
(इतिहासकार ) 


५ दर । २ 


इढ्त-मुजाहिम--२९१ (सुल्ु 
अयूभुजाहिम भी) 

इब्नफजलनं--२३२, २३२३ 
(इतिहासकार ९२२ 
ई० ) 

इब्तलल्वृून---२३३ (इसिहास- 
कार ) 

इृब्नसबा--२९३ (हमने, इरमा 
री) 

इब्न है किल---२२ ३ 

द्रव दुल--- १२५, 
तूफ खान) 

हमी दबोलो--१२०९, १३४ 
( पण्तुक खान ) 

इब्रहीम --३३१(करावाने ), 
३८३ 

इजाहीसम (गजनती )---४१५ 

इरगिज--३५८ (नई) 

इरतिल--१३९ (दन्यूब) 

इराक--२०७० (मं तरोीता- 
भिथा ) 

इराक-अज्म--- ४ ४९ 

इतिश--२८ (नदी), ४६२ 
(तटे जबी), ४६५, ४८3, 
४०७० 

इलाक- २ ३५ 

इलामिश---४५ १ 

इलाल---४०५६ (किला) 

इलालगूमली---४ 3० 

दुछि-७, (नहीं) ६१, ७० 

(उनपयका ), “८, १२०, 
१ २६, 4 ५ 5३ ५ ट् ह ३ (4./॥ ४६५ 
हलिक मनख--८४० १, ४०२ 


(गगोलज्ञ ) 
३6 (प० 


(अन्तर्व॑दका ) 
इलिक सख--३२०९, (वराखात। ) 
२७२, ३८० 
इलियट-स्म्रिथ-- २१ (इति- 
हासकार ) 


इलियास--३६१ (सामानी ) 
इलिगुइलू--११२ (तुर्फ) 
इलअस लन--- ४०९, ८४३१, 
(अत्मिजनपृत्र ), ४३२, 
४४२-४४ (स्वारेज्मी ४) 
इलखाकान---१०७ (इल्खान ) 
हलखातोी.......32 ५. /8#ग्कासी ॥ 


परिद्विष्ट २ 


इलतुर्कान---३४८ 
हो २ 0 (पू० 


नि 
इविनिशू--११८ (तुकक) 
इशारात*-.07_२६९ (सीना 
की कृति), 'सकेत) 
इशिमी--२५५, २५८ 
इसहाक---३६७ (गजनवी 
अल्पतगिन-पूत्र 
इसिसी--१०८-१० (प्ल्तुर्क 
खान) दर 
इसिबालिक-...२४२ (उद्गर 
राजबार्त। ) 
इसुस--१५६ 
इस्केमो--२३ 
ईस्तञ--२५९ 


इस्पहान--२९४, ४२५ (नगर) 


(अस्पहान भी) 

इृस्प!हबरद--२७९ (बलूख- 
राजा), ३६३ (कत्र्‌दजामा) 

इस्फराइती---४०६ (गजनथी 
वजीर ) 

इस्फारा---२८६ 

इस्फिजाब--२३२, ३१५, 
३२६, ३५५, ३७४, ३७५, 
३७७, ४०८, ४५२ (सिरे 
उत्तर | 

हैं स्फिदया इ---०२ १०९ (पाइ- 
गडइओ ! 


इस्पाहमद--३६३ (कबूदजामा) 
इृस्फिमाद---२३२, ३५५, ३७४, 


३७५, ३२७७, ४०९, ४५२ 
(सिरसे उत्तर) 
इस्माईछ--२१९, ३६२-६४ 
(मामानी), ३६९, ३५४ 
इस्माईली---४५३ 
इस्तकाम--- १२८, १४३, २५६, 
२६१९, २७९, २८४, २९२, 
(वे; 2 ,/ ३३३ (करा- 
खानियों में ), ४९२ 
इस्सिक्ुकुल---५६, ७३, ७९, 


८८, ९८, १३०, १३२, 
१७२, २३४, २४९, (सरो- 
बर) 


शीडक डर. 052, छिलल्‍दए 


५ ९ एछु 


ईजान्या--१०९, १२६ 
(१० तुक) 

ईरान--६, ६४, १३१, १३५ 

ईरानी---७९, १४३, १६१ 

(“धर्म ) 

उददकला---१६० 

उद्गुर-- ११६ (कबीला), 
११७, १२१, १२३, १२६, 
२३२, २३३, (-लिपि), 

२३२३-४६ (व), २३३ (नेमन 
कडली-किपचक, . कियत- 
कृग्रद, नोखुस-मगित, २४२ 
( राजधानी इसिबालिक), 
२४३ (कराखोजा), २८३, 
३७९, ४६१ (बखशी), 
४६२ (से मगोल-लिपि), 
४८७, ४९० (अमीर) 

उददशान---२३० (कुषाण) 

उइसुन---१ ०४ (वृूसुन) 

उक्रृत---४८५ 

उगइ---१३७ (यूची, तुक ) 

0 ८ (देखो उगृतय 


उगुतय---४६८, ४९१ 

उच्ाउफ्--२४६ (नगर ) 

उच्च---४३४ (राज्य, भारते) 

उजगन्द--२५१ (उज़गेद), 
३५५, ३७१, ३७३, २३८७, 
३९०, ४००, ४०५, ४१३, 
४७३७० 


उज्जेन---१७६ 
उज्बेक-.. १४४ 


उज्बेकिस्तान--६, ११, ५६, 
१७९१, १५८, १७१ 

उजलागदाह---४७६, 
४७८ (ख्वारेज्मी ) 

उतरार--३२८ (फाराब), 
४३३, ४५०, ४६९६, ४६७, 
४६९, ४८९ 

उत्तरापप--५६. (कजाक- 
स्तान), ६१, ६२, ७१- 
१६९, १००, ३२१३, ३८३, 
(तु्कंभूमि), ३२४-३५८, 
३५७ 


न्क्द्खाउि. ५996 प्ससशअन् ) 


४७७, 


प्‌ ०८ 


उपनिषदू--- १४४ 
उर्बबुल्ला जियाद-पुत्र---२७० 
(राज्यपाल ) 
(खलीफा), 


उमर---२५९ 
२८५ (उमेया) 
उमेया--१३५ (वश), २५६, 
२६४-८०, २६५ (खली फा- 
सूचि), २६५-६० (उमया 
राज्यपाल ) 
उरगज--२३२ 
४९ १ ) (कुन्या- ) 
उरगा--२३३ (उल।नवातुर ) 
उरसुका--१०० (नर्दी) 
उरात्युबे---२२० (उश्ूसवा) 
उरानियान---४ 4७ 
उराल---९, ६१ १४८ 
उदसची--१०६, १२२, 
(पीलिड), १२५, २३७ 
(उद्गुर भूमि में), २४२, 
२३३ लि 
उ्त---११९ (ओई ) 
उर्दृंबालिक---२३३ 
उर्म--११ (हिमनधि) 
उस्गान---७५ (नदी ] 
उलानबातुर--२३३ (उरगा), 
४९२ 
उलुहुखालुन---३५७ (वुजार- 
कन्या, चिगिस-राती) 
४६५ 
उवरज्मिया---१५० 


पल! ) 
उवारेज्म--१६१ (छजारेज्म ) 


उश्वसना---२२०, २३२, २९०, 
२९१, ३० (-राजा खरा- 
खह), ३०८, ३०९ (उरा- 
त्यूजे जिछा), ३१५, ३६१ 

उबा--४ (एओसेन), ५ 

उबा। अति---८, (होलेसेन) 

उबा। अधि-,---४ (प्लिओसेन्‌ ) 


है 
उबा। अभि--११ (प्लस्तो 
सेन्‌ ) 


(गरगज), 


उबा (इृद---१४ (भारतमें 
उबा। सध्य-,--४ (मिओसेन्‌ 
, ७८ 


सध्यएंसिया का इतिहास (१) 


उबा। रूघु--४ (ओलिगोसेन ), 
& 
उस्तउतें--२३२ 
उस्तादसी---३०४ (विद्रोह) 
उस्मान---२६१-६२ (खलीका | 
उस्मान--३५२, ३५४, ३५६, 
4१८, ४५१, ८५२, (समर- 
करद दा।सके ) 
उसमानली--२३ १ ः किंपचका, 
आगूज ), ४१७ (तुर्की के तु) 
उस्तए रक्षा---६ १ 
ऊमुज---२४४ (उद्गर 
सरदार ) 
ऊवजा--१८४९ (एलम) 
फपबेब---३९, ६७, १४४, 
१५१, १८४ 
उक्रतिव--- १६८, १७८- 
१७९ (बाह्तर।), १७७, 
१८१ 
एउकतिदेइपा-- १७८ 
एउलिविसम---१८३ (एउथि- 
क्मि 


एउथिविम-- १६९, १७०, 
१७१०७३ (बाख्तरी), 
१८३ (एउत्िदिम) 

एउथिबिस (२)---१७५ 

एक्सलें--१४६ (सिर नदी, 
यक्सत भी) 

एइबे---४५९ (दरपाल) 
एकसलेइ--२५० (सर्द), 
येतसेड भी) 
स्पारचो--१८२ (जिला) 
एपिस्तल--- १८२ (मजिस्ट्रेट ) 
एफत्ताल---१७३ (हेफाल) 

एमिल-- १२८, ३८८, ४७६ 

एम्बा--२३२ (न) 

एल--- १०७ (कत्रीला) 

एलखान--१०७ 

एल्बे---२६ (नदी) 

एसिया-- १२२ 

एस्किमो--२०, २४ (कपिल-) 
३४ 


एपुद्दोछा--३८६ 
एंसक---१३४ 
ऐरयानम्‌ वेइजा--- १४४ 


ओके--२४४ (उद्दगुर खान) 

ओगल ईनचु---४६७ 

ओगृत्ताइ---३ ४८ 

ओवजिर--.... १३९ 

ओजमिद्षि--१०९ १२६ (पू० 
तुक राजा ) 

ओडोनोवन---२ ७१ (पर्थटक ) 

आनेकन---२ ४४ (5दगर खान ) 

ओपिस--१६७ (बगदाद) 

ओब्‌--८ (नदी) 

ओरखीत. (नव।/)--२३ ८, 
२४८, ३९५, ३३३ 

ओरनो--१६४ (गोरी या 
खुल्म) 

ओराड ऊतेन---२९ 

ओरिन्यक--- १२९, २०, २२ 

ओदाविशियन---५ 

ओदुसू---८१, ११४, १२३, 
१२४, ४९२ 

ओइई---८० (उर्दू) 

ओश्रृूतना--२२० (उश्रूसना 
भी) 

भोपिता--१०१, (आंस्सेती), 
१६० 


ओऔलियाअता-- ११०, २१९, 
२५०, २६३ 
कृंकालोी---१०६  (तिश-लिक, 


तिकालिक), २३१ आगूज़ा, 
का बायतुर) 
कंगान--- १०४, १२७, २४२ 
(खान, राजा) 
कग--९८, ९९ (कक), १००, 
२ ३८, १३९, १५८-६ ३ 
(ख्यारंज्ममे ), १६० 
(अदिम-), १६१ (कंग- 
कुपाण ), १७०, १८५ 
कडली--१० १ 
कचाउ--२४६ 
कजले।---४५ १ 
राज्यपाल | 
कज़वं।न---४७२, ४७३ 
कजाक--- १३८, १४४, २३१ 
(किप चक आगूज ) 
कजाकस्तालं--६, ५६, १०३, 
९३८, १७१ 


(नेशापोर 


फतखुब[-- २ २ (भूमि५ नि, 
तालकदार ) 
कत्पत्‌्क--+- £४*, 


लतेब।न-+रे 4८, 4९०, “९८, 
४४१ 

कतापुल्त---* 3४, 4८६ 

कताकुरन-- २८ 

कूमिष्क ००१०२, १८४, १०१- 
२०० [कु।णराज। ), ५०७० 

करध[२-- (५ 

फशन्नीम--4 ४९, 4२०७, 75८“ 


करत्तन्तिनोपील-+- ४ १ 
फ्पादोकिया-- १ ३ 
करविशा---१ ७५, १० १४५, 
१७९, १८७, १८१ (कार 
दामन ), ८४ 
कफर।॥ अगरॉा-- ४-4 
(चिनिश हू) 
कंबावियधार+- ४०२, 
४०० 
कब्र--- ५८ 
कम्मुज-- १५०५ (५ 2ता) 
कयालिक “३५०, ३६४७ [के 7- 
लुक राजवानी) ४६५ 
करलक---++ २०, ४२२०७, “६४५ 
करलंग), २4३, 
शडट-५१ (अं, फर-*5*॥- 
हिमपुरत), ३०७८ (वाहुज- 
आगूज), ३०८ (+ सब | | 
३२६, ३४८, ३०४, २” 
४६८ (फारड। |, औ/2।॥ ) 
करलोक--१ १९, १०८, १३३, 
१३५ (गोठाठ), १३७ 
कराइत---4०८ (ता7 जान), 
४६०, 4६१ 
कराउल-->८६५७ | पंटरा ) 
क्राकुम---६ (पिला मर), 
८, ८) ११८, 
१६० 
कराकुरम--3३ (कराकारम ) 
कराकुल---२ ५९० (हाड़ा) 
कराकोरम---८९ (मंग्र।लिया ) , 
२३३, ३२८ (नगर) ४3० 
हा) 
करकोल-.....२/ (क्र राकाफ री 


५२ 
49४५, 


४4%, 


हि ५ 
की मु; ! 


परिशिष्ट २ 


कराखानी--२८६, ३२०५-३३ 
(इल खानी, व), ३६८, 
४००९-५० (खान, सिक्के ), 
है छ को, ४0९, ४४३ 

कर।लित।ई--३१२९, ३३३, 
३४५७-५८ (वश), ४२८, 
87 33, 66८८, 6/+%6 

फर।लोजा--२ ८४२ (उगर 
जब), 8५१. 

करपगता----५ ४ 

फर।ज---२७३ (भृगर्भी नहर) 

कराज--८४६५ (हाजिव ) 

कर।जानीयन--८४८८४ (मगोल 
00१ (त) 
फराजुरिन---२२६ 

कर।स( 3-३ 

कर,सुदुन-- १२०७ (जनशाध[- 
श्ण) 

कराबलक---२ ५० 

कराशर “४४२८ (हरादर), 
१३१ (अझिती), १३६ 
(यूज्गा), २४५ 

कर।सुंक-- ६१ 
सम्कान ) 

४३६ (करासू ) 


( सगतनदकी। 


कराहोजा--११० (करा खोजा ) 


कईनतभक्षीय--५ (जतु ) 


कबला ला. घर २०५ ३ || २५९५, २९८ 


दमा 4१२ (कराखिताई 
गौमाता), ४४२, ४४९ 

कर्म ति।--२२० (होहान्‌ ) 

कर्मोलिया-- ३ 2६ 

कलगन--- १२२, ३३६ (नगर ) 

कलोन--7 ४९ (नित्बती राज्य- 
पाल 

करव, अजीव---३ (अज्ञदक), 
+ 

कल्प, छतुर्थ---६ 

करप, जीव--र 
५ (जीवक० ) 

कल्प, तूतोीय---९, 9, ८८ 

कल्प, तवजीवक---३ (कितों- 
औइक), १२ 

कवाद--३०५ 


मातकलडं0........ 3 ०७ 


(जोइक ), 


की 


५०९ 
कशककुशन---२९५ (बुखार में 
कएकमगान ) 
कश्सार-- २७५ 
कस्तिक--२५१ (कास्तिक- 
डाडा ) 
करिपयन (समुद्र )---५-८, 


१३०, १३९, १६४, २१६, 


२१८, २३२, २७७ 
कहतंधा--२९४ . (अब्बासी 
सेनापति ) 
क।इन--४७९ (स्थान) 
काइफोड---.४८६ 
फे(उच्‌ --३ २८ 


काउतु--२३८ (दडवत्‌) 
काउलउ --१०४(ककार्ड।), १०६ 
काउसाइ --२४२ ("२ खान) 
काकेशस---५ 
काजिउलकुज्जात- -२७५ 
कातृशाह फू - -३४६ 
कातुन--१२७ (खातून, रानी ) 
काजना--७५ (नदी ) 

कथि- -४०२ (नगर) 


कादिर--३७१ (अब्बासी 
खलीफा ) 
कादिरतान, (कराखानी )--- 


३२९-३०, ३३३ (जिन्नाईल 
८), ३८७, ४०४, ४२५ 
काविरखान--३१५२ (किपचक ) 

काना--३११ (-सिकफे ) 
कीास्सु-- १२२ 
कान्स्तान्तिवोपोल---४२३ 
काबुल--११०, १६४, १६८, 
३०४, २३१९५, ४९० 
कायम---३८४, ४१९ (अब्बासी 
खलीफा ) 
कारन---४७२, ४७३ (किला) 
कार्मवाल---६० 
कार्पाथीय--- १८४ 
कार्पती--(प्लानो )--१० १, 
४५७, ४७२, ४७३, ४९६ 
कार्ल/---१८ ३ 
कालाकडा--२८९ (अब्बासी) 
कालासागर---६-८ 


कालिजर---३९२ 
बलरयतत.. ५80... प्रा्याध्थए' 3 


2१० 


काहल्िदिया---५७ 
कावक---४ १८ (सल्जूकी ) 
कावूस--२ १४, ३१५ (उधू- 
सना-राजा ) 
कादगर---८९, १२८, १३४, 
१३५, १३२६९, १३२८, २४६, 
२८२, ३२८, ३२९, ३४८८, 
३५२, २३५७, २३८६, ४००, 
४२ १, ४४३, ४६९५ 
काशान--२८२, ३१५, ३५५, 
३८७ (कसान), ४५१ 
(मिरसे उत्तर] 
काशी--४३७ 
कासश्ना--१३२ (देंदी 
कासान---३८७ (देखी ) काशान 


कास्तेक--११०, २४९, २५१ 
किगित--११० (मुयूखान] 
किजिरूकिया--२५१ (डाडा) 
किजिलकुम-- (लालमर), ८, 
२८, २५, १५८, ४६७ 
किलिलसू-- १०२ (छोहित नदी) 
। 'किताबुलू कूनिया “-- ३ २ द्‌ 
किसत---८० (खिताई) 
कित्‌ू--२४४ (वश) 
कितृच्राउ-फू---३४५ 
किदो---३२२ (दार्शनिक ) 
किन्नर---५३ (कौर) 
किपचक--- १३९ (भूमि), २३१ 
(आगूजों के पशधर ) सेल्जूक, 


तुकमान, उस्मानली, कजाक ) , 
२३३ (उदर), २८६, ३५४, 
३४८ (काछा), ३८८ (- 


भूमि), ४५२, (-मरू) ४७० 
४८ 

किबितक---३४८ (तू, परि- 
बार 

किबिर--१३७, १३८ ([तुर्क, 
चिपि 

किमाक---२३२ (तु 

किसाज---३५८ (नदी 

का ३१ (का वास्फोर, 


कियपत--२३३ (उद्गुर 
किरगिज ५ 


““८० १६९१७, ६ ३५- 


मध्यट्सिया का इतिहास (१) 


१३७, १३८, १४४, 
२३३, २३४  (त्रिरेक, 
तेरेक 


किरगिजिस्तान---५६, १७१, 
२४९ (किग्रिज० ) 

किरसिन कितं---२५० 

किरा---3 (नदी ) 

किलिस--- १ ०८ खिल, कु ठ- 
लव ६), ३८९ (करावानी 
खान) ११, ४२९ (अत्मिज- 
पुत्र) 

किश---३ ०५, २२९, 
४३६, ४४८, ४७४८ 

कोथ, अर्थ २५ 

कीसिया---३१० 

कुटलइचु्‌इ---१०८ (किलिच, 
विछिस 


३६५, 


कुक--१३७ (तुक ) 
कुकितें--२३४ (उश्गुर) 
क्रुप्रद-- २१३१२ (उद्गर) 


महाराज ) ॥॒ 
कु बुरुक---३५१ (नमन), 


३५३-५५, ४३३ (गुचुलुक 
कराखिताई खान), ४५०, 
है 3 
कुलुऊ---१९६-१८७ 
कदफिस ) 
कुतुक्तोयन----४८० 
सेनापति 
कुतुत्॒द्दीन (ऐंवक )--३३ १, 
४३५, ४३७, ४३८, ४४४ 
कुतुबह।ल---४४०, ४४१, 
४५५ [ख्वारेज्म शाह 
|) 
कुतुला--४५८ (कगान ) 
कुतुलिग-- २३७. (विगा, 
उद्गुर) 
कुलुलक---१२० (गृदूल ) , 


(मगोल 


की 


२६ 
” देले-- ११५ 
कुतुलकबालिक----४६७ 
(सौभाग्प्रभगर, ज़रनूक | 
कुतुलुग---२४२ (कुतुरूक, 
उद्दगूर-खान 


कतल-->८ रे ( का ) | ४६७ 
(इख्नियारुद्दीन न्‍ 
कूतेत्--- (१३५, २६९, २७३- 
८१ (अरब राज्यपाल), 
२८४ (जत्याचारी) 
'कुदत्कुविलिक ३३३ 
(बोगरा खानकी क्रृति), 
३८३ (प्रथम तुर्की काव्य, 
काबि बलामूमफा) 
कुनार-- १ ०५ 
कुतोक-घेई---३ २४ 
कु्चुज---२२२ (हुआ ) 
कुबरा--- ४५४ (शेख तर्जमुद्दीन 
तुकानिवा[तुतका यार) 
कंबरो--५४५ (सूर्फी 
संप्रदाय 
कुबिले नोयन---३५ ६ 
(हुबिले०), ४५१ 
कुम---२९४ (स्थान) 
कुमवंसन कला---१६० 
कुमाउ---६८ 
कुमीत--२२२, ४१५ 
कुमजी---४११-१३ (कुमूजीभी) 


कुमुक से ठी---११८ 

कुमूर्ज/-- ४११, ४१२ 
(पहाड़ी) 
कुम्हार-.._.४० 


कुरव १४४ (कौर।श ) 
१४५०-४६ (अखा!मनी ), 
१५८, १६० 

कुरबपुरी--१६५.. (किरों 
पाली 

कुरसूर---२९० [(लुर्फ) 

कुरा---२७७ ([नर्दे) 


कुरान---२७ १ 
कुबल्ताई---४९० 
कुरेद्--२५५ 

कु---४५ ४ 
कुलजा[---९ २, १३० १३ १, 


२१६, २४९, ३५५, ४५३ 
(बजार खान), ४८७ 
कुछानू-- १५१, १३५, ३०८, 
(तरती स्टेशन का पास] 

१२५ (लुगोवगा) 
कुछाब---४७ १ 


कुदातगिन--+४ ९८ (ख्वारेज्म। 
सेनापति ) 

कुशानिया--२२० (कुशोत्र- 
हिका ) 

कृषाण---- । ०३ |] ५ रे ५७॥ श 4 १ ) 


१७३, १७५, १८५ (कला), 


१९५-२१५ (ब्र४), २१६, 
२१९ (उद्णान), २२२ 
(काउशाकइ) ४१० 
कुसुमध्वज---१ ४६ ( धो? लि- 
पुत्र) 
कुस्ता---३१० (अवृवादक) 
कूच(--९७, १२८, १३१ 
(पूरी), 7३६, २३०, 
२५१ 
कू फ[---२ १३, २०, 9 
(राज र्न। ) ॥ + ४ र्दी 
कूमिश--- १०९ 
कृपेवृता “२२२ 
कूहों अरब--८१८ (सरूवारेज्ममे 
प्रसाद ) 
कहे दरोगान--४ १६, 
(अठी, सेनापति ) 
कृषि-३ ७ 
केदारनाथ --३८ 
केनतम--६९५ (भाषा), 
8] 


69७ 


केम्यबुते---४५९ ० (रात के पए री 
मग।ल ) 

केम्बियन -- ९ 

केस्ब्रियन, प्र.कू--३, ५ 

करमीन(---३ ४० (7०4० 
किस्ताल ) 

केरा --१२५ (चीला नई) 

केरलोन--- ११६ (नई), 


११७ 

केचें->-२३२ (किमारियों का 
बास्पोर ) 

केल्ट---२५, ६५ 

केत्तमीनार--५८ (मस्कति), 
१५८, १५९, (ख्वारेज्ममे 
द्रविद् मस्कृति), १६० 

फेश--२२१ (वारवराइना), 
२७९, २८१, २८०, ३०९ 
िद्रेस्ब 


परिशिष्ट २ 


केशिक--४५९ (मगोल 

न प्रतिहार) 

कछी---३५८ (नदी) 

कंस---२६७ (हेस।न-पुत्र राज्य- 
पाल) 

कोहलजूक--६ १ 

कोकचा--२२४ (नर्द।) 

फोकसराय--४६८, ४६९ 

कोकोनोर---८२, ८७, २४५, 
२४६ 

कोखोला---४७० (मगोल 
कररीला 

कोचकोर--५८ 

कीरिया--१०५, १११, १२२, 
४८६ 

कोरोश---८२, १४४, (देखों 
कुरत भी) 

कोल---१०८ (बरढ्) 

क़ः सा प्‌ 

का नि+->२७ ५, 
(ताजिकिस्तान ) 

कोौचुइ-- १२२ (धथाइ) 

कोटिल्य--३९२ 

कौसियन चाउ--२० (था 
सेनापति) 

कॉतुझइ--११९ (थाह सम्राट ) 

कोसु--- १४० (सेनापति) 

कथा३इ-- ॥ हा ४० 

बयु को ११३, १३८ (प० तुर्क 
गज!) 

क्यूली---२३८ (कुतुलग 
बिलगा ) 

बपूलतेगिर--११९ (पू० तुर), 
१९३, १२४ 

क्रिसिया---१० ४, ४८५ 

क्ताससू-५ 

क्रोमेध---२०. (मानव) 

क्लेइत--- १६७ (सेनापति ) 

बलेप्रेन्त अलेक्सान्वर।य--- 
१८४ 

वान्‌ वान्‌ू--१०२-३ (वूसुन 
राजा) 

बिन्‌लुतू--६ 

क्ओोज(--२३७ (मेनापति) 

72#.7 9577 


089 ०6 


३७० 


२११ 


क्षत्रप--- ११४७, १४८ 
क्षत्रपी--- १८२ 
क्षपयाशं-- १५ १- १५४ 
(अखामनी ), १५४ (२) 
खजार--- १३०, १३९, २१६, 
२३२ 
जबुर--१४९ (दजला नदी) 
खरकान---४८४ (खुरासान) 
खरजग---३८५ (गाव) 
खराखरू--३ ०७ (उश्वूसना- 
राज।) 
खरोष्ठी--१७५ (लिपि) 
खलज खे-३७०, ३९६ 
खललजी--१२८ (व३) 
खलाफा--२६७ (अरब-, 
तुलनात्मक ), २३७, २९२, 
३९६ 
खंस--६८ (समाधिया), ७३, 
७४, ८६ (-कश, खश) 
खाकान--११२ (यूनख) 
ख,चाउ---२३६, २४४ (तुर्क 
मूलस्थान), २४५ (का-ते- 
ले), ३४२ 
खाजार---३२७, २८७, ३०४ 
(-समुद्र)।]। (खजार) 
खाजिस---३०४ (अब्ब।सी सेना- 
पति) 
खातुृन--१०७ (रानी ), १२५, 
२२७, २७० (बृखारा-राती) 
३३२ (कातृन) 
खानखाना--- १०७ 
खानूचानू--२४६ 
खामजदे--२८१ (ख्वारेज्म।) 
३६३, ३६८ (वबातिनी) 
3३६९ (खारिजी ) 


ख।लिद--२५९ (अरब 
सेना ) 

खालिद कसरी--२८७ (क्षत्रप ) 

ख!रवेल-- १७५ 


लिजिर--१३९ (सभुद्र) 

खिज्खान--३२६(कराखार्न। ) 

खिताई--८०.. (फ़ित्तन, 
खित्तन), ११७, ११८, 


0०50० (0०७ 


२१२ 


वितन--२३४, २४३, २४६, 
३२९, ३३४८-४६ (बन) 
३३५ (- राज।), ३४३ 
(जातिया--पेई, शिरवों, 


नूचेनू, बोत्सकाई), ३४४ 
खिलज(/---२ १८ 
खं(बगी---४६६, ४७५ (हार 

द।न-) 
सं।वा--२०२ 


खुजिस्तान---४ ४८ 
खुतल--२०२ (कोतुल।) 
२९०, ३०१, (“खुदात ), 
३६८, ३७५, ३२७६ (वहराम' 
पशज), ३७७, २३८०, 
३८४, ४०२, ४०५, ४१३, 
४४३ 
खुबारतगिन---४७७ (सुवारे- 
ज्म ) 
खुरासान--५७, ६०, १५१, 
१६४, २७०, २७२, ३६३, 
३९४, ३९१०, ८०१९ 
खुरासान-राज्यपाल --२८६ 
(बढ़े अव्वबेंद के भी) 
खुल्म->१६४, २२२ (हुद़मो), 
२७०, २८० 
खुप्रो--- १३० (ईरान।), 
४८२ (देहलवो') 
खल्नो पर्थेज--- २१८ 
खुतुकत॒दात--२७८ 
ख तबुन---२७८ (स्थान ) 
खुबद (अब्दुल्दा-पत्र )---२६७ 
(राज्यपाल), २७० 
से लाश --३७८ (विभाग- 
माहइर ) 
खेल(--१०९, ११५ (पू० तुर्व 
राजा), ११८ (प्रई) 
खेंड--१३४ (शै४३) 
खेबर---१७५, २६३ (दर्रा) 
खेयातो--४७८  (स्त्रारेज्मी! 
महनसित ) 
वे यास (कवि)--२९२ 
४२३ 
खोकन्द- -८९, २३१ 
खोजनद---१६५ (केनिता- 
बाद), २३२, २८२, २८६, 


मध्यए्सिया का इतिहास (१) 


२८७, ३३१२, ३८५ ४३७० 

खोतन--१३४ १३६, १३८, 
३२८, ३१०, ३५३ 

खोरजाव --२८ १ 
(रुक रर्ज्म। ) 

खोहोतुन--१०७ (खातून ) 

स्वारेज्म---९८ (में त/म्रत्ग) 
(में केत्तमीनार, ताजा- 
बागयाब, अमीराबाद 
अह का का, नशिकला 
अर्गी राबाद,. पिलेलबुगकी 
मस्कृतिया) ६६, ७३, १३५, 
१८८, १४७, ६४० (उबर- 
ज्मिया), १५२-६३ (प्रा ग- 
निहासिक कालसे ईसयी। 
पाचत्री सई। तक), १८५, 
२३३, २६२, २८१ (-राजा 
चिगान), ३२५ (-शाह) 
३४९ [-शाह अत्सिज), 
३५२०-५३ (-शाह चिंगससे 
लछड़[), ३७५२ ७७, ३८६ 
३९४ /त्रड), ४३१९-४८ 
बहा), ४फ४ (-आासन- 
वप्रवस्था ), ४६५, ४८८ 

स्वारेज्य--५८ (की परकृतिया ) 

स्वारेज्मिया---२२१ (हों- 
लि-सि-मि-का ) 

गा--६४ 

गज---२२३ (काशथी) 

गजनब।--१२८ (महमः) 
१५२, ३६८ ३०२ ४००9 
(वश) 

गजना--३६७ (अल्पतपगिन, 
सुबुकतगित ), ४८१ 
(गजन। भ॑। ) 

गजव--३९५, ४६६, ४८० 

गज ल.-४२३-२४ (दार्श- 
चिकि ) 

गे अ(“-३७४ (एलिजादेत 
पोछ ) 

गवार--६५० (गंध।र, पेशावर 
तक्षद्दि स्का ) १६७, १७४, 
१७५, १८०, १८१ 
(खैबरमसे जेहलम) 

गंभारकलूा--१८ ३ 


गयासुहूँ'न (गोरी।)--- ४३३, 
4२ 4-३४, 4३८ (गं।ह ३) 
दे 6 6, 6 ८९% 

गरकीक--१३५ (करलोक, 
गाोलू ), २३१ (आगूज, 
वंरठोक अभी 

गर्म व हिता “>-- १७६ 


गर्जिस्तान---३७५ (ऊपरी 
मंगाब ), ४३३, ४०० (मे 
आशि ॥२ ) 

गद अ ३७०. (उनिहास- 
'बगर ) 

गस्सान---३६ १ (राज्यपाल) 

गाय-- ६५, १३० 

मिजिया ---० ४३ (उदृगर 
कादर) 


गितरिफ--३११ (सिक्के, ) 

गिरगत--- 9 ३ 

गुजलान---“८१ (हिंदृकुश- 
मार्ग 

इज---११ (हिम-पति) 

गुजर।त--१८२, ४३४ 

तुजार---३८० 

गुडुलुग--- २८४२-४३ (-जिगित 
उदार खान) 

पृवुलू---२०९, १२० (पृ० 

राजा), १२३, १२४ 

ग्‌ शमी “१०२ (वृसुन राजा) 

गुप्तकाल---१५० 

ग्रखान---३४८ (येल ) 
(कराबिताई ) 

ग्रगज--२३३ (-रभच) 
४५१ (गुरगाच ), ४९३ 
(ग्रगन ) 

गरिल्‍ला---२९ 

गुजं जम।न--३८५ (कार- 
जम।न ) 

गूर्जो--२३२ (जाजिया), 
४७३, ४८५ 

गुलम---१२८ (न ), ३३१, 
३७३३-७४ (शिक्षा) 

गुसेर--- १३७ (तर्क) 

गृस्तास्प---१५१ (विस्तारप | 

गूज--२३१, ४६८ (देवों 
आगूज' भी) 


हु 


गूजक---२८१ (सोग्द तरखून') 

गुजगान--३६८, ३७५ (राजा 
फरीगून), ४३३ (के फरी- 
गून) 

ग्रक--“२८६ (देवों गौरव 
भी) 


ग्रगज--२३१२, ३७५, ४०२, 
४३६, ८४८७, ४९१ 
गरगजौ--३६७, ३६८ (अमीर 
मामन ),४७२ (रुकन दी न ) 
ग्रगाच---४७५, ४७७ (गूर- 
गज), ४८६ 
गेंदरोंसिया---१७९ 
गेंवीअ-- ४९५ 
गोबालिंग--३५७ (स-नगर, 
बलाणगून ) 
गोरं।---१ ० ४, 
२३४८, ४४३ 
गोभाता--१ ४७ 
गोरक--२७१, २७८ (सोग्द 
तरखत), २७९ (गूरव, 
भी), २८२, २८६ 
ग(र₹--१६४, ४३३-३८, ४३३ 
(देण, गूर), ४८५ (शहा- 
बुरई।न), ४५३, ४५९, 
४६१, ४:७५ 
रपुर्‌-सपुडमी--१०२ (वूपुन 
राजा ) 
वरिधालरी-->२०-२१ (मानव) 
ग्रक---२५, ६५, ७९, १४३, 
४७५ [दार्धनिक) 
ग्रोकत्रारुत री---६५, ८७ (ग्रीकों 


है ५ । ५ र्‌ ॥॥ । 


जाख्नरी), १६८-८५ (वश) 


१८५ (का) 
ग्रीपलेंड २६, ३४ 
ग्रोस---१४७, १५१ 
स्वाछियर--२१६ 
घेई--? १८, १२२ (खेली), 
१२८ (मचूरिया), १३७ 
(तू), २४४ 
घेरेका--१०८, ३३६ 
घोरत्‌ू--१०८ (घोडा) 
सुकसक---४१ (फिलट ) 
चगेज जान--६ ८ [देखो 


परिशिष्ठ २ 


० % आक क +. 

वन्दोर---४३५ 

चरपप्त--१६८, १७३ (मोर्य ) 
४७५ 

चे[पो--३०८ (तिब्बती सम्रा- 
टू, हढ़-चनूनों जदेवभद्ठा- 
कक) 

चर्यपत्र--४६, ८५, १६२ 
(रुत्रारेज्म ) 


'लं।उ--३ ३४ (ब्रश), २४२ 

च(उबुन--९२, ९३ (प्रभा- 
बरी) 

सह क्यानू---६६, ८७, ८८, 
९८, ९९, १०२, १११, 
(७३, १८१ 

से हववाइनसेड---२४० 

चाह चुड--४६१ 

च।ह व॒ुतू---४८७-८९ (यात्रा) 
४९० 

चाहझयाइ ---३ ४६ 

चाधच--१२८, १२९ (ताश- 
फृन्द 


चादिर--४१८ (सल्जूकी) 
च[[|रू--८२, ८८ (हण) 


सारमहा--१७५ [(पुपष्कला- 
व्ज) 

से(ले त--- १४८ 

बिंगान--२८१ (ख्वारंज्मका 
राजा] 


विगिस---२३३, २३४, २४६, 
३३४, ३४७, ३५१, ४३३, 
४५०, ४६० (का अतु- 
दास) ४६१, (के दो 
तभने न्मूृहरे), ४६२-६४ 
(फा ख्वारंज्मस झगड़ा), 
४५७-६४ (खान), ४५८ 
(जन्म), ४५८ (के दस 
पदाधिकारी ), ४९१ (आइ- 
ति) ४९२ (मृत्य) 

चिहू--४६१ (उदगुर ईसाई) 

घ्िगू--१ ०२ (व्सून' राज 
धाती 

चिझ चुझ---रे३७, ३४० 

. (खित्तन) 


५१३ 


चित्‌ू--२२, ३३४ (व) 

चिप-स्थात्‌-लेइ--..४८६ 
(ज्वालानिक्षेपत्र) 

चियाजी--२९ 

चिपियू-- १३७ (किबिर, 
) 


तु 
चितकन्द---२ १९, २३२ (चिम 
कृन्त भी, सिरतद) 
चिचिक---४९० (नदी) 
चिल..३४७ 
चिवित--७५ (दर्रा) 
चं।--१११ (वश) 
चं।उचू--९९ (हुण) 
चं।काज---१ १७ (किगिज) 
चं।च---९०-९१ (हण शान्यू ) 
च।न--६६, ६७, ७९, २४३ 
(“राजकुमारी ), २४४ (-स्त्रि- 
योका पर बाधना), ४२१ 
चं।धू--८१, ८५ (हण) 
जं।ला-हो--१२५ (करा नदी) 
चेहू लि---८ १ 
चुकुतियानू--१६ (का चीन 
मानव ) 
चुझलिझ---१३२ (मामीर, 
पलाइुगिरि), १३४ 
चुझदीमौ--१०२, १०३ 
(वूमृनः राजा) 
चुलोकगान-- १२८, १३० 
(प०तुर्के खान), २१६, 
२१८ 
च्‌ू--७ (नदी), १०, ६१, 
६१, ९८, ११९०, ६२०, 
से), १३४, १३५, १३८, 
२४२, २५१ (करलोक- 
केंद्र), ३५०, ४८७ 
चुचेन--८१, ८७ (हुण) 
च्‌जुइबो---१३४ 
चू-तह्र--६६ 
चुला--२३४ (खाकान) 
चला खेऊ--- १२९ 
चूलो--११५ (तुक) 
चेकोस्लाव/किया---६० 
चेपे---४८५ (चिंगिस-सेनप, 


४१४ 


चेबी---१०९, ११९ (पृ० तु 

राजा) 

घेरतामलिक---८ ० 

चेरबो--४५९ (मगोल पद) 

चैलगू---३५० (कराखिताई ) 

चेती--२१९ 

घोचाउ----३४६ 

खोल---२३२ (लुक ) 

चौहान---४ २४ 

सोइः--९३२ (तिब्बर्ल।) 

सके कुतू--९ १ 

“छ्यान्‌ शान्‌ शूकी ---८८ 

राह चुझइ--रे २६. | 

छाझ्ा अनू--११५ (चने), 
१२९ (राजधानी), २३६ 

छित--१४२ (वश) 

जकरिया--२३३ (कज़वीनी) 

जगतइ--४६९२, ४६८, ४७८ 
(चिगिस-पुत्र, चगतई) 

जगरोस--- १४९ (पंत) 

जंगप्रहादुर--११२ (नेपाल) 

जंगी--४३७ (ताजुद्दीन) 

जडचेड --- ३४३ 

जन---५६ (कबीला) 

जनपृग--५५ 

जन्द---२३३, ३२६ (नगर), 
३५३, ४९४, ४३०, ४४०- 
४२, ४४५, ४४७, ४५२, 
४७० 

जन्दी---४६८ (इमाम जला- 
लुद्दीन ) 

जममू--२२२ (आगूजोंके 
खान ) 


जमुका---४६० (नमन खान] 
जयचंद---४२५ (गहेडवार ) 
४४९ 
जरंगिया---१४९ 
जरनक---४६७ (किला) 
जरफशां---७ ( नदी), १०, 
६२ (सोग्द नदी), २१९, 
२८७, २७१, ४६८ 
जय॒स्त्र---१५१, १८४, ३०५ 
जयुस्त्री--१३२, २४९ 
जरह--२८५ (राज्यपारू) 
जलवायु---४ १ 


सध्यएसिया का इतिहास (१) 


जलालू हीन---३५८ (ख्वारंज्म- 
शाह), ४५३, ४६६, ४७२, 
४ 86, ४ 3८, €२, 4२2३ 
( कक 

जलालद्वीन हसन---४५३ 
(इस्माईली ) 

जहांगोर--३१२ (मुगल) 

जहाज--२६९ (इतिहासकार ) 

जाति-सस्मिश्रग---२५ 

जाबास कछा---१५८ (रूवा- 
रेज्म में), १५०, १६२ 

जाफर आशासी---३० ३ ( राज्य 
पाल) 

जाफर बरमक--३०५ (राज्य- 
५ाल ) 

जार्मिस्प--- १६५ (हजारास्प, 
पृ कन्द 

जाजिया--२३२ (दखो गूर्जी) 

जालेरी---४७ १ (मगोल यसा- 
डर) 

जावा--८, १४-१६ (- 
मानव ) 

जासी---२५१  (यासी ) 

जिकली--३८६-८७ (करा- 
खानी कप्रीला) 

जिकिल--२ ५० ( करलुक ) | 
२५१ (“भूमि ) 

जिगाय---२७९ (तुष।र-शासक ) 

जिगिनू--१०८ (तुरू), १३१, 
२३४ (उद्गूर राजा) 

जिगिस---१०७ (देखो 
चिग्रिस ) 

जिन्दीक---३ ०५ (मज़दकी ) 

जिम्राल्टर---८, १७ 

जिन्नेल---३०४ (फरिश्ता] 

जियाव---२४८ (अरब सेना- 
पति), २६७ (राज्य-पाल) 
२९५ (खुजाई), २९६ 

जिलअरिक---२५० 

जीअक--२३२, ३७२, ३७६ 

जीवक, नव---४,५ 

जीवफक, हम 0 

जीवक, मध्य---३ (मेसो- 
जोइक), ४, ५ 

जुंगारिया---१ १७, २३४ 


जुजजान--२७९, २८१ 
(-पनि) 

जुनजान---४ ७३ 

जुरद--२८८ (राज्यपाल) 

अुरासिक---५ 

जुर्वान--२८५, २९४, ३६३ 

जुलू --२५० (-मर, नगर, 
विशपकके पास), २५० 
(-दर्रा) 

जुबतो---३५० (इतिहासकार) 
४५०६, ४३६४६, ४३७ 

जूती---४६२ (चिगिस ज्येः्ठ- 
पुत्र), ४६५ (का दामाद 
तजार। ४६६, ४६९, 
४3७3, 43८, ४८५, ४८७ 
पर पिता कुपित), ४९० 
४९१ (>मृत्य ) 

जूअं।--१२० (तक राजथार्नी) 

जूजान---४७९ 

जुशुन---१०४ (अवार), ११७, 

जूओन--११७ (अवार) 

जू मिन---३ ३ ४ 

जूमेतू--१३० 

जेउस--१८३ (देवता) 

जेंग--८३ (चंगीज, हूण- 
हत्‌ 

जेगू---१०८ (यबगू, राज- 
कुमार ) 

जेंड---२३३ (अकीक पत्थर) 

जेंते नौयत---१५७ (चिगिस 
भेनापति ) ४६५ 

जेब्यू--१२९ (यबग ), १२० 

जेडील---३ २५ 

जेह--२८७ (आम, वल्षु), 
२३५४ 

जोइल्‌ू--१८१ 

जोशतगिन---४०८ (गजनवी 
पनापति) 

ज्वानज्यान--१०४, १०६ 
(आवार ) 

टसकनी---+६० 

ठो दे चन--३१० (तिब्बत 
स'भ्राट ) 


ठी-दे चुगुतन---३१० (तिब्बत 
सम्राट ) 
ठी स्नीकू देचन्‌ --३ १ (तिब्बत 
सम्राट ) 
ड्पेलडोफं---१७  (जमंनी) 
डेन्यूबअ--६४ (- दुनाइ) 
ठऊतुत्तान---३५८ (मेंगित ) 
तकसक--२३१ (सलजूकका 
बाप) 
तकलासकान---२८, १३८ 
तकाश---४४४-४८ (ख्वारेज्म 
६), ४४८ (काना) ४४९, 
४५० 
तक्षशिला-- १५०, 
१७८ 
तगुत---२३३ (अम्दो), २४६, 
३४१, ३४६, २४८, ४६५, 
४८९ (देखो हिया) 
तनई---१८४ (यक्‍्सत देवी) 
तनाइ--१६५ (दोन नदी) 
तनता--१८४ (- तनइ) 
तन्दूर--४४ 
(फ्गाचखातुन-- ३५५, ४५२ 
(गूरखान-कन्या ) 
तबगाच---३३३ (- तमगाच 
खान, कराखानी ) 
तबाबीस---१८७ (स्थान ) 
तबारिस्तान-२८४ 
तमगा---४६१ (मुहर) 
तमगाच खान--३८३ (करा- 
खानी ३), ३८९ (कर।- 
खानी १०), ४४५ (करा 
खानी ) 
रंमरउत्कुल--२३२ (स्थान ) 
तमीम---२७८ (अरब कबत्रीला ) 
तमोटा---५२ (टगटा ) 
तमोसितियेति---२९२ (धर्म- 
स्थिति २) 


१७५, 


तरकन---१२७ (तरखन 

तरखन---२८६ (सोग्दी ) 

तर-काल---१३७ (तक) 
तरबगतई---८२, ९१, ११९ 
(प्रदेश) २४८ (त्यूगिश, 
तरबती ), ३४८ (खूब 
चोक ) 


परिशिष्ट २ 


तरस---२१९, २४२ (उद्दगुर- 
खान), ३२८ 
तराज--६१ (जब॒ल), २४८ 
२५० (तलस, ओऔहलिया- 
अता जिल।), ३७७, ४३३, 
४५७० 
तरावडी---४३४, ४३५ 
लरिस---७३ (उपत्यका) ९७, 
१०३, १११, १२६, १३८, 
२३२, २३९, (१२ तिब्बती ) 
२४२, २८१, ३००, २३७९ 
तलस---१०, ५६, ६९, ९२ 
१२८, १३४, २४२ (नर्द।) 
२४९, ३३३, ४०९, ४८७ 
तलहा--३१४ (ताहिरी) 
तबतवार---४२४ (थालवाहक ) 
तस्पोन--१६८, २८७, ३८५ 
(में ताकखूसरो, ० कसरा ) 
स्मानिया---१ १, २६, ३१ 
(मूल-निवासी ) 
लाइचाउ-.--२४० 
ताइचाउ--- २३९, २४० (थाऊ) 
३३४, ३३६ (तूयरिक, 


खित्तती ), ३३८-३९ 
(कित्तनो ) 

ताइचु---२४४ (शहर), ३४०- 
४१ (शुद्य) 

तइप्ृवान --२४१३ (गान्सी 
नगर) 





तहर बहादुर--४६७ (मगील 

ताइव खान---३५१ (नमन 
खान ) 

ताइप्ती--४८८ (थैत्ती, देगी) 

ताइसुड-- ११५ (चीन- सम्राट ) 
११६, ११८, ११९, २३५९ 

ताइहर्त----१०४ (तोबा) 

ताई----४०३ (मुहम्मद, सेना- 
पति] 

ताउ---४८७ 

ताउची -१३० (मेसोपोता- 
भिया ) 

ताउचु--- ३ ४ ३ 

लाउचुडती--३४४ (खित्त्ी ) 

पठच्‌--३ ४५ 


आह फमु७ ज्यई न्षद््ज छत / १ 


8 4 


ताकखुसरो---३८५ 
ने, ताक-कसरा) 
ताकहूज--२३३, ३२५, २३२ 
(-आगूज) 
ताजा मीराबाद--- १६० (ख्वा- 
रेज्म ) 
ताजाबागयाब--५८, ६१ 
(ख्वारेज्मकी यस्क्ृति) 
१५९ (प्रथम आये) 
ताजिक---३९५ (अन्तुक) 
४६८ 
त।जिकिस्तान---१७ १ 
दातार--9९, २३७ (मत्स्य- 
चर्मी), २४० (तुझं), 
४७१ (मगोल ) 
तातुझ---८४ (चीनमें नगर ), 
१०४, ३४५ 
तानगानू---३४३ (कोयला - 
गिरि) 
ताम्रवुग--- १२, ५२-५९, १६० 
तायड खान--४३३ (नमन 
खान) ४५० 
तायन्‌कू---३५२_ (कराखि 
ताई सेनापति), ४५१ 
ताराज---३६३ (तराज, 
तलस ) 
ता।लकान---२७४ (तालिकान ) 
२७८, २८० (नरसहार), 
२८१, ४७१, ४८०, ४८१, 
४८३ 
तालिकान--- २७४ 
तालमी---१७१ (तुरमाय) 
तालिझ----३३७ (नदी), ३४५ 
ताल्सतोफ---५८ (प्रोफेसर ) 
लाश---३७४ (सेनप') 


(तस्पी- 


ताशकन्द---११०, १३१ 
(शीकू, चाच, शाह) 
२१९ 


ताशातुन---४६१ (नेमन 
मुद्राधर ) 

तार्श हाइ---१ ०३ (राजा) 

ताहिया---१७० (पायिया, दई ) 

ताहिर---३०८ (अब्बासी 
सेनापति), ३१३ (राजा) 


२१५ 


ताहिरी--२९७, ३०८, ३१३- 
१७ (वह) 

तिकालिक---१०६ (ककाली) 

तिक---१४५ (तिक्रा) 

हिप्रा--१६८ (दजलछ। नदी), 
१८२ 

तिंडलिझइ---१०६ (ककाली ), 
११३, ११६, १२३, १२८, 
१३०, १३४, १३७, १९५, 
२३३ 

तिहली-...८९ 

तिझलुड' “९९. (प्र।गूउइगुर 
किरगिज ) 

तिअस्वानू--१ १७ 

तिफछिस-- ४८२ 

तिखब 6. -३ 5, ६३ | ९३, ९९, 
१२५, १२५, १२६, (थि] ,) 
१३६, १३१७, २३६, २३९ 
(का तरिमपर छासन ) २०४२ 
२७४, २८१, ३००, ३०६, 
३१० (में अनुवादकार्थ) 
३५०, ४८५, ४८९ 

तिमाखुस--१७९ 

लिवेनशानू--५, ६, ७ 

तं।रबात--- १७० 

तुकुचार--४७३, ४८३ (मेववे- 
में निहत) 

तुकुहुन---१२९ (परदिचर्मी 
रू 


तु 
तुक्तविकी--३५१ (मगित 
कुमार 


तुक्यु--१०७ (नुइक्‌, तु) 
(तुहुओलो ), २२४ 

तुलरिस्तान---२२६, २३३, 
२६७, २७४, २७९ (विद्रोह ) 
२८८, ६१८, ४२३४ 

तुश्ो मुत्‌ गेचो--१ ३७ (तु्गि- 
व) 

तुगरछ-- ४११, ४१८-२१ 
(सल्जूकी १) 

तुगरल॥ करा--३३१ (करा- 
खानी ) 

तुगरलछ। तैसन--३३२ (करा- 
खानी) 


मध्यएसिया का इतिहांस (१) 


तुगरल, यताल---३८७ (कषरा- 
खानी ) 

तुगराई---४२९ रा दीन) 

तुगलक--१२८ (वर्ष 

तुगशदे---२२७ 

तुगाई--४६९ (खान, ४७० 
(मग्रोल) 

तुगान २--३३० (कराखा्॑।- 


खान), ३९० (काशगरी), 
८०१ (अन्त्वेद खान), 
6०७२ 
तुगानचधिक---३९० (सुत्रकत- 
शिन-पुत्र ) 
तुमानशाहु---४४६ 


पृंछु--<८२, १००, १०३ 
० चल (तृकिस) 
तुडहू-८२ (तुगुस), ९५, 
तुलुक--१२७ 
तुनगोशे---२ १८ े 
तुनशेखू--१२९-१३३ (वतुर्क 
तुफगाज---३८३ (कराणानी- 
शाखा) 

तुमन्सकी--४३३ (हग्तरुंख) 

तुमेतत--२३५, २३६ (उद्दगुर 
राजा) 

तुमेद---१३४ (मंगल) , 

तुक्षा्तं---२५१ (डाडा)) 

तुर्क--७९ ८० ९६ (वश) 
१०४ १०५ (लोहकार। 
१०६-३९ (साम्राज्य | 
१०७ (दुइकू, तुक्यू, तु 
त्यरोक, तरुःक) १०८ 
१३६ १३८ १४३ २१७ 
२३२ (आगूज भी) २७४ 
4१७ (उत्त | ) पूर्वी, 
पश्चिमी तुर्क ) 

5 उत्तर----४१७ (याकृत) 
तुर । पश्चिम, १३८-३९ 

१२९ 7 २१६-२७ 

४१७ (तुर्की आजुवयिजान 

ओर 0 अपर, नके तुक॑ ) 
तुर। पुर्वी----१० ६-३९ ४११ 

(वि क्याड, उज्जेकिस्तान, 
कजाकस्तान कूफाके तु ) 
ठुकमान---१४४, २३१ (किप- 


चक-आगूज॥ ४१२ ४८५ 

तुकभान-नहर---४५९ १ 

तु भानिस्तान--६ ५६ १७१ 

तुर्कान खातुन---२५२ ३५६, 
४२३ (सल्जूकी रानी ) ४३६ 
दी 2 (तेरेक ४६४ 
खातून) ८४५५-५६ ४६६ 
6 36-4६ 

तुंकिस--- १२८ १३७ (जातिया 
>चवतक्‌ तरव स्व थूड 
छ। ) बकाल, गसेर, अदिर, 
किब्रि-रस, कुछ, जगुइ, 
सिर, केई, खिताई) ( - 
तुगिस ) 

तुकिस्तान---३ ४ (चीर्न।) ३५ 
(शहर) ९४ (नूर) 
१३९ २४८ (पूर्वी) ३६३ 
३७७ 


तुर्ऊी--.३४ 
तुंइ---३१५७ (प्रदेश ) 
तुगिस--१२० (तुर्क) १२१ 
१२३ (सूजिया राजवानी 
१२४८-१३५ (त्यगूस) १३५ 
(“राजा सोगे) 
१२७ (व 
तुर्गेबूलें--४५९ (दिनके पहरे- 
दार) 
तुर्फान--१८५ २३२ २३३ 
२४५ २४६ (तुरफान) 
तुशगू--१२४ (तीन्यू कुछ) 
तुझा-- ११३ (मगालिया में 
नदी) ११६ १३७ २३४ 
(तक) हि 
तुर्ल।--१०९ ११६-११७ (पूर्वी 
तुर्के खान) १३३ 
तुकिनू---११२ (पर्थत्‌) ११४ 
तूचिनू--१०५ (पर्वत) 
तुतानू--१०४ (उ५) 
तूनकत---३७५ (इलाक भें) 
३८५ 


तृन्त--३९ ९ 
तुमन--८१ (6ण) 
तू(मन--१०९ ११७ १२० 


(प० तुक॑ खाभ) 
तुमुन---१०७ (इव्खान] 


तुलू५---४८३, ४८४, ८६ 
तेकिश---४ ३६ 
तैंगिल---२१९ 
तेचुइ---२४० (थाहूु) ३४५ 
खित्तन 
तेश्र।द्रःखमा--१७८ 
तेंदुस--२४४ (कुकुखाते ) 
तेमृचिन---४३० (चिग्िसू) 
6५८८-६० 
तेमूर---६६ १०७ ३४९ (ग्र- 
खान) 
तैमूर मलिक---४७ ४११ 
तेरेक--२३४ २३६ (जातिया 
““उश्गूर, तरकल, बैकाल, 
कवफू, तुला, गुस।र, अदिर, 
कि।वर, घेई, किर, स्वते सिर, 
गेंकिर, किरगिज) २८२ 
(तेरेक ड। डा) 
तेरेगिन---४५९ (मगोल पद ) 
तेकिश--२३६ (तुर्क-शाखा।) 
तेमिज--१ ३५ १४१ १७५ 
(देमित्र) १८५ २२१ 
(तृखार राजवाती ) २२२ 
२३७५ २७८ ३७० ३७६ 
3८७५ ३८७ ३५९५९ ४०२ 
4३७ ४३८ ४४३ ४ ७४6 
(साली सराय॥ 
तेमिज।---४५४८ (संयद अछा- 
उत्मृत्क खलीफा ) 
तेशिकाताद---२ ८-३४ 
(गृहा) 
तेशिककला----१६० 
तेप्र--६६ (तेमूर) 
तोकूचरा---४७ १ 
तृकुच्र 
तोगूअ--२३८(नो उदश्बूर) 
ते।पू---२५० (रथान, नई ) 
तानूपूकुकू---१२० १२१ १२४ 


(मगोल, 


(पू० तुर्क) 
तोप---४२६ 
तोप्रककला---१६२ 
(ख्यारेज्म ) 
तोबा---९१६ (बह) १०४ 
१०५ 


मुकुछझ अवार 
| बह/) १०९ १4 १ (पर्वी 


परिशिष्ट २ 


तुकेखान), २१७ २४६, 
(सिथन्पी ), ३३४ 

तोमु रो--१४६ (मसागेत - 
रानी ) 

तोौरमान--- १७३, २१६ (हेफ- 
ताल ) 

त।रस--१४९ (कत्पुतक) 

त्युगिदय--२४८ (तसूती, आजी ) 


त्युगिस---१३५ (तुणिस, 
त्युगेंस ) 

तऋतरेणु--१० 

त्रितोल---१४ (जावा) 

बत्रियासिक--५ 


थाइशानू--१२५ 

थरमोपोली---१५२ 

थइराइड-२५ 

थ।ड:---११३ (व), ११५, 
१९१३४ २ २ 

थाड, पदचादू-+--३ ३८ (शादो 


तुर्क 
थि4+--१२६ (तिब्बत) 

५ ब।तर--१७३ (देव-पुत्र) 
थे त---२५, १४७, १४८, १६४ 
क्षियापथ--- ( मव्य-एसिया) 

५६, ६०, १ २८, १ (तर च८ 
१ है ३ ए र्‌ ५४- डे श्र र्‌ ) ३ द्‌ ० 
ददप्‌ई---१ ८४ (सोग्ददेवी ) 
दत्त।सित्रि--- १७५ (नगरी ) 
दन्दानकान---४ १४ (स्थानमें, 
तुगरल सलजूकी विजयी) 
दन्पूब---१ ३९ (इरतिल), 
१४८ 


दबूसिया---३७२, ३७६, ४६७, 
४६८ 

दिइक---२५९, २७२, २८ ९, 
२९७, ३०३, २३६९५ 

दरगम--३४९ (समरकदसे 
दक्षिण ) 

दरजगं:--४१३ (दरवद) 

दरगाहु---३२७३२ (अत पुर 
दरबार ) 

दरबन्द--१४६, २२१ (लोह- 
द्वार), २३८, २७७ ४१२ 
(दर-जगी ), ४८९ 

दर्मेग्वे--९५ 


२१७ 


दलो(बयान--१०८ (प०तुकं) 
१११, १२८, १२९, २१६ 
(खान) (दालोव्यान ) 
दद्ापुर--- १८३ 
दशरथ---१६९ (मौरय॑) 
दहं--१७० (ताहिया) 
दाऊद--४११ (सलजूकी) 
दाकवानू--१ १७ 
दातुबुगा---१ ०९, ११५ (पूर्वी 
तुगंखान ) 
दादशिश--१४७ (बाख्तरी 
क्षतप ) 
दनिक---३ १५ (सिवका ) 
दान्हिमनद---४ ६७ 
(हाजिब) 
दामो--१२९ (धर्म), २१६ 
दारयबहु-- १४३ (दारयोश), 
१४७१५१, १४५, १५८, 
१६४, १७०, १७३, १७४, 
१८२, ४६६ (दारयोश 
र्भ। 


दारयोश---६४ (दारा, दारय- 
वहु), ६६, ८२ १४८, 

दारु बची---३५७ (मगोल प्रति- 
निधि) 

दाल,व्यानू--१११ (प० तुक ) 
( - दालोबियान) 

दासता---४७, ५५ 

दाहे---७४ (शक) १७३ 

दिमित्रि--- १७१, १७४, १८२, 


१८३ 
दियोनिसिलो--१८ १ 
दिरहस--२७० (-२५ प्रेन, 
१ ६ माश। चादी ) 
दिल्ले।----४ ३४, ४३७ 
दिवु--६९ (शक-देवता | 
दिवोदात--१६८, १६९-७० 
(१), १८३ (१, २) 


(दिवोदास--- १४४ 
दिवोनिसू--- १८४ 
दवान--३७३ (मत्रालय ), 


३७५ (वजीर, मुस्तौफी, 
अमीदुल्मुतक, साहिब शूरत, 
साहिबबरीद, मुसरिफ, 
काजी ) 


२१८ 


“दवान लुगातुत्तुर्क'-..0२२९ 
(महमूद काशगर। की) 
इुंनाइ--६४, १०१, १४६ 
(दन्मूब) 
दुरपे-- १०७ (तूपू, तो, 

कक 


दुर्मोगो---२४ ०-८ ! 
खान ) 

दृर्ग।---८ ३ 

दूलन--१०९, ११८ (पृ० तुर्क 
राजा ) 

इलू--१३५ 

वेइओक--१४५ (देवक, पर्वत- 
तर: 

र्बेः १-१ ६९, १६८, १७३- 
१७८ (बास्तरी), ( <- 
दिमित्रि ) 

देरे--१२९, २४३ (राज- 
कुमार | 


(उश्गुर 


देले--- १०८ (राजफुमार) 

देवक--१४५ (देइओक 

देवपुश्र--- १९४ 

वेवमूति--१६९ 

वेहकान--२ ६८, २८७ 
(ग्रामणी, ग्र।म१ति, तालूक- 
दार), ४२० (के चिह्न) 

देहिस्तान--४४४ (नस) 

वेलम्‌-.३ १७ 

दें लमी--३६४ (वश), ३६६, 
३८७, ३९९, ४१८ 

वर्स:--४६२ (मुखिया, तैमी) 

वोन--८ (नदी), ६४, ६७, 
१०७, १६५, (तवाइ) ) 
२३३ 

दोलोनोर-.३३ ६ 

द नियेपर-....४८ ५ 

वें गियाना---. १७१ 

ब्रविड---१५९ (सुत्रारेज्म) 

द्ातम--१७३ (तेआा-) 

घु्स्थति--२२५ (बखन ) 

धातुयुग--..-.४०-७० 

धिपगा---१८४ (वैदिक दे री) 


पुत--4१ (घातु-पाताण) 
तइभन--२३३ (नैमन, 
उद्दगुर] ५ 


सभ्यएसिया का इतिहास (१) 


तकशाब---२७९, ३८८ (नख- 
शाब ) 
नवशाब--- १८१, २८२, ४४४८ 
नागरी--१७६ (मेवाइम ) 
नजात--३६९. (मीजाको 
कृति) 
सेजजाम--२१६ (मीतज।) 
नेन्द-- १६७ (-स।प्राज्य ) 
नफ्ता-- ४७७ (मिद्ठाका 
तेल) 
नफ्‌त-३६८ 
भात्मा ) 
नवगान---२५० 
नमवापोद्य-.३ ८२ 
सृफ बुखार। 
कैब 9 हु ४२०७ (इलि- 
हासकार 
नप्ंदा--८, १२८ (नदी) 
नवपाषाण युग---२३ 
नववर्षोत्तव--८४ (हुण) 
नेवबिहार--२२२ (बलखमे), 
नंशाब--- ४७८ (नखशाब) 
नसा-४४५, ४७१, ४८ है, 
४८९ (दहरिस्तान) 
भसाफ-.३० ६ 
नस्तोरी--.१ ३८, ३६५ 
नज्ञ---२६२, ३६६ (सामानी 
४ 


(विज्ञान, 


(फर्कर 


नस्र सेयार-पुत्र-...२ ९० 
पाल ) 
नहाबद-२५९, २९५ 
नागसेन--- १ ८ १ 
पानुकाउ---३४६ (जेत, डाडा ) 
नानकाड-.३३४ (पैकिंग समी५ 
डाडा ) 
* | ०--३४७( -- २॥। 
नातिक-... १ ८३ 
नासिर-.४३७, ४४७, ४५४ 
(अब्बासी' खलीफा) 
ना/सिर--५४५ (खलीफा) 
न(सिर-...४३७ अल फ। ) 
निका--- १८४ (विजया देव॑। ) 
निप्रोयित---.२४ 
निडहू या-- १२२ (लिझचाउ ) 
निजामुल्मुल्क हुसन---३७३, 


(राज्य 


छटाक) 


१०२९-९६ (गलजूकी) 
वर्जार), ४२१ (जन्मादि) 
निनवे-- (८५ (बबर राज- 
बानी ) 
निवडपंल-.... 4११ | कर मुस्तेर है 
निशू चों--- १३ ८ 
निशवुलू--१२०, १३८ (५७ 
तुक खान) 
निष्प्रणालिक प्रथि-...२५ 
नौजक--२७० (तन), २७९ 
(बागदी-राजा ), २८० 
नीमरोज-..... ३ ९४, ढ २ १ 
नोमो--१०२ (वूसुन-राज।) 
पछि---१४६, १४९ (मूद्ररेश), 
२५६ (नदी) 
नलाब---४८२ (नदी, सिव- 
5खा ) 
नोर्ल,---१२९ (१० तुर्क खान ), 
०१६ 


नुप्तरतकोहु-...४७९ 

नूजकन्ब--२ १९ 

भूर--३२६ (नूर अवा), ३७२ 
(किला), ४६७ 

नूशतेगिन--- ४२८, ४२६ (स्वा- 
रेज्मी ) 

नूशावस्काम-.....४७४ 

'पूहै---१२८ (सामानी ), ३६१, 
३६६, २६७, ३६९, 
३८० 


पेपाल-..७३, ११२ 

नेतं।लियन--- १४८, ४६६ 

ने4।कित---२५० (चु-उपत्यका 
में ), ३५० 

नेस्तरो---२३८, २४९, २६८ 
(पर्म ), ३३३, ३५० (इल्लि- 
थाम) (  नस्‍तारी ) 

नेशापोर--२९५, ३१८, ३४९, 
२६८, २९९, ४८१, ४४६, 
४५४, ४५५, ८४७८, ४८३, 
८८४ 

ने मन---२३४ (आदि, उद्गर), 
३२५०, ४३३ (-तायत- 
खान), ४५० ४६० (-राजा 
जमकाको चिगिसने भारा), 
४६९, ४६२ 


नोखुस--२२३ (उद्गुर) 
नोमें---४६२ (-पुस्तक, ग्रीक', 
मगोल ) 
नोशेरबान---२ १६, ३०५ 
परदतुन---३०४ 
पचाल---१७६ 
पंजशीर-४८ ० 
पंजाब---१५५, १६८, १७५, 
३९२,४०६, ४१२ (-विद्रोह 
४६६९, ४७१ (वरक्ष॒तटे) 
प्जीकत---२५१ (नगर) 
पटना--- १५० 
प्तजलि--- १७३ 
पत्थरकोयला---३७७ (फरगाना 


मे 

पयगू--२७२ (यबगू) 

परमक---२७४ (>>बरमक ) 

परमाणु युग---३८ 

परमाणुबम---८ 

परमाणु शक्ति--८ 

परवान---४८० 

परोपमिसद--- १६८ (हिंदूकुश) 
१७१, १७४-७६ (परोपनि- 
सद, परोपमिसद ) 

पर्शा-- १४९ पारमीक, 


फारस) 
पर्शपुरी--- १५० (पर्वेपोलि), 
१५६, १६९५ 
पलातिया-- १५२ 
पललदा--- १८३ (-अथिना) 
पललब----१८ ३ 
पशुपालन---३ ९-४० 
पत्तरगबं---१६ ४ 
पहुलकान --- ४४५ (अताबेग) 
पहुलब---६८, १९१ 
पराइलग---३३४ (लोह नदी) 
पाकिस्तान-- १७? 
पाठको---८८ 
पाचाऊझ--- ३४२ 
पाजीरक---.७५-७८ (घाटी ) 
पाटका---१७६ (सि डेल्टा) 
पाटलिपुशत्र--१७४-७७ (८८ 
पथना') 
पादकंदुक---१० ९ 


९ ६ ओं। ला «2 


परिशिष्ट २ 


पामीर-.५, ७, २८ ५७-१९ रे २ 
१३२ (चूड लिड), १३७, 
१४४, २२१, २२४, २२५ 
(पोमीलो ) 

पारथी---७४ 

प/रसीक--- १४५ 

पारातागिन---२३३ (आमूपर ) 

प्थंव-- १४९ (पायिया, हुर्का- 
निया] 

पायिया--१६१ (मेवे से कस्पि- 
यन तक), १६७, १७० 

पाथथिव--- १८० आ बे 
१८३ (पहलव 

पाषाणयुग--४२ में (प्रतिशत 
मृत्यु ) 

पाषाणयुग । अनव-,-- ४४-४५, 
१५८ 

पाषाणयुग । नव---१२, ३५, 
३७-४३ (विवरण ) 

पायणपुग । निम्नपुरा-,+--४० 

पायाणयुग । सध्य-,---२८, ३५- 
३६ (विवरण) 

पाबाणास्त्र---४ १ 

पिडयू--१३२ (बिडशुल ) 

पिदुइटरी---२५ (ग्रथि) 

पित्तलयुग--५४, ६०-६४ 

पिरो---२ १० 

विय/इ--२४५ (नगर) 

पियाम्‌ू--३३८ (काइफंडझ) 

प।गू---४ १८ 

प/तनदी--- १२४ (ह्वाहुहो | 

प/रशाह---४७६  (गयासुद्दीन, 

पुरापाषाण युग--- ११ (उपरि-, 
मध्य- 

पुष्कलाबती---१७५, 
(चारसदा) 

पुष्यभिन्न-- १६९, १७५, १७६ 

पूलेडबो--१०९ (एक पहाड) 

पृथिबो--३ (की आय ) 

पृथिवीराज---४ ३५ 

पेइकन्द--१६१ (हेफताल 


१८५ 


राजा 
पेकिग-- ११, १५-१६ (मानव), 
१६ (अधिउऊषा), ११२, 


५१९ 


चाइ-ई), ३३६, ३४१ 
(यामिड 

पेग--२ ३१ (भगवान्‌ ) 

पेचेनय[---२ ३ १ 

पेताउ---"१ १९ (नदी) 

पेत्र। ओक्सियाना--१६५ 
(कलानादरी महशहदसे उत्तर 
-पूव ) 

पेन्चुल---२४९ (-अकस्‌ ) 

पेरिनेस-.५ 

पेशाबर-.-" १७५, ४८०, ४८९ 

पेकन्द---२२० (फाती), २७५ 
(बेकद), ३६२, ३६३, 
३८८ 

पेगम्बर--१५ १ 

पेसीयेन---५ 

पोन्त--१७१ (ग्रीक राजा) 

पोलितिमेतस--- १६५ (बहुरत्न 
उपत्यका ), १७२ (बाछि- 
त्रया ) 

पोलिस-- १८२ (पुरा) 

पोसग---३ ७७ 

प्यासीभूसि---६ (कजाकस्तान- 
मरु), ८, २८ 

प्रवारणा--१३१ (महा-) 

प्रवाहण--- १४४ 

प्रशान्त--११० (-महासागर ) 

प्लातोन--२९३ (-विज्ञान- 
वाद), ३६५ 

प्लौन]---१७२ (रोमक ) 

फइहान---२१९ (फरगाना ) 

फरक्कीर अब्दुल्ला--३६९३ 

फक्तीह---३६४ (धर्मश।स्त्री ) 

फजलतुसी--३, ६ (राज्य- 
पाल ) 

फजल बरसक- -३०७ (राज्य- 
पाल ) 

फजल  सहलपुत्र--३०९ 
(अब्बासी वजीर ) 

फरगाना -- ८८, ८९ (तावान ), 
१०८, १३५ १७१, २१७२, 
१ 85६. १८४, 9, १९, २४९, 
२८२, २५५, ३६१, 
३७७, ३७७, २८७, ४५२, 


४२० 


फरोगून--३७५, ४३३ (गूज- 
गान-राजा ) 

फाइ साक्ृ >+ भिक्ष्‌ ) 

फातमं(--३८३ (मिस्रके दिया 
खगीफा ) 

फायक --३२८ (हिरात-राज्प- 
पाल), ३७० (सामानी 
बजीर ), ३७१, ३७४ (सेन।- 
पति), ३८१ 

फारयाब --२७९ (दक्षिणी ) 

फारस---६८ 

फारसो--२९७ (भाषा), 
४०७ (गजनती के समय 

फाराब-5 २३२, ३२८ (उत« 
रार), ३६५, ४०२ 

फाराबी---३२२,_ ३६४-६६ 
(दाशनिक अनूनस्त्र) 

फ्ारिछ--२३२ (स्प्रान) 

फिशाई---४५३ (हस्माईली 


गुड) 
फि+--२५ 
फिरो-ड्विड_...६ ५ 
फिरदौती (कवि)--३२९, 
३६८, ४०६ (“शाह- 


नाम), ४२३ (तुती) 

फिलिप---१५५ (मकदूनिया), 
१६७ (एलिमेय्सीय 
क्षत्रप) 

किलोपातीर- - १८१ 

फ।रोजा----४४, ५४ 

फुरात--२१८, ४२१ 

फ्याचित्ष--३३७ करथेबान) 

फोसोल---३ 

फ्रात--१७० (पराथिव १] 

फ़ावर्त--. १४७ 

जेंच-- १०१ (राजा) 

बतुशी ५६५ 

बगदाव-- १६७, २९७, ३०३, 
२०९, ३६४, ३७७, ४४९, 
४६५ 

बगलान---२८ 

बदरशा--८८, १७२, २२४, 
२२५ 

बदरबहोन--४६६ 

बताकत--३७६, ४७० 


सध्यएसिया का इतिहास (१) 


बनारस---३९२ 

बस्तु+-३५ (भाषा) 

बन्वग--३९४ 

बन्व7--- ४४२ (दास ) 

बजे/।ह---१४९ (कलदान, +- 
बे) 

बजेद--- १८४४ (बाजुल), १४६, 
१४८, २१६०७ 

मस्बई- ८ 

बरकवादक--३८७३( सल्जू के! ) 
४२४-२५- (सल्जूक़ी ५), 
6४७ 

बरकुल--१९, २३७ २४४ 

बरगशो--३७० (सामानी 
बर्ज।र) 

मरचिनलिगकरत---४७० 

मरसक-२७४, ३०० (परमक) , 
३०३, ३०७ (करमीर मे) 

बरसबान--२४९,२५० (नगर ) 

बरंत (खुदात)--२२६ 
(ुबारा ), २७८ 

बईेर--४२१ 

बनअ--१३०, २२ (फोही) 
२७४, ३०० (नवविद्ार), 
२३६४, ३१७०, २३९४, ४००, 
४०९, ४२९, ४४८, ४५४, 
४३५, ४७९ (माररेशहर), 
४८७9, ४ ८८ 

बलकाश-..५, ६, ५६, ६१, 
“२, ११६ (सरोवर) 

बलअहादुर--३७, ३९ 

बलाशपून---६१, २४१, ३२, 
३२६, ३३०-३३१, ३४६, 
३५४, ४०५, २५७, ४२ १ 
(सुजिया) (बालाशगून 


बल्कतगिन---४२४ (सुवारेज्म ) 

बसाकबाशी--३९६ 

बसिमिर- १२५ (कव्रीला), 
१२६७ 

बहुरास गार--३७६ 

बहराम श्ोब --२१८, ३६१ 
(>वअशज सामानी) 

बहिस्तुन---६४ 

बाइसून--२८ 


बाउचो---४५८ (पद) 

बाकू-..८ 

बारतर--८८, १६४, १६७, 
१७३ (नगर) (देशो बाहि 
ब्रता, बारुत भी 

बाहतरोी-- १ ८४७ 

बादित्रवा-- १५०, १६१, १६८, 
१८२ | राजत्यवरथा), १८२ 
(बल व ) 

सरुव(--१८२-२८५ (गाज- 
दावरता ), १८५ (-कठा) 

बग वरस--८०५ (सत्रारेज्म 
मे 

बाजीर--- १७५ 

बालित।--२८९, 
(बारिजी) 

बातु वान-- ४९१ 

अावग(---२७२, ३०४ (राज। 
े। शक ), ४४९ 

बाबर-- १०७, १७२, ४८६ 

बयुल-- १४४ (बर्बंह), १४५ 
(राजबानी निनवे ), १६८, 
१८० 

बामियन---२१८, २२३,४३४, 
४३८, ४४८, ४८२, 
४९०७ 

बयततुर--२३१ (कें।ली) 

बरमास---४८४ (मंग्रोल सेना 
पति) 

बारिन-- ४६२ (कील) - 

बारू ३---४८६, ४९२ 

बाठाशगून--२३३ (सुजिथ। ), 
२४६ 


३६८ 


बालखित्र॒---८४६३ (व्यापारी ) 


बालिश---४६३ (-- ७५ 
द।नार ) 

बालो २-.४३४ 

बाबुधि--४६५ (उद्गर 
खान) 


बाह्किर---२ ३२ 

बासपोर---२३२ (किमेरिया- 
का-, के) 

बासफोर्स-.६ ( तुर्की / ्ट 


बिकी-...४६२ (शमन ओश्) 


दिग्यागुदुलू-- १०९, १२६ (१० 
तुके खान) 

बिझगुल-- १३२ (पिशय, सर] 
२१९ (सहख्धारा) 

बिजनतीय--- ११३०, २३२, 
२७२ 

बिल सरिनि-- ४ ३ ४, ६४० 
(रुव्रारिउर्म। ) 

बिलगातगिन--- ४०५ (गजनवी 
हाजिब ) 

बिलिक-- ८४६२ (वाक्य, 
चिगिस-) 

बिकोविस्तान--- १६४, 
(अवीसिया), १७८ 

विशवालिक--२३८, ३४८ 
(उश्युर नगर), ३५७५ 

विसाकमाशी-३ ०८ (कमाइर), 
४३० (गोरद अकसर) 

बिस्ताम--- ४ ७५ 

बिहु अफरोव-- ३९५ (जरुरी 
नेता) 

बुक्केर---२०२ | राज्यपाल) 

बुकक-- १२३ पा । २९३९ 
(उदगूर सेनापति), २४१, 
२४५ (तिमब्बती-ध्वस्तक ) 

बुलार(--१३५, २२०, २२६, 
२२७, २७०, ९०७५, २८०७, 
२९५, ३४९, ३६२, ३७१, 
रे 3९, ३०५३-८९ ४, ड ४८, 
३१५४, ४६९७ 

बुलतेवर....-२३६ (उह्गर) 

बजगरा जामा--२२६ 
(दरबद ) 

बुतपरस्त---२८४ (बुद्धपूजक ) 

बुल---८७, १३१ (मूर्ति), 
१४३ 


१७६ 


बुनेर-..- १७५ 

ब॒ुपु६२-.. १२७ 

अरतामा---३५३ 

बुरी तगिन---३८२ (इम्राहीम, 
अतरवेदपति), ३८३, ४१३, 
४१४ 

बहा बाई हर १३९, ३७६ 

बुब ग-०३६६ (“'देलमी), 

४१८ 


परिकद्षिष्ट २ 


बूअलीसीना---१२२, ३२८६-७० 
(दाशंनिक) 
अूकिन--१३७, २४४ (तुके) 
बे---९ १ ( 
बूयूवंद्ध-- १२० (पू० तु) है 
(बुयुरुक भी) 
बूरनामज---२३७२ (स्थान) 
बूशांग---४७३ (शहर), 
. [बूसाग, पुसाग भी) 
बेइसिन--८८, (सेनापति) 
बेकन । रोजेर,-....४३६ 
बेफलिग---२४२ (बेकलीलिग, 
 सोंगदी नगर) 
बेकाल--६२ 
बंग--१२३ (सरडा२), १२७ 
बेगलुजुन--३७०, ३७१, ३८२ 
(सामानी सेवापति) , 
बेरेलं--११० (डाडा, जोत्‌) 
बेह।--१५ (लका) 
बेतबून--२२६ (बुखारा 
राजा) 
बंकरी--१६३ (अल्प्रेइती 
स्वारेज्मी)|, ३२९, ३६८, 
(अप्रेहा), ३७७ (देखो 
अल ढती भी) 
बेरजेम--४२२ (दुर्ग) 
दें १६२ 
(स्वारेज्म ) 
बेहुकिया “०४२३ (नेशापोरमसे 
मंद्रसा ) 
बेहकी--४१३ (इतिहासकार), 
४१४, ४१५ 
से कल्द---२७० (बेकरद ), २७५ 
२७७ ५ 
ईं कलछिंग---२५१ (नगर, बंक- 
लीलिंग), ३३० (सिमकन ) 
बेशाल---८२, १०४ (सर), 
११६ (कवरीला), ११७, 
१२३, १३७, (तु), २९४ 


व रस--१०७ 

बोइरनोर---४५८ 

ओोग्वा- “४८३ (चिंगिस) 

बोगराखान---२४६, २२५ 
किराखानी), ३२२८, ३३०, 


५२१ 
३८२ (बुखारा-शासक), 
४१३ 


बोत्सकाइ--३३६ (खित्तन), 
३२३७, ३४५ 


बोयानू--९ ० 
पड ३६ (उद्दगुरखान) 
बालन---१८२ 


बोल्गार---२३२, ३३३, ४८५ 
बोसत--२३५ (उद्दगुर खान) 
बोद्ध--२४९, २८०, २९३, 
२३३, २३६५, ४८९ 
बे ०५, १०८, १११, 
(तुकोंमें), १२४ १३८, 
२४६, ३४३, २३४९, ४३३ 
ब्योलितो---३४६ 
ब्रह्मत--१०५ (अवार] 
ब्राह्मी---१३१ (गुप्त-) 
प्रुवा---४९६ 
भरकच्छ--- १७६ 
भारत---६४, १०३, १४४, 
१७१, २८८, ३२३७, २६७ 
भाषा--३ ३ 
भूखीमरुभूमि-- ३७२, ४८८ 
(कज़ावस्तान ) 
भूमध्यसागर--५, ८, ५१ 
भूमध्यीय जाति--५ १ 
मक--१५० (होरमुड्द प्रदेश) 
सकदूनिया--- १५०, १५४, 
१५५ 
सक्‍का--२५५ (बवक।) 
मक्‌-तातार---४५८ (मगोल) 
सग--- १४७ 
सगयार---२६ (हुगरी), ८०, 
१०४ 


सगतेसिया---२७१,_ १७७ 
(रोम-प्रीस-युद्ध ) 
संगित--२३३ (उद्दगुर) 
मगोल---१० १ 
मगोलायित---२४ 


मगोलिया---२६, ८०, ४५७, 
४६५, ४८७, ४९० 

भंचू---४८ ६ 

मंच्‌रिया--६, ८९, ९६, ९९, 
१०४, २३७ 

मजारदरीफ--२६ ३ 


५२२ 


मज्यकी---३०५ (ज़िन्दीक) 
मज्दयस्ती---१५१ (ईरानी धर्म) 
भवुरा--६८, १७५, १७७, 
१८६ 
मतरित्र--३०७ (राज्यपाछ) 
सत्ता अलुकन्नाई---३१० (अद्ु- 
वादक ) 
मदगास्कर---३ ४ 
भदोना---२५६ 
मईन--३०२, ३०४ (तस्पोन) 
म|द्र--१४४ (मिद), १४७ 
मद्केन--१२ (मानव), २२, 
२३ (विवरण) 
सध्यपाषाण धुंग---२३ 
(अज़िल, अश्योल) 
मध्य-एंसियो--३, ५ 
मतक--२५१ (वरसअआन-नप) 
मनकन्ब---२१९ ( चिमकैंत) 
मनकिशरूक--४३०, ४३६, 
४४२, ४७९ 
मत्सूर---३६७ (सामानी ८, १०) 
मरकत्वा--- १६५, १६७ 
(समरकन्‍्द ) 
मरकरिन--२ ३ / 
मरगित-+-४६२ 
भराको---३५ 
सराश---४८४ (किला 
मराधोस--१४८ (युद्ध) 
सर्ग--१५८ (मेव॑ ) 
मागिनान---३८५ 
संगियाना--- १४७, १६४ 
(मेर्ब ), १६७, १७१, १७३ 
सुक--- १४५, १४६ (बाजुली 
देवता ) 


भर्दोनियस--- १५२ 
सलय---१५, ३४ 
सलिक--२७० (उपराज), 
२७३, २८०, २८५, 
(क्षत्रप) ' 
सलिकशाह---३६५ (सल्जूकी ) , 
३९२, ४६९, ४२२ जी 
३), ४२५ (सलजू 
| 


मसऊद---४०४, ४०९ (गज- 
नंवी ) 


सध्यएुसिया का इतिहास (१) 


ससऊवल्लास---३८७ (करा- 
खानी ) 

सत्तकविया--- ४६८ (दार्शनिक ) 

ससमगित---६६, ७३-७४, १०१, 
१३१८, १३९, १४६, १५८ 
(महाहक ), १६० 

मंसूर---३० १ (अव्बासी खलीफा 
२), ३०७ (हिमयारी), 
३७० (सामानी १०) 

मतोपीतासिया---२६ 

मसस्तमा--३८६ 
क्षत्रप 

महुमूद---४ ८१ (कराखाती 
खान ) 

महुमूद---१५२ (कराखिताई 
वजीर 


(उमया 


महुमृद--२३८ (काशगरी) 
३२९ (का दीवान लूगा- 
तुत्त्‌ र्क 

सहम्‌द---४४४ (स्वारंज्मी)५ 

महम्‌द--- ( गजनवी) ४३९, 
१६८, ३७०, २८०, २८१, 
३९०, ३९८-४००, ४०५ 
४०६, ४०८ (कुरूप), 
४०९ (प्रथम सुल्तान) 
४१९, ४३३ 

महुमूइ--४२४, (सल्जूकी) ४, 
४२५ ८ 


महमूदतगिन---३८७ (करा- 
खान) ३८८ 

सहावीवार--८२, ८६, ९३, 
९४, १३०, ४१० (चीन- 
की 


महनदं।--८ (भारत) 

सहाप्रकार---२४०. (महा- 
दोवार ) 

सहाभारत--- १०० 

महेख्-- (छका) 

भाउकिरे---२४५ (शादों 
सम्राट ), ३२६, ३३८ 

समाउवुन--८१ ८२ (हण), 
९४९, ९९, ११४ 

माइचुड ---२४५ (शादो 
संज्ाटू, माउकिर) 


भार्यीाम-- ४८३२६ 
माजन्वरान-- ४५५, ४९१ 
मातृतला---५५ 


मानव--- ४ (प्रागेतिहासिक जावा, 


निधडर्धल, पेकिंग, 
अल बा ११ 


सपियन), (हैडलूवर्ग 
म।नव-जातियाँ--१ १, १३, २४ 
(चार), 6५०४६ 


सश्लवित--१७ (हामोनिद) 
सार्न/-११०, १३३, २४२ 
(धर्म), २४९, ३६५, ४६१ 
म।नोमक्ष-- ८४ १९ 
सामूत---३०८-१२ (अव्यासी 
खलीफा ), ३३० (ख्व रेज्म- 
शाह), २६८, २९०, ४०० 
(स्वारज्म १,२), ४०१ 
सायाशक्षक--४ ८५९ (ख्वारंज्म 
सेनापतति) ह 
मावराउन्नहु-- ०7६८, ३२० 
३९४ (म्लभन्तवद) 
मालिक/--२९३ (सन्नी ) 


म/लेगनोमत---२५७ (-व्यास्या) 


माहरेबाल--..४१२९, ४१८ 
(स्थान ) 
मास्को---४८५ 
हो? १८ (सकणुक- 
श्र 


जिक ११ (वश) 
मिडत्त्यान---३४४ (निशूता) 
मिझ्ती--९५ (चीन) 
मिडझली--८ २ 
मिट्टी को छर्ते---. ४३ 
मिनत्र--१८८ (-पर्म) 
मिथ---१८४ (की पूजा ) 
मिथ्रदात १-- १७० (पाथिव) 
१७७, १७९, १८० 
१८२ 
मिद-- १४४ (मद्र) 
सिविया-- १४९, १७९, २४५ 


( >-मभद्र ) 
भिदेल---११ (हिमसंधि) 
सिनानवर-- -१७८-८०, १८३, 
१८५ 
सिनिसन-.७ ३ 


। 


मिनूसुन--६१ (सप्तनदकी 


मु संस्कृति), ८० 
सस्कारू---२७६ (>>७३ 
तोला ) 


मिस्र--३५, ५९, ८, १४६९, 
१४७, १५६, १६८, १७८ 
(मेम्फी), ३०१, ४२१ 

मिलिन्द-- १८१ (-- मिना- 


दर) 
“मिलिन्दप्रदन ---१८ १ 
विहिरकुल--२१६ (हेफताल) 
मुआज---३०५ (राज्यपाल ) 
मुकदेन--२३३७, ३४५ 
भुकन्ना--३०५ (-विद्रोह) 
मुकुरु---१०४ (-तोबा) 
मुक्तदिर- -४२४ (अ०खलीफा) 
सगल-- १०७ 
भुगान---४७३ (कस्पियन 
तट ) 
धुजग--३३७ (खित्तन राज- 
घानी) * 
भुजारी---२९ १, २९३ ८(अरब ) 
मुजाहिम--१३६  (सूल) 
मुजुडइ---११७ (वश) 
संडात्रविड--- १५९ 
भुतुगिन---४८१ (चिग्रिस- 
पौत्र, जगतइ-पुत्र) 
मुत्र-/- १४९ (मिस्र) 
मुंद्रणकला---४९२ 
मुद्र7---१५०  (दारयवहु-) 
मुद्रिक-- १४६ (मिस्र) 
मुतुजान---२ २४ 
मुन्तसिर---३७१ (सामानों १२) 
मुफज्जल--२७२ (राज्य- 
पाल] 
मुर्गाब--७ (नदी), १० 
सुल्तान---३०४, ३६४, ३९९ 


४८२ 
2 अ २८ (निजा 
त्मुल्क-पृत्र 
सर १४९ (स्पर्दा ) 
मुतया---३०५ (राज्यपाल) 
मुसल्सान--- १०८ 
मुस्तन्सिर--३८३ (फातभी 


2०,220“ 


परिशिष्ट २ 


मुस्तेर---११, १२, १७ 
(>-नियडर्थल मानव), 


२८ 

मुस्लिम---३५१ (-विद्रोह तरि- 
भ-उपत्यकाम ) 

मुसलस किलाब(--२८७ 
(सईद-पुत्र सेनापति) 

मुहस्मभद--३५ (उगबर), २५५ 
“५८, २८१ (बिन्‌-कासिम), 
३१६ (ताहिरी), ३५३ 
(ख्वारेज्मशाह ), ३५५, 
३५७, ४१४ (गजनवी ) 
४२५ [ तलजूकी ), ४४९- 
५६ [ख्वारंज्मशाह), 
४७३ 

मुहल्लब--२७१ (सेनापति) 

भू-चुझइ---२४२ (थाढ), ३४० 
(खित्तनी ) 

१० 3 शा मे 2 

मूति-भजन---२७६ (मुल्तान) 

मूपयू--१०९-११० (पूर्वी तुर्के 
खान), १२०, २१६ 

मूसा-- १३५ (अब्दुल्ला-पुत्र ) 
२७२ 

मृत्पात्न--४० न्ढं १ ) हे ८ 

मेगेस्थेन---१७४, १८४ 

मेचो--२३६ (तेकिश खान) 

मेनानदर--- १७५, १८१ 

मेसना---१६७ 

मेमेग---२२० (मिमोह।) 

मेम्फो--१७८ (मिस्र) 

समेयलुक--२४५ (उदश्गूर मंत्री ) 

मेरुचक---१६७ (मुर्गाबतर्ट) 

सेगित--३५१ (कबीला), 
२५८ (तकतूखान) 

मेबं- १४७ (मरगिया, मर्ग) 
२५९, २६७, २७१, २७३, 
(शाहेजान, शाहेजहा ), 
२७४, २९४, २४९, ३६४, 
३८८, ४२६, ४४०, ४४९, 
४५४, ४८३ 

मेवे दद--२७५, २७९, ३०४ 

मेसोपोत्तामिया--४४, ५५, ५६, 
१३१ (ताज़ची ), १८०, 


शरेरे 


मेहदी--२४९५ (खलीफा), 
३०४-६ (अब्बासी खलीफा 

मेन्दर--१७१ (नदी) 

मयुर्गं---२६३ (प्रदेश) 

मोइनचुरा-- १२६, २३१, 
२३७ (उदश्ग्रराजा) 

मोकिरे-..३४० 

मोखे--१३७ (तुर्गिसवश ) 

मोखेंदू--- १३३ 

मोग---१६९ 

मोगिल्यान---१०९,_ १२४, 
(पृ०तुक खान), ११५१९, 
१२१, १२३, २३२, २३८, 
२३९, २४८ 


मोचो-- १०९ १२१ (पूर्वी 
तुके खान) १२४, १२६ 
१३५, २२७ 


मोतजला--३११ (संप्रदाय) 
मोतजिद- ३१९ ३६३ 
(अब्बासी खलीफा) 
मोत॑भसिद---३२०, ३६२ 
(खलीफा ) 
मोतसिस---२९७ (अब्बासी 
खलीफा ६) 
मोबालिंग---४८ १ (ज-वबामि 
यान ) 
मोहनजोडरो---४३,६५ 
मौदूद--४१५ (गजनवी ५) 
मौयं--१५० (साम्राज्य) 
१७४ १८३ 
म्पूकम--३५ (जँबुल' जिला) 
लीफा) २६४-७१, २७२ 
२८६, ३७४ 
स्वाविया--२६१ - ६२ 
(खलीफा ) | २्‌ ६४-७ ९ । 
२७२, २८६, ३७४ 
यक्‍केपसेंनकला--१६२ 
यहुसतें-“-६४ (सिर-दरिया) 
७३, १५८, १६५, १७०, 
१८४ (तनइ) 
यगमा--३२२५ (आगूज- 
शाखा) 
यहतगी केन्त--२३२ (देहेनौ) 
यह ची---१०७ 


५२४ 


यजीव---२६२ (उमया) २ 
२७१, २७२, (मुहल्लब- 
हि २८३, ३१० (उमया) 

“२५९ (सास) 
यनालतगिन- “३८२ (सेनप) 
मनालतैमिना---२५१ (बेव० 

लिग-पति 


| 
यनूलो---१ १२ (तु) 


यबगू---१०८ ११५७ १२९ 
२१६ २११९ २३१२ २४८ 
३७२ (उपाधि) 

यमती--२९१, २९२, २९४ 
(अरब-दल ] 

धंवेसे-++ ५ १७६, १८३ 
(ग्रीस) 


यवुना--१४९ (यवन, युनि- 
यन एलियन दोरियन) 

पसिब---२५६ (मदीना) 

पहिया-- ३२६१ (सामानी) 

पाकूब---दे १७-२० (संफफारी ) 
३२९२ (दार्शनिक) 


३६२ 
यागसा--२५१ (कर्ीला) 
घाजिर--+४७६ 
याजवरक्‍्य--- १४४ 
भानीकन्त---४७० 
बानुसोदेलि--- १२९ 
धाफेत---२४८ 
यासिझ--३४१ (हूपेकिड) 
घार--२५० (स्थान) 
मारकन्द--१० ३, २३२९ 
यालू---२७१ (कराखानी राज्य- 

पाल, यालू अरसलून) ३७२ 

(सेनापति ) 
यासी--२५१ (व्चजासी 


नगर | 
वास्सा---४९३-९६ (चिंगिती 
विधान) 
वितिकितू---२३९-४० (उद्द- 
है राजा ) 
युइ-किल् न्जे---११३ 
युग--१३ (चतुर्थ तृतीय 
शर्ट 


युक्ध पिझ फू--२३५ 
युमेइ---२२३ 


मध्यएसिया का इतिहास (१) 


पुत्रेदत---३४३ (खित्तन राज- 
बंद) 
युरेत्िया--५ 
युरोप-- १ र्‌ २ | र्‌ ५ हि 
यू व विवाहु---६८ 
यूधो---६८४ (शक) ७४ 
(छध-) ७९, ४२, ८:६० 
८७ (पलायन) ९५ 
१३८, १६१, १७३, १७०, 
१८०, २१८७-९१, २३७ 
(ऋचीक, ऋजीक, आर्जीक ) 
यूताती--- १४७ । (ग्रीस) 
यूंसुफ---४१८ (सल्जूक-पृत्र 
ईनाच पेग) मास 
येतजिन्करो---४९२ 
येवेसेइ---६२, १७१३ (नदी) 
२५० ४६२ (एनंसेई] 
गेवपेतु--३३८ (द्वार) 
पेडू--३४६-५० (ताउचू 
रैदी) ३४८ 8 रखान) 
येलूइले---३५० (करा खिताई.) 
येकदिलम--२१८, २६२, 
४२१ 
योकर--२३४ (उद्दगुर) 
योहश्षा--३१० (जनुवादक) 
योहान हुलान-पुश्न--२६५ 
(विद्वान ) 
य्वेन-याइ---३४५ 
य्वेत्ती--९ १ 
रईस---४१३ (नगरपति) 
रक्‍त--५ (प्राचीन-) २६ 
(-भेद ) 
रफो- “३१८ (हरमसमा-पुत्र ) 
३६१ (लेस-पत्र) 
रबात--२७३ (परायशाला ) 
रबातत-मलिक---३८५ 
रबिनजतत--२७६ ४४४३ 
रब जिधाद-पुश्र---२६७ २७० 
(राज्यपाल) 
रमेतान--२२० (किपूत।न। ) 
रश/वी--२२१ (तारीख) 
रहा वृद्दीन---४६२ (इतिहास- 
कार) 
रश्त---३७५ 
राइनलेण्ड---२६ 


राजा--लान, कगान, साकान 

राजिक-- ३२१३ 

राजी--४६२ (बहाउद्दीन 
स्वारेज्म, दुत) ४79५ 
(कवि 

राजुल-- 4८५ (रूपी महा-) 

राधतीन--२ ३० ३६२ 

रावरी--३०३ (गत्रदाम) 
४४० [(उ्तिक्नसकार) 

रिस-- १६१ (हलिमसा।त । 

दे हतु हील-- ३९० (फर/- 


खाता) (४ ६, 
हंकनुद्दौला “१६७ (दंलमी 
सकदक---९० ६ 
संकले--८३ (हुण | 


बक्ष।--२ ३८ (लिपि) 
यंद्िक--४६१, ४९६, (सार्श।) 
रइकी-- २६४८ (काति अबुल- 
दर 
रूस ९, (भिहर 
कृप्त'फ--३०४ (भहल्ला) 
रूप्ती---५२ (भागा) ७९, 
४७०, ४ ८५, ४ /५ 
२े-.-२९४ (लेहरान), ३६४, 
४१९, ४४७, ४७२ 
रेगिस्तान--२७५ (ब्रुखारा) 
रोकह्साना-+ १५७ १६६ 
१६७ (अलिफवृदर 
की पर्त्ती) 
रोसम--६५ (रोमक ) 
(रोमन' संम्राद) 
रोलखान-- ४२८ 
रूओऑदिका----१ ७७, 
२१६, ४२३६ 
लका--३५ (में बौद्ध धर्म) 
४५, ५०, २ १८ 
लंदांख---२ जे; ६८, 
लाउशानू--८५ 
लाखिनवेग---४ ४ ३ 
लक) 
लासरजान---४७६ 
लिक्सेतु-- १८१ 
लिहझुव(उ--१२२ (निद हैँ पा) 
लिझय--- १३२ (सहखपारा) 
लिकशान--- १३२ 'हिमगिरि) 


११३ 


१७८, 


१३८ 


(कार- 


लिदिक--१४५ (क्षुद्रसिया) 

लितू खाकान--१०८ (उप- 
राज) 

लिनि चाउ--९४ (ल्पूइवन) 

लितु--३४ (अभर-सकेत 
अयेसकेत) ५८ 

लियाइ---२८४ (वश) २८७ 
२९२ 

लो--१२२ (वश) 

लीचिहइ---११७ (सेनापति) 

_लुरी---४७२ 

लेकाक---२८ ३ 

लेद---१४८ (समुद्र) 

लेतिनप्राद ---७७ 

लोवनो २-८२, ८६, २४६ 

लोयक-- ३९५ (काबुल- 
राजपूत्र 

लोयाह१-- १११ (राजवानी) 
२३८ (होनाव-फू) २३९ 
३०१९, २०८ 

लोहहार-- ४८९ 

लोहमहाप्रसाद--५२ (छलका) 

लछोहपुग--१२, ५४ 

ह्याउ--३६० (परिचभी-करा 
खिताई ) 

ल्पाउचाइ--३३९ (मगर) 

लेपाउतुझ--7२४५ (उपत्यका ) 

ल्पुवीयुवानू--३३९ (सेवा- 
पति) 

ल्याइचौ--१२५ 

ल्हासा---४०२, *४०८, ४१७ 

बक्नोल---३७४, ४५६ (ख्वा 
र्ेज्मी 

वक्षु--८ (आमदरिया) ७३ 
८9, १३१५, १४३, ९५८, 
१६५, २११, २६७, ४५१, 
४६६, ४०८ (कस्पियनमे ) , 
४९ १ 

वखान--२२४ (किलोणे्म ), 
२२५ 

वहश-- ४३४ (नदी ), ४७१ 

वरण्दा--२२६ (फरूूशा) 

बलो--२६९ (--रज्यपालछ ), 
२८५, २६२ 

बलीद-....२ ७). खिक्लीएफ) 


परिदिष्ट २ 


वशिष्क---२० ७ 

वसीलेडस--१६८, १७७ (++ 
राजा 

वसुदेव--१६९ 

वसुसित्र---१६९ 

वाइसुन---१ २४ 

वाइमेइ---१०९, १२६ (पु० 
तुर्क राजा) 


वागभट---६८ 
वाडलान---४५८ (कराइत) 
चवाडचाउ--- १ ०३ 

व ऋ-चेझ-मे---२४५ (उद्ग्र) 
वस्त्र री---३० १ 
वालियान--४८० 


वासिक--३२८, ३७७ (अ० 
खडीफ!] 

वासिज--३६५ (स्थान) 

वासुदेव-- १८४, २०९-१० 

वबाहुलीक--६८, १५० 
(बलख ), १६५ 

विज्ञान अकादमी- -७५ 

विनती--११३ (चीन) 

विप---१९८ (कदफिस ) 

विशरिओत-- १४९ 

विदलेघात्मक--६७ (भाषा) 

विदप्रासित्र---१४४ 

विस्तास्प-- १४७, १५१ 

बु॒जार---३५५, (कुलजा 
खान), ३५७, ४६५ 
(जूर्चीका दामाद) 

ब्‌--११९-२१ (थाझइ-रानी | 

व्‌ चित-- १३५ 

बूरे। -८७, ९८ (चीन) 

बुसुतू---७४ (शक), ८८ ९५, 
९७-१०४, १०२ (राजा) 
१२८, १३८, १७२ (नल 
मेरेस ) 

बहुबान्‌ू--९९ 

बेइ--९६ (वश), ११६ 
(नदी ), ११७ 

वेइच।इ--१ १८ 

वेजेर---२२ (फ्रांस) 

बेत्यकदला--३५ (अत्मा- 
अता ) 


शक डी... 2. हैं 0 


श२० 


वेस्सुसु--१६४ (बाख्त्रियका 
क्षत्रप) 
बोल्गा--८ (नदी), 
१३९, १५९, २३२ 
ब्लादिवोस्तोक--._३४६ 
दाक--५ ३ | ६४-७ ०, दर ९, 
(-देवता ।, ७३ (-जातिय,) 
८४, १०१, १३८, १४२३, 
१५०, १६५, १ैड'४ड, १८५ 
(क्षत्रप,) ४८५ (आलान), 
शकहं(प---६४७०, ६६, १३९ 
शकराचायं--३११, ४२४ 
शकस्तान---६४ १५८० 
“शकान वेइजा ---६४ 
दगनान--२२५ 
दागान--२९० (दागानियान ) 
शगानियान--- १३५, ३६५, 
३८०, २८४, ४०३, ४०५, 
४०९, ४१२, है8.3. 
शाडचूड--२४१ (खित्तनी ) 
दशतम्‌ु--६५ (भाषा), ६६, 
१५१, १८० 
दतरज---४ ८७ 
“हाफा---३६९ (सीनाकी 


१३०, 


कट 
दाबोलियो--- १२८ 
दवोलो--२१९ (शेख) 
शबोलो खिलिश--- १२९, १३४ 
(प ०तुकेराजा) २१८ 
दामतनी->-४६९ 
“शमदाब[द -प्रासाद---३८८ 
(बुखारामे ) 
शमशुल्मुल्क---र३ ८४-८५ 
(कराखानी ४) 
वारट --३ (सौरस 
वरदोत्सव-- ८४ (हुण) 
बदक--१०४ (अवार) 
शवक्तिया---१ ०८ (तुक ) 
दवपेटिका---७६ 
दहरसब्ज--३०१ (कैश), 
४८९१ 
शहरिस्तान---४२९ (नेसा) ०५ 
शहरिस्तानी--४७५ (विद्वान ) 
शहाबुद्ीनगोरी---४ ३ ३े, ४३६- 


2२६ 


शाइचाउ---२४१ (तामिश- 
फू) 

शाधाउ-- २४५६ 

शातवाहुन--- १७५ 

शातुक--२३८ [सातुक) 

शातुक बुगरा---३७९ (खान) 

शा।ब--१२७ (शाह), २३८ 
(तुक॑ उच्च-अधिकारी]) 

शादो--३३६ (तुर्क बढ़ा), 
३३८, (परश्चान-धारु) 

बग।तू--१३७ (प्राचीन थाई) 

शान्लुड---३ ४७ 

बानूपू--८१, ८३ (जेगी), 
५९८ (उत्तरी, दक्षिणी) 
हुए खान) १०७, ११६ 

शतृती- ८१, ११४, ११५, 
२३१८, ३४७ 

बपुरगाम---४ ११ 

श|परो--- १०८ (शाबीलियों 
तृकअन ) 

शाफई--२९३ (सुन्न।), ३८६, 
३८९, ४२२ (अबू-हनीफा) 

श है अर अ क के। 

वा गोलियो---१०८ (तुर्के 
शापोरो), ( शातरो- 
लियो भी) ' 

शाम--१६७ (<सिरिया), 
३०१, ४२१ 

दरिक, समहुर।--२९५ (शिया 
नेता 

शालजी-३७७ 

हाब---२१६, २१८ [तुर्क 
सेतापति ) 

शाइ---२१६ (ताशकद), 
२८१, २९६१, ३००, ३५५, 
३६९१, ३७७, ४५२ 

की अक श२े८, ४८६ (चि- 


र 


गीसी- 
शिकड्षतुइ--३४२ (खितन) 
शिया - -२८९ २९२, १३०३ 


( 3४28 हा सजामगान, 

४ अल्मुवेददा), ३८२ 

शिरथी --- १ २ <, २४४ 
(कवीला) 
१८४ 


मसध्यएसिया का इतिहास (१) 


शिवे--१०० (अल्ताई) 

“शीक्ी”....0.८८ 

शोकी कुतुकू--८६२ (सिगि 
सका धर्म-पुत्र) ५८१ 
(मगोल सनापति) 

कोकू-- १२१ (तादाकन्द ) 

गचुइ- -३३९ (खितनी), 
४५२ (किन) 

शंयू --९८ (त्‌किसत ) 

श(राबाव--२८ 

श।-हुवान -ती--८०, ८१ 


(चिन्‌ ) है 
शुगनान--२२२ (शोगापेश्न। ) 
4३१४ 


शुद्ध “३४० (वहा) 

शुप्र-.- १४६ 

शूब्षेत- १३५ (चतु रहटू 
काशगर, खोतन, क्‌चा, 
सूज्या ) 

शूहू- -८१, ८८ (हुग) 

] 2 ४9 २ 

शूलीहु---८१, ८८ (हग) 

शूसे---१३६२ नगर- [च्‌ 
नदी ) 


शेशुरू इस्लाम--३७५ 

होपुइ- १२९, १३० (५१० 
तुर्क राजा, शेक्‍्की) 

शेत्‌ शबोलिया---१०९, ११२ 
(प्‌०तुर्क खान 

शेंनसी---८ १ 

दे ऐकिकदवर--२२६ (सेकेज- 
कल ) 

शेलत्‌ू---१० ४, १०५ 

शेल्स---१२ 

शेहु कयान--१३२ (तुनशेख) 

बवेतहूण-- १२८ (हेफताल) 

इवेलॉंग--२४८ 

संदव/हु ८६, १३८ (शक) 

सईव अब्वुल्ला-पुशत्र--२८६ 
(राज्यपाल | 

सईव अख्र-पुत्र---२८३ 

सईद उत्प्रान-पुत्र---२७० 

सकरोका---७३-७४ (शक) 

सतलज-. १७५ 


संत्रेजहाँ--३ ४९ ; 
(बुबारा 
संत भी--- १३० 
संपियन सानव-..१९ 
सप्तधिद--१५० (ऊपरी हेल- 
मन्द-उपत्यका ) 
रुप्तमद--५६ (की पिततल- 
गीन' संस्कतिया-... अच्ो- 
ने ये, करासक, भिनृभून), 
39, १0००, 7१०७, १३८५ 
३९, २३३ (तुकिस्तान), 
२५०, ३५० [सात 
नेदिया--अरि्सि, असा- 
तेलस, भू हलि, कोक,- 
संकराताल, जंसा, आगूज), 
४६२, ४८७ 
सप्तसिन्धु---६१, १८४ 
(पजाब), १४६ (हफत- 
सफावी--२९३ (व्ष) 
सफूफ।र---३८८ (इभाम) 
सफूफारी---२९७ (बह) 
३१८-२२ ३६३ 
सफूफाहु----२९१ (अब्बासी 
खलीफा १), २९७-३०१ 
समरकरद-....२८, ६६, २२, 
१३३, ११३५, २२० (सम 
जीकान), २२७, २६३, 
२७०-७१, २८२ (मूत्ति- 
ध्वस), २८८, ३००, ३००, 
३२९, ३३२, ३६१, ३६९, 
३७१, ३७६, ३८०, ८५ ९ 
४५२ (ख्वारज्मगाह की 
राजधानी), ४६८, ८४७४, 
४७५, ४८५ (विशे+्र), 
४८६, ४८८, ८४९७ 
सिजान--२८० (नगर) 
सम्पत्ति--५३ (बैपक्तिक ) 
सरखियान---४०० (बलखके 
पास ) 
सरख्दा--१६७ (हरीरूद तटे) 
२८०, २५४, ४१४, ४३७, 
४४५, ४५४, ४८४ (-- 
सरवद 
सरत---२७ (ताजिक) 


४२७, ४४६ 


ै 


सरभातिक-...६ (सागर) ८ 
९, १० 

सरिग-....६ १ 

सरिस--६१, २२५ (सरि- 
सगोल ) 

सरीकुल-...४६५ 

सरापूल-.... १६७, ४६८ 

सलूकिय।- -२९७ (तस्पोन ) 

सलासी-... १५९ 

सल्जूक....0.२३१ | तकभक-पृत्र ) 
४०५ (क। पुत्र इस्राईल) 

सख्जूक-...२३१ (किपचक, 
आगूज ) 

सल्जूको-.." २३१ (फि+चक, 
आगूज़ ), ३२६, ३७३, 
४१ १, ४१६-३ १ (बश ), 
४7३१ (पिछते सल्जूकी) 

४३ 


रै 


सल्म जियाद-पुशत्र-- -२७० 
| राज्यपा७ ), २७१, ३१३ 
सइलेबात्मक-.... ६७ (भाषा) 
सहल्बारा-- १३२ (लिछ-यू) 
सेहलनगर-.. १७२ (बलूख) 
िहलनगरी-.... १६८ 
सहीहबुलारी”-.. ३६४ 
(सप्राहक अब्दुल्ला 
बुखारी 
साइबेरिया-.... १ ७२ 
साकेत-... १७५, १७६ 
सेंक्या-...४० (तिब्बत) 
सागदर।...... ८२९ 
सागलछा- ...१ ७५, १८० (स्थाल- 
टै), १८१ 
सातुक-..२२५ (कराखानी), 
३२६ 


साम-....४३४ (गोरी) 
सामान-...३६१ (बहराम 
चोबीन बशज) 
साभानी-....२ ३ १, ३१००९, ३ ६९० 
७३, ३९९ 
सम्यवाव-....२९६ 
साभ्यवादी.....३ ० ५ 


सालिगा--४६२ ( हा 
स/लीसराय-....४७४ (तेमिज) 


परिशिष्ट २ 


साव--२९४ (स्थान) 

सासानी-- ११३, १६१, १६८, 
३०२ 

साहिबखबर--..४२० 
चर 

सिकन्दर--८२, ४६६ 

सिकुल--२५१ (नगर, इस्सि- 

ल् 


( गुप्त- 


सिल्क ३११ (अब्बासी) 

लिगनाक----.४२८, ४२९ ४४ 

सिडकक्‍्याझइ---७३, १२२ 

सिजर-३४८, ३४९, ३८७, 
३४९, ४२५-३१ (सल्जूकी 
5 ४४०, ४५४, ४६२ 

स्षिजर । समलिकर-.३५२ 

सिजरशाह---४४६ (खुर 
सानी ) 


सिथ--६४ (<#शक) 

सिथिया---६४ 

७-३६ (उपत्यका), ५६, 
५७, ६६, १२२, १४४ 


१४६ (नदी), १६८, १७४, 
१८२, २५६, २८१, (अरब- 
विजय), ३६३, ३६४, ३९२ 
४८९१, ४८२ 
सिन्धहिन्द---४२ १ 
सिपहसालार--३७४ 
सिब--१३७, १३८ (तु) 
सिबिर-२३४ (ख्।कान), 
4४६२ (जाति) 
सिुबिली--१०९, ११८, (पू० 


राजा ) 
सिकरियो-- ३३ ३७६ (+८ 


साइब्रेरिया भी) 
सिमकन--३३० (बैकलिग) 
सिसजूर--३२८ (अबू अली, 

खुरासान राज्यपाल) 


सिमजूरी. (अवुल्कासिस--- 
३७०, २७१, ३७४ 

सिमजूरी._ अबुल्हुसन--- 
३६६९ 


सियानूपी---२३३,२४६ (ताबा) 
३३४ 


सियानफू---८६ 
+सिमासतना -- १३९ 


५९७ 


(निजाममुल्मुल्क की कृति) 
३९२, ४०८ 
सिरकप--- १७५ ( तक्षशिला ) 
सिरदरिया--७, ५६, ६४ 
(यक्‍्सतं ), (००, १४५, 
२१९, २२२ (थे), २५६, 
४८७ 


सिरामु रेन--१ १७ (नदी), 
२३४८, ३३५, ३४० 
सिरिया--१ ६७ (शाम), २९९ 
२३५७, ४६१ 
सिलिसिया-.... १४९ 
सिलूरियन-..५ 
सिविर-- १३० (सुबिली ) 
सिवा नोसानी--३० १ 
सिवो-- १ १७ (मगोल ) 
सिशेख-..! २९, १३४ (प० 
तुर्क राजा) 
सिहरू---५ २, २१७ डरे 
संना--३६८, ३ ६९, ३८२ 
(>"बूअली सीना) 
सं।पू--८५ 
से, लू. ३ ३७ 
संस्तान---.६४, १ ६४, रै ह १ | 
१७९, १८०, २७८, ३०४ 
सं।हाउ--१३० (धार) 
सुइ--११० (नर्द। ), ११३ 
( वर ) ४१२१५, १३० 
सुइशान--२४६ (इस्सिकुलके 
पूर्व के हिमाल) 
सुकरात---३ ६५ 
सुरदा---६४, १५० (जरफशा 
उपत्यक्ता ) 
सुग्ध---६४ (जरफशा नदी) 
सुस्तागंतगिन---४६५ (वुजार- 
पुत्र 
सुझं-- १३१ (थार), २४५ 
(वश 
सुतिरेसू--१७८ (त्राता) 
सुतुल्सि--२२० (ओश्रूसना) 
सुदास---- १४४ 
सुन्न--२९३ (संग्रदाय.हनफी 
मालिकी, शाफई, हम्बली) 
सुबुकतगिन--३२५ (गज़नवी,) 
3४३८/ ४४३० ४७४८ घढड़ा«€ 


री 


३६८, ३८०, ३८१, ३९५- 
९८ 
सुन (६-० ४६७ (सुबुदय), 
४७३, ४७१, (सुबोत# ), 
४७३ (सुत्ुन३), ४७४ 
कब , ४८५ (सुब्रोतड, 
चरगिस-पुत्र 
सुभगसेन-- १७८ (मौर्4) 
सुप्तात्र। --१५ 
सुधाब--१ १०, १३५, २४८, 
२५१ (चूतटे कराबुलक) 
सुरखतपुत्र---३१७२ 
सुरियानी--२३ ८ (लिपि) 
सुर्खशुत---२२३ (बामियान] 
सुलनि--० १३५ (नदी), 
४८९ 


सुल १२४, १२९, १३६०३७ 
(प० तुर्क खान), १३६ 
(अूमुजाहिम), २२६, 
२३१२९, २८६ (खाकान' ) 
२८८, २९० 

सुलेभान--२१८२  (उमैया 

की न. 
पान 
खानी ] 

सुल्तान---३७३, ३९९ (सहु- 
मूद 


-“३८७ (करा- 


सुल्तानदाहु--- ४१४५-४७ 
(सवा रेज्मी ) 
सुबशप4-- १७२ 
सुवास---२३१ (आगूज़) 
सुधास तगिन--३७२ (करा- 
खानी ] 
सुधापती तग्रिन---३९५९ 
सुहरावदो--... ४५३ (शेख शहा- 


बुद्दीन) 
सूजिया-- १२२३१ (तुर्गिस 
राजवानी ), १३६० (करादार 
मृधिरिर / रेरे३े (बलाश्ागून) 
“११७ 
सुफी,--३२६ (संत), ३६५, 
३८८ 
सुधरली---४४४ (नगर) 
2४ कक 
२२२, २८१ 


मध्यएासया का इंतहास (१) 


सूरत---८ 
सुर्ध--६९ (देवता), १८४ 
तति 


सूली--- १३१२ (सारद ) 
सुसियाता--१६८ 
सेइनदा-- ४३५ 
के खडे २९ 
सेमेरेच्ये- ६१ (मं ननद) 
सेमसिकना---२ ४५ 
सेयन्वा---११६, ११७, ११८, 
१३७, २३४ (नर्दे। 
सेरेस--०१७२, १३३ (वृसुन) 
सेलिगा---९५ (सेलगा), २३४ 
(नदी), २३८ (अभिलेश ) 
सेलक--१६७ (८:  मेल्यूक 
भी 


सेलूकी--- १६ ६ 
सेल्पुक---१६७ (सेलक ), १६५ 
६८, १७४०, १७३, १७४, 
१७७ (२, ३) 
सेल्यूकिया--- १७१ (राज- 
धानी), १८२ (तस्पोन) 
सेह्यूकीय---१७३, १८२ 
4 रास--२३२, ४८७, ४८८ 
सोगे---१२९, १३५ (प-०तु्क 
राजा), (तुर्गिस बह) २२६ 
सोरद--...७४, ८७, १०१, १४३२५, 
१४५, १६०, १६७, १५८, 
१७३, १७५, १७८, २२० 
[सुही ), २९६ २७१ (सुग्ब, 
सोग्ध भी ) 
सोगिदयाना--- १७१ 
सोग्दी--११०, १२८, १३२ 
(यूली), १३८, १६४,२४९ 
सोते २... १ ८ १ 
सोसनाथ---३९२ 
सोरेन--१८३ (सेनापति) 
सोवियत रूस-...६१, ७९ १५८ 
(क्रान्ति) 
सीराहुरी--२८८, २८९ (अरब 
सेनप ) 
सोराष्टर--- १८३ 
प्र ६४ ( न्त्दाक) ) 
स्कोल-...६४ ( ++ सकोल, शक 


स्क्छाव--१०१ (शक) 
स्तेपो--१२ 
स्ततेगोस---१६७ (क्षत्रप) 
स्त्त---१८० (मिनादर-पुत्र 
१), १८१ (२ भारत] 
स्पर्दा--१४९५ (लिदिया, 
सुसिया ) 
स्पितास--> १६४८ (सर्दी), 
(५५, १००७ 
स्पेन---१२०, २९४६ 
स्याउवेन-- १६० 
स्थानचुऋ---२ ८२ (व) 
अत महक ८६ ( है, 
१०४ (तुशह ), १०४ (१६) 
९११, १ हर (कल सिथान्यी 
भी) 


स्पानू-बो--८५ 
स्थालकोट--- १८६१ (देखो 
सागला | 
सलाव---२५, ३५, १०१, २३१, 
३७६ 
स्वात-... १ ७५ 
स्वानूचुह-.- ३०० 
४६२ (कि 
स्‍्वार्ज-..४२६ (तोप-निर्माता ) 
स्वेन्चाइ--२८, १२५, ६११- 
१३, १४१८, २१८०-२६ 
स्वेमूश्ुड-- १२५ (थाअ), 
१२३६, २४५, २९९ 
रवेन्त(---९० (चीन), ९९ 
हजा।रास्प--- १६५ (जारिअस्प 
२८१, ४१०, ४२६ (रूवा- 
रेज्म), ४२८, ४३७, ४४१ 
हज्जाज---२७२ (मलिक ) , 
२७८, २८०, २८२९, २९८२ 
(मृत्यु ) 
#&स-असंवब्‌---२५६ 
3 ९३ 
हपताहवु--- १४७ 
हेबली---२९ ३ (सुन्नी) 
हब्शा--४२ १ 
हमबाल--- १५६ (हमदान ), 
२८४५ (अखबतन), २९४, 
३०८, ३६१९ ८४४७, ४७३ 
हमतान--१५६ (हमदान 


(थाइ), 


हरउबती--- १४३०७ [ प्रीका अब 
शिया 


शि 
हरमेन---४२३ (पहित) 
हुरवी---४५५ (रूवारेपर्मी 
वरजीरमृहम्मद ) 
हराशर-- १२८ (कराशर), 
१३७, २४५ (हेरागर) 
रीकइ-- १६ 3 (| 
ब-- १८० (हिरात) 
हो खुशाई--२५ ० ( गज़्य- 
पाल ) ल्‍ 
हुलब-->३०४७ (अलापा) 
३६५ 
हुलबाई---२८ ४ (स्थान | 


हुसन सरधाहु---३९२ (इस्मा- 


ईली) / २ 2, ४ है 
हाउस्पास्चो---२ ४९ 
हाकिस--“३ ७५ (प्रदशापति) 
हाकिम अमीर-पुत्र--० ६७ 
(राज्यपाल ) 
हावाउ---२४६५ 
हाजिब--३७४ (तजुकमाहर) 
हाजिबहुज्जाब--३ ३४ (प्रधान 
सेनापलि) 
हाबो->३०६, (अध्यासी 
लर्लीफा ) 
हावेल--३१० (अनुवादन ) 
हातू--८८ (बंण), १११, 
११७, १६५ 
है।म।---९९, ! ५2 है 
१३३, ३३४२ 
हारिस सूरेज-पुत्र---०८*, 
(शिया-नता), २+०२,२०४ 
हा।इव--१ ०८, ४१० (सवार: 
ज्मशाह), ८४१८ 
हाकत संगिन--३८०७ [वारा- 
खाती 
हाकत रह(व--३७ ३ (अव्यागी। 
प्‌ 


; 
हाढत दाहुबुहीला--२०८ 
की 8 


हाशिम--२९७ (वष्ण) 

हिन्दी--..३४ 

हिन्दी-युरोपीय--३ ८४ (भाषा) 

हैलुइक- ६४, १६८ (परी 
४ 


१५८ 


पाराशुष्ट २ 


पमिसर३), १७५, १७९, 
२९२९, १२३, ३० ४, २१८, 
| 4५४, ४९६, ४६६, ४८३ 
हिहबुरोपीय--६५ (व), ६६ 
हि्डुस्तान-- १०७, ३९५ 
हिलुलान--- ४३६ (मलिकशाह- 
पुत्र), ४८४५९ (स्वारेज्मी) 
हिपारबो--१८२ (सबदि- 
वबीजन 


हिमबुग--९, १०, ११, १३ 

हिमपुग । अन्तिम---६ 

हिमयुग । च॒तुर्भ---७ १९ 
११६ 


हिमपुग । तुतीय---१८ 
हिमपुंग । प्रवस-----१०, १५ 
हिमसरिध-- १०, ११ 
हिमवस्त---४८९ (पर्वत) 
हिमबन्त । महा---२२१ (हिंदू- 


कुध) (-- परोपमिसदे 
भी) 
हिमानि---१० 
हिमालव---५, है; ४८% 
हिमोतला---२२२ 


हिया--१६०, २४६ (तथूत), 
३४४, ३४६ (अम्दीराज- 
धान ) 
हिराशियस्‌---२१८ 
हिरात---२३७०, २८० ३०४, 
३६१, ३६४, ३७१, ४३३, 
४३3, ४४९, ४५०, 4८१३ 
हिशाम--२८७ ('उर्ममा ९) 
हीययास---२२ ८ 
हुइबं४--१४० (शुदू) 
हुआऋात--१ ४५, १४८०९ (फुरात 
नदी ) 
हुमेद--२०४ (राज्यपाल) 
हुगरो-- १३९ 
हुरनिया--१ ४४, 
(पार्थव ), १८० 
हुलागूलास---२९ ० 
हँविले मीयमन--२५६ 
(कुबिले० ) 
हुविवक-->२० 3 
हुशामुद्ीव--०३४९ (बुखारा 
संद्रंजहा ) 
हेशिकानू--२२१ 


१८९ 


४२९ 


हुसेन---३६२ (ताहिर- 
पुत्र), ४५४ (इमाम) 

ह---११९ (सुरियानी, ईरानी, 
हिन्दू), ११७ (असुकक), 
१२९ (सोग्द) 


हैण-६५, ६७, ६८, ७४, 
७९-९६, ८० (र,ज,वल्लि), 
१००, १०२, १०६, १०९, 
१३८, १३९, १४३, १६९, 
१७२, १७९, २१६, २१९ 

हैँतू एल शी ताउक--९३ 
(हण ) 


हे 
हपेइ---११९ 
हलश--८९ (हुण) 
हँलूह-८१, ८८ (हुण) 
38 0:९४ 
५ ल-- ११३, ११४, १२८ 
(राज वे / १३०, १६१ 
राजा पेइकन्द) १६५ 
लत ११-१६, २१९ 
[१३० (विज- 
न्तीथ ) 
हेरेकल--- १८४ 
हेलियोकछ--१६९, १७८, 
१७९, १८०, १८३ 
हेलेनिक--१५२ (ग्रीक) 
हेडलंबगं--११, १५ (मानव) 
१७ 
0 कक १ 
होनी १८ 
हीनावू--१११ 
हीपाउ---४८६ (आतिशबाजी ) 
होमवर्क---७३ (शक) 
होमुंज्द--२ १ हे, २१८ 
(सासानी ४ 
होते १८ (सुबिली) 
“३११० (अनुवादक) 
होह्चता 5 
हृश्ह्ाइ--१०७.. | 
हुहुइ---१ २४ (हवा हो) 
छुाक्ुचाउ-- २४६ 
छुअहो--७३ (पीत नदी) 
११४, ११८, १९४ (हवहुइ), 
१४६, २४५, २४६, ३४९ 
रेज्म---६४ (+*+ख्वारेज्म ) 
हा अगू-7८२ (हुण) 





हि शी "-7.--.-+5ववक्ााअाकै.. 
हि हु ग 
८ 8. /2 ९ 
टी ही, 
र॑ रू 3 
री श हर 
हि 
फ् ख्् 
कह 
हे च्य 
रई 
हि 
२०/00/2222... 
ड् $ 
न हज 
नै है. ई 
न घर 
५. अर 
4५ की 
| ३४४ ही के 
कई ५ े ६ 
है 
४ मी 
# ५ क<, 
५ जि 
है ध्‌ 
क्र 
है / कु 5 
>०माधस20000533४...... कु हे मर 
हे डर 
हा है; 2७४ मी का कक के + 
थ हर 
रं है ५ 
॥ 
हमे 


१-३, वसिलेओसू--अन्तिओखो ए (२६२-२४७ ई० पू०) (पृ० १६८) 
२, विओदोतोड 7 (२४५-२३० ई० पू०) (पृ० १७०) 

४-५. वसिलेओस एउथुदिमोडउ 7 (२२५-१८९ ई० पू०) (पृ० १७१) 

६-७, वसिलेउ एउथुदिमोउ 


्ध 


श्र 


१-२ 
+ क 
५-६४-० . 


८-९ . वसिलेओस्‌ अन्तिससखों (१५० ई० पू०) (प० १७५] 





वसिलेओस्‌ मेगलेज एउकतिदोउ (१६“-१ 


' ््जैं 


ह ९.२५ > ४ 
+्‌ टू रे दा 8:50१४ 
'पक आकर ४ 


६8] 
को 


््की 


पू०) (१०१७८) 


वसिलेओंसू एओतिरोस्‌ एउकतिदोउ (१६”-१५१ ई० पू०) 
वसिलेओस विभिश्रिओठ (१८९-१६७ ई० पू०) (पृ० १७३) 


रत 
३-४ 
 उह 


0० (७ 


् 





58 


श्र 


कं 


वसिलेओस दिकइओउ (पृ० १७१) इलिओक्लेओउस्‌ (१५९-१७६ ईए १०) ९, “४ 

वसिलेओस्‌ एउथ्‌दिमोड (१८३-१७४ ई० पृ०) (पृ० १७१ “५ 207 
वसिलेओसू अगथोक्लेंओउस्‌ (५०-० ई० पू०) (पृ० १ मय ० 22] 
वसिलोओसू दिकड़्ओउ छ्लिओकक्‍्लेओउ महरजस ध्रमिक्से. हेलियक्रेयस ,, . ,. , ० 
(१५९-१३६ ई० पू०) (पृ० १७९) मा 
अपोल्लोदोतोउ जोतिरोस महरजस अपलूदतस (ई० बज ० ह ते ४(प० ५१७९) ७5, ॥॥ 
वसिलेओस मेगलेउ' अजोड (ई० पूृ० १ शतक ) रजदिरजस महतस ह 


